सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


१९ 


( नवम्बर १९२०-अप्रेछ १९२१ ) 





प्रकाशन विभाग 
सूचना भर प्रसारण मन्त्राहूय 
भारत सरकार 


नवम्वर १९६६ (अग्रहायण १८८८ ) 


(6) नवजीवन ट्रस्ठ, अहमवाबाद, १९६६ 


कापीराइट 
नवजीवन द्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


« निवेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्‍ली -६ द्वारा प्रकाशित 
भौर जीवणजी डाह्याभाई देसाई, तवजीवन प्रेत, अहमदाबाद- (४ ढ्वारा मुद्रित 


भूमिका 


इस खण्डकी व्याप्ति १९ नवम्बर, १९२० से १३ अग्रैल, १९२१ तक की है। यह 
अवधि एक बडी व्यस्त अवधि है जिसमें गाधीजीने असहयोग आन्दोलनको एक नई 
विशामे आगे बढ़ाया। इसके पहलेके छ. महीनोमे गाघीजीने शासतकी तत्कालीन प्रणाली- 
के विरोधमें जनताकों जागृत किया और वह जागी। अब उनके सामने यह सवाल 
था कि इस राष्ट्रीय जागृतिको वे किसी रचनात्मक काममे छहूगा दे। दिसम्बरके अन्तिम 
सप्ताहमे कांग्रेसका भागपुर अधिवेशन हुआ और वहाँ गाधीजीके नेतृत्वमे राष्ट्रीय संघर्षका 
एक नया उद्देश्य अगीकार किया गया। कहा गया: “इस राष्ट्रीय सभाका उद्देश्य स्व- 
राज्य प्राप्त करना है और उसे प्राप्त करतेका उपाय यही है कि हमारे साधन न्याययुक्त, 
शुद्ध ओर श्ान्तिपुणं हो।” (पृष्ठ १६२, १६८) इन शब्दोसे नागपुर अधिवेशनमे 
अहिंसा और विकासक्षीक असहयोगसे सम्बन्धित उस प्रस्तावमे पुन. अपना विदवास प्रकट 
किया जो उसने सितम्बर १९२० में कलकत्ताके विशेष अधिवेशनके समय पास किया 
था। इस भ्रस्तावमे जनतासे इस बातकी अपीछ भी की गईं कि वह अपने सघर्षको 
तीत्र करे। साथ ही काग्रेसने ग्रामीण अरथ॑व्यवस्थापर आधारित अपना एक सविधान भी 
बनाया, ताकि काग्रेसको एक जबरदस्त सस्थाका रूप” देकर उसे कारगर कदम उठाने- 
का साधन बनाया जा सके। इसके बाद पुनः बेजवाड़ाकी बैठकमे ३१ मार्च, १९१९ को 
अखिल भारतीय काग्रेस समितिने एक निश्चित कार्यक्रम जनताके सामने रखा और 
उसके पूरे होनेकी अवधि ३० जून, १९२१ तय की गई। 

काग्रेसके वाधिक अधिवेशनके कतिपय दिनोको छोड़कर छः महीनोकी इस 
अवधिमे, गाधीजी देशका दौरा करते रहे और उन्होने पजाब, संयुक्त प्रान्त, बंगाल, 
बिहार, उडीसा, मध्यप्रदेश और दक्षिणमें जगह-जगह हजारो लोगोको सभाओमे काग्रेसके 
कार्यक्रमसे परिचित कराया। उन्होने वैसे तो देशकी समस्त जनतासे आन्दोलनमे शामिल 
होनेके लिए कहा, किन्तु विंशेष रूपसे उन्तका सन्देश देशके तरुणोके नाम ही था। अस- 
हयोग आन्दोछूनका एक प्रमुख कार्यक्रम था सरकारी स्कूलों और कालेजोका बहिष्कार। 
गाधीजीने विद्याथियोसे इन्हें बिलकुल खाली कर देनेके लिए कहा और यह भी कहा 
कि उन्हे अपने जीवनपर जीविकाकी दृष्टिसि विचार करनेकी बिलकुल आवश्यकता 
नही है। उन्होने कहा कि प्रचलित शिक्षा-पद्धतिको वे अस्वीकार्य माने, इसलिए नहीं 
कि वह ख़राब है--खराब तो वह तिरुचय ही है, किन्तु वह मलिन भी है, यहाँतक 
कि “पापयुक्त  है। वह एक पापसय शासन पद्धति द्वारा देशपर थोपी गयी है और 
इसलिए वह शिक्षा-पद्धति स्वयं भी पापमय है। गाघीजीकी अपीकृपर तमाम विद्याथियों- 
ते स्कूल और कालेज छोड दिये भौर जहाँ-तहाँ राष्ट्रीय शाराएँ और महाविद्यालय 
खुलने लगे। इनमें चरित्र-संगठन और रचनात्मक सेवापर जोर दिया जाता था। ऐसी 
सस्थाओके विद्याथियोके सामने दिये गये जो भाषण इस खझण्डमे शामिल किये गये है, 


छः 


उनसे यह बात स्पष्ट हो जायेगी। ( देखिए शीर्षक ४३, ६८, १२६, १४४, १५९, 
१७२, १७६, २२६ और २७४ ) 

इस अवधिमे विद्याथियोके प्रति गाधीजीकी अपीक् और अस्पृश्यता-निवारणकी 
दृष्टिसे किये गये आन्दोलन आधुनिक और परम्परावादी, दोनों ह्वी प्रकारके नेताओकों 
पसन्द तहीं आये। यद्यपि भदवमोहन माहूदीय भी गाधीजीकी तरह भारतीय जीवन 
पद्धतिके बड़े प्रेमी थे, तथापि उन्हें ऐसा छूगता था कि प्रचलित विक्षा प्रणालीसे 
राष्ट्रीय जागृति साधी जा सकती है और उन्होने अपने इसी विश्वासके कारण बरसों 
अथक परिश्रम करके बनारस हिन्दू विव्वविद्यालयकी स्थापना भी की थी। गांधीजी- 
नें जब यह कहा कि हिन्दू विश्वविद्यालय सरकारी नियमोके अनुसार न चढ़े, तो माल- 
वीयजीकों उनके इस कथतके निर्दोष होनेमे बडा सन्देह उत्पन्न हुआ। उन्होंने इसे गलत 
कहा। गाघीजीने बनारसमे चिद्याथियोके सामने जो भाषण दिया (पृष्ठ २४-३१ ) 
उसमे उन्होने इस मतभेदकी विस्तृत चर्चा की और यह भी कहा कि विद्यार्थी भ्री 
मालवीयजीकी बातकों बहुत ध्यानके साथ सुने और यदि उन्हे ऐसा छग्रे कि उनकी 
आत्मा भी पापपूर्ण उत्ताके सहयोगसे विरत होनेकी दिश्वामे उन्हे प्रेरित कर रही है, तो 
वे मेरी बात सुने, अन्यथा नहीं। यह सिद्ध करनेके लिए कि वे जो कुछ कर रहे है, 
वह उनकी आत्माकी पुकार है, उन्हे देशकी परम्पराके अनुकूल अपने विद्यार्थी जीवनमें 
आत्मसयमका पालत करना पडेया। विद्या्थियोकी प्रत्येक सभामे उन्होने अनुशासन 
भौर बड़ोके प्रति सम्मानपूर्ण आचरणकी आवश्यक्तापर जोर दिया ओर बड़ेसे-कड़े 
दब्दोमे उन विद्याथियोकी भर्त्सतता की जो गाधीजीसे मतभेद रखनेवाले वक्‍ताओोकी सभा- 
में गड़बड़ी पैदा करनेकी कोशिक्ष करते थे। तथापि गाधीजीके आकृोचकोको इस सबसे 
सन्तोष नही हुआ। यहाँतक कि सी० एफ० एन्ड्रयूज-जैसे मित्रके सन्‍्देहकों भी वे दूर नहीं 
कर पाये। श्री सी० एफ० एन्‍्ड्रयूज ऐसा मानते थे कि गाधीजी तत्कालीन दिक्षाका 
बहिष्कार करके विज्ञान और सर्वसामान्य शिक्षाकों नुकसान पहुँचा रहे है। गाधीजीने 
हरचन्द कहा कि उनका कदापि ऐसा इरादा नहीं है। (पृष्ठ ३६३) 

फिर भी छोगोके भतमें यह बात घर करती चंढी गई कि गाधीजी आधुनिक 
प्रगतिके खिछाफ है। उनकी पुस्तक “हिन्द स्वराज्य' जो दक्षिण आफिकामे १९०९ में 
छपी थी भर जिसका अग्रेजी अनुवाद 'इडियत होम रूछ ” के तामसे भी प्रकाशित हो 
चुका था, जिसे विरोधी आलोचकोने अब जाकर देखा और उन्होने उसको आधार बनाकर 
यह सिद्ध करना शुरू किया कि भ्राधीजी दुनियाको वापस मध्ययुगमे छे जाता चाहते 
है। इसमें सन्देह नही कि गाघीजी आघनिक पादचात्य सम्यताके खिछाफ थे, किन्तु इसका 
कारण था उप्तका भौतिक साधनोके पीछे जरूरतसे ज्यादा पागल रहना। वे इस 
सभ्यताके खिलाफ इसलिए नहीं थे कि वह पश्चिमकी है। ओर उन्होने कई बार इस 
बातकों समझाकर कहनेकी कोशिश भी की । श्री तरसिहरावके नाम लिखा हुआ उनका 
पत्र (पृष्ठ १८९१-८५) उनकी इस दृष्टिको स्पष्ट करता है और बडी ही विनम्नता और 
ईमानदारीके साथ अपीरू करता है कि उनकी बातकों ठीक-ठीक समझा जाये। उन्होंने 
एक ओर यह कहा कि “सबसे सच्चा स्वराज्य तो अपनेपर शासन करना है--वह 
मोक्ष या निर्वाणका पर्यायवाची है...” (पृष्ठ ८२) और यह भी कहा कि वे 


सात 


व्यक्तिगत रूपसे इसी प्रकारके आत्मशासनकों छानेका प्रयत्त कर रहे है, किन्तु साथ 
ही उन्होते यह स्वीकार किया कि भारत अभीतक ऐसे आत्मशासनके लिए तैयार नहीं 
है और इसलिए वे सावंजनिक रूपसे जो सघवद्ध कार्य कर रहे हैं वह निदचय ही 
“ भारतीय जनताकी आकाक्षाओके अनुरूप संसदीय ढंगका स्वराज्य प्राप्त करनेकी 
दृष्टिसि ” किया जा रहा है। (पृष्ठ २८३) 

प्राचीन परम्पराके अनुयार्थियोनें भी गाधीजीके विचारोका दृढ़ताके साथ विरोध 
किया किन्तु उसका असर इतना नहीं हुआ। गाघीजी जाति-अथाके प्रति कुछ बातोमे 
अपना मतभेद प्रकट करते हुए अपनेकों सनातनी हिन्दू कहते थे। (पृष्ठ ८६-८८ और 
१७९-८१) । गोमाताके प्रति भक्तिके सम्बन्धमे भी वे अपनेको किसी सनातनी वैष्णवसे 
पीछे नही मानते थे। किन्तु वे यह भी कहते थे कि शास्त्र, जिनमे “ मनुस्मृति ' भी 
सम्मिलित है, नीरन््न नहीं है भौर वे उस विवेक-बुद्धिके आगे छोटे है जो आत्मसंयम 
तथा सत्य, अहिसा, ब्रह्मचय, अस्तेय और असग्रहके आचरणके बाद प्राप्त होती है। 
तवनिर्मित गुजरात विद्यापीठकी सीनेटने निश्चय किया कि उससे सम्बद्ध सारी सस्याएँ 
अन्त्यज बालकोके लिए खुली रहेगी। गुजरातमे इसे छेकर बडी जोरदार बहस छिड़ 
गईं और लोगोते कहा कि ग्राधीजीका सनातनी होनेका दावा ग्रलूत़ है। (पृष्ठ ८) 
गाघीजीने जवाबमे अनेक लेख लिखे (पृष्ठ ७५-७७, ९९-१०२, १४५-४६, ३३२-३६) 
और उसमे उन्होने हिल्दू-धर्मके सार और शास्त्रोके प्रति अपनी स्वंसामान्य स्थितिको 
स्पष्ट किया। ये लेख यह स्पष्ट करते है कि गाधीजीकी धामिक प्रेरणाका ज्लोत 
हिन्दू-धर्मकी परम्पराओमे ही था। अछबत्ता उन्होने, चाहे उसे विवेकयुक्त विचारों 
और आत्मिक सत्यके प्रकाशमे देखनेकी कोशिश की थी। उन्हे हिन्दू धमंसे और हिन्दू 
धर्म जिनको भहृत्व देता था, उन आदध्सि इतना लगाव था कि जो व्यक्ति केवल 
उसके बाहरी रूपसे चिपटे रहना चाहते थे उत्तके प्रति वे असहिष्णु हो उठते थे। 
उन्होंने ब्रिटिश सत्ताकी निन्‍्दामे जहाँ कठोर शब्दोका प्रयोग किया, हिन्दू डायर' 
(पृष्ठ २९३) आदि शब्दोका प्रयोग करके उन्होने अपने समाजके परम्परावादियोकी 
भी कठोर भत्संता की। कुछ लोग अस्पृश्यताका सवाल उठानेकों राजनीतिक दृष्टिसे 
बुद्धिमाती नहीं मानते थे; उनका कहना था कि ऐसे समय जब कि सरकारके विरोधमें 
उन्हे हरएककी सहायता भपेक्षित है, कुछ-न-कुछ छोग इस वातके कारण उनसे 
विलंग हो जायेगे। किन्तु गाघीजीने ऐसा कोई समझौता करनेसे इनकार कर विया। 
वे अस्पृश्यताकों एक मूलभूत सवाल मानते थे ओर उन्हे हिन्दुत्तकका भविष्य उससे 
सम्बद्ध दिखाई देता था। 

सरकारने शुरू-शुरूमे असहयोग आन्दोरूतका मजाक उड़ानेकी कोशिश की और 
सोचा कि शायद इस तरह वह समाप्त हो जायेगा। किन्तु आन्दोलन दिन-प्रतिदिन 
जोर पकड़ता चला गया और तब यह कहा गया कि आन्दोलनका बाधार घृणा है। 
इसे सिद्ध करनेके लिए उन छूट-पुट गलतियोकी ओर इश्ारा किया णाने रुगा जो 
आत्दोलनके दौरान एकाव आन्दोलनकारीसे हो जाती थी। कुछ आलोचकोने यह भी 
कहा कि यदि आन्दोलन वत्द नहीं किया गया, तो यह हिसात्मक रूप घारण कर छेगा 
और कही आन्दोलनके फलस्वरूप ब्नविटिश सरकार देशसे हट गई, तो देशमे अरा- 


आठ 


जकता और अव्यवस्था फैल जायेगी। कुछ लोगोने यह भी कहा कि जनतामें इतनी 
शक्ति नहीं है कि कार्यक्रम सफल हो सके। भाधीजीने इन सारी बातोका बड़े धैयेके 
साथ जवाब दिया। कई बार उन्हे अपने तकोंको दोहयाना भी पडा, किन्तु हर बार 
उनका जवाब आत्मासे उठकर क्षाता था और उसप्मे एक निष्णात पत्रकारकी कलम 
झाँकती थी। अराजकता, अव्यवस्था अथवा अग्नेजोके चले जानेंके बाद किसी विदेशी 
पत्ताके आक्रमणकी आदकाका जवाब देते हुए उन्होंने अस॒हयोग आन्दोलनकी उस 
शक्तिमे अपना परिपूर्ण विश्वास प्रकट किया, जो उनकी समझमे देशको अधिसात्मक 
बनाकर आत्माको ऐसी पवित्र सामर्थ्यं दे सकती थी कि देशकी किसी अन्य सहारेकी 
आवश्यकता न रहे ओर वह आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा, मैं किसी 
ऐसी निराक्षापूर्ण सम्भावनाकी कल्पना नहीं करता। श्री स्टोक्सके छेखकों लक्ष्यमे 
रखकर उन्होने कहा कि “यदि अहिसाके रास्तेसे यह आन्दो़न सफल होता है. . 
तो धग्रेज चाहें यहाँ रहे या गहाँसे चले जाये, वे जो-कुंछ भी करेगे मित्रोकी 
तरह ही करेगे, और जैसा दो साक्षेदारोके बीच किसी अच्छे समझौतेमे होता है, उसी 
तरह करेगे। में अभीतक मानव-प्रकृतिकी नेकीमे विश्वास करता हूँ, चाहे वह 
भानव अग्रेज हो या कोई और।” (पृष्ठ १७८) इसके पहले गराधीजीको भग्रेजोसे 
लगातार दो कड़वे अनुभव ही प्राप्त हुए थे, फिर भी उन्होंने इस विद्वासकों नहीं 
छोडा कि भग्रेतों और भारतीयोके बीच परस्पर स्मानताके आधघारपर समझौता हो 
सकता है; और इसीलिए नागपुर काग्रेसने अपने नये सिद्धान्तकी स्वीकृतिके बावजूद 
4 कई ण्डलमे स्वतन्त्र भारतके समान-हैसियतसे एक हिस्सेदार बने रहनेकी सम्भावताका 
खुला हुआ रखा। 

जहाँतक अमछमें छानेका सवार है, नागपुर काग्रेसमे जो ११ मुह्देवाला कार्मक्रम 
निश्चित हुआ था, वह बहुत सफल नही हुआ। फिर भी गांधीजीकी दृष्दिसे इतना काफी 
था कि भारतमे ब्रिटिश सत्ता जिस प्रतिष्ठापर आधारित थी, उस प्रतिष्ठाकी तीव हिंछ 
गई। यह स्वाभाविक था कि ग्रांघीजी ड्यूक ऑफ कर्ताटकी भारत यात्राका उपयोग 
सत्ताकों अपनी खोई हुई प्रतिष्ठाकी पुन स्थापना करनेकी दिंशामे नही दोने देना चाहते थे 
और इसहिए इस बातका खतरा उठाकर भी कि उतपर ड्यूकके प्रति अश्विष्ट होनेका 
आरोप लगाया जायेगा, उन्होने ड्यूकके सम्मानमें होनेवाके सारे कार्यक्रमों और उत्तवो- 
का बहिष्कार करनेकी सलाह जनताकों दी। इस तरह सरकारके विरोधमें सपर्षेका 
वातावरण तैयार हो गया गौर ३१-३-१९२१ को अखिल भारतीय काग्रेस समितिकी 
बैठकर्में एक ऐसा कार्यक्रम निर्धारित किया गया जिसके अमछसे देशकी समस्त प्रोढ 
जनताके साथ काग्रेसका सम्पर्क सघ सकता था। किन्तु अस॒हयोग आत्दोलनका अन्तिम 
आधार तो नैतिक पवित्रता ही था; इसलिए ग्राधीजीकी यही मान्यता थी कि देश 
नैतिक दृष्टिसे जिस हृदतक ऊँचा उठेगा, उसी हृदतक राजनैतिक आन्दोलन भी सफछ 
होगा। वे राजनीतिक कार्यकों तपदचर्या ही मावते थे। उत्होने राष्ट्रीय सप्ताहको किस 
तरह मनाया जाये, यह समझाते हुए छिजा “ सत्यका अधिक आग्रह करके, अधिक दुंढ 
बनकर, अधिक नम्न तथा शुद्ध वतकर और अधिक शक्ति श्राप्त करके ही [यह सप्ताह] 
मनाया जाना चाहिए! इस सप्ताहमे ऐसे उपायोकी योजना करना भी हमारा विशेष 


नौ 


कत्तंव्य है जिससे कि १३ तारीखकों जो अत्याचार हुए थे वे फिर न होने पायें। . . 
यह सप्ताह शुद्ध तपदचर्या, भक्ति और फकीरीका होना चाहिए। इस सप्ताहमे हमे 
अपनी सब भूलोके लिए ईश्वरसे और जिनके प्रति हमने वे भूले की है उनसे 
भाफी माँगनी चाहिए। हमारा बढ हमारी नम्नतामे है। हम अंग्रेजोका अथवा अपने 
विरोधियोका बुरा न चाहें, उन्हें बुरा न कहे।” (पृष्ठ ४५७-५८) 

इस सण्डमें सी० एफ० एन्ड्यून ओर सरलछादेवी चौधरानीके नाम लिखे गये गांधीजीके 
पत्र, व्यक्तिगत सम्बन्धोसे जो समस्‍्याएँ उत्पन्न होती है, उन्हें देखने-समझनेके ध्यानसे 
बहुत दिलचस्प है। एन्ड्रयूज असहयोग आन्दोलनकी सारीकी-सारी तफतीलसे सहमत नहीं 
थे और प्रायः उस सम्बन्धम अपनी आशंका व्यक्त किया करते थे। ग्राधीजी उन्हे सदा ही 
स्नेह और सौम्यताके साथ उत्तर देते थे और फिर भी उन दोनोके बीच जो मतभेद 
था, उसे त तो कभी कम तौछते थे और न उसे कम करके ही दिखाते थे। सरलादेवीके 
प्रति वे बड़ी स्पष्ठवादितासे काम लेते थे और उनकी छोटी-छोटी कमजोरियोकी आलो- 
चना करते थे। कित्तु ऐसा जान पड़ता है कि उनके विचारोसे परिपूर्ण सहमति उन्हे 
प्राप्त नही हुईं। इन पत्रोसे व्यक्त होनेवाली एक बात और भी है, उनकी अगराध विन- 
म्रता, जिसके सहारे वे कठिनसे-कठिन परिस्थितियोमे से शान्तभावेन उत्तीर्ण हो जाते थे। 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक व्यास 
(साबरमती आश्रम प्रिजवेशन ऐड मेमोरियल टृस्ट) और सम्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, गुजरात 
विद्यापी5 अन्याय, अहमदाबाद, गाघी स्मारक विधि व सप्रहालय; अखिल भारतीय 
काप्रेस कमेटीका कार्यालय, नई दिल्‍ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, भारत सेवक 
समाज (सर्वेट्स आँफ इंडिया सोसाइटी) पूता, महाराष्ट्र सरकारका गृह-विभाग, पजाब 
प्रातकी सरकार; बगाल प्रान्तकी सरकार; श्री वारायण देसाई; श्रीमती राघाबेन 
चौधरी, कलकत्ता, श्री नानजीभाई मणिकाल देसाई, अहमदाबाद, “इडिया इन 
१९२० *, बापुना पत्रों मणिवहेन पटेलने', ' महादेवभाईती डायरी, महात्मा लाइफ 
आफ मोहनदास करमचन्द गांधी ै, स्पीचेज बाई लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ', 'द स्टोरी ऑफ माई 
लाइफ ' पुस्तकोके प्रकाशकों तथा निम्नलिखित समाचारपत्रो और पत्रिकाओके आभारी 
हैं. आज ' “अमृत बाजार पत्रिका ', 'काञ्ी विद्यापीठ पत्ाग ', ठाइम्स ऑफ इडिया ', 
'द्विब्यून', “नवजीवन ', “बॉम्बे ऑनिकल ', “बुद्धि प्रकाश ', 'मघपुडो ', 'यग इडिया ', 
' लीडर ', पर्चलाइट और हिन्दू! । 

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधायोंके लिए राष्ट्रीय, अभिरेखागार, अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटी पुस्तकालय, गाी स्मारक संग्रहालय, इडियत कौसिल ऑफ वह 
अफेयर्स पुस्तकालय, जामिया मिल्लिया पुस्तकाछूय, सूचना और प्रसारण मत्रालयका अनु- 
सत्वान और सन्दर्भ विभाग, नई दिल्‍ली, सावरमती संग्रहालय और गुजरात विद्यापी 
ग्रस्थालय, अहमदाबाद; तथा श्री प्यारेलाल सम्यर हमारे धन्यवादके पात्र है। प्रलेखोकी 
फोटो-नकल तैयार करनेमें मदद देनेके लिए हम सूचना ओर प्रसारण मत्रालयके फोठो- 
विभाग, नई दिल्‍्लीके आमारी है। 


पाठकोंको सूचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमे गाघीजीके स्वाक्षरोमें मिली है उसे अधिकलरूपमें दिया 
गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख भादिमे हिज्जोकी 
स्ष्द भूलें सुधार दी गई है। 

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके निकट रखनेका 
पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाकों सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा 
गया है। जो अनुवाद हमे हिन्दी नवजीवन ' या नवजीवन प्रकाशन मन्दिरकी पुस्तकोमे 
प्राप्त हुए है, हमते उनका उपयोग मूछसे मिछाने और सक्योधन करनेके बाद किया है। 

भेटो और भाषणोके विवरणोके उन अश्ोमे जो गाधीजीके नही, अन्य लोगोके है 
आवश्यकतानुसार परिवर्तत कर दिया गया है। तामोको सामान्यतः जैसा वोछा जाता 
है वैसा ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणोमे सशय 
था उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती छेखोमे छिखा है। 

मूछ सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोमे दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गाधीजीने 
किसी छेख, भाषण आदिका जो अश मूक रूपमें उद्धत किया है वह हाशिया'छोड़कर 
गहरी स्याहीमे छापा गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाघीजीके 
कहे हुए नही है, बिना हाशिया छोडे गहरी स्याहीमे छापे गये है। 

शीर्षककी लेखन तिर्थि जहाँ उपलब्ध है वहाँ दाये कोनेमे ऊपर दे दी गई है; 
जहाँ वह उपलब्ध नही है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोमे की गई है और 
आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ठ कर दिया गया है। जिन हिन्दी ओर गुजराती- 
के व्यक्तिगत पत्रोमे गुजराती सवत॒के अनुसार तिथि दी गई थी उतमे ईसवी सन्‌के अनु- 
रूप तिथि भी दे दी गई है। कुछ पत्रोकी छेखन तिथिका निर्णय बाह्य या आन्तरिक 
साक्ष्कके आधारपर किया गया है। जिन पत्रोंम्रे केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हे 
आवदयकतानुसार मास या वर्षके अन्तमे रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें सूत्रके साथ दी 
गई तिथि प्रकाशनकी है। 

* सत्यता प्रयोगो अथवा आत्मकथा ' के अनेक संस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ सख्याएँ 
विभिन्न हैं; अत हवाका देनेमें केवल उनके भाग और अध्यायका ही उल्लेख किया 
गया है। 

साधन-सृत्रोमे 'एस० एन० ' संकेत सावरमती सग्रहालय, जहमदाबादमें उपलब्ध 
सामग्रीका, 'जी० एन० ' गाधी स्मारक निधि ओर संग्रहालय, नई दिल्‍्लीमे उपलब्ध 
कागज-पत्रोका और स्री० डब्ल्यू० ' कल्ेक्टेड वक्‍्से ऑफ महात्मा गाधी (सम्पूर्ण गाधी 
वाइमय) द्वारा संग्रहीत पत्रोका सूचक है। 

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके छिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये ग्रये 
है। अन्तमें साधन-सूनोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित काल़की तारीखवार घटनाएँ 
दी गई है। 


विषय-सूची 


पृष्ठ 
भूमिका प्‌ 
आभार १० 
पाठकोकों सूचना ११ 
१. पत्र. बॉम्बे निकल को (१९-११-१९२०) १ 
२. पत्र . के० वी० रगास्वामी आयगारकों (१९-११-१९२०) ! 
३ पत्र: परसुमछ ताराचन्दको (१९-११-१९२०) ३ 
४. पत्र देवदास गाधीकों (२०-११-१९२०) रे 
५ तार शिवप्रसाद गुप्तकों (२०-११-१९२० के आसपास) ४ 
६. तार. मोतीछाक नेहरूको (२०-११-१९२० के आसपास) ४ 
७. तार मदन मोहन मालवीयकों (२०-११-१९२० के आसपास) ५ 
८ भाषण, झ्ाँसीमे (२०-११-१९२०) ५ 
९. हिन्दुओ और मुसलमानोसे (२१-११-१९२०) १ 
१०. स्वराज्यकी शर्तें और अस्पृश्यता (२१-११-१९२०) ८ 
११. अहिसाकी एक विजय (२१-११-१९२०) १० 
१९. भेट एसोसिएडेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिसि (२१-११-१९२०) 
१३ पत्र: सी० एफ० एन्ड्यूजजो (२३-११-१९२०) (४ 
१४ भाषण आगरामे असहयोगपर (२३-११-१९२०) १५ 
१५ भाषण विद्याधियोंकी सभा, आगरामे (२३-११-१९२०) १६ 
१६ तार. जयरामदास दौलतरामको (२३-११-१९२० को या उसके बाद). १९ 
१७ और कठिनाइयाँ (२४-११-१९२०) (६ 
१८ कौसिछोके चुनाव (२४-११-१९२०) ११ 
१९ प्राथमिक शिक्षाकी दशा (२४-११-१९२०) दर 
२०. तार. नारणदास गाधीको (२४-११-१९२० को या उसके बाद) श्३े 
२१ तार चिरावुरी यज्ञेवर चिन्तामणिको (२५-११-१९२० को 
था उसके बाद) र्४ं 
२२. भाषण . विद्यारथियोकी सभा, बनारसमे (२६-११-१९२०) र्‌४ 
२३. भाषण . बतारसकी सावंजनिक सभामें (२६-११-१९२०) ३१ 
२४ पत्र: डा० मुहम्मद इकबालको (२७-११-१९२० के पूर्व) रे 
२५ पत्र हकीम अजमलखाँकों (२७-११-१९२० के पूर्व) रेड 
२६. भाषण विद्यार्थियोकी सभा, बनारसमे (२७-११-१९२०) बेड 
२७ भाषण . वनारसकी सावेजनिक सभामे (२७-११-१९२०) रे८ 


२८. बहनोसे (२८-११-१९२०) रै८ 


१२९. 


३० 


३१, 
३२ 
« भाषण . इलाहाबादमे असहयोगपर (२८-११-१९२०) 
३४. 
३५. 
३६ 
३७, 


३८. 
३९. 
४०, 
४१ 
४२ 
४३ 


४५, 
४६ 


४७, 
है ८ ] 
४९. 


५७ 


५२. 
५३. 
५४, 
५५. 
५६- 


५७ 


५८. 


५९ 


5१०. 


६१ 
दर 


श्र. 
दड, 


तेरह 


पत्र : सरलादेवी चौधरानीकों (२८-११-१९२०) 
देवदास गाधीको लिखे पत्रका अद्य (२८-११-१९२०) 
पत्र दीपक चौधरीको (२८-११-१९२०) 

पत्र . हरकिशनलालको (२८-११-१९२०) 


भाषण महिलाओकी सभा, इलाहाबादमे (२९-११-१९२०) 
भाषण इल्हाबादमे (२९-११-१९२०) 

भाषण . विद्याथियोकी सभा, इलाहाबादमे (३०-११-१९२०) 
पत्र . देवदास गाधीकों (नवम्बर १९२०) 

पत्र . देवदास गाधीकों (नवम्बर १९२०) 

पत्र . देवदास गाधीको (नवम्बर १९२०) 

टिप्पणियाँ (१-१२-१९२०) 

एक सलाह (१-१२-१९२०) 

हुल्लडबाजी (१-१२-१९२०) 


» भाषण : इलाहाबादमे तिलक विद्यालयके उद्घाटनपर (१-१२-१९२०) 
४४. 


भाषण . फुलवारी शरीफमे (२-१२-१९२०) 
भाषण : पटनामें (२-१२-१९२०) 

भाषण विद्याथियोकी सभा, पटतामे (३-१२-१९२०) 
भाषण महिलाओकी सभा, पटनामे (३-१२-१९२०) 
पत्र . सरकादेवी चोधरानीकों (४-१२-१९२०) 
पत्र. गुडफलोको (४-१२-१९२०) 

पत्र : हैदरीकों (४-१२-१९२०) 

भाषण , आरामे (४-१२-१९२०) 

वैष्णवोसे (५-१२-१९२०) 

भाषण . गयामे (५-१२-१९२०) 

भाषण : छपरामे (६-१२-१९२०) 

टिप्पणियाँ (८-१२-१९२०) 

साम्राजिक बहिष्कार (८-१२-१९२० ) 

वर्ण व्यवस्था (८-१९-१९२०) 

भाषण : मुजफ्फरपुरमे (८-१२-१९२०) 

भाषण * बेतियामे (८-१२-१९२०) 

भाषण बेतियाकी गोलशालामे (८-१२-१९२०) 
भाषण भोतीहारीमे (९-११-१९२०) 
पत्र॒सरलादेवी वौधरानीको (११-१२-१९२०) 
पत्र ढ्विजेन्दनाथ ठाकुरको (११-१२-१९२०) 
भाषण . मुगेरमे असहयोगपर (११-१२-१९२०) 


श९ 
६६ 
६७. 
६८, 
६९ 
७०, 
७१, 
७२. 
७३. 
७४ 
७५, 
७६. 
७७, 
७८ 
७९ 
० 
८१ 
८१ 


८३. 


८. 
८५ 


<६. 
८७. 


८८ 
८९ 


९०, 
११. 


५5२ 


९३. 
९४, 


है। 
५ 


नी पी 


९८ 
६ 


१०० 


नए 


चौदह्‌ 


तार: आसफअलीको (११-१२-१९२० को या उसके बाद) 
वैष्णव और अन्त्यज (१२-१२-१९२०) 

भाषण , भागलपुरमे (१२-१२-१९२०) 

भाषण . कलकत्तेमे नेशनल मदरसेके उद्घाटनपर (१३-१२-१९२०) 
भाषण . कलकत्तामें अस॒हयोगपर (१३-१२-१९२०) 

पत्र सरछादेवी चौधरानीकों (१४-१२-१९२०) 

भाषण: विद्याथियोकी सभा, कलकत्तामे (१४-१२-१९२०) 
टिप्पणियाँ (१५-१२-१९२०) 

चम्पारनमे डायरशाही (१५-१२-१९२०) 


. प्रत्युतर (१५-१२-१९२० ) 


भाषण . ढाकामे (१५-१२-१९२०) 

पत्र मयनछाकू ग्राधीको (१६-१२-१९२०) 

“गुरखा' जहाजपर बातचीत (१६-१२-१९२०) 

पत्र के० के० भट्टाचायंको (१६-१२-१९२०) 

पत्र सरलादेवी चौधरानीकों (१७-१२-१९२०) 

भाषण * तागपुरकी सावंजनिक सभामे (१८-१२-१९२०) 
अन्त्यजोके सम्बन्धभे और विचार (१९-१२-१९२०) 
टिषपणियाँ (२२-१२-१९२० ) 

गोपनीयताका दोष (२२-१२-१९२०) 

भाषण : नागपुरकी बुनकर परिषद्मे (२५-१२-१९२०) 

भाषण : वाग्रपुरके अन्त्यज सम्मेलनमे (२५-१२-१९२०) 
टिप्पणियाँ (२६-१२-१९२० ) 

भाषण . नागपुरके कांग्रेस अधिवेशनमें (२६-१२-१९२०) 

भाषण . कांग्रेस चुतावोपर (१६-१२-१९२०) 

भाषण कांग्रेसके नये सिद्धान्तपर (२८-१२-१९२० ) 

भाषण विषय समितिकी बहसकी समाप्तिपर (२८-१२-१९२०) 
भाषण: काग्रेसके सिद्धान्त सम्बन्धी प्रस्तावपर (२८-१२-१९२० ) 
भेट . 'ठाइस्स ऑफ इडिया ' के प्रतिनिधिसे (२९-१२-१९२० के पूर्व) 
टिप्पणियाँ (२९-१२-१९२० ) 

मेरे लिए एक ही डर जागे देखना काफी है (२९-१२-१९२०) 
जाति बनाम वर्ग (२९-१२-१९२०) 

विद्वान्‌ नरसिह रावके प्रति (२९-१२-१९२० 

भाषण . विदेशोमे प्रचारपर (२९-१२-१९२०) 

असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावका मसविदा (३०-१२-१९२० के पूर्व) 


९९ 
९९ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०९ 
११० 
११५ 
११८ 
११२ 
१२४ 
११३ 
१३४ 
(डर 
१४१ 
१४१३ 
१४५ 
१४७ 
१४८ 
१५१ 
१५२ 
१५८ 
१६६ 
१६२ 
१६२ 
१६७ 
१६८ 
१७२ 
शछ४ 
१७७ 
१७९ 
१८१ 
१८६ 
१८७ 


भाषण नागपुर काग्रेसमे असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावपर (३०-१२-१९२०) १८९ 


भाषण * तिलक-स्मारक स्वराज्य कोषपर (३१-१२-१९२०) 


१९२ 


१०२ 
१०३. 
१०४, 


१०६ 

१०७ 

१०८, 
१०९, 
११०. 
१११. 
११२: 
११३. 
११४. 
११५ 

११६ 

११७, 
११८ 

११९. 
१२०. 
१२१. 
१२१२. 
११३. 
१२४. 
१२५. 
१२६. 
१२५७. 
२१२८, 
१२९ 

१३०. 
१३१. 
१३२. 
१३३ 

१३४. 
१३५. 
१३६- 


पन्‍्द्रह 


, पजावके उपद्ववोके सम्बन्धमे का्रेस-रिपोर्टके गुजराती अनुवादकी प्रस्तावना 


(दिसम्बर, १९२०) (९१ 
नागपुर अधिवेशनमे पास किया गया काग्रेसका सविधान (दिसम्बर, १९२०) १९४ 
काग्रेस (५-१-१९२१) २०२ 
मैतिक मूल्य (५-१-१९२१) २०४ 
. भाषण: छिदवाड़ामे (६-१-१९२१) २०७ 
पत्र : कस्तूरी रगा आयगारकों (८-१-१९२१) २०९ 
पत्र . लाजपतरायकों (८/९-१-१९२१) २१० 
नागपुर कांग्रेस (९-१-१९२१) ३११ 
टिप्पणियां (९-१-१९२१) २१४ 
स्मरणाजल्नि (१२-१-१९२१) े २१५९ 
टिप्पणियाँ (१९-१-१९२१) ११६ 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोके नियमोका मसविदा (१२-१-१९२१) २२२ 
विनम्नताकी जरूरत (१२-१-१९२१) र२५ 
भन्दोछनके छिए धन कहाँसे छाया जाये (१२-१-१९२१) २२६ 
तार जयरामदास दौलतरामको (१९-१-१९२१) २२८ 
भाषण : गुजरात महाविद्याल्यके विद्याथियोके समक्ष (१३-१-१९२१) २२८ 
तार: मौछाना अब्दुल बारीकों (१५-१-१९२१) २३५ 
यादवडकर पटवर्घन (१६-१-१९२१) २३५ 
बगालके नवयुवकोसे (१९-१-१९२१) २३७ 
टिप्पणियाँ (१९-१-१९२१) २३९ 
स्वराज्यका गुर (१९-१-१९२१) २४४ 
अस्पृबयताका पाप (१९-१-१९२१)  . २४७ 
क्या ईसा मसीहने सहयोग किया था? (१९-१-१९२१) २४९ 
पत्र : सी० एफ० एन्ड्यूजकों (१९-१-१९२१) २५२ 
भाषण : राष्ट्रीयशाढा, नडियादके विद्याथियोके समक्ष (१९-१-१९२१) २५३ 
भाषण . अध्यापकोकी सभा, सलडियादमे (१९-१-१९२१) श्ष्४ 
भाषण . व्यापारियोकी सभा, तडियादमे (१९-१-१९२१) २५१ 
भाषण : वडताककी साव॑ंजनिक सभामे (१९-१-१९२१) २५६ 
भाषण : साधुओंकी सभा वडतालमे (१९-१-१९२१) २६२ 
चरखेका धर्म (२०-१-१९२१) २६३ 
भाषण . विद्याधियोकी सभामे (२०-१-१९२१) श्ष्ड 
सन्देश शराबबन्दीपर (२३-१-१९२१) २६५ 
छूट और चोरी (२३-१-१९२१) २६६ 
सरकारकी स्मृतिमे (२३-१-१९२१) २६९ 
भाषण कलकत्तामे (२३-१-१९२१) २६९ 


भाषण : भहिछाओकी सभा, कलकत्तामे (२५-१-१९२१) २८० 


सोलह 


१३७. टिप्पणियाँ (२६-१-१९२१) २८१ 
१३८. हिन्द स्वराज्य” (२६-१-१९२१) २८२ 
१३९. पत्र. लेवेट्सको (२६-१-१९२१) २८४ 
१४०, भाषण : कलकत्तामे व्यापारियोकी सभामे (२६-१-१९२१) २८१ 
१४१. असहयोग जर्थात्‌ आात्मशुद्धि (१७-१-१९२१) २८९ 
१४२ टिप्पणियाँ (२७-१-१९२१) २९२ 
१४३. भाषण . कलकत्तामें तिलक राष्ट्रीय विद्यालयके उद्घाटनपर (२७-१-१९२१) 
२९२ 
१४४. पत्र . सी० एफ० एन्ड्रयूजकों (१९-१-१९२१) २९३ 
१४५ पत्र छालहचन्दको (२९-१-१९२१) २९६ 
१४६. पत्र: बर्माके एक सित्रकों (२९-१-१९२१) २९७ 
१४७. भाषण कलकत्तामे स्नातकोत्तर छात्रों और कानूनके विद्याथियोकी सभामें 
(२९-१-१९२१) २९८ 
१४८ सन्देश: पजाब छात्र-सभाके अध्यक्षको (३०-१-१९२१) ३०१ 
१४९, कुछ प्रदव (३०-१-१९२१) ३०१ 
१५०. भाषण बेहूर मठमे (३०-१-१९११) ३१२ 
१५१. भाषण: कछकत्ताके मिर्जापुर चौकमे (१-२-१९२१) ३१३ 
१५२. भाषण . कलकत्ताके विलिग्डन स्ववेयरमे (१-२-१९२१) ३१४ 
१५३. पत्र, ड्यूक ऑफ कनॉटको (२-२-१९२१ के पूर्व) ३१९ 
१५४ टिप्पणियाँ (३२-२-१९२१) ३१८ 
१५५. कताई, एक कर्तव्य (२-२-१९२१) रेरे२ 
१५६ प्रान्तोका पुनगंठन काग्रेसका नया संविधान (२-२-१९२१) ३२३ 
१५७ पन्न. एक मित्रकों (२-२-१९२१) इ२४ 
१५८. भाषण . कलकत्तामे राष्ट्रीय महाविद्यालयके उद्घाटनपर (४-२-१९२१) ३२५ 
१५९ तार. जयरामदास दौलतरामको (५-२-१९२१) ३२९ 
१६०. पत्र. देववास गाघीकों (५-२-१९२१) रैरे) 
१६१ चरखेका आन्दोलन (६-२-१९२१) रै३० 
१६२. सनातनी हिन्दू कौन है? (६-२-१९२१) रेप 
१६३, भाषण: पटनामे (६-२-१९२१) ३३७ 
१६४. भाषण * पटनामें अहिसापर (६-२-१९२१) ३४९ 
१६५. टिप्पणियाँ (९-२-१९२१) रै४२ 
१६६ सबसे बडी बात (९-२-१९२१) रब 
१६७. एक नगरपालिकाका साहसपूर्ण कार्य (९--२-१९२१) ३४६ 
१६८. तार . शौकतअछीको (९-२-१९२१) ४ 
१६९. भाषण . बनारसमे (९-२-१९२१) रे४८ 
१७०, टिप्पणियाँ (१०-२-१९२१) २५६ 


१७१. भाषण : काशी विद्यापीठके शिलान्यासके अवसरपर (१०-२-१९२१) ३५३ 


सत्रह 


१७२. भाषण : फैजाबादमे (१०-२-१९२१) ३५६ 
१७३. पत्र: मणिवेन पढेलको (१९-२-१९२१) ३५७ 
१७४. स्वराज्य देरसे मिलेगा (१३-२-१९२१) ३५८ 
१७५, भाषण , विल्लीमे तिब्बिया काढेजके उद्घाटनपर (१३-२-१९२१) ३६० 
१७६. पत्र सी० एफ० एन्ड्यूजको (१४-२-१९२१) ३६३१ 
१७७. भाषण: भिवानीके हरियाना ग्रामीण सम्मेलनमे (१५-२-१९२१) ३६४ 
१७८. टिप्पणियाँ (१६-२-१९२१) ३६५ 
१७९ मेरा उत्तरदायित्व (१६-२-१९२१) ३६७ 
१८०, हाथ कताईपर कुछ और विचार (१६-२-१९२१) ३६८ 
१८१. हडताले (१६-२-१९२१) ३७० 
१८२. सामाजिक बहिष्कार (१६-२-१९२१) ३७१ 
१८३. भाषण . रौहतकके ग्रामीण सम्मेझनमें (१६-२-१९२१) ३७३ 
१८४. भाषण . गुजराँवालामे (१९-२-१९२१) ३७४ 
१८५. राष्ट्रीय तिलक स्मारक स्वराज्य कोष (२०-२-१९२१) २७७ 
१८६. क्रेध आनेपर क्या करना चाहिए? (२०-२-१९२१) ३७८ 
१८७. पत्र. जी० एल० कॉबेंटकों (२०-२-१९२१) ३८० 
१८८, पत्र . गगाराम शर्माको (२१-२-१९२१) ३८१ 
१८९ तार: मियाँ छोटानीकों (२१२-२-१९२१) ३८२ 
१९०. पत्र" सी० एफ० एन्ड्रयूजतों (१२-२-१९२१) ३८२ 
१९१. पत्र. ए० एफ० फ्रीमेटडकों (२३-२-१९२१ के पूर्व ) ३८३ 
१९२, टिप्पणियाँ (२३-२-१९२११) श्८५ 
१९३. स्वराज्यकी शर्तें (२३-२-१९२१) ३८७ 
१९४ कया ईसाने असहयोग किया था (२३-२-१९२१) ३८९ 
१९५. भाषण श्री की सिख परिषद्मे (२५-२-१९२१) ३९० 
१९६ भाषण: छखनऊकी खिलाफत सभामे (२६-२-१९२१) ३९१ 
१९७. उछठा तक (२७-२-१९२१) ३९२ 
१९८, रावरूपिंडीकी बहने (२७-२-१९११) ३९३ 
१९९, टिप्पणियाँ (२-३-१९२१) ३९५ 
२००. बिहारमे दमन (२-३-१९२१) ३९७ 
२०१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (२-३-१९२१) ४०० 
२०२. भाषण: ननकाना साहबमे (३-३-१९२१) ४०१ 
२०३ सन्देश: ननकाना साहबकी दु खद घटनापर सिखोको (४-३-१९२१) ४०४ 
२०४. पन्न. वर्माकों (५-३-१९२१) ४०८ 
२०५. भाषण मुल्तानमे (५-३-१९२१) ४०९ 
२०६. तार: हसराजको (७-३-१९२१) ४११ 


२०७. भाषण: जालन्धरमे (८-३-१९२१) ४११ 


२०८. 
२०९. 
२१०. 
२११. 
२१२. 
२१३. 
२१४. 
२१५. 
२१६. 


२१७. 
२१८. 
२१९. 


२२०. 


२२१. 
२२२. 
२२३. 


बगरह्‌ 


भाषण . होशियारपुरमे (८-३-१९२१) 

भाषण : हरियातामे (८-३-१९२१) 

भाषण : अम्बालामे (८-३-१९२१) 

टिप्पणियाँ (९-३-१९२१) 

बाइसरायके दो भाषण (९-३-१९२१) 

सन्देश : किसानोकों (९-३-१९२१) 

पत्र. शि० गु० प्र० स० के सदस्योंको (९-३-१९२१) 
दिख जागृति (१३-३-१९२१) 

पत्र : जी० ए० वटेसनकों (१४-३-१९२१) 

तार: विजयराघवाचारयको (१४-३-१९२१ के बाद) 
टिप्पणियाँ (१६-३-१९२१) 

पुरानी कहानी (१६-३-१९२१) 

अखिल भारतीय तिलक स्वराज्य कोष (१६-३-१९२१) 
अकालसे संरक्षण (१६-३-१९२१) 

स्वर्गीय डा० रास विहारी घोष (१६-३-१९२१) 

पत्र: मगतछालछ ग्रांधीको (१६-३-१९२१) 


२२४. भाषण : वम्बईकी सार्वजनिक सभामे (१६-३-१९२१) 


२२५. 
२१६- 
२२७. 
श्श्८. 
२२९. 
२३०. 
२३१. 
२३२. 
२३३. 
२३४. 


श्श्५ 


२३६- 


२३७ 
र्‌३८ 
२३९ 
२४० 
२४१ 
रे४२ 
रेंबरे 


भाषण: बम्बईके नेशनल काछेजमें (१६-३-१९२१) 
पेट : “डेली हैरॉल्ड' के प्रतिनिधिसे (१६-३-१९२१) 
भाषण: आर्वीमे (१७-३-१९२१) 

भाषण : नागपुरमे (१८-३-१९२१) 

भाषण: अमरावतीमें (१९-३-१९२१) 

सत्याग्रह सप्ताह (२०-३-१९२१) 

मेरी पंजाबकी अन्तिम यात्रा (२०-३-१९२१) 
राष्ट्रीय तिलक स्व॒राज्य कोष (२०-३-१९२१) 
कांग्रेसका संविधान (२०-३-१९२१) 

भाषण . सिवनीमे (२०-३-१९२१) 

पत्र; सी० एफ० एन्द्रबूजको (२१-३-१९२१) 

तार: केद्धीय खिलाफत समिति, वम्वईको (२२-२३-१९२१) 
« टिपिणियाँ (२३-३-१९२१) 

- सत्याग्रह सप्ताह (२३-३-१९२१) 

« पारसियोसे (२३-३-१९२१) 

- खिलाफत (२३-३-१९२१) 

» सच्चे और छूठे (२३-३-१९२१) 

भाषण : कटकमें (२३-३-१९२१) 


४१२ 
४१३ 
४१४ 
४१६ 
ध्र्रे 
४२६ 
४२७ 
४२८ 
४३२ 
४३३ 
४३३ 
४३९ 
४४१ 
४४२ 
'डड४ 
४४५ 
४४६ 
४४९ 


४५२ 
५३ 
४२६ 
४५७ 
४५९ 
४६५ 
डदृ७ 
४६८ 
४६८ 
३2४७० 
४७० 
४७३ 
४७१५ 
४७८ 
४७९ 
ड८० 


. भाषण : कृठकमें मारवाड़ियो जौर गुजरातियोंकी समामें (३३-३-१९२१) ४<१ 


२४४. 


२४५ 


र४६. 


२४७ 
२४८ 
२४९ 
२५० 
२५१ 
२५२ 


२५३. 


२५४ 
श्षप्‌ 
२५६ 
२५७ 
२५८ 
२५९ 


२६०. 


२६१ 
२६२ 
२६३ 
२६४ 
२६५ 


२६६. 


२६७ 
२६८ 
२६९ 
२७ 


२७३ 


२७४, 


२७१ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 


२७९. 


उल्तीस 


भाषण कटकमे मुसलमानोकी सभामे (२४-३-१९२१) 
भाषण कटककी सावंजनिक सभामे (२४-३-१९२१) 
टिप्पणियाँ (२७-३-१९२१) 

पत्र सी० एफ० एन्ड्रयूजकों (२१८-३-१९२१) 

भाषण बरहामपुरमे (२१९-३-१९२१) 

भाषण . बरहामपुरकी सार्वजनिक सभामे (२९-३-१९२१) 
टिप्पणियाँ (३२०-३-१९२१) 

काग्रेसका संविधान (३०-३-१९२१) 

भाषण विजयनगरममे (३०-३-१९२१) 

भाषण पहले प्रस्तावपर (३१-३-१९२१) 

भाषण दूसरे प्रस्तावपर (३१-३-१९२१) 

प्रस्ताव अ० भा० काग्रेस कमेटीकी बैठकमे (३१-३-१९२१) 
भाषण वेजवाड़ा नगरपालिका पाष॑दोके समक्ष (१-४-१९२१) 
भाषण . काग्रेस-सभा सम्बन्धी प्रस्तावपर (१-४-१९२१) 
पत्र . मगनलाकू गाधीकों (२-४-१९२१) 

भाषण . कोकोनाडामे (२-४-१९२१) 

पारसियोके बारेमे कुछ और (३-४-१९२१) 

टिप्पणी (३-४-१९२१) 

भाषण राजमहेनद्वीमे (३-४-१९२१) 

भाषण . एलौरमे (३-४-१९२१) 

पत्र जी० ए० नटेसनकों (४-४-१९२१) 

पत्र सणिबहन पटेछकों (४-४-१९२१) 

विचारमय जीवन (५-४-१९२१) 

अस्पृश्यताके सम्बन्धसे शक्ा (१-४-१९२१) 

टिप्पणियाँ (५-४-१९२१) 

भाषण मसूलीपट्टमकी सावंजनिक सभामे (५-४-१९२१) 


-« टिप्पणियाँ (६-४-१९२१) 
२७१. 
२७२. 


विकट परीक्षक (६-४-१९२१) 

भाषण . चिरलामे (६-४-१९२१) 

भाषण नेछौरके तिलक विद्यालयमे (७-४-१९२१) 

भाषण नेंछौरकी सार्वजनिक सभामे (७-४-१९२१) 

भाषण: मद्रासकी सार्वजनिक सभामे (८-४-१९२१) 

मेरी उडीसा यात्रा (१०-४-१९२१) 

भाषण वम्बईको सार्वजनिक सभामे (१०-४-१९२१) 

सन्देश सत्याग्रह सप्ताहके अन्तिम दिनके लिए (१३-४-१९२९१ के पूर्व ) 
टिप्पणियाँ (१३-४-१९२१) 


४८२ 
४८२ 
४८५ 
४८९ 
४९७० 
४९१ 
४९२ 
४९८ 
५०० 
५०१ 
५०२ 
५०४ 
५०५ 
५०६ 
५०६ 
५०७ 
५१३१ 
५१५ 
५१५ 
५१७ 
५२२ 
५२३ 
पर४॑ं 
५२७ 
५२९ 
५१३२ 
५१५ 
५१९ 
५४४ 
५४५ 
प्टप 
५५० 
५१५६ 
५५९ 


१६१२ 


बीस 


२८० राष्ट्रीय झडा (१३-४-१९२१) 
२८१. उड़ीसा और आन्ध्र (१३-४-१९२१) 

२८१ भाषण अहमदाबादकी सार्वजनिक सभामे (१३-४-१९२१) 
२८३. भाषण दलित वर्ग सम्मेलन, अहमदाबादमे (१३-४-१९२१) 


परिश्षिष्ट 


१. असहयोगपर काग्रेसका प्रस्ताव 
२. खिलाफतपर वाइसरायका भाषण 
३. असहयोगपर वाइसरायका भाषण 


सामग्रीके साधन-सूत्र 
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
शीर्षक-साकेतिका 
साकेतिका 


५६८ 
५१७० 
प्छ७प्‌ 
५७६ 


१८२ 
५८५ 
१८६ 
५९० 
५९१ 
५१९६ 
६०० 


१. पत्र: बॉम्बे क्रॉनिकल को 
वम्बई 
१९ नवम्बर, १९२० 
महोदय, 

मेने अभी-अभी आपके द्वारा उद्धृत ' एक्सप्रेस का वह अश पढा, जो मेरी रायमें 
राष्ट्रीय लिपिका उर्दू होना उचित बताता है। जाहिर है कि किसीने मेरे साथ मजाक 
किया है, क्योंकि मेरी कभी ऐसी राय नहीं रही। मेने अपने दोस्त और सहयोगी 
हसरत मोहानीसे' इतना ही कहा है कि राष्ट्रीय श्षिक्षाकी किसी भी योजनामे देव- 
नागरी और उर्दू किपियाँ अतिवायं होनी चाहिए। भेरी तो राय है कि देवनागरी 
संसारमें सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और पूर्ण लिपि है, अतः इस दृष्टिसे सबसे उपयुक्त 
राष्ट्रीय लिपि है। परन्तु आज मृसलमानोको इसे स्वीकार करनेमें जो कठिनाई है, 
उप्तका हल में नहीं सोच पाता, इसलिए मेरा विचार है कि दिक्षित-वर्गको दोनों 
ही लिपियोंकी समान रुपये अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तब जिसमे अधिक शक्ति 
होगी और जो ज्यादा सरकू होगी वह राष्ट्रीय लिपि बन जायेगी, विशेषकर जब 
हिन्दू-गुसलमान तथा अन्य वर्ग एक-हूसरेपर सन्देह करना सर्वथा समाप्त कर देंगे और 

धर्मेतर प्रइनोंका शुद्ध राष्ट्रीय तरीकेसे फैसछा करना सीख ढेगे। 


आपका, 
अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७३४४)की फोटो-नकलसे। 


२. पत्र: के० वी० रंगास्वामी आयंगारकों 


बम्बई 
१९ नवम्बर, १९२० 

प्रिय श्री रंगास्वामी आयंगार, 
सहपत्नों सहित आपका पत्र मिल्रा। मुझे खेद है कि आपने प्राविधिक आपत्तियाँ 
उठाई हे, यद्यपि भेरा खयाल था कि आप अपनाये गये तरीकेसे सहमत हो गये हे। 


१, दस्तछ्िखित मसविदिेसे लिया गया यह पत्र, धॉम्ने क्रॉनिकछमें २९-११-१९२० को प्रकाशित 
हुआ था | 

२, १८५७-१९५१; राष्टवादी मुप़न्मान नेता; खिछाफत आन्दोलनमें सक्रिय भाग ल्था और जो 
नवम्बर १९१९ के खिछाफत सम्मेल्नमें गांधीजीके मुख्य विरोधी थे । 

३. भद्गासके कांग्रेसी नेता 


१९-१ 


र्‌ सम्पूर्ण बांवी वाद्ूमण 


जब आप वम्बईमें थे, आपने मूझे कुछ ऐसा आभास व्या था कि निद्धान्त-मूवके' 

संबोधित ल्यको बाप पुर्णन: स्वीकार करते हूँ 

श्री केलकर्पर छोड़ दिया था कि निवमोकते अन्य हिल्सोनें वे 

चाह करे। लेकित में समझता हूँ कि बव बौर गे 
वाद 


तप 
ै 
थ्रै 


आपको कोई नुन्ाव ढेंद्रा हो तो इुनरी दात है। 


महादेव देश्ाईके ऋ्वावरोंमें अंग्रेती मसविदे (एमन० एन० छ४२०) प्ले। 


नशे 


३. पत्र: परसुमल ताराचन्दकों 


दिल्ली जाते हुए याड़ीमें, 
१९ नवम्बर, १९२० 
प्रिव श्री परनूमल, 

मेने आपका पत्र गाड़ीमें ही पठा। जब में ही परोश्ष अथवा अपरोश्त हुपमें 
आपके दु.खका कारण हूँ, तव बावद आपके प्रति अपनी ग्रहानुभूति व्यक्त करना 

भेरी युत्ताली होगी। 
भापका भाई मेरे पास्त तव जाया जब वह परीलामें न वैठनके अपने इरादेपर 
अमर कर चुका था। निस्मन्देह उसे आपसे सलाह छेनी त्राहिए थी; परूतु उत्त 
दोपके बछावा, में उत्तके कामकी निन्‍्द्रा नही कर सकता । यदि हमें अपने मरण-पोयणके 
लिए सरकासपर निर्भर रहना हैं तो हम कभी स्वतन्त्र नहीं होंगे। मेरे लिए यह वेवसी 
ही हमारी दुखद स्थितिका सबसे कस्ण अंग हैं। में आना करना हूँ कि जो छड़के 


कालेजोंकों छोड़ रहे हैँ, वे अपने माता-पिताकी अवना वा अवहेलनता नहीं करेंगे। 


जापका, 


6 ० अप 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७३३७) की फोटों-नकरलसे। 


१. भारतीय राष्ट्रीय लांग्रेसक नये तंविवानमें, जो दिसम्बर १६२० में काम्रेसके वाषिदर भश्विशनमें 
स्वीकार किया जनिवादा था । 

३, विदुल्माई अवेरमाईं परेह (१८७३-१९३३ ); चढ़ार वत्हममाई प्रेह्क बडे भाड़; वेबानिक 
दंगते छोद्य देवा निर्मीक धोढ़ा; ब्म्दई विवान-परिषद और उउके बह बाद परिषदके छात्; मारतीप 
दिघान तमाक अपन निर्दाच्च अथत्न । 

३. नरत्तिद चिन्तानण केल्कर ( १८७२-१९४७); प्रकार, राजनीति और झाइलिक; ठिंल्यके 
निकतब्न साथी; मार्तीय राष्ट्रीप छामेद्ल मल्री भी रहे; १९२० में आाग्रेस उविवानंक संशोवननें गॉवीलीकी 
मदद की; लराब्यवाही दत्के नेता । 

४. पह पत्र छरागद्क वक्ीछ परदुम्ठ ठाराचतकों ज्नत्री ब्य शिंकायत्ल दवाबम भेदा क्या था 
कि उनके भाने गार्ीडीडी उलहपर चच्छर पम० वी० डी० एव० की अन्तिम परीक्षाने माता-पिताकी 
उल्ाह लिथि बिता द्वी अपना मान वाप्त छे ल्या था । 


४. पत्र : देवदास गांधीकों 


झ्लाँसी 
[२० नवम्बर, १९२० | 


चि० देव॑ंदास, 

हम लोग झाँसी अभी-अभी पहुँचे हे। यहाँ थोडी-बहुत शान्ति मिकत पाईं। गगा- 
धरराव' तथा श्रीमती सरलादेवी' मेरे साथ ही है। ऐसा लगता है कि सरलादेवी 
कल दिल्ली होती हुई छाहौर जायेगी परन्तु पक्का निश्चय तो पडितजीका' पत्र 
आनेपर ही हो सकेगा। 

तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहता होगा। धीरूसे मिलते रहना। यदि वह रहनेके 
लिए आश्रम पहुँचे तो उसे दाखिल कर लेना, अन्यथा उसे राष्ट्रीय विद्यालयके छात्रा- 
लयमें भरती करा देना। झहरमे उसका रहना जरा भी ठीक न होगा। रेवाशकर- 
भाईका' भी ऐसा ही खयाल है। शकरछालछका भात्जा भी आश्रम पहुँचनेवाला है, 
उसके साथ उठना-बैठना तथा इस' बातका खयाल रखना कि उसे आश्रममें बुरा 
त लगने पाये। 

बेलाबेनसे परिचय बढाना। उन्होने मेरे मनपर बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। 
मुझे यह महिला प्रामाणिक और साध्वी प्रतीत हुई है। उसके वाल-बच्चे भी ठीक छगे 
हूँ परन्तु तुम और अच्छी तरहसे इन सब बातोको परख्त सकोगे। मेरा इरादा इन 
लोगोंपर कामका भारी बोझ डालनेका नहीं है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि अन- 
जाने ही उनके कधोपर भारी बोनझ्न पड जाये। 

हिन्दीमे जो सशोघन किये हें उन्हे मेने समझ लिया है परन्तु दोष तो तभी 
दूर होगे जब सशोधन लगातार किया जायेगा। बोछते समय कोई भी व्यक्ति जात- 
बूझकर गलतियाँ नहीं करता। बात यह हैं कि अशुद्धियोकी भोर बारखवार ध्यान 
आकषित करनेपर हीं उनसे बचा जा सकता है। 


१. गाषीणो बम्बंसे झ[सीके लिए १९ नवस्वर, १९२० को रवाना हुए थे और २१ नवारको 
दिल्‍ली पहुँचे थे । 

२. गगाधरराव वालक्ृष्ण देशपाडे, कर्नाटके प्रसिद्ध राजनीतिक कराैकर्ता जो “कर्ताव्क केसरी ' के 
नामसे प्रसिद्ध है । 

३. सरलादेवी चौधरानी; प० राममजदत्तज़ी पत्नी मर रवीदूनाथ ठाकुएकी भान्जी । वे १९१९ में 
गांधीनीकी अनुवापी वन गई । उन्होंने अपने पुत्र दीपककों पढ़नेके लिए सावरमती आश्रम भेजा था । 

४. १० राममजदत्त चौधरी, पजावके नेता और कवि । 

५, रेवाशकर जगनीवन झवेरी, बम्बके व्यापारी तथा गाधीजीके प्रशंसक । 


डे सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
तुम्हारे अध्ययतका कार्यक्रम जानतेके छिए उत्सुक हूँ। 

बापूके भाष्ठीर्वाद 

गुजराती पत्र (जी० एन० २०५५) को फ़ोटो-नकलसे। 


५. तार: शिवप्रसाद गुप्तको 


[२० नवम्बर, १९२०के आसपास 


मालवीयजीका. स्वास्थ्य. कसा है”? यदि उनके स्वास्थ्यकों 
नुकसान पहुँचनेका अन्देश हैं तो फिर मे बतास्स नहीं 
आना चाहूंगा। दिल्‍ली तार दीजिए। 


गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३१०) की फोटो-नकछसे। 


९ तार: मोतोलाल नेहरुको 


[२० नवम्बर, १९२०के आसपास ]' 


सुवा है मालवीयजी बीमार हूँ और यदि मे गया 
तो स्वास्थ्य और बिगडनेकी सम्भावना है। क्षपया उनके 
स्वास्थ्यी खबर तारसे दिल्ली दीजिए। 


अंग्रेजी प्रति (एस्० एन० ७३१०) की फोटो-नकछसे। 


१ (१८८३-१९४४ ); काशीके प्रतिद्ध देशभवत, मातुभाषा-मेमी और दानवीर; राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक 
कद भौर राष्ट्रीप शिक्षा-संस्था काशी विधापीस्के संस्थापक; काशीके सुप्रतिद भारत-मांतता मन्दिर 

। 

२ मह॒देव देखाईंकी ढापरीमें “काशीमें” शीप॑कके अन्तगत २६ नकबर, १९३० के विवरणते यह 
रष्ट है कि यद्द तार तथा बाद वाढे दो तार नवम्बर १९२० में भेजे गये गे। गाधीजी १९ नवाब 
बस्बसे झसीके लिए खाना हुए थे और २१ नवम्बर्तो दिल्लीमें मे ! २४ नवम्बरकों वे ढिल्लीसे 
ननारसके छिए चह पढ़े और २५, २६ व २७ नवादएफ्ों पण्टित मदनमोदन माल्वीपके साथ रहे । 
इसलिए अनुमानतः ये तीनों तार २० नवम्बरके भासपास भेजे गये थे । 

३. पण्डित मदनमोहन माल्वीप (१८६१-१९४६ ); गनारस हिन्दू विश्वविधाल्यके संस्थापक। शादी 
विधान-परिषद्के सदस्प; भारतीय राष्ट्रीय झ्ाँग्रेसके दो बार अध्यक्ष। 

४. गावीनी परण्डित माव्वीयणीसे मिल्लेके छिए बनारस जाना चाहते ये क्योंकि असह्योग भान्दोतनके 
अति उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह अलुबृछ नहीं थी । 

५. देखिए पिछड़े शीरषफकी पाद टिपणी २ । 


७. तार; मदनमोहन मालवीयको 


[२० नवम्बर, १९२० के आसपास |! 


यदि आप राजी हों तो रेधको वतारत आता चाहता 
हैं। कृपपा दिल्ली तार दीजिये। 


गांधी 
अग्नेजी प्रति (एध० एन० ७३१०) की फोटो-तकलसे। 


८ भाषण : झाँसीमें 


२० नवम्बर, १९२० 


श्री गांधी . - . ने रोशनी और सजावठकी' निन्‍्दा करते हुए भाषण आरम्भ 
किया। उत्होंने कहा कि जबंतक खिलाफतका सवाल हल नहीं होता, पंजाबमें किये 
गये अत्याचारोंका' इन्साफ नहों क्षिया जाता और स्वराज्य नहीं हासिल हो जाता 
तबंतक किसीकों भी खुशियोंमें शामिल नहीं होना चाहिए। हमारे उद्देश्य केवल हिन्दू- 
मुस्लिम एकता और हिसा रहित असहयोगे ही पूरे हो सकते हे। तलवारें नहीं 
निकाली जानी चाहिए। इसके दाद उन्होंने असंहयोग कार्यक्रमके विविध अंगोंपर बल 
“दिया और कहा कि किसीकों भी सेनासें भरती नहीं होना चाहिए। इसके बाद 
उन्होंने सरस्वती पाठ्शालाके लिए चंदेकी अपील की। उन्होंने बताया कि यह पाठशाला 
एक शुद्ध राष्ट्रीय संस्था है। 
[अंग्रेजीसे ] 
लौडर, २४-११-१९२० 


१. देखिए “तार: शिवप्रसाद युप्तको ”, २०-११-१९२० दी पांद टिपणी २ । 

२. झासी शहर और खासतौरसे हा्ग॑नकों, जहाँ पह भाषण हुआ था, गांवीजीका स्वागत 
करनेके लिए बहुत गच्छी तरइते सजाया गया था गौर खूब रोशनी की गई थी। गांधीनीके साथ मौछाना 
शौकत अली भी थे । 

३. खिलाफत भान्दोत्नका उद्देश्य अककि सुख्तानकों, खडीफा होनेके नाते मुसल्मि दुनियामें वही 
प्रतिहा और भविकार दिाना था जो उन्हें प्रथम विश्व-युद्धके पूदे प्राप्त ये । 

४. जल्थिंवाण दागका हत्याकांड और १९१९ में पंजाबमें किये गये मत्य अत्याचार; देखिए लण्ड 
१७, (४ १९८-३२२। 


९. हिन्दुओं और मुसलमानोंसे 


मुझे पता चला है कि मेरे महमदावादके! भाषणपर छोगोमे मतम्ेद पैदा 
हो गया है। भाषणसे सम्बद्ध वह भाग मेने यह लेख छिखते समय ही पढा है। 
उसमे नुझे एक ही महत्त्वपूर्ण भूल दिखाई दी है। 'स्ाथु मुझसे मिले” ऐसा मेरे 
भाषणकी रिपोर्टमे प्रकाशित हुआ है। मुझे ऐसा कहनेकी याद नहीं आती, छेकित 
सम्भव है मेने ऐसा कह दिया हो। साधु मुझसे बिलकुल नही मिल्ले। अपनी इस भूलके 
लिए में क्षमा चाहता हूँ। तथ्य इस प्रकार है. मेरे पास उनके भेजे हुए दो व्यक्ति 
आये और उन्होने मुझसे कहा कि साधुने मुझे बुलाया है। उस समयतक मुझे हकी- 
कत॒का' पूरा पता चल गया था। मेने कहा कि जानेंके छिए तो मेरे पास समय ही 
नही है, फिर भी यदि साधु यहाँ आये तो में उनसे अवदय मिलूंगा। इसके अतिखित 
मेने यह भी कहलाया कि उन्होने साधुके वेशमे एक ऐसा कार्य किया है जो मेरी 
समझमे साधुको शोभा नही देता। इसलिए अगर आप साधुके वेशकों त्यागकर ही 
यहाँ आये तो अच्छा होगा। साधुओसे में दया और निर्भयतापूर्ण व्यवहारकी आशा 
रखता हूँ। उनसे भें यह उम्मीद नहीं करता कि वे हिन्दुओके आन्तरिक झगडोंमें किसी 
मुसलमानको बीचमे डाले, जिस तरह इन साधु महोदयने एक मौलवीको बीचमे डाछा 
है। में देखता हूँ कि मेरे इस सन्देशसे ही लछोगोमे खछ॒वछी मच गई है। तथापि 
में अपने इस सन्देश और भाषणपर पूव॑ंवत्‌ कायम हूँ। बकरेकों छेकर जो घटना हुई 
उसे में गम्भीर मानता हूँ। यह हमारा सौंभाग्य है कि उप्का कोई बुरा परिणाम 
नहीं निकला। अनेक निर्दोष जीवोंकी रक्षा करना निः्सन्देह साधुका स्पष्ट कत्तंव्य है। 
लेकिन साधुकों अपनी धाधुतासे, तपद्चर्यासे ही ऐसा करनेका अधिकार है। साधु शरीर 
बरूसे अथवा शरीखलके प्रयोगकी धमकी देकर जीवोकी रक्षा नहीं कर सकते। इसके 
अलावा अपने घम्मके झगडेमे मुसत्मानोके बका उपयोग भी नहीं किया जा सकता । 
यदि मुसलूमानोंके दो दकू परस्पर एक-दूसरेसे झगडा करे तो उसमे हिन्दू किसी एकका 
पक्ष लेकर दूसरेकों कैसे दबा सकते हे ? यदि दवाये तो यह हिन्दुओंके लिए शर्मेकी, 
और [मुसलमान | दब जायें तो उनके लिए डूब मरनेकी बात होगी। जिस तरह 
हमने अपने दुनियादी झगडोमे अग्रेजोकों मध्यस्थ बनाकर अपना राज्य खो दिया, उसी 
तरह यदि अपने धर्मके आस्तरिक झगडोमे मुसलमान हिन्दुओंको और हिन्दू मुसलमानोको 
मध्यस्थ बनाये तो दोनों अपने-अपने बर्मोत्रे ध्युत हो जायेंगे। वकरेकी बलि देनेवाका 


१, गुजएतके खेढ़ा णिरेका एक शहर । 

३. देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ४२९-३३ । 

३- कुछ हिन्दू वकरेक्नी वलिं देना चाहते ये जब कि कुछ भन्य हिन्दू उसके विरृद्ध थे। मततः इस 
वल्को रोकनेके लिए उपयुक्त साधने मुफ़त्मानोक्ी सहायता छी थी । 


हिन्दुओं और मुसलमानोंमे ७ 


हिल्दू, मुपत्मानकी सहायतासे अन्य हिन्दुओंकी इच्छाके विरुद्ध बकरेकी वलि दें तो 
अन्य हिन्दुओकी क्या गति होगी 

हम हिन्दू-मुप्ततमानोंके बीच सच्चे भाईचारेकी भावनाकों जन्म देना चाहते हे, 
अहमदाबादकी इस घटनासे उसमें बाधा उत्पन्न हुई हो, ऐसी मेरी मान्यता है। आज 
इस वाघाका प्रभाव नगण्यः भछे ही है, लेकिन मेने यह सोचकर कि कही इसमें 
उत्तरोत्तर वृद्धि न हो हिन्दू-मुसलछमान, दोनोकों ही चेतावनी दी है। 

अब मौलवीके सम्बन्धमे। उन्हे तो मेने पाखण्डी ही माना है। मुझसे उन्होने 
जो-कुछ कहा था उसमे और कुछ मुसलमान भाइयोके चाम वितरित पत्रिकामे लिखी 
गईं बातोमे बडा अन्तर है। उसमें मौलवीके साथ जिन बातोके होनेका उल्लेख है 
वे एकदम बनावदी हे। मेरे कहनेका अभिप्राय इतना ही हैं कि उस मौलवीने भेरे 
नामका दुरुपयोग किया है। उन्हें अथवा किसी अन्य व्यवितकों अहमदाबादसे निका- 
तेका मुझे क्या अधिकार है? लेकिन उस मौलवीने तो मुझसे यह कहा था कि भें उसके 
लिए एक वुजुर्गके जैसा हूँ, इसीसे मेने उन्हे सछाह दी थी कि अगर मेरा कहा 
माने तो आप अहमदाबादसे चले जाये। उन्हें अथवा किसी भी मुसछमानकों खिलाफत 
समिति अथवा मेरे नामसे हमारी अनुमतिके बिना कार्य करनेका कदापि अधिकार 
नहीं है। इस मौलवीपर मेरा तो तम्तिक भी विश्वास नहीं हैं। उतके पास खिलाफत 
समितिकी ओोरसे दिया गया कोई अधिकार-पत्र नहीं है। इसलिए प्रत्येक मुसलमानको 
मेरी यह सलाह है कि उस मौलवी अथवा किसी भी ऐसे व्यक्तिकी, जिसके पास 
खिलाफत समितिकी ओरमसे दिया गया अधिकारपत्र नहीं है, बात नहीं सुननी 
चाहिए। 

मुसलमान खिलाफतका कठिन कांये और हिल्दू-मुसछमान स्वराज्यका महान्‌ 
कार्य तबतक नहीं कर सकते जबतक कि दोनों निर्भय, साहसी, स्वार्थ-त्यागी और 
ईमानदार नहीं बनतें। इसीलिए उन्हें हमेशा सावधानीसे चलनेकी आवश्यकता है। 
महान्‌ संघर्षोने पाखण्डपूर्ण कार्य भी साथ-साथ होते रहते हे। हमारा कत्तंव्य है कि 
हम इनके प्रति सतर्क रहे। 

[गूजरातीसे | 
तवजीव॑न, २१-०११-१९२० 


१०. स्व॒राज्यकी शर्ते और अस्पृश्यता 


गुजरात विद्यापीठके एक निदोंष प्रस्तावसे अहमदाबाद, बम्बई आदि स्थानोपर 
खलबली मच गई है।' विद्यापीठने जो प्रस्ताव पास किया हैं उसके अनुसार किसी 
भो ऐसी पाठ्शालाकों मात्यता नहीं दी जायेगी जिसमें अन्यजोकों प्रवेशका निषेम 
होगा। यह प्रस्ताव विद्यापीठ्के सिद्धान्तके अनुसार ही पास किया गया है। तथापि इस 
प्रस्वावसे अनेक हिल्दुमोंके दिलोंकों ठेस पहुंची हैं और उतमें ते कुछ-एक लोग कह 
रहे है कि मुझे इस बातकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए थीं। कुछ छोगोका कहना 
है कि अस्पृश्यता सम्बन्धी मेरे विचार मेरे हिन्दुत्वको बा लगाते है। अत्य कितने 
ही लोग मेरे इन विवारोंके कारण मेरे कट्टर सनातनी होनेके दावेकों रद हो गया 
मानते हूँ। में अपने आपको कट्टर सवातनी क्योंकर मानता हूँ उप्के कारणोंकी 
खोज-बीन हम बादमें करेगे। 

अभी दो में केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि विद्यापीठने अपने प्रस्तापसे 
कोई नया निर्णय नहीं किया है। विद्यापीठ अगर इससे भिन्न कोई प्रस्ताव पास 
करता तो वह अवश्य एक नई बात होती। सरकारी स्कूलों बाज अन्त्यज शिक्षा 
प्राप्त कर रहे है। वम्मईके असंहय हाई स्कोंमे ऐसे विद्यार्थी हे, गुजरातके हाई 
स्‍्कूलोमे भी हे । 

यदि हम अबतक इन पराठ्शाक्ाओमे वैष्णव छकोंको भेजते रहे हे तो फिर 
क्या हम राष्ट्रीय शाहामें अन्त्यजोंका बहिष्कार करके एक नया ठठा शुरू करेगे? 
क्या हम अस्पृश्यताका पुनरुद्धार करके स्वराज्य प्राप्त करतेकी आशा रखते हे 

रेहगाडी, होटलों, अंदाकृतो और मिलोंमे अस्पृश्यता आड़े नहीं आती, तो फिर 
स्कूलोंमें जहाँ शिक्षककी वेखरेखमें स्वच्छताके नियमोका पाछत करते हुए ही शिक्षा 
प्राप्त की' जा सकती है वहाँ कया अस्पृश्यताको कायम रखता चाहिए? 

मुसलमानों, पारसियों, ईपाइबो और यहूदियोकों हम अस्पृद्य नहीं मानते; 
यदि भानें तो फिर हम उन्हें भाई नहीं बना सकते। ऐसी परिस्यितिमे अन्त्यजको, 
जो हिल्दू धर्मका ही एक अंग है, राष्ट्रीय स्कूलोंमे, जहाँ इतर जातिके लोग आ सकते 
है, क्यो अस्पृष्य माना जाये? 

मूझपर यह आरोप लगाया गया है कि विद्यापीठसे उपयुक्त प्रस्ताव पास कखा 
कर मेने हिन्दू-सप्तारपर सरकारके समान ही जुल्म ढाया है। ऐसा आरोप रूगावेबाले 
व्यक्तियोंकों विनम्नतापूर्वक याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस ढगसे आप स्कूछ चलाना 
चाहते है, में उससे आपको रोकना नहीं चाहता; किन्तु आप भी मुझे ने रोके। इसमें 


१, उन्ही दिनों राष्ट्रीय विश्वविधाल्यके रुपमें स्थापित गुजरात विधापीठ्द्री सीनेय्की समामें 
३१ मक्तूवर, १९१० को गापीजीकी भष्यक्षतामें यह निश्षप्त किया क्या था कि विद्यापी5 द्वारा मान्यता 
प्राप्त किसी भी खूलमें तथाकथित अन्तणोंका बहिष्कार नहीं किया जायेगा । 


स्व॒राज्यकी शर्तें और अस्पृश्यता ९ 


जुल्म कया है? सच तो यह है कि मुझे रोकनेका इरादा करके आप जुल्म करते 
हैँ। जो व्यक्ति राष्ट्रीय मावनाकों जागृत करनेमें अस्पृश्यताकों हानिकारक मानता है 
आप उसे उसके विरुद्ध आन्दोढ़न करनेसे कैसे रोक सकते हे ? आप दूसरे आदर्शोको 
माननेवाके तथा अस्पृश्यताके धर्मकों स्वीकार करनेवाले अन्य विद्यापीठोकी स्थापना 
करे, उप्से आपको कोई नही रोकेगा। हाँ, उसके विफल होनेकी सम्भावनासे अगर 
आप वैसा न कर पायें तो यह अलग बात है। 

मेरी दृढ़ मान्यता हैं कि अस्पुद्यता अधर्म है। यह हिन्दु धर्म्में निहित 
वुराइयोंकी परिसीमा है; इसका पोषण करना दुराग्रह हैं। उसे तपश्चर्याके द्वारा दूर 
करनेमे सत्याग्रह है। सत्यका जाग्रह ही धर्म है। प्रत्येक रूढिगत दोषको पकड़े रहवेका 
आग्रह करना अधर्म है। 

असहकार थुद्धि-शास्त्र है। आन्तरिक शुद्धि किये बिता असहकार असम्भव है। 
जबतक हम अपने ही एक आंगकों अस्पृष्य मार्नेगे तबतक स्वयं हम हिन्दूं छोग और 
हमारे पड़ोस्ती मुसलमान आदि भी जो आज [साम्राज्यके| अछत बन गये हे, 
अछूत ही बने रहेंगे। मेरी दृढ़ मान्यता है कि हिल्दू-संसारकी अधोगति अस्पृश्यताके 
दोषसे ही हुई है। अपने पापसे हम खुद ही अस्पृएय बन गये हे। हमने ध्मके बहाने 
अन्त्यजोंको अस्पृध्य माना; सरकारने भी अपना धर्म समझकर हमें अस्पृश्य बना 
दिया। और विदेशियोंकी ओरसे दिये गये इस बिल्लेको हम भी अन्त्यजोके समान ही' 
स्वाभाविक मान कर अंगीकार किये हुए हे। और जैसा हम कहते है कि अन्त्यज 
अपनी अस्पृश्यताकों कलंक तही मानते, वैसे ही सरकार भी कहती है कि हम अपनी 
हीनावस्थाकों स्वाभाविक वात मानते हे। सिर्फ गांधी-जैसे कुछ विप्ठवी लोग ही भार- 
तीयोंको भ्रमाकर उनकी स्वाभाविक गतिको अधोगति कहते फिरते हे । 

गुजराती हिन्दुओंसे मेरी प्रार्थंदा हैं कि आप असहयोगमें बहुत ज्यादा भाग छे 
रहे है; उसे इस तरह खलबली मचाकर अवरुद्ध न करे। अस्पृश्यताकों धर्म मानकर 
आप स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि इससे तो हमें यह राक्षसी' 
सरकार ही प्रिय है। इसका एकमात्र उत्तर यही है कि राक्षत्ती सरकारके राज्यमें 
जिन्हें आप अस्पृत्य मानते हे उन्हें आप अस्पृष्य नहीं रख सकते; इतना ही 
नही वरन्‌ वैसा प्रयत्न करनेसे हमारी आजकी दयनीय स्थिति और भी दयवीय 
हो जायेगी, यह वात सहज सिद्ध है। हमें इसे नहीं भूछना चाहिए। 

[गुजरातीसे ] 
नंवजीवन, २१-११-१९२० 


११. अहिसाकी एक विजय 


गर्त-त्याग कहे, दया-धर्म कहे, शान्ति कहे, अमन कहे अथवा अहिंसा -- मर्थ 
इन सबका एक ही है। इस शव्तिकी विजय हुईं हैं, यह वात सरकारके अन्तिम 
प्रस्तावसे' सिद्ध हो गई है। सरकारने फिलहाल कुछ समयके लिए अली भाइयों और 
मुझे कैदमें न रखनेका निश्चय किया है। उसने इस शान्तियूं असहयोगपर फिलहाल 
बुद्धिवछसे, नरम दलकी मददसे विजय पानेका निश्चय किया है। इस निश्चयके लिए 
राजा व प्रजा दोनो परस्पर एक दूध्रेकों बधाई दे सकते हे। में इसे शान्तिमय युद्ध 
अर्थात्‌ अहिसाकी विजय समझता हूँ। यदि हमने छिपे अथवा प्रकट रुपसे खून करके, 
मकान जलाकर अथवा रेलकी पटरी उखाडकर सघर्ष चलानेका विचार किया होता तो 
हम जन-मानसको कदापि प्रशिक्षित न कर पाते, हममें साहसपुरवक सत्य वोलनेकी 
शक्ति न आ पाती, भर्थात्‌ हम स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए तैयार अथवा योग्य व 
हो पाते। आज हम जितनी स्वतत्त्रतासे अपने विचारोकों अभिव्यक्त करते है उतनी 
स्वतन्त्रतासे एक वर्ष पूर्व नहीं कर सकते थे। हमने सरकारकों अभयदान देकर 
स्वय अपने लिए साहस जुटा छिया है। हमारे मनमे इस विश्वासने धर कर लिया 
है कि चूँकि हममे मलितता नहीं है इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं विगाड सकता। 
हमें सहज ही इस सत्यकी अनुभूति हो गई है कि यदि हम किसीकों मारना नहीं 
चाहते तो हमें भी कोई क्यों मारेगा। 

इस तरह वातावरण साफ हो गया है। हम अपने हृदयवरूसे, वुद्धिलठसे जन- 
मतको बदलकर स्वराज्य प्राप्त करना चाहते है, इसलिए सरकारके लिए भी स्ोच- 
समझसे काम छेना जरूरी हो गया है। अपने विरोधीसे डरकर जब हम उसीकी 
तरह मलिन वलका उपयोग करते हूँ तभी हम मलितता सीखते हे और दुर्वल बनते 
हैँ। इससे दोनो पक्ष कमजोर होते हे। यदि मलितताके विरुद्ध हम स्वच्छताका प्रयोग 
करे तो अन्तत. मलितता कम हो जाती है और इससे उस हृदतक जनता और जगत 
सुखी होता है। इस तरह शान्तिकी, अमनकी सदा जय ही होती है। सरकारका 
प्रस्ताव इस विजयका एक वा उदाहरण है। 


१, सन्‌ १९३०के नवम्बर मासके आररम्भमें प्रकाशित किये गये इस संकलमें अन्य वार्तोकि भछावा 
वह कहा गया था कि सरकारने अबतक ऐसे छोगेंके खिलफ फ्रौजदारी या भन्य अक्ाएी कार्रवाई नहीं 
की है जिन्दोंने अत॒पोगके ाथ-साथ भद्दिसाका भी प्रचार किया है और उसने स्थानीय सरकारोंकों केक 
उन्दी लोगेंके खिलाफ कार्रवाई करनेकी हिंदापत्त दी है जिन्होंने अपने छेखन था भाषणसे जनताक़ो छिंसाके 
लिए भड़कापा है । इसके अलावा उक्त संकत्पमें यह सी कहा गया था कि संस्कार वाणीक्ी सतलता 
और अखवारोंकी भाणादीमें हस्तक्षेप करनेते वचती रही है । इंडिया इन १९२०। 

२ मौछाना मुहम्मद भी (१८७१-१९३१) और श्ञौक्त बढी (१८०२-१९३८), एण्ट्ीप 
मुस्तिमि; राजनीतिश, खिलफत आन्दोत्नके अमुख नेता | मुहम्मद गली १९२० में इस्हेंह जनिवाडे 
शिष्टमण्डल्के नेता और १९२३ में भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेसके अथक्ष थे । 


अहिसाकी एक विजय ११ 


अभी तो हममे सम्पूर्ण गान्तिका प्रसार नही हुआ है। हमारी वाणी और हमारा 
हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। हममे रोष है, गुस्सा है। इसीसे हमारी शान्तिकी पूरी तरहये 
छाप नहीं पडती। जब हमारे सघर्षमे कटुताका छेश भी नही रहेगा, जिस दिन कार्ये- 
कर्ता बिल्कुल शुद्ध आचरण करेगे, उसी दिन हमे स्वराज्य मिल जायेगा। हम जैसा 
करते हे, सामान्य वर्ग वेसा ही करता है। इतर वर्गके छोग श्रेष्ठ जनोका अनुगमन 
किया करते हे। 

सरकारके प्रस्तावके अच्तमें एक डंक निहित है, और उसका कारण यह है कि 
डंक तो हमारी पूँछमे भी है। शान्तिकों धर्म मानकर उसका पालन करनेवाले हममें 
मेरे जैसे कितने छोग है। मेरे भाई शौकत अली भी शान्तिकों सर्वकालीन धर्म तही 
मानते, उस्ते इस समयके लिए आवश्यक एक आपदु-धर्म मानतें हे। वे शान्तिकों एक 
युक्ति--- पालिसी --के रूपमे स्वीकार करते हे। यदि हम प्व शान्तिकों ही सर्वोच्च 
स्थान दे तो हमे आज ही' स्वराज्य मिल जाये। ऐसा हम निकट भविष्यमे करेगे--इस 
मान्यताके आधारपर में कहता हूँ कि तब स्वराज्य एक वर्षके भीतर प्राप्त हो 
जायेगा। शास्तिके बिता स्वराज्यका क्या उपयोग ? अधर्मका नाश धर्मकी स्थापनामे 
ही है। यह अधरम राज्य है, दृढ्तापूवंक ऐसा कहनेके साथ ही हमे धामिक बनना 
पढ़ता है। क्या कोई अधम व्यक्ति दूसरे अधम व्यक्तिपर अधम होनेका आरोप 
लगा सकता है? सूप बोले तो बोले, चलनी कया बोले? अधमंका ताश धममसे ही 
होता हैं। जहाँ अत्याचारकों सहनेवाला नहीं होता वहाँ अत्याचारीका उपद्रव भी 
नहीं होता। 

हम लोगोने पूरी तरह सचको नहीं अपनाया, इसी कारण सरकारका प्रस्ताव 
भी झूठ और दम्भसे भरा हुआ है। सरकारका कहना है कि चूँकि हम शान्तिमय 
युद्ध करते हे इस कारण उसने समाचारपत्रोपर प्लि प्रतिबन्ध हटा लिया है। यह कथन 
बिल्कुल सच नहीं हैं। कितने ही समाचारपत्र अभीतक परेशानीमे पड़े हे। जिन्हें 
गिरफ्तार किया गया है उन्हें गिरफ्तारीका कारण यह बताया गया है कि उन्होने 
लोगोकों शान्तिभग करनेके लिए उत्तेजित किया था। यह बात भी पही नहीं है। 
जिन्हे गिरफ्तार किया गया है उनकी भाषा भछ्ते ही निर्दोष न हो छ़ेकिन उन्होने 
किसीको अशान्तिकी सलाह कदापि नहीं दी। और अगर दी भी हो तो सरकारने यह 
सिद्ध नही किया। अपराधको सिद्ध किये बिना अपराधीको दण्ड नही दिया जा सकता, 
ऐसा कानून है। असहयोगकी मिन्‍्दा करनेमें सरकारले बहुत ज्यादा दम्भसे काम छिया 
है। सरकारका कहना है कि असहयोगसे अराजकता फैलेगी। छेकित सरकार जानती 
है कि व्यवस्था असहयोगसे ही आरम्भ हुई हैं। सरकारी शिक्षाके परित्यागका अर्थ 
दिक्षामे अव्यवस्थाका होता नहीं बरन्‌ गुलामीकी शिक्षाके स्थानपर स्वतन्त्रताकी 
शिक्षाकी स्थापना करना है; सरकारी अदालतोका त्याग अर्थात्‌ झगडे-फिसादको 
बढावा देना नहीं बल्कि उसका पच्तोंकी मार्फत निर्णय करवाना है; विधान परिषदोका 
त्याग अर्थात्‌ सयमका त्याग नहीं वरन्‌ स्वैराचारी कानूनोंका पाझन करनेके स्थान- 
पर जनमान्य संयम रूपी कानूनोका पालन करना है, विदेशी कपड़ेका त्याग करनेका 


१२ सम्पूर्ण गांधी वाइमव 


असिप्राय सस्तावस्था नहीं अपितु जनताके अपने हस्तकला-कोशलसे तैयार किये गये 
पवित्र कपड़ेका शरीर-रक्षाके निमित्त पवित्र उपयोग है; सरकारकी फौजमें भरती होनेसे 
इनकार करना, जनतामें अपनी रक्षा करनेकी शक्तिका होता है, इस तरह सरकारके 
विरुद्ध अतहकार करनेका अथ है जवतामे भीतर-ही-भीतर पूर्ण सहकार। 

दम्भके समान ही सरकारकी उद्धतताकी भी कोई सीमा नहीं है। जो व्यक्ति 
व्यय हो डराता-घमकाता है वह उद्धत है। जो असम्भवके सम्भव होनेका दावा करे 
वह उद्धत हैं। प्रकारका दावा है कि हिल्वुस्तानकों बाहरी आत्रमणके भयसे वहीं 
बचाती है। वह कहती है कि यदि असहयोगक्ी विजय हो तथा सरकार हिन्दुस्तानसे 
विंदा ले ले तो हिन्दुस्तानकी स्थिति बिना माँके बच्चे-जैसी अरक्षित हो जाये। फिर 
तो कोई भी देश उसपर आक्रमण कर सकता है। सच तो यह है कि गदि हममें 
परस्पर सहयोग हो, हम हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, स्रिख और पारतती छोग एक है, 
ऐसा माव हम विडर होकर स्वावदम्बी बन जायें, जनता अपनी जरूरतकी वतुएँ --- 
अन्न-व्तादि -- हिन्दुस्तानमे ही उत्पन्न करे तो फिर कौन हिल्दुस्तानकी शोर आज 
उठा सकता है? 

अहिसाका, शान्तिका अर्थ कायरता चही है। उसका अर्थ शुद्ध पौरुष है। हिलदु- 
स्तावपर आकमण हो तो हिन्दुस्तान या तो परम शान्तिसे झनुको परास्त करेगा अथवा 
उससे अगर ऐसी उद्धतता सहन न हो सकी तो उसकी क्षत्रिय जातियाँ -- सिंख, 
मूसलमान आदि-- आक्रमणकर्त्ताको दण्ड देगी। अहिसाका, अमतका अर्थ पराधीनता या 
दुबंलता नही है। जहाँ शौयं है वही क्षमा हो सकती है। जब सरकारको 'अलविदा' 
कहनेका समय आयेगा तब हिन्दुस्ताव आजकी तरह निस्तेज नहीं होगा बल्कि उप 
समय उसका तेज चारों ओर उद्माध्तित हो रहा होगा। यदि कोई यह प्रश्न करे 
कि ऐसा दिवप्त क्या एक वर्षमे आता सम्भव है? तो उस्े यह उत्तर दिया जा 
सकता है कि जबतक ऐसा दिन नही भा जाता तबतक हिन्दुस्तान कदापि स्वयज्यका 
उपयोग करनेके योग्य नही बद सकता और ऐसा शुर दिन शान्तिमय असहयोगग्ने ही 
भागेगा। इस दिवपकों में तो समीप ही आते देखता हूँ। 

नरमदलके बूजुर्ग लोगोसे मे अत्यन्त विनज़ाये प्रायंना करता हूँ कि दे सरकारकी 
कुटिलताकों पहचानें और उसके द्वारा बिछाये गये जालमें व से । 

शिक्षाके सम्ब्धरमें सरकारने जो आरोप छगाये हैँ में उस झगड़ेमें अभी नही 
पड़ता। माता-पिताकी सहायता न मिल पाती तो आन्दोछन अबतक जितना भागे 
बढ़ पाया है उतना क॒दापि ने बढ़ पाता। जहाँ कही माता-पिता भड्धासे रहित हे 
और जहाँ पुत्रोमे आत्मवल् है वहाँ मेने उन्हें विनयपुवंक पिताकी आज्ञाका उल्हंघन 
करनेकी सलाह दी है। इस सलाहमें न तो अनीति है, और न अविचार अथवा 
अविवेक ही। युवकोंको स्वतस्त्र रूपसे विचार करतेका अधिकार सब शाहतरोमें दिया 
गया है। 

सरकारके प्रस्तावसे हमे यह सीखना है कि हमने शत्तका त्याग करके जिप् 
तरह उसके शस्पवलकों लगभग जीत लिया है उसी तरह हमें उसके दम्म, छठे भौर 


भेंट: एसोसिएटेड प्रेत ऑफ इडियाके प्रतिनिधित्त १३ 


कपठके जालकों अपने निर्भीकता और सत्य रूपी स्वर्ण-बस्तसे काटता है, धोखा खाकर 
उसमें फेंसना नहीं है। 

[गुजराती] 

तवजीवन, २१-११-१९२७० 


१२ भेंट: एसोसिएटेड प्रेत ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे 


दिल्ली 

२१ नवम्बर, १९२० 

यह पूछे जानपर कि क्या आप समझते हे कि सरकारसे कोई भी आ्िक सहा- 

पता लिये बिना आप वेशकी सारी शिक्षा-संस्पाएँ चला सकेंगे, भरी गांधीने उत्तर दिया: 

हाँ, यदि में देशकों अपने साथ छेकर चछ सका। में समझता हूँ कि सभी मौजूदा 
संस्थाओंकों बिता किसी सरकारी मददके चला सकता सर्वेधा सम्भव है। 

इस सवालके जवाबर्में कि क्या असहयोगकों अंवतक जो सफलता प्राप्त हुई है, 

उससे उन्हें यह भरोसा होता है कि अन्तर्में उसकी विजय होगी, भरी गांधीने कहा: 

हाँ, अवदय । 
इस प्रहनपर कि “क्या असहयोग और ख़िलाफत अलग-अलग आन्दोलन हे या 
दे किसी विशिष्ट उद्देश्यकी पू्तिके लिए एक-दूसरेमें मिला दिये गये हें”, श्री गांधीने 


देशने असहयोगकों अपने उद्देश्यके साधनके रूपमें अपनाया है। उसे खिलाफत- 
सम्बन्धी अन्याय और पंजाबके अत्याचारोंके शोधन तथा स्वराज्यकी प्राप्तिके छिए 
अपनाया गया हैं। 
जब भ्री गांधीसे यह प्रइन क्रिया गया कि क्‍या जो-कुछ हो रहा है उस सबके 
बावजूद आप हमेशाकी तरह अपने इस विश्वासपर दृढ़ है कि भारतकों लगभग एक 
वर्षके अन्दर हो स्वश्ञासन मिल जायेगा, तो उन्होंने कहा: 
में अब भी मानता हूँ कि यदि भारत मुझे पर्याप्त सहयोग दे तो उसे एक सालके 
अन्दर स्व॒राज्य हासिल हो सकेगा, परन्तु यद्यपि मे समझता हूँ कि सहयोग उतना 
नही है जितना होता चाहिए था, फिर भी वह इतना काफी है कि में निकट भविष्यमें 
उसके बढनेकों आश्या कर सकता हूँ। 
[अंग्रेजी 
हिन्दू, २३-११-१९२० 


१३- पत्र: सो० एफ० एन्ड्रयूजको 


अलीगढ़ 
२३ नवम्बर, [ १९२० | 


प्रिय चार्ली, 


मुझे तुम्हारे पत्र और तार मिक्े। क्या मेने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? 
मेने तार देकर केवल यह सूचना देनी चाही थी कि मे तुम्हे भेजनेकी कोशिश कर 
रहा हूँ -- मेने यह नहीं कहां था कि तुमने पद स्वीकार कर लिया है। और मेने 
जो कहा, अपनी और तुम्हारी बातचीतके' आधारपर कहा। जो भी हो, किसी तरहका 
दवाव तुप्पर तहीं डाला जायेगा। तुम मुस्लिम विश्वविद्यालयके छिए केवल उतना 
ही करना, जो तुम कर सकते हो। 

हाँ, में अंग्रेजोसे देशके सम्बन्धकों एक शुद्ध आधारपर स्थापित करनेकी जरूरत 
महसूत्त करता हूँ। आज वह जैसा है उससे तो विरकित ही होती है। परन्तु में अभी- 
तक यह नहीं तय कर पाया हूँ कि उस्ते, चाहे जो हो, समाप्त ही कर देना चाहिए। 
हो सकता है कि अग्नेजोका स्वभाव काली और भूरी जातियोके साथ पूर्ण समानताका 
दर्जा स्वीकार नहीं कर सके। तब तो अग्रेजोकों भारतस्रें वापस ही भेजना होगा। 
परन्तु एक गौखपूर्ण प्मानताकी सम्भावना है, यह विचार में त्याग नहीं सकता। 
किन्तु यदि इस बातका यथासम्भव स्पष्ठ प्रमाण मिल जाये कि धर्मके प्रथम सिद्धान्त 
अर्थात्‌ मानव-मानवके बीच भाईचारेंके सिद्धान्तकों समझनेमे अग्रेज बुरी तरह असफल 
हो गये है, तो यह सम्बन्ध अवश्य समाप्त हो जाता चाहिए। 

बडो दादाका पत्र मुझे नहीं मिछा। शायद आश्रम पहुँचा हो या मुझे दिल्ली 
पहुँचनेपर मिले। मेने तुम्हे समयपर तार दे दिया था। 

में डा० दत्तकों तारसे कोई सन्देश नहीं भेज सकता, परन्तु यदि अभी समय 
हो हो में उन्हे कुछ लिखनेकी कोशिश करूँगा। 

मुझे पूरी आशा है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। 


१, १९२० में ३३ नकाबरकों ग्रांपीजी भठोगढ़में थे जहां वे ल्िछाफत समितिकी एक सभामें शरीक 
होने गये थे । ह 

२ चाल्से फेर एन्टूयून ( १८७१-१९४० ); भंग्रेण मिशनरी, ऐसक व विश्षाशाल्री, किद्धोनि 
विश्रभारती विश्वविदयाल्यके कारमें बहुत दिख्वस्ी ढी; कई व्धोतक भारत्रीषंके साथ काम विद्या मिमसे 
उन्हें 'दौनवन्पु ' की उपाधि म्िंडी । वे गाधीणीके धनिष्ठ परित्र ये । 

३ अक्तूबर १९२० में एन्ट्यूजक़ी गुजरात्र थात्राके दौरान जब वे गांवीजीके साथ कुछ दिनके लिए 
रहेये। 
४ ब्रिलेद्धनाय ठाकुर खीन्ऋनाथ ठातुरके बडे भाई; गापीगीकी मसहपोग पोजनक्े सिद्वान्तदः प्रशाक्त | 


भाषण : आगरामें, अस्नहयोगपर प्‌ 


०. 


गुजराती बच्चोके हटा छिये जानेपर मुझे आइचरय्य नही हुआ।' में समझता हूँ 
कि इससे तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। तुम किसी भी वच्चेकों रख़नेके लिए 
सिद्धान्तोमे ढील नही कर सकते। मेने तुम्हे पत्रमे वह-सब नहीं लिखा जो सीनेट द्वारा 
अभी पास किये गये प्रस्तावकों' मजूर करानेके कारण मुझे सहता पड रहा है। छोगोने 
मेरा पूरी तरहते बहिष्कार करनेकी धमकी दी है। परल्तु मेरी स्थिति बिलकुछ स्पष्ट 
है। में दछितवर्ग या किसी भी वर्गकी क्षति स्वीकार करके स्व॒राज्य नहीं चाहता। 
में स्व॒राज्य शब्दका जो अभिप्राय मानता हूँ यह वेसा बिलकुल नही होगा। मेरा विश्वास 
है कि जिस क्षण भारत शुद्ध होगा, उसी क्षण वह स्वतन्त्र हो जायेगा; उससे एक 
भी क्षण पहले नहीं। मुझे केवछ इस सबसे बडे असुर, इस सरकारसे सम्पूर्ण शक्तिके 
साथ लडना होगा और वसा करते-करते छोटे-मोठे राक्षमोस्रें तो में अपने-आप ही 
निपट चुकूँगा। बहिष्कारकी यह घमकी मुझे बहुत ही खुशी दे रही है क्योकि में 
महसूत करता हूँ कि वहाँ म॑ और भी शुद्ध घरातकूपर हूँ। सरकारसे, रूडनेमे सह- 
योगियोके उद्देय समिश्र हो सकते हे, छेकिन छुआछूतके राक्षसग्रे लड़नेमे मेरे साथ 
बिलकुछ चुने हुए छोग हे। 

सप्रेम, 


तुम्हारा, 


मोहन 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ९५६) की फोटो-तकलसे। 


१४- भाषण ; आगरामें, असहयोगपर”* 


२३ नवम्बर, १९२० 

श्री गांधीने भाषणका प्रारम्भ हालमें आगरामें हुए हिल्‍दू-मुस्लिस दंगोंके उल्लेखसे 
किया और अधिकारियोंकी मध्यत्यताके बिना ही विवाद सुलझानके लिए जनताको 
बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुझे अनुशासनहीत सभा देखकर दुःख होता है क्योंकि 
उससे तो स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जुलूससे समय नष्ठ होता 
है और बड़ी तभाओंसे वह उद्देश्य पुरा नहीं होता जिसके लिए उत्तका आयोजन किया 
जाता है। इन दोनोमें ही समय नष्ट होता है। शायद मुझे यह व्रत्त ऊेना पड़े कि 


१. सम्भवतः इसलिए कि ब्राह्मण भोर ग्राक्षणेतर बच्चोंसे शान्तिन्कितन भाक्ष्ममें एक साथ खाना 
खानेकी कहा गया था । 

२ देखिए पाद-टिप्पणी १, पृष्ठ ८। 

३ मौलाना गबुरू काम भाजादकी अध्यक्षतामें हुई विशाल भाम सभामें दिपा गया भाषण । 

४ गावीनी तथा अन्य छोग समा-स्थरूपर एक जुलसमें छे जाये गये थे जिसमें दो घटे छग गये 
ये । जुदसके साथ बेड था और रास्ता सी खूब सजापा गया था । 


१६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
मे जुलसोमें नहीं जाऊँगा और बड़ी सभाओँमें भाषण नहीं दूँगा। भारत जलियाँवाला 
बायमें सारे गये १५०० लोगोंके लिए शोक सता रहा है। शोकके समय संगीत और 
जुलूसका विचार भुझसे सहन नहीं हो सकृता। उन्होंने इस बातपर खेद व्यक्त किया 
कि सजावट भौर प्ंंडियों आदिमें विदेशी कपड़े और विदेशी बत्तुओंका इस्तेमाल किया 
गया है और रोशनी में विदेशी मोमबत्तियों और छंम्पोंका। खिलाफतके सामतेमें जो 
अन्याय हुआ है उसे दूर कराने या स्वराज्य प्राप्त करतेमें इन तरीकोंते कोई मदद 
नहीं भिल्ेयी । 

उन्होंने फहा कि में केवल विद्याथियोंके बीच भाषण देने आया हूं और शीक्र ही 
जहाँ हरा हूँ वहां चला जाऊंगा; उस सभामें केवल विद्यार्थी ही शरीक हो सकेगे। 
उन्होंने कहा कि में इस सरकारकों शैतानकी सरकार सानता हूँ और मेरा विश्वास 
है कि यदि लोग संच्चाईपर रहें और नेक आचरण करें तो एक सालमें स्व॒राज्य मिल 
सकता है। सरक्तार मुझे पागल कहती है, परन्तु मे जावता हूँ कि से पागल नहीं 
हूँ। में इस घूर्त सरकारसे संच्चाईसे नियटूँगा। उन्होंने वकीछोसे वकालत छोड़ वेनेका, 
उम्मीदवारोंसे फॉसिलोंका बहिष्कार करनेका मौर सतदाताओंते मत न देनेंका आग्रह 
किया। उन्होंने कहा कि चुनाव चमारकों उम्मीदवार बनाना हास्थास्पद है। तौकर- 
शाही उसपर और लोगोंपर ऐसे फामोंके लिए हसेगी और चूँकि इस ढंगसे स्व॒राज्य 
नहीं मिलेगा, वे बोनोका ही मजाक उड़ायेंगे।' 

[बग्रेजीसे | 
लीडर, २६-११-१९२० 


१५. भाषण : विद्याथियोंकी सभा, आगरामें * 


२३ तवम्बर, १९२० 


मुझे यहाँ आकर जितना दू ख हुआ है उतना किसी अन्य स्थानपर नहीं हुआ 
था। में जो काम करने भाया हूँ इस ग्रड़वड़ीके वीच वह नहीं किया जा सकता। 
जहाँकी व्यवस्था इतनी बुरी है वहाँ में विद्याथियोसे कालेज छोडनेके छिए कैसे कह 
सकता हूँ! 


हि रू है 


१ वाहतराप खोंढे चैम्सफोडने गाधीणीड़ी असहयोग ग्रोजनाकों “मूलतापू्ण परोजनामोमें सबसे 
मधिक मूखेतापू्ण घोजना ” बताया था । 

२. इस भाषणके वाद गाधीणी और विार्थों समासे चह़े गये क्योंकि गांधीणी उनके बीच मरते 
भाषण करना चाहते थे । विद्या्िषोंद्ी समामें दिये गये माषणक्की रिपो्टके छिए देखिए भगछा शीत 

३ नवणीवनमें प्रकाशित मह॑दिव देताईके पामना-विवरणस्रे उद्धृत । 


भाषण : विद्याथियोकी सभा, आगरामे १७ 


गूलामीकी जंजीरकी चमकसे हमारी आँखे चौंधिया रही हे। हम उसे अपनी 
स्वतत्वताकी निशानी मान बैठे हें। यह हमारी अत्यन्त हीन गुलाम अवस्थाका 
सूचक है। 
के जे न 
अपने भाषणमें उन्होंने आगे बताया कि प्रचलित शिक्षा-पंद्रति हमें फायरता 
सिंखाती है। 
हमारे मनमें तिछूक महाराजके प्रति चाहे कितनी ही भक्ति क्यों न हो लेकिन 
उस भक्ति-भावनाकों क्या कोई विद्यार्थी खुलकर अभिव्यक्त कर सकता है? 
क्र क्र झ 


हमारा जीवन ही कायरताका पर्याय बन गया है। जो तालीम हमे भयहीत 
नहीं बना पाती, बल्कि जो भयकों पुष्ट करती हैं वह तालीम किस' कामकी? 
जिस शिक्षामे सचाईसे चलनेका अवकाश नही, देश-भक्तिकों अवकाश नही, वह कैसी 
शिक्षा है! 

ढ्ेकित मेरा यह कहना नही है कि तालीम बूरी है, केवल इसीलिए उसका त्याग 
कर देना चाहिए, मेरा कहता यह है कि चूँकि यह तालीम हमें गुरामीमे रखनवाले 
लोगों द्वारा मिलती है, इसलिए हम उस्ने ग्रहण नहीं कर सकते। गुरामोका मालिक 
हमें खतन्व॒ताका पाठ नहीं पढ़ा सकता। इस साम्राज्यमे मलिनता आ गईं है और 
यह राक्षसी साम्राज्य अगर मुझे स्व॑तस्त्रताकी तालीम देना चाहता हो तो भी में उप 
नहीं ले सकता। 

यह शिक्षा चाहे कैसी भी क्‍यों न हो, छेकिन देखिए कि उसके मूछ में क्या 
हैं? मोटी-मोटी पुस्तके पढाई जाती हे इससे आप लुब्ध क्यों होते हे? ये पुस्तके 
आपको खतन्त्रताकी सच्ची तालीम नहीं दे सकती, केवछ भरमाती हे। वस्तुत देखा 
जाये तो राष्ट्रका पैसा चुराकर हमें उससे ऐसी भूलावेमे डालनेवाली शिक्षा दी जाती 
हैं, जो चोरी करके उसमें से थोडेसे पैसे देकर नशाखोरी सिखानेके समान है। 

न हर क्र 

[बचपनमे | में माता-पिताके प्रति भक्ति रखनेवारा -- श्रवण-जैसी भक्ति रखने- 
वाला छडका था। मुझे ईइवरमें भी विश्वास था। यह सच है कि माता-पिताके प्रति 
भक्ति रखनेवाला में आज माता-पिताकी अवज्ञा करनेको कहता हूँ। लेकिन माता- 
पिताकों जन्म देवेवाला भी भगवान है ओर जहाँ ईश्वर और माता-पिताकी आाज्ञा 
माननेमे चुनाव करना पड़े वहाँ से आपसे ईद्वरकी आज्ञा माननेके लिए कहता हूँ। 

जिनके दिछसे यह आवाज आए कि जैसा मेने बताया है दसे साम्राज्य द्वारा 
संचाह्षित स्कूछोर्में आजादीकी शिक्षा प्राप्त नही की जा सकती, जिन्हे यह ईश्वरीय 
निर्देश प्राप्त हो कि आजादी पानेके लिए इस गृलामीसे छूटता चाहिए, उन्हे माता- 
पिताकों विनयपूर्वक समझाना चाहिए। यदि आपको यह जान पडे कि यह घर जल 
रहा है और इसे तत्काल छोडनेमे ही छुटकारा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। में तो 
इस साम्राज्यमे पछ-भर भी नहीं रह सकता, ऐसा मुझे चौबीस घण्टे महसूप्त होता 
१९-२ 


१८ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


रहता है और अगर आपको भी ऐसा महसूस होता हो तो आपको यह पूछनेकी 
जरूरत ही नही रह जायेगी कि हमारे लिए दूसरे स्कूलोकी व्यवस्था है या नहीं। 
बिता शर्तके स्कूलोका त्याग करना स्वत्वताका पहला पाठ है। छेकिन अगर आप- 
में धीरजका अभाव हो--आपमे स्कूछोका त्याग करके नई राष्ट्रीय पाठशालाके 
स्थापित होनेतक उसके लिए पैसे इकढ्ठे करनेका, भिक्षा माँगकर रहनेका घीरन 
न हो तो आप हरगिज जाता न छोडें। 

आपको जारीरिक श्रम करनेकी शिक्षा मिलनी चाहिए! अग्रेज छडके जब स्कूलो- 
कालेजोसे मिकलते हे तब उनमें शारीरिक श्रम करनेकी शक्ति तो होती ही है। 
ढेकिन अगर आप पढ-लिखकर वकील अथवा सरकारी नौकर होनेकी भाकाक्षा रखते 
हो तो आपके लिए यही पाठ्शालाएँ ठीक हे। दक्षिणमे मधुकरीकी जो प्राचीन प्रथा 
आज भी मौजूद है उसके गौरवकों भाप समझ सकते हो तो आप पिक्षा माँगकर 
भी शिक्षा प्राप्त करे। आपमे भिक्षा माँगकर शिक्षा छेनेकी साम्थ्य न हो तो में 
आपकी मा्फेत देशकी स्वतन्त्रता प्राप्त नही करता चाहता। 

यह शिक्षा तास्तिकताकी शिक्षा है। ऐसी शिक्षाके बावजूद जिन्हें ईश्वरमें 
श्रद्धा हो, जिसे इच्धियोपर काबू हो, जिसने अहिंसा और अस्तेयका पाछृत किया हो, 
अन्तरकी आवाज तो वही सुन सकता है। में केवक संयमका पाकृत करनेवाले 
विद्याथियोसे कहता हें कि अगर आपको ईदवरीय निर्देश मिक्के तो आप बेधड़क 
कालेज छोड़ दें। 

मुझे ऐसे ही विद्याथियोकी आवद्यकता है जिनमे समय आनेपर बलिदान 
देतेकी, फाँसीपर चढनेकी, भिक्षा भाँगनेकी शक्ति हो। यदि देश तथा मुसलमानोपर 
हुए अत्याचारोसे आपके हृदयमें अग्ति घधक रही हो तो आप कालेज छोड़ 
सकते हे।' 

[गुजरातीसे ] 
सवज्ञीवत, ८-१९-१९२० 

१ १६-११-१९२० के छीडरमें प्रकाशित भाषणकी रिपोर्टके अन्तमें कहा गधा दे “ मेरा भाषण 
सोब्द बरसे भविक्त उम्रके विद्यानियेकि लिए है । किसी भी स्थितिमें द्विंसाका प्रपोग नहीं किया जाना 
चाहिए । मेरे कुछ मुततत्मान मित्रेनि बताया कि वे असहयोगकों आाजमायेंगे, छेकित अगर वह सफल 
ते हुआ तब वे तहवारकों अपनाएँगे । मैं तल्वारका प्रयोग करनेदी बातके विरुद्ध हूँ । णो विधार्थो 
सूलोंका त्याग करें, मगर उनके अभिमावक्न उन्हें भाविक पद्ययता देनेते श्नकार करें तो उन्हें अपनी 
पढ़ाई जारी रज़तो हुए पत्थर तोढ़ने चाहिए अथवा भी मोंगनी चाहिए । इस तरह उन्हें अपना और 
अपने गुरका पेह भरना चाहिए। सिर्फ उन्दी विधामिप्रोंकों बिना किसी झ्तके खृूछों भौर काणेजो़ों छोब्ना 
चाहिए जो कष्ट तहनेके लिए तेपार हों, लेकिन केवल उत्तेजनावश उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए । 

भाषणकी समाप्तिपर गावोजीने विधा्ियोसे प्रश्न पूछनेंके छिए कहा। पक विद्या्यनि पूछा कि कोई विधार्थी 
तकनीकी अथवा कोई अन्य शिक्षा पानेके लिए इन्लैंड अथवा किसी भव्य यूरोपीय देशमें जा सकता है 
था नहीं। ओ गायीने कहा कि मैं इसे पसन्द नहीं कहूँगा छेक्िन अगर कोई विवार्यी जाना चाहे तो 
जा सरुता है। विद्यार्वनि फिर यूछा व्या वह जापान अथवा अब्रेरिका था सकता है जो कि लाल 
राष्टू है। मी ग्रापीने कहा कि उनके लिए सब पक समान है । वे भारत नहीं हैं !” 


१६० तार: जयरामदास दोलतरासको'" 


[२३ नवम्बर, १९२० को या उसके बाद ] 


तिववयय ही में जनताको सामाजिक बहिष्कार्से जो कि राजनीतिक 
बहिष्कारसे भिन्न है, परावृत्त करूगा। राजनीतिक वहिष्कारकों सर्वेथा 
आवश्यक मानता हूँ। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३५३) की फोटो-तकलसे। 


१७, और कठिनाइयाँ 


गुजरात विद्यापीठकी सीनेटने विद्यापीठसे सम्बद्ध स्कूलोमे ' दल्ितवर्ों के बच्चोकी 
भरतीके सम्बन्धमे श्री एन्ड्रयूजके सवालके सिलसिले जो प्रस्ताव रखा उससे अहमदा- 
बादमे सनसनी फैलनेका समाचार मिला है। उससे ' टाइम्स बॉफ इंडिया ' के एक सवाद- 
दाताको न केवक सन्तोष हुआ बल्कि इसीसे उसे सीनेटके संविधानमे एक और 
दोषका भी पता चला है--वह दोष यह है कि उसमें कोई मुसलमान सदस्य भी 
नही है। छेकिन में पाठकोंकों बतावा चाहूँगा कि यह बात विद्यापीठके स्वरुपमें राष्ट्रीय- 
ताके अभावका प्रभाव नहीं है। हिन्हू-मुस्छिम एकता केवल्‍ू कहने-भरकी बात नहीं 
है। इसके लिए किसी बनावटी सबूतकी जरूरत नहीं है। सीनेटमे कोई मुसलमान 
प्रतिनिधि न होनेका सीथा-सा कारण यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा-आन्दोलनमें दिलचस्पी 
छेनेवाला कोई ऐसा उच्च शिक्षा प्राप्त मुसत्मान नहीं मिछा, जो इस कामके लिए 
अपना समय दे सकता। में इस बातका उल्लेख सिर्फ यह दिखातेके लिए कर रहा हूँ 
कि इस आन्दोलनको लछाछित करनेके लिए, हमारे उद्देश्योका गलत अथंतक लगाकर 
किये जा रहे प्रयत्नोसे निपटनेके छिए हमें तैयार रहना चाहिए। यह एक सतहीं 
कठिनाई है और इसप्ले आसातीके साथ निपटा जा सकता है। 


१ जपरामदात दौल्तराम; सिषके एक कांग्रेसी नेता | यह उनके २३ नवस्वर, १९२० के तारके 
जवाबमें भेजा गधा था । जपरामदासका तार इस प्रकार था: “ कुछ हिन्दू अप्तत्थोगिषों, भिनमें दुर्गादात, 
गोविन्दातन्द, चोश्वराम, धनझाम, जप्रामदापत और हिन्दूके सम्पादक तथा अन्य छोग भी ये, की भाज 
एक वैठक हुईं | सामाणिक्त बहिष्कारंके सुझावोंपर बातचीत की । सबकी राय सामाणिक वहिष्कारके विरुद्ध 
रही; वर्षोंकि उत्ते हमें लाभ नही होगा, हमारे भान्दोलतमें वाथा पडेगी, भौर उससे लोगोंपर अत्याचार 
करनेके अवसर उत्न्‍न होंगे । आपसे अनुरोध है कि इस मामलेमें अपने प्रभावक्ा उपयोग करें ।” 

२, देखिए पाद-टिणिणी १, पृष्ठ ८ । 


३० सस्पूर्ण गांधी वाहमय 


दलित वर्गोक्ती कठिनाई हमारी बान्तरिक कठिनाई है और इसलिए कही ज्यादा 
गम्भीर है, क्योंकि उत्चसे फूट पड़ सकती है बौर उद्देश्य-सिद्धिके हमारे प्रयत्त कमयोर 
बन जा सकते है । यदि आत्तरिक कठिनाइयाँ बढ़ती ही जाये, उनका कोई अन्त ही व 
जाये तो कोई भी उद्देश्य सफ़ल नहीं हो सकता। फिर भी फूठसे बचनेके लिए पिद्धा- 
स्तोंका त्याग बिलकुल वही हो सकता। यदि आप उद्देश्यके महत्त्वपूर्ण बंशोका परित्याग 
करें तो उत्तकी जड़ोंपर प्रहार होता है और फिर वह उद्देश्य जागें नही बढ़ पाता। 
* दलित वर्गों की समस्या हमारे उद्देयका एक महत्त्वपूर्ण वंश है। द्षित वर्गोकति त्राथ 
जो बल्याय होता जाया है उसका पुरी तरह मार्जन किये बिना सराज्यकी कल्पना 
उसी प्रकार अप्म्भव है, जिस प्रकार सच्ची हिन्दु-मुल्लिम एकताके बिता। मेरी 
रायमे हमारी स्थित्ति स्ाज्नाज्यमे जो बछूतों भौर जति शूद्रोन्‍्जैसी हो गई है उत्तका 
कारण यही है कि हमने जुद अपने बीच अछूतो मौर भति शूह्ोंका एक वर्ग बना 
रखा है। गुलामके मालिककों हमेशा गुछामसे कहीं ज्यादा क्षति उठानी पड़ती है। 
जबतक हम भारतकी जनताके पाँचवें भागकों गुलामीमे रखेंगे तबतक हम स्वराज्य 
पानेके योग्य नही होंगे। जिन्हें हम शूद्व कहते हें, क्या हमने उन्हे पेठके बल नहीं 
चलाया है? क्‍या हमने उल्हें शेर समाजसे अरूग नही रखा है? बौर यदि 'शूद्र के 
साथ ऐसा व्यवहार करता धर्म है तो फिर हमे बलग रखना गोरी जातिका धर्म है। 
बौर यदि योरी जातियोका यह कहना कि हम अपनी हीवावस्थासे सन्तुष्ट है, ठीक 
नही है तो हमारा भी यह कहना ठीक नहीं है कि ' दलित जातियाँ” अपनी अवस्याते 
सन्‍्तुष्ट हे। जब हम गुलामीको प्यार करने लगते हें तब वह मानों अपनी चरमा- 
वत्थाको पहुँच जाती है। 
इसलिए गुजरातक्ी सीनेदने जब तूफानके आगे शुकनेसे इनकार कर दिया, तो 
उत्ते यह समझ लिया था कि उसे इसका क्या मूल्य चुकाना होगा। बसहयोग बात्म- 
शुद्धिकी प्रक्रिया है। क्गर हम त्वराज्यका पवित्र फल पाना चाहते हे तो हम इन 
तड़ी-ली प्रधाबोसे नहीं चिपदे रह सकते। मेरा स्पष्ठ सत है कि अस्पृश्यताकी प्रथा 
एक रिवाज-मात्र है, हिन्दू घ्मका अभिन्न जंग नही है। विचारके क्षेत्रमे दुनिया काफ़ी 
जाये बढ़ी है, यद्यपि कमंसे वह बव भी बेर है। कोई भी धर्म ऐसी किसी चीजको, 
जो मूल सत्वोंपर आधारित नही है, मान्यता नहीं दे सकता! जो चीज गलत है, 
उसे अगर हम अच्छा बताये तो उत्तसे धर्मका नाश उतना ही विरिचित है जितना 
रोगकी उपेक्षाररें शरीरका वाश। 
हमारी यह सरकार एक धमंहीन संत्या हैं। इसने हिल्दू-मुसलूमानोंको अछम 
करके राज किया है। वह हिन्दू घर्मकी भान्तरिक दुर्बेछताओसे लाभ उठा चकढतों है। 
वह दलित' वर्गोकों शेष हिन्दुओोके बिरुद भौर ब्ाह्मणेतरोंको ब्राह्मणोंके विरुद्ध जड़ा 
कर देगी। गुजरात सीनेदके प्रस्तादसे यह समस्या समाप्त नही हो जाती। उससे तो 
इतना ही पता चलता है क्ि उसे हुल करना कितना कंठित है। यह कठिताई सिफे 
तमी दूर होगी जब सारा हिन्दू त्माज, सामान्य हिन्दू जनता जौर इस समाजके विशिष्ट 
वर्ग, दोनों छुलाछूदके पापये अपनेको मुक्त कर छेगे। स्वसाज्यका एक हिन्दू प्रेमी 





कौंसिलोके चुनाव २१ 


“दलित” वर्गके उद्घारके लिए उतने ही उत्साहसे काम करेगा जितना कि वह हिन्हू- 
मुस्लिम एकताके लिए करता है। हमें उनके साथ अपने भाई-जैसा बर्ताव करना 
धाहिए और उन्हें वही अधिकार देने चाहिए जो हम अपने लिए माँगते है। 
[अंग्रेजी से | 
यंग इंडिया, २४-११-१९२० 


१८. कॉसिलोंके चुनाव" 


जहाँतक मतदाताओका सम्बन्ध है, कौसिलोके सम्बन्ध वम्बई प्रेसीडेन्सी तथा 
अन्य स्थानोंके निर्वाचनोंस्रे असहयोगकी नोतिकी सफलता जाहिर हो गईं है। कही- 
कही तो छगता है कि एक भी मतदाताने अपना मत नहीं दिया। ऐसी स्थितिमे 
तयाकथित प्रतिनिधि कया करेगे ? वे जानते हे कि मतदाता मतदानके लिए आहलस्य- 
वश नहीं वरन्‌ सोच-समझकर ही नहीं गये हे। वे यह भी जानते हे कि हजारों 
मतदाताओंने लिखित रूपसे अपनी यह इच्छा घोषित की है कि वे कोई प्रतिनिधि नही 
चुनता चाहते। सदस्योके पास मतदाताओको प्रभावित करने और उन्हें मत देनेकी 
जरूरत समझानेका पूरा अवसर था। वे धमकी या धरना देनेकी भी शिकायत नहीं 
कर सकते। क्योंकि धरना न देनेकी हिदायत दे दी गईं थी और जहाँतक में जानता 
हैँ, इस हिदायतका पूरी तरहसे पाछन किया गया है। इन तथ्योंको देखते हुए निर्वा- 
चित घोषित किये गये सदस्थोंका क्या यह स्पष्ट कत्तंव्य नहीं है कि वे कौपिलोसे कुछ 
भी सम्बन्ध न रखें? मतदाताओंने तो स्ाफ-साफ वता दिया है कि वे सशोधित 
कौसिलोग्े कुछ सरोकार नहीं रखना चाहते। यदि सदस्य इस यथासम्भव स्पष्ट्तम 
प्रतिकूल समादेगके रहते हुए भी कौसिलोंमे जानेका आग्रह करते हैं तो वे जनमतका 
प्रतिनिधित्त करनेवाली संस्थाओको एक मखखौंल वना देगे। 

यदि तथाकथित प्रतिनिधि अपने मतदाताओके आदेशकों नहीं मानतें, तो मत- 
दाताओोके लिए रास्ता विलकुल साफ है। उन्हें मतदाता सघ बनाने चाहिए और 
इन संघोंके द्वारा अविश्वासके प्रस्ताव पास करने चाहिए, उन्हें अपने-अपने क्षेत्रके 
सदस्थोंको लिखकर अवश्य सुचित करना चाहिए कि उत्होंने स्वयकों जो निर्वाचित 
घोषित होने दिया है उसे हम ठीक काम नहीं मानते। और इसके साथ यह भी 
होता चाहिए कि किसी भी हालतमें मतदाता इन सदस्थोसे कोई काम कतई न 
हें। उनके लिए कौसिल है ही नही। उन्हें उससे कोई राहत पानेकी कोशिग नहीं 
करनी चाहिए। यदि मतदाताओंके इस निर्णयके बाद भी कौसिलका निर्माण हो जाता 
है तो उत्त समय मतदाताबोंके लिए दूधपरी' परीक्षाका समय आयेगा। कौसिलोमे प्रइन 
उठाकर अपनी जिकायते पेश और प्रकाशित करनेका बहुत लोभ होगा। लेकिन 
मतदाताओको इस लोभका संवरण करना होगा। 


१ ये चुताव नवम्बर १९२० में हुए थे तथा कावई विधान परिषदके लिए १६ नवम्बर्को । 


श्र सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बसे तो हमे अपने देशके सुयशकी खातिर आज्ञा तो यही करनी चाहिए कि 
सदस्य स्वयं मतदाताओके इतने जोरते घोषित निर्णयके सामने सिर शझुकायेगे। 


[अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २४-११-१९२० 


१९, प्राथमिक शिक्षाकी दक्षा 


पण्डित गयाराम हर्माका! पत्र जो अत्यत्र दिया जा रहा है,' राष्ट्रीय शिक्षाके 
प्रर्नपर अवप्तरोपयोगी' विचार प्रस्तुत करता है। वे पंजाबमे प्राथमिक शिक्षापर उप- 
योगी परीक्षण भी कर रहे हे और इस महत्त्वपूर्ण समस्थापर काफी प्रकाश डाल सकते 
हैं। उनका सरकारी मदद छेने और अपने स्कूलको सरकारसे उम्बद्ध करानेंसे इनकार 
कर देना उनकी योजनाकों और भी आकर्षक बना देता है। योजनाकों पण्डित मदत- 
मोहन माछवीयजी और श्री ज्ास्तियरके आशीर्वाद प्राप्त है। कार्यक्रम महत्त्वाकाक्षापूर्ण 
और सुविचारित है। योजना खर्चीढी नही है। मुझे डर इतना ही है कि उसले 
जरुूरतसे ज्यादा काम समेठ लिये हे। परन्तु किसी' प्रयोगकी प्रयोग-स्थलपर जाकर 
साववानीसे परीक्षा किये बिना आलोचना करना अनुचित है। में प्राथमिक शिक्षाकी 
किसी भी योजलनामं अग्रेजीका ज्ञान शामिक्त करनेके औचित्यपर आपत्ति करता हूँ। 
मेरी रायमे इस देशके हजारो लड़के-लड़कियोंकों अग्रेजी जाननेकी कतई जरूरत नहीं 
है। उन्हें भाषाओंके बजाय विचारोंकी ज्यादा जरूरत है। में तो छोटे बच्चोकों भी 
स्व॒राज्य तथा अन्य जरूरी विधयोंका ज्ञान दे सकता हूँ। में यह नहीं मानता कि इसके 
लिए उन्हें उच्च साहित्यिक ज्ञान पानेतक एकता चाहिए। शिक्षाकी वर्तमान भ्रणाली 
और तरीका, बच्चेकों अनेको निरथंक तथ्योंका शान कराता रहता हैं और उसकी बुढ़ि- 
का विकास तबतक उपेक्षित ही रहता है जबतक कि वह उच्च कक्षाओमें शिक्षा नहीं 
पाने छग़ता। इस तरह हम अकारण ही ऐसा समझने छगे हे कि स्वंतत्वता, धर्म 
आदिके वारेमे हम सही विचारोंकों अग्रेजीके ज्ञानके बिना ग्रहण नहीं कर सकते; 
फुल यह हुआ कि भंग्रेजीके प्रति हममें अंधा मोह पैदा हो गया है। 

पण्डित गंगाराम शर्माके पत्रका ज्यादा दिलचस्प अंश वह है जिसमे वें उत 
कठिनाइयोके बारेमें बताते हे जो स्थानीय अधिकारियोने उनके रास्तेमें डाली; उसे 
अशमें वे पजावमें प्राथमिक शिक्षाकी 'प्रगति' के आइचर्यंजनक आंकड़े भी पेश करते 
है। इन आँकडोंसे जान पडता है कि १८४४ में १२७ छाखकी आवबादीमे ३०,९०० 
देशी स्कूल थे जिनमे ४ छात्र बच्चे शिक्षा पाते थे। १९१८-१९में १९० छाखकी 
आबादीमें केवल ९३३ देशी स्कूल थे और ४,१७१ सरकारी स्कूल जिनमें कुछ मिलाकर 
२३९,३३२ वच्चे शिक्षा पाते भे। यदि ये आँकड़े सही हे तो पंजावरें प्राथमिक 


१. पजावके एक स्थानीप कांग्रेसी कार्येकर्ण । 
२. पहाँ नहीं दिया णा रहा दे । 


तार: नारणदास गांधीको २३ 


शिक्षाकी दशा आज सन्‌ १८४९ को अर्यात्‌ ब्रिटिश शासतसे पूर्वेकी अपेक्षा अधिक 
बुरी है। फिर भी हमे वताया जाता हैं कि यदि हम शिक्षाका राष्ट्रीयकरण करे 
तो हम उप्तका आ्थिक भार वहन नहीं कर सकतें। 
पण्डित गंगाराम शर्माने और भी ऐसे तथ्य तथा आँकड़े मुझे बताये हे जो ब्रिटिज 
शासनकी प्रतिष्ठाके लिए इतने ही हानिकर हे। मे उनके बारेमें बादमें लिखूँगा। 
[बंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-११-१९२० 


२०. तार; वारणदास गांधीकों' 
[२४ नवम्बर, १९२० को या उसके बाद | 


लड़कोंकों दृढ़ रहना चाहिए, हुल्लडबाजीसे बचना चाहिए, नित्य 
कवायद करनी चाहिए व तबतक घरमें पढाई जारी रहती 
चाहिए जवतक नया हाई स्कूल न खुले या इस हाई 
स्ूछका राष्ट्रीकरण न हो जाये। उन्हें अभिभावकोंसे अवश्य 
सलाह छेनी चाहिए और यदि. कोई विरोध हो तो 
उप्ते विनयपूर्वकक सहना-सेमाहना चाहिए। वेकरसे भक्विरा करो। 
तीन स्कूल मास्टरोंने सेवाएँ अपित की हैं। 


अंग्रेजी प्रति (एप्० एन० ७३५४) की फोटो-तकलसे। 


१. यह तार नारणदास गांधीके २३ नवाबरकों वम्बईसे दिये गये तारके जनावमें भेजा गया था। 
नाएणदास गांधीनें अपने तारमें गांधीजीकों तरकारी मान्यता आप्त ग्ोकुल्दास तैजपाक खूलके तीन सो 
छड़कों द्वारा सूछ छोड़ दिये जानेदी खबर दी थी भौर उनकी सलाह मांगी थी । 

२ नारणदातका तार गांपीजोको २४ नवस्वरक्षो मिल था । 

३, शंंकरणाल वैंकर; सामानिक का्कर्ता भौर महमदावादके मजदूर नेता। यंग हंडियाके प्रकाशक 
कक कपड़ा मिलोड़ी हृड्ताल्के दौरान गाधीजके निकर साम्पक्षेमें आयें; १९२१ में गाधीणीके 
साथ जेल गये | 


२१. तार: चिरावुरी यज्ञेशवर चिन्तामणिको' 


[२५ नवम्बर, १९२० को या उसके बाद ]' 


में तिशचय ही असहयोगियों द्वारा किसीका प्रचार करनेका 
विरोधी हूँ। चूँकि मेने उनमे पक्ष छेनेका रुझान पाया 
इसीलिए मेने असहयोगियोकों उस प्रलोभनके विरुद्ध चेतावनी 
देना शुरू किया। इससे अधिक मे बुछ नहीं कहूँगा। 
मेरे नामसे किसीको भी क्षाँतीमे या अच्यत्त किसी उस्मीद- 
वारको [किसी दूसरे उम्मीदवारकी तुछतामे]) ज्यादा अच्छा 
बतानेकका अधिकार नहीं है। भाश्ा है यदि आप झाँसीके 
अधिकाश मतदाताओको चुतावके विरुद्ध पायेगे तो आप उक्त 
चुनाव-क्षेकक्री इच्छाका सम्मान करेंगे 


यंग्रेजी प्रति (एस० एव० ७३५५) की फोटो-तकलसे) 


२२. भाषण : विद्याथियोंकी सभा, बनारसमे' 


२६ नवम्बर, १९२० 


कुछ मास पूर्व मेने आपसे संयमके बारेमे कुछ कहा था.' आज भी आपके सामने 
में अपने हिंसाबसे सयमकी ही बात करने आया हूँ। आजकल यह कहा भा रहा है 
कि में विद्याथियोंको बहका रहा हूँ। में पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 
कहता हूँ कि में किसीको बहकाता तहीं चाहता। में विद्याथियोकों बहका ही नहीं 
सकता। में भी एक विद्यार्थी था और विद्यार्थी अवस्थामे हर काम विनयपुरवंक करता 
था। में चार बच्चोंका पिता हूँ और ऐसे सैकड़ों छडके मेरे पास आ चुके हे, में आज 
भी जिनके पित्तास्वकृप होनेका दावा करता हूँ। ऐसी हाल्तमें मेरे मुंहसे उन्हें बह- 
कानेकी बात निकल ही नहीं सकती। 


१, प्र चिरादुरी पश्केश्वर चिन्तामणि ( १८८०-१९४१ ); मुख पकार, छेखक और राणनीतिश 
इलाहावादके असिद्ध देनिक छीडरके सपादक । 

३, पह तार चिन्तामणिके झाँसीते दिये गये २५ नवम्बर, १९२० के तारके जवाब्म था णो हसे 
प्रकार था: “ आपके कुछ भनुषायी आपके नामपर मेरे खिछफ काम कर रहे है और मतदातामोंक्ो 
मेंरे एक विरोधीकों मत देनेके लिए उद्र्ता रहे हैं । मुझे पूरा विश्वास दे द्लि भाषद्रा ऐसा मनाब्य कमी 
नहीं हो सक्ता। भापते प्रायना है कि अपने मित्रोंग़ों तदनुसार तार दें । कृपया तारसे जवाव दीणिए। ” 
कस मॉण्टेयु-चेश्सफोर सुधारोकि अन्तर्गत नवस्वर-विसम्बर १९२० में हुए विधान प्रभामक्ति जुनावेकि 

न्धें। 

४. महादेव देसाईके थात्रा-विकरणते उद्धृत । 

५, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ४८ । 


भाषण: विद्याथियोंकी प्रभा, बनारसमें २५ 


परन्तु भाज तो में जो-कुछ कर रहा हूँ, उसे बुजुर्ग छोग ऐसा मानते है कि 
में उतके स|थ अन्याय कर रहा हूँ; उनका खयाल है कि जिस सत्यके आग्रहका में 
दावा करता हूं, उससे भी में थोडा डिग गया हूँ, और जिस विवेकका दावा करता 
रहा हैं, मेरी आजकलकी भाषामें वह भी नहीं बचा है। इत सब वातोंको में सोचता 
हूँ; और मेरी आत्मा कहती हैं कि ऐसा नहीं है। में अविवेकपूर्ण भाषाका इस्तेमाल 
नहीं करता। में जो कहता हूँ वह शान्तिये, सोच-समझकर कहता हैँ। बात यह है 
कि में पिछले दिसम्बरतका जिम प्रममें था, मेरा वह भ्रम भग हो गया है और 
इस कारण आज मेरे मुँहसे जो भाषा तिकलछ॒नी है, वह कुछ अछूग है। परन्तु बात 
ज॑सी है, वेसी ही में कह रहा हूँ। मुझे जो कुछ गन्दा जान पड़ता है उसे गन्दा न 
कहनेसे सत्यका भंग और अविवेक होता है। जो चीज जैसी है उसे वैसा ही बतानमें 
विवेकका भंग नहीं है और सत्यका पाछन हैं। यद्यपि एकान्तिक सत्य तो मौनमे ही हैं, 
फिर भी जब भाषाका प्रयोग करना पड़ता हैं, तब उसमें सम्पूर्ण सत्य तो तभी आयेगा, 
जब में स्थितिको जैसी पाऊं, बसी हीं व्यक्त करूँ। 

'लीडर' में पण्डितजीका' एक व्यास्यात आया है। उनसे उसके प्रकाशवकी 
अनुमति ले छी गई थी। उसके एक वाक्यकी ओर में आपका ध्यान दिलाता चाहता 
हूँ, वाक्य है: सब कुछ सोच-समझकर जो तुम्हारी अन्तरात्मा कहे, सो करो।' में 
भी यही बात कहना चाहता हूँ। यदि आपकी अपनी अन्तरात्माकी सच्ची आवाजके 
वारेमें कुछ भी सत्देह रह जाये, यदि आप स्वय मनमे निर्णय न कर पाये तो भेरी 
न मात्रे, किसी दूसरेकी भी न माने, केवल मेरे पूज्य भाई साहब, पण्डितजीकी ही 
माने। मालवीयजीसे बडे धर्मात्मा मेने नही देखे। जीवित भारतीयोगे मुझे उससे ज्यादा 
भारतकी सेवा करनेवाला भी कोई दिखाई नहीं देता। पण्डितजीमे और मुझमें, दोनोमे 
कंपा सम्बन्ध हैं? में तो दक्षिण आफ्रिकासे आया, तभीसे उनका पुजारी हूँ। मेने 
अपने दुख अनेक बार उनके भागे रोगे है और उनसे आश्वासन भ्राप्त किया हैं। 
वे तो भेरे बड़े भाईके समान हे। 

मेरा ऐसा सम्बन्ध है। इसलिए में तो यह कह सकता हूँ कि आप मेरे कहे 
अनुसार तभी करे जब आपके दिलसे यह आवाज तिकल्े कि जो गाघी कहता है 
वही सत्य बात है। परन्तु यदि आपको ऐसा छगे कि दोतो हमारे नेता है, दोनोमे से 
एकको चुनना है तो आप पण्डितजीका ही कहना मानें। जरा भी अन्देशा हो तो 
भाप मेरी बात ते माने, यदि सानेगे तो उससे आपका अहित ही होगा। पण्डितजी 
विद्वविद्यालयके कुछपिता हे, पण्डितजीन उसकी स्थापना की हैं; वे उसकी आत्मा 
है और उनका आदर करना हमारा धर्म है। इस मामलेमे में मानता हूँ कि पष्डितजी 
भूछ रहे हे। इस बारेमें आपको छेशमात्र भी शंका हो तो आप छोग मेरी वात न 
मानरे। मेरे पास्त एक सज्जन आये। उन्होंने कहा कि “आप काशी जायेगे; परल्तु 
इस समय पण्डितजीकी तस्दुरुत्ती नाजुक है। आपके वहाँ जानेसे उन्हे सख्त आघात 


१. दिफालर, १९१९ में अनृतसर काँग्रेसमें गांधीजीने मोप्टेय्यु-चेम्सफोर्ट सुधारोंका समर्थन किया था। 
२. पृ० भदनमोहन माल्वीय । 


२६ सम्यूर्ण गांधी वाइमय 


पढुँचेगा, और पण्डितजीकों गेँवा बैठनेकी नौवत आ सकती है। कही आपका काबी 
पहुँचना पण्डितजीकी मृत्युका कारण न वन जायें। पश्डितजीकी मृत्युका कारण में 
केसे वन सकता हूँ? पश्डितजीकी आत्मा तो मर नहीं सकती परन्तु उन सज्जनकों 
मेरे कागो जानेगे पण्डितजीकी मृत्यु दिखाई दी। उन्होंने कहा, “लड़के आपका कहना 
मानेंगे, वे विश्विवद्यालयसे निकल जायेगे, पण्डितजीको अपना जीवन-कार्य नृष्ठ हुआ 
दिखाई देगा और इपसे उनका बरीरान्त हो जायेगा। मुझे इसपर कुछ हंसी आाई। 
मुझे ऐसा छगा कि ये सज्जन पण्डितजीकों नहीं जानते। पण्डितजी कोई कायर नहीं 
हैं कि ऐसी वातसे प्राण छोड़ दें। 

यहू सही है कि विद्यालय पण्डितजीका प्राण है। परत्तु मेरी समझमें उससे भी' 
अधिक भारत उनका प्राण है। पण्डितजी आजावोदी ठहरे। पम्छितजीका दृढ़ विश्वास 
है कि कोई भी भारतका बुरा करनेमें समर्थ नहीं है। भारतकी वायडोर किसीके 
हाथमें नहीं; वह ईश्वरके हाथमें हैं और उसका कल्याण करतेवाल्ा इबर विधमात 
है। फिर भी मेने पण्डितजीकों तारों दिया और पण्डितजीने मीठे शब्दों जवाब दिया 
कि में काशी पहुँचूँ। 

पण्डित॒जीका यह खयाछू है कि आप छोगोंगे से कुछ छोग बिना विभारे कदम 
उठा रहे हैं और विना विचारे आप कुछ भी करेगे तो स्थान-अष्ट हो जायेंगे। परल्तु 
यदि आप लछोगोंकों ऐसा छग्रे कि इस संस्थारें पढ़ना पाप है तो आप इसे छुरुत 
छोड़ दे; पण्डिषजी आपको आशीर्वाद देंगे। परन्तु यदि आपकी आत्मा प्रज्वलित नहीं 
है तो आप मेरे बजाय पण्डितजीकी ही सुनें। 

हमारा काम तभी बन्तरात्मते प्रेरित हो सकता है जब अपने-आपमें वह स़च्छ 
हो, उसका हेतु स्वच्छ हो और उसका परिणाम भी स्रच्छ हो। परल्तु उसपर एक 
भौर भी वन्यन भास्त्रोंने छगा रखा है। जो संयमी है; जो अहिसा, सत्य एवं अपरि- 
अरहका पाछन करनेवाला हैं, वहीं कह सकता है कि मुझे अन्दरात्माका आदेश हुआ 
है। यदि आप त्रह्मचारी नहीं है, आपके हुदयमें दया नहीं है, मर्यादा नहीं हैं, सत्य 
नहीं है तो आप अपने किसी कामको अन्तरात्मासे प्रेरित नहीं कह सकते! परत 
यदि आपका हृदय वैसा है जैसा मेने वर्णित किया है, यदि आपने परिचमके ढंगका 
त्याय कर दिया है, आपके स्वच्छ हृदय-मन्दिरमें प्रभुका निवास है तो आप बने 
माँबापका भी संवितय अनादर कर सकते है। उस स्थितिमें आए स्वतल्त्र है और 
इसलिए आप कदम उठा सकते हूँ। मुझे माछूम है कि पदिवमममें स्वेच्छाचारकी हवा 
वह रही है। परन्तु भारतीय विद्याधियोंकों में सवच्छदद नहीं बताना चाहता। गदि 
इस पवित्र काझ्ी क्षेत्रमें, इस पवित्र स्थानमें, मे आपको स्वेच्छाचारी बनाना चाहूँ 
तो में अपने कार्यके योग्य नहीं। है! 

में लडकोंसे ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पाठ्याका छोड़ना धर्म है? क्या मे 
उनका विद्यार्यी-जीवन चष्ट करना चाहता हूँ? नहीं। में स्वयं अभीतक विद्यार्थी 
जीवन वित्ा रहा हूँ; विद्यार्यी ही हूँ। परन्तु में कहना चाहता हूँ कि जिसे स्वतन्नताकी 


$ ग्रेलिए हजार» शतनपोीरण शानक्षीक्ति  90..99..9९२० के आसप्रात | 


भाषण: विद्याथियोंकी सभा, वनारसमें २७ 


शिक्षा नहीं मिली--निरचय ही वह मिल करत धतषए के अध्ययनसे नहीं 
मिलती -- वह स्वतन्त्र नहीं कहछाता। आपकी ताछीम अरबविस्तानके लडकोंसे भी 
हीन है। उस ओरसे हमारे देशमे आये हुए एक व्यक्तिने मुझे वताया था कि वहाँके 
विद्याधियोंकों जो शिक्षा मिलती है, हमारे विद्याथियोकी शिक्षा उतकी चौथाई भी नही। 
अरविस्तानका एक भी विद्यार्थी इस हुकमतकों स्वीकार नहीं कर सकता। वहाँ उनके 
लिए डाक, तार और ट्राम जादि जारी किये गये, हवाई जहाज जारी करनेका लालच 
दिया गया और यह भी कहा गया कि वे उनके देशकी उस जलूती हुईं रेतकों भी 
ठण्डा कर देंगे जिसपर घडी-मरमे खिचडी पक जाती है। तालीम देनेके लिए बढ़ी 
शिक्षा-सस्थाएँ खोलनेका प्रलोभन भी उन्हें दिया गया। परल्तु वहाँके छडके कहते है 
कि हमे यह संब नही चाहिए। वहाँके छात्रोंको अच्छी घामिक शिक्षा मिलती है। आपको 
भी वेसी धामिक शिक्षाकी जरूरत है। आप जिन परिस्थितियोमें पढते है, उनमे ऐसी 
ही शिक्षा मिछती है कि मनमे मनृष्यका डर रखता पडे। परल्तु में तो उसे सच्चा 
एम० ए० कहूँगा जिसने मनृष्यका डर छोड़कर ईश्वरका डर रखना सीखा हो। आपमें 
इतना बल आ जाये कि आजीविकाके लिए आपको किंसीके सामने हाथ न फैलाना पड़े, 
तब आपकी दिक्षा ठीक कहछायगी। जब मनमे यह विचार घर कर छे कि जबतक 
मेरे हाथ-पेर सावित है, तबतक बाजीविका आप्त करनेके लिए मुझे कही भी प्लिर 
नही झरुकाना है, आपकी शिक्षा तभी ठीक कहलछायेगी। 

अंग्रेज इतिहासकार कहते है कि भारतमे तीन करोड लोगोको दिनमें दो बार 
पेट-भर खानेकों नहीं मिछता। बिहारमें अधिकाश लोग सत्तू नामक निसत्व खुराक 
खाकर रहते हे। जब भूनी हुई मकक्ीका यह आटा, पानी और छाल मिरचोके साथ गलेसे 
उतारते हुए मेने छोगोकों देखा तो मेरी आँलोसे आग बरसने छूंगी। आप हछोगोकों 
वेसा खाना पडे तो आप उसपर कितने दिन गृजार सकते हे” रामचन्द्रजीकी भूमिमे 
-- जनक राजाकी पृष्पभूमिमे --- छोगोको आज घी नही मिलता, दुघतक तही मिलता | 
ऐसी स्थितिमे आप निश्चित होकर कैसे बैठ सकते हे ? हमे यदि ऐसी शिक्षा नही 
मिलती कि हमारा प्रत्येक मनुष्य मैक्स्विनी जन जाये, तो उस छ्षिक्षाका कोई अर्थ 
नही हैं। यदि हमे आजादीसे खानेकों न भिलले तो हममें भूख्रो मरकर आजाद 
होनेकी ताकत आती चाहिए, में यह चाहता हैं। भथरव और भेसोपोटामियाके 
लड़कोको ऐसी ताढीम प्राप्त है। वे अग्नेजोंसे दो-दो हाथ करनेका हौसला रखते हूं । 
वहाँ तो शस्त्र-वछ मौजूद है, हमारे यहाँ वह नही है। परन्तु भारतकी सत्यवृत्तिमे 
जबरदस्त आत्मिक शक्ति विद्यमान है, इसीलिए हम अत्याचारकों हटा सकते है। 
असन्तोंका त्याग करनेका तुलसीदासजीका उपदेश है। में कहता हूँ कि यह हुकूमत 
राक्षती है, इसलिए उसका त्याग हमारा धर्म है। त्याग करनेका अर्थ हिजरत 
करना ही होता है। परन्तु में वैसा करतेको नहीं कहता। देश छोड़कर हम 
कहाँ जायें? हिन्द महासागर अथवा वबंगाककी खाडीमे समा जानेंके सिवा हम 
औौर कहाँ जा सकते हे। परन्तु तुलसीदासजीने कहा है कि असन्तोका सर्वेथा त्याग 
न कर सको, तो दुर अवश्य रहो। रावणके पकवानो और दासियोका त्याग करके 


रे८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


भग्ोक वाटिकामें केवल फल-फूलपर निर्वाह करनंवाछी सीताजी जैसा गान्तिमय 
असहयोग करनेकी ताकत आपकें न जाये, तो भारत नष्ट हो जायेगा; वह गुलामीमें 
सड़ता ही रहेगा, इस वारेमे मूझे जरा भी गक नही। 

यह हुकूमत राक्षसी क्यों है, इसके कारणोमें में जाना नहीं चाहता। परत 
पंजावमें अत्याचार करनेवाली, छ -छ', सात-सात वर्षके वालकोकों घृपमे चल्ानेवाली, 
स्व्ियोंकी छाज छूठनेवाली -- और जित कर्मचारियोने ये अत्याचार किये, उतके लिए यह 
कहतेवाली कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने तो हुकूमतकों बचाया-- 
ऐसी हुकुमतके अधीन पाठ्शाल्ाओंमें पढ़ता मेरे खयाछसे सबसे बड़ा अधर्म है। भेरे 
बुजुर्ग पण्डितजी इसमें धर्म देख पाते हँ। शास्त्र मुझे ऐसा वहीं सिखाते। में रावणके 
हाथों गीता या कुरान था “वाइविल' नहीं पढ़ सकता। जिसने “गीता का धामिक 
दृष्टिप़रे अध्ययत्त किया हो, में तो उससे ग्रोता” सीखूंगा। भराव पीनेवालेसे कंसे 
सीख सकता हूँ? मेरी आत्मा कितनी जल रही हैं, उसका में आपको अन्दाज नहीं 
करा सकता। इस सल्तनतकी मेने तीस वर्ष सेवा की। मुझे उसका पर्चात्ताप नहीं 
है। सिफे इतना ही कहना चाहतो हूँ कि अब में उसकी सेवा नहीं कर सकता, क्योकि 
मेंने पंजावके अत्याचार देखें है। साथ ही मुझे यह भी दीख रहा है कि यह हुकूमत 
कितने ही वर्षोंगे भारतका ऐसा सर्वनाश कर रही है कि उसके मुकावलेमें पंजावके 
अत्याचार कुछ भी नहीं। जब में आपकी उम्रका था, तब मेले दादाभाई नौरोजीका' 
“पावर्टी ऐंड अतब्विटिश रूछ इन इंडिया” पढ़ा था। उप्में उत्तरोत्तर वढ्नेबाछा 
देशका जो गोपण साबित किया गया था, क्या वह आज भी कुछ कम हो स्का 
है? सैनिक खर्च वढ़ता ही गया है या नहीं? पेंशनोमें देशके वाहर वह कर जानेवाली 
राशि भी वढी है या नहीं? विदेशी मालका ज्ञायात अधिकाधिक वढ़ रहा है 
या नही? यदि इन प्रहनोका उत्तर हाँ” हो, तो में कहता हूँ कि छा सिन्‍्हाँ- 
जैंसे व्यक्ति गवर्तर भें ही वन जायें--यहाँतक कि पण्डितजी जैसे व्यक्तियोंको 
वाइसराय ही क्यों व बता दिया जाये, में उन्हें सछाम करने हरगिज नही जाऊँगा। 
असली स्थिति यह है कि इस राज-प्थाके मातहत हमारी गुलामी बढ़ती ही जा 
रही है। और गुलाम जब गुरामीकी जंजीरकी चमक देखकर मुख्य हो जाये, तव 
उसकी गृछामी सम्पूर्ण हुई कहछाती है। मे कहता हूँ कि पेतीस वर्ष पहले जो गुलामी 
थी, उसे हममे अब अधिक गृलामी है। हम अधिक हताज होते जा रहे हे। हमारी 
कायरता बहती जा रही है। इसलिए में तात्विक दृष्टिसे कहूँ तो मुझे यह कहना ही 
पड़ेगा कि हममें गुलामीजक्ी मात्रा वढ़ती जा रही है। 


१ दादाभाई नौरोजी (१८२०-१९१७); प्रसिद्ध राजनीतिश तथा देशमक्त, “भासतके पितामह 
नामसे असिद्ध । १८८६, १८९३ और १९०६ के कांग्रेत अषिविशनेकि अथक्ष | 

३२ सललेन्र प्रसन फिद्या (१८६४-१९३८); वाइसरपक्ी परिफक्ते कानून सदल॥ अपय भारतीय 
गबनेर । सम्कामें १९१५ में हुए भारतीय राष्ट्रीय काप्रेसत सविवेशनके सथक्ष । 


भाषण: विद्याथियोंकी सभा, बनारसमे २९ 


बाबू भगवानदासके' विद्धत्तापूर्ण व्याख्यानका' एक भाग मुझे सदा याद आता 
रहता है। उन्होने कहा हैं कि यदि हमारे राज्यकर्त्ता वणिक बनकर राज्य करे, और 
साधारण चीजोंका ही नही, भांग-गाजे-जैसे तशेके साधनोका व्यापार करे, तव वे अधम 
बन जाते है और हमे उतका त्याग कर देता चाहिए। इस हुकूमतने हिन्दुस्तानकों नापाक 
कर दिया है। आबकारी विभाग बढता ही जा रहा है। गोखलेजी-जैसे लोगोने पाठ्शालाएँ 
बढानेकी आवाज उठाई थी, परन्तु स्थिति यह है कि सन्‌ १८५७ में पजाबमें ३०,००० 
पाठशालाएँ थी, और आज वहाँ ५,००० है। तरकारने इतनी पाठ्शालाएँ ख़त्म कर 
दी। सरकारमे योजना-शव्ति है। हममे भी है। परल्तु हमें उसने भ्रममे रखा है। वह 
हमें स्वराज्यका कौतसा पाठ पढायेगी? घारासभामे जाकर हम स्वराज्यका क्या सबक 
सीखेंगे ? स्वराज्य-शक्ति सीखना चाहते हो तो अरबोके पास जाओ, बोअरोके पास 
जामो। में तो कहता हूँ कि हममे आज भी स्वराज्य-शक्ति है, परन्तु हम सिह होते 
हुए भी अपनेकों बकरी मान बैठे हें। जब यह भावना उत्नन्न हो जाये कि जिनमे 
आत्मा है, उन्हे कौन डरा सकता है, तब सच्ची शिक्षा मिली समझिए। ऐसी ताढीम पा 
लेनेके बाद ही आप दूसरी साधारण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैँ। आज तो आप ऐसी 
शिक्षा पा रहे हे जिससे बेडियाँ और अधिक मजबूत हो जाये। डिग्रियोंपर मुग्ध होनके 
कारण हम आज कह रहे हे कि हमें चार्टर चाहिए। हम इन पेडोके नीचे क्‍यों नहीं 
पढते ? हमे बड़ी-बडी शानदार इमारतें क्‍यों चाहिए? देशमे जहाँ कितने ही' मनुष्योको 
पूरा खानकों नहीं मिलता, जहाँकी स्त्रियाँ बदलनेकों हूसरे कपडे न होनेके कारण कई 
दिनोंतक स्नान नही कर पाती, वहाँ आप लोगोकों पढने-लिखनेके लिए बड़े-बडे महू 
चाहिए ? ऐसा आग्रह हो तो आप असहयोगकों भूल जाये। देशके लिए दर्द हो, मेरे 
अन्दर जो आग जल रही है, वही आपके भीतर जरू रही हो तो मकान-बकानकी' 
बात भूछ जाइए और जैसा में कहता हूँ वैत्ा असहयोग कीजिए। यदि आप ऐसा 
करेगे तो जो प्रतिज्ञा मेने अन्यत्रों की है, इस पवित्र स्थानमे उसे फिर दुहराता हूँ 
कि हमें एक वर्षमे स्व॒राज्य मिरू जायगा। 

में बार-बार कहता हूँ कि स्वराज्य तभी मिलेगा जब आप अपना धर्म पहचानेगे। 
जयनाद करनेसे वह नहीं मिल सकता। में ये बातें क्यों कह रहा हूँ ? मुझे धन-दौछत 
नहीं चाहिए, मान-सम्मान नहीं चाहिए, भारतका राज्य नही चाहिए; मुझे तो भारतकी 
आजादी चाहिए। छोगर मुझसे कहते हे कि आप दूसरोसे मिक् जाइये। परन्तु मे मिल 
नहीं सकता, अपने हृदयके मतके विरुद्ध म॑ किसीसे मिलकर एक नहीं हो सकता, 
अन्तरात्माकी आवाजको धोखा देकर एक नहीं हो सकता; में सिद्धान्तकी वातकों 
छोडकर नहीं मिलना चाहता। और सिद्धान्तकी वात यह है कि स्वराज्य लेना हो, तो 


१ (१८६९-१९५९ ) सुप्रसिद दाशेनिक और ऐेखक; काशीकी प्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था काशी 
विश्यापीय्के प्रथम कुछपत्ति; उत्तर प्रदेश कराग्रेसके एक प्रमुख नेता; भारत-रत्नकी उपाधिसे सम्मानित । 

२. मुरादावादमें ९, १० भौर ११ अक्तूबरकों हुए राजनीतिक सम्मेल्नमें अध्यक्ष पढे दिपा 
गधा भाषण | 

३. पितम्बर १९२० में कल्कत्ताके विशेष कांग्रेस अधिवेशनमें । 


३० सम्पूर्ण गांवी वाइुमय 


प्रत्येक आादमीको आजाद होना चाहिए। जितना स्पष्ट आप सामनेके पेढ़ोको देख रहे 
हैँ, उतना ही स्ष्ट जब आपकी अन्तरात्मा प्रत्यक्ष यह अनुभव करें कि यह सल्तनत 
राक्षत्री है, इसकी दी हुईं शिक्षा लेता पाप हैं, लेफ्टिनेंट गवर्दर कितना ही कहे कि 
हमारा विद्वविद्यालयपर कोई नियंत्रण नहीं हैं, फिर भी वे अप्रत्यक्ष रुपसे अपना 
असर उसपर डाल सकते हं। यदि आपको यह प्रतीति हो जाये कि इस हुकूमतसे 
विक्का प्राप्त करना देशके प्रति देवफाई है तो आप एक क्षण भी इस विद्याल्यमें न 
रहें, इसके पास भी न फटकें। 

में कहता हूँ कि आप इस धवेकती आग्से दूर हो जाएँ; अन्य सारी जोखिम उठा 
लीजिये | दुसरे प्रइन मुझसे न पुछें। यह न पूछें कि विद्यार्थी फिर क्या करें। यह न पूछें 
कि प्रोफेसर नही है, मकान नहीं है, पढ़ेंगे कहाँ। ताकत हो तो अपने-अपने घर च्े 
जाओं। घर ही आपका विश्वविद्यालय है। विनयी वनो, सत्यगील वनों तो तुम्हारा घर 
ही विश्वविद्यालय है। परन्तु इन प्रात्नादोसे (विद्यालयके मकानोंकी ओर इशारा करके) 
उसकी तुलना करना चाहोगे तो आपका पतन हो जायेंगा। इन प्रासादोके प्रति यदि 
आपकी भाम्नवित है तो आप भ्रष्ट हो चुके हैं। इन महछों और घरोमें वया साम्य है! 
विकायतमें [घरों और विद्याल्योमें ] तो कुछ-कुछ साम्य होता है, परन्तु यहाँ वह इतना 
भी नहीं, यहाँ तो ये [सवन] निरे छूटके पंसोंसे वे है। जो स्वतंत्र नही है वह तो 
ईंदवरका नाम भी सुखपूर्वक नहीं छे सकता। आप आज ही अपनी शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हे; यवि इस विद्यालयसे 
निकलकर कोई नारायशका नाम जपे, राम-ताम भजे तो वह भी बहुत बड़ी विक्षा 
है, ऐसा विश्वार जिये हो जाये, वह उपर्युक्त तीचों प्रकारकी स्वतत्तवता प्राप्त कर चुका 
समझिए। भारतके विद्याधियोंमें में ऐसी रूह फूँक सरकूं, तो में उनमें से स्वराज्यकी 
सेना खड़ी कर सकता हूँ। में कहता हूँ कि इस सल्तनतकी हवा जवतक इन पाठ" 
णालाबओोमे प्रत्यक्ष या भप्रत्यक्ष रुपमें असर कर रही है, तवतक इन पाव्यालाबोकों 
छोड़े बिना कोई चारा ही नही है। परन्तु यदि आपमें बरात्मविष्वास व हो तो 
क्षाप जहाँ है, वही बने रहें। 

यहाँ दो सौ विद्याधियोने विद्यालय छोड़वेकी प्रतिजा छी हैं। इससे मुझे दुख 
हुआ दु.ख प्रतिज्ा छेतेंसे नहीं हुआ। दुःख इस बातसे हुआ कि कही वादमें इन 
विद्याथियोर्में अविश्वास पैदा न हों जाये। आप छोग यह मानते हे कि गावी कोई जाएू- 
गर है, वह पलक मारते ही विद्यालय भी बना देगा। यह आपकी भूछ है। तब तो में 
आपसे कहता हूँ कि बनारम्भ प्रथम वुद्धिछक्षण है। आप छोग इतना प्रोचे-विचारे 
विना विद्यालय छोडेंगे तो में पापका भागी वनूंगा। में तो कहता हूं कि आप विद्या- 
छय छोड़कर घर बैठ, इस आगमे वचे। आपमें आत्म-बिद्वास होगा, तो आप आच 
ही विद्यालय भी बना सकेगे। परन्तु जैसा पष्डित जवाहरठारूने और अलीगढमें मुह- 
म्मद अछीने कहा है, बिना किसी धर्तके विद्यालय छोडें। सात हजार वार गरज हो, 
तो छोड़ें, नहीं तो वापस चछे जायें। और छोड़कर वापस जाता हों, तो छोड़े हीं 
नहीं। यदि हम अपने धर्मका पाकृत ने करे, तो हमादा देश अपना नहीं वचता। 
आपकी प्राचीन संस्कृति और पवित्रताका नाम लेकर में आपसे जो कह रहा हूँ, उसका 


भाषण: वनार्सकी सावंजनिक सभासे ३१ 


ख़याछ करे। में वास्वार कहता हूँ कि जरा भी अन्देशा हो तो मालवीगजीकी ही 
बात मानें। उन्होने यह विश्वविद्यालय बनानेमे अपनी उम्र खपा दी है। पर जैसे 
सामनेकी वस्तु साफ दीखती है, वैसे ही अन्तरात्मामे आपको यह स्पष्ट प्रतीति हो कि 
यहाँ रहना पाप है तो आप विद्यालय छोड़ दे। 'प्राप्ते तु दोड्शे वर्ष पुत्र मित्रवदाचरेत्‌ ' 
हमारा शास्त्र-नचन है। आप सोलह वर्षस्े ऊपरके हो गये, इसलिए जो मेने आज 
आपसे कहा है वह कहनेका मुझे अधिकार है। यही तालीम मेने अपने पुत्रोकों दी है 
और मेने उनका कुछ नहीं बिग्राड़ा। अन्तमे आपसे कहता हूँ कि काशी विष्वनाथ 
आपको निष्कलृष बनाये, धैय॑ दें, तपरचर्या दें और वह सभी कुछ दे जिसकी आपको 
आवश्यकता है। 

[ गुजरातीये | 

नवजीवन, ९-१२-१९२० 


२३ भाषण : बतारसकी सार्वजनिक सभामें' 


२६ नवम्बर, १९२० 


में अशक्‍त होनेंके कारण खड़ा होकर नही बोछ सकता, इसलिए आप छोग 
क्षमा करे। कुछ दिन हुए, मौलाना अबुछ कलाम आजादी और हम यहाँ आये थे। 
उस समय हमने आपसे कुछ कहा था। उसी कामके लिए हम आज फिर आये हे। 
हम इस वक्‍त खासतौरसे विद्याथियोसे कुछ कहना चाहते थे पर आप' छोगोकी मुहब्बत 
इतनी अधिक थीं कि यहाँ आना ही पड़ा। आप लोगोे हमें यह कहना है कि हमारी 
सल्तनत राक्षसी सल्तनत है। हमारा फज् है कि था तो उम्र दुरुस्त करे या मिटा दे। हमारी 
हालत बड़ी खराब है। आजतक हम लोगोंते प्रिफे बातोसे काम लिया है। अब हरएक 
सत्री-पुरुपका फर्ज है कि वह काम करे। आप लोग क्या कर सकते हें ? अगर आप छोग इस 
सल्तनतको राक्षस्री सल्तनत नहीं समझते तो हम उसका कोई सबूत नहीं देंगे। हम 
इसे बहुत बुरी मानते है और इसे मिटा डालता या सुधारता जरूरी समझते हे। 
अगर इसने पहश्चात्ताप नही किया, अगर पजाबके प्रति न्याय और खिलाफतके प्रति 
इन्साफ नहीं किया तो इसका साथ नही दिया जा सकता। इसको हम छोग दुरुस्त 
फंसे कर सकते हे? हमारी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख लीग सबने इसको दुरुस्त 
करनेका तरीका वृतला दिया है। यह तरीका असहयोगका या बाअमन त्केमवालतका 
है, भर्थात्‌ न सरकारसे मदद छे, न सरकारको मदद दें। इसके साथ असहयोग किस 


१ पह त्भा बाबू भगवानदासकी अथक्षतामें दाउन हॉल्के मैदानमें हुईं थी । उपस्थित छोमोंमें 
पं० मोत्ीझल नेहरू, प० जवाहरणक नेहरु, मोल्वना अबुछ काम भाजाद भौर देशवन्धु चित्तरमन दास 
भीये। 

३२ १८८९-१९५८; कांग्रेसी नेता तथा छुरानके प्रसिद्ध व्यास्याकार; भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके 
दो बाए निर्वाचित अथक्ष; भातत प्रकार शिक्षामल्री । 


३२ सम्पूर्ण ग्ांदी वाइमय 


तरह करें? खिदाबोंकों छोड़ दें। हमारे लिए खिताव हराम हे। फिर हमें 
अदालतें छोड़ी त्राहिए। इन्साफ करना हमारे ही हाथमें रुवा चाहिए। ये बदालतें 
सरकारकी जड मजबूत करती है। वकीछोंको वकाछत छोड़ देना चअहिए। अगर उनस्रे 
हो उके तो वकालत छोड़नेके वाद देशकी सेवा करे। अगर देवा न हों सके तो वकालत 
छोड़ना ही काफ़ी सेवा है। उनको दूसरा धन्या करना चाहिए। माँवापकों चाहिए 
कि मदरसों और विश्वविद्यालयोसे अपने सव लड़कोंकों हटा लें। जो लड़के १६ वर्षके 
हो गये हों उनको वे मित्रकी तरह सलाह देकर हटा के! उनसे कहना चाहिए कि 
तुम वहाँ न पढ़ो; तुम्हें ऐसी जगह तालीम लेनी चाहिए जहाँ तुम बाजाद रू यक्ो। 
जहाँ सरकारका अंडा हो, वहाँ तालीम नही लेती चाहिए। 

काग्रेसने यह भी कहा है कि कौंसिलोंमें वही जाना चाहिए। ३० तारीबकों 
कौंसिलोंका चुनाव है। यह इम्तहावका दिन है। पहले हमें उम्मीदवारोंसे कहना चाहिए 
कि बैठ जाइए। अगर वे न मारे तो वोटरका फर्ज हैँ कि वह उस रोज घरमें वेग 
रहे और वोट न दे। २९की राततक उम्मीदवारोंको समझाना चाहिए। पैर छूलछू 
कर उनमे कहता चाहिए कि आप कौसिलके लिए खड़े त हों! अगर वे आपकी वार्ते 
न मानें और कौंसिलमे जाना चाहें तो आपका फ़र्ज है कि उन्हें कोई मदद ने दे और 
उनसे काम न ले। फिर, सिपाहीगिरी करता हराम है। बाप छोय भर्तीके त्िपाही 
न हों; आप छोगोंछों हिलुत्तानकी आजादीका सिपाही होना चाहिए। 

दूत्रा मसला स्वदेशीका हैं। जो कपड़ा यहाँ तँयार हो उसीको इस्तेमाल कला 
चाहिए। हमारी माताबोंको अपने घरोमें चरत्वा दाखिल करना बाहिए। जुछाहोते 
वुनवाकर कपड़े पहनना चाहिए। में हिन्दुत्तातके सभी भाईयों और वहनोंत्ते कहता 
हैं कि स्वदेशी तुम्हारा फर्जे है। जहर पहनो; यही करना तर्क-मवालात हैं। तलवार 
मत खीचो। उप्तकों मियानमें रखो। तलवारसे हमारा ही गछा कठेगा। हिन्दू बौर 
मुप्तलमानोंमें जुबानी नहीं, दिली एकता होनी चाहिए। बगर ऐसा हो तो हम 
एक सालमें स्व॒राज्यकी स्थापना कर सकते है। खिलाफतके मस॒ढेको और पंजावके 
मसलेकों तव करता आपके हाथमें है। आप इतने छोग यहाँ जमा हे, में अदवसे पूछता 
हूँ कि आपने क्या किया। क्या आपने अपने छड़कोंको स्कूल-काछेजोसि हा लिया? 
अगर आपका लड़का वड़ा हैं तो आपने उस्ले उम्रका बर्मे बता दिया? इस काममें 
उसे आपने आशीर्वाद दें दिया? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप वहाँ दवा 
जमा हुए है। छड़कोंकों चाहिए कि मदरसोंसे हट जायें, वड़ोंकों लमझाव। कण बापदे 
निदचय कर लिया है कि वोट न देंगे? क्या आपने स्वदेशीका व्रत छिया है? सबके 
साथ इन वातोंका सम्बन्ध है। सरकारकी फौजमें मस्ती वर्द होनी चाहिए। “ हमको 
बपने मुकदमे लेकर इन्साफके लिए वपने बुजुर्गोके पास जाता चाहिए। इनसे सरकारों 
“जरैस्टीज” (इज्जत-हतवा) जाती रहेगी। उत्ती समय परकारकों पता छग जावगा 
कि जब उसके एक लाख गोरे ३२० करोड़पर हुकूमत नहीं कर चकते। अभीतक 
हमें आपतसमें छूडा-छडा कर, हमें फूसछा कर. मदद देकर, मद॒ह लेकर धरकार राज्य 
कर रही है। “वया राजा तथा ग्रजा की पुरानी कहावत है। इससे ज्यादा उत्मय 


डा० मुहम्मद इकवाहूको शेर 


“यथा प्रजा तथा राजा” है। मगर हम साफ दिलसे काम करेगे, और पवित्र भावते 
ईदवरके चरणोमे अपनेकों अपित करेंगे, अगर इस प्रकारका सच्चा वलिदान देगे तो 
हमे स्वराज्य फौरन मिल जायेगा। यही स्वराज्य रामराज्य है। 


आज, २७-११-१९२० 


२४. पत्र: डा० मुहम्मद इकबालको 
[२७ नवम्बर, १९२० के पूर्व |! 


प्रिय डा० इकबाछ,' 

मुस्लिम नेशनल युनीवर्सिटी' आपको पुकार रही है। यदिं आप उसका उत्तर 
दायित्व छे ले, तो मुझे विश्वास है कि वह आपके सुसंस्क्ृत नेतृत्वमें उन्नति करेगी। 
हकीम अजमल्खाँ और डा० अन्सारी' तथा निस्सन्देह अज़ीभाई भी यही चाहते हे। 
मेरी कामता है कि आप इस आमन्त्रणकों स्वीकार कर सकेंगे। आपकी आवश्यकता- 
ओंकी पूतििके लिए नवीव जागृतिके अनुरूप, उपयुक्त दक्षिणा देनेका आइवासन भासा- 
नीसे दिया जा सकता है। कृपया अपना जवांब मुझे “मात पंडित नेहरू, इलाहा- 
बाद 'के' पतेपर भेजिए। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७३६१ ए) की फोटो-तकलसे। 


१ ढा० झबालते २९ नवम्बर, १९१० के अपने जवाब (एस० एन० ७३३०) में छिखा था कि 
गांधीजीका पत्र दो दिन पूर्व मिंठा था । 

३. १८७३-१९३८; अत्यात्र उूँ-फारसीके कवि; कैम्विज तथा स्यूनिद्ध विश्वविवाल्योत्रे पी० एच० 
ढी० किया; राष्ट्रीय नेता; १९३१-३२ में दूसरी और तीछरी गोल्मेज परिषतृके प्रतिनिधि । 

३. भशीगहमें ! 

४ १८६५-१९२७, प्रतिद्ध हकीम भौर राजनीतिश निन्दोने खिलाफत आन्दोल्नमें प्रमुख भाग 
लिया; १९११ में भारतीप राष्ट्रीय काग्रेसके मणक्ष । 

५ ढा० भुढ्तार महमद अन्सारी (१८८०-१९३६ ); राष्ट्रवादी मुफ़्त्मान नेता; इंडियन मुस्लिम 
छीगके मथक्ष, १९२०; गथक्ष, भारतीय राष्ट्रीप का्रेस, १९२७-१८। 

६. गांधीजी २८ नवम्बर, १९२० को इलाहाबाद पहुँचे थे और वहाँ चार दिन हरे थे । 


जा ] 


२५. पत्र: हकीम अजमलखाँको 


[२७ नवम्बर, १९२० के पूर्व ॥' 
प्रिय हकीम साहब, 
पीपड भहादेवके पासकी' मस्जिदके बारेमे क्या झग़ा हैं? क्या यह सुलझाया 
नहीं जा सकता? मेने डा० इकबाढकों अलीगढके वारेमे लिख दिया है। में चाहता 
हैँ भाप भी लिख दे। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३६१ ए) की फोटो-तकलसे। 


२६. भाषण : विद्याथियोंकी सभा, बनारसमें' 


२७ तवम्बर, १९२० 


में यहाँ जो दृश्य देख रहा हूँ उससे मुभे अछीगढका स्मरण हो बाता है। 
विद्याथियोय्रे जो-कुछ मुझे कहना था सो मेने बलीगढ़मे कह दिया।' में अपनी जिम्मे- 
दारी जानता था। में जानता था कि अलछीगढ़का विद्यालय यहाँसे प्राचीव है। मुझे 
यह भी मालूम था कि मुसलमान विद्याथियोकों अछीगढ़से कितनी मुहब्बत है। में यह 
भी जानता था कि एक महान मूसछमानने उसे स्थापित किया है। तब भी तिडर 
होकर जो-कुछ मुझे कहना था, मेने कहा। मेरा दिल रो रहा था कि में ऐसा क्यो 
कर रहा हूँ। जब में आप छोगोंको देखता हूँ, बड़ी-वडी इमारते देखता हूँ तो मेरा 
हृदय रोता है। छेकिन आज ज्यादा रो रहा है, क्योकि विद्वविद्यालयके प्राण मेरे पूज- 
नीय बडे भाई मालवीयजी है। में उनको छोड़कर कोई काम नहीं करता। जबस्ने में 
हिन्दुस्तान वापस आया तबसे यही खाल था कि उन्हीके साथ अपना जीवन व्यतीत 
करूंगा। ऐसा मेरा सम्बन्ध अलीगढसे नहीं था। अलीगढका प्राण कौन है सो में नही 
जानता। और इस विद्वविद्यालयके आँगनमें बैठा हुआ में इस भयस्रे काँप रहा हूँ 
कि कही मेरे मूँहसे कोई ऐसी बात न मिकक जाये जिससे मेरे आदरणीय भाईको 
कोई दुख हो। किन्तु मेरा घ॒र्म मुझे सिखाता है और यही उनका भी धर्म है कि जिस 


१ ढा० इजाल्को पत्र रिखनेके उल्छेखसे छाता है कि यह पत्र भी भनुमानतः उत्ती दिन लिखा 
गया भा । 

२ इसके एक दिन पहले गांवीजीने विश्वविद्याल्यके अद्यातेके बाहर विद्यायियोक्ी एक समामें भाषण 
दिपा था (देखिए "माषग: विदयायियोंकी समा, बनारसमें ”, २६-११-१९२० ); ऐेकिन माव्वीप्चक्े 
आग्रहपर उन्हंने थुनिवर्तिटी हालमें विद्यार्थियोद्री समामें फिर भाषण दियां। अथक्षता लग माव्वीयीने 
की यी। 

३ देखिए छण्ड १८, पृष्ठ ३६७ | 

४. पर सैयद अहमद हसके संस्थापक ये । 


भाषण: विद्याथियोकी सभा, वनारसमे ३५ 


बातकों में घर्म समझता हूँ उसके लिए प्यारीसै-प्यारी वस्तुकों भी त्याग दूं। में 
आज ऐसा ही कर रहा हूँ। में आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई और मुझमें 
बडा मतभेद हैं, पर इसके कारण मेरा पुज्यभाव थोडा भी कम नहीं है। आपसे 
भी मेरी प्रार्थना है कि यदि आप मेरी भी राबके हो तो भी उतके प्रति अपने 
पूज्यभावमे कदापि कमी ने करे। 

[किसी भी परिस्थितिमे | विद्यादान लेता यदि आप पाप ने समझे, अधर्म न 
माने तो आप कभी विद्यालयोको न छोडे। में तो अधर्मीके हाथसे स्वर्ण-दान भी नहीं 
ले सकता। इसी तरह जहाँ उसकी ध्वजा फहराती है, वहाँ विद्या लेता दोप समझता 
हूँ। वहाँ पर गीता” पढना, कछा-कौशल तक सीखना भी में पाप समझता हूँ। 
सच तो यह है कि में इस सल्तनतमें हीं नहीं रहना चाहता। अगर एकदम त्याग 
सकता तो त्याग देता | छेकिन तव में यहाँ कैसे आता और यह पेगाम भी आपको केसे 
दे पाता। इसी कारण इस असह्य स्थितिमे भी जी रहा हूँ । में इसको रावण-राज्य समझता 
हूँ तुलसीदासजीने ऐसे राज्यमे रहना पाप बतलाया है। में निस्सकोच यह कह सकता हूँ 
कि में २४ घंटे एक ही जप करता हूँ कि इसे कैसे हटा सकूँ या दुरुस्त कर सके। 
इसीसे में यहाँ हूँ। विद्याथियोसे में कहता हूँ कि इस सल्तततसे सहकार छोडना ही 
हमारा परम' धर्म है। जितना आपसे सम्भव है, उतना कीजिए। आपके लिए सबसे 
बडी चीज यही है कि यहाँ जो विद्यादान आपको मिलता हैं, उसका त्याग कर दे। 
में सर्व सामान्य सहकारके बारेमे नहीं कहता। विद्यार्थी जो विशेष सहकार देते हे, 
वही देना बन्द करनेको कहता हूँ। यदि आपका इस सल्तनतके वारेमे वही खयाल 
हो जो भेरा है तो अपना धर्म समझकर इसे छोड दीजिए। इसमें कोई शतंकी 
बात नहीं हैं कि फिर विद्या किस प्रकार मिल सकेगी। में तो आपको धर्म बताता 
हूँ। सबसे यही कहता हूँ कि दुसरे स्थानपर चाहे विद्या मिलनेका प्रबन्ध हो चाहे न 
हो, इसे आप छोड दे। आप अगर चाहे जो इसी किस्मकी विद्या छे सकते है, छेकिन 
सरकारकी छाया त्याग दे । में यह कहना चाहता हूँ कि यह आजीविकाकी वात नहीं 
है, मनृष्यत्वकी वात हैं। मनृष्यत्वके बाद ही भाजीविकाकी बात आ सकती है। स्वत- 
न्रता धर्म है। धर्मके पीछे देह है। देहके लिए धर्म नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन 
धर्मके लिए देह छोडी जा सकती है। हमे आधिक, मानसिक, आत्मिक किसी प्रकारकी 
स्वृतत्तता नहीं है। आत्मिक नहीं, क्योकि मृसंलमानोकों धर्मके हुक्सपर चलनेसे रोका 
जा रहा हैं, फुसछाया जा रहा है कि इसमे [धर्मके हुक्‍मपर त चलनेका ] दोष नहीं 
है। धामिक खयालात रोके जाते हे, अर्थात्‌ आत्मिक स्वतन्त्रता भी नही है। यहाँपर 
करोडोके पास न वस्त्र है न भ््ष। ऐसी अवस्थामे आधिक स्वतन्जता असम्भव है। 
ऐसी हालतमे जो-कुछ छाभ भी है उसे छोड देना चाहिए। कई वातोका हमें छारूच 
दिया जाता है, फायदा दिखलाया जाता है। इस विश्वविद्यालयमें भी कई बातोंकी 
सुविधा है। इजीनियरीकी तालीम मिलती है; और वातोंकी भी आसानी है। किन्तु 
हिन्दुस्तानके लछाभके लिए इसका वलिदान करना चाहिए। यदि ऐसा थोड़ा-थोड़ा छाभ 
हम स्वीकार करते रहे तो यह राज्य चलता रहेगा। 


३६ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


हिन्दू धर्म बस॒ह॒थीग सिख्लल्ाता है। कुछ छोगोंका खयाल है कि तलवार उठानी 
चाहिए, छेकित सब लोगोंने देख छिया है कि फिलहाल हममें वेसी ताकत नहीं है। 
असृहयोग॑ ही एकमात्र उपाय है जिससे या तो स्वतन्त्रता मिल जायेगी या सल्तनतकी 
ख़राबियाँ हट जायेंगी। मुझे विश्वास है कि जो-कुछ मालवीयजी कर रहे है उसे अपना 
धर्म समझकर कर रहे हे। मतभेदके कारण भेरा उनका परत्परका स्नेह कम नहीं 
हो सकता। हमारी उनकी मैत्री कम नहीं हों सकती और मुझे आशा है कि उनके प्रति 
आप लोगोंका पृज्य भाव भी कभी कम्म ने होगा। आप ऐसा ने समझिएगा कि आपनें 
बुद्धि ज्यादा है और उनमें कम, या आपमें देश-भक्ति ज्यादा है, उनमें कम। सब 
आदमियोंका एक ही विचार होना असम्भव है। यदि हिन्दुत्तानके प्रत्येक स्त्री-पु्षका 
एक ही भाव हो जाये तो खतन्त्रता एक दिनमें मिल सकती है। इतिहास मालूम 
होता है कि स्वतस्त्रता बड़े कष्ठसे मिलतती है। यह समझता अनुचित होगा कि बिना 
इस कष्टकों उठाये हमें स्वतन्त्रता मिल जायेगी। मेरी प्राथंता है कि आप अपनी 
सभ्यता और नम्नता न छोडिएगा। यदि आपको मेरी बातें पसन्द हो तो [ठीक है, 
किन्तु] जो विद्यार्थी आपके साथ न हों उनसे घृणा या द्वेष व कीजिएगा, उन्हें त 
सताइएगा। अपना काम इस तरहसे कीजिए कि जो शक छोगोंके मनमे हो वह 
निकल जाये। विद्वविद्यालय छोडनेके बाद आप धर्माचरण ज्यादा करे तो मालवीयजी- 
का आशीर्वाद छेकर विश्वविद्यालय छोडे। जो इसे छोड़नेके बाद मुल्ककी सेवा न 
करेगे, जो त्वार्यी, व्यसनी हो जायेगे, उतके कारण मुझे बड़ा ताप होगा। उनको भी' 
पाप होगा और मूझे भी पाप छग्रेगा। मेरी प्रार्थना है कि जो-कुछ आपको करा 
हो स्वयं सोचकर कीजिए। आपको यदि किसी दूसरेकी सलाह ही मानती है, यदि 
आपका दि कुछ साफ नहीं बतछाता तो आप पंडितजीकी ही सलाह मानिए, उनकी 
सलाहकों प्रथम स्थान दीजिए। अगर आपका दिल स्वीकार करे तो आप' अपना धर्म 
समझ कर असहयोग कर सकते हे। न आप मेरी सछाहपर भरोसा कीजिए न उनकी 
रा मेरे भाई साहब आपको अवश्य आशीर्वाद देगे, एक क्षणके लिए भी आपको 
न रोकेगे। 

अव में यह कहना चाहता हूँ कि असहयोगमें विद्याथियों द्वारा यह त्याग मेने क्यो 
रखा हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुत्तानमें जो सल्तवत चछ रही है, वह जो 
अत्याचार कर रही है उसके कायम रहनेका बडा भारी सवब यह है कि हमको उसकी 
तालीमके असरने मुम्ध कर लिया है। इसके यहाँ दाखिछ होनेके पहले हम स्वाश्नयी 
थे, जैसे पराधीन आज हे, वैसे वहीं थे। इस शिक्षा-अणालीसे हम और भी पराधीन 
हो गये। लेकित अभी में इस तालीमके ढंगकी बात नहीं कस्ता। मेरा इस वक्‍त यह 
कहना नही है कि ढगमें त्रुटियाँ है। यह तो मेरे भाई साहब भी मानते हे कि ऐसी 
न्ुटियाँ है, जिन्हे निकाला जाना चाहिए। से [भुटियोंके कारण] इस शिक्षण-संस्थाओको 
छोडनेका नही कहता। में अभी यह भी नहीं कहता कि क्या ढंग होता चाहिए। इसका 
सबब यह है कि जिस सल्तनतको हम राक्षती समझते हे, जिसने पजावमें इतना अत्या- 
चार किया, उसकी छायामें शिक्षा छेना में अपर्म समझता हूँ। अगर ऐसा ही भापको 


भाषण: विद्यायियोंकी सभा, बना समें ३७ 


भी निशचय हो तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप इस सल्तनतकों 
राक्षत्री न समझें जिसने पंजावपर इतना अत्याचार किया, मुसलूमानोंको धोखा दिया, 
हिन्दुस्तानसे दगा किया उसे . . , » विद्याथियोंकों भी कुर्बानी करनी चाहिए। 
और जो-कुछ मुझे कहना था में कछ कह चुका हूँ। में इस पवित्र स्थानमें अपने 
पूजनीय भाईके सामने सिफ यह कहना चाहता हूँ कि जो कोई इस शिक्षणकों छोड़ना 
चाहता हैं, वह एक बड़ा भारी काम कर रहा है। इसीमें स्वतन्त्रता है। भाप अपनी 
सभ्यता मत छोडिएगा, किसीसे घुणा मतत कीजिएगा। बाहर जाकर कष्ट बर्दाश्त 
कीजिए। में यह भी कहता चाहता हूँ कि मे आपके लिए कोई प्रवन्ध नहीं कर सकता । 
अगर में यहाँ आपके साथ रह सकता तो प्रवन्ध कराना कोई मृष्कि नही था। 
लेकिन में आपको कोई छाछूच नहीं देना चाहता। में सिर्फ इतना कह देना चाहता 
हूँ कि बाहर जाकर आप उद्धृत न हों, स्वेष्छाचारी न बने। संयम आपका धर्म है। 
सहिष्णुता न छोड़िएगा। शान्त चित्तसे सब काम कीजिएगा। माता-पिताप्त पूछिए। 
अगर आपका दिल पदका हो गया हैं और वे नहीं मानते तो उतसे दछील कौजिए। 
अगर आप उनकी बात ठीक मानते हों तो उनकी बात स्वीकार कीजिए। अगर आप 
उनकी बात गलत मानते हों और अपनी आत्माकी बात सच मानते हो तो फिर 
उसे स्वीकार कीजिए। आप विंनयपूर्वक उनकी बातकों अस्वीकार कर सकते हे। ऐसा 
हिन्दू धर्म कहता है। यह आपकी परीक्षा है। अपने विनयसे असहयोगकों सुशोभित 
कीजिए, स्वेच्छाचारी न वनिए। अपनी प्रतिज्ञाको भग न कीजिए। दो बाते याद 
रखिएगा, एक तो असहयोगमें आपकी विनयकी शिक्षा निहित है। दूसरी बात यह कि 
हमे बड़े आत्म-बलिदातकी आवश्यकता है। गिरी हुई हालतमे हम छोग नामर्द बने 
गये हैँ, पराधीत बन गये है, रोटीकी' बात सोचते है। इसका प्रबन्ध करना कठित 
है। अगर आप बलिदान करनेकों तैयार हे तो [शिक्षण-संस्थाएँ] छोड़िए, नही तो 
नहीं। ईदवरसे मेरी प्रार्थना है कि वह आपको स्वच्छ भाव दे; आपको बल दे। आप 
अपने अन्त.करणकी ही आवाजको स्वीकार करें। में कल चला जाऊँगा। जो छोग 
असहयोग करना चाहते हे, जो ऐसा करनेकी बहुत दिनोसे सोच रहे हे उनको अपने 
अध्यापकोंसे बात कर छेनी चाहिए। मेरे भाई, मालवीयजी, से बातें करनी चाहिए। 
उनसे आशीर्वाद पाकर अपना काम कीजिए। जिन्होंने छिखकर नाम दे दिया है उनको 
अपने इरादेपर पवंका रहता चाहिए; और [इस प्रकार] जो छोग भाना चाहे वे 
ही अपना नाम दे। 


आज। ३०-११-१९२० 


१. पह“ँ मूहमें कुछ शब्द मिट गये है । 


पत्र: सरलादेवी चौंधरानीको ३९ 


स्त्रियोंने पवित्र॒ताका पालन करते हुए घममको अल्लुण्ण रखा है। स्त्रियोने ही अपने सर्व- 
स्वका बलिदान करके राष्ट्रको रक्षा की है। ये स्त्रियाँ जब हिन्दुस्तानके दु खको सम- 
झेगी तव यह दुख कितने दिन टिक सकेगा? 

जिन स्त्रियोंमे में जागृति देख रहा हूँ वे पढी-लिखी नहीं हे; तथापि वे ज्ञानी 
हूँ। वे धर्म-कमंकों अच्छी तरह समझती हे। शिक्षित-वर्ग जो बात समझनेमे बहुत 
समय लगा रहा हैं, उसे ये स्त्रियाँ अपनी प्रेरणाशक्तिके द्वारा सकेतमे ही समझ गई 
हूँ। स्राज्य अर्थात्‌ रामराज्य, यह वात समझतेमे उन्हे देर नहीं लगी। 

बहनोके सम्मुख समस्त बाते स्पष्ट रूपसे रख दी गई हं। दुःख किस बातमें 
है, यह बात उन्हें समझाई गईं है। दु खका उपाय असहयोग है, यह भी उन्हें बताया 
गया है। अपने-अपने घर्मोको जातकर उसका दृढतापूर्वक पालन करते हुए स्त्रियोने 
हिन्दू-मुसल्मानोंमे परस्पर एकता बनाये रखनेमे मदद करनेकी बातको अपना कत्तंव्य 
माना है। 

स्त्रियोने इस वस्तुकों जिस उत्साहसे और अच्छी तरह सोच-समझकर आरम्भ 
किया है अगर वे उसी उत्साहसे उसे जारी रखेगी तो मुझे विश्वास है कि उनके 
द्वारा दिये गये फाजिल गहनोसे ही सारे हिन्दुस्तानकी शिक्षाकी व्यवस्था हो सकती 
है। जिन बहनोने गहने भेट किए हे सो इस शर्तेके साथ कि स्वराज्य मिलनेमे 
जितना समथ छगगेगा उस समयतक वे वैसे गहनोकी फिरसे माँग न' करेगी और उनके 
बिना ही अपता काम चलायेगी। इस तरह स्त्रित्रोंके श्वुगारके थोडेसे त्यागसे हिल्दु- 
स्तानके शिक्षण और स्वदेशीके प्रचारका बन्दोबस्त हो सकता है। फलत. मुझे उम्मीद 
है कि डाकोरजीसे जिस महायज्ञका सूत्रपात हुआ है उसे बहने कायम रखेगी और 
उनके पति अयवा सरे-सम्बन्धी' उनके इस पवित्र कार्यमें बाघक नहीं होगे। 

[गुजरातीसे | 
नंवजीवन, २८-११-१९२० 


२९. पत्र: सरलादेवी चोधरानीको 


२८ नवम्बर, १९२० 

दीपक' चाहता है कि उसे कुछ समयके लिए अग्रेजीकी पढाईसे मुक्ति दे दी 
जाये। इस बातसे मेरी तजरोमे तो यह छडका बहुत चढ गया है। इस सम्बन्धमे 
अगर तुम्हारे मनमे भी कोई एतरान न हो तो में तो चाहूँगा कि दीपककों उसकी 
मरजीके मुताबिक करने दिया जाये। ध्यान रखूंगा कि वह कभी आगे चलकर अग्रेजी 
भी पढ छे। लेकिन में तुम्हें विद्वास दिलाता हूँ कि थोड़े समयके लिए अग्नेजी छोड़ 
देनेते उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तुम जानती होगी कि किसी विद्यार्थीको 
जब भाषाकी पकड आ जाती है, वह भाषा-शास्त्रमें पारगत हो जाता है, और तब 


१. सरलादेवीका पुत्र । 


४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कोई भी नईं भाषा सीख छेना उप्के लिए बहुत आसान हो जाता है। मैक्समुलरने 
इसी तरह सोलह भाषाएँ सीखी थी। एक बार भाषाशास्त्रपर काबू पा छेनेके बाद 
अन्य कोई भी नई भाषा सीखनेके लिए कुछ मूछ शब्द याद कर छेना ही काफी होता 
है। इसलिए तुम खुशी-खुशी अपनी स्वीकृति दे दो। दौपक बड़ा होनहार औौर प्यारा 
ब्रच्चा है। जबतक वह किसी-न-किसी काममें व्यस्त रहता हैं और अपनी चित्तत- 
शक्तिका विकास करता जाता हैं तबतक में पढ़ाई या और किसी बातका कोई वोक्ष 
उप्पर नहीं डालूँगा। इसपर खूब सोच-विचारकर अपना पक्‍का निर्णय सूचित करो। 
याद रखो कि अपने वच्चोंके श्िक्षषपर भरोसा करता सदा ही निरापद होता हैं। 
शिक्षकोंके चुनावमें जितनी ध्ावबानी बरतनी हो, बरती जाये; परन्तु एक बार शिक्षकका 
चुनाव कर छेनेपर बच्चेकी शिक्षाका सवाल पूरी तरह उसीपर छोड़ देना चाहिए। 

बवारसमें! समय वहुत अच्छा गुजरा। परिणाम क्या होगा, यह नहीं कह 
सकता। वातावरण जरूर साफ हुआ हैं और माकृतवीयजी यदि पूरी तरह नहीं तो 
पहलेसे अधिक झान्त अवश्य है। 


[भंग्रेजीस ] 
भहादेव देसाईकी' हस्तलिखित डायरीसें। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३०. देवदास गांधीकों लिखे पत्रका अंश 


२८ वबम्बर, १९२० 


. काशीमें दो दिन बिताये। काफी अनुभव हुआ। पण्डितजीके' साथ कंदृता 
आनेका जरा भी भय नहीं था। हुसरोंकों जो अन्देशा था, वह भी मिट गया होगा। 
विद्याधियोंत्रे छूब बातें हुईं। अब गह देखना है कि परिणाम क्या होता है। वेश्में 
बेहद कमजोरी हैं। अस॒हयोग ही देशकों सब बनायेगा। 

[गुजरातीसे | 
मह॒दिवभाईनी डायरी, खण्ड ५ 


३, गांधीजी २५ से २७ नवाबरतक वनारसमें थे । 
२. २६ व २७ सवम्बर । 
३० पै० मदनमोहन मालवीय । 


३१. पत्र: दीपक चौधरीकों 


२८ नवम्बर, १९२७० 


भव तो तुम्हें गुजरातीम ही लिखूंगा। तुम्हारा पत्र मिला । तुम्हें अब अंग्रेजी छोड़नी 

चाहिए या नहीं, इस बारेमें माताजीकी राय पुछवाई है। तुम अध्ययनशील वनो तो 
भभी अंग्रेजी छोड देनेमें कोई अड़चत ने होगी। तुम अपने झ्वरीर, अपने मन और 
अपनी आत्माकों सेभालो। शरीरके लिए कसरत, खेल-कूद, अच्छा भोजन और प्रसन्न- 
वित्त; मनके लिए वाचन और मनन; आत्माके लिए अन्त. शुद्धि और इसके लिए 
जल्दी उठना, ध्यानपुर्वक प्राथनामें तल्छीन होना और गीताध्ययन। हमेशा इतना मनन 
करना: में सच ही बोलंगा, सोचूंगा और करूँगा, में सबपर प्रेम रखूँगा, में अपनी 
सब इच्द्ियोंपर काबू करूँगा, दुसरेकी चीजपर बुरी नजर नहीं डाढूँ। में कुछ भी 
अपना नहीं मातूंगा, परन्तु सब बुछ ईर्वरापंण करूँगा। ऐसे चिन्तनसे हृदय-शृद्धि 
होगी। 

[गुबरातीसे ] 

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५ 


३२ पत्र : हरकिशनलालकों 


२८ नवम्बर, १९२० 


प्रिय हरकिशनलाल,' 

भें यात्रापर निकल गया था, इसलिए तुम्हारा पत्र मेरे पीछे-पीछे भटकता हुआ 
भव आकर मिला हैं। तुम्हारी भविष्यवाणी' सच्ची तिकले तो उसमें कुछ दोष तुम्हारा 
भी होगा। ऐसा तो नहीं हो प्रकता कि तुम चुपचाप बैठे रहकर हिंसाकी जड़ोकों 
फैलने दो और फिर कहो, ' देखो, मे कहता था सो सच तिकला।' परल्तु तुम्हारी 
भविष्यवाणी सही निकले या गत, असहयोग तो तबतक चढता ही रहेगा जबतक 
वह अपनी ही हिंसाके भारते दवकर न दक जाये। इसलिए तुमसे अपेक्षा यही की 
जाती है कि तुम अपनी भविष्यवाणी गलत सावित करनेके लिए जी-तोड़ कोशिश 
करोगे। 

१, छाठा इरक्िशनहाल; पंजावके एक प्रमुख व्यवतापी भौर राष्ट्वादी नेता, जि्देति गांधीजकि 
अप्तहयोग आन्दोह्नका विरोध किया था गौर णो वादमें मॉग्टेणु-चैम्सफो्द सुधारोकि छागू होनेपर पंजाव 
भब्तिमश्डत्में मल्रो क्‍ने ये । 

२. हरकिशनछाल्ने पह भविष्यवाणी को थी कि गाँवीणीका लपहयोग आन्दोलन असफल होगा । 


४२ सम्पूं गांधी वाइमय 


खिलाफतके मामलेमें हमारी माँग यह है: युद्धके आरम्भ होनेपर टर्ककि पास 
जितना इलाका था, वह सब उसे लौठा दिया जाये, लेकिन स्ञाथ ही अरबों और 
आर्मीनियावासियोको आत्म-निर्णयकी पूरी-पूरी गारटी दी जाये। जहाँतक पंजावका 
सम्बन्ध है, वहाँ जो-कुछ हुआ, उसका पजाबकी माँगोके अनुसार पूरा परिमाजव होना 
चाहिए। इसके बाद जनताके सिर्फ चुनिन्दा नेताबोकी इच्छाके अनुसार हमें पूरा स्वराज्य 
दिया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि मेने प्रत्येक अंग्रेचके माम जो खुली चिटुठी' लिखी 
हैं, उप्तमें यह बात स्पष्ट कर दी है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित दायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


३३. भाषण : इलाहाबादमें असहयोगपर 

२८ नवरबर, १९२० 
महत्मा गांधी भावण वेनेके लिए सड़े हुए। छोगोंवे भारी हर्षध्वति की। हि्दीमें 
भाषण' देते हुए उन्होंने पारम्भमें ही इस बातपर जोर दिया कि यह समय काम कर- 
नेका है, और भाषणों और सभाओंका नहीं। उन्होंने कहा कि यह आसुरी सरकार है 
और रावणके राज्य-जैसी है। उसने मुसलम्ानोके साथ अन्याय किया है ओर पंलाबके 
अत्याचारोंके लिए वही उत्तरदायों है। यह भारतीषोंकों अबतक धोज़ा देती रही है। 
आज भी उसको इसका पछतावा नहीं है; बल्कि वह हमसे यह कहती है कि हम 
उसके अत्याचारोकों भूल जायें। यवि आप इस सबको अनुभव नहीं करते तो मुझे 
आपसे कुछ भी कहना नहीं है। किन्तु आप ज्यों ही असली स्थितिकों जात॑ जायग 

आपके सामने केवल असहयोग करनेके सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। 
इसके बाद महात्माजीने एकतापर जोर देते हुए कहा कि एकता अत्यन्त आव- 
इयक है। यदि आप सब एक हो जायें तो सरकार जिस तरह आपकी रायको चपेक्षा 
अबतक करती रही है, उसका बेसी उपेक्षा कर संकभा आप अंतस्भव कर सकते है। 
आप लोग एक बार एक हो जायें तो आप खिलाफत और पंजावके अन्यायोंकों दूर 


१. देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ३९७-४०० । 

२, पद भाषण मोतीलाठ नेहरुकी अध्क्षतामें हुई सावेजनिक तभामें दिया गया था | ईते पभामें 
कर्म वैजबुड, मौलाना भाणाद और शोकत अठी भी शामिल थे । 

३० मूंछ दिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है । 


भाषण : इलाहावादमे असहयोगपर ४३ 


करवा सकते हे और स्वराज्य ले सकते हे। सरकार आपकी सहायतासे हो भारतपर 
शासन चला रही है। किन्तु यह देखकर दुःख होता है कि हिन्दू और मुसलमान अभी 
तक एक दुसरेपर पुरा विश्वास नहीं करते लेकिन मे आपसे पुछता हूँ कि क्या सरकार- 
पर आपका छुछ भी विश्वास है? फालेसे-काले मनका हिलू भी इस्लामको उतरेमें 
नहीं डालेगा। आपको चाहिए कि वर्तमान सरकारको या तो सुधार दें या समाप्त कर 
दें। अपने इस ध्यथकी पूर्तिके लिए एकता बहुत जरूरी है। सरकारसे असहयोग करनेके 
लिए आपको आपसे सहयोग करना चाहिए। सरकार भी आपमें फूट डालनेका प्रयत्न 
कर रही है। यह तो वह करती ही भाई है और उसीके हारा सारतपर राज्य घला 
रही है। यदि हिन्दू और मुसलमान आज एक हो जायें तो संसारकी कोई भी शक्ति 
हमें दबा नहीं सकती। हमने देख लिया है कि हम तलवारसे स्वराज्य नहीं ले सकते। 
भारतीय आज जिस पौरषहीन अवस्थामें हे उसमें खुली छड़ाईका खयाल भी नहीं किया 
जा सकता; वह देशके हिंतोंके लिए घातक सिद्ध होगी। सरकार अपने सव साधनोकों 
काममें लाकर अपनी पूरी शक्तिसे हमारी राष्ट्रीय भाकांक्षाओंकों कुचलतेका प्रयत्न कर 
रही है; वह एक दलकों दृसरेसे भिड़ा रही है और खुली घमकियाँ दे रही है। हमारा 
ऐसी सरकारसे भौतिक बलसे मिबदने और उसे हटानेकी आज्ञा करना सम्भव नहीं है। 
हमे हिंसाका मुकाबला हिसासे करना भी नहीं चाहिए। हमें ब्तानकों सजा देलके 
लिए शोतानी साधनोंका उपयोग नहीं करना है। में अपने ३० साल्‍के अनुभवके आधार- 
पर कह सकता हूँ कि हम निर्देयता सौर छलकपठकों, निर्दयता और छल्कपठसे ही 
नण्द नहीं कर सकते। जँसे उजाला अच्घेरेको दूर करता है, वेसे ही हम झूठको सत्यसे 
और वुरी दावितयोंकों जात्मबूसे निवुत्त कर सकते हे। इसके अलावा, सरकारकी 
हिसाके प्रयोगकी हक्ति बहुत जबर्दस्त है और इसीलिए भी नेतिक दुष्दिसे लोगोंका 
उसको हिंलक शक्तिका मुकाबला हिंसासे करता अनुचित है। इसी बातकों ध्यानमें 
रखकर कांग्रेसने आपके सामने अहिसात्मक्ष असहयोगका कार्यक्रम रखा है।' 

स्कूलों और कालेजोंके बहिष्फारका उल्लेख करते हुए महात्माजीन अभिभावकोंसे 
पूछा “दया आपका विद्वास यह नहीं है कि इस समय अपने बच्चोंको सरकारी सहा- 
यता प्राप्त स्कूलोसे निकाल लेता आपका कर्तव्य है? यदि आपका विद्वास ऐसा नहीं 
है तो आपको ऐसी सभामें नहीं आना चाहिए और यदि आप इसमें आ हो गये हे 

१. पद्मां (-१२-१९२० के छीडरमे इतना और दिया गया है; “ सरकार हममें फूट डालनेका अपत्न 
करेगी । नरमदलीव छोगोको अ्रमित किया जा रहा है; छेकिन जाप जिस वातमें विश्वास है आपको 
उसपर कापम रहना चाहिए । आपको कौंसिछो, मतदान-केन्रों, स्कूलों एवं काडेजोका वहिप्कार करना 
चाहिए । ३० नवाबरका ठिन भा गया है; जाप बपने मताधिकरारका उपयोग न करें; छेकिन साथ ही 
भाष उन लोगोंको, जिनका खपाठ दूसरा है और णो मत देना चाहते है, सताएँ भी नहीं । जो छोग 
कोमिछोंमें बैठे है उनसे कह देना चाहिए क्नि वे लोग जनताके प्रतिनिधि नही है। छेकिन णो छोग मत 
देने नही जाना चाहते, उन अक्तियोंक्ों भो कोसिलेकि सदस्थोसे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वे 
उनके लिए कुछ करेंगे।” 


४ सम्यूर्ण गांधी वाहमय 


वो आपको इस कार्यक्रससे अपना मतभेद प्रकट करना चाहिए। अन्यथा थदि आप 
पहाँसे चुपचाप चले जाते है तो इससे यही प्रकट होगा कि आप इस कार्यक्रमसे सहमत 
है और तब फिर इसीलिए जञापका अपने बच्चोंकों स्कूलों और कलिजोंसे हटा लेता 
उचित होगा। थवि आपके लड़के वयस्क है तो आप उन्हें स्कूलों और कालेजोंको 
छोड़नेके लिए समझायें और यदि वे ब्रेसा न॑ करें तो भाप उनकी सहायताते हाथ 
खींच लें और जहाँ उनकी तकदीर के जाये वहाँ जाते रें।' 
गांधीनीने स्वदेशीकी आवश्यकतापर बल देनेके बाद इलाहाबादसें एक राष्ट्रीय 

कालेजकी त्थापनाके सिमित घनकी अपील की। 

[अंग्रेजीसे | 

बॉस्‍्वे कॉनिकल, १-१२-१९२० 


३४. भाषण: महिलाओंकी सभा, इलाहाबादमें 


२९ नवम्बर, १९२० 


महात्माजीने महिलाओंसे अनुरोध किया कि वे देशकी आजादीकी लड़ाईमें अपना 
फर्न अदा करनेमें गफलत ने करें। उन्होंवे उनसे जोर देकर कहां: आप अपने पतियों 
और पुत्रोंसे अनुरोध करें और उन्हें प्रोत्साहन दें कि वे अपने कत्तंव्यके पंथपर चलें। 
आप स्वयं त्ववेशीकों अपनाकर स्वतस्त्र भारतके निर्माणमें प्रबल और प्रभावकारी 
सहायता दें। रावणके राज्यमें सीताकों भी चौदह सतालतक वल्कल वतन (पेड़की 
छालके बने भोटे कपड़े) पहनकर रहुना पढ़ा था। इसी तरह आज भी, जब स्वदेशी 
वल्तुओंको अपनानेका अर्थ भारतकों स्वतन्त्र करनेकी दिशासें एक बड़ा कदस उठाना 
है, तब भारतीय महिलाओंकों हाथकते और हायबुने खहरका कपड़ा पहनना अपनों 
पुनीत कर्तव्य बना लेता चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें प्रतिदित क्मते-कर् 
एक घण्डा सृत भी कातता चाहिए और इस प्रकार हाथसे कपड़ा बुनसेमें सहायक 
बनना चाहिए। भारतीय स्थ्रियोंका देशके प्रति यह करत्तंव्य हो गया है कि वे महीव 
कपड़े पहुतता छोड़कर सादीकी पोशाक अपनायें। 


१. यहाँ १०१२-१९१० के छीढरमें हना भौर दिपरा गया है: “श्री गांपीने इसके बाद सदेशी 
वसुबेकि प्रमोगका भागरद करते हुए कहा कि स्पेशीका व्यपह्वार नौकरशादीडे विरुद्ध भत्वन्त शक्तिज्ञारी 
शद्ध है। यदि भाप उत ६० करोड रुपपोंको जिल्से त्रिटिनका बना भाल छरीदा ला रह है, बचा की 
तो छंकाशायते ५७ तंतदीय पदत्य आपकी मुझ्ोगें भा जायेगे । पदि भाप केवठ संदेशी माल्या दी 
व्यवहार करनेका निश्नद्ष कर ढें तो आपको ल्वराज्य मिंठ जाये। किल्तु यह केवछ तभी उम्मव हो छा 
है जब भाप अपनी आदतें सीपी-सादी बना हें । आप भव महमझ पहना छोड़ दें और केवल खदर 
ही पहनें |” 


भाषण: इलाहावादसें प्‌ 


स्वराज्य प्राप्त करनेका स्वदेशी एक अमोध उपाय है। उसके द्वारा पंजाब और 
खिलाफतके अन्यायोंका परिसाजन कराया जा सकता है और राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षा 
फ्री जा सकती है। स्वदेशीके प्रचारका मुख्य भार भारतीय स्त्रियॉपर ही है और उन्हें 
यह अवसर चूकता नहीं चाहिए।' 
[ अंग्रेजीये ] 


५ नि. .. 


बॉम्ने कॉनिकल, १-१२-१९२० 


३५. भाषण: इलाहाबादसें 


२९ नवम्बर, १९२० 
महात्मा गांवीने कहा, उत्तरप्रदेश हिन्दुस्तानका फेख है, इसलिए उससे देशके 
अन्य भागोंते आगे रहुनेकी आज्ञा की जाती है। किन्तु दरअसल उसने अभीतक 
गूजरातसे अँचा स्थान पानके योग्य कोई कार्य नहीं किया है। फिर भी से आशा 
करता हूँ कि वह आगे चलकर वर्तमान संघर्षमें उचित स्थान प्राप्त किये बिना नहीं 
रहेगा। उन्होंने झांतीका उदाहरण दिया और कहा कि वहाँ हिन्दू और मुसलमान 
छात्रोंने गीता” और 'दुरान' हाथमें ेकर शपथ लो है कि वे सरकार हारा नियन्नित 
संत्थाओंकों छोड़ देंगे। 
हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रशनपर बोलते हुए भहात्माजीने खेदपुर्वक कहा कि उत्तर 
प्रदेशरें सरकारकी चाल सफल हो गईं है भौर उसने फूट डाल कर दोनों जातियोंको 
पौरषहीन बना दिया है। उन्होंने दोनों जातियोंको उनके धर्मग्रत्योंकी याद दिलाते 
हुए अनुरोध किया कि थे अपने मतभेद भुला दें। इतना कह चुकनेपर उन्होंने हूलनऊ- 
से मिले एक तारका उल्लेख किया और बताया कि वहाँ गायकी कुर्बानीसे सम्बन्धित 
एक प्रस्तावपर नगरपालिकाके सदस्योर्में कुछ गहरा सतभेद है। उन्होंने इस आरोपकी 
भी चर्चा की कि उन्होंने अलीगढ़का कालेज तो खाली करा दिया किन्तु बनारस- 
विश्वविद्यालय खाली नहीं कराया। उन्होंने कहा कि यह सब इस बातका द्योतक है 
कि हसमें अभीतक आपती विदवास और संदभावकी कमी है। में नहीं जानता कि 
ऐसे प्रश्न कैसे तथ किये जायें। में तो हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ कालेज, 
दोनोंको ही खाली करा देना चाहता हें और उनमें अपना सन्देश लेकर गया भी हूँ। 
यह तो अपने-अपने कत्तंव्यका प्रइन है और इसमें जो सबसे भागे माता है वही अधिक 
सफल होता है, फिर वह चाहे अलौगढ़का फालेज़ हो था बनारसका विश्वविद्यालय, 
या कोई दूसरी संस्था हो। यदि कोई इस प्रकारके कत्तंव्यके पालममें यह सोचता 


१. भाषणके वाद कई महिलामोंने अपने आभूषण उतारकर राष्टीप कार्ेके निमित्त दे दिये और 
स्देशीकी शपथ ढेनेमें भी बहुत उत्साद दिखाया । 


४६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


है कि पहले अन्य लोग आगे बह़ें तब हम बढ़ेंगे तो इससे उसको कमजोरी ही जाहिर 
होती है। 
हिल्दुओंकों सम्बोधत करते हुए महात्माजीने कहा: यह सन्देह करनेका कोई कारण 

नहीं है कि अलोवन्धु हमें धोला दे जायेंगे। क्योकि उन्होंने यह तो साफ-साफ कह ही 
रखा है कि वे पहले मुसलमान हे और बादकों कुछ और । उन्होंने वचन दिया है कि 
भारतकी स्वतन्त्रताके लिए वे [जरूरत होगी तो] सारी दुनियासे लड़ेंगे। [उनपर] 
इस प्रकारके सब्बेहते हमें आत्मविश्वासकी कमी प्रकट होती है। यह भी कहा गया 
है कि अलौवरधु अखिल इस्लामवादके हिमायती है। यवि संसारके दूसरे भागोंके मुसल- 
मानोंते सहानुभूति दिखाना अखिल इस्लामवाद है तो हिन्दू भी अखिल हिन्दुत्ववादी 
है। पयोंकि सहर्षामयोंसे सहानुभूतिकी भावना स्वाभाविक भावना है और वह सभी 
जातियोंमें होती है। इसलिए में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पराक्र॒मी बर्न और 
कायरोंके दिलोंमें उत्पन्त होने-जेप्तों शरंकाओंकों निकाल बाहर करें। अब समय भा 
पहुँचा है जब सबको, संगठित होकर पूरे मनसे वेश्के प्रश्नकों हाथमें छेना चाहिए, 
किन्तु यदि सामान्य जन मेरी बात नहीं सुनेंगे तो से उन ४ या ५ व्यक्तियोंकों ही 
साथ लेकर जिन्होंने इस मामह़ेक्ों हायमें उठा छिया है इस संघर्षक्तो अन्ततक चलाता 
रहेंगा। (जोरकी तालियाँ।) 

[अग्रेजीश्रे 

बॉस्‍्वे क्रॉनिकल, १-१२-(९२० 


३६. भाषण: विद्याथियोंकी सभा, इलाहाबादसें' 
३० तवस्थर, १९२० 


मुझे यह सम्राचार' सुनकर अत्यन्त दुख हुआ। यहाँ भी भाई जवाहरलछालके 
साथ बहुत विशद्याधियोश्े मुलाकात हुईं थी। उन्होंवे उतसे साफ-माफ कह दिया था 
कि वे पाठशाला तभी छोड़ें जब उन्हें यह अपना धर्म जान पढें; इस आश्ासे न 
छोडे कि हम लोग कोई व्यवस्था करेगे। वे हमारी शक्तिके अनुसार व्यवस्था स्वीकार 
करनेको रजामन्द हो गये और भाई जवाहरछाछूने उनके लिए एक मकान हे भी' लिया, 
परन्तु वह एक हफ्तेसे झाली पडा है। इत समाचारोम्े मुझे जितना ढु ल हुआ है, 
यह में प्रकट नहीं कर सकता। मुझे ये घटनाएँ हमारी गुलामीके स्प्ट चिह्न प्रतीत 
होती है। प्रतिज्ञा ढेकर तोडनेबाला हैवान वन गाता है, नामद वन जाता है। लॉ 


१, सभा आनन्द भवनमें हुईं थी और उसमें मौआना भवुलू काम भाजाद तथा जौभत भी भी 
बोे थे । यह भाषण महादेव देसाईके थात्रा-विवरणसे उद्धृत किया गया है। 

२, गाघीजीके झ/सी पहुँचनेपर वहुतसे विधार्मियोने गीता और छुरानकी श्रपकक्ते साथ आपने. 
भपने विधालप छोड़े ये । फिर समाचार मिला कि दो-तीन दिन वाद ही विधार्यो वापस विद्यास्मोमें चढे गये दे । 


भाषण : विद्यार्थियोंकी सभा, इलाहावादमे ४७ 


विलिग्डना विलायतसे आनेके बाद बम्बईमे कुछ समय व्यतीत करनेके परचातू अपना 
अनुभव सुनातें हुए कहते थे कि भारतमे आकर भेने किसी हिन्दु-मुसलमानकों 'ना' 
कहनेकी हिम्मत करते नहीं देखा। यह आक्षेप अब भी सही है। हमारे दिलमे “नही ' 
होनेपर भी हम “नहीं? नहीं कह सकते। सामनेवालेका मुँह देखकर उसे हाँ” चाहिए 
या 'ना' यह सोचते हें जऔौर तव तदनुसार वात करते हँ। यहाँ पण्डितजीके घर 
किसी तीन-चार वर्षकी छडकीसे भी में उसकी इच्छाके विरुद्ध कुछ नहीं करा सकता। 
में उसे कहता हूँ कि तू मेरी गोदमें बैठ, तो वह कहती हैं, नहीं!। उससे कहता 
हूँ कि तू खादीके कपड़े पहनेगी?” तो कहती हैं 'नहीं।' हममें इस वच्चीकी-सी 
ताकत भी नहीं है। एक भहापुरुषने कहा है कि हमे स्वर्गमे जाना हो तो वारूक- 
जैसा वतना होगा। वालक-जैसे वतनेका अर्थ यह हैं कि वालककी-सी निर्दोषता और 
हिम्मत चाहिए। एडविन अर्नाल्डनों वालककी निर्दोषताका बढ़िया ढगसे वर्णन किया है। 
वच्चा विच्छूकों पकड़ लेता है, साँपकों भी पकड़ छेता है, आग्मे हाथ डाल देता है, 
उसे डरका जरा भी भान नहीं होता। आप भी ऐसी ही निर्भयता पैदा करे। आपके 
मनमे ईइवरका भरोसा नहीं है, इसलिए आप डरके वशमे होते हें। 

मुझे अकप्तर खथाल भाता है कि या तो जल्दीसे-जल्दी भारतसे भाग निकरूँ या 
उसे जल्दीसे-जल्दी स्वतन्त्र करें? स्वृतत्त्रताका इतना ही अर्थ हैं कि हम किसीसे भी 
न डरकर जो हमारे दिलमें हो, वही कह सके, वही कर सके। जो लडका करोड़ो 
मनुष्योंके सामने सीवा खड़ा रहकर अपनी वात कह सके, वह सच्चा साहसी है। 
इसलिए आपके लिए पहला पाठ तो ता! कहना सीखना है। आप प्रतिन्रा ले ही 
नही, यह बेहतर है; प्रतिज्ञा छेकर तोड़ना, मे कहूँगा कि, एक बड़ा अपराध करने 
जैसा है। आपने ऊँची शिक्षा पाई हो, वडी डिग्री छो हो, फिर भी यदि आप विन्ा 
मागा-पीछा किये प्रतिज्ञा तोड़ दे, तो में जरूर कहूँगा कि आप जमनामे जाकर डूब 
क्यों नही मस्ते? आप शायद यह सफाई दें कि आपके दिलने एक वार कुछ कहा, 
इसलिए आपने बसा किया, उसने फिर दूसरी वात कही तो आपने दूसरा व्यवहार 
किया, परन्तु इसका जवाब यह है कि तब आपको प्रतिज्ञा नही लेनी चाहिए। शास्त्रोमें 
कहा है कि प्रतिजा लो तो उसके लिए भरो। इसे सावित करनेवाले थे हमारे हरि- 
चन्द्र और रोहितास; वे अपना वचन निभानेके लिए भगीके यहाँ सेवक वनकर रहे; 
हम उन धर्मवीरोकी प्त्तान हे, इसे आप कंसे भूल जायेंगे ? हाँ, व्यभिचार करनेकी, 
झूठ वोलनेकी प्रतिज्ञा ली हो तो वह्‌ जरूर तोड़ी जा सकती है, वयोकि इसे तोडकर 
मनुष्य अपनी उन्नति करता है। त्याग करनेकी प्रतिज्ञा कभी वदछी नही जा सकती। 
हिन्दूकी गोमाँय न खानेकी अथवा मुसलमानकी शराव न पीने और सुअरका माँस न 
ख़ानेकी प्रतिज्ञा है। यदि वह वीमार हो, मरणासन्न हो और डाक्टर आग्रह करे 

१, १८६६-१९४१; बल्बई (१९१३-१९) और मद्रास (१९१९-२४) के गवनेर और भारतके 
बश्सराप (१९३१-३६ ) । 

२. एड़विन अर्नोत्ड (१८३२-१९०४) संत साहिल्यके अध्येता, बग्रेज कवि। उनका भगवदू- 


गीताका अंग्रेजी पथ-अनुवाद लोग सिलेशियल भौर बुढ्ध-चरितर सम्बन्धी काव्य अन्य लाहद ऑफ एशिया 
भग्रेजी साहिलमे वहुत प्रसिद्ध है । 


४८ सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


कि जरा-सा अमक्य के को तो उस समय भी उसका इनकार करना छाजिमी है। 
इस प्रकार जिन्दगी कुर्बान करके अभव्य छोड़कर अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहनेवाले 
मनृष्यको ही जन्नतमें जातेपर खुदा 'शेरका बच्चा” कहेगा। 

दुनियाके तमाम धर्मों प्रतिज्ञाके बारेमे ऐसी ही कठोर सस्ती है। सत्यकी 
प्रतिज्ञा छी हो तो गाँवकों बचानेके लिए या किसी मनुष्यकों बचानेकी खातिर आप 
असत्य नही बोल सकतें। प्रतिज्ञा-मंगसे जो दुःख हुआ में उसे व्यक्त किये बिना नहीं 
रह सकता। कोई बूढा खूसठ आदमी अपनी प्रतिज्ञा तोड़े तो थोडा-बहुत समझमे भी भा 
सकता है; में स्वयं बूढ़ा 5हरा, इसलिए कोई भूल कर सकता हूँ। परन्तु आप तो 
नौजवान हे, आपमें ताजा खून दौड़ता है; में आपको कैसे माफ़ कर दूँ? इस अवसरपर 
कुछ विषयान्तरका खतरा उठाकर भी में अपना अनुभव सुतरा रहा हूँ। अहमदाबादमें 
दो वर्ष पृ हजारो मजदूरोने सावरमतीके किनारे एक पेड़के नीचे खुदाकों ह्वाबिर- 
ताजिर मानकर प्रतिज्ञा छी कि जबतक उनकी माँग भंजूर ने हो, तबतक मे कामपर 
नही जायेंगे। बीस दिततक वे टिके रहे। परल्तु बादमें मुझे महसूस हुआ कि वे 
गिरने जा रहे हे, इसलिए मेत्ते उनसे कहा कि 'तुम गिरोगे तो में भी अन्न ते ढेकर 
शरीर छोड दूंगा। तुम प्रतिज्ञा न लेते तो हज नहीं था, परन्तु ढेकर तोडो, यह 
मुझे असह्य है। मजदूर रोते हगे, पैरों पढ़ने छग्रे कि 'कुछ भी करके पेट भरेगे, परल्तु 
पुराने कामपर नहीं जायेगे।” इस प्रकार उन्हे गिरनेये रोकनेंके लिए मुझे अनश्चनका 
व्रत छेता पड़ा था। आप मजदूरोसे ज्यादा भशिक्षित न बनें; उनसे अधिक नात्तिक 
तो कदापि ने बनें। आप इस्सानकी गूछामी छोडकर खुदाकी गुलामी करें। इस हुकूमत- 
को मिठाना हो तो यह गुलामी छोडनी पढ़ेगी। प्रतिज्ञा वही छेगे वो स्वराज्य नहीं 
मिलेगा, सो बात नही है; परल्तु आप प्रतिज्ञा तोड़ेंगे तो स्व॒राज्यका समय भागे अवदय 
सलिसक जायेगा। कप्तम तोडनेवाल्े ऐसे विद्याथियोंकी मददसे मुसलमात मुसछ्मानोंकी 
मदद नहीं कर सकेगे। इसलिए भें विनयपुर्वक कहता हूँ कि कसम ने छो, और कसम 
लो तो प॒थ्वी स्सातकमें चल्ली जाये तो भी उसे न छोडो। आपमें से इने-गिने ही 
कप्तम छें, तो उससे भी स्वराज्य मिल जायेगा। मुसलमान विद्यार्थियोंके सामने इमाम 
हसन और हुसैनके उदाहरण मौजूद है। इस्छामकों कायम रखनेवाली तलवार नहीं, 
ऐसी अटक्त टेकवाल़े जबरदस्त फकीर ही है। उन्हीके कारण वह कायम रहा हैं। 
एम०ए० हो जानेये था स्रेवासमितिके स्वयंसेवक बननेसे या काग्रेतमें जाकर भाषण 
देनेकी शर्त प्राप्त कर छेनेसे आप देशकों स्वतस्त्र नहीं कर सकतें। आप प्रतिज्ञाका 
आदर करके और उसका पालन करके ऐसा अधिक अच्छी तरह कर सकेगे। 

हि भू के 

इस राज्य और रावण-राज्यमें फ़क नहीं है। कुछ फर्क हो भी तो वह इतना 
ही है कि रावणके हृदयमें कुछ दया होगी, कुछ कम दगा होगी। उसने तो मन्दोदरीसे 
कहा था कि “दस शिखाला होकर भी क्या में रामका मुकावछ! नही कर सकता ! 
हू तो पागछ हो गईं है।” उसने यह भी कहा कि “में जानता हूँ कि वें अवतारी पुरुष 
है और मुझे मालूम है कि में इतना बुरा हो गया है कि उनके हाथसे मारा जाके, 


भाषण: विद्याथियोंकी सभा, इलाहावादमें ४९ 


तो भी वूरा नही।  परल्तु हमारी हुकूमतकों तो खुदाका ऐसा डर भी नहीं रहा। उम्र 
यह खयाल नहीं आता कि खुदाके हाथों मर जाना ठीक रहेगा। वह तो खुदाकों 
घोलकर पी गई है। उप्तका खूदा तो उसका तकब्बुर, उसकी दौलत और उसकी दगा 
है। यूरोपीय सस्कृति शैतानियतसे भरी है। परन्तु इसमे भी अग्रेजी हुकूमत सबसे 
अधिक शैतानियतसे भरी है। अबतक में यूरोपमे भग्रेजी सल्तततकों कमसे-कम खराब 
मानता था, अव मुझे इतमीनान हो गया है कि इसके जैसी खुदाकों भूछी हुई कोई 
और हुकूमत नहीं है। इस हुकूमतकी सेवा में नहीं करना चाहता। में इसके आश्रयमें 
एक क्षण भी नहीं रहता चाहता।' 

आपको मेरे वंचनोके बारेमे सन्देह हो, आपको इस सरकारमे मेरी तरह बुराई 
दिखाई न देती हो तों आप बेशक अपनी पाठ्शाकाओमे पढते रहें। परन्तु यदि आप मेरे 
विचारके हे, तव तो इस हुकूमतकी पाठ्शाछामे गीता ' पढना भी व्यर्थ है। हमे गुलाम 
बनाकर रखनेवाली मर्कार हमे महलमे रखे और उप्मे गीता” पढाये, डाक्टरी, 
साइस, इजीनियरी सिखाये तो भी क्या वह सब सीखा जा सकता है? में कहता हूँ 
“भही , क्योकि इस प्तारी शिक्षामे जहर भरा है, यह सारी ताछीम हमें और पक्का 
गुलाम बनानेके छिए है। हमारी छडाई धर्मकी है, सरकारकी अधमंकी है। जो सरकार 
माइकेल ओडायर जैसे कर्मंचारीके अपराध जानकर भी उसका पक्ष लेती है, डायरकी' 
हैवानियत जानकर भी उसके अन्यायकों केवल विचार-दोष मानती है, उस सरकारकी 
मदद कंसे छी जाये अथवा उसके साथ सम्बन्ध कंसे रखा जाये? उसके साथ सम्बन्ध 
रखना अधिक हैवान बनने और ज्यादा पक्का गुलाम वतनके बरावर है। 

आप छोग यह प्रश्त मूझसे विलकुछ न करे कि में आपके लिए क्या-क्या कडूंगा। 
में आपको सरकारकी गुलामी छोड़कर मेरा गुछाम बन जानेको नहीं कहता। यदि 
आप मेरे गुलाम बतना चाहे तो फिर मुझे आपसे कोई वास्त। नहीं। आपमे अपना 
पेट भरनेकी, कोई न कोई मेहनत मजदूरी करके अपने माता-पित्ताका पोषण करनेकी 
ताकत न हो तो आप स्कूल-काछेज हरगिज न छोड़े। वैसे आपके लिए व्यवस्था करना 
हमारा काम है, और हम यथासम्भव व्यवस्था जरूर करेंगे। परन्तु भारतका 
वातावरण इतना बिगडा हुआ है कि शिक्षक, अध्यापक मुझे पागल तक मानते होगे 
और सम्भव है मुझे उनकी मदद तन मिले। ऐसे लोगोकी मदद में चाहता भी नही 


१. छीडर, *-१२-१९२० की रिपोर्टमें पह्ेँ कुछ वाक्य और हैं: “इस तरकार द्वारा प्चालित 
खूलोमें तो गीता और कुरान पढ़ना भी हराम है। मेरा विश्वास है श्री छॉपड जोज गौर छा 
सैम्सफोर्ड दोनों ही हमें थोला दे रहे है । अगर वे चाहते तो सकीपर छादी जा रही सपिको रद 
करा सकते थे । किन्तु वे वैसा करना नहीं चाहते । वे अच्छी तरह जानते है कि भो'डापर भौर ढापर 
दोनो निश्चित रुपसे अपराधी हैं; छेकिन वे उन्हें सजा देना नहीं चाहते। मैं तो ऐसी परकारके साथ 
कदापि सहयोग नहीं कर संक्रता ।” 

२. पजावके ऐेफिटनेंट गवनैर, १९१३-१९१९ । 

३. रेजिनाल्‍्ड एडवर्डे हैरी ढाघर (१८६४-१९२७ ); अमृतसर क्षेत्रे कमाडिग ऑफिसर बिद्ोने 
जल्थि|वाला बागमें एक शान्त जनतापर गोल्याँ चलानेका हुब्म दिया था । 

१९-४ 


५५ सम्पूर्ण गाधी' वाइमय 


हूँ। यदि शिक्षक-अध्यापक्त न मिछे, तो आप अपने अध्यापक स्वयं बनें और अपने 
ही पैरॉपर खड़े हो जायें। मेरी, मोतीकार॒ुजीकी या शौकत अलीकी तकतपर खडे 
रहनेकी आशासे आदा चाहे, तो जहाँ आप हे, वही बने रहें। 


] कर क्र 
आप पूछेगे “आज प्रज्ञाद कहाँसे छागें? ' 'प्रह्माद इस जमानेमे भी हे।” 
मे मद नै 


में कोई नशा (एक्साइटमेंट) नहीं देना चाहता। आपकी तालीमका नक्षा 
आपके लिए काफी है।' में आपमे शान्त साहस फूँंक्‍ना चाहता हूँ। में यह चाहता 
हूँ कि आपका हृदय कुर्बानी और तपश्चर्यके योग्य पवित्र बने। 


के नर र्् 


सही बात यह है कि मॉ-बाप वच्चोंको नहीं रोक रहे हूं, वच्चे ही माँ-वापके 

कहनेपर भी पाठ्याछा छोड़नेकों तेयार नही हे । हिन्दू यूविवर्सिटीमें मेने सौ-ढेढ सौ 
लडकोसे पूछा था। उन्होने कहा कि हमारे माँ-बापकी हमें इजाजत तो है ही, वे हमे 
हर हाल्तमें सर्च देनेकों भी तैयार हे। कोई कुछ भी कहे, प्रकार द्वारा चलनेवाले 
स्कूल-काल़ेजोमे पढने रहना पाप है, यदि आपकी आत्मा ऐसा कहती हो तभी आप 
उन्हें छोड़े, थोडी भी दुविधा हो, तो आप माल्वीयजीकी सलाह मानें। मुझे तो 
अभी भारतमें पाँच वर्ष ही हुए हे; मालवीयजीने तो सारा जीवन देशकी सेवामे 
अपित किया है। इसलिए कहता हूँ कि मेरी आवाज ही आपको आत्माकी आवाज 
ने हो, तो भाप मालवीयजीकी वात माने। मेरी आवाज ही आपकी आवाज हो तो 
माल्वीयजीकी सलाह भी हरगरिज न मानें। 

[गुजरातीसे | 

ववजीवन, ६९-१२-१९२० 


१. इसके वाद उन्दोनि स्वामी दपानस्दका इृततान्त सुवाया । 
२३, गावीजीने ये वाद्य एक ओताके शस सझावके उत्तरमें दढ़े ये: “ जव कि आप (गाषीणी) 
यद्द मानते दें कि आपका यह स्र्ष एक युद्ध हैं तो छडनेके लिए आपको इसमें कोई “नशा” देना चाहिए। ” 


३७. पतन्न: देवदास गांधीको 


बुधवार [ नवम्बर १९२० | 

चि० देवदास, 

मुझे ऐसा हरगिज तही छगा कि तुम्हारा पत्र रम्बा है। बाके' विषयमे जो 
लिखा सो समझ गया हूँ। मुझे तो विश्वास है कि मेरा विचार गैरवाजिव विलकुछ 
नहीं था। एक क्षणके लिए भी भावनाओमे वह जाता ठीक नहीं है। छेकिन इस 
मामक्रेमे अधिक विचार करनेका समय ही कहाँ है 

तुम्हें दृूधकी मात्रा बढानी होगी। भात खा सकते हो लेकिन कम। वह पुष्टि- 
कारक तो है ही नहीं। अब रही फलोंकी बात। सो अगर अगूर महँगे हो तो उनके 
स्थानपर किशमिश खाया करो। अगूर या किशमिश तथा सतरे-- बस इतनेसे काम 
चल जायेगा। अगर तुम्हे पथरीका रोग नही है तो अन्य कोई बात होगी। इसे 
सावधानीके साथ मिटानेका प्रयास किये बिना काम नहीं चढेगा। 

ऐसा छगता है कि फिल्हाछ हम लोग गिरफ्तार तहीं किये जायेगे। यहाँ भी 
एक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया जानेवाला है। 


बापुके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एप० एन० ७१७८) को फोटो-तकलूसे। 


३८, पत्र: देवदास गांधीकों 


[नवम्बर १९२० |! 

चि० देवदास, 
इस लिफाफेम तुम्हे दो पत्र मिलेगे। एक मेने मोटरमे बैठे हुए लिखा था। 
लिफाफेकों फाउकर उस पत्रकों भी इसीके साथ भेज रहा हूँ। अपने शरीरकों ठीक 


१, सरकार गाधीणोको गिरफ्तार करनेवाली नहीं है, पह वात नवाबर १९२० के प्रथम सप्ताइमें 
ही भाद्पत हो गई थी । जब गाधीणी नवम्बर के भन्तिम सप्ताहमें उत्तर भारतमें थे तब उन्हें अपने 
गिरफ्तार न होनेके वारेमें कुछ ज्यादा पक्की खबर मिली होगी । २४ नवस्वर, १९२० को दिल्लीमें 
' न्यू प्रजाकीप इस्लामिक मदरता” और ३० नवस्बरकों इलाह्मवादमें "तिलक विदयाल्य 'का उन्होंने उद्घाटन 
किया था । इसलिए इस भनुच्छेदका भन्तिम वाषय इन्ही दो सत्यारोमें से एके संप्तन्धमें है | इस 
सुबते पता चलता हे कि यह पत्र स्म्भवतः तवम्बर्के अन्तिम सप्ताहमें लिखा गया होगा । 

२, कस्तूरवा ! 

३. पत्रके पाठते लगता दे कि पिछले शीर्षकके तुल्त बाद ही, जिते उन्होंने परदे रे दट-मैठ 
छिखा था, पद पत्र लिखा गया होगा । 045 


प्र सम्पूर्ण गाधी चाइमय 


बनानेकी कोशिश करो; अध्ययनश्लीकृता अपनाओ। भोजन नियत सममपर ही किया 
करों। आजकल जितना दूध पीते हो उप्तसे अधिक पिया करो! उर्द जह्दीयें सीख 
लो। प्रात कालकी प्रार्थनाम उपस्थित रहनेसे किसी भी दिन भत चकता। 


बापुके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एत० ७१७७)की फोटो-वकलसे। 


३९, पत्र: देवदास गांधीकों 


सोमवार [नवम्बर १९२० ]' 
चि० देवदात्त, 
तु्हारा पत्र अभी-अभी पढा। तुम वहाँ रह गये, मुझे यह भी ठीक छगा। 
पूरे सोच विचारके साथ किया गया प्रत्येक काम छाभदायक होता है। 'फ्रेच 
रेबोल्यूशन अच्छी पुस्तक है, उसे जरूर पढ़ जाओ। अगर वसुमतीबेन वहाँ पहुँच 
जाये तो तुमसे उन्हें बडा सहारा रहेगा। इसी कारण उन्होने इच्छा की थी कि 
तुम वही रह जाओ। में यह तो अवद्य चाहता हूँ कि तुम उर्दू स्रीख को, कातना 
और घुतना भी भी प्रकार सीखों। ज्यो-ज्यों दिन बीतते जायेगे त्योतत्यों ये सब 
काम और भी कठिन प्रतीत होगे। अपनी छिखावटके बारेगे भी ऐसा ही' उमझो। 
तुम्हारे . , .के पहुँचनेकी आद्या करता हूँ। 
मुझे असन्तोप तो रहेगा ही। 
बापुके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ७६६४) की फोटो-नकलसे। 


४6. टिप्पणियाँ 


जफर अली ख्ाँके साथ व्यवहार 


मैने पाठकोंसे मौलाना जफर अछी खाँके पुत्रसे यह पूछताछ करनेका वचन दिया 
था कि उन्होने लाहौर जेलकी हवालातमें अपने पिताके साथ किये जानवाले व्यवहारके 
सम्बन्धमे जो बात कही थी वह ठीक है या नहीं। अब मुझे उतकी चिदृठी मिक्त गई 
है। उन्होने स्थानीय सरकारकी विज्ञप्तिको नि संकोच होकर “झूठ कहा है। उन्होने 
कहा है, मेने जो सूचना आपको दी थी वहू बिलकुल ठीक थी। मौढठावा जफर 
अली दाँ मँवेरी कोठरीसे बन्द रखे गये थे और उन्हे बाहरसे खाना मँगवानकी 


_.), अं सीख छेनेंके उल्ठेजसे ऐसा छगता है कि यह प्र मी पिहफे पन्रके भासपाल छिखा गया था। 
, यहाँ बुछ शब्द छूट गये घान पढ़ते हैं । 


टिप्पणियाँ ५३ 


इजाजत नहीं दी गई थी। उनके पुत्रने आगे यह भी लिखा कि छाहौरकी सभामें की 
गई सार्वजत्तिक घोषणाके बाद मेरे पिताकों अच्छी जगह रख दिया गया और वाहरसे 
खाना मँगवा लेनेकी इजाजत दे दी गई। इससे सरकारका मामछा सुधरता नहीं 
और विगड़ता ही है। इस तथ्यकी सार्वजनिक घोषणाके वाद उसने ही अपनी गलती 
सुधारी। इससे यह सूचित होता है कि वह अपतेकों अपराधी अनुभव करती है। 
सरकार जानती थी कि वह गलती कर रही है; किन्तु वह सदा यह आशा करती थी 
कि किसी हवाछाती कैदीके साथ किये गये स्पष्ट दुव्यंवहारकी भर किसीका ध्यान 
तही जायेगा। इसका एक दूसरा उदारतापूर्ण अर्थ भी सम्भव है। यह हो सकता है 
कि अधिकारियोकों इस गैरकानूनी कार्रवाईका कुछ पता न हो, और यह किसी छोटे 
अधिकारीकी कार्रवाई हो और ऊँचे अधिकारियोंकों इसका ज्ञान भी न हो और बप राघी 
अधिकारीने स्वयं उनको धोखेमे रखा हो। किन्तु णदि बात ऐसी हो तो यह वर्तमान 
प्रशासनमे व्याप्त भ्रष्टताका एक और प्रमाण है। मुझे आगा है कि सरकार इस 
बारेमे अभी और जाँच करायेगी। जहाँ सरकार दोषकी पात्र नही, वहाँ उसपर दोप 
महनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। किन्तु जबतक मामला, स्पष्ट नहीं हो जाता तब- 
तक' छोगोंको उसी बातपर विश्वास करते जानेका हक होगा, जिसकी' पुष्टि मौलाना 
जफर अछीके छडकेने की है। 


ड्यूकंका दौरा 


महाविभव ड्यूक ऑफ कनॉट! महोदय जल्दी ही हमारे देशमे आनेवाले हें। 
मेरे लिए यह बडे खेदकी बात है कि मुझे उतके सम्मानमें किये जानेवाढ़े समस्त 
सावंजनिक समारोहोंके पूर्ण बहिप्कारकी सलाह देनी पड़ रही है। वे एक व्यक्तिकी 
हैसियतसे बहुत ही मृंदु स्वभावके अग्रेज सज्जन है। किन्तु मेरी विनम्र सम्मतिमे, 
सार्वजनिक हिंतका तकाजा है कि उनके इस राजकीय दौरेंकी विलकुछ उपेक्षा की जाये। 
श्री ड्यूक महोदय एक भ्रष्ट शासन प्रणाढीको बल देतके लिए आ रहे हे, वे एक 
गैर-जिम्मेदार तौकरंभाहीकी मलिततापर आवरण डालढनेके लिए आ रहे हें। हम 
जिसे भूल नहीं सकते वे हमे वही भुछा देनेके लिए आ रहे हे। वे हमारे धावोको 
भरनके लिए नहीं, वल्कि हमे धोखेमे डालतेवाक्के सुधार हमारे सिर मढकर हमाश 
मजाक उड़ानेके लिए आ रहे है। इचूक महोदयका स्वागत करना, अपने ही असम्मानकी 
वृद्धिमे योग देना है। जबतक सरकार पश्चात्ताप नहीं करती और उस चीजको जो 
आवश्यक है, दे नही देती, तबतक उस सरकारकी शक्तिका प्रतिनिधि कोई भी सरकारी 
अधिकारी, फिर चाहे वह यूरोपीय हो था भारतीय, हमसे किसी भी तरहके स्वागत 
या सम्प्रान प्राप्त करतेका अधिकारी नही है। 


१, णोंजे पंचमके चाचा ! वे १० जतवरी, १९११ को भारत पहुँचे थे । 
$« मॉम्टेखु-चेम्सफोड सुधार, जो १९१९ के गवर्नमेंट भफ़ इंडिया ऐेहरमें दिये गये थे । ब्थूक 
रब्दींका समारम्म करनेके लिए भाये थे । 


पड सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 
चायके प्यालेमें तुफाद 

एक जिला मजिस्ट्रेटका चायपातका तिमल्नण स्वीकार कर छेनेपर छीढर ने 
श्री मुहम्मद अछीपर जो आक्षेप किया है वह मुझे ऐसा ही दिखाई दिया है। अस- 
वारोकी टिप्पणियाँ पढनेका मुझे वहुत ही कम अवसर मिल पाता है। कित्तु मेने सयोग- 
से २५ नवस्वर्का लीडर” पढ़ा। उसमें यह पढ़कर मुझे निश्चय ही दुख हुआ। यह 
अखबार सुलझ्षी हुईं चुरत और तीखी टिप्पणियाँ लिखनेके लिए असिद्ध है। फिर भी 
उसका प्रहार [प्रायः] अनुचित नहीं होता। किन्तु मेरी समझमें मौछाना मृहम्मद बढी 
सम्बन्धी उप्तकी टिपणी एक अनुचित प्रहार ही है। असहयोग-सम्दन्धी प्रस्तावमें सर- 
कारी समारोहोंका वहिष्कार किया गया है। उसमे किसी चाय पार्टीके अवसरपर अबि- 
कारियों बौर सावंजनिक लोगेंके बीच व्यक्तिगत बातचीतकी निषिद्ध नही साना गयो 
है। जहाँ 'छीडर को मौछाना मुहम्भद अलीके इस कार्यमें विप्रयति दिखाई देती है 
वहाँ वह मुझे एक सज्जनोचित कार्य ही छूगता है। वह इस वातका प्रमाण अस्तुत 
करता है कि यह आन्दोछत न तो घृथापर आधारित है और न वह व्यक्तिभ, अंग्रेजो- 
को लक्ष्यमें रत्तकर चलाया गया है। उसके द्वारा केवल एक ऐसी प्रणालीको नष्ट करने- 
का प्रवत्त कियो जा रहा है जिसे अच्छेत्ते-अच्छा अग्रेज भी सह्य नहीं बना सकता। 
उसका उद्देश्य बुद्धीकरण है, प्रतिशोवात्मक या दण्डात्मक विनाथ नहीं। मेरी रायमें 
यदि श्री मुहम्मद अछी जिला मजिस्ट्रेटके चाय पीने और बातचीत करनेंके निमन्तणकी 
ठुकरा देते तो वे एक छोकसेवकके रुपमे अपने कर्तंव्यके पाछतसे च्युत माने जाते। 
हाँ, यदिं जिला मजिस्ट्रेट अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा या वृद्धि करके उद्देश्यसे कोई 
सावेजनिक समारोह करते तो दूसरी वात होती। 


फुरुचि 

मेरी वितम्न सम्मतिमे ऐसी ही कुरचिका उदाहरण 'छीडर की वह रोपपूर्ण 
टिप्पणी भी है जो उसने पंडित मोतीछाछ भेहरूपर, होमरूछ छीगकी होनेवाली वैठ्क- 
पर पंजाब सरकार द्वारा रोक छगाई जानेकी कारंवाईके सम्बन्ध भेजे गये उसके 
तारकों लेकर छिख्ी है। कहते है, पढित मोतीछाछ नेहरुने तारमें यह कहा कि इस 
निषेधाजका! पालन किया जाता चाहिए क्ष्योकि [यहाँ] सवितय अवजा अवाहनीय है। 
इस तारके पीछे जो सराहनीय बात्मसयम है उसको देखनेके वजाय “छीडर ने यह कह 
कर पंडित मोतीछाल नेहरुकी हँसी उड़ाई है कि वे तात्कालिक उपयोगिताकी वीतिका 
यहाँ आश्रय छेतेपर उतर आये है। यदि पढितजीने सविनय अवजाकी सलाह दी होती, 
यदि सरकार हिंसा करती और छोग उसका उत्तर हितासे देते तो लीडर का नायज 
होना ठीक होता। में तो 'लीढर'से 'छीडर' विरोधियोंक्रे प्रति भी व्याव करनेकी 
माज्मा करता हूँ। अस॒हयोगका ध्येय सार्वजनिक जीवनकों चुद्ध वगाकर और अहिसात्मक 
अर्थात्‌ शिष्टतापूर्ण या विनश्न साधनोंसे लोकमतको प्रेरित करके स्वचाज्य प्रोप्त करता 
है। में मातता हूँ कि असहयोगी सामूहिक रुपसे अपने व्यवह्वार्में नम्नताका समावेश 
नही कर पाये हे। ेकिन उनकी प्रवृत्ति निश्चय ही उसी और है। अब हम पढितजी- 
की सलाहकी अच्छाई-बुराईपर विचार करे। पुराने शब्दोको तये मूल्य मिल रे है। 


एक सलाह ष्पु 


/ तात्कालिक उपयोगिताकी नीति ” शब्दोमे एक हीक आती है, किन्तु वह शब्द समूह 
अपने-आपमें बुरा नहीं है। सविनय अवज्ञा वैध है, किन्तु वह तबतक वाछनीय या 
उपयुक्त नहीं है जवतक समस्त राष्ट्रमें पुरा आत्म-सयम नहीं था जाता और जबतक 
वह यह नहीं सीख छेता कि उचित कानूनोका पालन स्वेच्छापूर्वक किया जाना चाहिए, 
उनका पालत, उनकी अवहेलना करनेकी दक्षामें मिलनेवाले तत्सम्बन्धी दण्डका भय 
छोडकर करना आवश्यक है। कर देना बन्द करना वध है, किन्तु जवतक राष्ट्र समष्टिकी 
हैसियतसे अहिसाकों अपनेमे पूरी तौरपर पचा नहीं ढेता तबतक यह अनुपयुक्त है। 
दूसरे बब्दोमें कहा जाये तो अहिसा असहयोगका केवल उपसर्ग या प्रत्यय-भर नहीं है, 
वह उसका अविभाज्य और मुख्य भाग है। उसके अपेक्षाकृत रोद्र, अधिक उग्र और 
दर्क्तिश्ञाली रूपोपर तबतक अमछ नहीं किया जा सकता जबतक पर्याप्त भरोसेके साथ 
यह न कहा जा सके कि राष्ट्रने स्थिति समझ छी हैं और वह शान्तचित्त रहकर 
प्रतिबन्ध, केद और उससे भी कठोर यन्त्रणाओकों सहन कर सकता है। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १-१२-१९२० 


४१. एक सलाह 
मुझे निम्नलिखित गुमनाम सलाह मिली है 


महत्मा, 

यह एक स्त्रीकी संल्राह है; इसे सुनिए। आप चाहे तो उसे अम्रान्य कर दें, 
परन्तु ऐसा उसपर खूब सोच-विचार और सर्वज्ञ प्रभुसे प्रबोध तथा प्रेरणाकी हादिक 
प्रार्थनांके बाद ही करें। ध्यानकी एकाग्रतासे ब और विविध दिशाओंमें उसके विलाससे 
दुर्बलता हाथ लगती है। आप भंसहयोगकों केवल तीत॑ बोतोतक सोसित 'रखिए-- 
अर्थात्‌ विदेशी चीजों, पुलिसकी नौकरी तथा सेनातक। इससे आप भीतरके सब मत- 
भेदोंकों दूर फरके अपने उद्देश्यनों सबंल बना सकेंगे और स्वराज्यकी प्राप्ति शीघ्र 
करा सकेंगे। अपना प्रयास मुस्यतया पूर्ण रूपसे नहीं, सीमावर्ती जातियों -- सिंक्‍्खों, 
पंजाबियों, डोगरों और खासकर गोरखों तक सीमित रखिए। जेसा इतिहास सिखाता 
है, गुप्त समितियों हारा काम कीजिए, होल पीट कर नहीं। घसकियाँ मत दीजिए; 
प्रहार कीजिए सो भी मूलपर, शाख्ाओंपर नहीं। परमात्मा आपके तथा हमारे उद्देशयको 
सफलता प्रदान करे। श्रीमती एफ० 

चिट॒ठीमे तारीख नही पडी है। प्रत्यक्ष है कि यह चिट्ठी किसी स्त्रीकी लिखी 
हुई नहीं हैं। यह स्ियोचित भावनाओसे इतनी दूर है कि यह किसी स्त्रीकी चिट्ठी 
नहीं हो सकती। पत्र-प्रेषक भारतकी स्त्रियोंको इस चिट्ठीमें जितना वीर दिखाना चाहता 
है, वे उससे कही अधिक घीर है। वह परमात्माकी चर्चा करता है, परल्तु ब्रिटिश 


१६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सगीनोसे भयभीत है और इसलिए जुझ्ी-खुशी सिक्खो तथा गोरखोंके हथियारोका उप- 
योग कर छेना चाहता है। वह असहयोगके सन्वेशकों अच्छी तरह नही समझ पाया है। 
अपनी भयकी अवस्थामें वह यह नहीं देखता कि अग्रेजोके पाशविक बलके स्थानमे 
दुसरे पाशविक बढकी त्थापता भारतकी बुराइयोका वास्तविक उपाय नहीं है। यदि 
हथियारोसे ही भारतके भाग्यका निर्णय होता हैं तो वे हथियार केवछ सिक्खोके या 
गोरसोके नहीं बल्कि समस्त भारतके होने चाहिए। यह सबसे वडी शिक्षा है जो हमे 
यूरोपसे मिलती है। यदि राज्य सदा पाशविक बलका ही रहना है तो फिर या तो 
भारतके बच्चे-बच्चेकों सम्र-कौशल सोखता पडेगा या फिर उसे उस देशी या विदेशीके 
चरणोमे, जिसके हाथमें तलवार है, सिर शुकाकर रहना पडेगा। उस्त हाहृतमे करोड़ो 
छोग डडेके बलपर हाँके जानेवाक्ले मूक पशुओं-जैंसे ही बने रहेंगे। असहयोग छोगोको 
उनके गौरव और शक्तिका भान करानेका एक प्रयास है। यह तभी सम्भव है जब 
उन्हें यह समझाया जा सके कि वे अपनी अत्तरात्माकों पहचान-भर ले तो पाशविक 
घलसे भय करनेकी जरूरत नही रहेगी। 

हमे डोगरों, सिक्‍खों, गोरखों तथा भारतकी अन्य सैनिक जातियोकी जरूरत 
है, मगर वह अग्रेज सैनिकोसे युद्ध करनेके छिए नहीं बल्कि इसलिए है कि वे हमें 
पराधीन बना रहनेमें अंग्रे मैनिकोंकों सहायता ते दें। हम चाहते हें कि हमारा यह 
वर्ग इतना समझ के कि वह ब्रिटिश अफसरोंकी आज्ञासें तछवार चकछाकर अपनी 
तथा हमारी गुलामीको स्थायी ही बनाता है। वे इसे समझ के कि इसका समय तब 
आयेगा जब उक्त लेश्षकके जैसे विचार रखनेवाले छोगोके दलका छोप हो जायेगा 
और जब सैनिक वर्ग भी अहिंसाकी आवश्यकताकों समझ जायेगा। 

पत्र प्रेषक जब यह कहता है कि केवल विदेशी चीजों, पुछिस तथा सेताकी ओर 
ध्यान दिया जाये तब मुझे उसपर सन्देह होता है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि बिता 
बलिदानके आत्तरिक एकताकी स्थापना हो जाये। जो वर्ग अवतक छोकमतका नेपृत्त 
कर रहे हे उन्हे किसी प्रकारका त्याग अर्थात्‌ अपना शुद्धीकरण न करना पड़े, जबकि 
असहयोगकी पूरी छडाई इन्ही वर्गोके इदें-गिदे चक रही है। सम्भव है कि भभ्री ऐसा 
लगा हो कि असहयोगने विसंवाद उत्पन्न कर दिया है। वस्तुत शुद्धीकरणकी व़्िं्रा 
पूरी हो जानेपर इससे असली एकता स्थापित हुए बिना न रहेगी। 

इसके अतिरिक्त लेखक यह बात भी नहीं समझ पाया हैं कि हमारे संषर्षम 
किचित भी छिपाव-हुराव ने होनेंके फलस्वरूप हमें कितनी शानदार सफलता प्राप्त 
हुई है। मेरी रायमें छोगोने इस समय, खुल्लमखुल्ला, जैसी निर्भीकतासे अपने विधार 
व्यक्त किये है वैसा पहले कभी नही हुआ। उन्होने राजद्रोहके कानूनका अत्यत्त अस्वा- 
भाविक भय तो लगभग त्याग ही दिया है। ऐसा छूगता है कि लेखक जब गुप्त 
समितियोंकी चर्चा करता है तब वह बीते हुए जमानेकी वात कह रहा है। आप 
गोयनीयताके अस््रच्छ तरीकोंसे इस महान्‌ राष्ट्रको उत्की पूरी उठानतक नहीं छे 
जा सकते। हमे चाहिए कि हम दिन-दहाडे, खुछे-आम, साहसके साथ आन्दोलन 
चलाकर इस ग्रकार गुप्त तथा इस पुछिस विभागकों निरस्त्र कर दे जो ग्रोप- 


हुल्लड़वाजी ५७ 


नीयतापर पतपता है और जो नोतिश्रष्ट है। यदि असहयोग मूछपर प्रहार न करे तो 
वह अपृहयोग ही नहीं है। जद आप खुल्छमखुल्ला और ईमानदारीके साथ असहयोगमें 
भाग छेकर ब्रिटिश सरकारके इस वियर्े वृक्षकों सीचना छोड़ देगे तभी आप उसके 
मूझपर प्रहार करनेवाले कहठायेगे। गुप्त तरीकोकी हिमायत शैतानकी हिमायत् है, 
ऐसी हाछतमें लेख्कका ईश्वरका नाम छेता निरथंक हैं। 

[अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १-१२-१९२० 


४२ हुल्लड़बाजी 


उन संभी व्यक्तियोके लिए, जिन्हें असहयोगियोंसे कोई शिकायतहो, ' यग इंडिया - 
के स्तम्भ खूके हे। किसी जानकार” द्वारा सम्पादककों भेजी गईं एक चिट्ठी' यहाँ 
प्रकाशित की जा रही है। पवलेखकते अछुग पत्र में अपना नाम दिया है और यह पत्र 
प्रकाशित करनेकी प्रार्थना की है। सावंजनिक महत्वके किसी भी मामलेमे ऐसी प्रार्थना 
करनेकी जरूरत नहीं होती। यदि संवाददाताका कहता सच है तो यह धारवाडके नव- 
युवकों लिए लज्जास्द है। संवाददाताने इस घटनाका सम्बन्ध असहयोगसे जोडा 
है। आजकल हवा ही ऐसी चल पड़ी है कि अशोभनीय व्यवहारकी प्रत्येक घटना 
अप्हयोगसे सम्बद्ध कर दी जाती है। अच्छा होता कि धारवाड़मे मेरे मुकामके समय 
ही यह घटना मेरे ध्यानमें छाई गई होती। तब में इस मामछेकी जाँच करके उसे 
निवटा सकता था। घाखाड़में छात्रोंकी मेने एक सार्वजनिक सभा बुलाई थी, उसमे 
भी पत्थर फ्रेके गये थे। एक छात्रकों तो बहुत गहरी चोट आ गई होती। मुझे 
यह देखकर खुशी हुईं कि पत्थर फेके जानेपर भी श्रोता श्ञान्त बैठे रहे। मुझे यह 
भी बताया गया था कि धाखवाड़में अव्राह्मणोके आन्दोलनके सिरूसिलेमे सभाओमे 
पत्थर फका जाना कोई असाधारण वात नहीं है। मे यह वात कहकर केवल यह 
सूचित करना चाहता हूँ कि धारवाड इस तरह पत्थर फेकतेके लिए जितना वदनाम है 
उतना दुप्तरा कोई शहर नहीं है। इसलिए इस घटनाका सम्बन्ध असहयोग या किसी 
अन्य यूरोपीय विरोधी आन्दोछनसे जोड़ना ठीक नहीं है। यद्यपि सवाददाताके पत्रमे 
ऐसी कोई साफ वात नही लिखी गई है, किन्तु वह जो कुछ कहता है उससे यह स्पष्ट 
है कि छोग वाठका लड़कियोके भाग लेनेकी वातपर नाराज थे। संवाददाताका कहना 


१. इस चिट्टीमें जिसे उद्धृत नही क्रिया जा रह है, संवाददाताने भारतीषोंके सहयपतताये किये गये 
पक्क का्य्रमका उत्ठेख किया है जिपका आपोजन थारवाढ्में भारतीयेति सहानुभूति रखनेवाली किसी 
यूरोपीप महिाने किया था। इरादा पहुे भारतीय छड़कियों द्वारा कोई नाटक अमितीत करनेक्ा था, 
किन्तु रृढकिपोंके अमिभावकोंके कहनेसे उसके स्थानपर गापत्र और कविता पाठ्का कार्यक्रम रखा गधा । 
मनोरजनके शस कार्थेक्रके बीच भौर अन्तमें युवक्षोंद्री एक भीडने, जिसे तवाददाताके कनानुसतार 
अतब्पोगिषनि भदका दिया था, संपोन्ों और अतिविशोपर पत्र प्रक़ ये । 


५८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


है कि अभिभावकोकी इच्छा मालूम होते ही नाटक ऐन वक्‍्तपर रोक दिया गया 
था। अवश्य ही पहले नाटक खेहनेका आग्रह किया गया होगा और उससे छोग़ोमे 
नाराजी पैदा हुई होगी। 

लेकिन इसमें मेरी साफ राय यह है कि उत्तेजनाके चाहे जितने कारण क्यो त 
रहे हों “ नवयुवकोंकी [उत्पाती | भीड “का उपद्रव करना उचित कदापि नही ठहराया 
जा सकता। यदि छूडकियोके अभिभावकोकों आपत्ति नहीं थी तो जिस ताटककों खेलने: 
का अन्ततोगत्वा निश्चय किया जा चुका था, उसे रोकनेका उन्हे कोई अधिकार न 
था। जनतस्त्रवादीकी सबसे खरी कसौटी यही है कि प्रत्येक मनुष्य जैसा चाहे वेसा 
कर सके, वक्ष्तें कि उससे किसी दूसरे मनुष्यके जीवन और धन-मालको क्षति न 
पहुँचती हो। जनताकी नेतिकताकी रक्षा हुल्हड मचाकर नहीं की जा सकती। समाज 
केवल लोकमतसे ही शुद्ध और स्वच्छ रह सकता है। यदि धाखाडके युवक यह पसन्द 
नहीं करते है कि धारवाडकी लड़कियाँ मचपर सावंजनिक झुपसे अपना प्रदर्शन करे 
तो वें सावेजनिक सभाएँ करते और अन्य प्रकारसे अपने पक्षमे छोकमत वनाते। असह- 
योग आन्दोछतका उद्देश्य इस हुल्लड-जैसी सभी अनुचित कार्रवाइयोकों रोकना है। 
निरयय ही असहयोगियोसे धारवाड़-जैसी हिंसात्मक वारदातोमें हिस्सा न छेनेकी 
अपेक्षा की जाती है। इतता ही नहीं बल्कि वे दुसरोको भी रोके। जिस हृदतक 
असहयोगी हिंसाकारी शक्तियोपर तियल्त्रण कर सकेंगे, असहयोग उत्ती हृदतक सफल 
होगा। सम्भव हैं कि सब लोग आत्मबलिदानके कार्यक्रेममे भाग न ले सकें; किन्तु 
यह तो सभीको मानता चाहिए कि वाणी और कर्ममे अहिसाका पाकृत करना 
आवश्यक है। 

मुझे यह देखकर आदचर्य होता है कि सवाददाताने अपने आवरक पत्रमें घार- 
वाडकी हुल्छडबाजी और जलियाँवाला वागके हत्याकाडका उल्लेख साथ-साथ किया 
है। एक जगह विना किसी उत्तेजनाके निर्देबतापूबंक, योजना बनाकर निर्दोष छोगोकी' 
हत्या की गई थी और दूसरी जगह “युवकोकी एक उपद्रवी भीड के द्वारा कल्पित 
या वास्तविक ब्राईसे उत्तेजित हो जातेके कारण विचारहीन प्रदर्शन किया गया था। 
पत्रछेखकने इन दोनो ृत्योकी तुलना करते समय अपनी विवेक बुद्धिके असतुलित होनेका 
परिचय दिया है। दोनो ही कृत्य निन्‍्दनीय है। किन्तु घारवाडके छडकोंके कार्यक्रम 
और अमृतमप्तरमें डायरकी जघन्य करतूतमें इतना अन्तर हैं जितना किसीपर मामूली 
चोट करने और उसे नेस्तगावूद कर देनेके प्रयत्लमें हैं। 

[अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, १-०१२-१९२० 


४३. भाषण; इलाहाबादसें तिलक विद्यालयके उद्घाटनपर 


१ दिसम्बर, १९२० 

श्री गांधीने विद्यालयका उद्घाटन फरते हुए कहा: मुझे इस विद्याल्यके उद- 
घाटनकी रस्म पूरी करते हुए बहुत प्रसच्तता हो रही है। मुझे श्री इ्यामलाल नहंरूने 
बताया है कि विधालयका नाम राष्ट्रीय विद्यालय नहों, तिलक विद्यालय होगा। स्वरा- 
ज्यके लिए जितना आत्मत्याग श्री तिलकरनें किया है उतना फिसी दुसरे व्यक्तित नहों 
फिया। इसलिए उस महात देशभकतके तोसपर इसका नाम रखा जाना उचित ही है। 
यदि कालेजफे विद्या्यों भायेंगे तो कालेज भी खोला जायेगा। विद्यालयमें वे सभी घिषय 
पढ़ाये जायेंगे जो दूसरे स्कूलोर्रे पढ़ाये जाते हे। इसके बाद उन्होंने विद्यालयकों कार्ये- 
कारिणीके सदस्योंके नाम घोषित किये। इनमें प॑ं० मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष, और सर्वेशी 
जवाहरलाल नेहरु, मोहनलाल मेहर, ध्यामलाल नेहरू और गौरीशंकर मिश्र संदस्य 
थे। उन्होंने आगे कहा: विद्यालयमें १५ अध्यापक हे जिनमें से कुछके पास डिगरियाँ 
है। मेरा खयाल है कि ये सभी ऊँचे चरित्रके लोग हे। यदि अध्यापक अच्छे हो तो 
विद्यालय उत्ततिं करेगा। जिंत छोगोंने विद्यालयकी सेवा करनेका वचन दिया है, उन्हें 
दूसरी सब बातें भुका देनी चाहिए। कुछ स्कूलोंमे अध्यापक अपने कामके अलावा 
दूसरे बाहरी काम भी करते हे। इस विद्यालय ऐस। नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय 
विद्यालयके अध्यापकोंका अपना पुरा ध्याद विद्यालयके कामपंर केन्द्रित रहना चाहिए। 
विद्याल्यमें छात्रोंकों कुसियों और ढेस्कें नहीं मिलेंगी। सरकारते हममें उनके उपयोगकी 
बुरी आदत डाल दी है। कित्तु आप लोग केवल आसनोंका प्रयोग करनेके लिए तैयार 
रहेँ। जाप अपनी विद्या और चरित्रशीलुतासे यह दिखायें कि आप' दूसरे स्कूलोंके 
छात्रोंसे अच्छे हे। इस संस्थामें आपको कोई सुख-सुविधा नहीं मिलेगी। यदि जरूरत 
होगी तो छात्रोंकों खुलेमे पेड़ोंके नीचे बैठकर पढ़ना-लिंखना होगा और मेरी रायमें 
भारतकी प्राचीन पंद्धतिम तो इस बातपर जाग्रह किया जाता था। प्राचीन कालमें 
जब वर्षाकाल आता था, छात्र खेतोंमें काम किया करते थे। मुझे यह देखकर प्रस- 
च्ता होती है कि विद्यालयके पाद्यक्रममें दाइप, संफेतलिपि, कताई और बुनाईके विषय 
भी सम्मिलित होंगे। लड़कोंको उदूँ और देवनागरी दोनों लिपियाँ सीखनी होंगी। 
आपका ऐसा करना स्वराज्य बौर हिन्दू मुस्लिम ऐक्य, दोनो ही दृष्ठिसे अच्छा है। 
दोनों लिपियोंकों सीजनसे हिन्दू और मुसलमान दोनों ही बहुत-कुछ सीखेंगे। भेरे 


१. यह राष्ट्रीय दवाई ख्यूछ खराज्य समाके कार्पाल्यमें चछाया जाता था। खूलकी कार्प्रारिणीने 
श्ते गांधीजी द्वारा वताईं हुई पदधतिसे चछानेका निश्चय किया था । 
२, लोकमान्य वार गुंगाघर तिलक; (१८०६-१९१०) | 


६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मित्र भरी शौकत अलोने मुझे बताया है कि भारतीय भाषाओमें उर्दृका साहित्य बहुत 
सम्पन्न है। इस बारेमें में उनसे सहमत हूँ। उर्दू, बंगला या गुजरातीसे अधिक शकिति- 
शाली है; क्योंकि उर्दू लिखनेवाले मौलवियोन किसी विदेशी भाषासे नहों मरबीसे 
'प्रणा ली है। उन्होंने अंग्रीलीसे कभी कोई पुस्तक अनुवादित नहीं की। मेरा खयाल 
है कि उर्दू लिपि सीकतेके बाद लड़के सादी और फारतसीके इसरे शायरोंकी कृतियाँ 
पढ़ सकेंगे। 
उन्होंते सास तौरसे छात्रोंको सम्बोधित करते हुए कहा कि आप जाज स्वराज्यकी 

दिश्ञामें एक कदम आगे बढ़े हे। मे आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने आचरणसे 
अहितात्मक अतहुयोगरो सफल बनायें। 

[ अंग्रेजीसे ] 

लीडर, ३-१२-१९२० 


४४. भाषण: फुलवारी शरीफमें' 


२ दिसम्बर, १९२० 


महात्मा गांधीने . . - सभामें हि्दीमें भाषण देते हुए पहले श्रोताओोसि प्रार्षता 
की कि दे उन्हें बेठकर भाषण देनेकी अनुमति दें क्योंकि वे कमजोरीके कारण जड़े 
नहों हो सकते। तलक््यात्‌ उन्होंने कहा मुझे सुशी है कि आज सुझे पीर साहबके 
प्रति सम्मान प्रकट करने और हिंखुओं और मृतहमानोंकों इतनी बड़ी संस्यामें 
उपस्थित देखतेका अवसर मिला है। मे आशा करता हूँ कि यहाँके हिस्दू और मुसल- 
मान ईइवर और देशके प्रति अपने कत्तंव्यका पालन करेंगे। से इस्हामको उसके विना- 
शका जो आयोजन किया गया है उससे बचानके प्रयासम हैं। हिल्दू हो या मुसलमान 
सभीका यह कर्तव्य है कि वे इसमें मेरी सहायता करें। इसमें प्राण गंवा देशा भी 
श्रेयस्कर है। से चाहता हें कि पहले तो पंजाब किये गये अत्याचारोंकी क्षतिपूृर्ति की 
जामे और देशको स्वराज्य भले ही फिर मिले; ताकि ऐसे अत्याचारोंकी पुनरावृत्ति न हो। 
हिन्दू और मुसलमान एक ही माँके दो बेटे है। उन्हें अनुभव करना चाहिए कि वे 
एक ही है। उन्हें जञास्तिसि रहना चाहिए; वे हिसाके रास्ते चलकर सफलता रात 
नहीं कर सकते। हमें अपनी तलवारें स्थानसे नहों निकालूती चाहिए, और अपने सब 
काम बिलकुल अहिसक रहकर करने चाहिए। हम सरकारकों तभी सुधार सकते हें 
जब हम उससे अपना पूरा सम्बन्ध तोड़ लें। कांग्रेस और मुस्लिम लीग-जंसी सम्मानित 
संस्थाएँ अपना फैसला वे रही है। इतना कह चुकनेके बाद गांधीलीने अपने कार्यक्रमके 


१, पुछवारी शरीफ (गिद्र); यह भाषण एक सावेगनिक समामें दिया गया था चितमें मौलाना 
भबुुु काम भाजाद, मौझाना श्लौकत अछी भौर राजेल्मरसाद भी उपस्थित थे । 


भाषण : पटनामे ६१ 


विभिन्न चरणोंका जिक्र किया और फहा: हम चाहते है कि विलायती चीजोंकों काममें 
हाना बन्द कर दिया जाये। आप स्वदेशी चीजोंकों ही फाममें लागें। हमें अपनी 
माताओं और बहनोंकों चरखे देने चाहिए। यदि वे भोंडे और महँगे भो हों तो भो 
उन्हें इसको परवाह न करनी चाहिए। यह अत्यन्त सौभाग्यकी बात है कि पीर साहब 
हमारी सहायता कर रहे दे और लोगोंकों इस रास्तेपर चलना बता रहे हे। यहाँ एक 
राष्ट्रीय मदरसा खोला जा रहा है और मुझे उसको खोलनकी रस्म पुरी करनेके 
लिए कहा गया है। यह कहा गया है कि इसमें तो थोड़ेसे ही लड़के हे। लेकिन 
इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। उन्होंने आगे चलकर कहा: में छात्रोंके लिए शिक्षाकी 
वर्तमान प्रणाली-जेसी या उससे अच्छी कोई दूसरी योजना प्रस्तुत करना नहीं चाहता; 
में तो उन्हें बहादुर बनना और ईदवर एवं अपने ऊपर विश्वास करना सिखाना चाहता 
हूँ। राष्ट्रीय विधालयोंमें उन्हें यह सिखाया जायेगा कि उन्हें जीवनकी आवश्यक बस्तुएँ 
सरकार नहीं देती, बल्कि ईइवर देता है। तभी लोग स्वराज्य माँगनके अधिकारी 
बन सकेंगे।' 

[अंग्रेजीसे 

सर्चेछाइड, ५-१२-१९२० 


४५. भाषण : पठनामे 


२ दिसम्बर, १९२० 

महात्मा गांधीने सभासे कुर्सोपर बेठे-बेंढे भाषण दिया। उन्होंने कहा: में चाहता 

हूँ कि इस्लामकी रक्षा हो, पंजाबके मामलेमें न्‍्याय किया जाये और इस बातकी गारंटी 
दी जाये कि गुलामीके रूपमें किये गये अन्यायोकी पुन॑रावृत्ति भविष्यमें न होने पाये। 
हमारे ये उद्देश्य केवल असहयोगसे हो पूरे हो सकते है। किन्तु इसके लिए हममें 
आपसी सहयोग होना आवश्यक है। मुझे खेद है कि हम आपसमें सहयोग नहीं करते। 
में देखता हूँ, हम संगठनके कामोर्में लगे रहकर भी भड़क जाते हे और मतभेदोकों 
सहन नही करते। क़ित्तु मे चाहता हूँ कि आप एक बात याद रखें। आपको यदि 
इस्लामकी रक्षा करनी है और स्वराज्य लेना है तो आपसमें सहयोग करना निहायंत 
जरुरी है। मुझे देतियासे यह दुःखजनक समाचार मिला है कि हमारे अपने ही भादयोने 
(यद्यपि ने पुल्सिमें है) वहाँ एक तरहका सार्शल लॉ हागू कर रखा है।' जब 
१. थ्स समाके बाद भद्दात्माजी और उनके साथी मोटरसे “कौमी मदरसे” गये। महात्माजीने मदरसेका 
उद्घास्त किपा। सचेछाइटने आगे ख़बर दी है: “वहां श्री गाधीने पासके एक छन्जेपर बैठी कुछ 
पर्दानशीन भौरतोकों सम्बोधित करते हुए कहा कि आप छोग सूत कारते और कपडा बुनें तथा उसका 
उपयोग अपने लिए तथा अपने पत्तियों भौर बाढ-वच्चोक़े लिए करें । आप विदेशोमें बने महीन कपडे 


पहनना छोड दें । उन्होंने खियोसे प्रार्थना को कि वे पुरुषोंको सादगी सिखायें भौर उन्हें हुढ बनाणें।” 
२. देखिए “ भाषण; वेतियामें ”, ८-१२-१९२० । 


धर सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


पंजाबमें मार्शल लॉ लागू किया गया था तब वाइसरायने उसके नियत्रणके लिए कुछ 
विनियम बनाये थे। लेकित बेतियामें ऐसा भी नहीं किया गया। हाँ, यह जरूर है कि 
बेतियामें साल लॉ इतनी सस्तीसे रागू नहीं किया गया जितनी सस्तीसे वह पंजावमें 
किया गया था। किन्तु, उक्त गाँवोमें कम सख्त रुपमें ही सहो साशल लॉ लागू अवध्य 
किया गया है। प्रुलसन वहाँ सरकारकी आज्ञाके बिना भारी अत्याय किया है और 
ख़बर मिली है कि उसने वहाँ हमारी माताओं और बहनोंका शीलभंग किया है। 
में नहीं जानता कि अक्षबारोंमें जो-कुछ छपा है वह सच है या नहीं; किन्तु यदि सान हें 
कि वहूं सब सच है और जिन गवाहोंने वह सूचता दी है कि वे विदवस्त हे, तो उसके 
अनुसार वहाँ सम्पत्ति छूटी गई है, स्त्रियोंका जपसान किया गया है और उनके साथ 
दुव्यंबहार किया गया है और यह सब सरकारकी आज्ञाके विरुद्ध। 

जबंतक हमारा आचरण इस तरहका रहेगा तबतक हम गुलाम रहेंगे और तब- 
तक न हम स्वराज्य ले सकेंगे और न खिलाफतकी रक्षा ही कर सकेगे। निःसन्देह हम 
अवाल्तोमें जिकायत लेकर नहीं जायेंगे; क्योकि वह तो पाप ही होगा। यवि हम मामला 
वहाँ छे भी जायें तो उससे हम स्वतन्त्रताकी विज्ञामें तनिक भी नहीं बढ़ेंगे। हाँ, हम 
पुल्सिके छोगोंको जेल जरूर भिजवा सकेगे। हमारा उद्देश्य बर्ताव शासत प्रणाल्ीको 
समाप्त कर देना है; किन्तु जबतक उसका अन्त नहीं होता तबतक उन लोगोसे क्या 
कहा जाये जिन्होंने एक अत्याचारी सरकारते अत्याचार करना सतोस लिया है? हमारा 
मुख्य कत्तेव्य अपने बीच पूर्ण एकता त्थापित करना है। यदि हम आज एकता प्राप्त कर 
हें तो हमें एक दिनमें ही स्वराज्य मिल जायेगा। भहात्मा गांधोने आगे चलकर 
कहा: बिहारमें चुनावोंमें' बहुत ही कम छोगोने मतदान किया है। इसके लिए वह 
बंधाईका पात्र है। जो लोग स्वृतन्त्रताकी त्निक भी परवाह करते हे उन सभीने 
कौंसिलॉर्म जानेका विचार छोड़ दिया है। कुछ छोग कौसिलोंमें गये भी है। किन्तु 
उन्हें अधिकांश मतवाताओंसे मतदान प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी वे अपनेको लोक- 
प्रतिनिधि कहते है। यहाँ गांधीजीन एक पत्रका उल्लेख किया। यह उन्हें फुलवारी 
शरीफमें, जहाँ वे अद्धास्पद भौराना बदरुद्ीनसे मिलते गये थे, वहाँके हिन्दुओंन दिया 
था। इस पत्नमें कहा गया था कि यहाँके मुसलमान भाहयोसे हमारा सम्बन्ध प्रेमपूर्ण 
नहीं कहा जा सकता। उन्होने दुर्गा पूजाके हमारे उत्सवर्म बाधा पहुँचाई। इस 
सम्बन्ध गांधीजीने कहा: यद्यपि बिहार हिच्ू-मुस्लिम एकताके लिए प्रसिद्ध है। किन्तु 
जब यह शिकायत मेरे ध्यानमें हाई गईं तो मेरे मनमें अवध्य ही यह खयाल आया 
कि यहाँ दालमें छुछ काला है। शाहाबादके दंगेकी याद मुझे अभी भूली नहीं है और यह 
भी याद है कि वहाँ पहल हिल्दुओंकी ओरसे की गई थी। में आपसे यह कहना चाहता 
हैँ कि आप लोग ऐसे सतभेरोकों आपसमें ही तय कर लिया करें और यदि आपका 
उद्देश्य शासनकों सुघारना और शुद्ध करना है तो आप पहले अपनी शुद्धि करें। 


१, विधान परिषदके चुनावोमें । 


भाषण : पटनामें ६९३ 


दूसरी बात जिसपर में आपसे जोर देकर बात करना चाहता हूँ, यह है कि 
असहयोगका स्वरूप अहिसात्मक है। आपको अपनी तलवारें म्थानोंमें रख लेनो पड़ेगी 
और पूर्ण आत्मसंयम सीखना होगा। जिन पुलिसवालोंने चम्पारनमें स्त्रियोंके साथ 
बदसलूकी की थी हम उनको भी चोट पहुँचाता नहीं चाहंते। असल बात यह है कि 
यदि उनसे मेरी कहीं भंट होती तो हिन्दुओंकी ओरसे में उन्हें विनयपुर्वक कहता कि 
जैसा उन्होंते किया है वैसा करना उतका काम नहीं था। में तो सत्यके बलपर विजय 
चाहता हूँ। किसी भारतीयकों गाली देना या चोद पहुँचाना सदा ही अनुचित है और 
अशिष्टता भी। में किसी भी व्यक्तिकों अपने ऊपर हाथ उठानेका अवसर नहीं देना 
चाहता क्योंकि में हिंसासे घुणा करता हूँ। 

इसके बाद ग्रांधीजीने घतके लिए अपील की। उन्होंने कहा: में एक महीनेसे 
रुपया माँगता आ रहा हूँ। में चाहता हूँ कि आप जो-कुछ दे सकें अवध्य दें। सें 
लखपतियोंसे राखो नहीं माँगता, में तो अपने ३० करोड़ लोगोंमे से हरएकसे एक-एक 
रुपया या एक-एक पैसा साँगता हूँ। इस सम्बन्धर्में मुसलमानोंका फत्तेव्य दुहरा है। 
उन्हें इस कोषमें स्मर्गाके पीड़ितोंका कष्ट दूर करनेके लिए तो रुपया बेना हो है, राष्ट्रीय 
मुस्लिम विश्वविद्यालय अंलोगढ़के सहायतार्थ भी रुपया देना है। में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि आपका रुपया कांग्रेसके लिए या किसी अन्य कार्यमें खर्च नहीं किया 
जायेगा; बल्कि विशुद्ध असहयोग चलानेमें और स्कूल खोलनमें, संक्षेप्मे कहेँ तो स्वराज्य 
लेतेके लिए खच॑ क्रिया जायेगा। में रुपयेकी व्यवस्थाके लिए एक समिति बना दूँगा 
और उसके खचेका हिसाब नियमित रूपसे पत्नोंसें प्रकाशित किया जायेगा। इसके 
अलावा बिहारमें जो रुपया इकट्ठा होगा वह बिहारमें ही खर्च किया जायेगा। मुझे 
दृःख है कि मुझे रुपया मॉगना पड़ता है; क्योंकि मे अनुभव करता हूँ कि हममें से अनेक 
लोग जिन्होंने पहुले रुपया इकट्ठा किया था, सच्चे नहीं थे और कभी-कभी तो उन्होंने 
लोगोंसे कांग्रेतके नामपर रुपया ठगा। गांघोजीने जनतासे सफलता प्राप्त करनके 
छिए आवश्यक परिस्थितियोँ उत्पन्न करनेकी अपील की। जबतक हिन्दू और मुसलमान 
आपस भाई-भाईकी तरह नहीं रहते, जबतक वे एक इसरेसे मिलकर फाम' नहीं 
करते, जबतक वे अपने गुस्सेपर काबू नहीं कर लेते और त्याग करनेके लिए तैयार 
नहीं हो जाते, जबतक दोनों कांग्रेस और लीगके' निर्दशेक्षा पालन नहों करते 
तबतक वे शैतानी सरकारके शासनसे भुव्त नहीं हो सकते। यह तो स्वतन्त्रतासे 
पहलेकी तेयारी है। कौतिलोंके बहिष्कारमें त्यागकी कोई बात नहीं है। किन्तु वह 
तो शुद्धिका एक साधन-मात्र है और मे प्रभुसे प्रार्थना करता हूँ कि बह हमारी 
आत्माओंको शुद्ध करे। 

[अग्रेजीसे ] 
सर्चेलाइट, ५-१२-१९२० 


१. जाल इंडिया मुस्लिम लीग । 


४६- भाषण : विद्याथियोंकी सभा, पटनामें' 


३ दिसम्बर, १९२० 

महात्मा गांधीने लड़कोंकों सम्बोधित करते हुए कहा: मुझसे मौहाना गौकत- 
अलौने कहा है कि हिप्दी भाषा इततो अधिक दरिद्र है कि में भोताओंपर जितना 
प्रभाव डालना चाहता हैँ उतना हिन्दी में बोलकर डाक ही नहीं सकता। वया आप 
लोग चाहते हे कि में आपके सामने अंग्रेजीमें भाषण दूँ? इसपर सब्र लड़कोंते कहा 
कि वे उनका भाषण हिल्दुत्तानीमें सुनता चाहते है। तब गांधीनीने अपना भाषण 
हिन्दीमें झारस्भा किया। उन्होंने बताया कि हिन्दुत्तानीसे उनका अभिप्राय क्या है। 
उन्होने कहा कि बिहारी लोग जो भाषा बोलते हे, वही बह भाषा है जो भारतकी 
राष्ट्रभावा हो तकतों है। यद्यपि मे देवदागरी लिपिको राष्ट्रीय लिपि बनानके पक्षमें 
हैँ, फिर भी में सभी भारतीयोसे प्रार्थना करता हूँ कि जबतक हमारे मुसतमानभाई 
देवतागरी लिपिको स्वीकार नहीं कर लेते तबतक थे देवनागरी लिपि और फारसी 
लिपि दोनो ही सीखें। छात्रोके कर्तव्य बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी छात्रोको उन 
सरकारी स्कूलों और फालेजों अयवा उन सभी संस्थाओोंकों जिनका सरकारते कुछ भी 
सम्बन्ध है, छोड़ देना चाहिए। आगे चलकर उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरफ़ारने किस 
प्रक्तार हिल्दू और मुतत्रमाव दोनोंकों धोखा दिया है और इस प्रकार अपने साथ 
तहयोगका अधिकार सो दिया है। उन्होने वर्तमान शासतकौ तुरूता रावण-राज्यसे 
करते हुए कहा कि कुछ अच्छी धार्मिक बातें जेसे संयम, यज्ञ भादि तो रावण-राज्यमें 
भी विद्यमात थों। लेकिन वे सब दुषित उद्देश्यसे सम्पन्न की जाती थीं। इसलिए उससे 
किसी शुभ परिणामकी अपेक्षा नहीं की जा सकतो थी। जब लोकमान्य तिलक जीवित 
थे तब मेरा खयाल था कि वे जब अंग्रेजी शासनकी निन्‍्दा करते हे तब उसमें कुछ 
अत्युवित रहा करती है। परन्तु उनकी मुत्युके बाद जलियाँवाला बागकी घटना, 
टकौंकी शान्ति-सन्धि और ऐसी ही अन्य घटनाओंने भुझे लोकमान्य तिलकसे सहमत 
होनेके लिए विवज्ञ कर दिया है। किन्तु फिर भी में लोकमात्य तिलककी “शव प्रति 
शाद्यम्‌ की नीतिको नहीं मान सका हूँ। मे शैतानका मुकाबला शैतानके तरीकेसे करना 
पत्तनद नहीं करता। मुझे तो यही आवश्यक मालूम होता है कि शेतामकों भगवानकी 
मददसे अर्यात्‌ शुद्ध हृदय तथा शुद्ध उद्देशयसे जीता जाये। छुदाने बौतानकों सिरे अपने 
खुदाई साधनोंसे हो हराया था। वर्तमान सरकार चूंकि शेतानी सरकार है, इसलिए वह 
१. यह समा मौलवी सजहरुठ हकके गिवासत्थानके अहातेमें राजेद्रअसावकी भध्क्षतामें हुई थी । 


२. भूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। 
३ यहाँ उम्त हह्माकाण्यका उल्लेख है जो १३ धग्रैड, १९१९ को जनरूू ढाबरकों भाशासे इस 


त्थानपर किया गया था; देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १९०-९४ ! 


भाषण: विद्याथियोंकी सभा, पटनामें ६५ 


भारतकी कोई सहायता नहीं कर सकती। में यह बात निर्भयतापूर्वक कहता हूँ कि इस 
परकारको सुधारा या समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह कार्य सरकारकों किसी 
प्रकारकी सहायता देकर या उससे कोई सहायता छेकर नहीं किया जा सकता। अपना 
भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि में गीता रावणसे नहीं पढ़ सकता चाहे वह 
उसके लिए कोई ऋषि ही क्यों न भेजे, क्योंक्ति उसमें भी उसका मंद्रा दृषित तो 
हो ही सकता है। 

मुझे तो ऐसा लगता है कि पंडित मंदनमोहत मालवीय अपने काशी विद्वविद्या- 
लगमें जो शिक्षा देते हे उसमें भी कुछ-तं-कुछ खराबी है। भारत सरकार उनको 
खुश रख़नेकों कोशिश फर रही है। हिन्दू विदवविद्यालयके संगठनकर्त्ता यह नहीं देख 
पाते कि सरकारका हेतु अच्छा नहीं है। गुलामोंका मालिक गुलामोंकों स्वतत्तताकों' 
शिक्षा कभी नहीं दे सकता। मिल्की कृतियोंकों पाठयक्रमसें रखनेका मेकॉले और अन्य 
लोगोंका जो स्वतन्त्रता और स्वाधीनताके वातावरणमें पे थे, हेतु घुरा ही था। यह 
सरकारका कत्तंव्य नहीं है। यदि से मुसलमान लंड़कोंको कुरान शरीफ पढ़ानेफा 
दिखावा करूँ या सौलाना अबुल कलाम हिन्दू लड़कोंको “गीता पढ़ानेका ढोंग रचें तो 
दालमें कुछ-न-कुछ काला माना जायेगा। में बाबू राजेद्प्रसादसे' गीता” पढ़ सकता हूँ। 
मुसलमान लड़के भौलवियोसे कुरान पढ़ सकते है। मेरी मुक्ति कुरान में नहीं, गीता ' से 
होगी। मेरे लिए 'गीता' ही सर्वोत्तम घरस-प्रत्य है। में उसका त्याग नहीं कर सकता। 
मेरे बुजुगोंने गीता से स्वर्ग प्राप्त किया है और उन्होंदे मुझे उस्तीका पाठ करना 
भौर उसमें श्रद्धा रखता सिखाया है। में किसो भी घर्मको अपने धर्मेसे ऊँचा नहीं 
मानता और जिस दिन मेरा यह विचार बदल जायेगा उसी दिन से अपना धर्म बदल 
दूंगा। भहात्माजीने आगे कहा: भें स्वतस्त्रताका पाठ पढ़नेके लिए गृलामोंके पास नहीं 
जाऊँंगा। स्वतन्त्रताकी शिक्षा तो अरब, पठान और मिन्नो लोग दे सकते हे। अरब 
लड़कोंकों जब सम्यता, शिक्षा या सरकारी नौकरियोंके रूपमें प्रलोभव दिया गया तो 
उन्होंने उसे लेनेंसे इतंकार कर दिया। से छॉर्ड सिन्हासे स्वतन्त्रताकी शिक्षा नहीं ले 
सकता। हाँ, मौलाना श्ौकत मलीसे जरूर ले सकता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने आपको 
स्वतन्त्र घोषित कर दिया है। सर एडवर्ड गेठ' एक भले मनुष्य हे। मे उन्हें अच्छी 
तरह जानता हूँ। में यह भी मानता हूँ कि वे भवर्नरोंमें छबसे अच्छे है। लेकिन यदि 
वे मुझे मिल्ठ जायें, तो में उनसे यही कहुँगा कि आप॑ जिस सरकारके नौकर हे वह 
सरकार बुरी है। में आपके हाथसे स्वतन्त्रता प्राप्त नहों कर सकता। श्री सी० एफ० 
एन्ड्रयूज अंग्रेज हे। उन्होंने हमें यह सलाह दी है कि हम ब्रिटिश सरकारकी परवाह 


१, भौठाना अबुरू कछाम भाजाद । 
२. १८८४-१९६३; राजनीतिश और विद्वान; भारतीय संविधान समाके भथक्ष, १९४६-४९; मारतके 
प्रथम राष्टपति । 
३. चम्पारन सत्याअहके दौरान सन्‌ १९१७ में विहार और उद़ीताके छेफिस्मेंट गवनेर । 
१९-५ 


5६६ सम्पूणे गाधी वाइमय 


ते करके स्वराज्य आप्त करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि भी एन्ड्यून ऐसा कहकर 
बहुत ज्यादा भागे बढ़ रहे है। मे तो इसके लिए तेयार हूँ कि अंग्रेज हमारे नौकर 
या देशवासी बनकर रहें। मुझे किसी भी घर्म, जाति या मत-मतान्तरके किसी भी 
मनुष्यके साथ, यदि वह भारतीयोके प्रति सच्ची भावना रखता है, सहयोग फरनेमें 
कोई आपत्ति नहीं है। मेरा आन्दोलन असहयोगका आन्दोलन है। में चाहता हूँ कि 
समस्त भारतसे यूनियन जैक हटा दिया जाये। जबतक यह सम्भव न॑ हो तबतक में 
चाहता हैं कि वह विभिन्न इमारतोंपरते जरूर हटा लिया जाये और जिन इमारतोपर 
यह फहराता रहे उनका बहिष्कार किया जाये। मेरी सलाह है कि छोग सरकोरी 
समारोहोका बहिष्कार करें। सरकारी संत्याएँ मुझे जलते हुए भकानोंकी तरह लूगतो 
है, छात्र उनसे अलग रहें। भारतीय सब चीनोका एकाएक बहिष्कार नहीं कर सकते, 
क्योकि वे दीर्घकालसे गुलामीके बन्धनोंमें रह रहे है। हम जो अन्न खाते हे उसका भी 
सरकारसे कुछ सम्बन्ध है, क्योंकि वह उन जमीवोसें पंदा किया जाता है जिनकी 
भालिक सरकार है। केकिन लोगोंकों जानवृझ्कर संरकारसे सहयोग न करना चाहिए। 
हम धौरे-घीरे हर चीजसे मुक्त हो सकते हे। गांधीजी बोल ही रहे थे कि कुछ और 
लोग जो बाहर खड़े थे, धक्कामुक्की करके भीतर आने हरूगे। गांधीजीने तुरन्त कहा 
कि समय बहुत कौमती है। मेरी समझमें नहीं आता कि हमारे युवक जो इतने त्याय- 
प्रिय और सच्ची भावनावाले हे, जो अपने जीवनकों आरम्भ ही कर रहे हे, समयकी 
पाबंदीकी इतनो उपेक्षा केसे कर सकते हे। में आपको बताता हूँ कि स्व० गोजले' 
सम्रयको कितना मूल्यवान मानते थे। जब उत्होंने भारत सेवक सम्ाजकी स्थापना 
की तब वे अपने भाषणसे पूर्व सभाभवनके द्वार बन्द करवा देते थे। घोषित समयके 
ठीक दो मिनट बांद हार बन्द कर दिया जाता। तब वे तर हाटा तककों भी जो 
उनके मुख्य सहायक थे, भवनमें नहीं आने देते थे। अपने विषयको पुनः आरम्भ करते 
हुए गांधीजीने कहा: किसी व्यक्तिने मुझसे कहा है कि शो हसन इमाम मेरे आत्दो- 
लनका एक सप्ताहके अन्दर ही ख्ात्मा कर वेनेपर आमादा हे। लेकिन जब में उनसे 
मिला तब उन्होंने भुझसे कहा कि यह सच नहीं है। इतना ही नहों। जहाँतक असह- 
योगका सम्बन्ध है; वे मेरे साथ हे और मुझे हर तरहकी सहायता देनेके लिए तैयार 
है। किन्तु उनकी समझमें यह नहीं आता कि अहिसाका मतलब क्या है। यदि इस 


१. गोपाल कृष्ण गोशढे (१८६६-१९१५ ); शिक्षा शात्षी और राजनीतिश; भारत सेवक त्माण 
(सर्वेन्दत भौंफ इंडिया सोधाइटी ) के तत्थापक्त । 

२. सर रतनजी जमशेदगी ठग ( १८७१-१९१८); पारसी उद्योगपति औौर दानी । 

३. हसन इमाम (१८७१-१९३३ ); कहकता उच्च न्यायाद्यके न्यावाधीश; १९१६ में त्यागपतर 
देनेके बाद पटना उच्च न्यापाल्यमें वक़ात्त शुरू की । सितम्बर १९१८ में वम्वईके विशेष क्ाग्रेत अबि- 
वेशनके भधथक्ष बनाये गये; ये सेवर्समें र्ृत्ति हुईं तन्धिमें परिवतेन करानेके लिए मुतव्मानोका शिष्ट- 
मण्डल ठेकर इन्हेंड गये ये । 


भाषण : विद्यार्थियोंकी सभा, पटनामे ६७ 


शब्दकों हा दिया जाये तो वे इस आल्दोलनमें जुशोसे शामिल्ल हो जायेंगे। मेरा आपसे 
अनुरोध है कि उसी हालतमें आप सरकारते अपना सम्बन्ध तोड़ें जब आप उसे शैतानी 
सरकार मानते हों। यदि छॉड धम्सफोर्ड' मंजूर कर लें तो में बीमारीमें उनकी सेवा- 
शुभूषा खुशीसे करूँ। में उतको जहर नहीं दूंगा, बल्कि अपनी शाक्ति-भर उन्हें स्वस्थ 
करनेका प्रयत्न करूँगा। किन्तु यदि वे मेरे आश्रमके लिए करोड़ों रुपये भी दें तो में 
उनकी सहायतासे इनकार कर दूंगा। मुझे बताया गया है कि कालेजोंके छात्रोंकों नाग 
पुर कांग्रेसके अवसरपर स्वेच्छासे अपनी सेवाएँ अपित करनेकी अनुमति वे दी गई है। 
किन्तु यह तो उन्हें श्ञान्त फरनेके लिए दी गई केवल एक रियायत-जेसी चोज है और 
वह किसी भी नाजुक भौकेपर वापस ले ली जा सकती है। जब समय आयेगा तब 
कितने ही कर्नल जॉन्सन निकल जायेगे और ६-७ सालके छोटे-छोटे रड़कोंको 
यूनियन जेककों केवल सलाम करानके लिए जूनकी सख्त गर्मोमें १६ मील या उससे भी 
ज्यादा पैदछ चलतनेफों मजबूर करेंगे। 

अभिभावकोंको सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे लड़फोंको स्वतन्त्र बनायें। 
उन्हें फीस तो राष्ट्रीय कालेजोंमं भी देनी होगी लेकिन वहाँ वे यूनियन जंककों 
सलामी देनेके अपसानसे बच जायेंगे। हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ कालेजके अधि- 
कारियोंका खयाल है कि वे सच्ची शिक्षा दे रहे है; लेकिन वहु संच्ची शिक्षा नहीं 
है। वहाँ अध्यापक यह नहीं सिखा सकते कि भारत सरकार शेतानी सरकार हैं और 
विद्याथियोंकों उतका अन्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए। क्या वे सर एच० बदलरको' 
अपने कालेजोंका निरीक्षण करनेसे रोक सकते हे? क्या छात्र यह साहस कर सकते 
है कि वे उनको सलाम न करें? यदि वे सल्वाम न॑ करें तो यह स्वतन्त्रता नहीं, 
अशधिष्टता भानती जायेगी। यदि ड्यूक ऑफ कनॉट ब्रिटिश सरकारके अंगके रुपमें भेरे 
आश्रममें आना और उसे देखना चाहें तो में उन्हें अपने आश्रममें पैर भी न रखने 
दूंगा। किन्तु यदि वे गेर सरकारी हैसियतसे आश्रम देखने आयें तो मुझे कोई आपत्ति 
न॑ होगी। 

यदि आप स्वतन्त्र होना चाहते हे तो आप पराधीनताका सूचक यह झंडा हटा 
दें। आप इन स्कूलों और कालेजोंकों छोड़ दें तो से आपसे कोई वादा तो नहीं 
करना चाहता, फिर भी आपके लिए राष्ट्रीय संस्थाओंकी व्यवस्था करनेका प्रयत्त 
करूँगा। आपके लिए तो इतना ही आवदयक है कि आप इस आगसे बचें। आप 
वर्तमान शिक्षासे हर रहें। 

असली शिक्षा तो अपना कत्तंव्य पालन है। यदि हमारा देश स्वतन्त्र हो तो 
हमारे छात्र इंजीनियर, डाक्टर और किसान वन सकते हे। आप इन गुरामीकी सनदोंका 


१, १८६८-१९३३; भारतके वाइसराप, १९१६-१९२१ | 
२. कनेंल फ्रेक जोन्सन अग्रैठ और मई १९१९ में मार्शू लोके दिनोंमें लाहौर प्षेत्रके कमावर थे। 
३. संयुक्त प्रान्तके गवनेर । 


६८ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


क्या करेंगे? आप भोलवी हक और राजेल्र बाबूसे शिक्षा लें और स्वतन्त्र होफर 
अपने पेरॉपर खड़े हों। यह सोचना गुलामीका सूचक है कि सनदोंसे जोविका चलती 
है। भोजन सनदें नहीं, ईश्वर देता है। आप यह न॑ सोचें कि आपकी माताओं और 
पत्नियोंकी कया दशा होगी, आप उन्तका पालन-पोषण सरकारी नौकरीके हारा न 
करके कुलीगिरीसे करें। यदि आपमें इतना साहस हो तभी आप असहयोग करें, सन्यपा 
तहीं। मुझ्ते बिश्वास है कि यदि सभी छोग असहयोग करें तो हमें एक साहमें ही 
स्व॒राज्य मिल जायेगा। आप इसके लिए दूसरोंकी राह न॑ देखें। जब किसीकों हैजा 
होता है तो बह थहू नहीं सोचता कि जब दूसरे लोग दवा ले लेंगे, में भी दवा छूँगा। 
इसमें कोई ओऔचित्य नहीं है कि आप स्वयं स्वतन्त्र होनेंके लिए दूसरोके श्वतन्त्र होनेकी 
राह देखें। पहिले आप स्वयं त्वतन्त्र हों और तब गाँवोंमं जाएं और उनके चलाये हुए 
छोटे-छोटे स्कूलोंमं बहाँके छोगोंकों स्वतन्नताकी शिक्षा दें। मेरा अभिप्राय यह नहीं 
है कि आप अपने भाता-पिताओंका अनादर करें। आपकी अन्तरात्मा भावेश्ष दे तो 
जाप बेसा भी कर सकते है; लेकिन मेरे कहनेसे तो वैसा न करें। में स्वयं अपने 
भाता-पिताका बहुत आदर करता था, इसलिए में तो आपको अपने माता-पिताकी 
आज्ाका पालन करना हो सिख्ता सकता हूँ, उनके प्रति अशिष्ट होना नहीं। छात्र 
शान्त चित्तसे निर्णय करनेके बाद अपने अभिभावकोंकों अत्यन्त आदरसे अपनी बात सम- 
झायें। मेत्रे अभिभावकोंसे भी अतेक बार कहा है कि बे अपने लड़कोंकों स्कूलों ओर 
फालेजोंसे निकाल लें। अबतक इसपर किसीते भी आपत्ति नहीं को है। आप॑ यह पूछ 
सकते हे कि यह हमारी आत्माकी आवाज है, इसे हम कंसे जानें। मेरा कहना है कि 
यदि आप ईव्वरके प्रति सच्चे है और यों और नियमोंका पालन करते है तो अभ्य- 
स्तरमें उठभेवाली परमात्माक्ी वाणीकों आप पहचान सकते हे। 

आपको उत्त छोगोंकी बात भी; जिनकी राय आपसे नहीं मिलती, पेयले सुननी 
चाहिए। अब में आपको यह बताता हूँ कि छात्रोंकों कया करना है और कंसे करना 
है। आपको अपने ऊपर निर्भर रहना है, मेरे ऊपर नहीं। आप आज छात्र हे, आपको 
ही कल नेता बनता है। आपको कोई निर्णय उत्तावदीसें नहीं करना चाहिए। यदि 
आपको स्कूलोंमं फिर जाता है तो इससे अच्छा यही है कि आप स्कूल छोड़ें हीं 
नहीं। आन्वोलनमें एक बार शासिल्‍्न हो जानेके बाद उससे विमुल होनेके बजाय गंगामें 
डूब मरना ज्यादा अच्छा है। 

[अग्रेजीसे ] 
संचेद्ाइड, ८-१२-१९२० 


१, मजहरुू हक (१८६६-१९३० ); विदारके अमर वकरीर और सावेगनिक कार्यकर्ता; इन्होंने 
मॉलें-मिन्दो धुपारोंके अन्तर्गत मुसल्मानोंक्रों प्थक् निर्वाचन देनेका विरोध किया था। ऋारन सत्याग्रहमें 
गावीजोंके मददगार । १९१०-२१ के असतथोग आन्दोठ्नमें गधीनीके समर्थक ! 


४७. भाषण: महिलाओंकी सभा, पटनामें' 


३ दिसम्बर, १९२० 
इसके बाद महात्माजीने बीमार होनेके कारण फ़ुर्सीपर बैठकर बोलता शुरू 
किया। वे हिन्दीमें बोले।' उन्होंने पहले बेठे-बैठे भाषण देनेके लिए सहिलाओोंसे क्षमा 
माँगी और फिर कहा: में आपसे चार चौजोंकी भिक्षा साँगता हूँ। भे और मौलाना 
शौकत अली, जिन्हें मे अपना सगा भाई मानता हूँ, आपके सामने अपनी मातृभूमिके 
निमित्त कुछ-न-कुछ सेवा माँगतेके लिए आये हे। में जानता हूँ कि पुरुषोंकी अपेक्षा 
स्त्रियाँ अधिक विनंज्र और वयारु होती है। इसलिए में आशा करता हूँ कि मुझे 
अपनी भाताओं और चहिनोंसे निराश न॑ होना पड़ेगा। 
से सबसे पहुले हिन्दू और मुसलमान सहिल्‍ाओंसे यह प्रायंना करता हूँ कि पर- 
स्पर वे एक दुसरेकों अपना दुइसन ते मातें और अपने बच्चोंकों भो बचपनसे ऐसी 
ही शिक्षा दें, जिससे ये भी कभी एक दूसरेकों दुश्सन ने समझें। इससे मेरा मतलूब 
यह नहीं है कि दोनों बिलकुल एक हो जाये या हिन्दू छोग वेदों और श्ञास्त्रोंकों पढ़ना 
और उनमें विदवास करना छोड़कर * कुरान” पढ़ने और उसमें विश्वास करने रूंगें। इसका 
भतलब यह भी नहीं है कि मुसलमान 'कुरान का अध्ययन छोड़कर हिन्दुजोंके “वेद 
और शास्त्र पढ़ने लगें। सभी लोग अपने-अपने घर्मोमें वृढ़ रहें। जेसे भाई और 
बहिनमें विवाह नहीं होता, किन्तु फिर भी थे एक दूसरेसे प्रेस कर सकते है, इसी तरह 
हिन्दू और मुसलमान भी एक-दुसरेसे प्रेम करें और एक-इसरेका आदर फरें। 
मेरो दूसरी भिक्षा यह है कि हरएक स्त्री चरता चलाये और सूत फाते। जो 
बहिने अपने सृतकों बेचना चाहेँ वे बेच भी सकती है। किन्तु जो उसे बेचना महीँ 
घाहतीं वे उसे दूसरोंकों दान कर दें। दानोंमें वस्‍्त्र-दान सर्वोत्तम है। जबसे भारतमें 
चरखा चलाता छोड़ा गया है, तबसे भारत और भी गरीब हो गया है। पहले जिन 
स्त्ियोंका निर्वाह चरखेसे होता था, वे अब गुलामीकी हालतमें बहुत दुःखी जीवन 
बिता रही हे। वे अब मोवरसीयरोंकी गालियाँ सुनती तथा इंटोंकी रोड़ी भर पत्थरकी 
गिट्टियाँ तोड़ती हे। मुझे चस्पारनमें ऐसी बहुत-सी स्त्रियाँ मिली जिनके पास अपने 
झरीरको हकनेके लिए केवल एक घोती ही थी और इसलिए ने जब चाहें तभी गंगामें 
नहानेके लिए भी नहीं जा सकती थीं। जिस जमानेमें वे अपने हाथके कते सुतसे 
कपड़ा बुनवा लिया करती थीं, उस ज्ञमानेका स्वतंत्र जीवन अब नहीं रहा। 


१. इस समभामें भौदाना अबुु कठाम आजाद और शौकत बी मी मौजूट ये । 
२, भूल हिन्दी भाषण उपलच्ध नहीं है। 


8० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


में आपसे तोतरी भिक्षा यह साँगता हूँ कि आप अपने पुन्नों और भाईयोंको 
उन स्छूलोंमें न पढ़ने दें जो सरकारी है था जिन्हें वह सहायता देती है, क्योंकि इसका 
एकसात्र अर्थ जपने आपको पराधीनता और गुलामोकों जंजीरोमें बाँधना हो है। 
उन्हें इन संस्थाओंमें कोई सामाजिक या धामिक शिक्षा नहीं दी जाती। चहाँ वे 
केबल दाराब पीता, थियेटर जाना और आवारायदीकी जिन्दगी बिताना ही सीलते 
है। उन्होंने आगे कहा: जो सरकार इतनी अन्यायी है, जिसने हमारे मुसलमान भाह- 
योंके साथ इतनी दंगा की है, जिसने पंजाबर्में हमारी माताओं और बहनोते इतनी 
तिर्देपताका व्यवहार किया है, उससे सहयोग करन सम्भव ही नहीं है। ऐसे शासदमे 
रहना हम कभी पंसत्द ही कैसे कर सकते हे? शतान और खुदाके बीच कोई सहयोग 
नहीं हो सकता। इसी तरह हम न तो सरकारकी सहायता कर सकते है और ने 
उससे सहायता ले सफते हे। महु राज रावण-राज जंसा ही बुरा है। मे तो रामराज्य 
स्थापित करना चाहता हूँ। दूसरे श्ब्दोंमं में पृर्ण स्व॒राज्य चाहता हैं। भौर वह 
असहुयोगके बिन प्राप्त नहीं किया जा संकता। 

भें चौथी भिक्षा घतकी माँगता हैं। भारतको धनकी बहुत जरूरत है। यहाँ तोन 
करोड़ लोग ऐसे हे जिन्हें मुश्किल्से दिनमे एक बार खाना मिल पाता है। उनके पास 
इतना रुपया तहीं है कि वे चरखा था रई खरीद सकें। उनको थे दोनों चीजें देनी 
होंगी जिससे वे सुत कात सकें औौर देशमें एक बार फिर स्वदेशी कपड़ेका प्रचार कर 
सकें। फिर लड़कोके लिए राष्ट्रीय विद्बबिद्यालय भी खोले जाने चाहिए। इसके लिए 
भी घनकी बहुत सत्त जरूरत है। उन्होंने भागे कहा: मुझ्ते यह वेखकर दुःख 
होता है कि सभामें बहुत-सो स्त्रियाँ इतने छारे फीसती जेवर पहुन-पहुन कर भाई 
है। इसी देशमें ऐसे अनेक लोग हे जो दरअसल भूसों मर रहे है, जबकि कुछके पास 
जेवर आदि बनवानके लिए बहुत-सा रुपया फालतू पड़ा रहता है। मेरी प्रार्थना है 
कि आप ज्यादाते-ज्यादा जितना पैसा दे सकें दें और जेवर देना चाहें तो जेबर 
भी दें।' किन्तु आपको याद रक्षना चाहिए कि आप आभूषणोकों देनेके बाद उनके 
बदले दूसरे आभूषण तबतक वे बनवायें जबतक भारतको पूरा त्वराज्य न मिल 
जाये। 

[अंग्रेजीसे | 

स्चेक्ञाइट, ८-१२-१९२० 


१. इस अप्रील्के उत्तों वहां मौजूद कितनी ही खिग्रोने अपने जेवर उतार कर दे दिये थे । 


४८, पत्र: सरलादेवी चौधरानीकों 


४ दिसम्बर, १९१० 


« » “ऐसा नही हो सकता में तुम्हें जान-बूझकर पत्र न छिखूँ। पर तुग्हे धीरज और 
विश्वास रखना सीखना चाहिए। मूझपर महात्मा होनेका आरोप मत छगाओ औौर न 
अपनेको अधम कहकर अपनी महिमा बढाओं। हर आदमीको अपनी सीमाएँ स्वीकार 
करनी चाहिए। प्रेमियो और मित्रोके बीच न कोई अधम होता है और न महात्मा । 
हम सब समान है, ऊेकिन वराबरीके पुरुषो और स्त्रियोमें कोई बुद्धिमान होता है और 
कोई निर्दुद्ध। और सच तो यह है कि किसे मालूम कि कौन अधिक बृद्धिमान है? 
तुम मुझे इस भ्रममे रहने दो कि में तुमसे अधिक बुद्धिमान हूँ और इसलिए तुम्हे 
सिखाने-समझानेके लिए योग्य हैँ। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि शिष्य ही 
गुर बन गया। गोरख मछन्दरके गृरु बत गये थे। और में तो ईइवरसे कामना करता हूँ 
कि वह मुझे इतनी बूद्धि दे कि तुम्हे सिखाने-समझानेमे में खुद भी तुमसे कुछ सीखूँ। 
सच मानो, अगर तुम्हे यह पद मिक जाये, तो इसमे मुझे कोई आपत्ति न होगी। 
सच तो यह है कि अगर में तुम्हेँ अपनेसे श्रेष्ठ बना संकूँ, तो में अपनेकों सच्चा 
गुरु मानूँगा। जो भी हो, यही वह विद्वास है, जिसने मुझे तुमसे जोड़ रखा हैं। 
इसीलिए में भगवानसें प्रार्थना करता रहता हूँ कि वह तुम्हारे मनमे विनय और 
पदचात्तापकी भावना उत्पन्न करे। 

सतह, 


तुम्हारा, 
एल० जी०" 
[अग्रेजीसे 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. “लॉ-गिवर ”; संर्छादेवीकों लिखे पत्नोंमें गांधीजीने मपने लिए शन शब्दोंका उपयोग किया है। 
देखिए खण्ड १८, पृष्ठ २०९-१० । 


४९. पतन्न: गुड फेलोकों 


४ दिसम्बर, १९१० 


प्रिय श्री गुडपीछो, 

आपके पत्रके छिए झतज्ञ हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हमारी यह 
तरकार जान-बूझकर शराबकी बुराईको बढावा दें रही है और जबतक इस परकारको 
समाप्त ने कर दिया जाये अथवा उसमें जामूछ-चूछ परिवर्तेत न कर दिया जाये 
तबतक सुधारके हमारे तमाम प्रयात्त व्यर्थ होगे! जब कभी कुछ अधिक समयके लिए 
कलकत्ता आाऊेगा तो आपसे सहर्ष मिरंगा।' 


हुदयसे आपका, 
मों० क्0 गां० 
[बग्नेजीसे 
महादेव देंताईकों हस्तलिखित डायरीसे 
सौजत्य * नारायण देसाई 
५०, पत्र: हैदरीको 
आर जाते हुए 
४ दिसम्बर, १९१० 


प्रिय मित्र, 

हम लोग बाँकीपुरसे' अभी खाना हुए है। मजहरुरू हक हमारे प्ाथ हैं! यह 
पत्र में यह सूचित करनेके लिए खिल रहा हूँ कि पिछली रात महिाओकी एक सभामे 
जब मेते चन्देकी माँग की तो श्रीमती हकते अपनी हीरेमोतीकी चार जडाऊ चूंदियाँ सामने 
रख दी। आप श्रीमती हैदरीकों मेरी ओरसे बधाइयाँ दें कि उन्हें एक ऐसी' महिछाकी 
बहन होनेका सौभाग्य प्राप्त है जो देश और दीनके छिए अपनी प्यारीप्रे्यारी चीज 
खूशी-घृक्षी दे देती है। जब उन्होने चूड़ियाँ मेरे मे रखी, मे तो बस ह-विंद्वत 


१. गांधीणी १३ और १४ दिपावरकों कह्कततामें थे । 
२. विद्रंके शाहावाद घिडेका सदर मुकाम । 

३५ पथ्ना नगरमें एक स्थान । 

४. पथनामें आपोजित महिलाओोंकी सभा । 


भाषण: आरामें ७३ 


ही हो उठा। मेने ईखरकों इस बातके छिए धन्यवाद दिया कि मे उसकी कृपासे 
तैयबजी परिवारके! संम्पक्में आया। 


हृंदयसे आपका, 
भो० क० गांघी 
[अंग्रेजीसे 
भहादेव देशाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य: नारायण देसाई 
५१, भाषण : आरामें 
४ दिसम्बर, १९२० 


महात्मा गांधी कुर्सोपर बेठे-बठे हो बोले। उन्होंने कहा कि मुझे अपने सामने 
आराके लोगोंकों इतनी बड़ी संख्यासें आया देखकर बड़ी ही णुशी हुईं है। परल्तु 
यह देखकर दुःख भी होता है कि आप लोग सम्ना्में अनुश्ासित हंगसे! काम नहीं 
कर पा रहे है। आप लोगोंने इतना ज्यादा शोर किया कि आधा घंटा तो लोगोंकों 
तप करनेसें हो रूगा वेना पढ़ा। यदि आप अपनेकों अनुझासित और नियंत्रित नहीं 
कर सकते तो फिर आप एक सालमें स्थराष्य हातिल करनेकों आशा कैसे कर सकते 
है? स्वराज्य पानेकी यह पहली अभिवायें शर्ते है। आगे बोलते हुए महात्माजीते कहा 
कि शाहाबादमें कुछ बरस पहले जो दंगे हुए थे, उन्हें से भूला नहीं हूँ और मुझे यह 
भी मालूम है कि उससें हिन्दु-सुसलसान दोनोंका ही कुछ-न-कुछ फसुर था। हिन्दू- 
गोरक्षा करना ज्ाहते थे परन्तु जो तरीका उन्होंने अपनाया वहूं उस कामके लिए उप- 
पुक्त नहीं था। इसलिए दोनोंमें से किप्तीकों उससे कोई छाम्र तो हुआ ही नहीं, सर- 
कारकों स्थितिसे काम उठाकर हिल्बुओंकों जेलसें दूंसनेका मौका मिल गया। में आपसे 
यह कहना चाहता हूँ कि आपको अपने सतभेद आपस तय कर ढेने चाहिए। हिल्हु- 
मुस्लिम एकताकी बड़ी जरूरत है। एकता दिख्लावटी नहीं, हृदय और आत्मासे होनी 
चाहिए। यदि आप इस्लामकों खतरेसे बचाना चाहते हे, पंजाबके अन्यायका परिमार्जन 
चाहते हे और स्वराज्य हासिल करना चाहते हे तो यह सब आपसी सहयोगसे ही हो 
सकता है। एक संन्यासीने मुझसे पुछा था कि क्या आपका यह विश्वास है कि जिला- 
फतके प्रति की गई गलतीके सुधार दिये जानेके बाद मुसतूसाद आपका साथ देंगे? 
दूसरी ओर कुछ सुसलूसानोंकी शिकायत है कि मेने अलीगढ़ कालेज नष्ट कर दिया 


१. ओमती भजहरुठ हक और ओऔमती हैदरी दोनों दी तेयवन्ी-परिवार की थी । 
हि भारामें इतनी वढ़ी सभा पहले कमी नहीं हुईं थी और कामपर तैनात सपंसेवक मीड़कों संभाल 
|| 


एड सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


परन्तु [ बनारस | हिन्दू विश्वविद्यालयकी रक्षा की। पहली बातका मेरा यह जवाब 
है कि थदि सचाईके साथ हिन्दू मुसत्मानोंकी मदद करते हे तो ईद्वर जो सनुष्यके 
दिलको देखता है, मुसलूमानोंके दिलसे दुर्भावकों समाप्त कर देगा। और यह कहना कि 
हिन्दू विद्वविद्यालयके विद्यार्थी पढ़ना छोड़कर बाहर नहीं आये इससे उस विश्वविद्या- 
लयकी रक्षा हुई है, ठीक नहीं है। थदि हिन्दू हिम्मत नहीं दिखाते तो क्या मुपतलमानोंको 
सी कायर बन जाना चाहिए? सालवीयजीके लिए मेरे मतमें बड़ा आदरभाव है किन्तु 
जबंतक उनके विश्वविद्यालयका कुछ भी सम्बन्ध सरकारसे बना हुआ है, से चाहता हूँ 
कि उसमें एक भी विद्यार्थी न रहे। में चाहता हूँ कि देशकी सभी मौजूदा संस्थाएं 
राष्ट्रीय संस्थाएँ बन' जायें। उन्होंने भी हसन इमासके साथ हुई एक निजी बात॑चीतका' 
उल्हेज किया जितमें इमाम साहबने उनसे पुछा था कि क्या अत्हयोगका अहिसात्मक 
स्वरूप अहिसात्मक बना रहेगा। मेने कहा कि में तो अरसेसे यही कहुता आा रह हूँ। 
तब फिर थी हसन इसामने शिकायत की कि विद्यारथियोंने उनपर दार्म-श्मंके बारे 
के और गुस्ताख्बोका बर्ताव किया था [ऐसा करता ठीक नहीं है|। मेरा जनतासे 
अनुरोध है कि जो लोग हमसे भिन्न मत रखते हे हमें उनके विचारोंके प्रति सहिष्णुता 
रखनी चाहिए और हमें उनके साथ ऐसे ढंगसे व्यवह्मर नही करता चाहिए कि हमारे 
उद्देश्यकी प्रगतिमें बाधा पड़े। इसके बाद महात्माजीने असहयोग कार्यक्रमकों तफलील 
सामने रखते हुए कहा क्वि यदि आप विदेशी चीजोंका इस्तेमाल छोड़ दें तो केवल 
इसीसे त्व॒राज्य मिल जाये। उत्होंने चरखेके घर-घर प्रवेश ओर उत्तके उपयोगपर 
बहुत बल दिया और कहा कि हमें इस शंतान-जेसी सरकारसे जो हमारे अधिकार 
और स्वतन्त्रताकों कुचलनेके लिए कटिबद्ध है; कुछ प्तरोकार नहों रखना चाहिए। 
इसके बाद उन्होंने कोषके लिए मपील की और कहा कि मुसलमानोंकी जिम्मेदारी 
दोगुनी है क्योकि उनको [हाल हमें धॉकीपुरमें स्थापित] स्व॒राज्य सभा और फिर 
स्मर्नाके पीड़ितोंकी राहतके लिए भी देना है। 
[अंग्रेजीसे | 
सर्चेदाइड, ८-१२-१९२० 


२१. पस्नामें । 


५२. वेष्णवोंसे 


वेष्णव जन तो तेने कहिएं, में पीड पराई जाए रे, 
परदुःखे उपकार करे तोये, मत अभिमान न आगे रे। 
सकल लोक सहुने पतदे, निन्‍दा त करे केनो रे, 
बाच काछ सत निशुचल राखे, धन घन जनतो तेरी रे। 
समदृष्ठीने तुष्णा त्यागी, परस्न्री जेने मात रे, 
जिह्ना थकी असत्य न बोड़े, परघन नव झाले हाथ रे। 
मोह साया व्यापे नहिं जेने; दृढ़ वेराग्य जेना मनमां रे, 
रामनामशुंं_ ताली लागी, सकल तीरय तेना तनमां रे। 
बणलोभीतने कपद रहित छे, काम कोध निवार्या रे, 
भणे नरसेयो तेनूं दरसव करतां, कुछ एकोतेर तार्या रे। बे० 
नरसिंह मेहताने' वैष्णवके जो लक्षण बताये हे उससे हम देखते हे कि वह: 
१. परदु.ख भंजक होता हैं। 
२. फिर भी निरमिमानी होता है। 
३. सबकी वन्दना करता है। 
४. किसीकी निन्‍दा नहीं करता। 
५. वाचा दृढ़ रखता है। 
६. आचार दृढ़ रखता है। 
७. मन दृढ़ रखता है। 
८. वह समदृष्टि होता है। 
९. वह तृष्णारहित होता है। 
१०, एकपत्नीन्रत पालता है। 
११, सत्यक्रत पालछता है। 
१२: अस्तेय पालता है। 
१३. मायातीत होता है। 
१४, बीतरागी होता है। 
१५. रामनामसें तल्लीन होता है। 
१६. पवित्र होता है। 
१७. लोभरहित होता है। 
१८. कपटरहित होता है। 


१, १४१४-१४७८; शुणरातके सन्त कवि । इतका पह भजन आश्ममें प्रायनाके समय गाया 
जाता था । 


७६ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


१९. कामरहित होता है। 
२० कोघरहित होता है। 


इसमें वैष्णव शिरोमणि नरसिह मेहताने बहिसाको प्रथम स्थान दिया है अर्थात्‌ 
जिसमे प्रेम नहीं वह वैष्णव नहीं है। अपनी प्रभातीमे उन्होंने सिखाया है कि 'वेद' 
पढ़नेंसे, वर्णा्रम धर्मका पाछत करजेसे, कंठी पहलनेंसे अथवा तिलक लगानेसे कोई 
वैष्णन नहीं हो जाता। ये सब पापके मूल हो सकते है। पाखण्डी भी माला पहन 
सकता है, तिलक लगा सकता है, वेद' पढ़ संकता है, मुखसे रास नामका जाप कर 
सकता है। लेकित पांखण्डी रहते हुए संत्याचरणी नहीं बता जा सकता; पासण्डी 
परपीड़ाका निवारण नहीं कर सकता और पाखण्डके रहते हुए चच॒ल चित्तकों निरचल 
नही रखा जा सकता। 

में इन सिद्धान्तोकी ओर संवका ध्यान जाक्ित करता हूँ, क्योकि मेरे पास 
अन्त्यजोंके संम्बन्धमे पत्र आते रहते हे। सब सलाह देते हे कि यदि में राष्ट्रीयशालाते 
भत्त्यजोका बहिष्कार नहीं करता तो स्व॒राज्यका आन्दोलन खत्म हो जायेगा। यदि 
मुझममे तनिक भी वैष्णवपन है तो ईह्वर मुझे अन्त्यजोका वहिष्कार करके मिलनेवाले 
स्वराज्यका त्याग करनेका बल भी प्रदान करेगा। 

जिसमे दूसरे वर्ग और वर्ण आते हू उस शालामें अन्त्यजोंका वहिष्कार न किया 
जाये--यह प्रस्ताव मेरा न होकर समस्त नियामक सभाका' है। मुझे यह प्रस्ताव 
प्रिय है। यदि सभा ऐसा प्रस्ताव पास न करती तो वह अघमें करती! 

ऐसा श्रस्ताव कोई नई वात नहीं है। वर्तमान स्कूलोंमे भी यह अस्ताव है। 
जिस कांग्रेसको वैष्णव भी मान देते हे उसने भी इसी आशयका भ्रस्ताव पास किया 
है। वैष्णवोने उसका विरोध नहीं किया। तथापि ऐसे प्रस्तावमें मेरा हाथ है और वे 
मेरी ही ओर कटाक्ष करते हे, यह तो मेरी समझमें मुझे मात प्रदान करता हैं। 
भक्ते ही सब अधघम करें छेकित मेरे हाथसे अधर्म वही होना चाहिए, ऐसा उनकी 
दलीलका भाव है। मेरे लिए यह हर्षकी वात है। 

अन्त्यजोको अस्पूर्य न मानना धर्म है, मे यह वतानेका प्रयत्व कर रहा हूँ। 
छाम्मे समयसे पड़े हुए एक आवरणके कारण हम यह नही समझ पाते कि अन्त्यजोको 
अस्पूदय मानना अधर्म करना है। जैसे लम्बे समयसे पड़े हुए आवरणके कारण बग्रेजी 
शज्य अपने राक्षसपतकों नहीं देख सकता और उसी प्रकार इसी कारणसे, हममें से 
कितने ही अपनी गुद्यामीकी जंजीरकों नहीं देख पाते, ऐसे छोग्रोंको धीरजसे समझाना 
में अपना धर्म मानता हूँ। 

लेकिन दम्भ और भिथ्यावादकों में सहन नहीं कर सकता। महाराजश्रीके साथ 
मेरा जो संछाप हुआ उसका विवरण मेने गुजराती में देखा और उसपर की गई 
टीकाको भी पढ़ा।' उन दोनोसे में हुखी हुआ हूँ। समाचारपत्रोमे उल्लिखित विचारों- 


१. शुणरात विद्यापीठ्क्षी निधामक समा (सीनेट ), देखिए पृष्ठ ८, पाद-ठिपपणी १ ।! 
२. १७ नवम्बर, १९२० को गाबीजी वैश्णेकि पर्मगुदु गोलामी औ गोडुलनाथनी महातब्ते 
बा्दईमें मिले ये | इस मेंटक्ना विवरण गुजरातीके २१०११-१९२० के मंदमें अक्राशित हुआ था । 


भाषण: गयामें ७७ 


पर में कदाचित्‌ ही टीका करता हूँ। में कंदाचित्‌ ही समाचारपत्नोको पढता हूँ। 
ढेकित 'गूजराती' पत्रकों अवेक लोग पढ़ते हे। उसमें पनातन-घर्मके स्वरूपको बताने- 
का दावा किया गया है। इसलिए में जब उसमे वक्रता देखता हूँ तो मुझे दु ख होता 
है। मुझे एक मित्रने महाराजश्रीके साथ हुए मेरा सवाद और तत्सम्बन्धी टीका काट- 
कर भेजी है। इन दोनोमे जाने-अनजाने अधर्मकों धर्म सिद्ध करनेका प्रयास देखता 
हूँ। यह कैसे हुआ, इसे मे बादमें बतानेका प्रयत्व करूँगा।' 

[गुजरातीसे | 

भंवजीवत, ५-१२-१९२० 


५३. भाषण : गयामें 


५ दिसम्बर, १९२० 
भहात्मा गांधीने कहा कि गया शहर पवित्रताके लिए विस्यात है। से चाहता 
हैँ कि आपके हृदय भी बेसे ही शुद्ध ओर पवित्र बनें। यदि आप त्याग करनेके लिए 
तेयार हो जायें तो ऐसा हो सकता है। उस त्यागके बारेमें मुस्लिम लीग, सिख लोग 
तथा ऐसी ही अन्य सभाओंके हारा आपको मालूम हो गया है। उदाहरणके लिए उन्होंने 
कहा कि वकीलोंकों वकालत छोड़नी होगी। किन्तु किसी एक भाईके वकालत छोड़नेसे 
सफलता नहीं मिलेगी। से सभी वकील भादइयोंसे आग्रह करूँगा कि वे अपनी वकालत 
छोड़ दें। फांग्रेसने अदालतोंका बहिष्कार फरना तय किया है। उन्होंने आशा व्यक्त 
की कि कोई न॑ फोई ऐसी संस्था छड़ी होगी जहाँ लोग अपने मामलोंपर निर्णय प्राप्त 
फरनेके लिए जा सकेंगे। सारे सरकारी खिताब भी छोड़ दिए जायें। लड़कोको स्कूलोंसे 
हटा लिया जाये। सोलह सालके और उससे अधिक उम्रवाले लड़कोंको अपने माता- 
पिता मौर अभिभावकोंते करबद्ध प्रार्थन! फरतों चाहिए कि उन्हें उन स्कूछोंसें न भेजें 
जिनका प्रबन्ब सरकार करती है, जिनको सरकारी इसदाद सिलती है था जिनपर 
सरकारका नियन्त्रण है। मुझे अभी-अभी पता चला है कि गयामें बहुत थोड़े लोगोंने 
ही भपना मत दिया।' परन्तु उनकी परीक्षाका समय तो अब आया है। उन्हें विधान 
परिषदके इन संदस्योंसे था उनके जरिये; कोई मदद नहीं लेनी चाहिए; नहों तो मता- 
घिकारका प्रयोग करना, न॑ करना एक बराबर होगा। उन्हें स्ववेशीके लिए काम करना 
चाहिए। उन्हें अपनी माताओं और पत्नियोंसे चरखा कातनंकों कहता चाहिए। लोग 
बहुत-बड़ी सभाएँ करना जानते हैँ परन्तु अपना कत्तेव्य नहीं पहचानते। यदि वे अपना 
कत्तेंव्य करें और उपयुक्त तरीकोंपर चलें तो स्वराज्य मिल जाये। उन्हें फोषमें धन 
भो देना चाहिए। जो व्यक्त कोई अन्य त्याग नहीं करता उसे कोषमें धन तो देना हो 
१. देखिए “वैष्णव और बन्तन”, १९-१२-१९२० । 
२. विधान परिषद्के चुनावमें । 


७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चाहिए। कोषका उपयोग स्वराज्य, स्वदेशी और राष्ट्रीय स्कूछोंमें होगा। हमने पटनामें 
एक स्व॒राज्य सभा स्थापित को है जिसके अध्यक्ष भी मजहरुलू हक और मन्त्रों बाबू 
राजेन्प्रसाद हे। सभाका खर्च कोषसे चलेगा और उसका तिमाही हिसाब पेश किया 
जायेगा। नागपुरमें कुछ ऐसे लोगोंने जिन्हें में नहीं जानता, मेरे नामसे चन्दा इकट्ठा 
कर लिया। भेताओंसे मेरा अनुरोध है कि वे इकट्ठा किये गये जनताके धनका हिसाब 
दें। में जानता हूँ कि कई जगहोंमें कोई हिसाब नहीं दिया गया है। (यहाँ भंचके 
उत्तरकी ओर शोर हुआ) भरी गांधीने कहा कि कुछ शोर हो रहा है; शोर नहीं होता 
चाहिए। आप लोगोंकों अपनी आवाजपर काबू रखना चाहिए और शोर नहीं करना 
चाहिए। स्वयंसेवकोंकों अपना कत्तंव्य मालम होना चाहिए और तत्परतासे उसका पालन 
करना चाहिए। एक बड़ा साम्राज्य आपके विरोध है -- आपको उसके वार झेलने है। 
सिरपर हवाई जहाज मेंडराते हों, बम फंके जा रहे हों और गोलियाँ बराबर बरस रही 
हों, तब भी आपको श्ञान्त रहना है। मेने यह भो देखा है कि यहाँ हिन्दुओं और मुसल- 
मानोंमें परस्पर सहिष्णुताकी भावना नहीं है। इस सभाका प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं रहा 
जा प्कता। यदि स्वयंसेवक अपने आपको प्रभावशाली नहीं बनाते तो स्व॒राज्य हासिल 
नहों होगा। उन्हें सीलना चाहिए कि संत्यामें कम होनेपर भी काम किस तरह ठीकते 
किये जा सकते है। मातृभूमिकी सेवा ईमानदारी और असके बिना नहीं हो सकती। 
पविन्नता जरूरी है। हृदयकी शुद्धता जरूरी है। त्याग करना सच्चे दिलवालेफा काम है। 
आप हस्लामकी संकटसे रक्षा करना और पंजाबक़े अत्याचारोके प्रति न्याय कराता चाहते 
है पर अपने प्रति सच्चे हुये बिना आप यह सब नहीं कर सकते। 
[अंग्रेजीसे 
संचेंलाइट, १०-१२-१९२० 


५४. भाषण : छपरामें' 

६ दिसम्बर, १९२० 

इसके बाद महात्मा गांधीने कुर्सीपर बैठे हुए ही भाषण दिया। उन्होने कहा कि 
आज भारतके सामने ऐसी परिस्थिति है कि मुझे आपसे कुछ कहना और भदव माँगना 
जरूरी हो गया है। भुझे जुशी है कि भी जकरिया हाशमी और बाबू बिन्देश्वरीप्रसादने 
बकालत छोड़ दी है। में इस कामके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। में महस्ृत करता 
हूँ कि अंग्रेजी पढ़े लोग हो हमारी आजकी परेशानियोंके सबब है। में स्वीकार 
करता हूँ कि उन्होने कुछ सेवायें भी की है, किन्तु वे जिस हानिके उपकरण बने है वह 
उतके हाथो प्राप्त लाभसे बहुत ज्यादा है और इसलिए उनकी अच्छाइयोंपर जोर 


१. बिहारका एक शदर । 


भाषण , छपरामे ७९ 


देना निरर्थंक है। ३५ वर्षोसे कांग्रेस प्रस्ताव पास करती आ रही है और उसके नेता 
कांग्रेस मंचोंसे भाषण देते आ रहे हे, परन्तु इस सबसे कुछ भी नहीं मिला। बल्कि 
६० वर्ष पहले की अपेक्षा आज हम अधिक बुरी हालतमें हे। इस स्थितिका कारण 
क्या है? आज भारतोय पहलेसे कहीं अधिक अनुपातमें असेनिक सेवाओंमें हे। लॉडड 
सिन्हा अब एक प्रान्तके गवर्नर हे।! फिर भी भें क्यों ऐसा कहता हूँ कि हमारी 
दक्षा पहलेसे बुरी है? यदि हम पहलेकी अपेक्षा अधिक गुलाम बन गये होते, तो क्‍या 
अधिकारीगणोंने इस्छामकों जंसा धोखा दिया है वेसे धोखा दिया जा सकता था और 
फिर इसके बाद वया सरकार छोटे-मोटे तोफे दिखाकर उन्हें फुसछा ले सकती थी? 
इस धोलेके बाद भी सरकार कहती है कि दोष उसका नहीं है। में चाहता हूँ कि 
आप लोग समझें कि छोटी-छोटी चीजों और मीठी बातोंसे फुसलानेका प्रयत्त करनेमें 
सरकारका क्या अभिप्राय है। सरकार तो जहरसे भरी है; फिर भी हम लोग जिस 
प्रकारकी आत्मप्रवंचनामे पड़े हुए हे सो केवल गुलामो द्वारा ही सम्भव है। पंजाबके हो 
पठान और सिस जवातोंन सरकारके लिए अपना खून बहाया; और फिर इसी प्रान्तके 
लोगोंकों पेटके बल रेंगाया गया, सड़कोंपर उन्हें कोड़े लगाये गये, उन्हें ब्रिटिश ध्वजकों 
सलाम करनेपर सजबूर किया गया और अधिकारियों द्वारा स्त्रियोके घूंघट हटाये 
गये। यदि हमारी गुरूमीके बन्धन पहलेसे भी अधिक दृढ़ न हो चुके होते तो बया यह 
सब हो सकता था? में समझता हूँ कि जब गुलामको अपनी बेड़ियाँ अच्छी रूगने 
लगती हे तो उसकी गुलामीकी प्रवृत्ति त्थायी बन जाती है। अगर वे उन बेड़ियोको 
तोड़कर आजाद होनेकी कोशिश करें तो वे ऐसा कर सकते हे; मगर आज तो वे अपनी 
बेढ़ियोंको ही पसन्द करने छगे है और समझते हे कि उनकी इस गुलामीसे ही' स्वतन्त्रता 
मिलेगी; तब मुझे लगता है कि उनके बस्धन पहलेसे भी दृढ़ हो गये है। छोगोंकी 
वासताकी प्रवृत्तिके ही कारण बार-वार उन्हें भसह॒पोगका सिद्धान्त्त और उसके आच- 
रणके बारेमें समझाना पड़ता है। पहले छोग ऐसे नहीं थे, जेंसे अब हे। थोड़े-से 
बेरिस्टर थे। मेने इतिहासमें जो पढ़ा है उससे ऐसा नहीं ऊूगता कि सो साल पहले 
लोगोकी दक्षा आजसे बदतर थी। लोग अधिक खुश और समृद्ध थे कौर किसानोंका 
जेसा दमन हम आज देखते है, नहीं था। यकापि में मानता हूँ कि चम्पारनमें सौ 
साल पहले भी जमींदार जुल्म करते थे। फिर भी से यह नहीं मान सकता कि जेसे 
जुल्म आज होते हे वेसे जुल्म उन दिनों करना कभी सम्भव भी हो सकता था। 
इसलिए कांग्रेस और लोगने हम लोगोंकों बताया कि इस्लासको बचाने और पंजावको 
न्याय दिलानंका एकमात्र तरीका अहिसात्मक अंतहयोग ही है। अल्दोलतके अहिसा- 
त्मक स्वरूपपर मेरा जोर है। यदि हम तलवार खींचेगे तो सम्भव है वह हमारी ही 
मृत्युका कारण बन जायें। में तलवारके जरिये कोई उन्नति या स्वराज्य नहीं चाहता। 
परन्तु कुछ मुसलसान और कुछ हिन्दू भी मुझसे सहमत नहीं है। उनसे सेरा लिवेदत 


१. १९२० में वे उड़ीता और विद्ारके गवनेर हो गये थे । 


८० सम्पूर्ण गाघी वाद्ूमय 


है कि उनमें तलवार सींचनेकी शक्षित और सामर्थ्य नहीं है किन्तु उनके पास तारी 
शक्तियोंका एक भंडार अवध्य है और वह है आत्माकी शक्ति। दूसरोंके लिए, किसी 
एक उद्देश्यके लिए, सम्मानके लिए, स्वतन्त्ता और देशके लिए प्राणोत्सर्ग फरनेकी 
क्षमताका होना आत्मबलका दोतक है। एक बच्चा भी अपने पितासे कह सकता है कि 
में चाहे कुचल दिया जाऊँ, चाहे मार डाला जाऊं, किन्तु मे अपनी आत्माके विरुद्ध काम 
नहीं करूगा। यह शक्ति तो हम सभीमे हो सकती है और फिर जमींदार या बागान सालिक 
कोई भी क्यों न हो दसन नहीं फर सकते। हिंसाका सहारा छेते ही असफलता सामने 
आ जायेगी; परन्तु यदि हम उससे पुरी तरह बचे रहे और पूरी तरह आत्मबलूपर ही 
निर्भर रहे तो हमें कोई भी कुचल नहीं सकता। इसलिए एकमात्र अस्त्र असह॒योग 
है। में आपसे सरकारकों सब प्रकारका सहयोग और मवद देना बन्द करनेको कहूँगा। 
हमें न॑ तो किसी तरहकी मदद या सहयोग देता चाहिए, न लेना चाहिए। प्रशासनकी 
वर्तमातर व्यवस्थाकों सुधारना पड़ेगा; यदि वह सुधरती नहीं है तो उसे समाप्त ही 
होना पड़ेगा। सभी धर्म प्रन्थ “गीता, “रामायण, कुरान, बाइबल शिक्षा देते है 
कि दानवों और देवताओंमें परस्पर कोई सहयोग नहीं हो सकता; साधुओं और शेतानों- 
में मंत्री नहीं हो सकती, न थे परस्पर मदद दे-ले सकते हे। यवि हम महसूस करते है 
कि हमारी सरकार दानवी है तो उससे सहयोग बन्द करना और उसे सदद देनेसे 
इनकार फरना हमारा कर्त्तव्य है। छीगने अनुरोध किया है कि वकील वकालत बन्द 
कर में, खितावयाफ्ता खिताय छोड़ दें और सभी लोग अदालतों, स्कूलों और फालेजोंका 
बहिष्कार कर दें। में तो आपसे अपने झगड़े पंचायतोंके सासने तय करनेकों कहेंगा। 

गांधीजीने आगे बोलते हुए फहा: 

जहाँतक स्कूलों और कालेजोके बहिष्कारका सम्बन्ध है, वयस्क विद्याथियोको 
स्कूल और काछ्ेज छोड़ देने चाहिए। और अभिभावकोका यह कत्तंव्य है कि वे अपने 
छोटे बच्चोकों प्राथमिक स्कूलोसे भी उठा छे। यदि विद्यार्थी पत्थर तोडेगे तो भी 
वह [इस शिक्षासे] अच्छा रहेगा। मेरा यह कहना नही है कि वर्तमान शिक्षाअपणाली 
बिलकुल ही खराब है, वास्तव मेरा अभिप्राय यह है कि हमे सरकारके दोषपूर्ण 
हाथोसे शिक्षा नही लेती चाहिए। हम शैतानसे “गीता” भी नही पढ सकते । उनकी देख- 
रेखमें पढना पाप है। विद्याथियोकों [स्कूछ और कालेज ] छोड देने चाहिए, माननीय 
पण्डित मदनमोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिन्दू विश्वविद्यालय भी उन्हे हट जाना 
चाहिए। जलते हुए घरके बाहर आ जाना ही अच्छा है। आपको यह खुशखबरी देते 
हुए मुझे हर्ष होता है कि इसी अहातेमें एक राष्ट्रीय विद्यालय ख्रोढा जायेगा। आशा 
है कि सभी सज्जन अपने बच्चे वहाँ भेजेंगे। स्वराज्यमें भी हमें दुसरी भाषाके माध्यम- 
से शिक्षा नहीं लेती चाहिए। मे शिक्षकों और अध्यक्षसरे अनूरोध करूँगा कि धर्मात्मा 
तथा योग्य पडित और मौलवी, हिन्दू और मुसछमान, धामिक शिक्षा देनेके लिए 
तियुक्त किये जाये और विद्याधियोंकों शारीरिक श्रमकी मी शिक्षा दी जाये। उन्हे 
सूत कातने और कपड़ा तैयार करनेकी भी शिक्षा दी जानी चाहिए। अंग्रेजी अनिवार्य 


भाषण : उपरामें ८१ 


झुपसे हुतरी भाषाकी तरह रखी जाये। मुझे विश्वास है कि माता-पिता प्राथमिक 
और माध्यमिक सभी' स्कूलोसे अपने बच्चे उठा छेगे। 

हमे कौसिछोका बहिष्कार करना चाहिए। हमे न तो वोट देने चाहिए, न उम्मीद- 
वार वनकर खड़े होना चाहिए। यदि कोई वहाँ आपकी मददसे जाता है तो वह अपने- 
को आपका प्रतिनिधि मानने छगेगा। मतदाताओंकों किसी भी' संदस्यके पास किसी भी 
बस्मायपूर्ण कामके सम्बन्ध राहत पानके लिए नहीं जाना चाहिए। 

किस्ती भी व्यक्तिकों सेनाके लिए अपना नाम नहीं देना चाहिए। 

स्वदेशी चीजोंका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। मेरी रायमे बिहारके लिए बम्बई 
और अहमदाबादके कपडे भी विशुद्ध स्वदेशी नहीं हे। हमे अपनी जरूरतकी सभी 
चीजें स्वयं अपनी ही बस्तियोमें तैयार करनी चाहिए। पहले हम ऐसा ही करते थे 
और बेवस नहीं थे। इंग्लेड और जापान आदि विदेशोसे आनेवारा कपडा पहनना 
पाप हैं। अपनी आवश्यकृताका कपडा स्वयं बना लेना बहुत ही छाभप्रंद होगा। आज 
लाखो छोग भूखो मर रहे हे, उन्हे भूखते छुटकारा मिल्ेगा। रुई बहुत सस्ती है। 
हम कम दामीसे कपडा तैयार कर सकेंगे। खुरदरा कपड़ा शुद्ध और पवित्र है। 

मेने एक सालमे स्वराज्य ड्ेनेकी बात कही है। वह तभी सम्भव हैं जब हिन्दू 
और मुसलमानोंगे परस्पर तनिक भी सन्देह न रहे। सन्देहके काटेको मनमें जगह दिये 
रहना एक ऐसी बूराई है, गुलाम जिसके शिकार हो जाते हे। अच्छाईसे बुराई कभी 
पेदा नहीं हो सकती। ईश्वरका निर्देश है कि संत्यके अनुसार चलना स्वगंके मार्गपर 
चलना है। मुसलमानोंकों अपने भाइयोंपर सन्देह क्यों करना चाहिए और एसी सर- 
कारसे जो भेसोपोटामियाके सकठका कारण है, और जिसे वृस्तुन्तुनियामे खलीफा" 
को कंद तक कर लिया, सहयोग क्‍यों करना चाहिए। एक हो जाओ और भाई बत 
जाबो; फिर धरतीपर कोई भी ताकत ऐसी नही है जो तीस करोड लोगोकों गुलाम 
बनाये रख सके। क्या एक छात्र अंग्रेज हमे डरा सकते है ? वे तो हमारे ही समुदायों 
और विभिन्न दर्जेके लोगोंकों, जैसे जमीदार और रैयतकों, आपसभे छडाकर हमपर 
शासन करते हे। किसानोंका जमीदारोसे लड़ता उचित नहीं है। यह बड़ी भारी' 
भूछ है; इस तरह स्व॒राज्य हासिल नहीं हो संकता। में रामराज्य चाहता हूँ। अतः 
में यह भी नहीं चाहता कि जमीदार किसानोपर अत्याचार करे। यदि जमीदार 
उनपर अत्याचार करे तो किसानोंका उनसे असहयोग करता उचित होगा। किन्तु अभी 
तो हमे सरकारसे असहयोग करना है, और इसलिए परस्पर असहयोगकी वात हमें 
नही सोचनी चाहिए। 

पैसा इकट्ठा करना बहुत ही जरूरी है। इस प्रास्तमे एक स्वराज्य सभा स्थापित 
की गई है जिसके अध्यक्ष श्री हक' हे और बाबू राजेन्द्प्रसाद मन्त्री तथा कोषाध्यक्ष 
है। वे हर तीसरे महीने आय-व्ययका ज्यौरा देगे। हमे राष्ट्रीय स्कूल खोलने है। 
स्प्सेवक चन्देके लिए आपके पास आयेगे। आपको स्वराज्य-सभाकी भदद करनी 


१. अबोका सुल्तान जो इस्ठामका भी धामिक मुखिया था । 
२. मजहरुकू हक । 
9९... 


८२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


चाहिए। अन्तमें में ईश्वरसे प्राथंना करता हें कि वह आपको इतनी शक्ति दे कि 
आप देशकी किश्तीकों आनेवाल़े तुफानके बीचसे निकारू कर के जा सके। 
[अंग्रेजीसे 
सर्चेहाइट, १०-१२-१९२० 


५५. टिप्पणियाँ 


गलत रास्तेपर 


लॉ रोनाह्ड्शेनें' पिछले दिनो इडियन होमरूलपर मेरी बह पुस्तिका पढी है 
जो “हिन्द स्वराज्य का अनुवाद है। लॉ महोदयने अपने किसी भाषणमें यह कहा 
कि यदि स्वराज्यका वही अर्थ है जो मेने अपनी पुस्तिकामें लिखा है तो बंगालका 
उससे कुछ वास्ता नहीं हो संकता। मुझे खेद है कि कांग्रेसके प्रस्तावसे सम्बन्धित 
स्व॒राज्यका अर्थ वह स्व॒राज्य नही है जो मेरी पुस्तिकामें वर्णित है; काग्रेतके अनुसार 
स्व॒राज्यका मतलब वह स्वराज्य है जो भारतकी जबता चाहती है, वह नहीं जिसे 
देनेपर श्रिटिग-सरकार शायद राजी हो जाये। में समझता हूँ कि स्वराज्यमे जनताकी 
निर्वाचित संस्तद्‌ होगी जिसे वित्त, पुलिस, फौज, नौसेता, अदालतो और शिक्षा-संस्था- 
ओपर पूर्ण अधिकार होगा। 

अलवत्ता यह तो में स्वीकार करता हूँ कि यदि भारत सहयोग दे तो में एक 
सालमें जिस स्वराज्यको पानेकी आगा करता हैँ वह ऐसा स्वराज्य होगा जिसमें खिला- 
फ़त और पजावकी गलतियोंकी पुनरावृत्ति असम्भव हो जायेगी और उसमें राष्ट्रको 
स्पाह-सफेद, चाहे जो करनेकी सामर्थ्यं होगी; “अच्छा” होगा तो किसी गैरजिम्मेदार, 
उदृण्ड और गई-बीती नौकरशाहीके निर्देशपर नहीं। उस स्वराज्यमे राष्ट्रको ऐसी विदेशी 
वस्तुओंपर, जो भारतमें वनाई जा सकती है, भारी निरोघात्मक कर छगानका अविकार 
होगा और उसे अधिकार होगा कि वह आसपासके या दूरके राष्ट्रोंकी गुलाम वनाने- 
के लिए भारतके बाहर एक भी सिपाही भेजनेसे इनकार कर दे। में जिस स्वराज्यका 
सपना देखता हूँ वह तभी सम्भव होगा जब राष्ट्रकों अपनी मर्जीसे अच्छा या वर 
जो चाहे सो करनेका अधिकार होगा। 

मेने उस पुस्तिकामे जो कुछ कहा है उसे में अब भी मानता हूँ और पाठकोको 
उसे पढनेकी राय देता हूँ। सबसे सच्चा स्वराज्य तो अपनेपर शासन करना है। वह 
मोक्ष या निर्वाणका पर्यायवाची है, और में अपने इस मतको वदरूनेका कोई कारण 
नही पाता कि डाक्टर, वकील और रेलवे कोई मदद नहीं करते वरत्‌ जो पानको 
चेष्टा करने योग्य है वहुधा उस्ते पानेमे वाघक होते है। परन्तु में जानता हूँ कि 
आसुरी कामोसे सम्पर्क रखकर जैसा कि सरकार कर रही है, ऐसी स्वतन्त्रताके प्रयत्नो- 


१. १८४४-१९२९; राजनपिक और लेखक; वंगालके गवनैर, १९१७-२२ । 
२, गांधीजीने मूल गुणाातीमें १९०९ में लिखी थी | देखिए ख़ष्ड १०, पृष्ठ, ६ से ६९ । 


टिप्पणियाँ ८३ 


को भी अपस्नम्भव बना देता है। में वर और झ्षेतान दोनोंके प्रति एक साथ वफादारी 
नही रख सकता। 

वर्तमान प्रणालीके आसुरी स्वरूपका सबसे निश्चित प्रमाण यह है कि लॉर्ड रोना- 
रडशे-जेसा एक सज्जन व्यक्ति भी हमे गलत रास्तेपर चढानेकों वाध्य हो जाता है। 
जिस चीजपर फैपला देना जरूरी है उसपर वे फैसछा नही देगे। लॉर्ड महोदय पजाबके 
विषयमे क्यों मौन हे? वे खिछाफतकी बातकों क्यो टाल जाते हैं? जिस मरीजको 
क्षय तिततिल करके चाट जा रहा हो, क्या मरहम चुपड़कर उसे कोई राहत पहुँचाई 
जा सकती है? क्या छॉर्ड महोदय यह नहीं देख पाते कि भारत सुधारोकी अपूर्णतासे 
नहीं बल्कि (पजाब और खिलाफतसे सम्बन्धित) दो अन्यायोंके किये जाने और फिर 
हम उन्हें भूल जाये, इसके कर प्रयत्नोसे विक्षुष्ध हुआ है। क्या वे यह नहीं समझ 
पाते कि सुलहसे पहले पूर्ण हृदय-परिवितनकी जरूरत है। 

पर्तु आजकल असहयोगके सिर घृणाकी भावना थोप देता एक रिवाज ही वन 
गया है। मुझे यह देखकर खेद होता है कि करत वेजवुड' भी इस जालमे फेंस गये हे। 
में निर्भकतापूर्वक कहता हूँ कि घृणा समाप्त करनेका एकमात्र उपाय उसे अनुशासित 
स्वहुपमें बाहर आने देता है। जबतक भारतकी भावनाओके प्रति जानवृझ्कर विद्वेष 
भौर अवश्ञाकों प्रोत्साहित किया जाता है तबतक धुणाकों नेस्तनावृद करना किसीके 
वशकी वात नही है, यह असम्भव काम में भी नहीं कर सकता। एक ओर भारतसे 
घुणा न करनेको कहना और साथ ही उसकी अत्यन्त पवित्र भावनाओोकों मफरतकी 
ठोकर छग्राता, उसका परिहास करना है। भारत अपनेको दुबंछ और विवश महसूस 
करता है और इसीलिए जो कर शासक उसकी अबज्ञा करता है, उसे पेटके बल रेगाता 
है, मासूम औरतोकी छज्जाका अपहरण करता है, और उसके मासूम वच्चोसे दिनमें 
चार बार अपने झडेको सकाम करवाकर अपनी शक्तिकों मान्यता देनेपर मजबूर करता 
है, उसके प्रति उसकी यह विवशता घृणाका रूप छेकर ही सामने आती है। असहयोगका 
सिद्धान्त छोगोंकों स्वावलम्बी और समर्थ बनानेके लिए प्रयत्नशील है। 

सशक्त और आत्मनिर्भर होनेपर भारत बाँसवर्थ स्मिथ और फ्रेक जॉन्सन-जैसे 
छोगोंसे घुणा करना बन्द कर देगा, क्योकि तब उसके पास उन्हें दण्ड देनेकी ताकत 
होगी; और इसीलिए वह उनपर दया करके उन्हें क्षमा भी कर सकेगा।' यदि भुसल- 
भान' सबकत होते तो वे अंग्रेजोसे नफरत न करते वल्कि उनके मुकाबिलेके छिए खडे होकर 
इस्लामकी सर्वाधिक मूल्यवान धातियोके लिए उनसे छडते। में जानता हूँ कि अछी- 
भाई जो केबछ इस्लामकी प्रतिष्ठा और सम्मानके छिए जी रहे हे और जो इसके 
छिए अपने प्राणोकी आहृति देनेको सदा तत्पर है, उन्ही अग्रेजोने, जिनसे वे घुणा 


१. एक्क अंग्रेज मजदूर नेता और संसद सदस्य जो दिछम्वर १९२० में भारत आये भौर नागपुरके 
काँग्रेस अधिवेशनमें शरीक हुए । 

२. पनावमें अग्रैलभरं, १९१९ में माशैठ छोंके दौरान गुनरावारुके अतिरिक्त ढिप्टी-कमिइना 
वॉसवर्थ स्िथ तथा लाहौर क्षेत्रेक कर्माडर करने जॉन्सनने जनतापर नृश्रत अत्याचार किये थे । देखिए 
खण्ड १७, पृष्ठ २२३-२८२ । 


८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करते है, आज ही दोस्ती कर छे यदि अंग्रेज खिकाफतके मामलेमें व्याय करें, जो कि 
उनके लिए सहज सम्भव है। 
में निव्चिन्त होकर कह सकता हूँ कि यह संघर्ष व्यक्तिपरक नही है। हिन्दू और 

मुसलमान दोनों ही अंग्रेजोको, यदि वे भारतके प्रति अपनी नेकी, सच्चाई और 
वफादारीका निब्चित सबृत दें, दुआ देंगे। इस तरह अ्सहयोग एक दैवी आत्दोछूत 
है। यह भारतकों जुद्ध करेगा और समक्त वनायेगा; सगक्त भारत संसारके छिए एक 
वरदान होगा जब कि आजका दुर्बंल और अश्चवद्ाय भारत मानवताके छिए अभिनाप 
है। भारतीय सिपराहियोंने अनिच्छायुवंक टकीको नष्ट करनेमें' सहायता दी है और 
भव वे महात्‌ अस्त राष्ट्रके चुनिन्दा जवानोकों नप्ट करनेमें छग्रे हं। मुझे ऐसा एक 
भी युद्ध याद नहीं आता जिसमें ब्रिटिंग सरकारने भारतीय सिपाहीका उपयोग मान- 
वताके हिंतमें किया हो। और कितने गर्मकी वात है कि फिर भी भारतीय राजागण 
इसमें गवंका अनुभव करते हुए कभी नहीं थकते कि उन्होने अग्रेजोकी वफादारीके 
साथ मदद की। क्या इससे भी अधिक पतनकी कोई गुंजाइश है? 

[बंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ८-१२-१९२० 


५६. सामाजिक बहिष्कार 


हैदराबाद सिन्वसे एक संवाददाताने वहिष्कारके सम्बन्धर्मे एक पत्र! लिखा है। 
में उसे सहर्प प्रकाशित कर रहा हूँ। पत्र छेखकने श्री खापडेके! साथ कि० जा रहे 
दुष्यंवहारका उल्लेख किया है। कहाँ हैदरावाद सिन्‍्द और कहाँ अमरावती। में नहीं 
जानता कि संवाददाताने जिन परेशानियोका वर्णन किया है, श्री खापडेंको उतका 
सामना करता पड़ रहा है या नहीं। बागा करता हूँ कि उनके वारेमें संवाद- 
दाताकों जो जानकारी दी गई है उतमें काफी अतिथ्योक्ति है। 

फिर भी संवाददाता द्वारा प्रस्तुत मामछा ग्रम्भीर और महत्वपूर्ण है। यदि 
हम मतभेदोके कारण सामाजिक वहिष्कारोकी घोषणा करश्ने छगें तो यह एक 
खतरनाक वात होगी। 

किसीको भोजन और पानी न मिलने देवा अहिसाके सिद्धान्तके सर्वेशा अतिकूल 
होगा। असहयोगकी यह लड़ाई वचतको कर्ममें वदलनेका एक प्रच्यारकार्यक्रम है; 


३. अयम विश्न-युद्धमें । 

३, यहाँ प्रक्नाशित नहीं किया गया है । संवादठाताने शिक्रायत्र की थी कि खापड़ेंका प्रचाफाने 
बहिष्कार किया है मौर उनके नौकरकों पंचापतका छुआ इस्सेमाल करनेतसे रोका गया है क्योंकि वे 
कांग्रेसके असह॒पोग कापैकमले छुछ मुद्दोपर मतभेद रखते है । इस बहिष्कारकों कुछ अप्तइप्रोगियोंने उही 
भी बताया था। 

३, ग्ोश् कृष्ण खापदें (१८०४-१९३८ ); वद्ील, वक्ता, और अमरावतीके घनसेवक; मेप्टेसु- 
चैम्सफ़ोई सुपारोके अन्तगंत राज्य परिषद्के सदस्य; वै गांधीनीके असइयोग कार्यक्रमके पक्षमें नहीं थे । 


सामाजिक वहिष्कार ८५ 


परोक्ष अथवा अपरोक्ष हिंसा द्वारा अन्य छोगोंको अपनी वात माननेपर विवश करनेका 
कार्यक्रम नहीं। हमे बड़े धीरजके साथ अपने विरोधियोके हृदय परिवर्तनकी चेष्टा 
करनी चाहिए। यदि हम गुलामीमे से प्रजातल्वकी भावना पैदा करना चाहते हें 
तो हमें अपने विरोवियोके प्रति विछकुल ही सही और अच्छा व्यवहार करना 
होगा। ऐसा न हो कि हम सरकारकी गुलामीके स्थानपर असहयोगवादियोंकी' 
गुलामी करने छगें। हम अपने किए जिस स्वतस्व्रताका दावा करते हे और जिसके 
लिए संघर्ष कर रहे हे, वह हमें अपने विरोधियोको अवश्य देनी चाहिए। यदि 
जनतासे सच्चा सहयोग मिले तो सरकारका बड़से-वड़ा सहयोगी भी घटनाओोंके 
प्रतिकूछ प्रवाहके आगे झुक जायेगा। 

परन्तु अश्नहयोगका पूरा-पुरा बसर तो तभी होगा जब हम अहिसात्मक बहि- 
प्कार भी करे। हम जिस वातको असत्य समझे उससे कतई समझौता न करे, चाहे 
वह वात किसी गोरेमे हो या काछेमे। ऐप्ता वहिष्कार राजनंतिक वहिप्कार है। हम 
नये संसद संदस्योसे' कोई अनृग्नहू न छे। मतदाता यदि अपनी गपथके सच्चे हें, 
तो वे उन लोगोंकी मदद न छेना अपना कत्तंव्य समझेंगे जिन्हें अपना प्रतितिधि 
माननेग्ने उन्होने इंतकार किया है। तथाकथित प्रतिनिधियोको किसी हाछतमे कोई 
भी प्रोत्साहन ने देकर उन्हें अपनी शपथ निभानी चाहिए। 

जनता यदि अस॒हयोगके कार्यक्रमसे सहमत है तो उसे इन प्रतिनिधियोंके राज- 
नैतिक कार्यक्रमों अयवा प्रीतिभोजों आदिमें शामिक्त होकर उनकी प्रतिष्ठामें थोड़ी-सी' 
भी वृद्धि करेसे वचना चाहिए। 

किसी विषम परिस्थितिमे अहिसात्मक सामाजिक वहिप्कारकी सम्भावनाकी 
कल्पना कौ जा सकती है, जबकि प्रतिवादी अल्पसस्यक किसी सिद्धान्तकों माननेके 
कारण नहीं अपितु केवल प्रतिवाद करनेके लिए या इससे भी हीन कारणसे 
बहुसंस्यकोंके सामने झुकनेंसे इनकार करते हों; परन्तु ऐसी परित्यिति अभी तो नहीं 
है। किसी उम्र प्रकारका सामाजिक वहिष्कार, जेसे कि सार्वजनिक कुओकों इस्तेमाल 
करनेकी मनाही, नृशंसताका नमूना है। में सोचता हूँ कि ऐसा कोई भी समुदाय 
जो राष्ट्रीय आत्मसम्भान और राष्ट्रीय उन्नतिकी इच्छा रखता है, कभी ऐसा नहीं 
करेगा। अपने बीच या अंग्रेजोके प्रति दवावकी प्रक्रियाओसे हम इस्छाम अथवा 
भारत किसीकों भी स्वतन्त्र नहीं कर सकेगे। 

[अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ८-१२-६९२० 


१, नह विधान परिफोंके संइस्त । 


५७. वर्ण-व्यवस्था 


अपनी दक्षिण-यात्राके! दौरान वर्ण-व्यवस्थाके बारेमे मेने जो विचार प्रकट 
किये थे, उनके सम्बन्धमे मुझे ऋवसे भरे हुए वहुत-से पत्र मिले है। उन्र पत्रोको 
में यहाँ नहीं छाप रहा हूँ, क्योकि उनमें सिवा गालियोके और कुछ नही है, और 
जिनमें गालियाँ नहीं है उनमें भी कोई सारकी वात नहीं है। में सदा “यंग 
इंडिया के विचारोसे मतभेद रखनेवाढोके विचार इस पत्नके स्तम्भोमें छापते रहना 
चाहता हूँ किन्तु छेखकोकों चाहिए कि वे अपने विचार सबिप्त और रोचक ढंगते 
प्रस्तुत करे। तीखी भाषा कोई तक नही है। मुझे ये वातें इसलिए कहनी पहती हे 
कि कमसे-कम दो छेखकोके पत्र, अगर वे वहुत लम्बे और अभिव्यक्तिकी दृष्ठिसे 
अस्पष्ट न होते, वो प्रकाणित किये जा सकते थे। तथापि उतके द्वारा उठाये गये 
मुद्दे व्यान देने योग्य है और उनका उत्तर देवा जरूरी है। उतका कहता है कि 
वर्ण-ब्यवस्था कायम रखनसे हिन्दुस्तानका स्वंनाश हो जायेगा; और जात-पाँतके 
कारण ही हिन्दुस्तान गुलाम हुआ है। मेरी नजरमे हमारी आजकी गिरी हुईं 
हालतकी जडमे हमारी जातपाँतका भेद नहीं है। हमारे गढेगें गुछामीका तौक 
इसलिए पढा कि हमने छालूचके वशमे होकर मूलभत गुणोकी उपेक्षा कर दी। मे 
तो यह मानता हूँ कि वर्ण-व्यवस्थाने ही हिन्दुत्वको छिन्नभिन्न होनेंसे वचाया है। 

लेकिन दूसरी प्रथाओकी तरह ही यह प्रथा भी बहुत-से अस्वस्थ और अनावम्यक 
रीति-रिवाजोका शिकार वन गई है। में समाजके सिर्फ चार बड़े विभाजनोको ही 
मूलभूत, कुदरती और जरूरी मानता हूँ। वेशुमार उपजातियोसे कभी-कभी कुछ लाभ 
भी होता है, छेकित अक्सर तो उनसे अड्चन ही पैदा होती है। ऐसी उपजातियाँ 
जितनी जल्दी एक हो जायें उतनी ही समाजकी भलाई है। उपजातियोके चुपचाप 
बनने और विगढनेका सिलसिक्ा शुरूसे चछा आ रहा है, और जागे भी चछता रहेंगा। 
इस समस्याके समाधानके लिए हम सामाजिक दवाव और छोकमतपर भरोसा कर सकते 
हूँ। छेकित में मौलिक वर्ण-विभाजनोकों तोडनेकी किसी भी कोशिवके खिलाफ हूं। 
वर्ण-विभाग अपमानतापर आधारित नही है, इसमें ऊँच-तीचका भी कोई सवार नही 
है और जहाँ ऊंच-नीचका ऐसा कोई सवारू उठ रहा है, उदाहरणार्थ, मद्रास, महा" 
राष्ट्र या अन्य स्थानोमे, वहाँ उसे जरूर रोका जाना चाहिंए। लेकिन इस प्रथाकी 
बुराइयोके कारण इसे समाप्त कर देना उचित नहीं है। इसमे आसानीये सुधार हो 
सकता है। हिन्दुस्तानमें और सारी दुनियामे छोकतन्त्रकी जो भावना तेजीसे पील रही 
है, उसके असरे वर्ण-व्यवस्थामें से भी ऊँच-नीचके खयाल अपने-आप मिट जायेगे, 
इसमे सन्देह नहीं है। छोकतन्त्रकी भावना कोई यान्त्रिक वस्तु नही है कि समाजके 


१. नवाजर १९२० के पहे पदवारेंमें; इस पाजके दौरान दिये गये गांधीजीके भाषणेकि लिए 
देखिए खण्ड १८ | 


वर्ण-व्यवस्था ८७9 


बाहरी ढाँवेमे जोड-तोड करके उस्ते उसके अनुकूल वन्ता लिया जाये। यह तो हृदय- 
परिवर्तनकी अपेक्षा रखती है। अगर छोकतन्त्रकी भावनाके पैलावमे जाँत-पाँत रकावट 
हो, तो हिन्दुस्तानमे जो एक साथ हिन्दु, ईसाई, इस्काम, पारसी और यहूदी-- 
पाँच धर्म वर्तमान है, वे भी इसमे रुकावट ही बनेंगे। छोकतन्त्रकी भावना लोगोमे 
अातृभावके सचारकी अपेक्षा रखती है। और मुझे तो किसी ईसाई या मुसछमानको 
इसी तरह अपना भाई माननेमें कोई अड़चन माछूम नहीं होती, जिस तरह में सहोदर- 
को भाई मानूंगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो हिन्दू-धर्मं वर्ण-व्यवस्थाके 
लिए जिम्मेदार है, उसी हिन्दू-धर्मने सिर्फ मनुष्यके प्रति ही नहीं, वल्कि जीवमात्रके 
प्रति अनिवाय्य रूपसे आतृभाव रखनेका विधान भी किया है। 

एक पत्र-लेखकका सुझाव है कि हमे अपनी वर्ण-व्यवस्था तोडकर यूरोपकी 
वर्गप्रथा अपना छेनों चाहिए। मेरे खग्ालसे वें यह कहना चाहते है कि हमारी वर्ण- 
व्यवस्थामें वश-यरम्पराकी जो भावना है, उसे समाप्त कर देता चाहिए। मुझे तो 
लगता है कि वंश-परम्पराका नियम चिरन्तन है, भौर उसे वदलनेकी कोशिशसे स॒दा 
अव्यवस्था फैली है और आगे भी फैलेगी। मुझे एक ब्राह्मणों उसके जीवनभर 
ब्राह्मण ही मावना बहुत उपयोगी जान पडता है। अगर वह ब्राह्मणके योग्य आचरण 
नही करता तो वह अपने-आप सच्चे ब्राह्मणकों मिलनेवाला सम्मान खो वैठेगा। 
अगर हम दण्ड और पुरस्कार देनेवाली, पदोन्नति और पदावनति करनेवाली किसी 
अदालतकी स्थापना करे तो उसके मार्गमे कितनी वेशुमार कठिताइयाँ आयेगी, इसका 
अन्दाजा अमानीये छगाया जा सकता है। अगर हिन्दू पुरर्जत्ममे विश्वास करते हों -- 
जैसा कि हर हिन्दूकों करना चाहिए --तो उन्हें यह जानना चाहिए कि प्रकृति 
सबका हिसाव-किताव वरावर कर देगी, अर्थात्‌ अगर ब्राह्मण दुराचारी है तो वह 
उम्रे निम्ततर जातिमें जन्म देगी और अगर कोई निम्ततर वर्गका व्यक्ति ब्राह्मपोचित 
जीवन व्यतीत करता है तो उसे अगले जन्ममे ब्राह्मण वतायेगी। इसमें प्रकृतरिसे 
कभी कोई चूक हो ही नहीं सकती। 

मेरे विचारसे लोकतत्वकी भावनाको फैलानेके लिए विभिन्न जातियोंके वीच परस्पर 
रोटी-वेटीका सम्बन्ध होना जरूरी नहीं। किसी परियृर्णसे परियूर्ण छोक-तान्त्रिक व्यवस्था- 
के अधीन भी खानपान और शादी-व्याहके रीति-खिज सर्वत्र एक-से होगे, में ऐसा नहीं 
मानता। हमें हमेशा विविवताके बीचमे ही एकता ढूंढनीं होगी। में यह नहीं मानता कि 
किसी एकके साथ या हरएकके साथ खाने-पीनेंसे इनकार करता पाप है। हिन्दुओमें 
चचेरे भाई-बहनोंका एक-दूसरेके साथ व्याह नहीं होता। इससे उनका पारस्परिक स्नेह 
कम नहीं होता, वल्कि कंदाचित्‌ इससे उनके आपसी सम्बन्ध और अधिक शुद्ध तथा 
स्वस्थ हो जाते है। वैष्णवोमे मेने वहुत-सीं माताओकों देखा है जो घरकी आम 
रसोईमें नहीं खाती और न सबके उपयोगमे आनेवाले वर्तनसे पानी पीती हे। छेकिन 
इससे वे सारे परिवार्से अलग नहीं हो जाती, न उनमे अहंकार आ जाता है और 
न प्रेम और ममत्व ही घट जाता है। ये बाते सिर्फ अनुशासनात्मक सयमसे सम्बन्ध 
रखती हे। खूद उनमे कोई दोष नहीं है। अगर इनका पालन हास्थास्द सीमा तक 
किया जाये तो ये नुकसानदेह हो जाती है, और अगर ऐसे सयम अहंकार या उच्चताकी 


८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
भावनासे प्रेरित होकर वरते जायें, तो ये संयम संयम न रहकर दरवसल भोग वन 


जाते हे और इस कारण घातक सावित होते हे। मगर जैसे-जैसे समय वीतता जायेगा, 
और नई-ई जहरूरतें और प्रसंग सामने बाते जागेंगे, वेसे-वेसे खान-पान और भादी- 
विवाह सम्बन्धी रीतियोंमे भी सावधानीसे सुवार करने वा फेरफ़ार करनेकी जरूरत 
पड़ेगी। 

इस प्रकार में हिन्दूं समाजके चार वर्णोमें विभक्त होवेकी वातकी हिमायतत 
करनेके लिए तो संदाकी भाँति आज भी तैयार हूँ और यंग इंडिया ' में मेने बक्सर 
यह बात कही भी है; ढेकिन में अक्ुव्यताकों मानवताके विरुद्ध एक जघन्य अपराध 
मानता हूँ। यह संग्मका तही, वल्कि ऊँचेप्तके अहंभावका चोतक हैं। इसम्रे कोई 
भी सहुह्ेश्य पूरा नही हुआ है, उल्टे स्थिति यह है कि हिन्दुत्वकी किसी अन्य चीजने 
मानव-जातिके एक विगारू समृदायका ऐसा दमन नहीं किया है, जैसा इस अस्पृश्यताने 
किया है। दलित समृदायके छोग न केवल हर अर्थमे हमारे ही जितने बच्छे हे, 
वे देशके जीवनके कई क्षेत्रोमें बहुत ही जरूरी सेवा भी कर रहे है। अगर हिल्दुत्वको 
एक सृम्माननीय और उदात्त प्रेरणा ढेनेवाले धर्मके रुपमें भान्यता प्राप्त करनी है 
तो इस पापसे वह अपने-आपको जितनी जल्दी मुक्त कर ले उतना ही अच्छा। मुझे 
इस अभिगापकों कायम रखनेके पञ्षमें कोई भी दछीक़ स्वीकार नहीं है, बौर इस 
पापमय प्रथाके समर्थनमे धर्मगरत्थोंके संदिग्ध विधानकों अस्वीकार करनेमें भी मुझे कोई 
संकोच नहीं है। सच तो यह है कि अगर ये विधात विवेक और हृदयकी आवाजके 
विस्द्ध हो तो में उन्हे अस्वीकार ही करेंगा। जब कोई सत्ता, कोई विवान, विवेक 
उत्पन्न होता है तो वह कमजोरोकी रक्षा करता है, उन्हें ऊपर उठाता है, लेकिव जब 
कोई विवान अन्तरके घीमे, बान्त मूकस्वस्से अभिषिकत विवेककों अपने पास नहीं 
फटकने देता तो वह कमजोरो और असहायोको नीचे गिराता है। 

[अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ८-१२-१९२० 


५८. भाषण : मुजप्फरपुरमें 

८ दिसम्बर, १९१० 

अध्यक्ष महोदय तथा भाइयो, 
खड़े होकर भाषण मे दे सकनेके लिए आप हृपया मुझे क्षमा करेगे। आपनें से 
भविकांश छोगोंने मुझे देखा-जाना दोगा। कुछ वर्ष पूर्व में मुजफ़्फरपुरमें आया था त्तो 
मुजप्फखुर तिरहुत या चम्पारत मेरे लिए नई जगहे नही हे। चम्सारतके मेरे कामों 
लोग मुझे जानने लगे थे। किन्तु जो काम मेने अव हाथमें लिया है, चम्पाजतके 
मामलेसे वह कही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कठिन है। आप सब जानते हैं कि हमारी 


३. गाषीजीनि १६९२७ में चा्पारनमें एक सत्यामह भान्दोच्नक्ा नेहृत विया था; देखिए ख्ड १३। 


भाषण: मुजप्फरपुरमें ८९ 


सरकार कितनी अधिक अत्यायी और दमनकारी है। हमारी संस्थाएँ--का्ग्रेस, भुस्लिम 
लीग, और सिख लीग, हमें वह उपाय वता ही चुकी है जिससे हम सरकारकों सही 
रास्तेवर छा सकते हे। यदि हम सचमुच इस आसुरी सरकारसे छुटकारा पाना चाहते 
हूँ तो हमारे पास असहयोग ही एकमात्र अस्त्र है। तछवार खीचना व तो हमारा 
धर्म है और न समय तथा परिस्थितियाँ ही इसके लिए अनुकूल है। सभी मानते हे 
कि हम तलवारसे न तो स्वराज पा सकते है, न इस्छामकी रक्षा कर सकते है, न 
पंजावके प्रति न्याय करवा सकते हे और न इस अत्याचारी सरकारमे छुटकारा ही पा 
सकते है। हिन्दू और मुसलमान दोनो ही इस बातपर एकमत है कि इस सबका अन्तिम 
उपाय असहयोग है। सरकारने वाणिज्यके द्वारा हमारा धत, पजाबके काण्डके द्वारा 
हमारा सम्मान और खिलाफतको खतरेमे डालकर हमारा धर्म छूट लिया है। यदि हम' 
यह सब मानते हे, तो सरकारकों कोई भी मदद ढेने या ढेनेसे इनकार करनेके सिवाय 
हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बच रहता। हम काग्रेसमे यह फैसला तो पहले 
ही कर चुके हे कि हमे सरकारी अदालतोमे व्याय पानके लिए नही जाना बाहिए। 
जो स्कूल अन्याग्रियोके द्वारा नियंत्रित होते हे, उनमे भेजकर हम अपने वच्चोको 
न्यायप्रिय नहीं बना सकते। गुलामीकी भावनासे परिचालित स्कूछोमें अपने वच्चोको 
भेजकर हम उन्हें गुलामीकी भावनासे मुक्त नहीं कर सकते। यदि मेरे हिन्दू भाई 
समझते हे कि वर्तमान दमतकारी सरकार शावण-राज्य जैसी है तो उन्हे आज ही उसके 
द्वारा नियत्रित स्कूलोसे अपने बच्चे हटा छेने चाहिए। हम अपने आदमी कौपिलोमें' 
भी नही भेजना चाहते, क्योकि हम जानते हे कि उनके जरिये हम पंजाब था इस्लामके 
प्रति न्याय नहीं पा सकते। सरकार कौसिलोको अग्रेजोग्े भर दे, परन्तु हम कौसिलोमे 
जाकर स्वयं अपनी दासताकी जंजीरे और मजबूत नहीं कर सकते। यदि हम कुछ 
छोटे-छोटे कानून पास करवा छेते हैँ या छोगोको कंदसे रिहा भी करा छेते हे तो इससे 
कोई खास बात नहीं बनती। मुख्य वात तो स्वराज्य पाना, पजावके प्रति न्याय पाना 
और खिलाफतके सवालपर समझौता करा सकता है। अडमान द्वीपके' सारे कैदियोकों 
छोड देनसे भी हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। हमे सेनाकी भरतीमे अपना नाम दर्ज 
नहीं कराना चाहिए। हमे स्वदेशी चीजोंका इस्तेमाढ करना चाहिए। हमारे हर 
घरमें चरखा होना जरूरी है। इस सबमे हमारा स्वराज्य निहित है, यही हमारा 
कत्तंव्य है और इसीके हारा हम इस्छामकों सकटसे बचा सकते है। यदि हम तीस 
करोड़ भारतीय एक स्वरसे कहें कि हम एक भी विदेशी वस्तुका इस्तेमाल नहीं करेगे 
तो भग्रेजोके भारतमें बने रनका कोई कारण ही नहीं बचता। स्वेशी एक ऐसा 
धर्म है जिसमें सादगी है, जो हमारी भूख और अन्य जहूरते रफाकर सकता है और 
जिसके पालतसे कपडेकी कीमतें गिर सकती हे। यदि कृपड़ेके भाव सस्ते करने 
हों तो [केवल इसीलिए ] आपका स्वदेशीकी शपथ ऊेता आवश्यक है। हिन्दू और 
मुसकमानोकों परस्पर मित्रता, सदभावसे रहना चाहिए। गौरक्षा मुसलमानोंको भारकर 


१ विधान परिषद्‌ । 
२, पहले आजन्म काराबासकी सजा पनेवाढे जपरापी यहाँ भेजे जाते थे । 


भाषण : बेतियामें ९१ 


कि यहाँके दारोगा और दूसरे पुलिसवाले भाइयोने गाँवोंमे जाकर अत्याचार किया, तब 
मुझे अत्यन्त दुख हुआ। वें शायद यह स्वीकार न करे कि उन्होने ऐसा किया है, 
परन्तु भुझे हूगता है कि गाँववाछोने मुझे जो-कुछ सुनाया है, वह सवका-सब झूठ नहीं 
हो सकता। हममे जो प्रतिष्ठित छोग है उनका कत्तंव्य यह है कि वे उन पुलिसवाकोको 
समझाये। में यहाँ आये हुए सब पुलिसवालोंसे कहना चाहता हैँ कि आप मेरे भाई 
है, आप गाँववालोके भी भाई हे, अतः में आपसे कहता हूँ कि सरकार आपको बुरे 
काम सौपे तो आपको चाहिए कि आप उन्हें न करे। अगर आप भी हमें अपना 
भाई समझते हे, तो आप हमारा काम करे, परतु हमे सताये नही। आप सरकारके 
नौकर है, तो सरकार हमारी नौकर है और इसलिए आपका यह फर्ज है कि सरकार 
आपसे कोई बुरा काम करनेकों कहे तो आप उसे न करे। परन्तु मौजूदा मामलेमे 
तो सरकारने पुलिसको कोई ऐसा हुक्म भी नही दिया था कि तुम लोगोके घर लूटो, 
या दूसरे गाँववालोसे ही उनके घर लुटवाओ, या स्त्रियोपर जुल्म करों। इसलिए 
पुलिसने जो-कुछ किया, उसमें सरकारकी कोई गरूती नहीं है। पुलिसने अपनी मरजीसे 
ही जबरदस्ती की है। इसका उपाय यह है कि प्रतिष्ठित सज्जन पुलिसवालोको जाकर 
समझाये कि आपकी छाछ पड़ी प्रजाके रक्षणके लिए है, उसके भक्षणके लिए नही; 
आपने जो-कुछ छूटा हो, वह वापस कर दीजिए और यह समझकर कि गाँवके छोग 
भी आपके भाई है, उनके विश्वासपात् बनिए। 

परतु इन अत्याचारोकों रोकनेका रास्ता सुझाते हुए मेरी नजरमे पुछिसकों 
समझानेके अछावा एक दूसरा रास्ता भी है। मे आपसे कहता रहा हूँ कि सब दु खोके 
निवारंणका उपाय सत्याग्रह है। हमे इस हुकूमतकों मिटाना है फिर भी में शान्तिका 
रास्ता बताता रहा हूँ। परन्तु में यह नहीं चाहता कि शान्तिके रास्तेपर चलते हुए 
भारतकी प्रजा नामर्द बन जाये, पराधीत बन जाये और स्त्रियोंकी रक्षा करनेमे भी 
असमर्थ रहे। मुझे गाँववालोने क्या बताया, क्या सुनाया? . . ' उन्होने छुटेरोंके 
मृकाबलेमे क्या किया ? केवछ भाग खडे हुए। मनमे यह खयाछ आया कि क्या भाख- 
के लोग इतने नाम वत गये है कि अपनी सम्पत्ति और स्त्रियोकी भी रक्षा नहीं 
कर सकते? क्या हमसे चोरोसे भी अपनी रक्षा करनेकी ताकत नही है? चोर हमें 
जूटने भागे तो हम भाग खडे हो, कया यह सत्याग्रह है” आप अपना धन चोरको 
लुटा दे, यह दूसरी बात है। लेकिन आपको ऐसा करना इष्ट न हो तो आप उसे 
समझा सकते है और वह न समझे तो उसे मार भी सकते है। पुल्सि अत्याचार 
करनेके लिए तैयार हो जाये और आप उसके सामने मरनेके लिए तैयार हो जाये 
तो में कहूँगा कि आप सत्पाग्रही हे, बहादुर हे। परत्तु आप खड़े-खड़े वेइज्जती सहें, 
इससे कही अच्छा यह है कि आप उन्हें मार भगाये। सत्याग्रहका अर्थ यह नहीं है 
कि आप स्त्रियोंकों छोड़कर भाग जायें, या उन्हे अपने सामने विवस्त्र किये जाते हुए 
देखे। आपमे से जो छोग हम्बी-लम्बी छाठियाँ लेकर यहाँ भाये है, उनसे में पुछता 


१, यहाँ भद्दंदिवभाईने भाषणका एक णंश छोड दिया है मौर इस भंशके लिए पाव्कोति अपना पहछे 
भेत्रा हुआ- विवरण देखनेके लिए कहा है | 


९२ सम्पृर्ण गाधी वाहमय 


हैं कि क्या आप इसीको सत्याग्रह समझते है? हमारा धर्म यह नहीं सिखाता कि हम 
नामर्द बनें, अत्याचार सहन करते रहे। हमारा धर्म यह सिखाता है कि अत्याचारीका 
खून बहानेके बदले अपना खून बहानेको तैयार रहता अच्छा है। हम इस प्रकार अपना 
खून बहानेको तैयार हो जायें, तब तो हम देवता है, परन्तु अन्याय देखकर पलायन 
करना तो पशुसे भी वदतर हो जाना है। हम पथुसे मनुष्य हुए हे। प्ु-वृत्ति लेकर 
तो मनृष्य जन्म ही छेता है, ज्यो-ज्यो उसमें समन आती है, त्यो-त्यो उसमे भनुष्यत्व 
भाने लगता है और ज्यों-ज्यो भनुष्यत्व आता है, त्यो-त्यों हम पत्ु-बछका आश्रय 
छीडकर आत्मबकूपर निर्भर रहता सीखते जाते है । परन्तु कोई हमारे विरुद्ध पशुवर् 
इस्तेमाल करने आये, तब उसके मुकाबले आत्मबलसे खड़े रहना तो दूर हम उसके 
सामनेसे भाग खड़े हो, तब तो हम न पश्षु रहे और न मनृष्य हीं। हम कायर, 
नामद बन गये। कुत्तेकों देखिए, वह सत्याग्रह नहीं करता, परन्तु भागता भी नही; 
वह तग करनेवालढेपर भौकता है, उससे छडता है। भारत मनुष्यत्व न दिखा सके तो 
अपना पणु-वक तो जरूर दिखा सकता है। आइन्दा में कभी यह नहीं सुतता चाहता 
कि सौ हट्टेकट्टे जवान सिपाहियोको जाते देखकर आप भाग खड़े हुए। में यह सुतकर 
आपको शाबाशी दूँगा कि आपने उनके सामने खडे रहकर अपने प्राणोकी बलि दे दी। 
में यह सुनकर भी आपको शावाझ्ी दूँगा कि आप उनके विरुद्ध अच्छी तरह छड़े। 
कोई मुझसे शायद यह कहे कि अगर पुलिस हमे पकड छे जाये तो ' हम क्‍या करे? 
में कहेंगा कि इस प्रकार अपनी जान वचानेसे अच्छा तो मर जाना है। सरकारने 
भी आपको अपने जातमालके लिए लडतेकी अनुमति दी है। स्पष्ट ही इसके लिए 
कानूनमे भी छूट है। कोई भी चम्पारती आइन्दा ऐसे मौकेपर युद्ध करेगा और 
मारेगा या मरेगा। जैसी शिकायत मेने आज सुनी है, मेरे छिए वेसी शिकायत सुतता 
अप्तह्म है। 

परन्तु आप मेरी बात अच्छी तरह समझ लीजिए। में आपको हर समय 
भारनेको तैयार हो जाना नहीं सिखाता। पुलिस वारंट ढ़ेकर आये, तब भाप छडने 
निकले तो यह आपकी नामर्दी होगी। हम पचास आदमी खडे हो और एक सिपाही 
हुक्म देने आया हो तो उसे मारनेमे ऐसी कया बहादुरी है! अगर उस स्थितिम 
हम उसका हुक्म मान छेते हूँ तो इसमें हमारी भर्दातगी है। वारन्टपर पकडना तो 
पुलिसका काम ही है। उसका वारंट अनुचित हो तो भी पुलिसिके हाथोसे किसीको 
छुडाना उचित नहीं है। पुलिस आपको पकड़ते वक्‍त मारपीट करे, गाछियाँ दे तो 
वह भी आपको सह छेता चाहिए। परल्तु पुछिस आपके घरमें घुसे, आपके ढोर-डंगर 
छीने, आपका धन छूटे, तब अगर आप अपने प्राण देनेको तैयार न हो तो उसका 
मुकाबछा अवश्य कीजिए, अवश्य अपनी छाठियाँ चछाइए। परन्तु फिर एक हुसरी 
शर्ते भी रखूँगा! आपसे एक मौकेपर मारपीट करनेकों कहता हूँ वो इसका मतलब 
यह नहीं कि कोई चोर आये तो आप उसे जानसे ही मार ढालें। छडाईका भी तो 
कोई नियम होता है न? छाठीके सामने तकवार उठाना धर्म नहीं, छाठीके सामने 
मुकका मारनेमें धर्म है। एक आदमीके विरुद्ध पचासकी बेना लेकर जाता वर्म नही, 


भाषण : बेतियाकी गोशाछामें ९३ 


नामदी है। छाठीके सामने तलवार उठाना, एकके खिलाफ पचासका उठ खड़ा होता 
अपनी नामर्दी दिखाना है। 

किन्तु कही आप मेरी इस शिक्षाका दुश्पयोग न करने छगे। में चाहता हूँ कि 
यहाँ बैठे हुए समझदार भाई आपको यह बात वास्वार समझाये। मुझे छगा कि 
आज में जो-कुछ देख आया हैँ, उसकी मुझपर जो प्रतिक्रिया हुईं वह आपको ने 
बताऊँ तो अधर्म होगा; लोग ऐपा मानेंगे कि में अपना कत्तंव्य किये बिता यहाँसे 
चला गया। आप दरपोक न बनें, कभी नामर्द ते बते; फिर भी में चाहता हूँ कि 
आप किसीका खून न करे। 

सरकारने एक भूल जरूर की। जो स्वयंस्रेवक वहाँ जाँचके लिए गये उन्हें 
उससे धमकानेका प्रयत्न किया, फुसलानेकी कोशिश की। परन्तु आप इस धमकियोसे 
न शरे। स्वयस्नेवकोके सिरिपर भी बहुत बडा फर्ज आ पडा है। उन्हें निडर होकर, 
शान्त रहकर अपना काम करते जाना है। 

[गुजरातीसे ] 


नवजीवन, २२-१२-१९२० 


६०. भाषण : बेतियाकी गोशालामें' 


८ दिसम्बर, १९२० 


गौरक्षा हिन्दू-ध्मेंका बाह्य रूप है। जो हिन्दू इस कामके छिए प्राण देनेको 
तैपार न हो, उसे में हिन्दू नहीं मानता। मुझे यह काम प्राणोसे भी प्यारा है। जैसे 
नमाज पढना मुक्तलूमानोका फर्ज है, वैसे ही गायकों मारना भी उनका फर्ज होता 
तो में मुफ्मानोसें कहता कि मुझे तुमसे भी छडना पडंगा। परन्तु यह उनका फर्णे 
नहीं है। हमने उनके प्रति अपने वर्तावसें इसको उनका फर्ज बना दिया है। 

जरूरत तो इस बातकी है कि गायकों वचानेके लिए पहले खुद हिन्दू उसकी 
रक्षा करे, हिन्दू भी तो गायकी हत्या कर रहे है। फूंकेका प्रयोग करके गरायका 
सारा दृध खीच लेता, गायकी सन्तान--वैलोकों आर भोककर कष्ट देना और 
उनसे बतेसी अधिक बोचा खिंचवाना, यह सब गायकी हत्या करनेके बरावर है। 
गो-रक्षा करनेके लिए हमे पहले अपना धर दुरुस्त करना चाहिए। 

मुसलमान तो कभी-कभी ही खानेके लिए गायका वध करते हे; परन्तु अंग्रेजों 
का तो गो-मासके बिना एक दित भी काम नहीं चछता। मगर उनके तो हम 
तावेदार बने हुए हे। जो सरकार धर्मकी रक्षा नही करती, उसको पाठशाढाएँ और 
भदालते हमे अच्छी छूगती हूँ। यह वात मुझे आज ही मालूम हुई हो, ऐसा नहीं है; 
परन्तु पहले मे उनका गो-भक्षण वर्द्धशत कर छेता था, क्योंकि में उम्मीद रखता था 


१. इस गोशालाकी स्थापना गांधीजीने दी, जब वे चम्पारन-सत्याग्रहके सिलसिलेमें विदारमें थे, 
कीयी। 


९४ सम्पुर्ण गाधी वाइमय 


कि उतसे में कुछ-च-कुछ काम छे सकृगा। परन्तु अब तो वह उम्मीद भी रही नहीं। 
इसलिए मेने उसके विरुद्ध असहयोग घोषित कर दिया है। हम ऐसे समय गो-रक्षा 
करना चाहते हों, तो हमें मुसलूमानोकी विला भ्र्ते मदद करती चाहिए। में रात-दिन 
शौकत अछीके साथ धूमता हूँ, तो भी में उनके सामने गो-रक्षाके वारेमे एक छपज 
भी तहीं निकाछृता, क्योकि आज तो मुप्छमानांकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। 
में आज अपने पुत्र, स्त्री, और मित्र सबको इसके लिए अपंण कर देनेको तैयार हूँ। 
हम सरकारपर मुख्य रहे तो गायकी रक्षा नहीं कर सकते, और सरकारका त्याग 
करके मुसत्रमानोका हृदय भी पिघल्रा सकते हे। 

ऐसी गोशाक्ाओसे गो-रक्षा नहीं हो पकती। गोशाठाबोको तो शहरके छिए 
सुन्दर दुघ मुहैया कर सकना चाहिए। यह तभी हो सकता हैं, जब उनमे हजारो 
दुधारू गाये हो और गोशालाओके पास हजारो बीधा जमीन हो। हम जब गायोकी 
पूरी तरह रक्षा कर सकेगे, तभी उनमें से कामधेनुएँ उत्न्न होगी। तभी भाखके 
दुख, भूख, वगापन और मातस्तिक हीनता आदि दूर होगे। गे उद्गार अनायास ही 
मेरे मूँहये निकल गये हे। मैने गो-रक्षापर अभीतक ऐसी गम्भीर वाते कमी नही 
कही। आप गोमाताकी रक्षा कीजिए, गोमाता आपकी रक्षा करेगी। 

[गूजरातीसे] 


महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५ 


६१. भाषण; मोतीहारीमें 


९ दिसम्बर, १९२० 
महात्माजीने कुर्सीपर दँठे-बैठे भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यवि छोग मौजूदा 
गुलामीकी दक्षा तथा नौकरशाहीके अमानवीय अपमानोंसे छुटकारा पाना चाहते है तो 
उन्हें पूरे मनसे असहयोग आन्दोलन शामिल हो जाता चाहिए। उन्होंने छोगोंको 
समझाया कि एक दूसरेसे भाई-जंसा धर्ताव करना उनका कर्तव्य है। उत्होंने पुलितिको 
उसका कत्तंव्य समझाते हुए बताया कि वे जनताकी रक्षाके लिए हैं, न कि उन्हें परे- 
शान करनेके लिए। यदि वे उसकी रक्षा करनेमें चूकते है, तो कहता होगा कि कहीं 
और जाकर पनराह छेनी चाहिए। उत्होंने छोरिया थानाके अन्तर्गत एक गाँवमें की गई 
हालकी लूटमभारका उल्लेख किया और वहाँ पुल्सिने जो कार्रवाई की थी उत्तपर फंद 
व्यक्त किया। मौलाना शौकत अलीने भी जनताकों पूरी शक्तिते असहयोग अपनानेकी 
प्रेरणा दी और हिंलू-मुस्लिम एकताक्की वांधनीयताकी बात को। खिलाफतके सवार: 
पर सुसलभानोके साथ शड़े होनेके लिए उन्होंने हिद्ुओकों धन्यवाद दिया और फहा 
कि मेरा पहछा काम देशमें पुरी तरह गौवधको समाप्त करना होगा। 
[भग्नेजीसे | 
सर्चछाइट, २२-१२-१९२० 


६२. पत्र: सरलादेवी चौधरानीको 


भागलपुर जाते हुए 
११ दिसम्बर, १९२० 
तुम्हारे दो पत्र मिले! एक वहुत छोटा था, और दूसरा बहुत हूम्बा-चौड़ा। 
इस दूसरे पत्रसे पता चछता है कि तुम मेरी वात, भेरे विचार नही समझती। तुम्हारे 
जटिल स्वभावपर मेने किसी तरहकी झल्छाहुट नहीं दिखाई है, हाँ, उसके सम्बन्धमे 
कुछ कहा अवश्य है। अगर कोई व्यक्ति कोई खामी लेकर ही जन्म छे, तो इसके 
लिए प्रक्षोतियें कोई झगड़ा नहीं किया जा सकता, छेकिन अगर कोई उसकी ओर 
ध्यान दे और उसे दूर करनेकी कोशिश करे तो इसमें बुरा क्या है ? मेने यही किया 
है। जिस जटिलछताकों किसी तरह स्पष्ठ न किया जा सके, समझाया न जा सके, 
उस्ते मे कछ्ा नहीं मान सकता। धीरजके साथ विदल्षेषण करनंपर सभी कलाएंँ समझनमें 
आ जाती है, और किसी चित्रमे चाहे जितनी विविधता हो, उसके पीछे कलाकारकी 
योजनाकी एकता अवश्य दिखाई देती हैं। छेकित तुम तो, जब कोई मित्र प्रेमपृ्ंक 
तुम्हें तुम्हारी खामियाँ दिखाता हैं तब भी, उत्पर अड़ी रहती हो। मुझे इससे चिढ 
नही होती, लेकिन में जो तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, वह काम तो मुश्किल 
हो ही जाता है। कोई अस्थिरचित्त हो, चिड़चिडा और झवकी हो तो इसमे कौन-सी 
कला है? यों तो सरल्से-सरकर स्वभावमे भी कुछ-न-कुछ जटिछता तो होती ही है, 
लेकित उसका विश्क्रेषण आसानीसे किया जा सकता है। ऐसे स्वभावकों सरल भी 
इसोलिए कहा जाता है कि उसे आसानीसे समझा जा सकता है और उपाय करनपर 
जल्दी असर भी होता है। लेकिन में तुमसे झगडना नहीं चाहता। तुम एक समस्या 
हो, जिग्ने मुझे सुलझाना है। मे धीरज नहीं छोडूंगा। बस, इतना ही खयारू रखो 
कि जो वाते मुझे स्पष्ठतः तुम्हारी कमजोरियाँ जैसी छग्ती हें, अगर उनकी ओर 
ध्यान दिलाऊँ तो तुम नाराज न हो। कमजोरियों तो हममे होगी ही । छेकिन मित्रको 
यह अधिकार है कि वह उन कमजोरियोकी ओर स्नेहके साथ अपने मिन्र॒का ध्यान 
दिलाये। जब मंत्री मित्रोंकों सही मार्गकी ओर प्रवृत्त करे तभी वह दिव्य वस्तु बन 
पाती है। आओ, हम दोनों एक दूसरेको ऊपर उठानेकी कोशिश करे। 
घुद्धिके वारेमे तुम्हारे पत्रकी में व्यग्रतासे प्रतीक्षा कलूँगा। 


[अग्नेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


६३० पन्न: ह्िजेल्ननाथ ठाकुरको 


भागलपुर जाते हुए 
११ दिसम्बर, १९२० 
प्रिय बडोदादा, 
आपके पत्रसे मुझे वडी सान्त्वना मिल्री। आपकी स्वीकृतिको' में आशीर्वाद 
मानता हूँ। में १३ तारीखकों कलकत्तामे होऊंगा और १४ तारीखकों ढाकामे। 
भगवान्‌ आपको इतनी छम्बी आयु दे कि आप भारतमें स्व॒राज्यकी स्थापता देख 
सके | 
आपका, 


मो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे 


महादेव देंसाईकी हस्तलिखित डायरीपे। 
सौजन्य . तारायण देसाई 


६४. भाषण : मुंगेरमें असहयोगपर' 
११ दिसम्बर, १९२० 


अध्यक्ष महोदय' और सज्जनो, 

में इतना कमजोर हूँ कि खड़े होकर भाषण नहीं दे सकता। मेरे दोस्त, भरी 
श्रीकृष्ण सिहने आपको बताया है कि पिछले साल जब जमालपुरके कुछी हडतालपर 
थे, वे मुझसे मिलने अहमदाबाद आये थे और मुझसे जमालपुर आनेका अनुरोध किया 
था। परन्तु मे किसी अन्य महत्त्वपूर्ण काममे छगा था, इसलिए उनका अनुरोध पूरा 
न कर सका। में निस्तकोच होकर कहता हूँ कि मे किसानका धन्धा बैरिस्टरके पत्चेसे 
अधिक पसन्द करता हूँ। मेरे हृदयमें एक वकीछसे मजदूरका स्थान ऊँचा है। पिछले 
साल जब मेने जमालपुरके कुलियोंकी मुसीबतके बारेमे सुना तो मुझे बेहद ढुंख हुआ, 
परततु किसी अन्य काममें पहलेसे छगे होनेके कारण मे आनेगे असमर्थ रहा। आज मे 
आप सबसे खास करके जमाहपुरके कुलियोस्े मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। आपकी 
उपस्थिति भाज बहुत अधिक है। मूझे आशंका है कि शायद मेरी आवाज आपकें से 
हरएक तक नहीं पहुँच सकेगी। इसलिए में बहुत थोडे शब्दोमें अपनी बात कहूँगा। 


१, शिक्षाके क्षेत्रमें अतहथोगके कार्यक्रमके विंषधमें । 
२, यह भाषण मौलाना शाह उमरकी अथक्षतामें हुईं एक समभामें दिया गया था ! 


भाषण: मुरगेरेमें असहयोगपर ९७ 


प्रत्येक भारतीपका, चाहे वह हिन्दू हो या मुसछमान अरब हो या अफगान, स्त्री हो 
या पुत्प, यह कत्तव्य है कि भारतकी वर्तमान द्ापर गहराईसे विचार करें--- ताकि 
स्थितिका सुक्ष्म विश्लेषण कर सके। आजकी मौजूदा वुराइयोको निकाछ फेकनंके उपाय 
और तरीके सोच निकालना भी आपमे से हरएकका कत्तंव्य है। स्रकारने हमारे सात 
करोड़ मुसक्मान भाइयोकों हताश कर दिया है। उसने टर्कीके प्रति अपना वचन भग 
किया है और उस देशके लगभग टुकड़े कर डाले हे।' इस सरकारने पजावमे हमारे 
भाइयोको पेटके बल रेगनेपर मजबूर किया है और उनके न जाने कितने ऐसे अपमान 
किये है जिनकी कल्पना नही की जा सकती। इसने हमारे विद्याथियोकों, छ.-सात 
सालके वच्चोकों भी दोपहरकी जरूती धूपमे चार-चार वार यूनियन जैक -- ब्रिटिश्ल 
झंडेको सलाम करनेके लिए १६ मीछ पेदक चलाया है; और इसके परिणामस्वरुप 
कुछ कोमल वच्चोके तो प्राण ही चले गये।' इस सरकारने पजावमें डेढ हजार 
वेगुनाहोका कत्लेआम कर दिया और अब कहती है हम उसकों भूछ जाएँ। यह 
कहती है कि खिलाफतकी जो दुद़ंशा हुईं है उसमे उसका कोई हाथ नहीं है। में आपसे 
कहता हूँ कि इस सरकारके सामने आप कभी न झुके, कभी इसे सलाम ते करे। में 
आपसे कहता हूँ कि आप इस सरकारके कामोमे कभी हाथ न वठाएँ। हम शैतानका 
संग-साथ छोडकर ही उसे नि.शेष कर सकते हे। यदि हम मानते है कि इस सरकारने 
हमपर आसुरी भावोंकी छाप इाछ दी है तो में कहूँगा कि हमारा कत्तंव्य इस स्तरकारको 
हंटा देना है। यदि यह सरकार अपनी जवद्ंस्त गलतियोको स्वीकार नहीं करती, यदि 
संवपर यह जाहिर नहीं कर देती कि जिस ढगसे पजाव और खिलाफतके मामले 
रफा-दफा किये गये, वह ग़रूत है, यदि सरकार अपने छृत्योके लिए पदचात्ताप और 
क्षमा्याचना नहीं करती तो हम चैनसे नहीं बंठेंगे। इस आसुरी सरकारकों हम दो 
तरीकोसे हटा सकते हे; एक तो तलवारसे, और दुसरे असहयोगसे। हिन्दू और मुसल- 
मान बुजुर्ग मिछकर इस निष्कर्षपर पहुंचे हें कि तलवारोका आधार लेकर हम सफल 
नही हो सकेगे। यदि हमने एक बार भी तलावरे खीची तो सरकारको झुका सकनके 
बजाय हम खुद ही समाप्त हो जायेगे; सारे अन्याय और अत्याचार ज्योके-्त्यों 
बने रहेंगे और वदलछा ले सकने की घड़ी ही न आयेगी। परन्तु यदि हम अहिसात्मक 
असहयोग अपनाये तो निरचय ही सफलता मिलेगी। यदि आप मानते हे कि शैतानसे 
विदाई छे लेता आवश्यक है तो कुरान”, गीता” और तुलसीदासके कथनानुसार हमें 
ईबवरकी सहायता और अनुग्रहकी याचना करनी चाहिए। हम ध्यान रखे कि हम 
किसीसे भी नाराज न हो, अंग्रेजोकों गाली न दे और न उनके प्राण ढेनेकी वात सोचें । 
हम किसी भी खान वहादुरके प्रति जो अपना खिताव वहीं छोड़ता, नफरत जाहिर 
नहीं करना चाहते, हम उस वकीछकों जो अपनी वकालत नहीं छोड़ता, गाली देना 
नही चाहते, हम उस विद्यार्यीसे, जो अपना कालेज या स्कूल नही छोड़ता, झगड़ना नही 
चाहतें। हम केवल यही चाहते हूँ कि यदि वे हमारी बात नही सुतते तो उनसे असह- 


१, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ४४५-४८ और परिशिष्ट १। 
२५ देखिए खण्ड १७, पृष्ठ २३०, २०३, २६३, *२६६, २७९-८० । 


९८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


योग किया जाये। न तो हमे किसी भी रुपमें उतकी भदद करती चाहिए, व उनसे 
मदद लेती चाहिए। इससे किसीकों नुकसान नहीं होगा। ईश्वर हमारी मदद करेगा 
और हमारे कष्ठोकों समझेगा। मेने आय सबसे अस॒हयोग करनेको कहा है, परूतु 
में यह भी कहता हूँ कि आप परस्पर सहयोग करे। हिन्दुओं और मृसछमानोको मिलू- 
कर रहना चाहिए; वे एक ही माँके बेटे है। हिन्दुओको अपने और मुसलमानो- 
को अपने धर्मपर चलना चाहिए। परल्तु उतके एक दूसरेसे मिलकर न चल सकनेका 
कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। जब हमारे सात करोड मुसलमान भाइयोका छ्मे- 
प्कटमें हो तो हम सबको एक साथ अपने शीक्ष अपित कर देनेके छिए तैयार रखना 
चाहिए। यदि आप क्रोध न करें और पूरी तरह असहयोग करे तो में भाहवासन 
देता हैँ कि आपको स्वराज्य एक सालके अन्दर मिरू जाएगा; जाप पजाबके 
अन्यायको नि शेष करा सकेगे और मेसोपोटामिया, थ्रेस तथा अन्य स्थानोसे' सम्बन्धित 
सघर्षमे भी आप विजयी होगे। अप्हयोग आस्दोलनमे ६ काम है। पहला खिताबोका 
त्याग, आदि, दूसरा स्कूल और कालेज छोडना --जो विद्यार्थी १६ से ऊपर है उन्हें स्वय 
अपने माता-पितासे कालेज और स्कूल छोडनेकी इजाजत माँगनी चाहिए, तीसरा वकीलों 
द्वारा वकालत बन्द करना और मामलोका पचोढ्ारा आपसी फैसछा कराना, चौथा 
कौसिलोका और जो लोग कौप्तिलोमे गये हे उनका बहिष्कार; पाँचवाँ स्वदेशी चीजो 
और कपडेका इस्तेमा। हमे चरखेकी सहायतासे अधिकाधिक कपडा तैयार करता 
चाहिए क्योकि भारतीय मिलो द्वारा तेयार किया गया कपडा वर्तमान माँग पूरी नहीं 
कर सकता। 

इस अवसरपर बहुत शोर हुआ। आगे बोलते हुए महात्माजीने कहा: 
यदि हम पहले कही गई सारी बातें करे तो हमे शीघ्र ही स्वराज्य मिल जायेगा, 
परतु जबतक इस तरहका शोर होता रहेगा, कोई भी काम कठिन होगा। जबतक 
हम अनुशासन नहीं पाछते, हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। 

इसके बाद उन्होंने स्वयंसेवकोंकों कुछ सलाह दी और असंहयोग कोषके लिए 
घन संग्रह करनेको कहा। सभास्थलपर ही काफी घन इकट्ठा हो गया। महात्माजी 
२० मिनट और बोले। 

[अग्रेजीसे 
संचेलाइट, १९-१२-१९२० 


१. जिनपर पहके टक्षके सुल्तान; श्त्लामके उठीफाका शासन था! 


६५. तार: आसफ अलीको' 


[११ दिसम्बर, १९२० को था उसके वाद | 


भय) करनेका आदेश पालन किया जाये। पेखीके लिए 
वकीक हरगरिज नहीं। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३७६) की फोटो-नकलसे। 


६६. वेष्णव और अन्त्यज 


वेष्णव॑ शिरोमणि नरसिंह मेहताने किसी भी वेष्णवके छिए आवश्यक जिन गृणोका 
बखातन किया है उनका में वर्णत कर चुका हूँ। महाराजश्री और मेरे बीच जो 
सवाद हुआ उसके सम्बन्धभे जो लिखा गया है उसे पढ़कर मुझे जो दुख हुआ, उसे 
भी में पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ।' 

उक्त टीकामे मुझे धर्म-निर्णयके स्थानपर दुराप्रह और भाक्षेप ही दिखाई 
दिया। में भी दुराग्रह करता हूँ और आक्षेप छगाता हूँ--मेरे सम्बन्धमे क्या ऐसा 
नहीं कहा जा सकता ”? जरूर कहा जा सकता है। परन्तु इसका निर्णय तो पाठक 
ही कर सकते है। महाराजश्रीके साथ जब सवाद आरुभ हुआ उसी समय उन्होंने 
मुझे बता दिया था कि शास्त्रोके विवेचनमे बुद्धिकों स्थान नहीं है। मुझे तो यही 
सुनकर दुःख हुआ। जो वुद्धियगम्थ नहीं है, जिसे हृदय स्वीकार नहीं करता वह 
शास्त्र हो ही नहीं सकता, ऐसी मेरी मान्यता है। और भूझे छगता है कि जो 
केवल धमंपर आचरण चाहता है, उसे यह सिद्धान्त स्वीकार करना चाहिए। ऐसा 
न हो तो हमारे धर्मभ्रष्ट होनेका भय होगा। मेने छोगोको गीता की यह व्याख्या 
करते सुना है कि अगर हमारे सगे-सम्बन्धी दुष्ट हो तो पशुवलसे हम उन्हे दृष्टता 


१, १८८८-१९५३; वैरिस्टर और राष्ट्रवादी मुत्तिम राजनीतिश, खिलाफत-आन्दोलनके एक नेता । 

पद तार आसफ्र अरीके १० दिततम्वर, १९२०के इस तारके उत्तरमें भेजा गया था: “आपके खिलाफत 
कार्यकर्ताओपर छाश्का अपमान करनेका शरूठा भारोप लगापा गया है। कथित फरियादीने मुकदमा दापर 
करनेकी अपनी अनिच्छा अधिकरारियोंकों जता दी है पर अधिकारी मामलेकों प्रश्षेष (कॉस्निनेविल) 
भानते दे और कारंवाई करनेपर तुझे हुए जान पढ़ते हैं। चूँकि शिकायत भूल रुपमें एक व्यक्ति द्वारा 
दे करा दी गई है, इसलिए हम जानना चाहते दे कि वा हमें अभियुक्तोंकों झ़े मारोपरेकि खिलाफ 
अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा करनेकी संछाह देती चादिए । व्या हम स्वयंसेवक दल भग करनेके सरकारी अदिशकी 
भवज्ञा करें?” देखिए “टिपिणियोँ ”, २२-१२-१९२० भी । 

३. भात्तफ अलीका तार गाधीनीऱो ११ दिसाबर, १९२० को मिला था । 

३- देखिए " बेष्णोसे ”, ५-१९-१९२० । 


श९० सम्पूर्ण गांधी वाइूमय 


करनेसे रोक सकते हे; बल्कि रोकना धर्म है। रामने रावणकों मारा, इससे हम 
जिसे रावण मानते हो उसका सहार करना धर्म है। मनुस्मृतिमे छिखा हैं कि मासा- 
हार किया जा सकता है, इससे क्या वेष्णको मासाहार करना चाहिए? बीमार 
होनेपर, बीमारीसे छुटकारा पानेके लिए गोमासका भक्षण भी किया जा सकता है, 
ऐसा मेते शास्त्री और सत्यासी होनेका दावा करनेवाले व्यक्तियोके मुखसे सुना है। 
अगर मेने इत सब शास्त्र-संग्मत बातोको मालकर अपने सगे-सम्बन्धियोका सहार 
किया होता, अग्रेजोको मार डालतेकी सझाह दी होती और बीमारीमे गोमासका भक्षण 
किया होता तो मेरी क्या दशा होती ? मेने ऐसे समयमे अपनी बुद्धिकी, अपने हृदयकी 
बातकों माना, उसे ही धर्म समझा, इसीसे में बच पाया हू और सबको वैसा ही 
करनेकी सलाह देता हूँ। 

इसीसे निर्मेल आचरण करनेवाले तपस्वियोने हमें सिखाया है कि जो वेदादिका 
अध्ययन करते हे लेकिन धरंपर आचरण नही करते वे वेदवित्‌ भक्ते ही कहलछाये छेकिन 
वे न स्वय तरते हे और न दूसरोकों ही तार सकते है। यही कारण है कि में 
वेदोको कठस्थ करनेवाले अथवा उनकी टीकाओकों याद रखनेवाले व्यक्तियोसे प्रभावित 
नहीं होता, उनके ज्ञानसे चकित नहीं होता और अपने अल्प ज्ञानकों अधिक भूल्यवान 
समझता हूँ। 

भेरे इत विचारोके कारण जब महाराजश्रीने अपने शास्त्रनिणंयका सिद्धान्त मुझे 
सुवाया तब मुझे दुख हुआ, लेकित उतकी सरल्तासे मे प्रसन्न हुआ। शास्त्रका मेरेसे 
उल्टा अर्थ करते हुए भी उन्होने यह निर्णय अवश्य दिया कि जिस स्कूछमे मुसलमान, 
पारसी, ईसाई, यहूदी भादि आ सकते हे उससे अन्त्यजोको दूर रखनेकी बातको न्याय 
नहीं कहा जा सकता। जो वैष्णव अनेक दुनियावी कार्योमे घन देते हे, जो जुए आदिसे 
भी धन का अपव्यय करते है उन्हे राष्ट्रीय शालामे, जिसमे अन्त्यज भी दाखिल किये 
जाते हो, धार्मिक प्रतिबन्धका बहाना बनाकर दान देनेसे इनकार करनेका अधिकार 
नही है। किन्तु, जिन स्कूलोमे अन्त्यज जाते हो उनमे वैष्णव छोग अपने लड़कोकों न 
भेजना चाहे तो उनसे इसके लिए आग्रह नहीं किया जा संकता। महाराजभीने ऐसा 
व्यावहारिक निर्णय दिया। 

लेकिन उनके आसपासके शास्त्रियोने जो दलीले पेश करनी आरम्भ की उनसे 
में दुखी हो गया, मुझे सरकृताकी जगह अपने मतके प्रति दुराग्रह ही दिखाई दिया। 
शास्त्री वसन्तरायजी द्वारा 'गुजराती' मे छिखा गया छेख उसका एक नमूना है। 

उनसे और “गुजराती के सम्पादकसे में विनम्रतापू्वक कहना चाहूँगा कि सावे- 
जनिक सेवा करनेवाले व्यवित॒का धर्म प्रवाहकी गतिमे बह जानेका नहीं है बल्कि 
उसका धर्म अगर जत-मानसका प्रवाह गरुत दिशामें प्रवाहित हो रहा हो तो उसे 
सही दिशाकी ओर प्रवृत्त करनेका है। हे 

में क्षास्त्रोके शञानसे अनमभिन्ञ हूँ, अनुभवहीन हूँ, हठधर्मी हैं, ऐसा कहकर मुझ 
वेष्णव धर्मेसे हुए किया जा सकता सम्भव नहीं है। जबतक में यह मानता हूँ कि 


१, २१-११-१९२० को गुजरातीमें प्रकाशित “युजरात विधापी5 भर जन्‍्हथ” नागक ऐेखमें। 


वेष्णव और अन्त्यज १०१ 


वेष्णवपनकी परीक्षा सदाचरणमें है, वाद-विवाद, वाक्‌-चातुरी अथवा भास्त्रार्थ्में नही, 
तवतक में अपने दावेको नहीं छोड़ना चाहता। 

अस्पृश्यताकों पाप समझना पश्चिमी विचार है, ऐसा कहना पापको पुण्य 
मातनेंके वरावर है। अखा भगतने कोई पादचात्य शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, छेकिन 
उन्होने ही कहा है कि “ अस्पृश्यता अतिरिक्त ” अग है। अपने दोपोको दर करनेके 
प्रयत्नोकों इतर धर्मका अग मानकर उनको अस्वीकार करके अपने दोपोकों बनाये 
रखना धर्मान्धता है और इससे धमंका हास होता है। 

दलीढ यह दी गई है कि अस्पृश्यताका कारण घृणा नही है। ऐसी ही दलील 
हमारे सम्बन्ध अग्रेज भी देते हे। वे हमें अपनेसे अलग रखते हे, देशी” कहते हे 
इसमें धुणाकी कोई भावना नहीं है। वे हमें अछग डिब्बोमे विठाते है सो सिर्फ ' आरो- 
ग्यकी व्याल्या के कारण ही विठातें हे, उसमे हपकी भावता नहीं हैं--ऐसा उनका 
दावा है। वेष्णवोकों मेने अन्त्यजोको इसलिए गाली देते और मारते हुए देखा है, कि 
वे अनजाने ही उनके शरीरसे छू गये। ऐसे व्यवहारको धर्म मानना पासण्ड है, पाप है; 
व्राह्मणके निकलते समय अन्त्यजकों दीवारकी ओर मुँह करनेका आदेश देना उद्धतता 
है। अन्त्यजोकों जूठन देना, सड़ी-गछी वस्तुएँ देना नीचता है। इस व्यवहारका मूल 
अस्पृश्यतामे है। 

में इस तकंकों कि अन्त्यज तहाने, साफ कपडे पहननेसे शुद्ध नहीं हो जाते, 
समझ नही पाया हूँ। क्या अन्त्यजका अन्त.करण भेजा होता है” क्‍या जन्मसे ही 
वह भनृष्य' नहीं होता ? क्या अन्त्यज पशुसे भी गया-गृजरा है? 

मेने अनंक अन्त्यजोंको सरकत हृदय, ईमानदार, ज्ञानी और ईश्वरभक्त पाया 
है। उन्हे में सव तरहसे वदतीय मानता हूँ। 

अन्त्मज गन्दा हो, अन्त्यजने मेला साफ किया हो तथापि झ्तान ने किया हो, 
और फिर इसलिए उसे छुआ न जाये तो में समझ सकता हूँ। छेकित वह चाहे 
कितना ही शुद्ध क्‍यों न हो परन्तु उसे छुआ न जाये, यह तो अधमंकी सीमा है। 
अनेक ऐसे लोगोको जो अन्त्यज नही हे, मेने बहुत गन्दा पाया है, अनेक ईसाई भी 
मैला ढोते है। डाक्टरोका तो धर्म ही मै धोना है, इन सबको छूनेमे हम पाप नहीं 
समझते । डिग्री-विहीन हमारे इन अपढ डाक्टरोका अनादर करके हम पापमें पते 
हे और वेष्णव धर्मको कलंक लगाते हे। 

अस्पृश्यता भर वर्णाश्रम दोनोको शास्त्री वस॑न्तरामजी तथा “ गुजराती ' के सम्पा- 
दक एक ही वस्तु मानतें जान पडते हे। मेरी अल्यमतिके अनुसार वर्णाश्रम धर्म है, 
वह शाइवंत है, व्यापक है, प्रकृतिके अनुकूल है और व्यवहारकी एक व्यवस्था है। वह 
हिन्दू धर्मका शुद्ध बाह्य खवरूप है। 

अस्पृह्यता हिन्दू धर्मंका दुषण हैं। सम्भवत. वह कभी समाजकी अवनतिके दिनोमे 
कुछ कालके लिए आपदुधर्मके रूपमे आरम्म की गई एक व्यवस्था थी। यह अव्यापक 
है और शात्त्रोमें इसका समर्थंत नहीं किया गया है। इसके समर्थनमें जिन इलोकोको 


१, सही शताब्दीके रहस्पवादी कवि; अपने व्यंयके छिंए विज्यात; वेदान्ती और हेतुवादी । 


१०३ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


उद्धृत किया जाता है वे क्षेपक है अथवा उनके अर्थके विषयमे मतभेद है। वेष्णवोने 
अस्पृश्यताका धर्मके रूपमें वर्णण वही किया। अस्पृश्यताका दिन-ब-दित छोप होता जा 
रहा है। रेलमे, सरकारी स्कूलोमे, तीर्थक्षेत्रोमं ऑर अदाढतोमे उसका कोई स्थान 
नहीं वचा | मिलो और अन्य बड़े-बड़े कारखानोमे अन्त्यजोसे स्पर्शास्पणेपर कोई ध्यान 
नही दिया जाता! इस तरह जिन वैष्णवोंकों अन्त्मजोका स्पर्श पाप समझकर करना 
पड़ता है उनसे मेरी प्राथेतरा है कि वे ऐसा विचारपूर्वक पुण्य समझकर करे। ' गीता में 
भी यह कहा गया है: समदर्शके छिए ब्राह्मण, ध्वान, अन्तयज सब एक जैसे हे।' 
“तरतेयो भी कहता है कि वेष्णवर्में समदृष्टि होनी चाहिए। वेष्णव-जन अन्त्यज- 
को सर्वेथा अस्पृश्य मानते हुए उसके प्रति समदर्शी होनेका दावा नहीं कर सकते। 

[गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १२-१२-१९२० 


६७, भाषण : भागलपुरसें 


१२ दिसम्बर, १९२० 

महात्मा ग्रांधोने भोताओोके समक्ष भाषण देते हुए कहा कि शैतानकों झोतान- 
जेंसे गुणोसे नहीं हराया जा सकता। केबल ईड्बर ही शेतानकों जीत सकता है; 
इसलिए शैतान-जंती इस संरकारकों सत्य और न्यायसे हराना चाहिए। इसके बाद 
उन्होंने कहा कि लोग अंग्रेजोंकी जीवनपद्ति अपनाकर प्रगति नहीं कर सकते। 
हिन्दू ऋषियोंके पास कुर्तियाँ नहीं थीं; वे पेड़ोंके नौचे पढ़ाते थे। मुसलमान फकीर 
भी, जो मुसल्सानोंकों प्रगतिके सच्चे कारण थे, कुर्सियोंपर नहीं बेठ्ते थे। जंगलोंमे 
रहते थे। 

इसके बाद महात्माजीने कहा कि में भारतीय जागृतिका कारण नहीं; वरन्‌ 
लोगोंकी यह प्रतीति कि वे दासतामें पड़े है, जागृतिका कारण है। सरकार छोगोंको 
लड़ाकू हवाई जहाजों हारा नहीं, जिताबों, कौंसिलों, अदालतों और स्कूलों द्वारा दबाए 
हुए है। यदि आप आजाद होता चाहते हे तो आपको बोजरों द्वारा अपनाये गये तरोके 
काममें छेने चाहिए। जिनका मुझे निजी अनुभव है।' बोजर औरतोने अपने बच्चोंको 
अंग्रेजी स्कूलोंमें तहीं पढ़ने दिया। उन्होंने जो साहस दिलाया उसका भारतीय जन- 
तामें अभाव है। इसलिए छोगोंकों सरकारसे अतहयोग करना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतमें औरतें सूत कातती थीं और उससे कपड़ा 
बुना जाता था। छोगोंकों पुराना तरीका फिरते रूढू करना चाहिए। 

१६ भथाय ५, रेतेक १८ । 


२, नरपिंह मेहता । 
३६ दक्षिण आक्रिक्रामें । 


भाषण : कलकत्तेमे नेशनल मदरसेके उद्घाटनपर १०३ 


हिन्दू-गृत्लिम एकतापर बोलते हुए महात्माजीने कहा कि इस मामसलेमें कोई 
पौदा नहीं करता चाहिए। इस सम्बन्धर्में बनिया होनेके बजाय आपको ब्राह्मण और 
क्षत्रियोंकी तरह उदार हृदय होना चाहिए। सत्यका पुरस्कार सत्य ही है। इसलिए 
एकताकी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। किसी भी जातिके प्रति कोई अविश्वास या 
भ्रम नहीं रखना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरी जाति भविष्यमें कहीं 
बहुत ताकतवर न हो जाये। 
इसके बाद महात्माजीने शराब पीनेकी बुराइयाँ बताई और कहा कि ब्रिटिश 
शासनर्में मंदरसोंकी संख्या घट गई है जब कि शराबकी दृकानोंकी बढ़ गई है। छोगोकों 
शराब पीनेसे उसी तरह बचना चाहिए जैसे कि सरकारकों सहयोग देनसे। सहयोग 
देना भी नशा है। शराबी स्वराज्य नहीं पा सकते और न गुलास लोगोके बच्चे अपने 
मालिकोंके स्कूलोंमें स्वतत्त्रताकी सीख पा सकते हे। 
[अग्रेजीसे ] 
सर्चहाइट, १७-१२-१९२० 


६८. भाषण : कलकत्तेमें नेशनल मदरसेके उद्घाटनपर* 


१३ दिसम्बर, १९२० 
श्री गांधीने कहा कि नेशनल सदरसेका उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत जुशी हो 
रही है। मेरी इच्छा है कि हमारी एक समान भाषा हो। यदि वह हिन्दुस्तानी हो 
सके तो बेहतर होगा। प्रशिक्षण इस सामान्य भाषाके साध्यमसे दिया जाये। उन्होंने 
फहा कि साथ ही आप उनके लिए अरबी, फारसो, संस्कृत और अंग्रेजीके विभाग 
खोलें। जिन्हे इनमें विशेष रुचि है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे यह 
सुनंकर कि १२० विद्याथियोंने दाखिला ले लिया है, प्रस्॑नता हुई है और मुझे आशा 
है कि इस तरहकी संस्थाओंमें शामिल होकर आप अच्छे ईमानदार और सच्चे विद्यार्थो 
बन सकेंगे। ये (संस्थापक) बड़ी भारी इसारतें बनानेमें सरकारकी बराबरी नहीं कर 
सकेंगे, परन्तु निश्चय ही अपनी इस छोटी-सी इमारतमें ये बेहतर शिक्षा दे सकेगे। 
जबतक आप अपना प्रशिक्षण स्वयं चलाना नहीं सोखेंगे और अच्छे नागरिक नहीं 
बनेंगे तबतक स्व॒राज्य नहों सिल्ल सकेगा। 
[गग्नेजीसे 
अमृतबाजार पत्रिका, १४-१२-१९२० 


१. मदर्सेक्नी स्थापना मौलाना भवुरू कलाम आजादके नेतृत्वमें एड समितिने की थी । 


६९. भाषण : कलकत्तामें असहयोगपर' 
१३ दिसम्बर, १९२० 


यह निश्चित हैं कि सारे देशमे जहाँ कही देशके विभिन्न हिस्सोके लोगोकी 
मिली-जुडी सभाएँ और बंठके होगी उनसे अभिव्यक्तिका राष्ट्रीय माध्यम हिन्दी ही 
होगी। फिर भी आपमे से बहुत-सारे लोग हिन्दी नहीं समझतें। इसीसे स्पष्ट हो जाता 
है कि आज हम कितनी गिरी हुई अवस्थामे है, और यह एक ही तथ्य यह सिद्ध कर 
देनेके छिए काफी है कि आज जिस चीजकी संबसे अधिक जरूरत है, वह है असह- 
योग आन्दोलन। इसका उद्देश्य हमे इस अधोगतिसे उबारना है। सरकारने इस महान 
राष्ट्रगो तरह-तरहसे नीचे गिराया है। जबतक हममें परस्पर सहयोग नही होगा तबतक 
हम इस सरकारके पजेसे छूट नहीं सकते। अभिव्यक्तिके एक राष्ट्रीय माध्यमके बिना 
ऐसा सहयोग भी सम्भव नही है। 
छेकिन आज में यहाँ अभिव्यक्तिके उस माध्यमकी हिमायत करने नहीं आया 
हैं। भाज में यहाँ देशसे यह अनुरोध करनेके उद्देश्यसे आया हैँ कि वह अहिसात्मक 
और क्रमिक असहयोगका कार्यक्रम स्वीकार कर लछे। अपने कार्यक्रमके वर्णनमें मेने 
जितने शब्दोका प्रयोग किया है, सभी अत्यन्त आवश्यक हे और “क्रमिक” तथा 
“ अहिसात्मक ” दोनो विशेषण समस्त पदके अभिन्न अगर हे। मेरे लिए तो अहिसा 
धर्मका अंग है, एक सिंड्धान्तकी बात है। छेकिन बहुतसे मुसकृूमान इसे एक नीति 
मानते है; और अगर छाख्रो नहीं तो हजारो हिन्दू भी इसे नीति ही मानते हे। चाहे 
यह एक सिद्धास्तकी' बात हो या नीतिकी, आप अहिंसाकी आवश्यकता और उसके 
मूल्य स्वीकार किये बिना भारतके करोडो छोगोको उनके राजनीतिक अधिकार दिलानेका 
कार्यक्रम पूरा नहीं कर सकते। हो सकता है, कुछ देरके लिए हिसाके बलपर थोडी' 
बहुत सफलता मिल जाये, छेकिन अन्ततः उससे कोई सास सफलता नहीं मिल सकती। 
दूसरी' बोर, हिसात्मक' कारंबाई राष्ट्रकी प्रतिष्ठा और आात्म-सम्मानके छिए घातक 
होगी। भारत सरकारने जो नीली पुस्तिकाएँ जारी की है, उनसे प्रकट होता है कि 
हमारे द्वारा हिंसाका सहारा छेतेसे सरकारकों सैनिक व्यय बढाते जाना पडा है; 
और यह हमारी हिंसाके अनुपातमें नही, कई गुना-बढाया गया है। हमने हिसासे 
काम लिया, इसलिए हमपर गुहूमीका शिकजा और भी सख्त कस दिया गया है। 
भारतमें ब्रिटिश शासनका पूरा इतिहास इस बातकी साक्षी देता है कि हिंसाका अयोग 
करके हम कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाये। इसलिए, में यह तो कहता हूँ कि 
जिस सरकारने इस तरह हमारे पौरुषका हरण किया है, उस सरकारकी गुढामी 
सहनेके बजाय में हिसाकों ही अधिक पसन्द करूँगा, छेकिन साथ ही में पूरा जोर 


१, पह भाषण ढुमार छोडी पाक, कल्कातामें “सर्वे” के सम्पादक भी श्ामछुन्दर ऋत्तीकी 
अध्क्षतामें भाषोणित समामें दिया गया था । हि 


भाषण: कलकत्तामे असहयोगपर १०५ 


देकर आपसे यह भी कहना चाहूगा कि भारत हिसात्मक तरीकोसे पुन अपता सच्चा 
गौर कभी प्राप्त नही कर सकता। 

लॉर्ड रोनाल्‍्डशेने स्व॒राज्यपर मेरी पुस्तिका! पढी, इसके लिए में उनका आभारी 
हूँ। यह पुस्तक पढ़कर उन्होने मेरे देशभाइयोको आगाह किया है कि वे, जैसे स्व॒राज्यकी 
कल्पना मेने इस पुस्तकमे दी है, वेसे स्व॒राज्यके लिए कदापि सघर्ष न करे। यो तो में 
उस पुस्तिकाम से एक भी शब्द वापस नही लेना चाहता, लेकित इस अवसरपर आपको 
यह वता देना चाहूगा कि में आज भारतसे उसमें बताये गए तरीकोपर चलनेको नहीं 
कहूँगा। अगर आप उनके अनुसार चल सके तब तो एक वर्ष क्यों, एक दिनमें ही आपको 
स़राज्य प्राप्त हो जाये। भारत उस आदशंको चरितार्थ करके सारी दुनियामे मूर्धन्य' 
स्थान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अभी कुछ समयतक तो यह कमोवेश दिवा-स्वप्त- 
जैसा ही रहेगा। आज तो में देशकों एक ऐसा व्यावहारिक कार्यक्रम दे रहा हूँ जिसका 
उद्देश्य न्यायालयों, डाक व तार व्यवस्था, तथा रेलमार्गोका खात्मा करना नही, वल्कि 
संसदीय स्वराज्य' प्राप्त करना है। में आपसे यह कहता हूँ कि अगर हम सरकारसे 
विलकुछ अलग नही हो जाते तो स्कूलो, न्‍्यायारयो, कौसिलो, सैनिक व असेनिक सेवाओो 
तथा करूदान और विदेशी व्यापारके माध्यमसे हम उसके साथ सहयोग ही कर रहे है । 

जिस क्षण हम यह समझ जायेगे और असहयोग शुरू कर देगे उसी क्षण 
सरकारकी इमारत भरभराकर बैठ जायेगी। अगर मुझे विश्वास हो जाये कि जनसाथा- 
रण इसी समय सारे कार्यक्रमके लिए तैयार है, तो में उसे अमलके लिए सामने पेश 
करनेमे विलम्ब नहीं करूँगा। इस समय यह सम्भव नहीं हैं कि जो लोग कानूनका 
अमलछ करानेके लिए आयेगे, जनसाधारण उनके खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त न करे; 
यह भी सम्भव नहीं हैं कि विना किसी प्रकारकी हिसक कार्रवाई किये सैनिक अपने 
हथियार डाछू देगे। अगर आज यह संम्भव होता तो असहयोगके सारे चरणोको में 
एक ही साथ कार्यात्वित करनेकों कहता। छेकित अभी हम जनसाधारणकों इतना 
अनुशासिंत नही वना पाये हे। हमने तो राष्ट्रका कीमती समय वर्षो एक ऐसी भापाको 
सीखनेमे बर्बाद कर दिया, स्वतन्त्रता प्राप्तिके क्षिए जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं 
है। ये सारे वर्ष हमने मिल्टन और दौक्सपियरसे स्वृतन्त्रताका पाठ पढनेमे, (स्टुमर् ) 
मिलकी रचनाओसे प्रेरणा ग्रहण करनेमे गंवा दिये, जब कि स्वतन्त्रताका सच्चा पाठ 
हम अपने ही धरमें सीख सकते थे। इस' तरह हम केवकू जनसाधारणसे अपने आपको 
अलग कर ढेनेमे ही सफल हुए हे। हम पादचात्य सम्यताके रगमें रग गये हें। इन ३५ 
वर्षोमे हमने अपनी शिक्षाका उपयोग जन-मानसमे प्रवेश पानके लिए नहीं किया। हम 
केवल जनताकी पहुँचसे परे ऊंचे मंचोपर बैठकर उसे अपने भाषण पिलछाते रहे हे -- 
और सो भी एक ऐसी भाषामें जिसे वह विलकुल नहीं जानती। नतीजा यह है कि 
आज हम कोई भी बडी सभा अनुभासित ढगसे सचालित नहीं कर पाते, और अनुशासन 
तो सफलताकी कुंजी है। मंत्र असहयोगके प्रस्तावमें' जो “ ऋमिक ” शब्दका प्रयोग किया 


३, देखिए “स्पिणियाँ ”, ८-१२-१९२० । 
२. सितम्बर १९१० में कलकतामें आयोजित कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें पाते किया गया अरस्ताव। 


१०६ सम्पूर्ण गाघी वाहमय 


है, उसका एक कारण यह भी है। अगर आप धृष्टता त समझे तो में कहँगा कि भारतके 
जन-मानसको जितना में समझता हूँ उतना कोई भी शिक्षित भारतीय वहीं समझता। 
मेरे विचारसे, जनता अभी करकी अदायगी बन्द करनेकी स्वितितक नहीं पहुंची हैं, 
उसने भवतक पर्याप्त आत्म-संयम नहीं सीखा है। अगर मुझे यह भरोसा हो जाये 
कि वह अहिसापर दृढ़ रहेगी तो में जाज ही राष्ट्रके बहुमूल्य समयका एक क्षण भी 
बर्बाद किये बिता, उससे कर देना वन्द कर देनेको कह दूँ। मुझे तो भारतकी आजा- 
दीकी छूगत छूग गई है, और इस्छामकी आजादी भी मुझे उतनी ही प्यारी है। 
इसलिए अगर मुझे यह विश्वास हो जाये कि सारे कार्यक्रपर तत्काल अमल किया 
जा सकता है तो में क्षण-मरकी भी देर न करूँ। 

अपने कुछ प्यारे और सम्माननीय नेताओोकों सभामे उपस्थित न देख कर मुझे 
बड़ा दु.ख हो रहा है। इस समय यहाँ सुरेनच्रनाथ बनर्जीके' सिहनादका सुनाई ने 
पड़ता वडी खटकनेवाली बात है। उन्होने देशकी इतनी सेवा की है, जिसका अनुमान 
नहीं छूगाया जा सकता। यद्यपि आज हम एक-दूसरेसे विलकुछ विपरीत विन्दुओपर 
खडे है, हमारे बीच गहरे मतभेद हो सकते हू, फिर भी हमे उनको प्रकट करेमे 
संयमसे काम लेगा होगा। में आपसे अपने सिद्धान्तका रंच-मात्र भी त्याग करनेकों 
नहीं कहता। में तो कर्म और वचन, दोनों तरहसे अहिसा वरतनेकों ही कहता हूँ। 
अगर सरकारके साथ हमारे व्यवहारमे अहिंसा जरूरी है, तो अपने नेताओके साथ 
व्यवहारमें तो वह और भी जहूरी है। पूर्व बंगालमे अभी हालमे अपने ही छोगोके 
विरुद्ध हिसाकी जिन बारदातोकी ख़बर मिली है, उन सबको सुनकर तो मेरा मन बहुत 
दुख्ली हुआ है। मुझे यह सुनकर बडा दुख हुआ कि हालके चुनावोमे मत वेनेपर एक 
व्यक्तिके कान काट दिये गये और इन चुनावोमे उम्मीदवारकी तरह खडा होनेपर एक 
अन्य व्यक्तिके बिस्तरपर पाखाना फेका गया। इस तरह तो असहयोग कभी सफर 
नहीं होगा। जबतक हम पूर्ण स्वतन्त्र और आतंकहीन वातावरण तैयार नहीं कर देते, 
जवतक हम अपने विरोधियोकी स्वतन्त्रताका भी अपनी ही स्वतत्त्रताकी तरह आदर 
नही करते तवतक यह्‌ आन्दोलन कदापि सफल नहीं हो सकता। हम अपने लिए घर्म, 
अन्तरात्मा, विचार और कर्मकी जिस स्वतन्त्रताकी माँग करते हे, वही स्वतन्त्रता हमे 
उसी मात्रामे दुसरोंको भी देनी चाहिए। असहयोग शुद्धीकरणकी एक प्रक्रिया है, और 
हमें वरावर हमसे भिन्न मत रखनेवालोंके हृदय, मस्तिष्क और भावनाकों जगाना 
चाहिए, झकझोरना चाहिए, छेकिन कभी उनके शरीरपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। 
अनुशासन और सयम हमारे आचरणके मुल्य सिद्धान्त है, में आपको आगाह कर देवा 
चाहता हूँ कि आप किसी तरहके उत्पीड़न सामाजिक वहिष्कारका प्रयोग भीन 
करें। इसलिए जब मेने दिल्लीमे एक व्यक्तिकी छाशके साथ किये गये अपमानजनक 
व्यवहारके वारेमे सुना तो मुझे बहुत दु.ख हुआ। अगर यह काम असहयोगियोत किया 


१, सर सुरेदरवाथ वनों (१८४८-१९२५); अत्िद्ध वक्ता और राजनीतिश; १८९५ गोर १९०२में 
कग्रेसके अथक्ष; वादमें उदार दछमें शामिल हो गये मोर मॉस्ेयु-चैम्सफ़ोडे छुधार अविनिधनके अपीन 
बंगालमें जो मत्रिमण्डह बता उप्तें सी शामिल हुए । 


भाषण; कलकत्तामें असहयोगपर १०७ 


था तो मेरे विचाससे उन्होंने इस तरह स्वयं अपनी और अपने धर्मकी भी तौहीन 
की।' में एक वार फिर कहता हूँ कि हम हिंसाके वकूपर अपने देशकों मुक्ति नहीं 
दिला सकते। 

मेने काग्रेसके मंचसे कहा था कि अगर राष्ट्र पर्याप्त उत्साह दिखाये तो 
स्व॒राज्य एक वर्षमे ही मिल सकता है; यह वात मेने पूरी गम्भीरताके साथ कही 
थी। वर्षके तीन महीने तो बीत ही चुके है। अगर हम स्वयं अपने प्रति सच्चे हं, 
अपने राष्ट्रके प्रति सच्चे हे और जिस राष्ट्र-गीतको निरन्तर गाया करते हे, उसके 
प्रति सच्चे हे, अगर हम  भगवदगीता के प्रति सच्चे हे और “कुरान के प्रति सच्चे 
हैँ तो हम इस कार्यक्रमों शेष नौ महीनेमे पूरा करके इस्छामकों, पजाबको और 
समस्त भारतको मुक्ति दिलाकर दिखायेगे। 

विशेष रुपसे शिक्षित वर्गोका ध्यान रखते हुए, मेने मर्यादित ढंगका कार्यक्रम 
पेश किया है, जिसपर एक सालके भीतर अमछ किया जा सकता है। लगता है, 
हम इस अममे पड़े हुए हे कि सरकारते जिन कौसिंलछो, व्यायाल्यों और स्कूलोकी 
व्यवस्था की है, उतके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। जिस क्षण यह भ्रम दूर 
हो जायेगा उसी क्षण हमें स्वराज्य मिल जायेगा। एक छाख विदेशी तीस करोड़ 
लोगोंके एक राष्ट्रके साथ मनमानी करें, यह इस' सरकारके लिए भी छज्जाजनक वात 
है और हम संबके छिए भी। उनका हमारे साथ मनमानी कर सकता सम्भव कंस्े 
हुआ ? हमें आपसे विभकत करके वे हमपर शासन करते रहे हे। ब्रिटिण सरकार 
/ फूट डालो और राज्य करो” की नीतिपर ही टिकी हुईं है, ह्ममकी इस स्पष्ठ स्वी' 
कारोकितिको में कभी भूल नही पाता। इसीलिए मेने हिन्दू-मुस्लिम एकताकों असहयोगकी 
सफलताके लिए सबसे बड़ी जरूरत माना है और इसपर खास जोर दिया है। 
लेकिन यह एकता मौखिक एकता नहीं होती चाहिए, सौंदेवाजीकी एकता नही होनी' 
चाहिए। यह एकता हादिक प्रेमकी ठोस नीवपर आधारित होनी चाहिए। अगर 
आप हिन्दुत्वकी रक्षा करता चाहते हे तो में कहता हूँ, भगवानके लिए, मुसलमानोके 
साथ सौदेबाजी मत कीजिए। इधर महीभोसे में मौलाना शौकत अलीके साथ ही धृमता 
रहा हूँ, छेकिन इस बीच मेने गो-रक्षाके बारेमे कभी कुछ वात तही की है। अली वन्चु- 
भोसे मेरा सम्बन्ध सत्यनिष्ठापर आधारित है। में समझता हूँ, मेरी सत्यनिष्ठा कसौी- 
पर चढी हुई है, समस्त हिन्दुत्वकी सत्यनिष्ठा कसौटीपर चढी हुईं है। अगर उनमें 
सत्यनिष्ठाका अभाव न होगा तो वे भारतके मुसलमानोके प्रति अपना कर्त्तव्य अवश्य 
निभायेगे। किसी प्रकारकी सौंदेवाजी हमारे छिए लज्जाजनक होगी। प्रकाण प्रकायको 
जन्म देता है, अन्धकारको नहीं; और सदुद्देश्यसे प्रेरित नेक वरतावकों दोहरा पुरस्कार 
मिलता है। गौओोकी रक्षा तो सिफे ईश्वर ही कर पायेगा। आज मुझसे ऐसे सवाकू 
न पूछिए कि “गौओंका दया होगा? ” जब भारत इस्छामके सम्मानकी रक्षा कर 
छेगा, तभी मुझसे ऐसे सवाकू पुछिएया। आप अपने राजाओसे पूछिए कि वे अपने 


१, देखिए पृष्ठ ९९, पा० 8० १ | 
२, सितम्बर १९२० में कलकत्ता कांग्रेसके भभिवेद्नमें । 


१०८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मेहमानोकी मेजबानीके लिए क्या कुछ करते है। वे क्या उनके लिए गोमास और 
दैग्पेनकी' व्यवस्था नहीं करते ? पहले आप गौं-बंध रोकनेके लिए उन्हे प्मझाइए- 
मनाइए और फिर मुसलूमानोंके साथ कोई सौदेबाजी कीजिए। और स्वय हम हिन्दू 
गौओ और उतकी सत्ततिके साथ कसा व्यवहार करते हे ” क्या हम उत्तके साथ बसा 
ही व्यवहार करते हे जैसे व्यवहारकी भपेक्षा हमसे हमारा धर्म रखता है? जबतक 
हम अपना आचरण ठीक नहीं कर छेतें, जवतक हम गौओको अग्रेजोसे नहीं वचाते, 
तबतक उसके लिए मुसलमानोसे कुछ कहनेका हमें कोई हक नहीं है। उनसे गौओको 
बचानेका सबसे अच्छा तरीका उनकी इस विपदकी घंडीमें बिना किसी बतंके उनकी 
सहायता करना है। 

इसी तरह पंजाबके प्रति हमारा क्या कत्तंव्य है? जिस दिन किसी एक भी 
पजाबीकों अमृतसरकी उस गन्दी गलीमे पेटके बकत रेगनेको मजबूर किया गया था, 
उस दिन दरभसक सारा भारत इस अपमानको झेलनेके लिए मजबूर किया गया था, 
जब एक उद्धत अधिकारीने मनियाँवालाकी निर्दोष स्त्रियोके वुरके खोले थे, उस दिन 
उसने दरअसल भारतके समस्त स्त्री-समाजके चेहरेकों बेपर्दा किया था, भारतका 
समस्त बार समुदाय उस दिन अपमानित किया गया था, जिस दिन पजाबके मार्शल लॉ 
छ्षेत्रमे नन्हे स्कूली बच्चोको निश्चित स्थानोपर जाकर हर रोज चार वार हाजिरी और 
ब्रिटिश झडेको सछामी देनेपर मजबूर किया गया था। इस अमानवीय आदेशके कारण 
सात-सात वर्षके दो बच्चोको छूकी चपेटमें पड़कर प्राण गेवाने पडे थे; उन्हे दोपहरकी 
तपती धूपमें खडे रहनेकों मजबूर किया गया था।' भेरे विचारसे जवतक यह सरकार 
उचित पढ्चात्ताप करके अपने अपराधोंका परिमार्जन नहीं करती तवतक इसके सरक्षण- 
में चलनेवाले स्कूछों और काछेजोें जाना पाप है। जब हम याद करते हे कि पजाबमें 
इसी सरकारके न्‍्यायालयोने निरीह लोगोको कारावास और मौतकी सजाएँ दी थी, तव 
अगर हममें आत्म-सम्मात है तो हम इन न्यायाल्‍योमे अपने मामछे कैसे पेश कर सकते 
हे? स्वेच्छायुवंक इस सरकारकी सहायता करना या उससे कोई सहायता लेना ईन 
अपराधोमे साझेदार बनता है। 

भारतकी स्थियाँ इस सघर्षके आध्यात्मिक स्वरूपको सहज ही समझ गई है। 
हजारो स्त्रियाँ अहिसात्मक असहयोगका सन्देश सुननेके छिए सभाओमे आती है और 
स्वराज्य-प्राप्तिका काम आगे बढानेंके लिए मुझे अपने वहुमूल्य जेवरात भेंढ करती 
हैं। लोगोने अपने उत्साहका अद्भुत परिचय दिया है। फिर अगर में यह मानता है 
कि एक सालके अन्दर स्वराज्य मिल्ल सकता है तो इसमे आदच्यंकी क्या बात है! 
भारतकी स्त्रियोने जो उत्साह दिखाया है, उसका मूल्य अगर में कम करके आकू 
तो इसका तो यह मतछब होगा कि मुझे इवरमें पूरी आस्था नहीं है। आजा है, 
विद्याथींगण अपना कत्तंव्य निभागेगे। राष्ट्र निश्चय ही यह अपेक्षा भी करता है कि 
जो वकीक-समाज आजतक जन-आस्दोलनका नेतृत्व करता आया है, वह इस नई 
जागृतिको अवह्य पहचानेगा। 


१, एक तरहकी विलापती शराब । रि 
२, ताहये १९१९ के पंजावके उफ्रवोंसे दे, देखिए खण्ड १७, श४8 १९८३१३ | 


पत्र : सरहादेवी चौंधरानीको १०९ 


मेने अंग्रेजोके प्रति कड़े शब्दोंका प्रयोग किया है, छेकिन बहुत सोच-समझकर। 
में बढलेकी भावतासे प्रेरित नहीं हूँ। में अग्रेजोकों अपना शत्रु नही मानता। उनमे से 
बहुत-से छोगोकी योग्यताका में कायछ हूँ। वहुत-से अग्रेजोकी मैत्रीका सौभाग्य भी मुझे 
प्राप्त है, लेकिन आज अग्रेजी शासनका जो स्वरूप है, उसका में पक्का दुद्मन हूँ, 
और अगर इसे सुधारा नही जा सकता ---और अगर किसी एक व्यक्तिकी शक्तिसे, तप- 
स्थासे इसे ध्वस्त किया जा सकता हो -- तो में इसे अवदय ध्वस्त कर दूँ। जो साम्राज्य 
अन्याय और विश्वासधातका प्रतीक बन जाये और फिर भी अगर उसके कर्चा-धर्त्ता 
अन्याय और विश्वासधातके लिए पदचात्ताप नहीं करते तो उसे वने रहनेका कोई 
अधिकार नहीं है। असहयोगकी योजना राष्ट्रकों न्याय प्राप्त करनेमे सक्षम वनानेके 
लिए ही तैयार की गई है। 
मुझे आशा है कि आत्मशुद्धिके इस आन्दोलनमें बंगाल उचित योगदान करेगा। 
जब सारा भारत सो रहा था, उस समय बगाछने ही स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षाका 
शुभारम्भ किया।' में आशा करता हूँ कि शुद्धीकरण और आत्मत्यागके द्वारा स्व॒राज्य 
प्राप्त करन और खिछाफत तथा पजावके लिए न्याय प्राप्त करनेके इस आन्दोलनमें 
बंगाल सबसे आगे रहेगा। 
[भग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, २२-१२-१९२० 


७०. पत्र: सरलादेवी चोौधरानीको 


कलकत्ता 
१४ दिसम्बर, १९२० 

तुम्हारे प्रति भेरा प्रेम मुझे भार तही छगता। वह तो मेरे जीवनके बडसे-बड़े 
सुखोमे से है। इस प्रेमका आधार तुम्हारे प्रति मेरा यह विश्वास ही है कि आखिर- 
कार तुम्हारा हृदय निर्मल है। यह प्रेम तभी नि छष होगा जब में तुम्हे इसके विपरोत 
पाऊेगा। अगर मेरा प्रेम तुम्हारे अच्छेसे-अच्छे गुणोकों निखारकर उद्घाटित नहीं 
कर देता, अगर वह तुम्हे आजकी अपेक्षा अधिक अच्छा और अधिक पवित्र नहीं 
बनाता तो उसका कोई मतलव ही नही रह जाता। में अपने इस प्रयत्नमे तुम्हारे साथ 
कड़ा व्यवहार करते दिखूँ तब भी तुम बुरा न मानना। खेर; अभी तो में तुम्हे परस 
रहा हूँ औौर कोशिश यही करूँगा कि कोई ऐसा व्यवहार न करू जो तुम्हे बुरा लगे। 

[अग्रेजीसे 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२६ यद १९०५-६ क्री बात है, जब सरकारके बग-भगक़े प्रस्तावके विरुद्ध जबरदस्त जन-आन्दौलन 
हुमा था । 


७१. भाषण: विद्याथियोंकी सभा, कलकत्तामें 


१४ दिसम्बर, १९२० 
महात्मा भांधीने समामें अपने भाषणक्ा आरस्म श्रोताओंको “मेरे सह-विद्या- 
थियो ” सस्बोधनसे किया। उन्होंने कहा: हालाँकि से किसी राष्ट्रीय अथवा संरकारके 
तत्त्वावधानमें स्थापित विश्वविद्याल्यसे सम्बद्ध किसी कालेजमें नहीं पढ़ता; लेकित में 
समझता हूँ कि हर समझदार आदमीकों जीवनमभर विद्यार्थों बता रहता चाहिए। अध्यक्ष 
भहोदयने और ग्रांधीजीसे पहलेके दो अन्य वक्‍्ताओंने श्रोताओंसे कहा था कि वे स्कूल 
और कालेज छोड़नेके बारेमें माज शामकों हो फैसला कर लें। महात्मा गांधीने उसका 
उल्लेख करते हुए कहा कि में चाहता है कि भाप ऐसी कोई बात न करें। मेरी 
सलाह है कि आप जाज ही कोई फ़ैसला ने करें। से चाहता हूँ कि भाप भावनाओंमें 
म॑ बहें, बुद्धिति काम लें। आज जामकों कोई फैसका करनेके बजाय आप अपने-अपने 
कमरोंमें जायें और ईद्वरसे प्रायंना करें कि वह आपको रास्ता दिखाये। आप उस 
रास्तेपर चलें। में यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सेरा सन्देश उन लोगोके 
लिए नहीं है जिनका विश्वास सर्वशक्तिमान परसेद्वरमें नहीं है और जो यह नहीं 
मानते कि वही सब कार्योमें हमारा सामंदर्शंन करता है। 
उन्होंने अपने भाषणके विषयपर आते हुए कहा: हमारा कार्य कोई छोटा-मोटा 
कार्म नहीं है। हमारे सामने जो परिस्थिति है, बंसी परिस्थिति ब्रिटित राज्यकी 
स्थापनासे लेकर आजतकके इस हथे कालमें शायद कभी नहीं आई। ब्रिटिश सरकारन 
इस्लामकी पौठमें छुरा भोंका है। सभी जानते हे कि भी छॉयड जॉ्जेन' भारतके 
मुसत्रमानोंकों गम्भीरतापुर्वके यह्‌ वचन दिया थां और इस वचनकों उत्होंने मुसलत- 
भानोंके लिए, और सास तौरसे भारतके मुसलमानोंके लिए कई बार दृहराया था कि 
दर्कीकी सम्पूर्ण प्रभुसत्ताकों असण्ड रखता जायेगा। श्री लॉयर्ड जॉर्ज अब इस वचनसे 
मुकर गये हे और उन्होंने दर्काके सुल्तानसे दुस्तुन्तुनिया, श्रेस, स्मर्ता और एशिया 
भाइनरके सभी अच्छे प्रदेश छीन लिये है। कुछ लोग कह सकते हे कि ुस्तुन्तुनिया 
तुर्कोके ही अधिकारमें है। लेकिन में कहता हूँ कि घुल्तान अपने राज्यमें रहते हुए 
भी कुस्तुन्तुनियामें कद है। उनका सेसोपोटामियाका इलाका अंग्रेजोके कब्मेमें है और 
सीरिया फ्रांसीसियोंके। मुसलमानोंके दिलोंका यह घाव जबतक भर नहीं जाता, तबतक 

१. १८६३-१९४०; ब्रिव्शि राजनीतिश; प्रधानमली, १९१६-२२ । 

२, छॉयड जोजने ५ जनवरी, १९१८ को पद घोषणा की थी: ” हम असे उसक्री राजपानी 
था उसके एशिया माइलर और प्ेसके समृद्ध और प्रसिद्ध प्रदेशोंको--फिनमें तुकोंका बहुमत ै--छीननेके 
लिए नहीं लड़ रहे हैं । हमें श्सपर कोई आपत्ति नहीं कि तुद्े जाति ज्यों बस्ती हुई है उन प्रदेशों 
तुकोंका साम्राज्य कापम रहे भौर उसकी राजधानी कुरतुन्तुनिया हो !” 


भ्रापण विद्यार्थियोंकी सभा, कलकत्तामें १११ 


रिसता रहेगा; और यदि हिन्दू अपने मुसलमान भाइयोंके प्रति अपने करत्तव्यका पालन 
करना चाहते हे तो उन्हें मुसलमानोंके इस संकट-कालमें उनका साथ देना चाहिए। 
इसी तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा पंजावर्मं जो कुछ किया गया उससे भारतके हृदयकों 
आघात पहुँचा है लेकिन उसे इसके लिए कोई पद्रचात्ताप नहीं होता। वह भारतीयोसे 
कहती है कि वे उन अन्यायोंकों भूल जायें। दर्कोकी सन्धिके सामलेसें भी वह केवल 
अपनी लाचारी प्रकट करती है। हमारे सामने प्रइन यह है कि क्या भारतीय अपने 
आत्म-सम्मान और गौरवको ध्यानमें रखते हुए ऐसी सरकारका साथ देते रह सकते 
है जिसने पंजावमें अत्याचार किये हे, जिसपर टककोंकी सन्धिकी जिम्मेदारी है और 
जिसके शासनमें निर्दोष छोग मारे गये हे। 

अब भारतकों तय करना है कि वह क्‍या चाहता है। मुझे यह माननमें कोई 
सिझक नहों कि यदि इन दो अत्याचारोंके बाद भी हमारी नोंद नहीं दूठती तो 
अतहयोग आन्दोलनंकी बात करना ही बेमतलूब होगा। यदि हम ऐसी सरकारका साथ 
देते रहते है तो हम एक राष्ट्र कहलानके अधिकारी ही नहीं रह जाते। जबतक वह इन 
अन्यायोंका परिमाजन नहीं करती, हम सहयोग नहीं कर सकते। संकठ-ग्रस्त लोगोके 
सामने दो रास्ते होते हेः या तो वे हथियार लेकर लड़ें या सरकारसे असंहयोग 
करें। समस्त भारतके लोगोंने यह स्वीकार कर लिया है कि वे हथियार उठानेमें 
असमर्थ है। मेरी दृष्टिमें हुधियार लेकर लड़ता पाप है, यत्रपि बहुसंख्यक मुसलमान 
और खासी बड़ी संख्यामें हिन्दू हथियार न॑ उठाना फेवल नीतिके रूपमें ही ठीक 
मानते हे। यह एक भानी हुई बात है कि [आज | हथियारोंसे छड़ना असम्भव है। तव 
हम उस सरकारसे कंसे निबटें जो एक लाख अंग्रेज सेनिकोंकी भददसे ३० करोड़ 
लोगोंकों गुलाम बाय हुए है? 

दूसरा सवालू यह है कि तरकार भारतकों गुलाम कंसे बनाये हुए है? [हमारे 
सहयोगके बलपर |। में तो कहता हूँ कि यदि हम सभी हर प्रकारका सहयोग देना 
बन्द कर दें तो यह सरकार तुरन्त लड़खड़ाकर गिर पड़ेगी और नष्ठ हो जायेगी। 
जबतक हम अदालतों, कौसिलों और स्कूलोके जरिये इस सरकारसे सहयोग करते हे, 
हम गुलाम है। में तो इन तीनोंकों ही माया या भ्रम कहता हूँ। जबतक हम यह 
भानते है कि हम जिस संरकारकों संरक्षण देते हें या जिसके अनुशासनकों मानते हे 
उसके द्वारा नियन्त्रित संस्थाओंके बिता हमारा काम नहीं चरू सकता -- अदालतोके 
बिना हमें न्याय नहीं मिल सकता, कौसिलोंके बिता हमारे कानून नहों वन सकते और 
सरकारी रकूलोंके बिना शिक्षा नहीं हो सकती -- तबतक हम गुलाम रहेगे। आज 
विद्याथियोंके सम्मुख प्रसव कर्त्तव्यका है। जबतक छात्रगण शिक्षाके अकालका सामना 
करनके लिए तेयार न॑ हों, तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपने कर्तेव्यका 
पालन कर रहे हे। आपके सामने प्रइन बहुत सीवा-सादा है-- इन स्कूलोमें व्याप्त ताना- 
शाही-जेसे वातावरणसे आपको अरुचि हुई है या नही, आपके समूचे व्यक्तित्वमें यह 


११२ सम्पूर्ण ग्राधी वाइमय 


द्रोह-भावना उत्पन्न हुई है था नहीं कि जाप इस सरकारसे कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे ? मे 
जो बात कहता हूँ वहू बहुत सीबी-सादी है। यदि हममें अभी राष्ट्रीय चेतना नहीं भाई 
है, यदि हमारे अन्दर राष्ट्रीय आत्मसम्मानका कोई भाव नहीं है, तो में जो असह- 
योगकी पेरवी करता हूँ उसमें कोई जान ही नहीं रह जाती। मुझे बोअर-पुद्धकी 
एक घटना याद आती है। जब॑ राष्ट्रपति कगरने ब्रिटिश सरफारकों चुनोतौ दी, 
तो सभी छात्र स्कूलोंसे निकल आये और उनकी पढ़ाईकी कोई व्यवस्था नहीं को 
गई। इसके विपरीत वे खन्दकोंमें छड़ते और लड़ाईके सेदानमें घायलोंकी मदद करते 
हुए दिखाई पड़ते थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनकी पढ़ाई बन्द होनेसे उनका 
मानसिक विकास एक जायेगा। ऑक्‍्सफो्ड, कैम्ब्रिज और वैरिस्टरीके कालेजोंने अपने 
विद्याथियोंकों युद्ध-क्षेत्रमें फंसे भेजा था? वे क्‍या खन्दकोंमें छड़ने नहीं गये? मेने 
स्वयं उनमें से कुछकों छेकर बीमारों और घायत्रोंकी सहायताके लिए एक आहत- 
सहायक दल बनाया था। इसके लिए उसी सरकार द्वारा मेरी सेवाकी कृतज्ञतायुवंक 
सराहना की गई थी, जिसके साथ सहपोग करना मुझे अब असम्भव लगता है। सबके 
दिलोंमे एक ही चाह थी कि दुश्मनकों हराया जाये। भारतके लिए आज वहीं घीज 
दावपर लगी हुई है; जो उत्त समय इंसेंडके लिए लगी हुई थी। इंग्लेड अपने अत्ति- 
त्वके लिए, अपने संम्मानके लिए लड़ रहा थां। चूंकि इंग्लेडके संम्मानपर आक्रमण 
किया गया था, इसलिए वह अपने सर्वत्वकी बलि देनेकों तेयार था। क्या भारत भी 
वेसी ही स्थितिमें नहीं पहुँच गया है? क्‍या भारतमें आत्मसम्भानकी इतनी चेतना है 
कि उत्तका हृदय इस अपमानसे तिरूसिला उठे और जब उसके जीवन और सम्मानका 
सवाल खड़ा है तो उनकी रक्षाके लिए वह बेसा ही बलिदान करनेकों तेयार हो! 

इसके बाद, उन्होंने सभामें उपस्थित लोगोंकों वे दो पत्र दिखाये, जिनमें विद्यायि- 
यॉने पूछा था कि फालेज छोड़नेके बाद हम क्या करेंगे, कहां जायेंगे? महात्मा गांधीने 
कहा: आप छोगोंके लिए मेरा यही सन्देश है कि आप सभी सरकार द्वारा नियन्त्रित 
हकूलोकों छोड़ दें, यह हमारे सम्मानकी रक्षाके लिए जरूरी है। सरकारके साथ 
किसी भी तरहसे सहयोग करना गलत है। स्कूछ और कालेज छोड़नेके बाद आप क्या 
करेंगे? आप पत्थर फोड़ सकते हे और भारतके बदब्‌ भरे तबेलोंकों क्षाड़-बुहार कर 
साफ-सुधरा बना संकते हे। मे आपसे कोई वादा यो सौदा करना नहीं चाहता। 
यह तो आपका करत्तंव्य है; और इसके लिए किसी पुरस्कारकों कोई जरूरत नहीं। 
यह एक ऐसा ऋण है, जो जान देकर भी चुकाया जाना चाहिए। आपको इसका 
पुरस्कार स्वर्गमें मिलेगा, इस दुनियामें नहीं। आपको यहाँ जो पुरस्कार मिलेगा, 
वह स्वतन्त्रता है। छेकिन सरकार द्वारा नियन्त्रित स्कूल उन्हें ही छोड़ने चाहिए जिन्‍हें 
स्कूल जानेपर हर बार घुटन महसूस होती है। [उन्होंने आगे कहाः] 


१. पएस्० जे० पॉछ ऋगर (१८२५-१९०४ ); वून्सवाल्के राष्ट्रति, १८८३-१९०० । 


भाषण: विद्याथियोंकी सभा, कलकत्ताममें ११३ 


यदि आप सोचते हे कि स्कूलो और काछेजोमे रह कर आप अपनी बृड़िका 
विकास कर सकते है, तव आप उन्हे न छोडें। और यदि यह सोचें कि इन स्कूछोमें 
रहकर आप स्वतन्त्रताकों नजदीक छा रहे हे तो स्कूलों पढते रहना आपका 
परम कत्तंव्य है। और आप यदि इनमे जाना बन्द तहीं करते तो आपको अपने 
बचनके अनुसार अपनी संस्थाके प्रति वफादार रहना चाहिए क्योकि प्रारम्भसे ही 
आपसे इसकी आशा रखी जाती है। आपको ढोगी नहीं वनना चाहिए; ऐसा 
नहीं होना चाहिए कि आप उनमें जाते भी रहे और मनमे उनके प्रति अश्वद्धा भी 
हो। मनमे अश्रद्धा होतेपर यह आपका परम ककत्तंव्य हैं कि आप स्कूल-कालेज 
केवछ छोड ही न दें, वल्कि खुल्लमखुल्ला घोषणा कर दें कि आपका उद्देश्य इस सम्पूर्ण 
व्यवस्थाकों तहसनहस करना है। एक बार में फिर कहता हूँ कि में केवल आपकी 
भावुकताकों नहीं उभारता चाहता, बल्कि चाहता हूँ कि आप अपनी वुद्धि और हृदय 
दोनोसे काम ले। मेरी प्राथंवा है कि आप मेरी बात ध्यानसे धुने और उसपर कुछ 
समयतक उचित विचार करनेके बाद ईश्वरके सम्मुख अपना निर्णय करे। यदि 
आप यह समझ लेगे कि काछेज छोडना कत्तंव्य है, तो फिर आप वहाँ एक भी' 
दिन और न रह पायेगे। आप दिलमें बदकेकी भावना रखकर, भविष्यमे कभी बदला 
निकालनेका अवसर पानेकी उम्मीदमें इन संस्थाओमें जाते रहे यह भी नहीं हो 
सकता। [गाधीजीने आगे कहा: ] 

वेसे इतिहासमें कपटपुर्ण भआाचरणके अनेक उदाहरण मिलते हे। सम्भव है 
कि ऐसी परिस्थितिर्में पढ़कर अन्य राष्ट्र कपटयू्ण आचरणका सहारा लेते; लेकिन 
असहुयोग आन्दोलनमें वह नहीं किया जा सकता। यह तो जुद्धीकरणकी प्रक्रिया है, 
और इसमें ईशइवरकी सहायताको भपैक्षा रहती है, सनृष्यकी नहीं। इसमें आवब्यकता इस 
बातकी है कि एक उच्च, आदशोपूर्ण ढंगसे अपने उद्देशके लिए बड़ेसे-बड़ा बलिदान 
किया जाये। इसलिए जब मुझे इस विचारका कोई व्यक्ति मिलता है कि छात्रोंको 
स्कूलोंमें तो बने रहना चाहिए, किन्तु उन्हें इन दंस्थाओंके प्रति दुर्मावना रखनी 
चाहिए और मौका मिलनेपर इन स्कूलोंके खिलाफ भरणान्तक प्रहार करना चाहिए, 
तब मुझे बहुत दुःख होता है। यदि हममें हमारे प्राचीन ऋषियोंका तमिक भी तेज 
शोष है, यदि मुसलमानोंमें इस्ासकों वर्तमान रूप देनेवाल़े फकीरोंके प्रति कुछ भी 
सम्मानका भाव है और वे “कुरानको” ठीक तरहसे पढ़ते हे, तो वे देखेंगे कि दोनों 
घर्मोमें कपट और बेईमानौके लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे सामलेसें छलकी कोई 
गुंजाइश नहीं है। हमारी लड़ाई तो शुद्ध घामिक लड़ाई है। यदि हम शेतानके तरीकों- 
से काम लेंगे तो निग्चय ही असफल रहेंगे। तव विद्याथियोंको वया करना चाहिए? 
में पहले ही कह चुका हूँ कि से कोई सौदेवाजी करनेके लिए नहीं आया हूं। लेकिन 
में जापको पिश्वास दिल्ला सकता हूँ कि यदि आप सामूहिक रुपसे स्कूलोंसे वाहुर चले 
आयेंगे तो राष्ट्रीय संत्यामोंकी कमी न॑ रहेगी। वे सभी नेता, जो इस समय सोते 


१९-८ 


११४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जात पढ़ते हे, जाग जायेंगे और आपके लिए स्कूल और कालेज स्थापित कर देंगे। 
गुजरातमें ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही सुरतमें भी। इन नेताओंका दोष 
क्या है? अहिसात्मक असहयोगमें उनका विश्वास नहीं है। इसीलिए उन्होंने कोई 
उत्साह नहीं दिखाया है। किन्तु यदि सभी विद्यार्यी स्कूल छोड़ दें तो मुझे आशा है 
कि बाबू सुरेखताथ बनजों भो हमारा साथ देंगे। मे यही चाहता हूँ कि इन स्कूलों 
और कालेजोका बहिष्कार करके आप अपने पेरोपर खड़े हों, यह न हो कि एक 
गुलामीमें से निकल कर दूसरी गुलामीसें फेस जायें। से चाहता हूँ कि विद्यार्थी 
पुरी तरह अपने पेरोंपर खड़े हों, वे नया जीवन व्यतीत करते हुए स्वतन्त्रताकी 
प्राणप्रद वायुमे साँस ले और अपने असहाय होतेकी भावनाकों स्वाबलम्बनर्में बदल दें। 
अन्‍्तर्में गांधीजीने मातापिताओके प्रति विद्याथियोंका कत्तंव्य बताते हुए कहा: में 
यहाँ केवल उन्हीं विद्याथियोंकी स्थितिपर विचार कर रहा हूँ जो १६ वर्षत्ते अधिक 
आयुके हे। हिन्दू यह मानते हे कि १६ वर्षकी आयुके बाद पुत्र मित्रवत्‌ हो जाता 
है। में यह नहीं चाहता कि छात्र निरंकुश होकर भाता-पिताकी आज्ञाकी अब- 
हेलना करें। यदि आपको यहु विश्वास हो कि आप सही रास्तेपर हे तो आप उन्हें 
अपनी बात हाथ जोड़कर समझायें। आप उन्हें यह विश्वास दिल्लानेका प्रयत्न करें 
कि आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। तब कोई भी माता-पिता अपने 
बेटेकी रायका अनादर नहीं करेंगे। माता-पिताओके दिमाग एक सांस तरहके सौंचेमें 
ढल चुके होते हे लेकिन भापके दिभाग तो स्वच्छ और प्रहणशील हे। इसलिए मतभेद 
तो हो सकते है। किल्तु हुगिज आप अपने माता-पिताओंकी रायके मुकाबले मेरी 
राय पतन न करें। हाँ, मेरी रायपर आपको विश्वास हो जाये तो आपको अपने 
माता-पिताकी आज्ञाकी अवहेलना करनेका अधिकार है। में आपते फिर कहता हूँ कि 
आप भावावेशर्में आकर कोई काम ते करें। क्षणिक आंवेशमें आकर आप स्कूलों 
और कालेजोंको छोड़ बेढें और फिर उनमें वापस जायें--इससे तो आपका वहाँ 
बने रहना हो ज्यादा ठीक है। उतावलीमें काम करनेका ततीजा तो केवल यही होगा 
कि आपको फिर कभी अपना संकल्प तोड़ना पड़ेगा और इस प्रकार बेइज्जत होना 
पड़ेगा। जाप कोई कदम उठानेसे पहले पचास बार सोचें। आप अपने मित्रों, माता- 
पिताओं भौर शिक्षकोसे परामर्श करें, और यदि फिर भी आपका विश्वास यही हो 
कि आप सही रास्तेपर हे तो आप स्कूल और कालेज छोड़ दें। 

स्कूल और कालेज छोड़ देनेपर भी आप उन विद्यारथियोंकी [वेश] भक्तिको 
कम न॑ मानें जिन्होंने स्कूल और कालेज नही छोड़े हे। मेने बहुबा देखा है कि जो 
छात्र स्कूल और कालेज नहीं छोड़ते उन्हें ताने दिये जाते है। आप जो स्वतन्त्रता अपने 
लिए चाहते हे, वही स्वतन्त्रता दृसरोंकों भी दी जानी चाहिए। सभाओमें भी आप 
हो-हल्हा करने या तालियाँ बजानेका पाइचात्य देशोंका तरीका न अपनायें। इससे 
कोई सहायता तो मिलती नहीं, उलदे विचार-प्रवाह रकता है। आपके सम्मुख कोई भी 


टिप्पणियाँ ११५ 


बकता क्यों न आये, आप संभीके भाषण समान आदरसे सुनें। आपके सामने जो काम 
है उसे पुरी लगनसे किया जाना है। इसलिए आपको चाहिए कि आप एकाग्र होकर 
उसमें जुट जायें। यदि आप चाहते है कि भारत एक वर्षमें स्वतन्त्र हो जाये, तो 
आप इत कार्यमें अपनी समूची शक्ति लगा दें। 

[अंग्रेजीसे ] 

अमृतबाजार पत्रिका, १६-१२-१९२० 


७२. टिप्पणियाँ 
बंगालमें दमन 

भारत सरकारने असहयोगके सम्बन्ध एक विज्ञप्ति! निकाली है। इसमें कहा 
गया है कि जबतक असृहयोग आन्दोलन अहिसात्मक वता रहेगा और जवतक वक्‍ता- 
गण वेताओं द्वारा निर्धारित मर्यादाओसे बाहर नही जायेगे, तवतक कमसे-कम फिल- 
हाल कोई दमन नहीं किया जायेगा। यह पढ़नेमे अच्छा रूमता है। मेने उसी समय 
कह दिया था कि इसमें कोई ज्यादा सचाई नहीं। दमन चछ रहा है, इस वातके 
सूत्र मुझे लगातार मिल रहे हैं। और अब तो नकाब उतर चुकी है। अब मुकदमोका 
ढोंग खतम कर दिया जायेगा और उनकी जगह भारत रक्षा कानूनके अन्तर्गत निकाले 
गये आदेशोप्ते काम छिया जायेगा। यहाँ कलकत्तासे जारी किया गया एक आदेश 
दिया जा रहा है: 


चूंकि कलकत्ताके पुलिस-कमिइनरकी यह राय है कि आप, कलकत्ताके 
नगेद्रनाथ भट्टाचायंजी ऐसे उत्तेजनापूर्ण सार्वजनिक भाषण देते हे जिनसे अप- 
राघोंको उत्तेजता मिलने, सार्वजनिक शान्तिभंग होने और कानून एवं कानूनी 
सत्ताके खिलाफ प्रतिरोध पंदा होने और उसके प्रति घृणा फैलनेकी सम्भावना 
है, इसलिए १ जून १९१० तक संशोधित रूपमें भारतीय दण्ड संहिताके १८६६ के 
अधिनियम के (ए)की धारा ३, खण्ड ६२-क और १८६६ के अधिनियम ११ की 
घारा ३ के लण्ड ३९ क के अन्तर्गेत उत्कों सोपी गईं शक्तियोंके अनुसरणमें, 
पुलिस कमिइनर आपको आदेश देता है कि आप, नगेख्नाथ भट्टाचार्यनी आज, 
६ नवम्बर, १९२० को तारीदसे एक वर्षतक कलकत्ता नंगर और उसके उप- 
नगरोंकी सौभाओंमें कोई उत्तेजनापूर्ण सार्वजनिक भाषण न दें। 


इस आज्ञापर ६ नवम्बरकी तारीख पडी है। यह पुरानी चाल है। कारण कुछ 
भी नहीं बतछाया गया है, उपद्रव होनेका एक अनिरदिचत भय प्रकट किया गया है 


१, नवम्बर, १९२० में जारी की गई । 


११६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


और उसीकों एक नवयूवककोी आवाज बन्द करनेका काफी कारण माना गया है। 
मुकदमा चलानेके ढोगसे भी एक उपयोगी प्रयोजन सिद्ध होता है। उससे अभियुक्त 
इतना तो जान लेता है कि उसकी स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध छगानेका कारण क्या है। 
ऊपर जो भादेश उद्धृत किया गया है, उसके अन्तर्गत श्री नगेख्रनाथ भट्टाचार्य भी 
यह नहीं जान पाये कि उनका अपराध क्‍या है, फिर जनताकी तो बात ही क्या। 
इसपर भी कुछ ऐसे लोग हे जो आशइचर्यके साथ पूछते हे कि इस देशमे घृणा क्‍यों है; 
और तब वे उसका कारण सरकारकी धूतंता और असहिष्णुता नही, बल्कि असहयोग 
ही बताते हे--वही अप्तदयोग जो इस घृणाकों नियन्त्रित करने और अन्तत समाप्त 
करनेका एकमात्र उपाय है। 
पंजाबमें भी 

कानूनके जरिये किये जानेवाले दमनके अछावा, एक प्रशासनिक दमन भी होता 
है; इस' प्रशासनिक दमनके मामलेमे पजाब बगालसे पीछे नहीं है। मौलाना जफर- 
अली खाँपर मुकदमा चलाकर उन्हे सजा दी ही गई थी। अब आगा सफदरको भी, 
जो बडे ही' खरे चरितके कार्यकर्ता, अपने क्षेत्रके बहुत प्रभावशाली व्यक्ति और 
खिलाफत-समितिके मन्‍्त्री हे, यह प्रशासनिक आज्ञा दी गई है कि वे सार्वजनिक 
सभाओमे भाषण न दे। अभी मेने इस आह्ययका एक तार ही देखा है। में इस मामडेमें 
भागे और जाँच कर रहा हूँ। छेकिन इस खबरकी सचाईमे सन्देह करनेका कोई कारण 
नहीं जात पडता। यदि इसे सच मान छे, तो इस आाज्ञासे प्रकट होता है कि 
पजाब-सरकार भाषणकी स्वतन्त्रताकों सहन नहीं कर सकती। छाला छाजपतरायने' 
हेफ्टिनेट गवरनरकों लिखे गये अपने तीखे पत्रोमे यह साफ बता दिया है कि सर 
माइकेल ओडायरके शासनमे पजाबियोकी जैसी हालत थी, सर एडवर्ड मेकलेगनके' 
शासममे कुछ उससे ज्यादा अच्छी नही है। नि सन्देह, सर एडवर्डके तरीके वैसे मनमाने 
नही हे जैपे सर माइकेल ओ'डायरके होते थे। किन्तु पजाबियोकों इससे क्या छाभ कि 
उनको जिस जजीरमे बाँव रखा गया है वह सोनेकी है या छोहेकी ” धोल्षा वेनेवाली 
सोनेका पानी चढी जजीरोसे तो साफ दिखनेवाली असली लोहेकी जजीरे हमेज्या ही 
अच्छी रहती हे। क्या अधिक तरम किस्मके वर्तमाव प्रशासतिक तरीकोके कारण, 
पंजाब तत्त्वत कुछ ज्यादा स्वतन्त्र है” क्या लोग ज्यादा आत्म-गरिमाका अनुभव 
करते है? अब समय आ गया है जब हमें सच्ची स्थिति समझ छेनी चाहिए। 
भारतके प्रशासनके पीछे जो भावना है वह बुरी, अपमानजनक और दासताके बन्धन 
दृढ़ करनेवाली है। इसलिए जो हमपर शासन करता है वह देवता है या दानव, इससे 
कोई फर्क नहीं पडता। मेने आगा सफदरके मामलेका जो हवाला दिया है उसका 
मतहृब सिर्फ यह बताना है कि सरकार जो बडी-बडी धोषणाएँ करती है, उसके 
कारतामोसे वे झूठी पड जाती है। 


१, १८६५-१९२८; समान-सुधारक और पक़ार; पणावके राष्ट्रवादी नेता । 
३, २६ महईं, १९१९ को पजावके छेपिस्मेन्ट गव्गर बने थे । 


टिप्पणियाँ ११७ 


कुछ बांकाएँ 

वाबू जनकथधारी प्रसाद चम्पारनमें मेरे सहयोगी थे।' उन्होने मुझे एक छस्बा 
पत्र लिखकर उत्तमे अपना यह विश्वास प्रकट किया है और अपने इस विश्वासके 
कारण भी गिनाये हे कि भारतको एक बडा भारी उद्देश्य पुरा करना है और उसका 
यह उह्ेदय अहिसात्मक असहयोगसे ही पूरा हो सकता है। लेकिन उनकी कुछ गकाएँ 
हँ। वे चाहते हे उनका उत्तर में सावंजनिक रुपसे दूँ। पत्र लम्बा है, इसलिए में उसे 
यहाँ नही छाप रहा हैँ, लेकिन उनकी छकाएँ विचारणीय हे और मुझे उनका उत्तर 
देनेका प्रथत्त करना ही चाहिये। वाबू जनकधारी प्रसादने उनको इस रूपमे रखा है। 


(क) क्या असहयोग आन्दोलनसे अंग्रेजों और भारतीयोंके वीच एक तरहकी 
जातीय घृणा पैदा नहीं हो रही है और क्या यह मानवमात्रमें प्रेस ओर भाई- 
चारेकी ईदवरीय योजनांके अनुकूल है? (ख) क्या होतान', दानंवी” आदि 
शब्दोंके प्रयोग्से ऐसा एक भाव नहीं ठपकता जो भाईचारेके विरुद्ध है और क्या 
उससे घुणाकों उत्तेजना नहीं मिलती? 
(ग) क्या असहयोग-आन्दोलन कथनोी और करनो दोनों ही में पुर्णतया 
अहिसात्मक और भावावेद्रहित ढंगसे नहीं चलाया जाना चाहिए ? 
(घ) बयां आन्दोलनके नियन्त्रणसे बाहर हो जाने और हिंसापूर्ण बननेका 
कोई खतरा नहीं है? 
प्रदत (क)के सम्बन्धमे मुझे कहना ही चाहिए कि यह आन्दोढून जातीय घृणा 
/ पैदा” नहीं कर रहा है। जैसा में कह चुका हूँ, इसके द्वारा [पहलेसे मौजूद घृणाको ] 
एक संयत अभिव्यक्ति मिलती है। आप बुराईका उन्मूलन उसको नजर-अन्दाज करके 
नही कर सकते। चूँकि में सब छोगोंगें भाईचारा वढाता चाहता हूँ, इसीलिए मेने 
मसहयोग आन्दोलन आर5म्म किया है ताकि भारत आत्मशुद्धिके जरिये अधिक अच्छे 
संसारका निर्माण कर सके। 

प्रहन (ख)के सम्बन्ध में जानता हूँ कि “शैतानी” जैसे शब्द कडे हे, छेकिन 
उनसे सत्य यथार्थ रूपमे व्यक्त होता है। ये व्यक्तियोंके नहीं, एक प्रणालीके सूचक 
है। यदि हम वुराईसे वचना चाहते हे तो हमें उससे घृणा अवश्य करनी पडेगी। 
लेकिन असहयोगसे हम बुराई और बुराई करनंवालेमें अन्तर कर सकते हे । यदि मेरा 
कोई भाई कोई खास आसुरी काम करता है तो मुझे उसको बतानमें कोई कठिनाई 
नहीं होती, मुझे इसका कारण उसके भ्रति मेरे मतमे पहलेसे घृणा रहना नही जान 
पडता। असहयोग हमें यह सिखाता है कि यदि हमारे साथियो्में कोई दोप हो तो 
उन दोषोंकी उपेक्षा किये बिना हम उनसे प्रेम कर सकते हें। 

प्रशन (ग)के सम्बन्धर्में " आन्दोलन निरचय ही विशुद्ध अहिसात्मक आधारपर 
चलाया जा रहा है। यह सच हैं कि सब असहयोगियोने अभीतक इस सिद्धान्तको 
पुरी तरह अपनाया नही है। लेकिन इससे तो यही पता चलता है कि हमें कितनी 


१६ १९१७ के गान्दोलनके समय । 


११८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बुराई विरासतमे मिली है। आतन्दोछनमे भावुकता तो है, और यह रहेगी। जिस 
आदमीमे भावुकता नहीं होती, उसमें कोई भावना भी नहीं होती। 
प्र (घ)के बारेमे: आत्दोलनके हिंसात्मक रूप छेनेका खतरा तो निदचय ही 

है, क्रेकिन जैसे हम स्वतन्त्रताका दुस्पयोग होनेके खतरेके भयसे स्वतन्त्रता पानेसे नही 
रुक सकते, उसी तरह अहिसात्मक असहयोगकों उसके हिंसात्मक रूप छेनेके ख़तरेके 
कारण नहीं छोड सकते। 

[अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, १५-१३-१९२० 


७३. चम्पारनमें डायरशाही 


भारत एक ऐसा देश है जिसमे आये दिन दु खज़नक घटनाएँ होती रहती है। 
इनमें भी सबसे ज्यादा घटनाएँ शायद चम्पारनमे होती है। पटताके 'सर्चलाइट 
अख़बारमे अभी हालमें एक ऐसी भयानक दु खजनक घटना होनेकी खबर छपी है। 
स्थानीय काग्रेस कमेटी, जिसके अध्यक्ष श्री मजहरुल हक है, इसकी जाँच कर रही 
है। में इसके निष्कर्पके बारेमें पहक्ेसे कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे मालम हुआ है 
कि बिहार सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है! लेकिन चूँकि में असहयोग भान्दो- 
लग सम्बन्धी दौरेके सिलसिल्ेमे मौलाना शौकत अछीके साथ उस समय बेतियामे था, 
इसलिए धटना-स्थलपर भी गया और उस थोडी देरमे जो कुछ में समझ पाया उसे 
नीचे दे रहा हूँ। 

यह दु खजनक घटना, पिछले ३० नवम्बरके लगभग, बेतियासे १४ मील दूर एक 
जगहपर हुईं थी। मे समझता हूँ कि इसमे सरकारका, अर्थात्‌ ऊँचे अफसरोका कोई 
हाथ नही था। अग्रेज बागात-मालिकोका भी कोई हाथ नही था। ऐसा माछूम होता 
है कि खास तौरसे यह पुलिसका काम था, और पुछिसने इसमे ऊँचे अधिकारियोकी 
गैर जानकारीमे बडी गेर जिम्मेदारीका काम किया है। 

इसकी शुरुआत ग्रामीणोके एक छोटेसे झगडेसे हुई। झंगडेमे थोडी मारपीट हो 
गई थी। इस सख्बन्धमे पुलिसने वहीके एक प्रभावशाली आदमीको गिरफ्तार किया। 
ऐसा लगता है कि इससे ग्रामीणोमे रोष फैछा और उन्होने उस आदमीकों छुडा लिया 
और जिन सिपाहियोने उसे गिरफ्तार किया था उनको भी घेर छिया। इससे पुलिसकों 
प्रतिष्ठाकों गहरा धक्का छंगरा, वह उसे सहन नहीं कर पाई। कहा जाता है कि 
वहाँके एक दारोगाने वहाँ छूट करवा दी जो पुलिसकी देखरेखमे और उसके कहनेके 
मृताबिक हुईं। पासके एक गाँवके छोगोने भी उसमे हिस्सा लिया बताते है। घरोमें 
कोई सामान -- अनाज और जेवर--- नही छोडा गया | कहा जाता है कि स्त्रियोको भी 
मारा-पीटा गया और उनके जेवर छीन छिये गये। एक स्त्रीने मुझे बताया कि उसे 
तनगा कर दिया गया और उसकी आँबो्ें धूल भर दी गई। शौचके लिए बैठी एक 
दूसरी स्त्रीके साथ भी ऐसा ही घोर अभद्र व्यवहार किया गया। गाँवके छोग कायरोकी 


चृम्पारनमें डायरआाही ११९ 


तरह भाग गये थे। छोगोने हमे वे घर दिखाये जिनमे अनाजके खाछो, टूट हुए कुठिले 
पडे थे, अताज इधर-उधर फौला हुआ था, वडे-वडे सन्दूकोके ताले तोड डाले गये थे 
और उनको खोलकर उनकी चीजे निकाछू छी गई थी। 

कहनेकी जरूरत नहीं कि जिस आदमीकों पुलिसकी हिरासतसे छुडवा लिया गया 
था, उसे अत्य कई लोगोके साथ पुलछिसने उसी समय फिर गिरफ्तार कर लिया । इनमे 
एक वहीका ब्रह्मचारी है। वह काफी प्रभावगाली आदमी है। उसने पचायतें कायम 
की हैँ और वह उनके जरिये वहाँके झगडोका निपटारा करता है। उसकी कारंबाईसे 
गाँवमे पच-फैसलेके सिद्दान्त छोकप्रिय हो रहे है। पुछिस स्वभावत ही उसका असर 
कम करना चाहती थी। उसे शक था कि उसको सत्ताकों चुनौती देनेके लिए लछोगो- 
को भडकानमे उप ब्रह्मचारीका हाथ है; (मुझे जो साक्षी मिली है उससे ऐसा ही 
लगता है) | इसलिए पुलिसने ब्रह्मतारीको पकड़ छिया है और अब वह जमानत- 
पर छूट चुका है। 

शायद अब मूकदमे चलाये जायेगे। इनका क्या नतीजा होगा उससे मुझे कोई 
मतलव नहीं। जो लोग गिरफ्तार किये गये हे उनमे से कुछको गढी हुई गवाहीके 
भाधारपर सजा भी दी ही जायेगी। वादी और प्रतिवादी दोनो पक्षोकी ओोरसे जितनी 
झूठी गवाही चम्पारनमें दी जाती है, उतनी भारतमे किसी दूसरी जगह नही दी जाती। 
भल्ले ही यह अविश्वासनीय छगे किन्तु जो घटना मेने यहाँ दी है वह अपने दगकी 
पहली नहीं है। चश्मारतके किसान जितने अस॒हाय और भय-त्रस्त है, उतने मेने किसी 
दूसरी जगहके नही देखे। वे पुलिसके आते ही डरके मारे अपने गाँव छोडकर भाग 
जाते हे। पुलित भी ऐसी ही भ्रष्ट हो गई है। उसमे रिव्वत और भ्रष्ठाचा रका बोल- 
बाला है। और जब कभी लोगोने पुलिसके व्यवहारपर रोप प्रकट किया है, जैसा कि 
इस मामलेभे हुआ, उन्हें आातकवादी तरीकोंसे कुचछ कर और अधिक असहाय वना 
दिया गया है। स्थानीय “ डायरो ” के इस कार्यम मजिस्ट्रेटोका योगदान कुछ कम नही 
रहा है। 

कभी-कभी मजिस्ट्रेटोने या सरकारने पुलिसकों छानत-मछामत भी की है। किस्तु 
वह उप्क़ी परवाह नहीं करती। पुलिसके छोटे क्ंचारियोकों तो उस कानत-मला- 
सतका पत्मातक नहीं चलता, और वे और भी कम परवाह करतें है। आतकके ये 
तौर्तरीके जारी हूं और खूब इस्तेमाल किये जाते है। 

तब लोगोकी सहायता कंसे की जाये ? यह भ्रष्टाचार कंसे हटाया जाये ? सर- 
कारी तौखर जाँच करवानेसे तो यह निरचय द्वी सम्भव नही है। उससे तो पुलिसकी 
ताकत ही बढेगी। पुलिस इस वक्‍त अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं, वह सवृत खतम 
कर रही है। अगर गाँवके लोग अदाछतोके जरिये न्याय पावा चाहे तो उससे भी 
तिदचय ही कोई छाभ न होगा। मेरा पक्का विश्वास है, और यह विव्वास मुकदमोंके 
कागजातको पढनेके वाद बना है, कि ज्यादातर मुकदमोमे छोगोने अपना रुपया ही 
वरखवाद किया है, अपनी ताकत ही घठाई है। वकीलो और रिव्वतखोरोंकों इतना 
सारा रुपया देकर इक्के-दुक्के मामढेमे ही कोई निर्दोष आदमी कभी छूट पाया है। 


१२० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


पुलिसमें मुख्यत, हमारे ही आदमी हे, इनका प्रतिरोध किए बिना ही इन्हे 
नेक बनाया और अपने पक्षमें लाया जाना चाहिए। दया करनेके वजाय हमने 
भबतक उनको अनावद्यक रूपसे बदतास ही किया है। वे तो एक कुटिल, और 
शर्मनाक प्रणाल्ीके शिकार हे। में तहीं मानता कि भारतीय पुलिस अपने आपमें 
बुरी है और सरकार उसे सुधार नहीं सकती। इसके विपरीत, यह शासन-प्रणाली 
ही ऐसी है कि उसमें ईमानदारसे-ईमानदार आदमी भी अ्रष्ट हो जाते हे। वह 
चाहती है कि उप्तके कार्योकी कोई नृक्‍ताचीनी न हो और उसे मनमानी करनेकी 
छूट प्राप्त रहे। उसने अपनी प्रतिष्ठाका एक हौआ खड़ा कर रखा है। वह अपनेको 
पूर्णत. सरक्षित और गलतीसे परे मानने छूगी है। 

इसलिए स्थानीय छोगोकों चाहिए कि वे सवंत्र पुलिसके साथ मैत्रीके सम्बन्ध 
बनाएँ। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे उससे या उसके दण्डसे डरा 
छोड़ दे | 

इस मामलेमे गाँवके लोगोको यह सलाह दी जाती चाहिए कि वे इस अन्यायकों 
भूल जाये। अगर गाँवके लोगोकों मित्रोकी मददसे अपनी छुटी हुईं सम्पत्ति मिल सके 
तो उसे वापस ले लेता चाहिए। उन्हे कंदकी सजा भी धीरजके साथ भुगत लेती 
चाहिए। उन्हें प्रतिवादीके रूपमे अपना कोई वकील खडा नहीं करना चाहिए। उन्हे 
अदाल्तको सारी बात जैसी है वेसी ही बता देनी चाहिए। उनके खिलाफ गलत 
बातें कही जाये, या उन्हें यह ताना मारा जाये कि उनकी बातोमे तो कोई तत्त्व 
ही नही है तो भी उन्हें यह सब सहन कर लेना चाहिए। 

और यदि भविष्यमे या जब भी ऐसी घटनाएँ हो, वे अपनी रक्षाके लिए तैयार 
रहूँ। इस प्रकारकी स्थितिमें वे अपने शरीरकी, या सम्पत्तिकी रक्षामे चोट पहुँचानेके 
बजाय यदि मर्दोकी भाँति उत्पीड़न सह सके और अपनेकों लुट जाने दे तो बहुत 
अच्छा होगा। यह वस्तुतः उत्तकी सबसे बड़ी विजय होगी। किन्तु उतनी सहनशक्ति 
केबछ बरसे आ सकती' है, दुबंछतासे नहीं। जबतक यह शक्ति वे अपने अन्दर पैदा 
नहीं कर पाते तबतक उन्हें अन्यायीका सामता [शारीरिक ] शक्तिसे करनेके छिए 
तैयार रहना चाहिए। जब पुलिसका कोई सिपाही किसीको गिरफ्तार करनेंके लिए 
नहीं, बल्कि तंग करनेके छिए आता है तव वह अपने अधिकारका अतिक्रमण करता 
है। तव नागरिकका यह एक अनिवाय॑ कत्त॑व्य है कि वह उसे छुटेरा माने एवं उससे 
वैसा ही व्यवहार करे। इसलिए वह उसको लूटपाट करनेसे रोकतेके लिए पर्याप्त 
शक्तिका उपयोग करे। वह अपनी महिलछाओके सम्मानकी रक्षाके लिए निश्चय ही 
शक्तिका डटकर प्रयोग करे। अहिसाका सिद्धान्त कमजोरो और कायरोके लिए नहीं 
है; वह तो वीर और ब्र्वित-सम्पन्नोके लिए है। सबसे अधिक वीर तो वह पुरुष 
होता हैं जो मारता नही है, बल्कि कोई उसे मारे तो स्वेच्छासे मृत्युका वरण करता 
है। वह किसीकों मारनेसे, चोट पहुँचानेंसे अपना हाथ इसलिए रोकता है कि वह 
जानता है कि किसीको चोट पहुँचाना गलत काम है। चम्पारनके ग्रामीण ऐसे नहीं 
है। वे तो पुलिसकों देखते ही भागते हे। यदि उन्हे कानूनका भय व हो तो वे 


चम्पा रनमें डायरशाही १२१ 


पुलिसके सिपाहीपर चोट कर देंगे और उसे मार भी डालेगे। इसलिए उन्हे अहिसाका 
श्रेय नहीं मिलता; बल्कि इसके विपरीत कायरता और अपौरुषका छाछन मिलता है। 
वे सरकार और भनृष्य दोनोकी नजरोमे निन्‍्दनीय हे। 

किन्तु चम्पारनके छोग जैसी गिरी हुई हालतमें हूँ उसे देखते हुए उनके बीच 
अत्यन्त संभल कर कार्य करना चाहिए। यदि कार्यकर्त्ता और वहाँकी जनता पुलिसको 
उसके वैध कर्तंव्योका पालन करनेसे रोकेगी, तो गलती करेगी; भल्ते ही प्रुलिसके 
कार्य गैर-कानूनी सिद्ध हो या उनको गैर-कानूनी लगते हो, यदि पुलिस वारटके विना 
गिरफ्तारी करती हैं तो भी उसके आड़े नहीं आना चाहिए। कानून अपने हाथमें 
नही ढेना चाहिए, बल्कि उसका पूरायूरा पाछन करना चाहिए। चाहे कुछ भी क्यो 
न हो जाये कानूतका आश्रय न छेना हो किसी भी भयंकर भूलसे वचनेका उपाय है। 
इसलिए, यदि वे गलतीपर हो तो हर हालतमें सजा भुगतेगे। और जब वे ठीक मार्ग 
पर चढ रहे होगे, तब बहुत सम्भव है वे सजासे वच जायें। उन्हे यह सन्तोष तो 
सदा रहेगा ही कि उन्होंने अपनी सम्पत्तिकी और उससे भी बढ़कर अपनी महिलाओके 
सम्भानकी रक्षा की है या करनेका प्रयत्न किया है। इस मामलेमे, गिरफ्तार किये गये 
भनृष्यको छूडा छेता अनुचित था, भले ही गाँवके लोगोकी दृष्टिमे वह निर्दोष रहा 
हो। उनका यह कार्य इसलिए गछत था कि कानूनन पुलिसको गिरफ्तारी करनेका 
हक है। किन्तु पुलिसके आते ही उनका भाग जाना, उनकी कायरता थी। यदि 
वे अपनी महिलाओं और माछकी रक्षा करते तो यह ठीक होता। यदि वे भागे न 
होते तो वे बहुत अधिक सख्यामे होनेके कारण अपनी सम्पत्तिकी रक्षा कर छेते और 
वहाँ जमे रहनेसे ही अपनी स्त्रियोकों भी बचा छेते। उस अवसरपर पुलिसको झारी- 
रिक रूपसे जितनी चोट पहुँचाना अत्यावश्यक था उससे अधिक पहुँचाना तो कदापि 
उचित न होता। आवश्यकतासे अधिक बलका प्रयोग करना सदा ही कायरता और 
पागरूपन होता है। वीर मनुष्य चोरकों मार नहीं ठालता; बल्कि उसे पकड़कर 
पुलिसको दे देता है। उससे भी अधिक वीर वह होता है जो इतना ही बलू-प्रयोग 
करता है कि चोरकों घरसे निकाल दे और फिर उसके वारेमें सोचेतक नहीं। 
सबसे अधिक वीर वह होता है जो समझता है कि चोर उससे अधिक समझदार नही 
है, अत उसको समझाता है, और यद्यपि चोर उसपर प्रहार कर सकता है भौर 
उसे मार डाल सकता है, किन्तु इतना खतरा होनेपर भी वह उसपर वदलेमे प्रहार 
नहीं करता। कुछ भी हो, हमें यह कायरता और नामर्दी तो हर हालतमे अपने 
अन्दरसे निकाल देनी चाहिए। 

[भग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १५-१२-१९२० 


७४. प्रत्युत्तर 


सवंश्री पोपले और श्री फिल्प्सने “भारतके अग्रेजोंके नाम” शीप॑क मेरे पत्रका 
उत्तर देतेकी कृपा की है। उन्होने जिस मंत्री-भावसे अपना पत्र” लिखा है, में उसकी 
हृदयसे प्रगंसा करता हूँ। परन्तु मेरे और उनके मतोमे वुनियादी अन्तर है और उसके 
कारण फिलहाल तो हममें मतंक्य नहीं हों सकता। जवत॒क मुझे इस वातका विव्वास 
था कि अपनी गम्भीर भूछोंके वावजूद, ब्रिटिग साम्राज्य संसार और भारतके कल्याणके 
छिए कार्य कर रहा है, तवतक में उससे उसी तरह चिपटा रहा जैसे वच्चा अपनी माँ- 
की छातीसे चिपटा रहता है। परन्तु अब मेरा वह विष्वास जाता रहा है। अंग्रेज 
जातिने पंजाव और खिछाफतके विरुद्ध अपराधोंका प्तमर्थन किया है। में यह मानता 
हैँ कि कुछ अल्पसंल्यक अंग्रेज ऐसे हे जो उनसे अस॒हमत हूँ। परन्तु जो अल्पसत्यक 
केवल अपनी राय प्रकट करके सन्‍्तोष कर देते हे वें अन्यायीकों सहायता ही पहुंचातें 
है और अन्यायमें भागीदार बनते हे। 

जव किसी व्यक्तिमे वुराइयाँ अधिक होती हे और अच्छाइयाँ कम, तो कोई 
भी उप्तकी अच्छाइयोकों चुन-चुनकर उनकी प्रणंसा तहीं करता और जनतासे उनको 
प्रगसनीय माननेके लिए नहीं कहता। अच्छाईका दिखावा करके वुराइयीकों हहका 
करना और अप्नाववान लोगोकों जालमे फेंसाना, यह चाल शैतानको वहुत पसन्द है। 
संप्तारके पास बैतानकों हरानेका एक ही मार्ग है; उससे घृणा करना। जो अंग्रेज 
अपने मान्य आदर्जोपर अमल कर सकते हे, उनको में आमत्रित करता हूँ कि वे असह- 
योगमें भाग ले। जिस समय अग्रेजोके साथ बोजरोका युद्ध हो रहा था, श्री इत्ल्यू 
दी० स्टेइ' अंग्रेज फौजोंकी पराजयकी प्रार्थवरा करते थे और कुमारी हाँवहाउ्स वोअर 
लोगोंकों युद्ध जारी रख्ननेके लिए कहती थीं। बोअरोंके साथ जो अन्याय किया गया 
था, उसकी अपेम्ा भारतके साथ किया गया विश्वासधात कही अधिक बुरा है। वोअर 
लछोगोने अपने अधिकारोंके लिए युद्ध किया और रक्त वहाया था। इसलिए जब हम 
अपना रक्त वहानेके लिए तैयार हो जायेंगे तो हमारा अधिकार भी मूर्त हो जायेगा 
और तब वीस्पूजक यह संसार भी उसे समझने और उसका आदर करने छगेंगा। 


१. देखिए खष्ड १८, पृष्ठ ३९७-४०० 

२, १५ नवम्बर्कों वंग्जेर्से लिखे गये इस पत्रमें सर्वेश्षी पोपछे और फिडिप्सने अन्य वा्तेकि मछावा 
पद भी छिखा है कि वे भारतके शासक होनेकी अपेक्षा उसके सेवक होना अधिक पसन्ढ करेंगे । 

३. विल्थिम येंमस रेड (१८४९-१९१२); भंग्रेज कार और सुपारक; जिनके उ्ोग भौर 
मौल्कि विचारोंका उप जमानेक्की पकारिता और राजनीतिंपर गहरा अत्तर पढ़ा! इल्हेंनि बढ़े छत्ताइसे 
इंग्लैडमें झान्ति-आन्दोनका समर्थन किया था । ु 

४. एमिली हॉंवद्वाउस, झाार विचारोंक्ी एक भंग्रेज महिला; गावीजीने अपनी आत्मकंपार्ग हलक 
उल्लेख किया है । 


प्रत्युत्तर १२३ 


परल्तु सर्वश्री पोपछे और फिलिप्सने इस वातपर एतराज किया है कि में आज 
उन छोगोके साथ हूँ जो जक्ति होनेपर तलवार भी उठा सकते हे। में इसमें कोई 
बुराई नही देखता। उनका उद्ृदय भी उतना ही ठीक है जितता मेरा। और फिर 
रक़तहीन सघर्षकों विजयी वननेमें सहायता देकर तलवार उठानंकी तौवत ही न आने 
देना अधिक यूकित-सगत नहीं है? जो छोग मानते हे कि भारतीय सचाईपर हे वे 
इस' अहिसात्मक आत्दोलनकों सहायता देकर ईदवरका कार्य ही करेगे। 

इन अग्रेज मित्रोका एक दूसरा एतराज भी है, और वह अधिक सगत है। यदि 
मृसलमानोकी माँगे स्यायपूर्ण न होती तो उनका साथ देकर में स्वयं अनूचित कार्य 
करता। असलमे मुसलमानोकी माँग यह नहीं है कि गैर-मुसलमानों या गैर-तुकियोपर 
विदेगी शासन वना रहे, भारतीय मुसलमान आत्म-निर्णयके विरोधी नही है । परल्तु 
वे आत्म-निर्णयके नामपर मेसोपोटमियाके शोषणकी अन्यायपूर्ण योजनाका अन्तत॒क 
विरोध करेगे। आर्मीनियाकों स्वतन्त्रता देनेके झूठे वहानंकी ओटमे टर्कोकों और 
उसके द्वारा मुसलमानोकों नोचा दिखानेका जो जानवूझकर प्रयत्न किया जा रहा है, 
उसका विरोध वे अवश्य करेगे। 

उनका तीसरा एतराज विद्याल्योके सम्बन्ध है। में मिशनके या अन्य विद्या- 
लयोकों सरकारी रुपयेसे चलानेका विरोधी हूँ। यह सच है कि किसी समय यह रुपया 
हमी लोगोका था। जिस डाकूने मेरा घन, धर्म और सम्मान लूटा है, वही डाकू यदि 
इन भक्ते पादरियोकों रुपया देता है, तो क्या इस रुपयेसे मेरी शिक्षाका प्रवन्ध करना 
उनके लिए उचित होगा, क्योकि यह रुपया तो पहले ही मेरा था? 

मेने स्वय मारतकी आथिक लूट सहन कर ली थी। परन्तु जब पजावमें किये 
गये अत्याचारोसे हमारी इज्जत लुटी और टर्कके साथ किये गये अन्यायसे हमारा 
धर्म लूटा, तब मेरा उनको सहन करना पाप होता। मेरे उपर्युवत्त ऋव्द कडे हे। 
परन्तु इनसे नरम शब्द मेरे गहरे विश्वासको व्यक्त करनेमे समर्थ नहीं हो सकते। 
यह कहनेकी जरूरत तहीं कि सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारसे सम्बद्ध विद्या- 
लयोके वहिष्कारका अर्थ तवयुवकोकों शिक्षास्रे बिलकुल वचित कर देना नही है, 
जितनी तेजोसे ये विद्यालय खाली हो रहे हे उतनी ही तेजीसे राष्ट्रीय विद्यालयोकी 
स्थापना की जा रही है। 

सर्वश्री पोपले और फिलिप्सका खयाल है कि पंजाव तथा खिलाफतके मामलेमे जो 
अन्थाय किये गये हे उनसे मेरी स्याय-भावना मलिन हो गई है। में समझता हूं, ऐसा 
नही हुआ है। मेने तो मित्रोसे कहा है कि यदि भारतपर ब्रिटिण सत्ता कायम होनेका 
(जाना-वूझा, सोचा-विचारा) कोई अच्छा परिणाम निकछा हो, तो वे मुझे वतायें। में 
पुन इसी अनुरोबको दुहराता हूँ और उन्हे विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मूझे यह माछम 
हो जाये कि खिलाफत तथा पजावके विषयर्मं अपनी उत्कट भावताके वशीभत होकर 
मेंते कोई मूल कर दी है तो में उसको सुवारतेका पूरा प्रयत्न करूँगा। 

[ अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १५-१२-१९२० 


७५. भाषण : ढाकामें 


१५ दिसम्बर, १९२० 


पिछली बार जब मौछाना शौकत अली ढाका आये तव भी मेरी यहाँ आनेकी 
बडी इच्छा थी। आज मुझे यहाँ आनेपर बहुत खुशी हुई है। मुझे दुख है कि आज 
पहली बार भूझे ऐसा लगा है कि मेरी आवाज साथ नही दे रही । 

इस सरकारने भारतीयोके साथ एक बहुत बडा अन्याय किया है। इसने हमारे 
मुसलमान भाइयोकों बहुत धोखा दिया है। सभी भारतीय जाततें हे कि भारतीयोकों 
पंजाबमें पेटके बल रेगाया गया था। बहुतसे निर्दोष छोगोको पजावके न्यायाधीश्ोने 
मौतकी सजाएँ दी और बहुतोकों जेछ भेज दिया है। पंजाबमें हमारे छात्रोके साथ 
बडा अन्याय किया गया है। छोटे-छोटे वच्चोकों वहाँ चार-चार बार [ ब्रिटिश झढेको ] 
सलाम करनेकी भाज्ञा दी गई थी। मेरा लखुदका खाक है कि जिस सरकारने हमारे 
साथ इतना बडा अन्याय किया, उसके प्रति वफादार रहता पाप है। स्वतन्व्रताको 
प्यार करनेवाला प्रत्येक भारतीय मेरी ही तरह सोचेगा। उसका कत्तंव्य है कि वह या 
तो इस सरकारको मिटा दे या इसे सुधार दे। (तालियाँ) मुझे इस बातका दुख 
नहीं हैं कि मेरी आवाज काम तहीं दे रही है, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि 
जो काम आप करने जा रहे हे उसमें आपको अपनी आवाजका इस्तेमाल करनेकी 
जरूरत नहीं। आपके लिए दो काम बहुत जरूरी हे: पहला, सभाएँ करता और 
उप्तमे कुछ :स्ताव पास करना; और दूसरा, उन प्रस्तावोपर अमल करता। हमारे 
सामने यह अवसर आ। गया है। हमारा ज्यादातर काम ठोस होगा। अब हमको जुलूस 
तिकाछता बन्द कर देना चाहिए, क्योकि अबतक हम देख चुके हे कि उनसे भारतके 
छोगोंको कोई छाभ नहीं हुआ। हममे प्रबन्धकी शक्ति नहीं है। “ हिन्हू-मुसलमानोकी 
जय” -... यह मेरे खयालसे ईश्वरसे एक तरहकी प्रार्थना है। वन्देमातरमू-गीत भारत 
माताकी वन्दना है। हमारे बंगाली भाइयों-जैसा शक्तिशाली संगीत भारतमे अन्यत्र 
कही नहीं मिल सकता। यदि आप अपने देशकी पूजा सच्चे हृदयसे करना चाहते 
है तो जो-कुछ यह परिखाता है. वह आपको सीखना चाहिए। मेरे खबालसे यह शिक्षा 
सामान्य लोगोमें प्रचारित की जानी चाहिए। पिछले ३५ वर्षंसे हम बहुत दूषित शिक्षा 
पाते रहे हे, नतीजा यह है कि उन्नति करनेके बजाय हम ३५ वर्ष पीछे पड गये 
है। स्वर्गीय दादाभाई नौरोजीने छिखा था' कि सेनापर और रेलोपर खर्च दिन-अतिदित 
बढ़ रहा है। भारतके व्यापारकी ऐसी दुरवस्था हुई हैं कि देशका करोडो रुपया हर 
साल विदेशोंमें चला जाता है। रौछट ऐक्ट', प्रेस ऐक्ट, छात्रोंका बाध्य किया जाता, 


१. अपनी पावर्टी ऐुँढ द्‌ अन-ब्रिटिंश हूछ इन इंडिया, पुस्तक । 
२, देखिए खण्ड १६ | 
३६ १९१० का । 


भाषण ; ढाकामें १२५ 


और स्त्रियोंका वेपरदा किया जाना--ये घटनाएँ दादाभाई नौरोजीके समयमें कभी 
घटित नही हुईं थी। यदि आप कहें कि हमारे लिए कौप्रिल बना दी गई है और 
लॉड सिन्हा विहारके गवनेर नियुक्त किये गये हे, यह हमारे ऊपर कृपा की गई है, 
तो में आपसे कहूँगा कि अब आप पूरे गुठाम बन चुके हे। भारतकी दशा अवसे ५० 
वर्ष पहले जितनी वूरी थी, अब उससे ज्यादा बुरी है। भारतीय ५० वर्ष पहढ़ेकी 
अपेक्षा अब ज्यादा कायर है। ५० वर्ष पहले उनमें इतनी ताकत थी कि थे तलवार 
लेकर छूड सकते थे, केकिन अब वे पहलेसे कमजोर हो गये हे। भारतको गुलामीकी 
जंजीरोसे छुडाना बहुत मुशिकल हो गया है। मुसछमानोकों वहका कर विदेशोमे जाने 
और तुकसि छडनेके लिए राजी कर लिया गया और मेसोपोटामियाको कब्जेमे कर 
लिया गया। हमारी सरकारने हमें सुधार-्योजना' दे कर सान्तना दी, और साथ 
ही रौलट भी पास कर दिया। भाखमे ऐसी घटनाएँ हुई हे जिनके कारण भारतीयोको 
जमीनपर नाक घिसनेतक का अपमान सहना पडा है। पजावके मामलोकी जाँचके 
लिए काग्रेत द्वारा नियुक्त समितिमें भेरे तथा पण्डित मदनमोहन मालवीय, पण्डित 
भोतीछाल नेहरू, हरकिशन लाल, लाला गिरधारीलाल औभौर जयकरके' साथ काम 
करते हुए, श्री सी० आर० दासनें जो सेवाएँ की हे उन्हे भारत कभी नहीं भूछ 
सकता। जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो मेने उसके निष्कर्ष काफी का£-छाँटके साथ 
स्वीकार किये और ठान छिया कि या तो इस सरकारको मिटा दूंगा या डरकर रह 
जाऊँगा। हम उस पतित शासककी', जिसने पजाबकों वस्वाद कर दिया, पेशनतक नहीं 
रुकवा सके। मेने शौकत अली और मृहम्मद अली, दोनों भाइयोसे दोस्ती कर ली है, 
ओर अपने भारतीय भाइयोके सामने वचन दिया हैं कि में उनके पक्षमे छडता रहूंगा 
और यदि मुसलमान भाइयोकी माँगे मान नहीं छी जाती तो अपने जीवनकी आहुतितक 
दे दूँगा। में खिलाफत॒के लिए अपने प्राण दे दूँगा। हमारा धर्म यह नही सिखाता कि 
हम अपनी तलवारोसे अग्रेजोके गे काटे। यदि हम भारतमें अपनी तलवारे काममें 
छा सके होते तो मुहम्मद अछी और शौकत अछी दोनो कभी चुप नही बैठते। उन्होने 
मुसलमान जातिका हित करनेके ख़यालसे अपनी तलवारे म्यानोमे रख ली हे। आपके 
सामने जो आन्दोलत चल रहा है, वह अहिसात्मक अस॒हयोगका आन्दोछन है! अगर 
आप एक सालके भीतर भारतको स्वतन्त्र करना चाहते हे ---जब में एक साल 
कहता हूँ तो में मजाक नही करता, मेरा मतछूब सचमुच एक साल ही है -- तो आप 


१. भोस्टिय्यु-चेम्सफोर्ट सुधार योजना । 

२. कांग्रेस द्वारा भप्रैल १९१९ में पजावके उपद्ृवोक़ी जॉचके लिए नियुक्त उप-समिति । 

३. मुकुल्द्राव रामरव जपकर (१८७३-१९५९ ); व्व॒ईकि वकीड भौर उदाझलीप नेता; इन्होंने 
राजतैतिक समझौतेकी वातचीतमें प्रमुख हिस्सा लिया था । 

४. १८७५-१९२०: प्रसिद्ध वक्षीछ और कागरेसके नेता । 

श पजाबके उपद्र्वोकि साबन्थमें उत उपन्‍्समितिक़ी रिपोट जो २५-३-१९२० को प्रफाशित की 
गई थी । 

६. सर मास्केह ओठायर । 


१२६ सम्पूर्ण गाधी' वाइमय' 


इस आन्दोलनकों स्वीकार कर छीजिए। भारतकी केवल एक पाठ पढता है, और वह 
है विभेयताका पाठ। जब भारतके लोग निर्भय होना सीख छेगे, तब में समझूंगा कि 
भारत स्वृतत्त्र हो गया। अब आपको अमछी कदम उठाने चाहिए। “अहिसात्मक ” 
और “कऋमश प्रगति” ये दोनो शब्द असहयोगके अंग हे। हममे अभी इतनी श्रक्ति 
नही है कि किसानोंके पास जाकर उन्हें गान देना बन्द करनेके लिए कह सके या 
सेनाके स्षिपाहियोसे कह सके कि वे अपनी नौकरी छोड दे। जब समय आयेगा तब 
हम तलवारोका उपयोग करेगे। जो मनृष्य उचित समयपर तलवार नहीं उठाता वह 
मूर् है, और जो अनुचित समयपर अपनी तछबार उठाता है, बह भी नासमझ्न 
है। असहयोगका प्रइनन आपके सामने प्रस्तुत है। भारतीयोको केवक एक बात याद 
रखनी चाहिए, वह यह कि उन्हे अपने मनसे भय निकाल देना है। यदि भाप अपने 
मनसे भय निकाल दे तो आप भी यही मानेंगे कि भारत स्वतल्त्र हो गया है। जब 
मुझे यह खयाल आता है कि भारतीय कितने कायर हो गये है, तब में दूं समे डूब 
जाता हूँ। भारतीय कमसे-कम ५ वर्षके लिए ही सही, भय त्याग दे। 

आप “ अहिसात्मक ” और “ ऋ्रमण. प्रगति” इन दोनो शब्दोकों नहीं छोड सकते, 
ये तो “ असहयोग ” शब्दके साथ जोडे गये हे। यदि भारतके लोग इसे स्वीकार कर 
ले, तो वे अपने मताधिकारका ही नही, अपनी सम्पत्ति और प्राणोका भी त्याग कर 
देगे। यदि हमारे नेता खिताबयाफ्ता भारतीयों, वकीछो, छात्रो और कौसिलोके संदस्योके 
पास जायें और उनसे अनुरोध करे, तो मेरा पक्का विश्वास है कि वे उन्हें त्यागता 
स्वीकार कर छेगे और वे सोचेगे कि उनका पोषण करनेवारा तो केवछ ईश्वर है, 
न कि सरकार, अदालते और कौसिले। अगर आप ऐसा करे तो आपको किसानों 
और सिपाहियोके पास जानेकी जरूरत नहीं होगी। तब मुसलमान इस्छामकी ही नही, 
भारतकी भी रक्षा कर सकेगे। मे भारतके छोगोको और विशेषरूपसे बगालके छोगोको 
उस कार्यके लिए बधाई देता हूँ, जो उन्होने मतदानके सम्बन्धमें' किया है। हम 
धौरजसे काम करेगे। इसीसे पष्डित मदनमोहत माहूवीयः और दूसरे नेता, जिनमें 
हमारे भाई सुरेन््रताथ बनर्जी भी है, हमारे साथ आ सकेगे। 

हमे शाल्तिसे काम करना चाहिए। मेरा खाक है कि हम अपने इन माइयोको 
डरा-धमकाकर अपने साथ नहीं मिक्ा सकते। मुझे जब यह मालूम हुआ कि एक 
उम्मीदवारके ऊपर मैला फेंका गया और एक मतदाताका कान काट लिया गया, तो 
मुझे बहुत दुख हुमा। निश्चय ही, ये बहुत घृणित कार्य है। हमे अपने भाइयोके 
पास बहुत ही न्रतापृर्वक जाना चाहिए और अपनी बात उनके दिलोमे बैठानी चाहिए 
और प्रेम और दयासे उतका हृदय जीतना चाहिए। यदि आप इस तरह धीखजसे 
और लगनसे काम करेगे, तो मे आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक सालके भीतर, 
अबसे ९ महीने बाद, भारत अवद्य स्वतन्त्र हो जायेगा; और मुसलमान निषतय ही 
इस्लामको खतरेसे बचा छेगे। में छात्रोसे अनुरोध करता हूँ कि आप पजाबकी घट- 
ताओ और इस्हामकी स्थितिपर विचार करे। यदि आप विचार करेगे तो आपको 


१. लोगोंकों नवम्बर १९१० में विधान-रिकके खुनावोंमें मतदान देनेसे रेकनेके सम्बस्धम ! 


भाषण : ढाकामें १२७ 


पता चढेगा कि यह राज्य शैतानका राज्य है, रावणका राज्य है। अगर आपसे कहा 
जाये कि आपको मुफ्त शिक्षा दी जायेगी, तब भी आपको रावणके स्कूलोम नहीं 
जाना चाहिए क्योकि उनमें शैतानियत भरी है। में अपने किसी भी अग्नेज भाईकों 
शैतान नहीं कहता। में श्री शौकत अछी और श्री दासको जिस तरह प्यार करता 
हूँ, उसी तरह अग्नेजोको भी करता हूँ। लेकिन में इतना ही कहता हूँ कि यह शासन 
शैतानका शासन है। यदि ईहवर मुझे पर्याप्त शक्ति दे दे, तो में सरकारकों या तो 
सुधार दूं या समाप्त कर दूँ। में सरकारको सुधारे बिता चैन नही छूंगा। में बहुत 
अच्छी तरह जानता हूँ कि में आज सरकारके राजद्रोह अधिनियमका भग कर रहा 
हूँ। में इस सरकारकी राजभक्त प्रजा हूँ और उसका सच्चा मित्र भी हूँ, और इसी- 
लिए सरकारसे कहता हूँ कि या तो वह अपनकों सुधार के या फिर नष्ठ होनेको 
तैयार रहे। में इसको नष्ट करनेमे हिस्सा हूँगा और में आपसे भी कहता हूँ कि आप 
मेरा साथ दे। हम या तो इस सरकारको सुधार देगे या मिटा देगे। में यह नही 
देख सकता कि अग्नरेज लोग बिना किसी भयके काछे छोगोका अपमान करते रहे। 
में खुले मंदानमें अग्रेजोसे मिलता और उनको यह बताना चाहता हैँ कि हम भी 
उतने ही ताकतवर है जितने कि वे है। 

में अपने छात्र-मित्रोसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरी सरल हिन्दुस्तानीकों 
नहीं समझ सकते तो यह खेदजनक बात होगी। इससे प्रकट होता है कि हम कितने 
गिर गये हं। इस सरकारने हमें बहुत धोखा दिया है। आपने यह बात समझ ली 
है, इसलिए आपको शिक्षा-सस्थाओकों बिना शर्ते छोड देना चाहिए। 

एक मित्र और प्रिय सहकारीकी बातकों न मानना मेरे लिए कठिन है।' में 
अपने भाषणकी विपय-वस्तुमे इतना डूब गया था और मेरे विचारोका क्रम हिन्दीमे 
इतना बंध चुका था कि मूझे आशा थी कि में अपनी सारी बात हिन्दुस्तानीमें ही 
पूरी कर सकूगा। लेकित में मजबूर हें। श्री दास कहते हे कि मुझे छात्रोके विषय- 
प्र अग्रेजीम बोलना चाहिए। मुझे ऐसा करते हुए कुछ दुख होता है, छेकिन प्रस- 
ज्ञता भी होती है। प्रसन्नता इस वातकी कि में उनकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ और 
दुख इस बातका कि मूझे अपना आशय एक ऐसे माध्यमसे स्पष्ट करनेके लिए वाध्य 
होता पडता है जो आपके और मेरे, दोनोके लिए विदेशी है। में छात्रोंको वता रहा 
हूँ कि उनका स्पष्टतम कत्तंव्य क्या हो सकता है। यदि छात्रगण भेरे कहनेका तात्पय॑ 
समझ गये हो और मेरी तरह अनूभव करते हों कि हमारी यह सरकार शैतानसे 
प्रभावित है, यदि आप मेरी तरह यह अनुभव करते हो कि हमारी सरकार जो-कुछ 
काम करती है उत्तका परिणाम कुछ मिलाकर यह होता है कि हमारी गुरामीकी 
जजीरे ढीली नहीं होती, वल्कि और ज्यादा कसती चली जाती हे, यदि आप मेरी 


१. भाषणफा बह्ौंतर का अंश पश्चिम बगालके पुलिसके इस्पेव्र जनरलके खुकिया विभागके रेकईससे 
लिया गधा दे । भाषण मूलतः हिन्दीमें दिया गया था । 

२. इसके वाद उन्होंने चित्तरजन दासके घनुरोधपर छात्रोंफ़ो धग्नेजीमें अपनी वात समझाई। 
भाष/णके ज्षर अंशरों अमृतबाजार पत्रिकामें प्रकाशित अंग्रेजी रिपोर्ट्स ल्या गया है । 


१२८ सम्पूर्ण चांची बादूनव 
तरह बन करते हों कि बाज हमारी बुढलाना नी पहलेकी वबादरत ज्यदा नजबत हो 
गई है और यदि बाप मेरी दर बनुमव कस्ते हों कि पंजाव्यिक आत्न-प्नन्मानक् 


रबा बौर इल्छामकी इज्जतको वचानके लिए आपको और नुस्ने दुछ-त-दुछ करा 

चाहिए, दो में ढाकाके छात्रोत्ते कहता हूँ कि बाप अपना तात्कालिक कत्तेंढ् उनपझिए। 

मान छीजिए कि भारतीय नवबुबकोंको सिलाके लिए इतानने थे स्कूछ बौर कालेव 
दा 








स्थापित किये हूँ; मात छीजिए कि बापकों बह फैसला करना है कि एक बोर या 
तो बाप अपने मत्तिष्क और हृद्वकों अविकत्तित र्वें, वा दृप्वरी बोर शैतानके स्वापित 





किये हुए छाोला बौर काछेजोर्मे जावे, बौर यह भी कल्पना कीजिए कि भारते 
बुबकोंम इद्वर्का भय है, आप सव भाल्तिक हूं, आपका छवरमें विद्गन् है बौर बाप 
इंबरकी बच्छाइपर विद्वात्ष करते है नो बाप दया करेंगे। आप इच सर वातोकी 
कल्पना कोजिए मबौंर नूझे उताइये कि बाप विना बिक्षाके रू जाना प्रद्त करेगे या 
चैतानके स्थापित किये हुए इन ह्कूला बौर कालेजोर्ने जावेंग! और जूहि बापका 








उत्तर विशिच्त हुपसे शैतान छारा त््यापित कालेजों और द्कूलोक्रो छोच्नके ण्कनें हो, 
तव में आपसे कहना चाहूया कि मेरा उद्देषव सिद्ध हो जाता है। मेरा अपना रत 





यह है कि बह चरकार अपने नगत हुपनें शैत्ानिग्तकी भावनासे ओतमग्रोत्र सरकार है। 
यदि आप एक ऐदत़ती जत्ता द्वारा चासित होना चाहते हे जो इद्वरीव नावनासे बोत- 








प्रोत हैं, यदि आप भाखतमें राम-राज्यकी त््यापना करना चाहते हें, अर्यात्‌ आप दिन्ते 

स्व॒राज्य कहते हूं, भासतमें यदि उत्तकी स्वापना करना चाहते हूँ तो बह बापका 

अनिवाये कत्तेव्य है कि आप इन स्कलों बौर कालेजोक्नों विना घत॑ छोड़ दें। कारण, 

इन स्कूलों और कालेवोर्में जो मिला दी चाती है जह ऐसी दही है जो आाण्कों खत्ज्य 
व्यव्दियोंको 


दिला के; वह ख़तन्तता था ल्वावीवताके इच्छुक 
नहीं हैं। यह प्रकार तो बनताको युछान बनाकर रुखनेमें विद्वात्र लव्ती 
बाप श्सा सांचत हू के यूछान वनाकर रत्नंगला द्धस्कार आपका एच दवा सक्ा 
दे सकती हैं जिससे आप गूलानीकी उन जंजीरोंको तोड़ वर्क जिनमें बाप जब 
हैँ। मुझे बभीतक गृछामोंका ऐसा कोई मालिक नहीं रिला जो अपने गुरानोंक्ों ग्ह 
बनाता हो कि जख़तन्दताकी, स्वाधीनताकी कीनद क्या है। यहाँ नी युलानोंव मतदाव- 
का अविकार प्राप्त किया है, उन्होंने बुछान स्व॒नेदलोंनी मर्जकि स्तिलाफ ही आप्त 
किया है। अभी में शिक्षाअगाछीपर बालेप नहीं कर रहा हूँ, हार्लालि बह मे 
गौर निहृष्ट क्षेबल उम्र चरकास्र बालेप कर रहा हूँ बिन 
यह बयूर्ण और निह्चष्ट चिन्रा भास्तके दवयूवकोंकरे दी जाती हैं। 

बरवांहतीव हैं कि हम सरकारके प्रति अपन भीतर बब्छा उत्पन्न करन और उच्च 
पालते रहनेके लिए इन ज्कलों बौर कालेबोर्नें जावें। नें तो चमक्त नारद चर 
कारके वित्द बब्रद्धा ही फ़रचा रहा हूँ। में वद्धता हू 
और प्रेम रखवेका अये है ईश्वरके प्रति वश्द्धा करना। 

प्रति अन्द्धा करा हैं, औौर जबवतक बह च्र्कार अपने अन्यणोंका निद्वकूस्य नहीं 


करती और घुटने नहा वकती, तदतक हमार सदन उच्चक प्रति व्ह बब्द्धा निद्दण 






































भाषण: ढाकामें १२९ 


ही बनी रहेगी। में ईइवरसे प्रार्थना करता हूँ कि सरकारने जो महान भूले की हे 
यदि वह उनको सुवार हें तो हम उसे क्षमा कर सके। इसलिए मेरे मित्रो, में कहता 
हूँ कि आपके सामने रास्ता विलकुछ स्पष्ट है। मेने आपके सामने जो पक्ष रखा है, 
मेरी सम्मतिमे, वह भी साफ है। में एक क्षणके लिए भी यह कहना नहीं चाहता 
कि आपने इस सरकारसे कोई फायदा नहीं उठाया। ढ़ेकिन यह तो शैतानका तरीका 
है ही। जब शैतान किसी भले आदमीकी शकलमे आता है तो वह बड़ा ही मायावी 
बनकर आता है। एक समझदारीसे भरी कहावत है-- जब यूनानी आपके सामने 
अपने उपहार फ़ेकर आये तो उनसे सावधान हो जाइये।” यह सरकार जब आपको 
खिताव, कौसिलकी सदस्यता, जजों और गवनंरोके औहदे देनेकी वात कहे तो आप 
उससे सावधान रहे और सबसे ज्यादा सावधान आप भारतीय युवक, जिनको किसी भी 
पुवंग्रहसे मुक्त रहनेका अधिकार है, उस जालसे रहें जो इस सरकारने गुलाम बना- 
तेके इन का रखानोकों स्थापित करके विद्यालयोकी शकक्‍लछमे आपके लिए बना रखे हे। 
निश्चय ही आपकों सरकारकी मातहतीमे नौकरियाँ मिल सकती हे। आप डिप्टी 
मजिस्ट्रेट या और कोई अधिकारी बन सकते हँ। छेकिन ये सब हमारी स्वतन्तरताके 
नही, गुलामीके बिल्छे हे। अगर आप यह अनुभव करते है कि आप इस सरकारको 
एक क्षणके लिए भी सहत नहीं कर सकते तो सम्मानका --- भारतके आत्मसम्मान- 
का--तकाजा हैं कि आप इन स्कूछो और काछेजोंको कल ही छोड दें। आपको 
इन स्कूलों और का्ेजोमे रहकर अपने मतमे न तो अश्रद्धा रखनी चाहिए और न 
अशोभनीय साधनोका प्रयोग ही करना चाहिए। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि 
आप इन स्कूलों और काछ़ेजोमे इस सरकारको नष्ट करनेके उद्देश्यस्रे जाते हे। मेरी 
रायमे यह बेवफाई होगी। दण्ड विधानमें बतलाईं हुईं बेवफाई था कोई अत्य कृत्रिम 
रूपसे तिरिचत बेवफाई नहीं, बल्कि ईह्वरके शाइवंत नियमोके प्रति वेवफाई। यदि आप 
इस सरकारके स्थापित किये हुए इन स्कूछो और कालेजोमे जाते हे तो आपको उनमें 
मिरछल हृदयसे जाना चाहिए। मान लीजिए, गवर्नर स्कूछोमें आते हे और आपको 
खडा होना पडता है, आपको “गाड सेव द किंग” गीत गाना पड़ता है। अग्रेज लोग, 
अंग्रेजोके रूपमे और हम भारतीय सज्जनताके नाते ईश्वरसे यह प्रार्थना तो कर सकते 
हैं कि वह बादशाह जॉर्जकी रक्षा करे, किन्तु हम शुद्ध अन्त.करणसे पुकार कर यह 
नही कह सकते कि “ ईदवर इस साम्राज्यके सम्राट्की रक्षा करे।” क्या इसका अथ यह 
है कि इग्लेडका वर्तमान शासक जो आज इंग्लेंडके वकिधम पेलेसमे रहता है, अमर रहे ? 

इसका अर्थ यह है कि यह ब्रिटिश साम्राज्य, जिसमें सूरज कभी अस्त नहीं होता, 

अमर रहे। और यदि आप भारतके यृवकगण, जिनसे भविष्यमे भारतको बहुत आश्षाएँ 
है और जितपर राष्ट्रकी नीव टिकी हुईं है, मेरी तरह यह अनुभव करते हैँ कि जब 

गवनर आपके स्कूलो और कालेजोमें गवर्नरके रूपमे आये तव आपके लिए उसके प्रति 

सम्मान प्रकट करनके लिए खडा होना सम्भव नहीं है, जब “गाँड सेव द किंग ” का 

गीत स्कूलोंमें गाया जाये तव आपके छिए खडा होना सम्भव नहीं है, तो में आपसे 

कहता हूँ कि आप इत सकूलो और काछेजोमें मत जाइए, अन्यथा आप अपनी परम्परा 
और भारतके अतीत गौरवके प्रतिकूल कार्य करेगे। 


१९-९५ 


१३० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


यदि आपको स्कूल छोडनेमें डर नहीं छगता तो स्कूल छोडनेके वाद, में कहता 
हूँ कि ज्यो ही स्कूछ और काछेज छोडेंगे त्यो ही, आप भारतकी स्वतन्त्रताके स्वामी और 
भारतकी स्वतस्त्रताके सरक्षक वन जायेगे। आप स्वतन्त्रताके प्राथमिक फलोका आस्वा- 
दन कर चुकेगे। आप स्वतन्त्र जीवनकी नई पद्धतिकी नीव ढाल चुकेगे। उस तीव- 
प्र आप तत्काल नया भवन वना सकते हे और उस नीवको ज्योका-त्यो भी छोड 
सकते हैँ। आप जबतक इन संस्थाओमे शिक्षा पायेगे तवतक उस नीवपर भवन 
कदापि न बनेगा। और इसलिए में आप छात्रोसे अनुरोध करता हूँ कि आपके सामले 
भैने जो तक रखे हे यदि आप उनको स्वीकार करते हे तों आप अपने स्कूछो और 
काछेजोंकों बिना शर्तें छोड दे। मुझे एक पत्र मिल्रा है और वह मेरी जेवर रखा 
हुआ है। मुझे यह पत्र एक छात्रने भेजा है। इसमे उसने मुझसे पूछा है कि वह 
कालेज छोड़नेके वाद क्या करे। उसने मुझसे यह भी पूछा है कि क्या वह असहयोग- 
का प्रचार करता रह सकता है। में ऐसा मूर्ख नही हैं। में उससे कहता हूँ कि उसे 
कोई प्रचार कार्य नहीं करना है, वस थोडा-सा अमली काम करना है। थोडान्सा 
अमली काम बहुत सारे प्रचारसे कही अधिक होता है। मूझे तो बिना मिलावटका शुद्ध 
सोना चाहिए। यदि आप इन स्कूछो और काछेजोमे प्राप्त थोडी-सी वौद्धिक शिक्षा 
छोडनेके लिए तैयार हों, इनसे प्राप्त होनेवाल़े बौद्धिक विकासका मोह छोडनेकों तैयार 
हो, तमी आप “भारतके हितमें इन स्कूलों और काछेजोंको छोड़े! याद तो कीजिए 
कि बोअस्युद्धमे बोअर वच्चोने क्या किया था। याद कौजिए, कंम्त्रिज और ऑक्सफो्डके 
छात्रीने पिछले महायुद्धके समय क्या किया था। याद कीजिए कि अखके युवक आज 
क्या कर रहे है। सरकार उनको श्षिक्षा देनेका जो वचन देती है, वे उससे धोलेमें 
नही आते। उनके लिए बौद्धिक प्रश्िक्षणकी अपेक्षा स्वतन्त्रता ज्यादा कीमत रखती है। 
यदि किसी गुरमकों वौद्धिक प्रशिक्षण दिया जाये किन्तु उससे उसे स्वतत्ततता न मिले 
तो बौद्धिक प्रशिक्षण उसके किस कामका ? यंदि आपका यह विश्वास हो कि आप इन 
स्कूछो और काछ़ेजोमे ऐसी शिक्षा पा रहे हे जिससे भारत या इस्छाम स्वतन्त्र हो 
जायेगे तो आप इन हकूछो और कालेजोमे बने रहिए। पर यदि आपका खयाल मेरी 
तरह यह हो कि इन स्कूलों और काहेजोमें शिक्षित भारतीयोकों जो विल्लें मिलते 
है वे गूछामीके विल्छें हे, तव आप विना किसी सन्देहके कछ ही इन स्कूछो और 
काछेजोको छोड दे। 

इस छात्रने मुझे एक और खबर दी है जो बहुत दु खजनक है। वह मुझे वताता 
है कि बाबू विंपिनचद्ध पाल' ढाकामे जब मंचपर भाषण करनेके लिए छडे होते है 
और आपसे यह कहते हे कि आप इन स्कूलों और कालछेजोकों तवतक न छोडें जब- 
तक उनकी जगह नये स्कूछ और काक़ेन स्थापित नही हो जाते, तब छात्र छोग सीटियाँ 
बजाकर उन्हे मचसे उतार देते हे। यह तो अस॒हयोगकी शिक्षा नहीं है। यह भाखकी 
परुषरा नहीं है और इन पश्चिमी परम्परामोसे आपका सम्बन्ध कमप्रे-कम रहे तो 
सर्वोत्तम होगा। वाबू विपिनचन्द्र पाछ और मेरे विचारोमे जमीन आसमानका अन्तर 


१. १८५८-१९३२; बगाल्के शिक्षा-शाल्री, भोजस्वी वक्ता, प़क्ार, गौर राणनेतिक नेता । 


भाषण : ढाकामे १३१ 


है। में उन्हे कई वर्षोत्ति जानता हूँ। तभीसे उनके और मेरे बीच यह मतभेद है। लेकिन 
फिर भी में इस आचरणका समर्थन नहीं कर सकता। भारतके युवक उनके प्रति या 
किसी अन्यके प्रति ऐसा भद्दा व्यवहार करे तो में उसको प्रोत्साहन देनेका अपराधी 
नहीं वन सकता | आख़िर बाबू बिपितचन्द्रे पालने अपने विवेकके अनुसार देशकी सेवा 
की है और वे अब भी अनूभव करते है कि उनमें जितनी समझ हैं उसके अनुसार 
वे अपने देशकी सेवा कर रहे हे। उन्होने छात्रोकों नये स्कूल और कालेज स्थापित 
होने तक रुके रहनेकी जो सलाह दी है, वह बुरी है; छेकिन यह तो व्यक्तिगत 
रायकी बात हुईं। किन्तु यहाँ तो अन्तर विचारोमे ही है। वे सच्चे दिछसे विश्वास करते 
है कि छात्रोंसे अपनी मौजूदा पढाई-लछिखाई छोड़नके लिए कहना ठीक नही है। किन्तु 
मेरा खयाल है कि इसकी अपेक्षा तो भारतके छात्रोकों अशिक्षित ही बने रहना चाहिए।' 

श्री दास मुझे बताते हे कि बाबू विपिनचन्द्र पालने अपने भाषणोमे यह बात 
कभी नहीं कही। तव तो छोगोका सीटी बजाकर उन्हें मंचसे उतार देना और भी 
बुरी बात है। सभी वकक्‍्ताओकी वात वडे ध्यानसे सुनना आपके छिए आवद्यक है। 
हम प्रत्येक वक्‍ताका विश्वास करे, यह आवश्यक है। 

हमे इतना स्वतन्त्र होना चाहिए कि हम अपनी बुद्धिसि खुद फैसछा कर सके। 
जवतक हम वुरे-मलेमे कोई फर्क नहीं कर सकते, जबतक हम निर्णयकी गलती और 
बृद्धिमत्तापूणं सही सलाहमे अन्तर नहीं कर सकते और जबंतक हम अपनी विवेक- 
शक्तिका उपयोग नहीं कर सकते, तबतक हम इस राष्ट्रको अभीष्ट लक्ष्यतक नही ले 
जा सकते। छेकित हमको अपनी परम्परा नही भुछा देती चाहिए। जो वक्‍ता मचपर 
भाषण देनेके लिए खडा हुआ हो उप्तका अपमान नहीं करता चाहिए। मेने गुजरातके 
छात्रोंको जो उपाय बताया था वही आपको भी बताता हूँ। यदि आपका खयाल हो 
कि कोई वक्ता ढोगी है -- और भारतमे अब भी ढोगी वक्‍ता है -- आपका खयाल हो कि 
कोई वक्ता ऐसा है जो सच्चा नहीं है, तो भी आपको उसके भाषणमे सीटी बजानेका 
कोई अधिकार नहीं है। आप मंच और सभाकों छोड़कर जा सकते है, इस बातका 
आपको अधिकार है। जब छात्रोंने श्रीमती वेसेटके' भाषणमे सीटियाँ वजाईं तो उससे 
मुझे बहुत ही दुख हुआा। में अनुभव करता हैं कि उन छात्रोने जो अपनेको असह- 
योगी कहते हे, इस देशकी अधिकतम कुसेवा की, और ऐसा काम किया जो असह- 
योगकी दृष्टिसे कलंककी वात है। मेने उनसे कहा कि यदि वे श्रीमती वेसेटका भाषण 
नहीं सुनना चाहते थे, यदि उनको ऐसा लगा था कि श्रीमती वेसेंटके कथनसे उनको 
क्षोम होता है, यदि उनको छगा था कि श्रीमती बेसेटने अपने ध्येयके प्रत्ति न्याय 
नही किया है तो उनको इस वातका हक था कि वे सभासे चले जाते, किन्तु एक 


१. पहाँ चित्तरजन दास नीचमें बोढे । उन्होने कद्दा कि विपिनचद्ध पालने जिन-णिन प्तमामामें 
भाषण दिया या उतमें वे मौजूद थे । उन्दोंने छात्रोंको ऐसी सलाह कमी नहीं दी । 

२, एनी वैसेंट (१८४०-१९३३); म्रसिद्ध विधोसोफिस्ट और वक्ता; बनारसमें केद्रीय हिन्दू 
कालेज १८९८ में स्थापित किया, १९५०७-१९३३ तक " बिपोर्तोंफिकल सोप्तायदी ! की मणक्ष; 'इड्यिन होम 
हल लीग ' की पंस्थापिका और १९१७ में भारतीय राष्दीय काग्रेसक्ी मथह्ष । 


(२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


आदरणीय महिलाके प्रति असम्मान दिखानेका उनको कोई हक नहीं था। में तो कहता 
हूँ कि यदि कोई ढोगी वक्ता मचपर ख़डा हो ही जाये तो भी शिष्टताका तकाजा है 
कि आप उसका भाषण भी अवदह्य सुने। 

ढाकाके नवयुवकों, मे आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप असहयोगके झडेके नीचे 
आ जाये। कृपया यह समझ ले कि यह छडाई आत्म-शुद्धिकी लडाई है। इसका तकाजा 
है कि आप सब सयम रखे, खुद अपने दिमागसे सोचे और किसीके पीछे आँख मूंद- 
कर ने चले। में आपसे कहता हूँ कि आप दूसरोकी रायके मृताबिक ने चढछे। में 
आपसे जो कह रहा हूँ, यदि आप भी ऐसा ही अनुभव करते हो और आपका हृदय भी 
यही गवाही देता हो, और यदि आपने मेरी बात पूरी तरह समझ ली हो, तभी 
आपका अपने स्कूलों और कालेजोको छोडना ठीक है। जैसा मेने कहा है वैसा ही यदि 
आप भी अनुभव करते हो तो आपका यह पुनीत कत्तंव्य होगा -- क्योंकि आपके माता- 
पिता शायद मेरे कथनका समर्थन न करे-- कि यदि वे आपको स्कूलों और काह़ेजो- 
को न छीड़नेके छिए कहे तो आप आदरपुर्वंक उनकी आज्ञाकों अमान्य कर दें। 
लेकिन इस अवज्ञाकी शर्तें पूर्ण विनम्नता और.ूर्ण आत्मसयम है, माता-पिताका अपमान 
करता नही। में भारतीय माता-पिताओको जानता हूँ। इसलिए में जानता हूँ कि आप 
भारतके युवकगण सच्चे होगे तो अपने माता-पिताकों राजी कर सकेगे और उनसे अपने 
स्कूल और कालेज छोडनेकी अनुमति भी के सकेगे। मेरा खयाल है कि भारतीय 
माता-पिताओको स्कूल और काछेज छोड़नेके विरुद्ध आपको चेतावनी देनेका पूरा अधि- 
कार होगा। वे आपसे उचित रूपसे कह सकते हे कि आप किसी भछे या बुरे वक्‍ताके 
जोशीले भाषणसे प्रवाहमे न बह जाये। इस प्रकार प्रवाहमे बह जाना आपका स्वभाव 
रहा है, इप्लिए यदि आपके माता-पिता आपको चेतावनी दे तो आप उसपर पचास 
बार विचार करे। अक्लमदी इसीमे है। 

भारतीय युवको, यदि आप मेरी तरह यह मानते हो कि इन स्कूलों और काछे- 
जोकों बिना शर्ते छोड़ना आपका पवित्र कत्तंव्य है, तो में आपसे कहता हूँ कि आप 
उसका तुरन्त पालन करे। छेकिन आप अपने कमरोमे बैठकर ईब्वस्से प्रार्थना करे 
भौर देखे कि क्या वह सं्मूच्र आपके अन्त करणकी आवाज है। और यदि आपको 
सन्‍्तोष हो जाये, तो आप अपने माता-पिताके पास जाकर, दूसरे बड़े-बूढों और अपने 
अध्यापकोके! पास जाकर उसकी फिर परीक्षा करे और यदि फिर भी आपका पूरा 
समाधान न हो पाये और आप यह अनुभव करे कि आपको इन स्कूछो और काढेजी- 
को छोड ही देंना चाहिए तो वैसी स्थितिमे अपने माता-पिताके भ्रत्ति पुरा भादर 
रखते हुए भी इन स्कूछो और काछेजोको छोड देना आपका पुवीत कत्तंव्य है। यह 
हिन्दू शास्त्रोकी आज्ञा है, यह कुरान शरीफ 'की आज्ञा है। यदि आपको सन्तोष हो, 
तो आपको अपने स्कूल काछेज छोड़नेमे कोई झिझक नहीं होगी। 

एक बात और, उसके बाद में भाषण समाप्त कर दूँगा। आप पुराने स्कूलों 
और काछेजोकी जगह नये स्कूछ और काक़ेज चाहते हैं। मे इस बातकों जानता हूँ | 
जब में आपसे कहता हें कि आप बिना झर्त स्कूलो और काछेजोको छोड़ दे, तब में 


पत्र . मगनलाल गाधीको १३३ 


जानता हूँ कि आपके लिए नये स्कूल और काछेज स्थापित करना नेताओका कत्तंव्य 
हो जाता हैं और आपके लिए जो सर्वोत्तम होगा वह अवद्म किया जायेगा। लेकिन 
मेरा तिवेदन हैं कि आप अपने ऊपर पर्याप्त भरोसा रखे और अपने नेताबोपर भी 
पूरा भरोसा रखें। आप पहले जरूरत तो पैदा करे और ज्यों ही नेताओको यह विव्वास 
हो जाग्रेगा कि आप उन पुराने स्कूछो और कालेजोमें नहीं जाना चाहते जो विद्व- 
विद्यालयोसे प्म्बद्ध हूं, त्यो ही उन्हें आप अपने लिए ऐसी सस्याओकी व्यवस्था करता 
पायेगे। ईश्वर आपको इसकी शक्ति दे। ईद्वर आपको स्वास्थ्य दें। ईश्वर आपमे 
ऐसा विश्वास पैदा करे जिससे आपको अपना मार्ग स्पष्ट दिखाई दे। 


[अग्नेजीसे | 
अमृतवाजार पत्रिका, १८-१२-१९२० 
परिचम बंगाल सीक्रेट पुलिस रेकर्ड्स। 
७६, पत्र: मगनलाल गांधीको 
[कलकत्ता जाते हुए ] 
गुरुवार [१६ दिसम्बर, १९२० |! 
चि० मगनलाल, 


कुछ ही घंठोंमे कलकत्ता पहुँच जाऊँगा। अगर डाक्टर मेहताके लिए किसी 
तरह मकान बनवाना सम्भव हो तो बनवा देना। क्या हमें भी अच्छे वटवाला उम्दा 
सूव कातना नहीं सीख क्रेता चाहिए? अगर श्री कालेके' प्रयोगोंके फलस्वरूप सामान्य 
चर्सेपर भी ऐसा सूत काता जा सके तो अच्छा होगा, भाई लक्ष्मीदासका ध्यान 
रखना। उनका स्वभाव मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। काछेने जो चर्सा बनाया 
है, ऐसा उपाय करना कि वह मुतवातिर आठ घटेतक चलाया जा सके। 

दस्तावेज तैयार करानेके वारेमें क्या किया है सो छिखना। मेरा तो पूरा महीना 
यात्रामे निकल जायेगा। 


बापूके आशीर्वाद 


१. गांधीजी ढाकासे कल्कता युरुवारकों पहुँचे थे और गुरुवार श्सी तारीखकों पढ़ा था । 

२, ढा० प्राणजीवन मेहता, गाधीजीके मिन्न, जिनके लिए आशअ्मके समीप ही एक मकान 
बनवाया गया था । 

३. एक विशेष प्रकारके चर्लेके शसम्बन्धमें णो पारितोषिंत्र घोषित किया गग्मा था, श्री काले उत्त 
पारितोषिकके लिए होढ़में शामिल हुए थे । 

४. वद्मीदात पु० आर, सत्माग्रह आाअम, सावस्मतीके आशअ्रमवासी; इन्होंने खादी तथा ग्रामोश्रेगोमिं 
विशेष प्रवोणतता प्राप्त को थी । 


१३४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


पुतरच" 
इस बार तो रेवाशकरभाई भी यात्रापर निकले हे। 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० १९८४) से। 
सौजत्य राधाबेन चौवरी 


७७. “गुरसा' जहाजपर बातचीत' 
१६ दिसम्बर, १९२० 


[भारतीय सज्जवने पुछा ] : तब असहयोगका तात्कालिक हेतु तो अन्यायका विरोध 
करनों ही हुआ ते? 

[गाधीजी ]: विरोध नहीं। शुद्धीकरण, हमारे अपने शुद्धीकरणके द्वारा विरो- 
घियोका शुद्धीकरण | 

[अंग्रेज |: और पापसे अपनेकों अलग रखना? 

गा०: निस्सन्देह, यही। 

अं०: तब क्या आपको ऐसा लूगता है कि आप यह शुद्धोकरण थोड़ा बहुत भी 
कर सके हे ! 

गा० . में आजकल देशका पयंटन कर रहा हूँ। देश्वमे छोगोको आत्मनिग्रह और 
स्वावलम्बनका पाठ सीखते देखकर मे तो आदचयचकित रह गया हूँ। किसान वगगेमे 
भी इन दोनों बातोका विकास हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश अधि- 
कारी भी इस अभावसे अछूते नहीं बचे है, उतके मन भी निर्मल होते जा रहे हे। 

भं० : इस शुद्धीकरणके द्वारा आप मंग्रेजोमं ब्या देखना चाहते हे? अग्रेजोंके 
व्यवहारमें क्या परिवर्तत लाना चाहते हे ? 

गा०: में ऐसी स्थिति उत्तन्न करना चाहता हूँ जिसमे प्रत्येक अग्नेज प्रत्येक भार- 
तीयको अपना समकक्षी मानें। अग्रेज अभिमानके शिखरपर चढकर बाते करता है, उसे मे 
तीचे जमीनपर उतारकर यह खयाल दिलाना चाहता हूँ कि हिन्दका सामान्यसे सामान्य 
मजदूर भी उसके समकक्ष है। अपने किसी भी व्यवहारमें वह भारतीयकी अवशंणना 
न करे, अपने सारे व्यवहारमे वह उसे अपना समान भागीदार समझे, में ऐसी स्थिति 
उत्पन्न करना चाहता हूँ। इससे भिन्न दूसरी किसी भी शतंपर हिन्दुस्तानमे उसके लिए 
स्थान नहीं है। अंग्रेज और भारतीय दोनोमे परस्पर समतुल्य होनेकी भावताका 
प्रसार हो, वे उसका साक्षात्तार करे-- इतना-भर होनेसे में समझूंगा कि मेरे देशको 


१. महादेव देसाईके यात्रा विवरणते उद्धुत | जब गांधीजी ढाकासे कछ्कता जाते हुप नारायग गयते 
गोल्डोतक णहाजमें प्रात्रा कर रहे ये, यह बातचीत उसी दौरान हुईं यी। जिन छोगेक़ि साथ गांवीगीकी 
पह बातचीत हुईं उनमें से पक्र मित्र नामक मास्तीय संम्जन ये और ढूंसरे मेपर नामक अगेज। ये दोनों 
ही बेरिस्टर थे । 


“ गुरखा' जहाजपर बातचीत ११५ 


स्वाधीनता मिल गईं। और आज आदर और प्रतिष्ठाकी जो झूठी कल्पना मनोमे 
घर किये बैठी है, केवल उसका नाश हो जाये तो इतना काफी है। आज जहाँ जाते 
हैँ वहाँ क्या देखनेकों मिलता हैं? अग्रेजोसे भयभीत भारतीय, अपने विचारोकों 
दूसरोसे छिपातें हुए भारतीय ! इसकी अपेक्षा अधिक अवनतिजनक दृष्य और क्‍या 
हो सकता है? 

अं०: आप कहते हे कि प्रत्येक्ष अंग्रेन भारतीय मजदुरकों भी अपना समकक्ष 
भाते। क्‍या यह आवश्यकतासे अधिक अपैक्षा करना नहीं है? प्रत्येक भारतीय सज्जन 
वया मजदुरकों अपना समतुल्य मानता है? आप जो यह कहते है, कि प्रत्येक अंग्रेजकों 
प्रत्येक भारतीयसे ठीक वसा व्यवहार करना चाहिए जंसा वह किसी दूसरे अंग्रजसे 
करता है, सो क्या यह उचित है? एक अंग्रेज 'स्ववायर ' जैसे अपने अंग्रेज सजदूरके 
साथ व्यवहार फरता है अवंइय वसा ही बर्ताव भारतीय मजदूरके साथ अंग्रेजोंकों 
करना चाहिए। 

गा० * बहुत ठीक। आपने मेरी बात और अधिक सुन्दर ढंगसे कही। मेरे 
कहनेका यही अभिप्राय है। 

भसा०: तो फिर आपके कथनानुस्तार अत्याचारी सरकारके साथ असहयोगका 
तात्कालिक उदय भी शुद्धीररण ही है? इसके बाद शुद्धीकरणसे अन्य ऐहिक लाभ 
सिलें या न॑ सिंलें, इसकी कोई चिन्ता नहीं है? 

गा० ' हमारी शुद्ध तपस्पाके पूर्ण होतेपर ऐहिक छाभ उसमे से स्वयमेव फलीभूत 
होंगे। उदाहरणके लिए पजाबके अत्याचारोके सम्बन्धमं तव कुछ भी करनेको नहीं 
रह जायेगा। इसके बाद पजावके अत्याचारोके एक भी अपराधीको हिन्दुस्तानमे खडे 
होनेकी जगह नहीं मिलेगी। इतना ही नही, हमारी तिजोरीसे ऐसे किसी भी गुनहगारकों 
वेतन अथवा पेन्शन देना सम्भव न होगा। 

मं०: तब क्या आपने सिफं अंग्रेजोंके लिए सजा निर्धारित की है? भारतीयों -- 
सामान्य भारतीयोंने भी तो गुनाह किये हे, उनका क्‍या होगा? 

गा० यह प्रश्न आइंचर्यजतक है। हमारे गुनाहोकी अपेक्षा हमे हजार गुना 
अधिक सजा मिल चुकी है। में विश्वासके साथ कहता हूँ कि जिन्होंने गुनाह किये 
थे, उन्हे तो सजा मिली ही, सेकड़ो निर्दोष व्यक्ति भी मारे गये, अनेक निर्दोष 
व्यक्तियोकों जेल जाना पडा। वच्चोतककों कष्ट सहन करना पडा है। निर्दोष 
स्त्रियोका अपमान हुआ है। जलियाँवालामे जो कत्हेआम किया गया वह भी निर्दोष 
व्यक्तियोका ही था। इससे अधिक भी कोई सजा हो सकती है क्या ? लेकिन मंन तो 
अग्रेज अधिकारियोकों सजा देनेकी वात ही नहीं की है। मेने तो सिर्फ इतना ही 
कहा हैं कि उन्हे अब हिन्दुस्तानका पेसा नही मिलते रहना चाहिए, और उनके पद 
और उपाधियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। उन्हें सजा देनेकी बात कही जाये 
तो उनमें से कितने ही छोगोकी सजा तो सिर्फ फाँसी ही हो सकती है। पर मेरे 
धर्ममें इसका कोई स्थान नहीं है। हिन्दुस्तान क्या चाहता है, सो में नहीं जानता। 


११६ सम्पूर्ण गांघी' वाइमय 


इसी प्रसगमें मुझे एक वात याद आती है। श्री एन्ड्रयूनने जब जढियाँवाला 
बागके कत्लेआमकी सलेकोंके कत्लेआम के! साथ तुलना की थी तब मेने तुर्त ही 
“यंग इंडिया ' में स्लेकोंके कत्हेभामका विवरण प्रकाशित किया था। श्री एल्डयूजके मनमें 
जहियाँवाला बागके कत्छेआमके प्रति कितनी घृणाका भाव होगा, इसे व्यकत करनेके 
लिए ही मेने इसे प्रकाशित किया। छेकिन उसे एक बार फिर पढ जानेसे मुझे छगा 
कि एन्ड्यूजने कुछ अत्याय किया है बौर मुझे उस सम्बन्धमे बहुत ढुख हुआ। में 
प्रिसििपल रुद्रसे' मिला; उनके साथ बातचीत की और देखा कि उनके विचार भी 
मेरे जैसे ही हे। केकिन आज मुझे श्री एल्ड्यूजकी उत्त तुलनाकी ययार्थताका ध्याव 
आता है। जलियाँवाछा बागका कत्लेभाम ग्लेकोके कत्लेआमसे भी अधिक बुरा, अधिक 
निन्‍्ध था, ऐसा मुझे अब प्रतीत होता है। कारण कि ग्लेकोक्रे कालके और वर्तमान 
कालके सुधारोंमें जमीन-आसमावका अन्तर है। 

भा० : सरकारने धर्मपर हमला किया है, ऐसा आप कंसे कहते है? सरकार 
तो विजयी मिंत्र-राज्योंके बड़े सण्डल्में एक हिल्सेवार मात्र ही है। 

गा०: भाप-जैसे व्यकवितिकों आज भी ऐसा प्रश्न करते देखकर मुझे हैरानी होती 
है। टर्कीके नाशकी योजनामे इंग्लेडका प्रमुख हाथ है।' ब्निटिश प्रधान भत्त्रीकों 
स्वथू अपनी करनीका फछ चख्नना पड रहा है। वे अपने सदसदुधिवेकके खिलाफ 
गये और फिर उसीकी तुष्ठिके लिए उन्हे अपना वचनभग करना पडा, और इस 
प्रकार उन्होंने मुसल्मानोके हृदयोको आधात पहुँचाया है। 

भा०: अच्छा, चलिये अब दुसरे विषयोपर विचार फरे। आप स्कूलोंको खाली 
करवा रहे हे लेकिन उनके स्थानपर शिक्षाक्ी क्यों कोई अन्य व्यवस्था भो कर 
रहे हे!" 

श क्र मै 


भा० ; तब क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली बरी है? 


गा० * यह प्रइन उठता ही नहीं। तथापि उसका उत्तर देनेमें मुझे कोई अड़चन 
नही है। में कहता हूँ कि “हाँ, वह बुरी है।” शिक्षाका माध्यम अग्रेजी होनेते 
विद्याधियोके दिमागपर दोहरा बोझ पड़ जाता है। में अपने विचार तो क्या कहूँ 
प्रोफ़ेतर यदुनाथ सरकार“जैसा व्यक्ति कहता है कि इस विदेशी भाषाके भाध्यमसे 


१, सन्‌ १६९२ में विव्थिम तृतीय और मेरीके शासनकाहमें स्वॉस्लेंडमें यह कलेभाम हुमा था। 

२. सुशील्कुमार रू, उप्त समय सेंट स्टीफेन्स काणेजके म्ितिपछ । 

३. प्रथम विश्ययुद्धदी समाप्तिपर शान्ति-सन्धिके अन्तर्गत । 

४. छॉपड जोंजे | 

७. ५ जनवरी, १९१८ का; देखिए ” भाषण: विशायियोंकी समा, कब्कप्ामें”, १४ दितल७ 
१९१० की पा० दि० १ ॥ 

६. पहाँ महादेवभाईने हतना ही लिखा है कि गॉंवीनीने इस अश्नके उत्तरमें, उस समय गुना 
घल रहे शिक्षा-आन्दोजतका विस्तृत विवरण दिया । 

७, १८७०-१९५८; शिक्षाशाल्री गौर इतिहासकार; कल्क॒ता विश्वविद्ाल्यके उपकुत्मति (१९२६-२८)। 


“गुरखा” जहाजपर बातचीत १३७ 


शिक्षा प्राप्त वर्गंका दिमाग निस्तेज हो गया है। हमारी कल्पता गक्ति अथवा सर्जना- 
शर्क्ति ही नष्ट हो गई है। हमारा सारा समय विदेशी भाषाके उच्चारण और उसके 
रुढिगत प्रयोगोकों याद करनेमे व्यतीत हो जाता है। यह एक बेगारका काम है और 
इसका परिणाम यह हुआ कि हम यूरोपीय सुधारोके ' स्याही सोख” बन गये है। उनका 
उत्तम अंश छेनेके बदले क्षुद्र अनुकरणकर्त्ता वन गये है। दूसरा नतीजा यह हुआ है कि 
हममे और सामान्य वर्गके बीच बडी भारी खाईं पड गईं है। हम, जिस भाषामें वे 
समझ सके उस भाषामें राजनंतिक विषय तो क्या, सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य और 
अत्य सार्वजनिक हित सम्बन्धी बातें भी उन्हें नहीं समझा पाते। इस युगमें हम 
प्राचीन ब्राह्मणो-जैसे हो गये है। बल्कि उनसे भी गये गुजरे हो गये हे। उनके हृदय 
मलिन नही थे। वे राष्ट्रीय सम्यताके 'त्यासी की तरह थे। हम तो वेसे भी नहीं 
रह गये हें। हम अपनी शिक्षाका अनुचित उपयोग कर रहे है। सामान्य वर्गके साथ 
हमारा व्यवहार ऐसा है मानो हम उनसे श्रेष्ठ हो। मेरी अभिलाएा हैं कि आप इस 
सम्बन्ध्में मेरे साथ जिरह करे। लेकिन में इतना अवश्य कहूँगा कि मेरे ये विचार 
भाजके नहीं है; अनेक वर्षोंके अनृभवके फलस्वरूप में इन विचारोपर पहुँचा हूँ। 

अं०; इस दिशामें हमने विचार हो नहीं किया। इसलिए हम सिर्फ इतना ही 
कह सकते हे कि हुम इसपर विचार फरेंगे। 

ग्रा० : यह ठीक है। एक बात कहना भूछ गया। शिक्षाकी इस पद्धतिसे हमारी 
बात्माका हनन हो गया है, यह तो मेने कहा ही नहीं। आप लोग धर्म-निरपेक्ष 
शिक्षाकी ही अर्चना करते आये है, इसछिए हिन्दुओंकों घामिक शिक्षा तो कुछ मिछ ही 
नहीं पाईं। इस्लेंडमे इसका दुष्परिणाम बिलकुल ऐसा नहीं हुआ क्योकि वहाँ धममंगुर 
धामिक शिक्षा देनेका थोडा बहुत प्रबन्ध कर छेते हें। 

भा०; सच बात तो यह है क्ति लूटके घनसे आप अपने बालकोंकों शिक्षा तहीं 
देना चाहते; ठीक है कि नहीं? 

गा० : हाँ, इसके अछावा हमें शिक्षा लुटेरोंके झडेके नीचे भी नहीं चाहिए। 
मेरा कहता है कि जिस सरकारके प्रति हमारे मनमे तनिक भी निष्ठा नही रही है, 
प्रेमभाव नही रहा हैं, उस सरकारके अधीन चलतेवाले स्कूलोसे हमारा कोई छेना-देवा 
नहीं होना चाहिए। में आपसे एक सीधी-सी वात कहता हैं। एक समय ऐसा था 
जब में स्वय “गॉड सेव द किंग (सम्राट चिरजीवी हो) अतिशय उमगसे गाता था; 
इतना ही नहीं, अपने अग्रेजी न जाननेवाल्ले छड़कोकों भी मेने यह गीत कठस्थ कर- 
वाया था। में आफ़िकासे राजकोट आया था। मेने ट्रेनिंग काछेजके विद्याथियोको भी 
यह गीत पिख्ाथा था। क्योकि में समझता था कि सच्चे राजभकत व्यक्तिको यह गीत 
आना चाहिए। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज में इस गीतको अपने हृदयपर 
हाथ रखकर नहीं गा सकता और किसीको गानेके लिए भी नहीं कह सकता। 
एक व्यकितिके रूपमे सम्राट जॉर्ज बहुत जिये, ऐसा में कहूँगा, लेकिन जिस साम्राज्यने 
मनुष्य और भगवान्‌के आगे अपनेको गिरा दिया है वह एक क्षणके लिए भी टिके, 
ऐसी कामना में नहीं कर सकता। 


१३८ सम्पूर्ण गांधी वामय 


भा०: आप कह चुके हे कि शिक्षण पद्धति कसी है, उससे आपको कोई सरो- 
, कार नहीं है। 

गा० . हाँ, यह सच है। 

भा० : हमारे विश्वविद्यालयोंका संचालन तो भारतीय करते है, उनसे सम्बन्धित 
नीति निर्धारित करनेवाले भी भारतीय होते है। 

गा० . हाँ, यह बात सच है। विद्वविद्यालयवाले अगर मेरी वात मानें तो में 
उनसे कहूँगा कि आप अपने 'चार्टर' फाड़ ढाले । ऐसा करनेके बाद विदवविद्यालय हमारे 
ही हो जायेगे। अगर इसके उत्तरमे वे यह कहे कि इससे सरकारकी बोरसे मिलने- 
वाला कनुदान वन्द हो जायेगा तो में उन्हें यह गारटी देनेको तैयार हूँ कि पैसा 
में छाकर दूँगा । आपसे में सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आप अपने विदवविद्याल्योको 
राष्ट्रीय बनाये। पडितजीसे' भी मेने यही कहा कि वाइसरायके चा्ेरकों वापस कर 
दे और महाराजाओको' भी, अगर वे चाहे तो, उनका पैसा वापस कर दें। पैसा कम 
पडेगा तो भिक्षा माँगेगे। यदि आपमें महाराजाओसे दान माँगनेकी असाधारण योग्यता 
है तो सामान्य वर्गसे भीख माँगनेकी थोडी बहुत शक्ति मुझमें भी है। 

भा०: लेकित “चाटर' ते क्या बिगाड़ा है? 

गा० * भरे 'चार्टर के आनेसे वह सब-कुछ आ गया जो सरकार छाना चाहती 
है। चार्टर” है सिर्फ इसलिए हिन्दू विश्वविद्यालय ड्यूक आँफ क्तॉटको' सम्मानित 
करेगा। यह में केसे सहन कर सकता हूँ? नही, मे तो ठीक ही कहता हूँ कि श्रीमती 
बेसेंटने एक वार कहा था कि “ तुम तो राज्यविप्लव --- वछूवा करवाना चाहते हो। ” 
यह बात सच है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि यह विप्लव केवल “क्रान्तिमूलक 
नहीं होना चाहिए वल्कि विकासमूलक होना चाहिए। विप्लव तो होना ही चाहिए, 
ऐसा मुझे छूगता है। उसके विना मुक्ति नहीं है। देखो न, सरकारकों तो उचित- 
अनुचितका विचार ही नही रह गया है। उसने अभी हाल ही में जो निर्लज्ज सावंजनिक 
घोषणा की है, उसे देखों। उसमें बहुत आडम्बरपुर्ण वाव्यजालकी रचना करके कहा 
हैं कि फिलहाल तो हमने समाचारपत्नोकों छूट दे दी है। हम किसीकी जुबानपर ताला 
लगानेवाल़े नहीं हैं। तथापि वह क्या कर रही है? उसने पंजावके शान्त कार्यकर्ता 
आगा सफदरके मूँहमें किस कारण ताछा छगाया है? उनमे धर्मान्थता तामकी चीज 
नही, उनके जैसा शान्त कार्यकर्ता मेने पंजावर्मं नही देखा। इसके अलावा अभी उस 
दिन 'सर्वेन्ट” पत्रके बाबू ध्यामयुन्दर चक्रवर्तीन मुझसे कहा कि उन्हे सरकारको 
ओरसे एक “चेतावनी” मिली है। सो किसलिए ? “यंग इडिया मे प्रकाशित श्री 
राजगोपालाचारीके' “ मतदाताओको सूचना” नामक छेखको अपने पत्रमे प्रकाशित 
करनेकी वजहसे। यह स्थिति असह्य है। 


१, प० मदनमोदन माल्यीय | 

२. भारतीय राणा णिन्‍्दोंने बनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यक्रे लिए उदारताते धन दिपा था । 

३. णो कि वहुत जक् भारत शानेवाढ़े थे ! 

४. चक्वर्ती राजगोपालाचारी, (जन्म १८७९- . ); वकील, फरक्ार, ऐेखक और राणनीतिए; 
भारतके गवनेर जनरल (१९४८-५०) । 


“गुरखा' जहाजपर बातचीत १३९ 


भा०; अब अदासतोंके प्रइनंकों लें। मंदालतोंकों बन्द करवाकर, वकोलोंसे उनकी 
वकालत छुड़ाकर आप क्या करना चाहते है 

गा० . सरकारकी प्रतिष्ठाको तोडना चाहता हूँ। ये अदालते और स्कूल सर- 
कारकी प्रतिष्ठाकी नीवकों मजबूत वनाये रखनेके साधन हे। सरकार इन्ही वस्तुओके 
द्वारा छोगोको मोहजालमे फेसा रही है। 

भा०: तब झगड़ोंका निवदारा क्ित तरह होगा? 

गां० : में अपना अनुभव कहूँ? अपनी वकाछतके दौरान ७५ प्रतिशत मामलछोका 
फैसला मैने घर वैठे-बैंठे ही किया। घर वैठे-बैठ झगड़े निपटानमे में “सिद्धहस्त 
माना जाता था। अपनी निष्पक्षताके लिए मे वहाँ प्रसिद्ध हो गया था। फछत मेरी 
ओरसे विरोधी पक्षको नोटिस मिलनेपर तुरन्त ही वह मेरे पास आता और फैसला 
करवानेकी माँग करता। इसलिए अनेक छोगोको दो वकील रखने पडते। अगर उन्हें 
मेरी वात रास नही आती थी तो वे छड़नेक्े छिए दूसरे वकीलके पास जाते थे। में 
तो सिर्फ साफ मामछोको ही हाथमे छेता था। 

अं० : क्या आपका यह खयाल है कि काफी छोग इसके अनुसार चलेगे! 

गाँ० : ५० प्रतिशत मुकदमा लडनेवाज़ें लोग अदालुतोकों छोड देगे, परिणामतः 
५० प्रतिशत मुकदमे कम हो जायेगे। मेने सुना है कि ५० प्रतिशत मुकदमे तो 
दलाल करवाते हैं। श्री दास कहा करते थे कि कलकत्तेमे ऐसी वात नहीं है। 
लेकिन दूसरोने मुझे बताया कि श्री दासको इस बारेमे ठीक पता नहीं है। 

कलकत्तेके एक वकील जो खिड़कीसे इस संलापको धुत रहे थे, बोल उठे:  भुफ- 
स्पिल' तो “दलालों” से ही भरी हुई हे। वहाँके ५० प्रतिशत मुकद्स इन दल्ललोंके 
ही बनाये हुए होते हे, इस बातकी गवाही मे देता हूं। 

भा० :; होगा; लेकित में श्हरकी बात करता हूँ। “बंगाल व्यापार संघ ने एक 
“पंच फँसला न्यायाधिकरण ' की स्थापना को है तथापि व्यापारियोंका दलालोके पास 
जाना कम नहीं हुआ है। 

गा०: हो सकता है, क्योंकि वकीलोकी संख्या कम नहीं हुई है। 

भा० : एकाध व्यक्षिके वकालत छोड़नेका असर क्या होगा! 

गाँ० : तुलनात्मक दृष्टिसे देखें तो कुछ-न-कुछ असर अवश्य होगा। पढित मोती- 
छाल नेहरुके वकाछुत छोडनेसे सरकारकी प्रतिष्ठाकी गिरती हुई इमारतको एक घक्का 
लुगा है, ऐसा में अवद्य कहुँगा। सर हारक़ोंट वटलरसे पूछकर देखे। 

आं०: आप मुकदमा चलानेवालोंको भी अंदालतोंमें जानेते रोक रहे है, यही 
बात है न 

गा०: जी हाँ। 

मं०: लेकित ऐसा कैसे सम्भव होगा? आपमें तो उतको विश्वास था। आप 
तो उनका ही काम छेते थे जो निर्दोष होते थे । आप उनके बारेमें तो कुछ नहीं 
जानते जिनका हृदय स्वच्छ नहीं है और जिनके हाथ रंगे हुए हे। ऐसे छोगोका आप 
कप के ? ऐसे मामले तो कदाचित्‌ ही होते होंगे जिनमें दोनों पक्ष स्वच्छ और 

ञ्‌्हों। 


१४० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गा० : ऐसे सब लोगोकों में निधडक सरकारके हवाले कर दूंगा। 

भा०: [दोनोंकी ओरसे] हम आपके साथ लड़ने नहीं आये हे ? आपको सम- 
झनेके लिए ही माय है, यह तो आप जानते ही हे। अब एक हो सवाल हम और 
पुछेगे। आपके अनुयायियोंका असहयोग बेर और तिरस्कारपर प्रतिष्ठित है। यह बात 
संच है कि नहीं! 

गा० हाँ, मद्रासके एक अग्नेज भाईने मुझे इस सम्बन्धमें लिखा है। 

अं० : में आपके सिद्धान्तकों समझता हूं, लेकित आपके अनुयायियोंकों जुबानते 
तो निंत नया विष झरता है। 

गा० . तथापि मेरा कहना है कि उदात्त कार्य रीक्ष कर करो या सीक्षकर, 
उसका फल प्राप्त हुए बिना नहीं रहता। सत्य भयसे बोछा जाये अथवा जान- 
बुझकर तो भी क्या उस संत्यका परिणाम आये बिना रह सकता है? 

भा०: आपका सिद्धान्त 'पापका तिरस्कार लेकिन पापीका तिरस्कार नहीं है, 
जब कि आपके अनुयाय्रियोंका सिद्धान्त ठीक इसके विपरीत है --* पापीका तिरस्कार 
करो!, पापका तिरस्कार करनेको कोई जरूरत नहीं। 

गा० वंयो यह कहकर आप अन्याय नहीं करते? कुछ लोग “पाप और पापी 
दोनोंका तिरकार करते हे।' पापका तिरस्कार करते हे इसीलिए तो वे इतना 
त्याग कर रहे है। बडे-बडे बलिदान देनेके लिए तेयार है। क्या सिर्फ पापीका 
तिरकार करनेसे इतने बलिदान किये जा सकते हे ? कभी नही। 

मं०: आपका मूल सिद्धान्त तो पापियोंका साथ न॑ फरनां है; फिर आप अपने 
अपवित्र साथियोंके साथ किस प्रकार फाम कर सकते है? आप-जेसी उच्च भूमिपर 
प्रतिष्ठित होकर कार्य करनेवाला व्यक्ति सहन साधनोंसे क्यों कर काम लेता है? 

गरा० . जरा आप सरकारकी अपवित्रता और मेरे साथियोकी अपूर्णताकी तुलना 
कीजिए। जरा अधिक विचार करके देखे तो आप समझ जायेगे कि कोई भी सुधा- 
रक--मे एक सुधारक हे--उसे जो साधन प्राप्त होते है उतसे काम हेनेके लिए 
बाघ्य है, किन्तु मलित साधनोसे नही, बल्कि अपूर्ण साधनोसे कहिए। 

भा० : हमने आज आपको बहुत तकलीफ दी, साफ कीजिएगा। में अबतक 
* असहयोग ' के विरुद्ध संघर्ष करता आया हूँ, लेकिन आज हो समझ सका हूँ कि अंसह- 
योगके जिस स्वरूपके विरुद्ध में लड़ रहा था बहू, आपसे जिस असहयोगके बारेमें बातचोत 
हुई है, उससे भिन्न है। हम बोनों आपके आाभारी हे। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २९--१२-१९२० 


७८. पन्न: के० के० भद्टाचार्यको 
[१६ दिसम्बर, १९२० |! 


प्रिय महोदय, 


मुझे आपका गत २९ सितम्बरका पत्र अभी-अभी मिछा। आप मुझे हृडतालका 
कुछ और विवरण तथा टाइम्स ऑफ आसाम की कतरन भेज सके तो अच्छा हो। 


आपके विश्वस्त 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७२८५) की फोटो-नकल से। 


७९. पत्र: सरलादेवी चोधरानीकों'" 


१७ दिसम्बर, १९२० 


तुम्हें कदाचित्‌ मुझमें कही-कुछ घृणा दिखाई देती हैं और उसके कारण तुम 
मुझसे थोडा विरकत हो जाती हो, कित्तु इसी कारण में तुमको और अधिक प्यार 
करता हूँ। यदि अस॒हयोगमे रत होना मेरे छिए कोई राजनीतिक मामछा होता तो 
उसपर तुम्हारा दुख करना ठीक होता। पर सचाई तो यह है कि वह मेरा धर्म 
है। “में घृणाकी समस्त शक्तियोकों इकट्ठा करके उनको एक सही दिश्वामे मोड रहा 
हूँ।” जैसे तिरस्कार उद्धत सत्ताका लक्षण होता है, वैसे ही घृणा दुवंछताकी निशानी 
है। यदि में अपने देशके लोगोकों इतना-भर समझा सकूँ कि हमे अग्रेजोसे डरनेकी 
जरूरत नही है तो फिर हम अग्नेजोसे घृणा करना बन्द कर देंगे। वीर पुरुष या स्त्री 
कभी घुणा नहीं करते। घृणा मूलतः कायरोका दुर्गुण है। असहयोगका अर्थ है आत्म- 
शुद्धि। जब तुम चीनीकों शुद्ध करती हो तब उसका मैल सतहपर आ जाता है। 
इसी प्रकार जब हम आत्मणुद्धि करते हे तव हमारी दुबबंढता सतहपर भा जाती है। 


१, गाधीणीकों ओ भद्टाचायं द्वारा लिखे गये २९ सितम्बर, १९२० (एस० शुन० ७१८५) के 
पत्रपर उत्तर देनेकी पही तारीख दी हुईं है । 

२. यह पत्र सरलदेवीके उत्त पत्रके उत्तरमें लिखा गया था जिसमें उन्होंने गराधीडीके अतहपरोगमें 
खत होनेपर दु.ख प्रकट किया था और अपना थह मत्त व्यक्त क्रिया था कि अछ्हपोगक्ठा भाधार धणा 
है | उन्होंने छि्ला था: यदि आप छणाकों त्याग देते तो में मापको और मी मधिक थार की । 


रैड२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


किन्तु तुम्हारे पत्रके सम्बन्धमे जो वात अच्छी छयती है वह यह कि तुमने अपनी 
स्थिति स्पष्ट कर दी है। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम, मेरी शुद्धत और मेरी नेकदिलीमें 
तुम्हारा जो विश्वास है उसपर आधारित हैं। यदि मुन्नमे थे गृण न हो तो में 
निकम्मा हूँ। तव में अपने आपको तुम्हारे उन तमाम त्यागोके अयोग्य मानूंगा जो 
तुम्तते अपन पहले पत्रमे लिखे थे। 

तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम है में उसका विश्लेषण करता रहा हूँ। मेने आध्या- 
त्मिक पत्नीका अथें निदिचत कर लिया है। यह स्त्री और पुरुषकी वह सहधमिता 
है जिसमे शारीरिक पक्षका सर्वथा अभाव होता है। इसलिए यह सहधरमिता भाई-बहन 
और पिता-पृत्रीमे भी सम्भव है। यह केवल दो ऐसे व्यक्तियोके बीच सम्भव है जो 
मतसा, वाचा और कमंणा ब्रह्मचारी हों। में तुम्हारी ओर इसलिए आकपित हुआ 
कि मेने अपने और तुम्हारे बीच आदझों और आकांक्षाओंकी समानता और पूर्ण बात्म- 
समपंणकी भावना देखी। तुम पत्नी हो, क्योकि तुमने हमारे समान आदरशका अपनी 
अपेक्षा मूझमें अधिक विकास देखा। इस आध्यात्मिक सहधर्मिताको कायम रख़नेके लिए 
हमारा पूर्ण एकीकरण आस्था-मूलक नही, ज्ञान-मूलक होता चाहिए। यह दो समान 
सात्माओोका मिलन है। यह सहर्धामिता उस स्थिति भी सम्भव है जब कोई पक्ष 
किसी दूसरेसे शारीरिक रुपमे विवाहित हो, किन्तु वह भी तभी जब वे दोनो ब्रह्म- 
चयेका पालन करते हो। आध्यात्मिक सहधमिता पति और पत्नीके बीच भी सम्भव 
है। यह शारीरिक सम्वन्धोसे परे होती है और मृत्युके उपरान्त भी कायम रहती है। 
मेने जो-कुछ कहा हैं, उससे सार यह निकरछता है कि आध्यात्मिक सहधर्मी इस 
जीवनमे या भावी जीवनमे भी झरीरतः: कभी विवाहित नहीं हो सकते; क्योंकि 
वह सहघर्िता तो तभी सम्भव है जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरहकी वासना 
न हो। क्या तुम मेरी वेस्ी आध्यात्मिक पत्नी हो? क्या हमसे वत्ती उत्कृष्ट चुद्धता 
है, वैसा पूर्ण एकीकरण, वेसा पूर्ण आत्मिक संविलय, वेसी आद्शोकी समानता, वेसी 
मात्मविस्मृति, वैसी उद्देश्य-निष्ठा और वैसा पारस्परिक विश्वास है? जहाँ तक मेरा 
सम्बन्ध है, में तो स्पष्ठ कह सकता हूँ कि मेरे छिए तो यह केवल एक आकांक्षा 
मात्र है। में तुम्हारे साथ ऐसे साहचरयेके अयोग्य हूँ। मुझमें जितनी वेचारिक गुचिता 
है, उससे कही अधिक ऊँची शुचिताकी आवन्यकता है। में तुम्हारे साथ उस तरहका 
पवित्र सम्बन्ध रखनेंके अयोग्य इसलिए भी हूँ कि मुझे तुमसे वहुत अधिक शारीरिक 
लगाव है। शारीरिक लगावसे यहाँ मेरा मतलव यह है कि मेरे मनपर तुम्हाओं हुवे 
छताओंका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि में तुम्हारा आध्यात्मिक पति हू बौर 
उससे एकात्मभावकी अनुभूति होनी हो तो मुझे तुम्हारा गुरु नहीं होता चाहिए। 
इसके विपरीत, तुम्हारे और मेरे वीच तो प्राय: अनेक तीत् मतमेद भी हो जाते हैँ। 
जहाँतक में समझ सका हूँ, हमारा सम्बन्ध भाई-वहिनका है। मुन् तुम्हारा बनुशात्ता 
बनना होगा और इस प्रकार तुमको झकझोरना होगा। मुझे तुमसे भाईके समान नजर 
अनुरोध करना होगा और ऐसे ठीक झब्द चुननेकी सावधानी रखनी होगी, जेसा कि 
में अपनी सबसे बड़ी वहिनकों समझानेके लिए करता हूँ। मुझे पिता, पति, मित्र, और 


भाषण : नाग्रपुरककी सावेजनिक सभामें १४३ 


गुर सभीका काम स्वय नहीं करता चाहिए। मेने जिस बडे पत्रकी वात कहीं थी, 
वह यही है। मेरे हृदयके उत्कटतम प्रेम समेत, 


तुम्हारा, 
एल० जी० 
[अंग्रेजीसे 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौंजन्य: नारायण देसाई 


८०. भाषण: नागपुरकी सार्वजनिक सभामें 


१८ दिसम्बर, १९२० 


हम दोतों भाई पिछले कुछ महीनोसे हिन्दुस्तानमे घूम रहे है। हमारे अध्यक्ष 
महोदयने मौठाना साहबका परिचय नहीं दिया है क्योकि वे छिदवाडामे' बहुत समय 
तक आपके मेहमान रहे है। वे छिदवाडामे किस तरह सरकारके मेहमान वने और 
आज हम क्‍या करते है, यह आप जानते हे। जिन वकीछोने वकालत छोड दी है 
उन्हें मे बधाई देता हूँ और कहता हूँ कि इतने-भरसे काम नहीं चल्लेगा। आपने 
नागपुरमे' कांग्रेस बुलाई है, उसे आप किस तरह शोभात्वित करेगे ? मध्यप्रान्तमे 
अच्छा काम हो रहा है तथा यहाँ होनेवाली काग्रेसमे अच्छा काम होगा, ऐसा मेने 
सुना है। मद्॒पान छुडवानेका आन्दोलन यहाँ अच्छी तरह चल रहा है, यह एक सुन्दर 
बात है। मेरा कहना है कि इसे छुडवानेमे भी हमारी विजय निहित है। हम असह- 
योग करना चाहते हे, इसलिए हमारा शराब पीना, नशेमे भत्त हो जाना और अभद्र 
व्यवहार करना शान्तिका मार्ग अपनाना कदापि नहीं हैं। अमन नहीं रखेंगे तो 
हम इस जन्ममें साम्राज्यकों नहीं मिटा सकेंगे। इसे अगर हम दुरुस्त करना चाहते 
है अथवा मिटाना चाहते हे तो हमारे पास शान्तिमय असहयोगके अछावा और कोई 
हथियार नही है। में कह रहा हें कि यह साम्राज्य शैतानियतसे भरा हुआ है। शैतान- 
को मजबूर करना हो, हर करना हो तो यह शैतानियतसे नहीं हो सकता। हमे खुदा- 
की ही मदद लेनी चाहिए। हमारी छड़ाई अधर्मके विरुद्ध धर्मंकी लडाई है। पंजाब 
और खिलाफतके अन्यायके बावजूद साम्राज्य क्षमा नहीं माँगना चाहता। वह हमसे 
कहता है कि जो कहना या करना हो खिलाफत और पजावको भूलकर करो। जबतक 
हिन्दू और मुसकृमानोके बीच सच्ची एकता स्थापित नहीं हो जाती तबंतक में दोनोसे 


१, गांधीजी और मौलाना शौकत अली । 

२. जहाँ १९१५के भारत रक्षा अधिनिप्मके अन्तर्गत मौछझना शौकत अली और मुहम्मद 
निगरानीमें रखे गये थे । 

३. गाधीजी १८ दिसावरकों नागपुर पहुँचे थे; काग्रेस अधिवेशन २६ दिसम्बरकों द्ोनेवाला था। 


(डि४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


कहता हूँ कि इस साम्राज्यको मिटाना असम्भव है। यह इसी शा्तपर सम्भव है। 
शान्तिमय असहयोग परम धर्म है। धर्म और अधर्मके बीच सहयोग कभी नहीं हो 
सकता। शैतानकी मददकों छोडना एक बहादुरीका काम है। इसीलिए जमनाहाह़ँ 
आज' इस सभाके अध्यक्ष हे। जलते हुए घरको छोड़ते समय हम इस बातका विचार 
नहीं करते कि घर छोडा जाये या तहीं। कौपिलमे जाकर न खिलाफतके प्रश्नकों 
दुलत्त किया जा सकता है और न पजाबके प्रइ्नको। स्वराज्य' प्राप्तिके द्वारा ही 
पजाबको न्याय दिलवाया जा सकता है। 

सात करोड़ मुसलमान और तेतीत करोड़ हिन्हू, एकताके सिवा किसी और 
तरह साथ नहीं रह सकते। 

अभीतक हमने प्रस्ताव पास किये है, अब काम करनेका समय आया है। काग्रेसका 
अधिवेशन होनेसे पहले अगर आप कुछ काम करके दिखाना चाहते हे तो नागपुरके 
स्कूलों और कालेजोकों खाली कर देता चाहिए। 

ख़ापडे और मेरे बीच भारी मतभेद है, लेकिन उन्हे कोई परेशान करे सो में 
पसन्द नहीं करता। मेरी माँग तो यह है कि में जैसी स्वतन्त्रता चाहता हूँ वंत्ती ही 
स्वतन्त्रता उन्हें भी मिलनी चाहिए। हम अपने कार्योका अच्छा नतीजा निकाल कर 
दिखायेंगे तो खापडें और अन्य सभी निश्चत खुपसे हमारे पक्षमे भा जायेगे। 

हममे ऐसी व्यवस्था करनेकी ताकत होनी चाहिए कि जिससे एक वर्षके भीतर 
ही हम सारा प्रबन्ध कर सके। हमें विश्वास रखना चाहिए कि पजाबके लिए हमे 
न्याय अवश्य मिल सकेगा। हम डरपोक हूं इसीलिए मुट्ठी-भर अग्रेज यहाँ राज्य चलाते 
है। ऐसा विश्वासधात भविष्यमे न हो सके, इसके छिए स्वराज्य छेना है। जबतक 
हम ठोस कार्यके छिए तैयार नहीं होते तबतक कुछ नहीं कर सकते। मेरी समझें 
नहीं आता, स्वदेश्षोमे क्‍या कुर्बानी है। हमारे छिए यह एक ऐसा अवसर है जो मित्र 
और कोरियाके छोगोको कभी नहीं मिला। हिन्दुस्तानमे तीस करोड़ लोग हे। मिश्र में 
मुद्ठी-भर लोग हे। समस्त देशोके छिए हम दोनो भाई पदार्थपाठ हे। जिस तरहसे 
एक माँके जाये दो भाई रहते हे, हम वैसे रहते हे । हम दोनो साफदिल हें। 

[गुजरातीसे | 
सहादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५ 


१. जमनालाल बजाज ( १८८९-१९४ ), प्रसिद्ध गाधीवादी उद्योगपति जिद्धोनि गाषीजीकी रतामक 
पोजनाओमिं भरपूर सहयोग दिया, गाधीजीके निकव्तम साथिषों भौर सलहारोंमें से पक । 


८१ अन्त्यजोंके सम्बन्धमें और विचार 


मुझे दु.ख है कि अन्त्यजोको लेकर जो वाद-विवाद चल रहा है उसे ' नवजीवन 'मे 
भी स्थात देना पडा है। तथापि इसका असहकारकी सफलतासे सम्बन्ध है इसलिए 
“तृवजीवन के पाठक इसे स्थान देनेके लिए मुझे क्षमा करेगे। 'तवजीवन का कत्तंव्य 
है कि उसके कार्यवाहक जिसे शुद्ध सत्य मानते हो, उसे पाठकोके सम्मुख पेश करे। 

अस्तहकारका मार्ग जितना सरहू है उतना ही विकट भी है। जिसकी समझमे 
आ जाये उसके किए वह सहल है, दूसरोके लिए विकट है। समझ न सकनेके कारण 
तमय-समयपर उलझन होती रही है। 

भुद्किलोपर पर्दा डाले रहनेसे वे दर नही हो जाती | आ पडनेवाली मुश्किकोको 
तत्काल दूर करतेसे असहकार आसान होगा। आपसमे सहकार किये बिना हमे सर- 
कारके विरुद्ध अस्हकारकी शत प्राप्त नहीं होगी। छ. करोड अन्त्यजोकों 'ढेंढ़ 
मानकर तिरस्कार करके हम सफल नहीं होनेवालें। जिस साम्राज्यने हिन्दू-मुसलमानोको 
लडाया है, वह साम्राज्य अन्त्यज और दूसरे हिन्दुओके दीच छडाई करानेमे घूकनेवाला 
नही है। 

हमे सावधान रहता चाहिए कि कोई निर्णय करते समय हम झूठी-सच्ची वातोसे 
भ्रमित्त त हो जाये। अन्त्यजोको विद्यापीठ' द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलोमे स्थान दिये 
जानेका प्रस्ताव कोई नया नहीं है, यह तो विद्यापीठ्के सविधानमें निहित अपर 
जोर-भर देता है। यह अर्थ श्री एल्ड्रयूजकी प्रेरणासे नही किया गया है, श्री एन्ड्रयूजने 
जो प्रदन पूछा था, यह प्रस्ताव उसका उत्तर है। अन्य किसी व्यक्तिने भी अगर वह 
प्रथन किया होता तो उसे भी यही उत्तर मिलता। 

यह प्रस्ताव मेरा अयवा किसों एक व्यक्तिका नही है, विद्यापीठ्के तियामक 
भण्डलका है।' यह बात में पहले ही कह चुका हूँ। 

इस प्रस्तावको आपदूधर्मके रूपमे नही, आवश्यक धर्मके रूपमे स्वीकार किया 
गया है। 

इसको स्वोकार करनेके पीछे पश्िचिमकी हवा नही है। ऐसा करके हिल्दू-धर्मको 
ही अगीकार किया गया है। में स्वयं किसी दुनियावी स्वराज्यके यज्ञमे धर्मकी आहुति 
तही देना चाहता। स्वराज्यकों मे धर्मंका आवद्यक अग समझता हूँ, इसीलिए उसके 
लिए जी-जानसे जुटा हुआ हूँ। 

घर्मयज्ञमे तो में देशकी आहुति देनेको भी तैयार हो जाऊँ, ऐसी मेरी भावता 
है। मेरा स्वदेशाभिमान धर्माभिमानसे मर्यादित है। इसलिए अगर देशहित, घर्महितका 


१. गुजरात विधापी5; जिसकी हाल ही में अहमरदावादमें स्थापना की गईं थी और यह सरकारी 
चादर बिना हुईं थी; देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ४८४०-८९ । 
२, देखिए “ वैष्णवेति ”, ५-१२-१९२० । 


१९-१० 


(४६ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


विरोबी हो तो में देशहितकों छोडनेके लिए तैयार रहता हूँ। अन्त्यजको असृक्षय 
मानना में अधर्म समझता हूँ भर अभर्मका आचरण करते हुए देशहित करनेकी मेरी 
तनिक भी इच्छा नही है। मेरी दृढ मान्यता है कि देगमें जब सच्चे अधथोंमे धर्म- 
जागृति होगी तभी स्वराज्य मिलेया। ऐसी जागृतिका समय आ गया जान पड़ता है। 
इसी कारण मेने एक वर्षके भीतर खराज्य ग्राप्तिको सम्भव माना है। मेरे यह सब 
लिखनेंसे आप समझ्न गये होगे कि में अस्पृदयताकों अधर्म मानता हूँ और इसी कारण 
अस्पृषयताका दोष दुर करनेके कार्यमे रत हूँ। 

कोई भी जीव जन्मसे ही अस्पृश्य है और उसे अस्पृश्य दशामे ही मरना चाहिए, 
मेरी मान्यता है कि यह हिन्दु-धर्म नही है, ऐसे अवरमंको धर्मका नाम देना और भी 
अधिक अधधर्मे करने जैसा है। व्यवहारमे आज अस्पृश्यता नहीं रह गई है। में इसी 
अस्पृश्यताका गुजरातके हिन्दुओसे ज्ञानपुवंक त्याग करनेका अनुरोध कर रहा हूँ। यदि 
बह धर्म होता और व्यवहार्मे उसका लोप हो गया होता तो मे विद्यापीठमें उसके 
पुनरुद्धारकी आकाक्षा करता। छेकिन यह अधर्म है ऐसा मानकर ही मेने विद्यापीत्के 
प्रस्तावका स्वागत किया है और प्रत्येक गृजरातीसे उसका स्वागत करनेकी विनती 
करता हूँ। 

अनेक वर्षोंसे पडी हुई कुटेबकों दूर करना मृद्किक है, यह में समझता हूँ। 
जो अस्पृश्यताकों कुटेव मानकर एकाएक दूर नहीं कर सकते उनके प्रति मुझे हमदर्वी 
है। छेकित जो धर्म मानकर उसका पोषण करते हे उनपर तो मुझे दया ही भाती 
है। 

हिन्दू-वमके तामपर अथवा शास्त्रकें नामपर जो कुछ कहा जाता है वह सब 
सच है, ऐसा मानना भयकर है। इसीसे गुगराती हिन्दुओसे मेरी प्रार्थना है कि वे 
शंकराचायंकी अध्यक्षतामे हुए प्रस्तावसे भ्रमित न हो। 

लेकिन निर्णयोपर अमल करनेमे हमे शान्तिका पाछ॒त करनेकी बड़ी आवश्यकता 
है। और असहकार करते हुए तो और भी विशेष रुपसे। शास्त्री वसन्तरामजीके 
एक छेवसे मुझे पता चछा कि उनपर आक्रमण किये जानेकी धमकी दी गई है। हम 
धामिक अय॑वा अन्य प्रकारके प्रश्नोंका निणंय मारपीटके ढारा नहीं कर सकते। विन- 
अतापूर्वक दलोलोके द्वारा ही हम सत्यासत्यका विचार कर सकेगे। सब तरहके धर्म- 
सकटका निपदारा लोग अपने-अपने विचारोकों अमलमें छाकर ही कर सकेगे, वसा 
करनेसे सत्य स्वगमेव तिरकर ऊपर आ जायेगा। आकाशपर धूल उडानेसे वह आँखोगें 
आ पड़ती है। यह तक देनेकी भी क्या जरूरत है? जिसे धूल उडानेमें रस आता 
है वह धूल उडाकर ही सारासारका अनुभव प्राप्त कर छेगा। अस्पृश्यताके पापसे 
चिपके रहकर स्वराज्य प्राप्त करनेका प्रयलल करना आकाशर्में धूछ उडाना है। 

[गुजरातीसे | 
तवजीवत, १९-१२-१९२० 


८२. टिप्पणियाँ 


बहुनोंका उदाहरण 

भारतकी नारियोसे हम बहुत सीख सकते हे। काश कि अग्रेज लोग तथा हममें 
से वे छोग जो असंहयोगकी जरूरत या सामथ्य॑मे विद्वास नही करते, भारतकी नारियाँ 
असहयोगके समर्थन जो उत्साह प्रदर्शित कर रही हे, उसे देखतें। थे हर जगह 
सैकड़ों-हजारोकी सल्यामे इकट्ठा हुई हं। वे परदेसे बाहर निकली हे और उन्होंने 
बाहर आकर मौलाना ज्ौकत अलीको और मुझे दुआएँ दी है। उन्होने सहज ही में 
आत्दोछतका शुद्ध स्वरूप पहचान लिया है। उनके दिलोपर असर हुआ है। उन्होने 
अपनी हीरे-मोतीकी चूडियाँ, कणष्ठहार और अँगूठियाँ दे दी हे। अमीर, गरीब सभी 
तरहकी औरतोते आकर हमें अपनी दुआओके साथ मूल्यवात उपहार भी दिये हे, 
मूल्यावान इसलिए कि ये उपहार सर्वेथा स्वेच्छापूवंक दिये गये। उन्होने यह भी समझ 
लिप्रा हैं कि भारतकी गरीब तारीकी पवित्रता चरखेके सगीतमे निहित है। वे असह- 
योगके झडेके नीचे घृणाके कारण इकट्ठा नहीं होती। ४ 


दूसरा पक्ष 


परतु पुरुषवर्ग उतावला है और भारी भूछ करता है; जैसी कि उन्होने, पत्ता 
चढ्ला है, दिल्ली और बगालमे की है। एक ऐसे आदमीकी लाशको, जिससे तथाकथित 
असंहयोगी छोग, (यदि वे असहयोगी थे तो) नफरत करते थे, दफताने नहीं दिया 
गया। यह बहुत पापपूर्ण कृत्य था।' पूर्वी बगालमे एक जगह एक उसम्मीदवारपर, 
जो कौपरिशकी सदस्पताके लिए खड़ा हुआ था, पासाना फेका गया और एक मतदाताके 
कान इसलिए काट छिये गये कि उसने मत देनेका दुस्साहस किया था। ये बहुत 
बुरे काम हूँ ।' ये तो केवल हमारे अपने ही उद्देश्को विफल करनेके तरीके हूँ। 
असंहयोग केवल अग्रेजो और सरकारी अधिकारियोंकी हृदतक ही अहिसात्मक नहीं 
है। हमारे देशभाइयोके सन्दर्भभे भी उसे उतना ही अहिसात्मक होना चाहिए। कोई 
सहयोगी भी कम, वचन और विचारकी स्वतन्त्रताका उतना ही हकदार है, जितना 
कि बडेसे-बडा अपतहयोगी। अस्तहयोग सभी तरहकी गुरामीके विरुद्ध है। अतएवं जो 
असहयोगी हिंत्ाका सहारा छेता है, वह अपने ही उद्देश्यमें वाघा डालता है। 
यह अपने उद्देश्यमे विश्वासकी कमीका निश्चित चिह्न है। 

और भी दसन 

पता नहीं, दिल्‍लीकी वारदातके परिणामस्वरूप या अन्य किसी कारणसे, दिल्लीमें 

राजद्रोहात्मसक सभा अधिनियम फिर छागू हो गया हैं और कुछ स्वयसेवक-दस्ते भंग 


३. देखिए पृष्ठ ९९, पाद-टिप्पणी १ । 
२. ये दोनो घपनाएँ विधान परिपदेक्ति चुनावोंके दौरान तबम्बर १९२७ में हुईं थीं । 


१४८ सम्पूर्ण गांधी वादुमय 


कर दिये गये है।' में अधिक जानकारीके अभावमे, इस दमनकारी तरीकेके बारेमे 
अधिक नहीं कह सकता। परल्तु इतना जानता हूँ कि यदि आत्दोलनको शीघ्र ही 
सफलताकी स्थितितक पहुँचाना है तो उक्त दस्तें भग करनेका आदेश, सभाओ, इच्ति- 
हारों आदिका तिषेष करनेवाली आज्ञा, सबका ईमानदारीसे पालन करना चाहिए। 
यदि जरूरत हो तो हमे बिना आम सभाओं और इष्तिहारोके आन्दोलन चला सकतेमें 
समर्थ होना चाहिए। स्वयंसेवक दस्ते भग करनेके आदेशका विशेष अर्थ नहीं है। 
ससारमे कोई भी सरकार किसी व्यक्तिको, यदि वह सेवा करना चाहे तो, रोक नहीं 
सकती। सेवा करनेके लिए उसे किसी बिल्लेकी जरूरत नहीं। परल्तु स्ववसेवकोकों उस 
तरहका आचरण नही करना चाहिए जैसे आचरणकी बात पुलिसके बारेमे कही 
जाती है। उन्हे, जो व्यक्ति उनके विचारोसे सहमत नहीं होते, उनको भय नहीं 
दिखाना चाहिए। वे राष्ट्रकें सेवक है, मालिक नही। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २२-१२-१९२० 


८३५ गोपनीयताका दोष 


गोपनीयताकी वृत्ति भारतका एक अभिशाप है। यह अकसर देखनेकों मिलती 
हैं। किसी अनजान परिणामके भयसे हम फुंसफुसाकर बात करते है। इस गोपन 
वृत्तिने मुझे कही उतना अधिक परेशान कही नहीं किया जितना बगालमे। वहाँ तो हर 
कोई आपसे “एकान्त ” में ही बात करना चाहेगा। मुझे यह देखकर सबसे ज्यादा 
दुख हुआ कि भोड़ेभाले नवगुवक अपनी बात शुरू करनेसे पहल्ले चारो ओर निगाह 
डालते हे कि कही कोई तीसरा व्यक्ति तो उनकी बातचीत नही सुन रहा है। हर 
अजनबी आदमीपर लुफिया होनेका सन्देह किया जाता है। मुझे भी अजनबी छोगोसे 
सावधान रहनेकी चेतावनी दी गई है। जब मुझे यह बताया गया कि जिस बन्ञात 
विंधार्थीने विद्याथियोकी सभाकी अध्यक्षता की थी, वह खुफिया विभागका था तब 
मेरा दुख सीमापर पहुँच गया। मे कमसे-कम ऐसे दो प्रमुख नेताओके नाम जानता 
हूँ, जो उच्च भारतोय सभाजमें सरकारके गुप्तचर समझे जाते है। 

में ईद्वरका आभार मानता हूँ कि विगत अनेक वर्षोते में गोपनीयताकों पाप 
मानने छगा हूँ, विशेष रूपसे राजनीतिमे। हम जो-कुछ भी कहते और करते हे, यदि 
उसमे ईइवरकी उपस्थितिकों साक्षीके रूपमे मानते होते तो हमारे पास ससारमे किसी- 
से गोपनीय रखनेको कुछ भी न होता, क्योकि तब हम अपने सिरजनहारके सामने 
अपने मनमे भी दूषित विचार न रखते, उन्हें मुंहसे कहनेका तो अ्रइन ही नहीं 
उठता। गर्दगी ही गोपनकी अपेक्षा रखती है। मनुष्यकी प्रवृत्ति गदगीकों छिपानेकी 
होती है। हम गन्दी चीजे देखना या छूना नही चाहते, उन्हे हम दृष्टिसे परे कर 


१. देखिए “तार: आसफ बलीको ”, ११-१२-१९२० या उसके बाद । 


गोपनीयताका दोष १४९ 


देगा चाहते है। ऐसा ही हमारे बोलनेमें भी होना चाहिए। मे कहूँगा कि हम जिन 
विचारोको दुनियासे छिपाना चाहे, उन्हे सोचनेसे भी वचे। 

छिपानेकी इस इच्छाने हममे कायरता पैदा की है और हमे बोलते समय कपट 
और दुराव-छिपावका सहारा लेवेको बाध्य कर दिया है।इस घातक और अपमानकारी 
खुफिया विभागसे मुक्ति पानेका सबसे अच्छा और श्ीघम्नताका उपाय हमारे लिए यही 
है कि हम एक बार हर वातपर खूल़े तौरसे विचार करनेका अन्तिम प्रयत्न करे. 
संसारके किसी भी व्यक्तिसे गुप्त वातचीत न करे और खुफिया पुलिससे ढरना समाप्त 
कर दे, जिसे हमारे समस्त विचारों और योजनाओको जाननंका अधिकार है। हमे 
उप्तकी उपस्थित्तिकी अपेक्षा करनी चाहिए और हर व्यक्तिसे अपने मित्र-जैसा वर्ताव 
करना चाहिए। मे जानता हूँ कि अपनी बडीसे-वडी योजना खुले तौरपर तैयार करनेसे 
भुझे अत्यन्त सन्‍्तोषजनक परिणाम मिले हे। भेरे करीब कही कोई जासूस न हो, इस 
चिन्तासे कभी मेने एक मिनट भी अपनी शान्ति नष्ठ नहीं की। छोगोंकों गायद 
माछूम नहीं होगा कि में जबसे भारतमे रह रहा हूँ, तबसे खुफिया विभागके छोग 
बराबर भेरे पीछे लगे रहे हे। इससे मे कभी चिंतित तो नहीं ही हुआ, उलट खुफिया 
विभागके इन सज्जनोसे मेने मित्रके-जैसे काम लिये हे, और इनमें से कई छोगोने 
इस वातके लिए मुझसे क्षमा भी माँगी हैं कि उन्हें मजबूरन मुझ्पर जासूसी करनी 
पड़ी। आम तौरपर तो ऐसा ही होता रहा है कि मेने उनकी उपस्थितिमे जो कुछ 
कहा है, वह पहले ही संसारके समक्ष प्रकाशित हो चुका है। परिणाम यह कि अव 
उतकी उपस्थितिपर मेरा ध्यान भी नहीं जाता और में नहीं समझता कि सरकारन 
अपने खुफिया विभागके जरिये मेरी कार्रवाइयोपर निगाह रखकर कोई खास जानकारी 
हासिल की है। मेरी राय है कि ये एजेट महज खानापूरीके लिए ही मेरे साथ छगे 
रहते है। वे मुझे कभी परेशान तो नहीं ही करते। में वगारूके, और वंगाल ही क्यो, 
सारे भारतके प्रत्येक नवयुवकके लाभाथे अपने थे अनुभव प्रस्तुत करता हूँ। कोई यह 
ने भाने कि मुझपर चिढ पैदा करनेवाली निगरानी न रखनेका कारण मेरी सावजनिक 
स्थिति है; इसका कारण तो मेरे किसी काममें दुराव-छुपावका ने होना है। यह वात 
बड़ी आसानीसे समझी जा सकती है कि जिस क्षण आप जासूसकी उपस्थितिसे डरना 
बन्द कर देते हे और इसलिए उसके साथ, उसे जासूस मानकर बरतना छोड देते हे, 
उसी क्षणसे उसकी उपस्थिति आपको नागवार नही छगती। जल्दी ही सरकार खुफिया 
विभाग रखनेमे शर्मिदगी महसूस करने छगेगी, नहीं तो खुफिया पुलिस ही ऐसे कामसे 
आजिज आ जायेगी, जो उपयोगी नहीं वचता। 

असहयोग तत्त्वत एक शुद्धिकी प्रक्रिया है। वह लक्षणोके बजाय कारणोसे 
सम्बन्ध रखता है। खुफिया विभाग गोपनीयताका एक लक्षण है, और गोपनीयता उसका 
कारण है। गोपनीयताका निवारण विना किसी अन्य प्रयलके खुफिया विभागकों पूरी 
तरह समाप्त कर देगा। समाचारपत्र अधिनियम! (प्रेस ऐक्ट) कायरताके रोगका एक 
लक्षण है। यदि हम अपने इरादोंकों निर्मीकतासे धोषित करे तो समाचारपत्र अधि- 


१, १९१० का । 


१५० सम्पूर्ण गाधी वादमय 


नियम अमलके अभावमे स्वयं ही समाप्त हो जायेगा। शुरुआत करनेवाछोकों अपने 
तथाकथित दुस्साहसके लिए कष्ट भोगना पडेगा। मेने सुना है कि कलकत्ताके “ सर्वेन्ट ” 
को इस धृष्टठताके लिए चेतावनी दी गई है कि उसने “यंग इडिया” का' वह लेख पुनः 
प्रकाशित किया था, जिपमे श्री राजगोगाछाचारी द्वारा मतदाताओकों दिये गये सराह- 
नीय निर्देशोंका सार था। मेने यह भी गौर किया है कि कलकत्तेमे मेरे भाषणके 
सबसे अधिक प्रभावशाली अंश, स्पष्ट ही, सेसरके भयसे समाचा रपन्नोने छोड दिये हे | 
यदि सम्पादक अपने विचार या जिन विचारोको वह सही मानता है, परिणामके भयसे 
बरे बिता स्वतन्त्रतापूवंक प्रकाशित नहीं कर सकता, तो में पत्रका पूरी तरह बन्द हो 
जाता बेहतर मानूंगा। 

यद्यपि असहयोगकों, समाचारपत्रोकी जहाँ जो भी मदद मिल्ले उसका प्रसब्नतासे 
उपयोग करना है, फिर भी अपनी मूल प्रकृतिके अनुसार उसे समाचार-पत्नोपर निर्भर 
नहीं करना है। इसमे जरा भी सन्देह नहीं कि हम जो भी विचार प्रकाशित करते 
है उससे सरकारकों बुरा तो छगनेवाला है ही। जनतामे ज्यो-ज्यो इसका प्रचार बढेगा, 
सरकार अपने अत्तित्वके लिए इसे बन्द करनेकी कोशिश करेगी। हम इस सरकार 
अथवा किसी भी सरकारसे आत्महत्या कर छेनेकी आशा नहीं कर सकतें। उसे या 
तो अपने-आपमे सुधार करना होगा या फिर दमनका सहारा छेना पड़ंगा। 

सामान्य तौरपर कोई भी निरकुश झासन-तन्त्र, जैसी कि हमारी सरकार है, 
अपने-आपको सुधारनेसे पहले दमनका सहारा अवश्य लेगा। जो सरकारकों नष्ट कर 
सकते है, या उसे पश्चात्ताप करनेके लिए विवश कर सकते हे, ऐसे शक्तिशाली विचारो- 
को रोक देना तो सरकारी दमन शक्तिका सबसे मामूछी प्रयोग होगा। इसलिए जबतक 
सभी समाचारपत्र निडर नहीं बन जातें, परिणामोकी परवाह त करके केवल अपनी 
स्वतंत्रताकी रक्षाके लिए विचारोती असहमत होते हुए भी उतको प्रकाशित नहीं करते, 
तबतक हमे उनके प्रसारके छिए अन्य तरीके ढूंढने ही होगे। ऐसा कोई भी सम्पादक, 
जिसके पास अपने मौलिक विचार हे या जिसके पास भारतकी बुराइयोको दूर करनेके 
लिए कुछ उपयोगी सुझाव हे, उन्हे प्रभावशाली ढगसे लिख सकता है। सकडो लोग 
उसकी नकछ करके सैकडो प्रतियाँ तैयार कर सकते हे, और इससे भी ज्यादा सस्यामे 
- लोग हजारो श्रोताओको ये विचार पढ़कर सुना सकते हे। इसलिए में आशा करता 
हूँ कि असहयोगका समर्थन करनेवाले सम्पादकगण किसी भी हालतमे समाचास्यत्र 
अधिनियमके डरसे अपने विचार व्यक्त करनेसे नही चुकेगे। उन्हे समझता चाहिए कि 
अपने विचार छिपाना पाप है, और ऐसा कोई समाचारपत्र निकाछना जो उतके 
विचारोंको दर्मित करता हो, उनकी शक्तिका अपव्यय है। किसी सम्पादकके छिए 
अपने श्रेष्ठतम विचारोकों दबाना, अपने पेशेका, अपने धर्मका अनादर करना है। 

[अग्नेजीसे 
यंग इंडिया, २२-१२-१९२० 


१, १० नवम्बर, १९१० का । 


८४. भाषण : नागपुरकी बुनकर परिषदसें 


२५ दिसम्वर, १९२० 


अत्यन्त कार्यव्यस्त होनेपर भी में इस सभाके अध्यक्ष पदकों स्वीकार करनेसे 
इनकार नहीं कर सका। मेरा धन्था बूनकरका न होनेपर भी अब में अपने आपको 
किसान-बुनकर समझता हूँ। अदालतमे भी भेने अपना यही धन्धा बताया है। मुझे 
लगता है कि जबतक बुतकरोकी उन्नति नहीं होती तबतक हिन्दुस्तानकी उन्नति अस- 
म्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसीसे काग्रेसके पिछले विदोष अधिवेशनमें इस विष- 
यकी कुछ चर्चा की गई थी। हिन्दुस्तान जिस समय गृलामीकी जजीरोमे वेधा उस समय 
हिन्दुस्तानमे जैसा और जितना कपडा बनता था वैसा और उतना कपडा दुनियाके 
किसी अन्य देशमे नहीं बनता था। और इतनेपर भी तब यहाँ कपड़का एक भी कार- 
खाना न था। उस समय खादीसे लेकर ढाकाकी महूमछतक तरह-तरहका कपडा 
यहाँ बनता था। उससे हिन्दुस्तानकी आवश्यकता पूरी होती थी और अतिरिक्‍त कपडा 
विदेशोकों भेज दिया जाता था। बाहरके देशोके छोग भारतमे पर्यटनके लिए खिंचे 
चढ़े आते थे। कताई मशीनके आविष्कर्ता हार्ग्रीव्जकी अपेक्षा पवित चरखेकी खोज 
करनेवाले व्यक्तिने अधिक प्रतिभाका परिचय दिया। हिन्दुस्तानमे तो उससे बढ़कर 
आविष्का रकी प्रतिभाका परिचय किसी अन्य व्यक्तिने नही दिया | जिस समय हिन्दुस्तान 
खुशहाल था उस समय मानो घर-घधरमे सुतका कारखाना था। विधाताने यह सोचा 
था कि अगर हिन्दुस्तानकों स्वतन्त्र रहना है तो हिन्दुस्तानकी स्त्रियोकों यह समझ 
छेना चाहिए कि प्रतिदिन थोडा-योडा सूत तैयार करना उनका पवित्र धन्धा है। इसी 
कारण उसने सूत कातनेवाली किसी अलग कौमकी रचना नही की, प्रत्युत सव स्त्रियोके 
छिए सूत कातना अनिवार्य कर दिया। ईस्ट इंडिया कम्पनीने जिस दिन भारतमे कदम 
रखा उसी दिनसे भारतकी हालत गिरने छगी। तभीसे बुनकरों और कत्तिनोने अपना- 
अपना धन्धा छोड़ना आरम्भ कर दिया। चम्पारनमें (अभी-अभीतक) जिस तरह 
लोगोसे तीलकी पैदावार के ली जाती थी, उसी तरह उन दिनो छोगोसे सूत माँगा 
जाता था और वह भी इतना अधिक कि लोगोने तग आकर अपनी उगलियाँ ही 
काट डाली । इसके बाद यहाँ छकाशायरका कपडा आने हृगा | यदि आप धर्मका 
पुनरद्धार करना चाहते हे तो आप प्रामश्चितस्वरूप कातने और बुननेके प्राचीन 
धन्पेकों पुनरुज्जीवित करे। हम धर्माचरण करना भूछ गये, इसीसे हम स्वदेशीके नाम- 
पर दुराचरण कर रहे है। इसीलिए मे कहता हूँ कि धर्मेरक्षाके लिए आप नया सूत्र 
तैयार करे, नया कपडा बताये। अगर आप ऐसा नहीं करेगे तो हमे वाहरसे कपडा 
अवदय मेंगाना पडेगा। श्री फजलभाई' और श्री वाडियाका' कहना है कि अभी हम 
पचास वर्षतक अपनी जरूरतका कपडा तैयार नहीं कर सकतें। गोखरेजी इसे सौ 


१, व २, वम्वईके मिल-माल्मि । 


१५२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सालतक अप्तम्भव मानते थे। यह इन लोगोकी भूल है। उन्हें यह नहीं मालूम था 
कि हिन्दुस्तानके प्रत्येक घरमे चरखा और करघा रखा जा सकता है। 

जबतक सूत कातने और बुननेकी प्रवृत्ति प्रचकतित नहीं होती तबतक स्वदेशी- 
भडारकी स्थापना करना देशहित नहीं, बल्कि पाप है। मुझे जो रूमाल दिया गया है 
उसमें विदेशी सूत काममे लिया गया है। 

मुझे यहाँ बुनकर बहुत कम सस्यामें दिखाई दे रहे हे। बुनकरोके तीन वर्गोमे से 
तीसरे वर्गके अस्पृश्य लोग यहाँ दिखाई नही दे रहे। मुझे एक सज्जनने लिखा था कि 
उन लोगोको प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। मेने कहा कि अगर आप उन्हें प्रवेश 
नही करने देंगे तो में चक्ा जाऊँगा। जब आप दूसरा अधिवेशन करे तब इन बुन- 
करोको अवश्य' बुलाएँ। 

आप अपने धन्धेकों जिस ढगसे चकाते हे वह ठीक नहीं है। अगर आप इसे 
देशके लिए ही चछाना चाहते हे तो आप नया सूत तैयार करके अथवा तैयार करवाके 
उससे कपडा बुनें। उससे कपडा बुननेगे दिक्कत तो होगी, ढेकिन उतनी दिक्कत 
उठानी चाहिए। हिन्दुस्तानके बालक और बालिकाएँ अगर रोज एक घटा सूत काते तो 
जितनी कपास हम उत्पन्न करते हे वह सब सूतके रूपमे आ जाये। आज हिन्दुस्तानके 
लिए महीन कपडा बनानेके लिए आग्रह करना में अपना धर्म नहीं समझता। में 
चाहता हूँ कि आज चारो ओर जो शोकागिनि प्रज्ज्वलित हैं, अगर मेरा वश् चले तो, 
में उसमें भारतके स्त्री-पुस्षोको होम दूँ। बुनकरोसे मेरा कहना है कि वे जो वस्त्र 
पहनते हे वे उतके अपने बताये हुए नहीं हे, यह अत्यन्त खेदकी बात है। 

[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २०-१-१९२१ 


८५. भाषण: नागपुरके अन्त्यज सम्मेलनमें 
२५ दिसम्बर, १९२० 


इस सभाका अध्यक्ष-पद ग्रहण करके मुझे बडी खुशी हुई है।' 

अन्त्यजोसे इतर वर्गोके लोगोको इस सभामे उपस्थित देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता 
हो रही है। हि 

में अनेक वर्षोसे अन्त्यज-वर्गकी स्थितिका अध्ययन कर रहा हूँ। इस विषयपर 
में अपने यहाँके बड़े-बड़े सुधारकोसे भिन्न विचार रखता हूँ। सुधारक जिस ढगसे 
कार्मे करते है, मे उस ढगसे काम नहीं करता। में जबसे हिन्दुस्तात आया तबसे मे 
सुधारकोकी कार्य-पद्धतिपर गौर करता आ रहा हैँ। क्ेकित में जो कार्य कर रहा हूं 


१. यह भाषण गांपीजीने हिन्दोंमें दिवा था णो उप्य्य नहीं है। भाषण आसम करते पहऐे 
गांधीजीने ओ्रेता्मोसे यह पूछा था कि क्या वे हिन्दी समझते है । ओताओोने काका ल्ीकारा्मक्र जात 
दिया था | 


भाषण: नाग्रपुरक्ते अन्त्यज सम्मेलनमे १५३ 


उसमें कोई कमी है अथवा दूसरो द्वारा किया गया कार्य मेरे कार्यकी अपेक्षा अधिक 
अच्छा है, ऐसा मूझे महसूस नहीं हुआ। उसमें कमी हो सकती है छेकिन मेरा अपना 
विद्वास तो यही हैं कि उसमे कोई कमी नही है। 

में [अस्पृश्यता दूर करनेके लिए] जो करता हूँ वह कुछ इस तरह है। [में 
मानता हूँ कि] अस्पृश्यता पाप है, अतएवं इस पापको दूर करना चाहिए। अस्पृश्यताको 
हटाना में अपना करत्तंव्य समझता हूँ, छेकिन उसे अन्त्यजोके वीचमे से नही, इतर वर्गंके 
हिल्दुओमे से हटाया जाना चाहिए। अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मके शरीरपर गृुल्मके समान 
अतिवृद्धि है। मद्रासमें एक स्थानपर भाषण देते हुए मेने कहा था कि जैसे हमारे 
साम्राज्यमे बहुत दृष्टता दिखाई देती है और हालाँकि में इसको दूर करा चाहता 
हूँ किन्तु कर नहीं पाता, बसे ही हिन्दू-धर्ममे प्रविष्ट इस अस्पृश्यताकों में दुष्टतापूर्ण 
मानता हूँ [और हटाना चाहता हूँ ]। 

स्वर्गीय गोखलेने दक्षिण आफ्रिकामे वहाँके सब तथ्योकों जाननेके वाद कहां था 
कि “हमारी हालत इतनी बुरी क्यों न हो? ” जिस तरह हम अन्त्यजोको अस्पृष्य 
समझते है उसी तरह यूरोपकी जनता भी हमे, हिन्दू-मुसलमान सबको अस्पृद्य समझती 
है। उनके साथ रहनेकी हमें अनुमति नहीं है, हमें उनके जितने अधिकार भी प्राप्त 
नही है। हिन्दू-समाजने अन्त्यजोंका जितना बुरा हार किया, उतना दक्षिण आफ्रिकाके 
गोरोने भारतीयोंका किया है। भारतसे वाहर जितने ब्रिटिश उपनिवेश है उनमें भी 
हमारे साथ गोरोंका व्यवहार वैसा ही है, जैसा हिन्दुओका अन्त्यजोके प्रति है। इसी- 
लिए श्री गोखढेने कहा था कि “हमें अन्त्यजोंके प्रति दृष्टतापूर्ण व्यवहारका फल 
मिल रहा है; समाजने भारी अपराध किया है, भारी दृष्टताका परिचय दिया है इसीके 
फलस्वरूप दक्षिण आफ्रिकामे हमारी दुरगंति हुई है।” मेने तुरुत ही उनकी इस वातकों 
स्वीकार कर लिया। यह वात विलकुल सच थी। उसके बाद मुझे जो अनुभव हुए है, 
उनसे इस बातकी पुष्टि होती है। 

में स्वय हिन्दू हूँ, में दावा करता हूँ कि में एक कट्टर हिन्दू हँँ। उसमें भी 
खासकर में यह दावा करता हूँ कि में सनातनी हिन्दू हूँ। आज गुजरातमे हिन्दू- 
समाजके साथ मेरा जवद॑स्त झगंडा चल रहा है। हिन्दू-समाज, विशेषत. वेष्णव समाज 
मेरे हिन्दू होनेके दावेको माननेतते इन्कार करता है, तथापि में अपने दावेपर दृढ़ हूं 
और कहता हूँ कि में सनातनी हिन्दू है। अस्पृक्ष्यता हिन्दु-समाजका बहुत वडा दोप 
हैं। अन्य और बहुत सारे दोष हे। लेकिन उन्हें आप यदि आज अथवा हजार साल 
वाद दूर करे तो भी वह क्षम्य होगा। लेकिन में अन्त्यजोकी अस्पृश्यताकी बातकों 
सहन नहीं कर सकता, उसे वरदाश्त करना सम्भव नही है। हिन्दू समाजका यह कत्तंव्य 
है कि वह अस्पृश्यताकों दूर करनेके लिए भारी तपर्चर्या करे। मेने पहले भी कहा 
है भौर आज एक वार फिर हिन्दू-समाजसे कहता हूँ कि जबतक हिन्दू समाज अस्पू- 
इ्यताके पापसे मुक्त नहीं होता तबतक स्वराज्यकी स्थापना होना असम्भव है। यदि 
आपको मेरे ऊपर विश्वास हो तो में आपसे कहूँगा कि अन्त्यजके अस्पृष्य बने रहनेमे 
मुझे जितनी वेदना होती है उप्तसे कही अधिक वेदना हिन्दू-धर्ममे अस्पृश्यता बने रहनेके 


११४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


कारण होती है। हिन्दू-सभाजमे अस्पृश्यताके तत्त्वकी मोजूदगीसे मुझे शंका अनुभव 
होता है और हिन्दू होनेका दावा करनेमें भी सकोच होता है। मुझसे पहले जो बक्ता' 
मराठीमे भाषण दे गये है उन्होने मुझपर आक्षेप किया है कि हिन्दुस्तानने मुझे जिस 
पदपर प्रतिष्ठित किया है उसे मेने स्वीकार नहीं किया है, में उसके योग्य तभी वनूँगा 
जब हिन्दू-बर्मसे अस्पृश्यता दुर हो जायेगी। (तालियोकी गड़गड़ाहट) मे जिस समय 
अपने हृदयगत उद्गारोको व्यक्त कर रहा हूँ उस समय आप मुझे तालियोकी गड्गढा- 
हटसे न रोके। में आपसे पूछता हँ--अगर आप वता सके तो बताइए कि क्या 
ऐसा भी कोई तरीका है जिससे कोई एक ही व्यक्ति किसी बहुत पुराने रिवाजको 
मिटा सकता है। मुझे यदि कोई यह बता सके कि ऐसा करे तो आज ही अस्पृष्यता 
दुर की जा सकती है तो में आज ही वैसा करूँ। लेकिन हिन्दू-समाजसे दोष स्वीकार 
कखाना और उस दोषको सुधारना कठिन काम है। 

में जो कहता हूँ वही करता हूँ। में जो कर रहा हूँ उसमें मुझे अपनी पर्मे- 
पत्नीकों साथ लेनेमें वहुत कष्ट उठाना पड़ा है, मुझे जो तपदचर्या करनी पडी है उसके 
आधारपर में आपको --अन्त्यजोंकों और हिन्दू-समाजकों--वताना चाहता हूँ कि 
इस कार्यमें बहुत मुशिकिके हे। छेकिन ऐसा कहनेसे मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि हमें 
यह कार्य बन्द कर देना चाहिए। हमें अपने कार्य करनेकी पद्धतिपर विचार कर छेना 
चाहिए। यही कारण है कि मुझे आपके प्रस्ताव पसन्द नहीं आते। 

आप यह प्रस्ताव पास करना चाहते हूँ कि देश-भरमें जितने देवालय हे उनमें 
अन्त्पजोंको जानेका हक मिलना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? हिन्दू-धर्ममें जवतक 
वर्णाश्रम घर्मेको प्रधान पद प्राप्त है तवतक प्रत्येक देवाल्यमें प्रत्येक हिन्दुका प्रवेष 
पा सकता आज नहीं हो सकता। आज इसे हिन्दू-समाजमें स्थान देना जसम्भव है। 
वह इसके लिए तैयार नहीं है। मेरा अनुभव है कि देवाल्योमे अन्त्यजोके अलावा 
दूसरी अनेक जातियोके छोग भी नहीं जा सकते। भद्गासमें कुछेक देवालयोमें तो में 
भी तहीं जा सकता। मुझे इसके वारेमे दु.ख नहीं होता। में यह भी कहनेके लिए 
तैयार नही कि यह हिन्दू-समाजके संकुचित दृष्टिकोणका परिचायक है अथवा यह 
कोई अन्याय है, दोष है। ऐसा हो भी सकता है; छेकित इस वातकी विचाधारा 
क्या है, सो भी सोचा जाना चाहिए। यदि यह कार्य समाजमें अनुज्ासत वनाये 
रतके उद्देश्यसे किया गया है तो सवको देवालय जानेका अविकार प्राप्त होना चाहिए, 
यह वात में कदापि न कहूँगा। हिन्दुस्तानमें पृथक-यृथक सम्प्रदाय हें, हि में नष्ट 
नही करना चाहता। हिल्दू-समाजका पतन सम्प्रदायों अथवा वर्णाश्रम धर्मसे नहीं 


१. पक प्रस्तावमें गांपीनीसे काग्रेसके अथक्ष फुक्ो स्वीकार करनेका अनुरोष क्षिया गया या । 
प्रस्ताव पेश करनेवाे और उसका समर्थन करनेवाले वक्‍्ता्ोनरि कहा था, जैसा कि महादेव देसानि अपनी 
सिपोरमें छिखा हैः “, . .गाषीजीने अमीतक हम छोगों (मसुझों)के लिए कुछ भी नहीं किया है। 
उन्हें हमारे प्य्नोंसे उद्दानुभूति है। हमें अपनी स्थितिको सुधारनेके छिए गावीजीत्री सेवामोंक़ी को 
जहरत नहीं है। उसे तो हम राज्य द्वारा अनुजूछ कानून पास करवा करके भी सवार सबने हैं ठेदित 
अलझताक़ो कानूनोंकी मददते दूर नहीं किया जा सकता ।” 


भाषण . नागपुरके अन्त्यज सम्मेलनमे १५५ 


हुआ है। जो पतन हुआ है वह तो वर्णाश्रम धर्ममे निहित सौन्दर्य और अनुणासनके 
त्यागसे हुआ हैं। आपको यह समझ लेता चाहिए कि वर्णाश्रम धर्म एक चीज है 
और अस्पृश्यता दूसरी चीज है। वर्णाश्रम धर्म दोषमय है, पापमय है--ऐसा 
कहना पाद्चात्य पद्धतिका अनुकरण करना है। में इसका अनुकरण नहीं करता। 
इसे अंगीकार करनेके कारण ही हिन्दुस्तानका पतन हुआ है। में सेतमेत अन्त्यजोका 
आशीर्वाद और कृपा प्राप्त नहीं करना चाहता। इसलिए में साफ-साफ कह देना 
चाहता हूँ कि में इस कार्यमें बहुत हिचकिचाहटके साथ शरीक हुआ हूँ क्योकि 
में अस्पृध्यताके दोषकों मिटानेके लिए अन्त्यजों और सुधारकोके साथ हूँ | दूसरी बातोके 
सम्बेन्धरे आप और वे लोग जो करना चाहते है, उन सबसे में शामिल नही हूँ। में 
किसी भी हिन्दूसे नहीं कह सकता कि प्रत्येक हिन्दू परस्पर एक-दूसरेंके साथ खाये, 
पीये अथवा शादी विवाह करे। क्योंकि इसकी आवश्यकतामें मेरा विश्वास नहीं है। 
मेरा कहना है कि जो व्यक्ति इन तीनो बातोका त्याग करता है वह सयमी हो सकता 
है भौर स्वच्छन्द [प्रवृत्तिका] भी हो सकता है। मेरी धारणा है कि यह त्याग 
सयमवृत्तिके द्वारा ही सम्भव है। 

में स्वयं अन्त्यजोंके साथ खाता हूँ, पीता हूँ। एक अन्त्यज छडकीको' भी मेने 
गोद लिया है। यह लडकी मुझे प्राणोसे भी प्यारी है। तथापि में हिन्दू समाजसे यह 
नही कहता कि वह अपनी त्यागवृत्ति छोड दे। में मानता हूँ कि मेरे जैसोंके लिए 
भी हि्दू-समाजमे स्थान है। सन्‍्यासी न होनेपर भी में जो कर रहा हूँ वेसा करने- 
वाह्े व्यक्तियोंके लिए हिन्दू समाजमे स्थान है। मृसलमान मुझे कुछ खानेकी वस्तु दे 
तो में उसे खा लूंगा। उसी तरह अच्त्यजोके पाससे भी में खाद्यवस्तु ले सकता हूँ। 
छेकित में हिन्दुओको ऐसा करनेके लिए बाध्य नहीं करना चाहता, क्योकि ऐसा करनेसे 
अनुशासन भग होता है। इसमे हिन्दू ससारकी रक्षा समाहित है। वर्णाअ्रमको अथवा 
ख़ानपीनेके व्यवहारकों मिटाना और अस्पृइयताकों मिटाना--एक ही चीज नहीं है। 
एक सयम है जब कि दूसरी दुष्टता है। मे विद्यार्थी हूँ और [इस विषयपर] अध्ययन 
कर रहा हैँ। इसलिए जिस दिन मुझे लगेगा कि यह मेरी भ्रान्ति थी, उसी दिन में 
अपनी भूछ स्वीकार कर लँगा। लेकिन अभी तो में यह कहनेको तैयार हूँ कि जो 
अस्पूरयताका बचाव कर रहे हे उनमे तो में पाखण्ड और दुष्टता ही देखता हूँ। वे 
जिस बातके पक्षमे तक दे रहे हे, वह दुष्टता है। 

मेने अपनी सीमा, मेरा काम और उसकी पद्धति आपको वता दी है। में नही 
मानता कि सुधारक अन्त्यजोके बीच काम करके, उन्हे शिक्षा देकर अस्पृश्यताके दोषको 
मिटा सकते है। में ऐसे अनेक लोगोंकों जानता हूँ कि जो प्लेटफॉर्मपर खूब बोलते 
है, लेकिन जब स्पर्श करनेका प्रसंग आता है तव दूर हट जाते हे। मेरी पद्धति इससे 
भिन्न है और में कहता चाहता हूँ कि इस तरीकेसे सुधार नही होते। लेकिन दूसरी 


१ दृधासाईकी सुपुत्री लक्ष्मी | पह छोग मई १९१५ में आअमकी स्थापना होनेके बाद दी आभमममें 
भाकर रहने छगे थे । अक्तूबर १९२० को उसे गांवीनीकों सौंप दिया गया था। देखिए खण्ड १८, 
पृष्ठ ३५१, ३६१-६२ ! 


१९६ सम्पूण गाधी वाइमय 


ओर जो लोग यह कहते हे कि जब हि्दूसमाजको समझ आयेगी तब हम यह कार्य 
करेगे, मुझे उन छोगोसे चिढ होती है। में अन्त्यजोसे हमेशा कहता आया हूँ कि ऐसे 
पापके प्रतिरोधमें में स्वथ तो अवश्य ही असहुकार करूँगा। यहाँ उपस्थित अन्यजेतर 
छोगोको भी भे बता देना चाहता हूँ कि यदि कभी ऐसा अवसर आये कि मुझे बकरे 
ही प्भाजके इस पापके विरुद्ध -- समस्त हिन्दू समाजके विरुद्ध अस॒हकार करना पढ़ा 
तो में कह्गा। साम्राज्यकी दुष्टताकों समाप्त करना मुझे इतना कठित नहीं रगवा। 
उसकी दृष्टता दुनियावी है। अस्पृह्यताकी दुष्टताने धार्मिक रूप ले लिया है। हिन्द 
वो अल्तजोंकों छूता पाप मानते हें। उन्हें समझाना कठिन काम है। हमसे इतनी 
जडता और आहलस्प आ गया है, हम इतने ज्यादा हु खोमे दब हुए हे कि हम 
सोच भी नहीं सकते, हमारे धर्माषिकारी भी अज्ञानमे इतने अधिक डूबे हुए है कि 
उन्हें समझाया भी नहीं जा सकता। अस्पृत्यता दोषके निवारणका अर्थ ही यह है कि 
इसे हिल्दू-समाजते स्वीकृति दिलवाई जाये! अन्त्यज करोडे हिल्दुओोका नाश करने 
अस्पृदयताके दोषकों मिठा सके, यह असम्भव है। वेद ' में अथवा “भनुस्मृति में अगर 
अस्पृश्यताका भादेश हो तो ' वेद ' को बदलता चाहिए। लेकिन परमंग्रन्योकी रचना कौन 
कर सकता है? में ससारी हूँ, धर्माधिकारी होनेका दावा नहीं करता, में स्व॑य अनेक 
दोषोते भरा हुआ हूँ, हिन्दू-सभाजके छिए मे धर्मनीति कंसे निर्धारित कर सकता हूँ! 
में तो अगर कुछ कर सकता हूँ तो स्वयं उनकी दयाका पात्र बनकर ही। 

इस' काममे भारी मूहिकेले है लेकिन अगर हमारे सुधारक इतना समझ हे कि 
हिन्दू-नमाजको मिटाकर यह दोष दूर करना असम्भव हैं तो उन्हे विद्वास हो जायेगा 
कि वे अपनी सहिष्णुतासे ही इस' दोषकों दूर कर छेगे। अन््यज भाइयोसे में यह 
कहता हूँ कि आप मेरे जैसे ही हिन्दू है। हिन्दुत्वके, मेरे जितने ही अधिकार बापको 
है। आप हिन्दूधमंको ठीक-ठीक समझेंगे तो अस्त्र आपके हाथमें ही है। ठीक उसी 
तरह जिस तरह साम्राज्यकों मिदानेके अस्त्र हमारे हाथमे है। जिस तरह भीख 
माँगनेंसे स्वराज्य नहीं मिल्ल सकता, उसी तरह अस्पृश्यताकों दर करनेका उपाय 
भी अन्यजोके ही हाथमे है। 

अन्यज अगर मुझसे कहे कि हम असहकार सीलेगे तो मे अवश्यमेव उन्हे आजतसे 
ही अप्तहकारकी शिक्षा देता चाहूगा। असहकार आत्म-शुद्धिकी क्रिया हैं। हिन्दुस्तान 
अन्य वेशोसे भिन्न राष्ट्र है। इसलिए हमे जो करना हैं वह अग्रेजोकों तग करके नही। 
छेकित आत्मशृद्धि कैसे करे? हिन्दू समाज कहता है कि अन्यज दारू पीते हैं, चाहे 
जो खाते हे, शौचके नियमोका पाछन नहीं करते, वे गो-हत्या तक करते हैँ। में यह 
बात नहीं मानता। जो हिन्दू होनेका दावा करता है वह गोमास नहीं खा सकता। 
अन्तयज असहकार करना चाहते हो तो उन्हें मदरणान और मास-भक्षण छोडना होगा। 
कमतते-कम गौहत्याको तो छोड़ना ही पडेगा। में चमारोसे उतका काम छोडनेकी बात 
नहीं कहता। अग्रेज यह काम करते है तो भी हम उन्हे सलाम बजाने जातें है। 
आज तो ब्राह्मण भी यह काम करते हे। पाखाना साफ कसम में मलिनता कप 
देखता। यह काम मैने स्वय बहुत किया है और मुझे यह अच्छा छमता है। जे 


भाषण: नागपुरके अन्त्यज सम्मेलनमें १५७ 


माँने मुझे सिखाया है कि यह काम पवित्र है। यह काम मैलेसे सम्बन्धित होनके 
बावजूद है तो पवित्र ही। इस कामको जी पवित्र समझकर करता है वह स्वर्ग जाता 
है। इस कामकों न छोड़ते हुए भी आप हिन्दू धरमंमे रह सकते हें। आपको अगर कोई 
जूठ अथवा रेंघा हुआ खाना भी दे तो आप उसे अस्वीकार करे और कच्चे अन्नकी 
माँग करे। आप सफाईसे रहें। पाखाना साफ करनेके वाद आप अपने वस्त्र बदल 
डाले । मैछा साफ करनेके बावजूद, जैसे मेरी माँ साफ रहती थी, वैसे ही आप साफ 
रहे। बदलनेके लिए वस्त्र हमे कहाँसे मिलेगे, ऐसा आप पूछेंगे, आप हिन्दू-समाजसे 
यह कह सकते हे कि हमे पर्नह, बीस, तीस अथवा जितने रुपयोके हम योग्य ह॑ उतने 
न मिले तो हम काम नहीं करेगे। आप उससे यह कह सकते हे कि जैसे बढई, लहार 
तुम्हारा काम करते हे वेसे हम भी समाजका आवश्यक काम करते हे। आप निढर 
वने। मे गुजरातके अन्त्यजोको पहचानता हूँ, उनके स्वमभावसे वाकिफ हूँ। उन्हे में 
यही सिखा रहा हूँ कि आप अस्पृश्यताके दोषकों अपने बलसे दूर करे, आप कट्टर 
हिन्दू बने जिससे हिन्दू-लमाज घुणा न करके आपकी पूजा करे। 

में यह कार्य आपकी मार्फत अथवा हिन्दू-समाजकी मार्फत ही करवाना चाहता 
हूँ। मे आपसे कहता हूँ कि आप जो हक माँग रहे हे उसके योग्य बने। मेरा आशय 
यह नहीं है कि आप योग्य नही हे। में जब हिन्दुस्तानसे स्वराज्यके योग्य वननेकी वात 
कहता हूँ तब में हिन्दुस्तानकों अयोग्य नहीं मानता, में उसे और भी अधिक योग्य 
बननेके लिए कहता हूँ। उप्ती तरह अन्त्यजोसे कहता हूँ कि आपका अधिकार स्वतस्त्र 
होनेका है, प्रत्येक हिन्दूके साथ समानाधिकार भ्राप्त करनंका है, लेकिन में तो आपसे 
तपद्चर्या करके और भी अधिक योग्य होनेकों कहता हूँ 

तप्रचर्याके बारेमे में अपने जीवतके दो अनुभव आपसे कह देना चाहता हूँ। 
अहमदावादमे सत्याग्रहाश्रम खोलनेके वाद मेने दुधाभाई नामक एक अन्त्यज और 
उनकी पत्नीको आश्रममे रखा और जब मेने उन्हे रखा तब हिन्दू समाजने क्या किया? 
हम जिम कुएँसे पानी भरते थे उम्र कुएँसे हृबाभाईकी पत्नीको पानी नही लेने दिया। 

ने कहा कि दूवाभाईकों पानी नहीं भरने दोगे तो में भी इस कुएसे पानी नही छूंगा। 

उप्त कुएँसे पानी भरनेका मुझे अधिकार था छेकिन मेने उसे छोड दिया। दुवाभाईने 
क्या किया ? दुधाभाई तो स्वच्छ थे। वे तो उन्हें जितनी गालियाँ सुननेको मिलती 
थी, सुन लेते थे। इस तपदचर्यासे तीन दिनोके भीतर कष्ट दूर हो गया और छोग 
समझ गये कि उस कुएँसे दुवाभाई भी पानी भर सकते हे। इन्ही दृवाभाईकी छडकी 
लक्ष्मी आज मेरे घरमे लक्ष्मीके समान घूमती फिरती है। आप सव अगर दृधाभाई-सी 
तपर्चर्या सीख ले तो आपके दुख आज ही मिट जाये। 

अव अन्त्यजेतर हिन्दुओसे कहता हूँ कि आप भी वहादुर वर्ने और अपने पापको 
दूर करे। में अपनेकों घामिक मानता हूँ। आप कह सकते हें कि यह मेरा भ्रम है। 
किन्तु मेरी मान्यता है कि जवतक आप इस पापसे मुक्त नहीं हो जाते, अन्त्यजोसे 
क्षमा नही मॉगते तवतक दूसरे अनेक कष्ट आपके मार्थपर मडराते रहेगे। अस्पृश्यता 
पाप है ऐसा समझना चाहिए। आप सोच-समझकर अपना यह पाप थो डाछे तो 
आप आज ही स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते है। 


१५८ सम्पूर्ण गावी वाइमय 


अब दूपरा दृष्टान्त पेश करके में आपको हिन्दू-बमंकी सरलृताकी ज्ाँकी दिखाना 
चाहता हूँ। में जब दक्षिण आफ़िकासे भारत आया उस समय नायडू तामका एक 
पंचम (अन्त्यज) लड़का मेरे साथ था। भाई नटेसन' अन्त्यजोंका महान काम करने- 
वाले एक सज्जन है। अहमदाबाद जाते हुए मद्गासमें में उनके घर ठहरा था। मेरे 
अनेक मित्रोने मुझसे कहा था कि तुम यह क्या कर रहे हो? नटेसनकी माता इतने 
पुराने विचारोकी हैँ कि अगर उन्हें पता चछ गया कि तुम उनके घर एक अन्त्यज- 
को हें आये हो तो वे प्राण ही त्याग देंगी। मेने कहा कि लड़केका त्याग करनेसे 
बेहतर यही होगा कि में नटेसतके घर न जाऊँं। लेकिन नटेसन तो सरछ चित्तके 
व्यक्ति है। उन्होने अपनी माताके पास जाकर सारी हकीकत कह दी। माताजीने कहा 
कोई हज नहीं है, उन्हे आने दो। वे समझ गईं कि मेरे साथ आनेवाला अन्यज 
मलित हो ही नहीं सकता। और मेने भी इस लड़केकी सारी मलिनिता धो डाली 
थी। हम उनके घरमे ठहरे और जिस कुएंसे नठेसनकी माता पाती लेती थी उसी 
कुएसे हमते भी पानी लिया। इस किस्सेसे इतना समझमें जा सकता है कि सभी 
अन्त्यजेतर नटेसनकी-सी पवित्रता और सरलूतासे अपनी माताओं और बहनोको 
समज्ञा सकते है। तात्पर्य यह है कि इस प्रइ्का समाधान्र अन्त्यजेतरोकी सरछृता 
और अन्त्यजोकी तपश्चयसे ही होगा। 

परमेश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि वह अन्त्यज भाइयोको धैय॑ और सन्मति दे 
जिससे कि वे अपने धममंका त्याग न करे। हिन्दुओोंके लिए मेरी प्रार्थथा है कि हे 
ईंद्वर, तू हिन्दू-समाजकों इस पापसे, इस दुष्टतासे, मुक्त कर! 

[गृजरातीसे | 
नवजीवन, २-१-१९२१ 


८६. टिप्पणियाँ 
* धवजीवन की भाषा 


में अपनी इस व्यस्त यात्राके अपने समस्त अनुभवों और विचारोको जितने 
विस्तारसे लिखना चाहता हूँ उतने विस्तारते नहीं लिख पार्केगा, फलत फ़िलहाज 
सक्षिप्त टिपपणियोसे ही सत्तोष मानकर कुछ जरूरी विचारों और अनुभवोको 
पाठकोंके सामने प्रस्तुत करनेकी अनुमति चाहता हूँ। 

“ तवजीवन' गाडीवान और मजदूर पढ्ते है, यह वात मुझे अच्छी लगती है। 
उनमें से दो पाठकोंने मुझे लिखा है कि मुझे “ नवजीवत ' में ' अस्पृश्यता , महाराष्ट्र 
यात्रा” आदि कठित झब्दोंका प्रयोग नहीं करने देता चाहिए। ऐसे पाठकोकों में सततुष्ट 
करना चाहता हूं, लेकिन में साथ ही भाषाकों विगाड़ना भी उचित नहीं समझता 


१, जी० ४० नटेसन, छेखक, पत्रकार और राष्ट्रवादी राजगीतिश, तम्पादक, इंडियन रिव्यू, महात। 


टिपणियाँ १प्९ 


और फिर मजदूरोंकों भी सावु-भाषा समझनेके लिए थोडी मेहनत कर लेनी चाहिए। 
जिन शब्दोंका अर्थ प्रमझममें नहीं आता उनका अर्थ उन्हे दूसरोसे समझ लेना चाहिए। 

हमारी गुजराती भाषाका प्रयोग तीन वर्गोके छोग करते है हिन्दू, मुसलमान 
और पारसी। तीनोने ही भाषाकों अलग-अलग रूप दिया है। हम परस्पर एक-दूसरेसे 
इतनी दूर-दूर रहते हे कि तीनो एक-दूधरेकी भाषासे परिचित नही हो पाते । पारसियो- 
की लिखी हुईं पुस्तकोंकों हिन्दू कदाचित्‌ ही पढते हो। यह सच है कि उनमे खबरदार' 
जैसे लेश्षकोंकी कृतियाँ भी मिलती हे जिन्हें सब छोग पढते हूँ, ढेकिन ये अपवाद- 
रूर है। सामान्यत पारसी छेलक पारसियोके लिए, मुसलमान लेखक मुसलमानौके लिए 
और हिन्दू छेखक हिन्दुओोंके लिए लिखता है। जब हममें परस्पर ऐक्यकी भावना पैदा 
होगी और पुर्यत. अपने स्कूलोमे अपनी गुजराती भाषाके माध्यमसे शिक्षा लेना शुरू 
करेगे तथा गुजराती लोग गूजराती भाषाको उचित मान देगे तब हम सव एक भापामें 
छिखने छगेगे। इस बीच “तवजीवत कौ भाषा जितनी हो सके उतनी सादा रखनेका 
प्रथल किया जाता है, छेकित कुछ-एक ऐसे शब्दोका प्रयोग किये बिना काम नही चलता, 
सम्भव है जिनका अर्थ, मुसलमान पाठक तुरन्त न समझ सके। उन्हें वेसे शब्दोको 
सीख छेनेकी थोडी कोशिश करनी चाहिए। 


राष्ट्रभाषा 

भाषापर विचार करते समय मुझे हिन्दुस्तानीका अपना अनुभव याद आता है। 
मेरी हिन्दुस्तानीमे व्याकरण-प्तम्बन्धी दोष बहुत होता है। तथापि लोग मेरी हिन्दुस्तानी 
प्रेमपूर्वंक सुनते हे। अनेक स्थानोपर मेने विद्याथियोसे कहा है कि में अग्रेजीमे बोलनेके 
लिए तैयार हूँ, तब भी वे लोग मेरा हिन्दुस्तानीमे ही बोलना पसन्द करते हे। ऐसे 
प्रसय विशेष रूपसे तीन जगह--इलाहाबाद, पटना और नागपुरमे आये है। भेरे 
वैकल्पिक प्रस्तावपर भी विद्याथियोन हिन्दुस्तानीमें ही वोलनेकी माँग की। सब छोगोंकी 
धारणा थी कि ढाकामे अपग्रेजी बोलें बिना मेरा निस्तार नहीं होगा; लेकिन वहाँ भी 
लोगोंगे हिन्दुस्तानीमे ही बोलनेकी माँग की और मेरे हिन्दुस्तानी भाषणको ध्यानपुर्वक 
सुता। में देखता हूँ कि मेरे जैसे सावंजनिक कार्य करनेवाले छोगोके छिए, जो हिन्दी 
अच्छो तरह बोल छेते हे, सारे हिन्दुस्तानमे कार्य करनेका मार्ग सरल हो जाता है। 
सिर्फ बंगाल और मद्रास प्रदेशमे ही थोंडी मुश्किल होती है। जैसे-जैसे सामान्य वर्ग 
जागृति होती जायेगी वैसे-वेंसे सावंजनिक वक्ताओंका अपने-अपने प्रान्तोसे वाहर हिन्दु- 
स्तानी बोले बिता काम नहीं चलेगा, यह बात अनुभवसे सिद्ध होती जाती है। गुज- 
रातके उन वकक्‍ताओंके लिए, जो सारे हिन्दुस्तानमे काम करना चाहते हो, हिन्दुस्तानी 
सीखना नितान्त आवद्यक है। 

ल्त्रियोर्रें जागृति 

जो बात भाषापर छागू होती हैं वही वात स्वियोपर भी छागू होती है। अपनी 
मातुभाषा और राष्ट्र-माषाका तिरकार करके हमारा शिक्षित वर्ग जनतासे दूर जा 
पडा है। उसी तरह हमने स्त्रीसमाजका भी तिरकार किया है। उतका राष्ट्रीय- 


१. अर्देशर फरामजी 'खबरदार”, एक पारसी कवि । 


च् 


१६० सम्पूर्ण गाधी बादमय 


जीवनमे कोई भाग नहीं है, ऐसा हम निद्दिचत रूपसे मान बैठे हँ। इसीसे उन्होने 
आजतक सावेजनिक जीवनमे कमी कोई भाग नहीं छिया। भाषाके सम्बन्धमें हमने 
यही माना है कि अग्रेजी शिक्षा पाये बिना, हाईस्कूलो और काछेजोमे पढे बिना हमें 
देशसेवा करना आ ही नहीं सकता। सरकारने यह विचार हमारे मस्तिष्कोमे भर 
दिया है और अब उसे निकाहनेमे हमे दिक्कत महसूस होती है। जबतक बी० ए० 
पास न कर ले तबतक सरकारी नौकरी नहीं मिलती, जबतक नौकरी नहीं मिछती 
तबतक सत्ता नहीं मिछती और जबतक सत्ता हाथ नहीं आती तबतक हमें चैन नहीं 
पडता। फलस्वरूप हमने मान लिया है कि अग्रेजी शिक्षाके बिना हम देशसेवा नहीं 
कर सकतें। इतनी शिक्षा प्राप्त की और हम “ साहब ' बन गये । जैसे ये विदेशी ' साहब ' 
आम जनताकों अस्पृश्य मानते हे वैसे ही इन देशी साहबोने भी उसे अस्पृरय माना । 
४ हे है कि अबतक जनसभाजने राष्ट्रीय जीवनकी प्रगतिमे बहुत कम भाग 
या है। 

में हजारों बहनोसे मिला हेँ। उनसे मेने स्वराज्यके बारेमे बातचीत की है। 
उनसे मैने पजाबके सम्बन्धमे बातचीत की, उनमें स्ववेशीका प्रचार किया, और उन्हे 
यह समझाया कि स्व॒राज्य-आ्राप्तिकि लिए असहयोग ही आज एकमात्र धर्म क्यों है। वे 
बहने यह सब समझ गईं। ये बहने कोई अग्रेजी पढी-छिखी नहीं हें। सभी धनिक 
और तिधेन, लेकिन विशेष रूपसे अप बहनोने आशीर्वाद दिया भर अपने णेवरात 
भेट किये। किसीने हीरे-मोती जडी चूडियाँ दी, किसीने मोतियोकी माछा दी, किसीने 
हीरेकी अँगूठी दी और किसीने अपनी सोनेकी जजीर दी। सोनेकी अँगूठियोकी तो 
कोई गिनती ही नहीं। गरीब बहनोने अपनी चाँदीकी पायछे और अन्य गहने दिये! 
गूजरात, दक्षिण, सयुक्‍त प्रान्त, बिहार, बगारू और मध्यप्रान्त्में मेने बहनोसे बात की 
और बातकी-बातमे छगभग पचास हजार रुपयेके आभूषण और नकद रुपये प्राप्त 
हुए। ये आभूषण किसीने सकोचवश नहीं दिये, बल्कि सोच-समझकर और यह प्रतिज्ञा 
करके दिये कि वे स्वराज्य मिलनेतक नये आभूषण नहीं बनवायेगी। तब में यह कंसे 
न मान कि जहाँ स्थ्रियोंमे ऐसी जागृति आ गई है वहाँ स्वराज्य एक वर्षमे मिककर 
ही रहेगा? बौर फिर यह तो शुरुआत है। स्त्रियाँ रुपया देनेके लिए तयार होकर 
नहीं आईं थी, अनेक स्त्रियाँ अपने पतियोसे संछाह करके नहीं आई थी, इसपर भी 
जब इतना पैसा मिला हैं तब मे कैसे विद्वास न करें कि स्त्रियोके आभूषणोंके 
थोडेसे त्यागसे ही हिन्दुस्तातमे नई पाठ्शालाये खोली जा सकती हे और चलाई जा 
सकती हे। 

पारसी रुत्तमजीका' दान पे 
नेटालके प्रसिद्ध सेठ रस्तमजी जीवनजीने मुझे पत्र' छिखा है। उन्होने लिखा 


१, दक्षिण भाफ़िकाके सत्पागह भान्दोह्नमें गांपीजके एक अपु सहयोगी | देखिए ख्ड ८ ६ 


भौर १० । हे 
२. पत्र यहाँ नही दिया जा रहा है। झसमें चार स्थानोंपर स्कूछोंकी झमारतें बनानेके लिए पक 
हजार रुपये ऐेनेकी वात कही गई थी, बशतें कि स्थानीय जनता उनका तंचाहन-भार आपने छाप े हें। 


भाषण: नागपुरके कांग्रेस अधिवेशनमें १६१ 


सेठ रुस्तमजीको दक्षिण आफ्रिकामे सब लोग जानते हँ। उन्होने सार्वजनिक 

जीवनमें हमेशा पूरा-तुरा भाग लिया है। उन्होंने दान भी वहुत दिया है। सत्याग्रहके 
समयमें उन्होने एक वर्षकी कडी कैद भी भोगी थी। उन्होने हिन्दुओ और मुसलमानोमें 
एकता स्थापित करनेमें खूब भाग लिया। अब वे हिन्दुस्तावकी सार्वजनिक प्रवृत्तिमे 
अपना योग दे रहे है। इस दानका उपयोग किस तरह किया जाये, इस वारेमें में 
मित्रोसे परामर्श करूँगा और जो निर्णय होगा उसे कुछ समयमे प्रकट करूँगा। इस 
बीच इतना ही कहता हूँ कि पारसियोपर यह जो आरोप छगाया जाता है कि वे 
असहपोग आन्दोछनमें भाग नहीं छेते, उसे पारसी रुस्तमजीने झूठा सिद्ध कर दिखाया 
हैं और यह वात ध्यान देने योग्य है कि वम्बईके प्रसिद्ध धनादय सेठ बोमनजी भी 
आन्दोछतमें भाग ले रहे है। मेरा दुढ विश्वास है कि असंहयोग आन्दोलन इतना 
शुद्ध है कि उससे पारसी, ईपाई अथवा यहूदी कोई भी, जिन्होंने इस देशको अपना 
देश बना लिया है, कदापि अकूग नहीं रह सकते। 

[गुबरातीसे ] 

नंवजीवन, २६-१२-१९२० 


८७. भाषण: नागपुरके कांग्रेस अधिवेशनमें' 


२६ दिसम्बर, १९२० 
गांघीजीने . « « इच्छा व्यक्त को कि सभापतिका भाषण आदर और पैयंके 
साथ सुना जाये। भारत एक बड़े विवादों फेसा हुआ है। देश दो शिविरोमें विभकत 
है। में चाहता हूँ कि दोनों पक्ष सभापतिका भाषण धेय्मसे सुनें और उनके आदेशका 
पालत करें। सभापति सत्याग्रही हे । सम्भव है कि उनके सभी निष्कर्ष सबको अच्छे 
न लगें। में चाहँगा कि जो उनसे भिन्न सत रखते हों थे भी सम्सानपूर्वक उनकी 
बात सुनें। 
आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि में पंडालमें किसीकों सिगरेट पीते देख रहा 
हूँ, इससे खतरा हो सकता है। उन्होंने भोताओोसे अपीक की कि पंडालमें सिगरेट ने 
पियें और कहा कि खतरेके अलावा धून्रपान भारतीय शिष्टाचारके भी विपरीत है। 
अन्तमें उन्होंने श्रोताओंते फिर अपील की कि वे हर पक्ताकी वात धेयंसे सुनें और कहा 
कि आपकी ख्लामोशीसे मुझे विश्वास हो जायेगा कि ईइवर भारतीयोको अपना यह 
आध्यात्मिक उद्देषय प्राप्त करनमें उनकी मदद करेगा। उन्होने श्रोत्रओसे यह अनुरोध 
किया कि वक्‍ता जिस भाषामें भाषण देना चाहें, उसीमें उन्हें सु्नें। उन्होंने कहा कि 


१६ पद भाषण कांग्रेस के नागपुर अधिवेशनके उदघाटन दिवसपर दिया गया था, जब गांधीजीने 
श्री विजपराधवाचायंकों काग्रेसफा अथक्ष चुननेके प्रस्तावका अनुमोदन किया था । 


१९-११ 


१६२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


में स्वयं तो हिन्दीकों ही कांग्रेसकी भाषा बनाना चाहूँगा; परन्तु फिलहाल उसे अमलूमें 
नहीं लाया जा सकता। 

[अग्रेजीसे | 

अमृतवाजार पत्रिका, ३२०-१२-१९२० 


८८. भाषण: कांग्रेस चुनावोंपर" 


२६ दिसम्बर, १९२० 


श्री गांधीने . . , सभी असहयोगवादियोंकों समझाया कि उनकी कुछ भी शिकायतें 

क्यों न हों और चुनाव चाहे ठीक हुए हों या गलत, उन्हें आवेश या हिसाका कोई 
प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भ्री सी० आर० दास ईमानदारीसे घोषित करें कि 
आज घुबह हुए चुनाव हीक तरहसे किये गये हे, तो में बंगालके असहयोगियोंत्ते उस 
निर्णयकों स्वीकार कर छेनेकों कहुँगा, ओर यदि फिर भौ उन्हें कोई शिकायत हो तो 
मे उन्हें सल्माह दूँगा कि वे विषय संसितिसे अलग हो जायें और कांग्रेसकी फायंवाहि- 
यो्म कोई सक्रिय भाग न लें। से खुद भी उनके साथ बाहर चला जाऊंगा और उनके 
ताथ रहेंगा। कांग्रेसकते अन्दरका काम में श्री ज्ौकत अलीके ऊपर छोड़ दूंगा। 

[ भग्नेजीसे ] 

अमृतवाजार पत्रिका, २०-१२-१९२० 


८९. भाषण ; कांग्रेसके नये सिद्धान्तपर* 
२८ दिसम्बर, १९२० 


जिस प्रस्तावको प्रस्तुत करनेका गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, वह इस प्रकार है 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका उद्देय भारतीयों ढ्वारा सभी उचित और 

शान्तिपूर्ण उपायोग्ते स्व॒राज्य प्राप्त करना है। 
में यह प्रस्ताव थोडेसे अग्रेजी शब्दोमे पेश करके ही अपनी बात समाप्त कर 
दूँगा, और आपका ज्यादा समय नहीं छूंगा। में उसे समझानेके दायित्वसे पहले हो 
मुक्त हो चुका हूँ, क्योकि छाछा छाजपतराय आ गये है और उन्होने आपको वग्नेजीमे 


१, पद भाषण नागपुर काग्रेसमें उत्त समय दिया गया था जब गाधीजीने विषप-समितिके छि् 
प्रतिनिधिषेके सुबह हुए चुनावके सावन्धमें शिकायतें सुनी । अन्तमें भध्यक्षने फिरसे खुनावोंका भादेश 
दिया था । 

२. नागपुर झांग्रेसके समय विषय समितिकी बैय्क्में सिद्धान्त सम्बन्धी अस्तावके मसविदिपर वृहस शुरू 
दोनेके अवस्तपर पह भाषण दिया गया था । 


भाषण * काग्रेसके नये तिद्धान्तपर १६३ 


इस' प्रस्तावकों समझानेका काम अपने ऊपर ले लिया है। में उन लोगोसे व्यक्तिगत 
तौखर सिर्फ थोई-से गब्द कहना चाहता हूँ, जो मेरी हिन्दुस्तानीमे कही बाते समझ 
नही पाये होगे। मेरी नम्न रायमे यदि काग्रेस इस प्रस्तावकों स्वसम्मतिसे स्वीकार 
कर लेतो है तो यह उसके लिए सबसे सही बात होगी। 

जहाँतक में समझता हूँ, इस मचसे केवछ दो प्रकारकी आपत्तियाँ व्यक्त की 
जायेगी। एक तो यह कि हम आज भअग्रेजोसे सम्बन्ध-विच्छेद करनकी वात न सोचे । 
लेकिन मेरा कहना यह है कि किसी भी मूल्यपर अग्रेजोसे सदा सम्बन्ध बनाये रखने- 
की बात सोचना राष्ट्रीय प्रतिष्ठाकें लिए अपमानजनक है। (हपंध्वनि)। हम एक 
गम्भीर अन्याय झेल रहे है, जिसे दुर कखाना हर भारतीयका व्यक्तिगत कत्तंव्य है। 
ब्रिटिश सरकार न केवल अत्यायका तिवारण करनेसे इनकार करती है, वल्कि अपनी 
गलती माननेसे भी इनकार करती है, और जबतक उसका यह रुख बना रहता है, हम 
यह नही कह सकते कि हम जो-कुछ भी पाना चाहते है, वह अग्रेजोसे सम्बन्ध बनाये रख 
कर ही पाना चाहते हे। हमारे रास्तेमे कसी भी कठिनाइयाँ हो, पर हमें ससारक्े 
और सारे भारतके सामने स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए कि यदि अग्रेजोसे हमे 
यह साधारण न्याय भी प्राप्त नहीं होता तो सम्भव है कि हम उनसे सम्बन्ध- 
विच्छेद कर दे। में यह कदापि नहीं कहूँगा कि हम हर हालछतमे अग्रेजोसे सम्बन्ध 
समाप्त कर देना चाहते हे। यदि अग्रेजोसे सम्बन्ध रखनेसे भारत प्रगति करता है तो 
हम वहु सम्बन्ध नष्ट नहीं करना चाहतें। परन्तु यदि यह सम्बन्ध हमारे राष्ट्रीय 
सम्मानके विरुद्ध पडता हो तो यह हमारा कत्तंव्य है कि हम उसे नष्ट कर दे। (हप॑- 
ध्वनि) | इस प्रस्तावमे दोनो तरह॒के छोगोके लिए गुजाइश है, उन लोगोके लिए भी 
जो विश्वास करते हे कि अग्नेजोस्ते सम्बन्ध बनाये रखकर हम अपने-आपको शुद्ध वना 
संकते है और अग्रेजोका हृदय भी तिर्मेठ कर सकतें हे, तथा उन्र छोगोके लिए भी 
जो ऐसा नहीं मानते। उदाहरणार्थ श्री एन्ड्रयूजकों छीजिए जो दूसरे किस्मका विचार 
रखनेवालोमे सबसे आगे हे। वे कहते हू कि भारतके लिए अग्रेजोसे सम्बन्ध रखनेकी 
सारी आशा नष्ट हो गई है। वे कहते हे कि पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद होना चाहिए, 
पूर्ण खतन्त्रता होनी चाहिए। (हपंध्वनि)। इस प्रस्तावमे जिस नीतिका अनुमोदन 
किया गया है, उसमे श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज-जैसे व्यक्तिके लिए भी काफी गुजा- 
इश् है। दूसरा उदाहरण लीजिए, जिसमे मेरे-ज॑से भादमी या मेरे भाई श्ौंकत अली 
हैं। यदि हमे सदेव यह सिद्धान्त मानना हो कि चाहे ये अन्याय दूर किये जाये या 
नही, हमे तो ब्रिटिश साम्राज्यके अन्दर ही अपना विकास करना है तो फिर हमारे 
जँसोके लिए उसमे कोई स्थान नही होगा। प्रस्तुत प्रस्ताव इतना रूचीला है कि दोनो 
तरहके मतोका समावेश कर सकता है। अग्रेजोको सावधान रहना होगा कि यदि वे 
न्याय नहीं करना चाहते, तो प्रत्येक भारतीयका यह अतिवायं कर्तव्य है कि वह उस 
साम्राज्यको नष्ट कर दें। 

इसके अछावा, तरीकोके वारेमे भी हममे कुछ मतभेद है। चूँकि मुझे उत्तर 
देनेका अधिकार होगा, इसलिए उस प्रइनपर में अभो कुछ नही वोलना चाहूँगा। 


१६४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इस समय में अपनी वात एक निजी अपीछके साथ समाप्त करना चाहूँगा। 
इस सम्बन्धमे आपका ध्यान में वगाछ-केम्पमे हुई कहकी घटता और उसके सवककी 
ओर दिलाऊंगा। यदि आप स्व॒राज्य चाहते हे तो स्वराज्य कैसे पाया जाये इसका 
एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। वगालके प्रतिनिधियोके शिविरमें थोडी- 
बहुत हाथापाई हुई, थोढी-बहुत कहा-सुनी हुई, और थोड़ा-बहुत मतभेद प्रकट किया 
गया, जैसा मतमेंद, जवतक संसार रहेगा, हमेशा ही रहेगा। मे जानता हूँ कि पति 
और पत्नीके वीच भी मतभेद होते है, क्योकि मे भी पत्ि हूँ । मेने माता-पिता और 
वच्चोमे मतभेद देखे है, क्योकि में भी चार वेढोका वाप हूँ। जहाँतक शारीरिक 
जविंतका सम्बन्ध है, वे सभी इतने सशक्त है कि अपने पिताकों परास्त कर सकते है। 
इस प्रकार मुझे पति और पिताका वह विविव अनूभव प्राप्त है। में जानता हूँ कि 
हममे हमेशा छूट-पुट झगड़े होगे, हममें हमेशा मतभेद रहेगे। परन्तु ककी घटनाते 
मिलनेवाली जिस श्षिक्षाकी और में आपका ध्यान दिलछाना चाहता हूँ वह यह है 
कि मुझे दोनो ही दछोके” सामने बोलनेका गौरव और सौभाग्य मिछा। उन्होंने भेरी 
बात पूरे ध्यानसे सुनी और उससे भी वडी वात यह कि मेने उन्हें जो विनम्न सलाह 
दी उसे स्वीक्षार करके उन्होंने मेरे प्रत्ति अपने छग्राव, स्तेह और अपनत्वका परिचय 
दिया। मेने उनसे कहा कि. “में यहाँ कोई फरंसछा देने नहीं आया हूँ, फैसला 
तो केवल हमारे संम्मात्य अध्यक्ष करेगे। परन्तु में आपसे कहूँगा कि आप अध्यक्षके 
पास न जायें। आपको उन्हें परेशान करलेकी जरूरत नहीं है। यदि आप सशक्त 
है, यदि आप बहादुर है, यदि आप स्वराज्य पानेकों कटिवद्ध हे और यदि आप 
वास्तव काग्रेसके सिद्धान्तोमे परिवर्तत करना चाहते है, तो आप अपना क्रोध कावूमे 
रखें, अन्यायके विरुद्ध आपके हृदयमें भावना मचल्े तो उसे आप रोके और उन 
वातोको यही, इसी जगह भुछा दें।” मेने उन्हें अपने मतभेद भुछा देनेको कहा, एक 
दूपरेकी गलतियाँ भुछा देनेको कहा। में वह सारी वात नही दुहयना चाहता, न उसका 
इतिहास सुनाना चाहता हूँ। शायद आपमें से अधिकांश वह सव जानते भी होगे। 
में तो इस तथ्यकी ओर आपका व्यान-भर दिछा देता चाहता हूँ। में यह नहीं कहता 
कि उन्होंने अपने मतभेद सुलझा छिये है। आश्या तो यही करता हूँ कि सुलझा छिये 
होगे, परन्तु में जानता हूँ कि उन्होनें मतभेद भुछा देनेका फैसछा किया। उन्होंने 
अध्यक्षकों परेशान न॑ करनेका फैसला किया। उन्होने यहाँ या विषय-समितिमें कोई प्रद- 
धन ने करनेका फैसला किया और उन्होने मेरी उस सछाहको माना, में उतका पूरा 
सम्मान करता हूँ।' में अपने बंगाली मित्रों तथा अन्य सभी मित्रोसें जो इस महान 
सभामें एक निश्चित सकत्प लेकर आये है, केवछ यह चाहेंगा कि वे सिर्फ अपने देशके 
कल्याणके लिए प्रयत्न करे, अपने-अपने हकोके लिए प्रयल करे, राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षा- 


१. एक दल्के नेता श्री चित्ततजन दास थे, गौर दूसरे दछ्के भरी ज्तिद्रजछ वनर्गी । 

२. अफवाह थी कि ज्तिल्‍्रलाऊ वनणींका नेतृत्व माननेवाल दछ कां्ग्रे् अधिवेशनमें भाग नहीं 
हेगा, क्योकि विषम-समित्कि चुनावके सम्में मतभेद हैं; किन्तु सभी बंगाडी अंतिनिषिषोने कामरेसके 
छुछे अभिवेशनमें भाग लिया । 


भाषण * काग्रेसके नये सिद्धान्तपर १६५ 


के लिए प्रयल करे। इसके अतिरिक्त उनकी और कोई कामता न हो। में आप सबसे 
उनका अनकरण करनेकी अपील करूँगा जिन्होंने क्षोमका अनुभव किय्रा था और जिन्हें 
ऐसा लगा था कि मानो उनके सिर तोंड दिये गये हे। में जानता हूँ कि काग्रेसके विशेष 
अधिवेशनमें' हमने जिस महान संघर्षका सृत्रपात किया है, उसका अन्त होनेसे पहले 
शायद हमे खूनके समुद्रमे बहाना होगा, परल्तु हमारे वारेमे या हममें से किसीके लिए 
भी कोई यह न कहने पाये कि रक्तपातके दोपी हम है। आप ऐसा आचरण करे जिससे 
आगे आनेवाली पीढियाँ यही कहे कि हमने कष्ट झे़े, हमने किसी दुसरेका नहीं अपना 
ही रक्त वहाया, और इसलिए मुझे यह कहनेमें कोई सकोच नही है कि में उन छोगोके 
प्रति अधिक सहानूभूति नहीं दिखाना चाहता जिनके सिर टूठे या जिनके बारेमें बताया 
जाता है कि उत्तकी जानको भी खतरा था। इससे क्या फर्क पडता है? कमसे-कम, 
अपने देशवासियोंके हाथो मरना किसी अन्य मृत्युसे कही बेहतर है। हमे किस बातका 
और किससे बदला छेना है? इसलिए में आपमे से हर व्यक्तिसे कहता हूँ कि यदि 
किसी भी समय किसी देशभाईके खिलाफ आपका खून खौलें--चाहे वह देशभाई 
सरकारी नौकरीमे, गृप्तचर या खूफिया विभागमे ही क्यों न हो--तो आप इस 
बातकी प्राववानी वरतेगे कि आप नाराज नहीं होगे और चोटके बदले चोट नहीं 
करेगे। समझ लीजिए, जिस क्षण आप किसी जासूसकी चोटका जवाब देते है, आपका 
उद्देश्य विफल हों जाता है। आपका आन्दोलन अहिसात्मक आन्दोलन है, और इसलिए 
में आपमें से प्रत्येकसे कहता हूँ कि वदलेमे चोट न करे वरन्‌ अपना सारा क्रोध कावूमे 
रखें, उस क्रोवको मनसे दूर करे, और तव आप अधिक वहांदुर आदमी वनेगे। मे 
यहाँ उन लोगोकों वधाई देता हूँ, जिन्होने अध्यक्षके पास जाने और विवादकों उनके 
सामने रखनेसे अपने आपको रोका है। इसलिए में उत लोगोसे, जो मनमे अत्यायका 
अनुभव करते है, कहूँगा कि अगर वे उसे भूछ गये हो तो अच्छा ही किया है, और 
यदि वे नहीं भूछ सके हो तो में उनसे वह वात भूल जानकी कोशिग करनका अनुरोध 
करूँगा -- और यही वह सवक है जिसकी ओर में आपका ध्यान दिलाना चाहता था। 

यदि आप इस प्रस्तावकों पास करना चाहते हे तो केवछ जोशके साथ इसके 
पक्षमे (हाँ! कह कर ही पास व करे, हालाँकि में इस प्रस्तावके लिए आपकी उत्साह- 
पूर्ण स्वीकृति भी चाहता हूँ। परन्तु में चाहता हूँ कि इस प्रस्तावकों पास करते समय 
आपके मनमे यह विद्वास भौर संकल्प हो--ऐसा विश्वास और सकत्प जिसे इस 
धरतीपर कोई शक्ति डिगा न सके--कि आप शजश्ीत्रसे-णीन्र स्वराज्य हासिछ करनें- 
को कटिवद्ध है और आप स्वराज्य उन्ही तरीकोसे पाना चाहते है जो उचित हे, 
सम्माननीय है, अहिसात्मक है और श्ान्तिपूर्ण हें। आपने इस वातका नि३चय किया 
है। आपने निश्चय किया है कि जहाँतक आज हम देंख सकते है, हम लोग इस सर- 
कारसे हथियारोसे सधर्ष नही कर सकतें, परन्तु उस शस्तसे लड़ सकते हे जिसे मेन 
बहुंधा आत्माकी भक्ति कहा है। वह आत्मिक शक्ति किसी एक व्यक्ति या संनन्‍्यासी 
या तथाकयित किसी संतकी कोई निजी पूंजी नही है। आत्माकी गक्ति प्रत्येक मान- 


२. जो कल्फत्तामें सितम्वर १९२० में हुमा था । 


१६६ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


वकी--चाहे वह स्त्री हो या पुरुष --सम्पत्ति है, और इसलिए में अपने देशवासि- 
योसे कहता हूँ कि यदि वे यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहते हे तो इसे उसी द्ह 
सकत्पके साथ स्वीकार करे! दे यह समझें कि इसका शुभारम्भ मेने जिन परिस्थिति- 
योका अभी उल्हेख किया है, वेसी अच्छी और अनुकूल परिस्थितियोगे हुमा है। मे 
अपनी बात कह चुका। यदि मुझे कुछ और समझाना है तो में अपने जवाबमे समझा- 
ऊँगा। में आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात इतने घैयके साथ सुनी। 
ईश्वर करे कि आप सब इस प्रस्तावकों स्वसम्मतिसे पास करे। ईश्वर आपको इस 
प्रस्तावकों सफल बनानेकी, और वह भी एक सालके भीतर ही सफल बनातेकी शक्ति 
और योग्यता दे। (जोरसे और देरतक हष॑ैध्वनि।)' 

[अंग्रेजीसे ] 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३५वें अधिवेशनकी रिपोर्ट 


$. श्री मु० रा० जप्करने अपनी पुस्तक द्‌ स्टोरी ऑफ माई छाहफ, खण्ड १, पृष्ठ ४१४-णमें 
(एशिया पब्छिशिंग हाउप्त, १९५८) निम्नलिखित अनुच्छेदोंगों गाधी्ीके इस भाषणका भंश कताते हुए 
उद्धत किया है; 

हु “(१९०७ की घूरुत कांग्रेससे अवतक ]” छुगभग १३ वर्ष गुणर चुके हैं और तबसे अनेक धसनाएँ 

हुईं जो इसे जरूरी वल्कि भनिवाये बना देती है द्धि काग्रेसका सिद्धान्त बदछा जाये। में यहाँ यह कहनेकों 
तेपार हूँ कि उसे अस्तावित तरीकेके अनुत्तार पर्रिव्तित करनेसे बेहतर कोई तरीका नहीं है। में कहता 
हूँ कि पह उस नीतिका दी विकसित रूप है जो कल्कतामें पिंछके अधिवेशनमें असहयोग अस्ताव पास 
करते समय अपनाई गईं थी । इस सिद्धान्त-परिवर्तनका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश है जिटिश जगता भौर 
निरिश सरकारको सूचित करना कि पथपि फिल्हाल हमारा उद्देश्य, सीधा उद्देश्य, पहै नही है कि हम जिखि्शि 
सामराज्यसे बाहर निकछ जायें, लेकिन यदि हम उसमें रहते है तो क्रिसीके भादेशते नहीं रेँगे | ध्म 
साम्राज्यमें रहेंगे तो अपने मनते, अपनी स्वतन्त हच्छासे रहेंगे । 

“ ख़राज्य” शब्दका अ्रयोग जान-बूझकर किया गया है, ताकि किसी राष्टमडल्के स्थापित होनिपर 
पदि हम उसमें रहना चाहें तो रहें और जव चाहें उससे वाहर निकछ जायें” 

“मैं आपको एक वात बताना चाहता हूँ: रास्ते छम्बे और क्र हो सकते हैं । मणिछ भी 
दूर हो सकती है, यथपि में भाशा करता हूँ कि वह दूर नहीं है। काम कठिन हो सकता है पल 
३१ करोड़ ५० छात्र छोगेकि इस राष्ट्के लिए कुछ भी अप्ृम्भव नहीं है । यदि हम बपता करतेथ 
करनेका निश्चय कर हें, अपना कर्तव्य मदोनगीके साथ, नि होकर और देशके ह्ितमें निःलवा्थ भावनाते 
करनेका निश्चय कर लें, तो हम अपना छप्य शीघ्र प्रा सगे |” 


९०, भाषण: विषय समितिकी बहसकी समाप्तिपर' 


२८ दिसम्बर, १९२० 


मेरे सामने साम्राज्यमे बने रहनेसे सम्बन्धित मूल प्रस्ताव और उसमे से गणराज्य 
शब्द निकाल देनेसे सम्बन्धित सशोधन और अन्य विविध सशोचन मौजूद हूँ। मे अब 
भी कहता हूँ कि अगर हमारी शिकायतें दूर नही की जाती तो हमे अग्नेजोसे सम्बन्ध 
तोड छेने चाहिए। सविधानमें परिवर्तन करनेका कारण यही है। यदि हमारी शिकायते 
दूर कर दी जाती है तो परस्पर बातचीतके द्वारा स्व॒राज्यके सम्बन्धमे कोई-त-कोई 
समझौता किया जा सकता है। इसमें छल-प्रपणका नाम भी नहीं है। काग्रेसके ध्येयको 
जिस रुपमे प्रस्तुत किया गया हैं उससे तो दोनो पक्षोके लिए द्वार खुला रहता है। 
और अगर इसका नाम छल-अपच है तो हमे इसका स्वागत करना चाहिए। वध 
और श्वान्तिपूर्ण साधन काग्रेसके ध्येयकी नीव है। यूरोपीयोसे हमे स्पष्ट कह देना 
चाहिए कि हमारे देशमें उनका जीवन पूरी तरह सुरक्षित है। उनकी तोपे आदि 
विनाशके साधन नहीं, हमारे लिए सिर्फ खिलौने हे। इस समय तो हिंसाकी कोई भी 
सम्भावना नहीं है। अवतक हम केवल शिक्षित-वर्गंसे ही सहयोग छेते थे; अब हमें 
जनतासे काम छेता हैं। अनुचित साधनोसे छिया जा सकनेवाला स्वराज्य भी अनुचित 
ही है। यदि हम इस्छामकों अपमानसे मुक्त कराना चाहते हे तो हमें शान्ति बताये 
रखनी चाहिए, नही तो यह आन्दोलन समाप्त हो जायेगा। अगर हम हिंसा करने 
लगे तो काग्रेत गैर-कानूती ससथा कही जाने छंगेगी और उसे कुचल दिया जायेगा। 
हमे अपने लक्ष्यकी प्राप्ति सम्मानपूर्ण साधनोसे करती चाहिए। उत्तरदायी सरकार' 
शब्द तो भुछावेमे डालतेवाले शन्द हे। हिन्दुत्तानमे तानाशाही कभी नही आ सकती; 
वधोकि हमारा स्वराज्य तो हिन्दुत्तानकी जनताका स्वराज्य होगा। यदि भारतके 
लोगोको ही तानाशाहीकी जरूरत होगी तो उसे कोई रोक नही सकेगा। 


[गुजरातीसे ] 
नंबजीवत, २-१-१९२१ 


१, का्रेसके सिद्धान्त सम्बन्धी प्रस्तावके मसविदेषर । 


९१, भाषण : कांग्रेसके सिद्धान्त सम्बन्धी प्रस्तावपर 


२८ दिसम्बर, १९२० 


इस प्रस्तावका अर्थ यह है कि इस राष्ट्रीय सभाका उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त 
करना है और उसे प्राप्त करनेका उपाय यही है कि हमारे साधन न्याययुक्‍त, शुद्ध 
और शान्तिपूर्ण हो। महासभाकी यहू धारणा है कि स्वराज्य जितनी जल्दी हो सके 
उतनी जल्दी प्राप्त किया जाये; यदि वह आज ही मिल सकता हो तो आज ही प्राप्त 
किया जाये। 

स्वराज्य प्राप्तिके लिए क्या करना चाहिए, महासभाने इस प्रस्तावमें यह भी 
बताया है। प्रस्तावमे लिखा है कि स्व॒राज्य हमें तलवारके जोरसे प्राप्त नहीं करना 
हैं, स्वाधीनता हमें झूठ वोलकर अथवा सत्यके अवरूम्बनकों छोडकर प्राप्त नही करनी 
है; अपितु जैसे हमारा ध्येय बुद्ध हैं वेसे ही हमारे साधन भी शुद्ध होने चाहिए। 
अतएव इस प्रस्तावका बर्थ यह हैं कि हम स्वराज्य प्राप्त करनेका दृढ़ निरचय करें 
और उमप्रक्ोी प्राप्तिके निमित्त न्याय, सत्य और गान्तिके मार्गकों अपनायें। 

में अपनेकों खुगकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्तावकों महासभाके 
सम्मुख प्रस्तुत करनेका सुअवसर मिला है। में आपको वताता हूँ कि बाजतक तो 
महासभाका उद्देश्य यह था कि क्रिटिश्ञ साम्राज्यके अन्तर्गत जैसे अन्य उपनिवेश 
उत्तरदायी औपनिवेशिक शासनका उपभोग कर रहे हे, हमे भी इसके अन्तर्गत वैसा उत्तर- 
दायी औपनिवेशिक शासनाधिकार प्राप्त हो जाये और वह भी कानून सम्मत तरीकेसे। 
यहाँ काबूनका अर्थ है ब्रिटिश साम्राज्यका कानून। “ब्रिटिंग सरकार ल्विलाफतके 
प्रदूनका सन्तोषजनक समाधान न करे अथवा पंजावपर किये गये अत्याचारोमें न्याय 
प्रदान करना तो एक तरफ रहा, अपनी भूछतक स्वीकार व करे तो भी हम उस 
सरकारके कानूनको माने और यदि हमे महासमामे रहना हो तो हम इस साम्राज्य- 
को मिटानेकी वात भी नहीं कर सकते, ” आजतक काग्रेसके संविधानका यह भर्थ 
था। छेकिन साम्राज्य इतना घोर अन्याय करे और उसका निराकरण न करे तो भी 
हिन्दू और मुसछमान उसे सहन कर ले, यह बात अब सम्भव नहीं है। फलत. इस 
प्रस्तावके द्वारा हम निरचय करते हे कि हमें स्व॒राज्य चाहिए, स्वराज्य आप्त करके ही 
हम पंजाव और खिलछाफतके अत्याचारोंके सम्वन्धमें न्याय प्राप्त कर सकेगे। 

लेकिन स्व॒राज्य प्राप्तिके लिए में पदिचमके साधनोका उपयोग नहीं करता 
चाहता। में जानता हूँ, हिन्दू अथबा मुसलमान यह नही कहते कि हम अपनी स्वतन्त- 
ताके लिए तलवारका सहारा कभी नही छेगे। लेकिन इतना तो सव समझते है कि 
आज जो हमे चाहिए उसे हम तलवारसे प्राप्त नही कर सकते और का 5 
तवमवालात अथवा असहयोगका आन्दोलन चला रहे हे । तलवारसे हम स्वयं ४ 
अपने वर्मको, साम्राज्ययों अथवा किसीकों भी नहीं बचा सकेगे। यदि आप मेरे 


भाषण : काग्रेतके सिद्धान्त सम्बन्धी प्रस्तावपर १६९ 


कथनको स्वीकार करते है तो मेने आपके सामने जो प्रस्ताव रखा है, आप उसका 
विरोध नही करेगे। 

में जानता हूँ कि हमारे समझदार नेताओमे दो पक्ष हे। उनमें से एकमें, मेरे 
वडे भाई मदनमोहन मालवीय है । पडितजी आज बुखार और जुकामसे पीडित है, 
इस वजहसे वे अपने विचार व्यक्त करनेके छिए आपके सम्मस नहीं आ सके हे! 
इसलिए में आपको उनके कथनका आशय सक्षेपमे सुनाऊँगा। आप जानते है कि पडित- 
जी जैसे राष्ट्रसेवी वहुत नहीं है। उनके जैसे राष्ट्रसेवीके विचार अगर आप ने भी 
माने तो भी आपको उन्हे शान्तिपूवंक और सम्मानपूर्वक सुनता चाहिए। उनका कहना 
हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यकों मिटदानेकी बात करना हमारी शक्तिसे वाहर है। जो हिन्दु 
स्तान नि.शर्त्र है, अपेक्षाकत कम शक्तिसम्पन्न है, वह ऐसे जबर्दस्त साम्राज्यनों किस 
तरह मिटा सकता है? उनके कथनानुसार हमे अपनी ताकतसे वाहरकी बाते कह-कह 
कर लोगोकों भरमाना नही चाहिए। वह मनुष्य मूर्ख है जोइस तरह लोगोकों उनकी 
ताकतसे बाहरके कार्य करनेके लिए उकसाता है। उनके कथनके मुताबिक अगर यह 
काम जनताकी ताकतसे वाहर है तो मुझे उतकी सलाह मान लेनी चाहिए। छेकिन 
इस श्षम्बन्धमें भेरा मत उनसे भिन्न है। मेरी मान्यता है कि प्रत्येक स्त्री और 
पुरुषमे स्वराज्य प्राप्त करनेकी शक्ति है। जवतक हमारा यह विश्वास है कि इस 
शरीरमे आत्माका वास है तवतक हम स्वराज्यके योग्य हे, ऐसी मेरी माग्यता हैं। 
तेतीस करोड हिन्दू मुसलमान दोनो अपने-अपने धर्मोपर आरूढ है, वे खुदाका नाम 
छ्ेनेवाले और ईश्वरके नामपर मृत्युका भी स्वागत करनेवाले है। एक गायकी हत्या- 
पर हजार हिन्दू खून लेने-देनेके लिए तैयार हो जाते है । एक मुसलमानके अपमानका 
बदका छेनेकी खातिर अनेक मुसलमान भी इसी तरह तैयार हो जाते है। जवतक 
हिन्दुस्तानमे ऐसे हिन्दू और मुसछमान विद्यमान हे तवतक में यह कदापि नहीं कहूंगा 
कि हिन्दुस्तानके लिए स्वराज्य प्राप्त करता असम्भव' है, और तबतक में स्वराज्यके 
अपने इस' आदर्शकों छोड नहीं सकता। 

इस साम्राज्यने हमपर इतने अधिक अत्याचार किये हे कि उसके झडेके नीचे 
रहना ईश्वरके प्रति द्रोह करना है। इसलिए मेरी आप सवसे नम्न प्रार्थना है कि 
आप इस प्रस्तावका अनुमोदन करे। 

हममेसे जिन्हें ऐसा प्रतीत होता हो कि हम अगकत हूं, शक्तिसे स्वराज्य प्राप्त 
नही कर सकते, उन्हें तो यह ध्येय स्वीकार्य होना ही चाहिए कि हम गान्तिसे और 
सत्यपर आरूढ रह कर ही स्व॒राज्य प्राप्त करा चाहते हँ। इससे हम उच्चसे-उच्च 
भादरंको अपने सम्मुख रख सकते हे। 

जिनको ऐसा आभास होता हो कि आगे-पीछे यह साम्राज्य शायद हमारी वात 
समझ जायेगा, अन्तत उसे सुनेगा और समझेगा तथा न्याय प्रदान करेगा; हम विधान 
मण्डलोमे जाकर उसे समझा सकेगे, वे भी इस प्रस्तावसे काग्रेसमें रह सकेगे। 

हम साम्राज्यको दण्ड देना नहीं चाहते, हम उसके साथ सारे सम्बन्ध तोडकर 
ही ख़राज्य प्राप्त करना चाहते हे, ऐसी कोई वात भी इस प्रस्तावमें नहीं आती। यही 


१७० सम्पूर्ण गाधी' वाइमय 


साम्राज्य अगर हमे स्याय देनेके छिए तैयार हो, हमारे अधिकार देनेके लिए तैयार 
हो दो हम उसके अधीन रहवेके लिए तैयार हे। इसे में व्यायक्रा पक्ष कहता हैं, 
इस पक्षपर चलनेमे कोई विध्व-बाधा नहीं है। 

इसलिए में आपसे कहता हें कि अगर आपको यह प्रस्ताव स्वीकार हो कि हमें 
स्वराज्य ढेता है और जिए हंगसे इत' प्रत्तावमे बढाया गया है, उसी दगते स्वराज्य 
छेवा है, तो आप अपने हृदयमे इसकी दृढ़ प्रतिज्ञा करे। सिम प्रस्ताव पास करनेसे 
काम खत्म नहीं हो जाता। आप प्रतिज्ञा करेगे तो स्वराज्य' अवश्य प्राप्त करेगे और 
पजाबके अत्याचारों और खिलाफतके अन्यायका निराकरण करा सकेगे। 

आपके सम्मुख ऐसे वक्ता भी आयेगे जो कहेगे कि हम अपने उद्देश्यकों प्राप्त करके 
हिए चाहे जैसे साधनोका प्रयोग कर सकते हे। इसका उत्तर भे प्रसंग आनेपर दूँगा। 
फ़िलहाक तो में इतना ही कहता हूँ कि यदि हम महासभाका ध्येय विद्वित करता 
चाहते है तो उसे हमे वर्तमान परित्थितियोकों ध्यावमे रखते हुए ही विश्चित करता 
चाहिए। मेरा अपना धर्म तो यही है कि हिसासे मूझे स्वराज्य मिलता हो तो मुझे 
वह तहीं चाहिए। हिसासे मुझे मोक्ष भी मिल्तें तो मुझे मंजूर नहीं। अगर हिंसाये 
ईह्वरप्क्ति भी सम्भव हो तो मुझे वह भक्ति भी नहीं चाहिए। इस अ्रस्तावमे आज 
अहिंसा और सत्यके जो साधन बताये गये हे वे ही आपके लिए उचित हे। उत्ही 
साधतोसे' आप अपने ऊपर किये गये अत्याचारोका परिमार्जन करा सकेगे। 

में आपको ज्यादा कुछ तहीं कहना चाहता। आज हिल्दुस्तानमें चारों ओर 
कितनी जागृति हुई है, यह में जानता हूँ और इसीलिए यह मानता हूँ कि मुझे 
आपसे कुछ ज्यादा कहने-सुनतेको जरूरत नहीं है। 

अपनी बातकों ख़त्म करनेसे पहले में आपके सामते आदर्श पाठकी तरह एक 
घटनाकी बात प्रस्तुत करना चाहता हैँ। कछ बंगालके शिविरमें कुछ झगढा हो गया 
था। उत्की खबर सुनकर मुझे ढु.ख हुआ। स्वाधीनता कैसे प्राप्त की जा सकती 
हैं-- यह बंतानेके विचारसे में वहाँ गया। मेने अपनी बात बडे आदरसे कही। मेने 
उत्से कहा कि आपमे से कौन-सा पक्ष स्थायपर है और किस पक्षतरे भूछ की है, में 
यह नहीं कह सकता, छेकिस यदि आप पारस्परिक अतवतकों दूर करता चाहते है, 
हिन्दुरतानके किए स्वराज्य लेना चाहते हे, अपने हृदयोको शुद्ध और विकाररहिंत 
करना चाहते है तो आप इस' सारी घटनाकों भूछ जाये। बाप अपने झगड़े यही समाप्त 
कर दें। दोनों पक्ष यह बात समझ गये। हम स्वराज्य चाहते हे तो अगर हमारे भाई 
हमें नुकसान पहुँचाया हो अगवा हमारा प्रिर फ़ोड दिया हो तो भी हमे सजारके पास 
नहीं जाना चाहिए। हम अध्यक्षके पास भी क्यों जाये ? मुझे कोई छाठी हैकर मारे 
तो में उसके सामते शूक् जाऊेगा, क्योकि उसे जीतगेका यही अवसर है। अगर हमने 
यह न किया तो हम कुछ नहीं कर सेंगे। यदि आप दृढ़ है, बहाहुर है, लगन 
प्राप्त करनेके लिए कृत-सकल्प हे और सचमुच महासभाके ध्येयर्मे पतन कराना 
चाहते है तो आपको अपने क्रोषक्षा शमन करना होगा। अत्यायकी कोई भी भावना 
यदि आपके हृदयकों कचोटती है तो आपको अपनी इस भाववाकों दवाता पढगा बौर 


भाषण : काग्रेसके सिद्धान्त सम्बन्धी प्रस्तावपर १७१ 


सब भूछ जाता पडेगा। अतएवं बंगाली भाइयों और अन्य सव छोगोंसे, जो इस 
मह॒ती सभामे दृढ़ निश्चय करके शामिल हुए हे, में यही माँगता हूँ कि आप देशको 
सुदृढ़ बनानेके अलावा किसी और वस्तुके लिए प्रयत्त न करे, आप अपने अधिकारो- 
की आप्तिके प्रयत्मके अतिरिक्त किसी अन्य बातकी चिन्ता न करे; अपने देशके 
सम्मानकी रक्षा करनेके अछावा किसी दुसरी वातपर ध्यान न दे। कल जितने छोगोके 
हृदयोंकों चोट पहुँची और जिन्हें शारीरिक आघात हढगे [ उन्होने शान्ति रखी ]। में 
आपमें से हर व्यक्तिको उन छोगोका अनुकरण करनेकी सलाह देता हूँ। (हपंध्वनि)। 
महासभाके विशेष अधिवेशनमे हम जिस महात युद्धके लिए मंदानमे उतरे हे उसके 
खतम होनेतक कदाचित्‌ हमें खूतका समूद्र तैरता पडे। छेकिन हमपर अथवा हममे से 
किसीपर खून बहानेका आरोप नहीं छूगाया जाना चाहिए ताकि आनेवालछी पीढियाँ 
यह कह सके कि हमने सहनशीलता दिखाई है, हमने दूसरोके प्राणोकी नहीं, वल्कि 
अपन प्राणोकी आहुृति दी है। इसलिए में जरा भी हिचके बिता कहता हूँ कि जिनके 
सिर फूटे और जितकों जाने जोखिममे पडी उनके प्रति में अधिक सहानुभूति नही 
दिखाता चाहता। इसमें हमारा क्या गया? अपने देशभाइयोके हाथो मरना तो अधिक 
अच्छा है। हम किसलिए और किससे प्रतिश्ञोध ले? यदि कोई जासूस अथवा सर- 
कारी अधिकारी मूझे मारे तो भी में उसके विरुद्ध सरकारसे नहीं ईश्वरसे फरियाद 
करूँगा। हम जबतक परस्पर पूर्ण सहयोग नहीं करते तवतक स्वाधीनता नहीं मिल 
सकती। बंगाली भाइयोने दगा किया, छेकिन वे समझ गये और तुरन्त सावधान हो 
गये। जो हिंप्ाको धर्म समझते हे उनसे में कुछ नहीं कहता चाहता, छेकिन जो अपने- 
को अपहयोगी बताते हे उनसे में अवश्य अधिकारपूरवंक कह सकता हूँ। उन्होने क्रोध 
ते करनेका वचन दिया है। में वगालछके प्रतितिधि भाइयोकों इस अवसरपर वधाई 
देता हूँ। अगर आप सब उन लोगोके समान ही आचरण करेगे तो मुझे रच-मात्र भी 
शका नहीं कि आप स्वराज्य अवश्य प्राप्त कर सकेगे । अपने मारनवाछेको क्षमा प्रदान 
करना कायरता नहीं है। यदि कोई मुझे मारे तो में उसे कायरताके कारण सहन 
नहीं करूँगा। में जानता हूँ कि सचमूच कायर तो वह है। यदि इस कारण तरस 
खाकर जिसने मुझपर अत्याचार किया ही ऐसे व्यक्तिको मै माफ कर देता हूँ तो यह 
बहादुरीकी बात है। इस प्रस्तावको आपके सम्मुख अस्तुत करते समय यह पदाथ- 
पाठ आपके सामने प्रस्तुत है। 

इसके साथ-साथ ही में आपसे अटछ श्रद्धा और निश्वयकी भी आज्ञा करता 
हूँ। में जानता हूँ कि आपने जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी स्वराज्य प्राप्त करनेका 
निशवय किया है; और आप इस स्वराज्यकों विधिसम्मत, सम्मातजनक, भहिसात्मक 
और शान्तिपूर्ण साधनोसे ही प्राप्त करना चाहते हे। शस्त्रसे हम सरकारका मुकाविला 
कर सके --यह सम्भव नहीं है, आत्मवकू ऐसी चीज है जिससे हम सरकारसे जूझ 
सकते है। इस आत्मवलकों दिखानेकी शक्ति किसी सन्‍्यासी अयवा तथाकथित महा- 
त्मामे ही हो, सो बात नहीं है) आत्मवलू दिखानेकी जव्ति हर स्त्री अथवा पुरुपमें 
है। फलत मेरे देशवन्ध्‌ अगर इस प्रस्तावकों स्वीकार करना चाहते हे तो में उनसे 


१७१ सम्मुर्ण गाषी वाइमय 


कहता हैं कि उठ्ते वे दृढ़ निश्वयस्ते खीकार करे और तमझ हे कि जैसा मेने ऊपर 
बताया, यह प्रस्ताव धुत मुहुर्तमे ही स्वीकार किया गया है। भगवात करें बाप इस 
प्रस्तावकों सर्वतम्मतिसे स्वीकार करे और वह आपमे इसे एक वर्षके भीतर कार्यालित 
करनेका बढ और पैर्य उत्पन्न करें। 

[गुजरातीसे ] 

तंबमीवर्, २-(-१९२१ 


९३, भेंद। “टाइम्स ऑफ़ इंडिया के प्रतिमिधिसे' 
[२९ दिसस्‍्बर, १९२० के एव] 

प्रतिनिधिके यह पुछनपर कि विगत तीन महौनेक्ी अपनी गतिविधियोंते थी 
गांधीने क्या अनुभव किया, उन्होने कहा! 

इन तीन महानोके व्यापक अनुभवकी स्वय मेरे मतपर तो यह छाप पड़ी है कि 
अत्ृहयोग आतन्दोह़न अब जग गया है, और बस्बईें थीमती बेसेटकी सभामे, दिल्‍्लीके 
कुछ स्थानोरे, बौर बगाह तथा गुजरातमे भी, हुल्लड्वाजीकी जो घटनाएँ हुई, वैसी 
इक्की-कुबकी पटनाओके बावजूद में निश्वय ही इसे एक शुद्धीकरणका आन्‍्दोहत मानता 
हैं। बोग दिल-अतिदिन अहिंसाकी भावना ग्रहण करते जा रहे हैं -- भहे ही वे बराबर 
इसे पिद्धान्तके रुपये ही ग्रहण ने करके एक अमिवाय नीतिके रुपसे ही पहण करते 
हो। अगर जता अहिस्ताकी भावनाकों पूरी तरह अपनाक़े तो में उससे बड़ विस्मय- 
कारी परिणामोकी अपेक्षा रखता हँ--कहूँ तो पहाँतक कि सर जगदीशचद्र बसुकी 
स्लोजोग्े भरी अधिक विज्तयकारी परिणामोकी । णिप्त क्षण सरकारकों परी तह पह 
विश्वातत हो जायेगा कि हमर हिसासे काम नही हेगे, उसी क्षण वह अपना खगा बंद 
देगी। वह जानबुह्कर और इच्छायूवक तो यह विश्वास नही करेगी, छेकित बगर से 
विश्वात हो जाये तो वह अपना खैंथा बदक्ेगी अवक्ष्य। 

[फेहकर्ता :] रबेश बढ़लेगी-- यानी किस दिशामे ! 

[गाधीदी ] विदषय ही उप्त दिश्वारें जिस दिश्ारें हम चाहैगे -- गाती कि 
यह राष्ट्र बोजुछ कहेगा सरकारकों उसका बात रखता पढेगा। 


हृपया जरा और विस्तारसे समझायें। 
मेरा मतह़ब यह है कि लोग अपने निश्चित पंकत्प और बात्मबहिदातके बह- 


पर छिछाफत बौर पजावक्के सम्दन्थोमे किये गये अन्यायक्ा परिशोवत करा सकेंगे 
और अपनी पदनदका ख़राज्य भी हासिल करेगे। 


!, हु बेंझा बिदण २९-१६-१ ४२० के यो हँदिया, बौर ५-६-१९३१ की बस बाबर 
पत्रिक्ामे भी छा था । 


भेंट टाइम्स ऑफ इडिया ' के प्रतिनिधिसे १७३ 


लेकिन स्व॒राज्यसे आपका क्या मतलूव है और उसमें सरकार फहाँ आती है -- 
वह सरकार, जिसके बारेमें आपने कहा कि अनजाने ही वह अपना रवंया बदलेगी? 

मेरे स्वराज्यका मतलव है, अभी कुछ समयके लिए भारतमें आधुनिक अथोमे 
तसदीय सरकारकी स्थापना, वह सरकार हम ब्रिटेनवालोके सौजन्यसे भी प्राप्त कर 
सकते है और जरूरत हुईं तो उनके बिना भी। 

/ उनके बिना” से आपका वया संतलब है? 

इस आन्दोकनका उद्देश्य वर्तमान सरकारकों उस स्वार्थ और छाल्‍ूचसे मुक्त 
कराना है, जिसकी प्रेरणा-शक्ति उसके हर कामके पीछे होती हैं। अब यही मान 
लोजिए कि हम उससे अपने सारे सम्बन्ध तोडकर उसके लिए अपने छोभ-लारूचकों 
बुष्ट करना अप्तम्भव बना दे। उस हालतमे वह भारतमे नहीं रहता चाहेंगी, जैसा 
कि सोमालौलेडमे हुआ। जब सरकारने देखा कि वहाँ शासन करते रहनेमें तो कोई 
फायदा ही नही है, उसने तुरन्त उस देशकों छोड दिया। 

लेकिन व्यवहारमं यह योजना किस तरह काम करेगी? 

मेने आपसे जो-कुछ कहा है, वह कभी बहुत आगे जाकर हो तो हो। अभी 
तो में अपेक्षा यही रखता हूँ कि हमें उनके बिना यह नही करना होगा। जहाँतक में 
भग्रेज लोगोको समझता हूँ, उससे तो मुझे यही लगता है कि वे अवश्यम्भावीको सर 
झूका कर स्वीकार कर लेगे। जब जनमत सचम्‌च एक प्रभावकारी रूप घारण कर 
लेगा तो वे इसके बलकों पहचान छेगे। और तव, किन्तु केवल तभी, वे उस घोर 
अन्यायकों समझेगे जो साम्राज्यके मन्त्रियो और उनके भारत-स्थित प्रतिनिधियोने उनके 
तामपर किया है। उस समय वे भारतीय जनताकी इच्छाके अनुसार दोनो अन्यायोका 
परिशोयन करेगे, और भारतकी जनता अपने चुने हुए नेताओके हारा जिस ढगके 
सविधानकी माँग करेगी, अग्रेज छोग ठीक उसी ढगका संविधान भी उसे देगे। 

मान लीजिए कि ब्रिटिश सरकार यह मानकर कि भारतसे अब कोई लाभ नहीं 
ब्क है, इस देशकों छोड़कर चली जाये, तो उस हालतमें भारतको स्थिति वया 


यह आसानीसे समझा जा सकता है कि उस समयत्तक भारत या तो एक 
विशिष्ट आध्यात्मिक ऊँचाईपर पहुँच चुका होगा या हिसाका विरोध हिसासे करनेकी 
क्षमता प्राप्त कर चुका होगा। उस हालतमे वह एक बहुत जबरदस्त सगठन-क्षमताका 
विकास कर चुका होगा और इसलिए समयकी माँग पूरी करनेके लिए हर तरहसे 
तैयार होगा। 

तो आपका मतरूब यह है कि अगर ऐसी स्थिति आई कि ब्रिटेन इसे छोड़कर 
चला जाये तो जिस क्षण बहू इसे छोड़कर जायेगा उस क्षणतक भारत हर तरहसे 
तैयार और समर्य होगा और उसके लिए परिस्थितियाँ इस दृष्टिसे अनुकूल रहेगी कि वह 
एक चलते हुए संस्थानकी तरह यहाँका प्रशासन संभाल सके और उसका संचालन 
राष्ट्रके कल्याणके लिए कर सके ? 

पिछले कुछ महीनोमे मेने जो अनुभव प्राप्त किये उनकी बदौलत मेरा मन 
इस आशासे भर गया है कि में जिस एक सालके भीतर भारतके लिए स्वराज्य 


१७४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


प्राप्त करतेकी उम्मीद रखता हूँ, उसके शेष नौ महीनोमे हम इन दोनो अन्यायोका 
प्रिशोधन करवा लेगे और भारतकी जनताकी इच्छाके अनुसार स्वराज्य स्थापित 
होते भी देखेंगे। 
लेकिन इन नो महीनोंके अन्तर्मे इस वर्तमान सरकारकी क्या स्थिति होगी? 
आप देखेंगे कि शेर और बकरी एक ही घाटपर पानी पी रहे है। 
[अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, २९-१२-१९२० 
अमृतबाजार पत्रिका, ५-१-१९२१ 


९३, टिप्पणियाँ 
“चरुणाका सिद्धान्त? 

“इंडियन इटरप्रेटर के पास असहयोगके खिलाफ कहनेकों बहुत-कुछ है। बढा 
अच्छा हो, अगर सम्पादक सावंजतिक प्रधनोपर विचार व्यक्त करनेसे पहले उन्हें सम- 
झनेकी कोशिश करे। 'इडियन इटरप्रेटर' ईसाइयोकी धामिक पत्रिका है। किसी भी 
धामिक विषयोसे सम्बन्धित एक जिम्मेदार पत्रिकासे भाश्ा की जाती है कि वह जिन 
विषयोका विवेचन करे उनको उसे पूरी जानकारी हो। 

“इंटरप्रेटर' लिखता हैः “भारत कभी सार्वजनिक घृणाके बलपर एकता 
हासिल नहीं कर सकता। और जहाँतक कोई तटस्थ परयवेक्षक समझ सकता है, 
आदहशबादी श्री गांधीने हसी उपायका सहारा लिया है।” 
श्री स्टोक्स, जिन्होंने एक तटस्थ पर्यवेक्षकषकी तरह आन्दोलनका अध्ययन 

करनेकी कोशिश की है, कहते हे कि वह घुणापर आधारित नहीं है। में स्वय भी 
यही बात कह चुका हूँ । छेकिन पूर्वग्रह कठिनाईसे खत्म होते है। यह भाग-दौडका 
जमाना है और इस भाग-दौडमे आधुनिक पत्रकारिताका बहुत बडा योगदान है। इस 
जमानेमे छोग अपर्याप्त तथ्योके आधारपर जल्दबाजीमे निष्कर्ष निकाल हेते हें, भौर 
इस तरह, अनजाने ही सही, अपने पूर्वप्रहोको और भी पुष्ट करते है । 

एक सामान्य खतरा 

एक सामान्य खतरे, सामान्य कष्टने हिन्दुओं और मुसछमानोकों एक सूत्रमे 
बाँध दिया है। में कष्टसे अधिक पावन बतानेवाछी कोई अन्य चीज नहीं जानता। 


संकट अजनबियोकों भी सहचर बना देता है और हम तो अजनबी नही, पढोसी है, 
एक ही धरतीके बेटे है, जो सकटके कारण एक-दुसरेके और भी समीप आ गये है। 


१. इन्होंने भारतक्ों ही अपना देश बना छिया था और जसह॒पोगमें खास दिख्वसी रखते ने; 
देखिए अगला शीषेक । 


टिप्पणियाँ १७५ 
ब्रिटिश शासन एक बुराई ? 
लेकिन 'इटरप्रेटर 'का यह पूछना ज्यादा विपय-सगत हे कि: 


या श्री गांधी बिना किसी दुविधा-संकोचके ऐसा भानते हे कि भारतमें 
ब्रिटिश शासन सर्वया बुरा है; और क्या भारतके लोगोको ऐसी शिक्षा देनी है 
कि वे भी उसे ऐसा ही मानें? वे अवश्य ही ब्रिटिश शासनकों इतता अधिक 
खराब मानते है कि उनकी दृष्ठिमें उसके अन्यायोंका पलड़ा उससे होनेवाले 
लाभोंसे कहों भारी है; क्योंकि ऐसा होनेपर ही अपनी अन्तरात्मा था ईसा 
मसीहके सामने असंहयोगकां औचित्य सिंढ किया जा सकता है।” 


में तो इसके उत्तरमे पुरी शक्तिसे “हाँ” ही कहूँगा। जबतक में मानता था 
कि ब्रिटिश साम्राज्य जो-कुछ करता है, वह कुछ मिलाकर अच्छा ही है, तवतक में 
उसकी गरतियोकों क्षणिक भूछे मानता रहा और उनके बावजूद उससे चिपका रहा। 
मूझे अपने ऐसा करते रहनेका कोई खेद भी नही है। परन्तु अब जब कि मेरी आँखे 
खुल चुकी हे, इस साम्राज्यसे, जवतक वह अपनी दूषित भ्रवृत्ति नही छोड देता, अपना 
सम्बन्ध बनाये रखना पाप है। यह वात में बहुत दुःखके साथ लिख रहा हूँ और 
यदि मुझे माहूम हो जाये कि में गलतीपर हूँ, या मेरा वर्तमान रुख प्रतिक्रियात्मक 
है, तो मुझे खुशी होगी। इस देशको चुसकर यह साम्राज्य लगातार अपना घर भर 
रहा है, इसने पजावके पौरषका अपहरण किया है और मुसलूमानोकी भावनाको धोखा 
दिया है। इन तीनों चीजोको में भारतकी तीन-तरफी छूट मानता हूँ। ब्विटिश साम्रा- 
ज्यके ज्ञान्ति और व्यवस्थाके वरदानोकों मे अभिजश्ञाप समझता हूँ। यदि हमपर शस्त्रके 
बलसे शान्ति थोपनेवाला ब्रिटिश शासन भारतमें न होता तो बजाय इसके कि हम 
पूरी तरहसे खुदको लाचार महसुंस करते, जैसा कि आज कर रहे हे, हम कमसे-कम 
अन्य राष्ट्रीकी तरह वहादुर स्त्री-युरुष तो वने रहते। किसी भी आत्मसम्मानो राष्ट्रको 
अपनी अवमानना और पतनकी कीमतके बदलेमे सडको और रेलोके “वरदान” 
स्वीकार नही होगे। शिक्षाका “वरदान” तो स्वातन्व्य-लाभकी प्रगतिके मार्यमें सबसे 
वडी हकावट सावित हो रहा है। 


शुद्धीकरणका आन्दोलन 


सच तो यह है कि अहिसाके कारण असहयोग एक धामिक और शुद्धीकरणका 
आन्दोलन बन गया है। यह राष्ट्रकों प्रतिदिन शक्ति प्रदान कर रहा है, उसे उसकी 
दुर्बंदताएँ दिखाता है और उन्हे दुर करनेका उपाय सुझाता है। यह आत्मतिभभस्ताका 
आन्दोलन है। यह विचारोमे क्रान्ति काने और चिन्तनकी प्रेरणा देनेकी दृष्टिसे सबसे 
जवरदस्त शक्ति है। यह स्वय आगे वढकर कष्ट झेलनेका आन्दोलन है, और इसलिए 
ज्यादती या अधीरतापर स्वत. नियन्त्रण ख़ता है। राष्ट्रकी कप्ट-सहनकी क्षमता 
स्वतन्व॒ताकी दिशामे उप्तकी प्रगततिका नियमन करती है। इसके बलपर हर प्रकारसे 
वुराईसे अलग रहा जा सकता हैं और इस तरह यह बुराईकी शक्तियोकों बिलकुछ 
पगू बना देती है। 


१७६ सम्पूर्ण गाघी वाइूमय 
फीजीकी पुकार 

अन्यत्र प्रकाशित एक अन्य पत्रसे' भी आन्दोलनकों जोरदार समर्थन मिलता 
है। मेरे सम्मानतीय पत्र-लेखकने उन कारणोका विदलेषण किया है जिनके कारण 
हमारे देशभाई इतनी बडी सख्यामे वापस छौंटे, और लौट रहे हें। फीजीमे औरतोपर 
भी मृकदमे चलामे गये, उन्हें कारावास दिया गया। नि सन्देह कोई कारण वहीं कि 
स्त्री होनके कारण कोई व्यक्ति प्रमाणित अपराधके लिए दण्डसे बरी हो जाये। परल्तु 
फीजीसे प्राप्त सभी ब्यौरोसे साबित होता है कि फीजीमे जो मुकदमे चलाये ग्ये वे 
बहुत-कुछ पजाबके मुकदमों-जैसे ही थे। आतक फैलानेका यह तरीका थोडी-सी स्वत- 
न््नता प्राप्त करनेके लिए सधर्ष कर रही एक जातिको कुचलनेके लिए ही अपनाया 
गया है। मुझे छगता है कि फ़ीजीकों काग्रेसका एक शिष्टमण्डल भेजकर हम अपने 
पीड़ित देशभाइयोकों कोई भी राहत नही दे सकेगे। में फीजी सरकारपर कतई कोई 
विश्वास नहीं करता। वह जाँच करनेके लिए शिष्टमण्डलकों कोई सुविधा नहीं देगी। 
शायद भारत-पसरकार शिष्टमण्डलकी भारतसे रवानगी ही रोक दे। मेरे छिए फीजीका 
संकट अप्हयोग आन्दोलनको तीत्र करनेका अतिरिक्त कारण प्रस्तुत करता है। इस 
बीच हमे चाहिए कि जो लोग भारत वापस छौटे, उनकी देख-भालके लिए जितना 
भी कर सके, हम करे।' ऐसा न हो कि हम वापस आनेवाल्ले भारतीयोकों उनके 
भागके भरोसे छोड दे, और वे निराश होकर फिर फीजी वापस चछ्े जानेकी सोचते 
लगे। इसलिए मुझे खुशी है कि जो लोग वापस आये हे, श्री अ० वि० ठवकर' और 
शान्तिनिकेतनके श्री बनारसीदास' उनकी देखभाल कर रहे है । श्री व्वकरने अभी-अभी 
पुरीमें' अपना कठिन काम समाप्त किया है और श्री बनार्सीदास श्री सी० एफ० 
एल्ड्यूजकों उतके मानव-हितके कार्योमे सहायता दे रहे हे। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २९-१२-१९२० 


१. पद पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है । 

२. घनवरी १९२० में पीजी सरकारने भारतीय मन्दूरोंके गिरमिंट झ कर दिंये, और उसमें से 
भ्षो भारत वापस्त णाना चाहती ये उन्हें जल्दी खदेश वापस भेजनेका परवन्‍्ध किया गधा। परिणामखर्य 
बडी संझयामें लोग फ्ीबीते छोटे! बहुतेरे तो भारतमें एक तरहसे तबाह हवष्तमें जोटे । 

३, भमृतलाछ विदृल्दास ववकर (१८६९-१९५१ ), एक भुजराती इजीमियर; पवेन्टस भोँक इदिया 
सोप्ताइटीके आजीवन सदस्य; जीवन-भर सेवाका और दरिभित-कह्माणका काम करते रहे । 

४. बनारसीदास चतुर्वेदी, हिन्दी केखक भर पत्र; १९२० के लुछाई मातमें वीफ्स काछेण, 
इदौरसे इस्तीफा दिया भौर बादमें शान्तिरिकेतनमें एप्डूभूजके साथ काम के छोे; 'बाल्से क्रीअर 
एण्ड्यूज नामक जीवनीके सह-ेखक; १९५२ से १९६४ तक राज्य सभाके मनोनीत फदस् । 

५, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ २९९-२००, ३९१६-१७ ! 


९४, मेरे लिए एक ही डग आगे देखना काफो है 


श्री स्टोक्स एक ऐसे ईसाई हे जो परमात्माके दिखाये हुए पथपर चलना चाहते 
है। उन्होने भारतकों अपना घर बना लिया है। भारतकी मंदानी आवादीसे दूर, 
कोटागिरिकी पहाडियोमे उन्होने अपना निवास-स्थान वनाया है और वहाँ वे पहाड़ी 
जनताकी सेवा कर रहे हं। वहीसे वे असहयोग आन्दोलनकी गतिविधि देख रहे हे। 
कलकत्ताके 'सर्वेन्ट' नामक पत्र तथा अन्य समाचारपत्रोमे उन्होंने अस॒हयोगपर तीन 
छेख लिखे है। वगालका दौरा करते समय मुझे इन छेखोको पढनेका सौभाग्य मिढा। 
श्री स्टोक्स असहयोगकों सही मानते हे, किन्तु उसकी पूर्ण सफलता, अर्थात्‌ अग्रेजोके 
भारत छोड देनेके सम्भावित परिणामोसे वे डरते है। कल्पनामे उतकी आँसोके सामने 
भारतकी ऐसी तस्वीर उभर आती है जिसमे उत्तर-परिचिमसे वह अफगानोंसे आक्रान्त 
है और उधर पहाडियोकी भोरसे आकर उसे गोरखे छूट रहे है। में तो का्डिनल 
स्यूप्ैनके शब्दोमे यही कहूँगा कि “में सुदुर भविष्यकी चिन्ता करनेको नहीं कहता; 
मेरे लिए तो एक ही कदम आगे देखना काफी है। यह आन्दोलन मुख्यतः धामिक 
है। ईश्वरसे डरनेवाले हर व्यक्तिका कत्तंव्य है कि परिणामकी चिन्ता किये बिना वह 
हर वुराईसे अपनेको अछग रखे। उसे यह विश्वास होता चाहिए कि अच्छे कामका 
परिणाम अच्छा ही होगा, और मेरी रायमे ' गीता के निष्काम कर्मका यही पिद्धान्त है। 
ईंदवरकी भोरसे उसे भविष्यकी चिन्ता करनेकी छूट नहीं है। वह सत्यका अनुसरण 
करता है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राणोकों ही सकठमे क्यो त डालना पड़े। वह 
जानता है कि धर्म-पथपर चलते हुए मरना अधमंका जीवन जीनेसे बेहतर है। 
इसलिए जिस किसीकों यह विश्वास हो कि यह सरकार अवर्मके काम करती है, उसके 
लिए सरकारसे अपने सारे सम्बन्ध तोड लेनेके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नही है। 

फिर भी, अग्रेजोके भारतसे एकदम चले जानेपर ज्यादासे-ज्यादा बुरा परिणाम 
क्या हो सकता है, उसपर भी हम विचार कर ले। गोरखे और पठान हमपर आक्रमण 
करेगे तो उससे कया होगा ? मिदचय' ही वर्तमान सरकार वरावर हमारे साथ जो 
नेतिक और शारीरिक हिसा करती रहती है, उसकी अपेक्षा हम उनकी हिसासे अधिक 
अच्छी तरह निपट सकेगे। श्री स्टोक्स, लगता है, शारीरिक शक्तिके प्रयोगके खयालको 
त्याग नहीं पाये है। नि सन्देह एकताके सूतमे बेंघे भारतके राजपूत, सिख और मुसलमान 
वीरोपर भरोत्षा किया जा सकता है कि वे उत आक्रमणकारियोका -- चाहे वे किसी 
एक तरफसे आये या हर तरफसे आये--मुकावछा कर सकेगे। लेकिन जो सबसे 
बुरी स्थिति हो सकती है, उस्तीकी कल्पना कीजिए जापान वगाढकी ओरसे हमला 
करता है, गोरख पहाडियोकी भोरसे और पठान उत्तर-पद्चिमकी ओरसे धावा बोल 
देते हे। उस हालतमें यदि हम उन्हे शूरूमे ही बाहर न खदेड सके, तो हम उनसे 
सुलह कर छेगे और अवसर मिलते ही उन्हें धाहर भगा देगे। जो राज्य जाने-माने 


१९-१२ 


१७८ सम्पूणं गांधी वाइमय 


तौसपर अन्यायपूर्ण है, उस राज्यकी सत्ता स्वीकार करनेकी अपेक्षा तो यह अधिक 
पौरुषपूर्ण मार्ग होगा। 

परन्तु मे ऐसी किसी निराश्ञापूर्ण सम्भावनाकी कल्पना नहीं करता। यदि 
अहिसाके रास्तेसे यह आन्दोलन सफल होता है--और श्री स्टोक्सने अपने छेखका 
प्रारम्भ ही इत्ती कल्मताके आधारपर किया है--तो अग्रेज चाहे यहाँ रहे या यहाँसे 
चले जाये, वे जो-कुछ भी करेगे मित्रोंकी तरह ही करेगे, और जैसा दो साझेदारोके 
बीच किंप्ती अच्छे समझौतेमे होता है, उसी तरह करेगे। में अभीतक मानव-प्रकृतिकी 
नेकीमें विश्वास करता हूँ, चाहे वह मानव अग्रेज हो या कोई और। इसलिए में ऐसा 
नहीं मानता कि अग्रेज यहाँसे “ रातोरात ” चले जायेगे। 

और फ़िर, क्या में गोरतों तथा अफगानोंकों ऐसा चोर-डाकू माूँ, जिनमे 
कोई सुधार हो ही नहीं सकता और जिनपर पावनकारी शक्तियाँ कोई असर डाल ही 
तही सकती ? में तो ऐसा वहीं मान सकता। यदि भारत पुन. अपनी आध्यात्मिकताकी 
राहपर चलने रूगता है तो उसका असर पडौसी जातियोपर भी होगा । वह इन मेहनती 
किन्तु नि्ेन जातियोके कल्याण-कार्यमे भाग छेगा और यदि जरूरी हुआ तो मदद भी 
देगा -- किसी भयसे वही बल्कि पडौसीके कत्तंव्यकी भावनासे प्रेरित होकर। ब्रिटेनके 
साथ-साथ वह जापानसे भी निपट चुकेगा। जो चीजें यहाँ तेयार की जा सकती हे, 
यदि भारत, वैसी एक भी विदेशी चीजका इस्तेमाल करना पाप समझने छूग जाता है 
तो जापान भारतपर कभी आक्रमण नहीं करा चाहेगा। भारत अपने खाने-भरको 
पर्याप्त अन्न पैदा कर छेता है और भारतके स्त्री-पुरुष बिना कठिनाईके इतना कपड़ा 
तैयार कर सकते हँ कि वे नंगे न रहे और गर्मी-सर्दीसि अपनेको बचा सके! हमपर 
आक्रमण तभी किया जायेगा जब हम दूसरे राष्ट्रोके साथ इस तरहका व्यवहार रखेंगे 
जैसे हम उनपर भिर्भर हो। इस तरहके व्यवहारसे उनका छोभ बढ़ेगा। हमे हर 
देशसे स्वतत्त्र रहना सीखना चाहिए। 

इसलिए चाहे अन्ततोगत्वा हमे सफलता हिंसासे मिले या अहिसासे, मेरी रायमे 
उसके बादके आसार उतने बुरे तहीं हे, जितने कि श्री स्टोक्स सोचते हे । मेरी टायमें, 
ऐसे किसी परिणामकी कल्पना नहीं की जा सकती जो हमारी आजकी हीन और 
असहाय अवस्थासे अधिक बरी हो। और निर्भयता तथा विद्वासके साथ असहयोग 
और त्यागके खुले और सम्माननीय कार्यक्रमकों, जिसे हमने अपने छिए तैयार किया 
है, अपनानेसे ज्यादा अच्छा और कोई काम हम नहीं कर सकते। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग हंडिया, २९-१२-१९२० 


९५. जाति बनाम वर्ग 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और इसलिए उसे सामाजिक सगठतका कोई- 
त-कोई तरीका निकालना ही पडता है। हमने अपने देश भारतमे जाति-व्यवस्था विकसित 
की है और यूरोपवालोने वर्ग-व्यवस्था की है। लेकिन इनमे से किसीमे वह सहति और 
स्वाभाविकता तही हैं, जो परिवारमे पाई जाती है, क्योकि परिवार गायद एक ईइवर- 
प्रदत्त सस्पा है। अगर जाति-प्रथाने कुछ बृराइयोको जन्म दिया है तो वर्ग-व्यवस्थाने 
भी उससे कुछ कम वुराइयोकों जन्म नही दिया है। 

अगर वगं-व्यवस्था कुछ सामाजिक भूल्योको कायम रखनेमे सहायक होती है तो 
जाति-प्रथा भी इस दिवामे, उससे अधिक नहीं तो उसके वरावर ही सहायक है। 
जाति-प्रथाकी खूंबी इस बातमे है कि इसका आधार धन नही है। इतिहास साक्षी है 
कि दुनियामें पैसा सबसे वडी विघटनकारी शक्ति है। शकराचार्य कह गये हे, धनकी 
कलुपता पारिवारिक सम्बन्धोकी पवित्रताकों भी सुरक्षित नहीं रहने देती। जाति-अथा 
पसरिवारके सिद्धान्तका विस्तारमात्र है। दोनोक़ी संचालक शक्ति खत-सम्बन्ध और 
वशन्परम्परा ही है। पाइचात्य वैज्ञानिक यह सिद्ध करनेकी कोशिशमे छगे हुए है 
कि वश्ष-परम्परा एक अ्रम-मात्र हैं, और जो-कुछ है वह वातावरण ही है। वहुतनसे 
देशोके पुराने अनुभव इन वैज्ञानिकोके विष्कर्षोफों गछत सिद्ध कर देते हे। केकिन 
अगर वातावरणके सिद्धान्तकों स्वीकार भी कर लिया जाये तो यह आसानीसे सिद्ध 
किया जा सकता है कि उपयुक्त वातावरण बनाये रखने और विकसित करनेमें वर्गसे 
कही अधिक सहायक जाति हो सकती है। आग्ल-सैक्सन जातिके लोग स्वभावसे ही 
ऐसे होते हे कि वे अपने दृष्टिकोणके अछावा किसी औरका दृष्टिकोण समझ ही 
नही पाते। इसलिए जो भी चीज उनकी प्रकृतिके विरुद्ध जाती है, उसके प्रत्ति उनका 
तीत्र विरोध करता आसानीसे समझा जा सकता है। लेकिन भारतीयोको -- चाहे वे 
हिन्दू हों या ईसाई--इतना तो समझ ही सकना चाहिए कि जाति-प्रथाके पीछे कोई 
अहकारपुर्ण श्रेष्ठाकी भावना नहीं है, यह आत्मसस्कारकी विभिन्न प्रणालियोका 
एक विभाजन-मात्र है। यह सामाजिक सस्थिति और प्रगतिके बीच तालमेल बनाये 
रखनेका सबसे अच्छा तरीका है। जैसे परिवारकी भावना एक-हूसरेको प्यार करने- 
वाले और परस्पर ऱत-सम्बन्ध तथा अन्य सम्बन्धोंसे वेघे छोगोकों एक करती है, 
वेसे ही जाति भी एक विशेष ढगपे शुद्ध जीवन वितानेवाल़े परिवारोक्ों (व कि एक 
खास जीवन-स्तर, यानी एक खास आधथिक-जीवन-स्तखाल़े परिवारोको) आपसमें एक 
करेकी कोशिश करती है। यह जो नहीं करती वह यह है कि अमुक परिवार 
किस विशेष जातिका है, इस वातका निर्णय किसीकी सनकपर या चन्द व्यक्तियोके 
पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोगपर नहीं छोड देती। यह वश-परम्पराके सिद्धान्तमें विदवात करती 
है और चूंकि यह मात्र एक रहन-सहनकी प्रणाली है, इसलिए यह ऐसा मानकर नहीं 


१८० सम्यूणं ग्राधी वाड्मय 


चलती कि अगर कोई व्यक्ति या परिवार अपने रहन-सहनका ढग अच्छा वनानेक्रे 
लिए उसमे कुछ परिवर्तन करके भी उस समृदायमे वना रहे तो इसमे कोई बड़ा 
अन्याय हो जायेगा। जैसा कि हम सभी जानते हे, सामाजिक जीवनमे परिवतंन 
बहुत धीरे-धीरे जाता है, और इस प्रकार जाति-व्यवस्थामें, दरअसकू, इस बातकी 
छूट रहती है कि जीवन-पद्धतिमे जो परिवर्तत आये उनके अनुसार नये समुदायोका 
गठन किया जाये। लेकिन ये परिवर्तन चुपचाप और वहुत सहज तरीकेसे होते है -- 
ठीक वैसे ही जैसे वादलोके आाकारमे होते रहते हे। मानव-समाजकी इससे अधिक 
सामजस्यपूर्ण किसी व्यवस्थाकी कल्पना करना कठिन है। 
जाति उच्चता या नीचताका वोधक नही है। यह तो अलग-अछग दृष्टिकोणो 
और तदनुरूप जीवन-पद्धतियोकी स्वीकृति-मात्र हैं। इस वातसे इनकार नहीं किया जा 
सकता कि जाति-प्रथामें एक प्रकारकी श्रेणियाँ वन गई हे, लेकिन इसे ब्राह्मपोका काम 
नही कहा जा सकता। जब सभी जातियाँ जीवनके एक सामान्य रक्ष्यकों स्वीकार 
करके चलती हे तो श्रेणियाँ वन जाना अवशष्यम्भावी है, क्योकि सभी जातियाँ उत्त 
आदशेकों समान रूपसे चरितार्थ नहीं कर सकती। अगर सभी जातियाँ माने कि निरा- 
मिष भोजन सामिष भोजनसे अच्छा है, तो जो जाति निरामिष भोजी है उसे वाकी 
सभी जातियाँ ऊँची नजरोसे तो देखेंगी। भारतमे कुछ उपजातियाँ भी है, जो सदासे 
एक-दूसरेकी समकक्षी रही हे, छेकिन कभी भी उनका आपसमे रोटी-वेटीका सम्बन्ध 
नही रहा है। जैसे हिन्दू और मुसलमान अलग-अछूग धर्म माननके कारण अपनेको एक- 
दूसरेसे नीच नहीं समझते, या जैसे दक्षिण भारतमे कोई ब्राह्मण या लिगायत एक 
साथ खान-पान नहीं करता, उसी तरह सभी जातियाँ अपने खान-पानका सम्बन्ध अपनी- 
अपनी जातिमे ही सीमित रख सकती हें। दूसरी जातियोने ब्राह्मणो या वेष्णवोके 
खान-पानके स्तरकों सबसे अच्छा मानकर ही तो “ पवित्रतर ” जातियोके हाथो दिया 
गया भोजन खाना स्वीकार किया है। 
स्पर्श, पीना, खाता और विवाह--ये निजी मामले हे। छेकिन किसीका स्पर्ण 
करनेसे इनकार करके तो आप लगभग उससे किसी तरहका सम्बन्ध रखनेसे ही इत- 
कार कर देते हं। इस तरह उसके लिए सामाजिक प्रगतिके सारे सुधार अलृम्य हो 
जाते है। उदाहरणके लिए स्पृश्य जातियोके सभी छोग कथा-कीत॑नमे शामिक्त हो सकते - 
है। वे मन्दिरोमे जा सकते हे और इस तरह धर्म-कर्म तथा कला आदिकी मुफ्त शिक्षा 
पा सकते हूँ। मन्दिरोमे स्पृश्य जातियोके सभी छोग स्नेह और सेवा तथा सम्यताके 
वरदानोंका परस्पर आदान-प्रदान करते हे। लेकिन 'अस्पृश्य” लोग सहज ही इन 
सभी छाभोंत्रे वंचित हो जाते हे। कई स्थानोंमे वे गाँवसे वाहर रहनेकों मजबूर 
होते है, और इस तरह उनके जात-मालको भी सुरक्षा नहीं मिक्त पाती। जहाँतक 
श्रमके सामाजिक विभाजनकी वात है, वे समाजके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण काम करते 
है, लेकिन जातियोंके पारस्परिक सहयोग और सम्बन्धसे जिस महान सामाजिक का 
का विकास होता है, उसके वरदानोसे वे बचित रह जाते हे। अस्पृत्यताने दढित 
वर्गोकों हिन्दू समाजका एक सवधा उपेक्षित अग बना दिया है। खान-पानके सवालका 


विह्ान नरसिहरावके प्रति १८१ 


कोई सामाजिक महत्व नही हूँ, या नहीं होना चाहिए। यह तो मात्र श्ञारीरिक भूखकी 
तुष्टि है। दूसरी ओर खान-पान सम्बन्धी निषेध इच्तियोकों सयमित्त रखनेका एक 
तरीका है। खान-पानके सम्बन्ध से भ्रातृत्व-भावकों कभी कोई खास उत्तेजन मिलते 
नही देखा गया है। लेकिन इस सम्बन्धभे सयम वरतनेंसे इच्छा-भक्तिके विकासमें 
और कुछ सामाजिक मूल्योंकों कायम रखनेमे बडी सहायता मिली है। 

[अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, २९-१२-१९२० 


९६. विह्ान नर्रासहरावके प्रति 


गुजरातके प्रसिद्ध विद्यात नरसिहरावन' जो खुला पत्र छिखा है वह अनायास 
ही मेरी दृष्टिमे आ गया। मुझे समाचारपत्र पढनका समय कदाचितू ही मिल पाता 
है और यात्राके दौरान समाचारपत्र मिलते भी कभी-कभी ही है, अतएव में प्राय: 
ऐसे छेश्लोंको पढ़ें बिना रह जाता हूँ। 

अगर में उपरोक्त पत्र ने पढता तो ठीक न होता। श्री नरसिहरावने अत्यन्त 
प्रेममाव और निर्मल हृदयसे यह पत्र लिखा है। यह में स्पष्ट देख सकता हूँ कि 
मेरी वर्तमान प्रवृत्तिसे उन्हें दुख हुआ है। उनका पत्र पढकर दृसरोको भी उन्हीं 
जैसा छग सकता है। कुछ विस्तारके साथ कह कर भी अगर मे इस दु ख़का निरा 
करण कर सकू तो मुझे प्रसन्नता होगी। मे पत्रका उत्तर देनेका प्रयल करता हूँ। 

नरसिंहरावजीका पत्र इस एक मान्यतापर आधारित है कि जिस सात्विक और 
धामिक भावनाके दर्शन उन्होने मुझ्मे सन्‌ १९१५मे और उसके वाद भी किये थे। 
वे उन्हें आज दिखाई नहीं पडते। उनकी धारणा है कि आज में राजनीतिके सागरमें 
गोते खा रहा हैं और मोहमे पडा हुआ हूँ। 

मेरी आत्मा कहती है कि में जैसा १९१५मे था वैसा ही आज भी हूँ। मेरी 
धर्म और न्यायवृत्ति आज [पहलेसे | अधिक जागृत है। 

मुझ्ने आबका है कि नरसिहराव मेरे भूतपूर्व जीवनसे अपरिचित है। मेने 
अपना सारा जीवन राजनीतिमे ही व्यतीत किया है। में घा्मिक प्रवत्तिको राजनीतिक 
प्रवृत्तिसे भिन्न नहीं मानता। मेने सदा “राजनीतिमे धर्मबृत्तिका समावेश्ञ ” करनेके 
गोखलेके मन्त्रको ठीक माना है, और उसपर यथाश्क्ति अमल किया है। 

सरकारके विययमे में जिन विशेषणोक्का प्रयोग करता हूं वैसे विशेषणोका प्रयोग 
मेने दक्षिण आफ्रिकामे सत्याग्रह युद्धके समय किया था। मेने कभी सही माना कि 
उनका उपयोग करते समय मेरी वृद्धि ्रष्ट हो गई थी। कुछेक अग्रेज मित्र अवश्य 


१ १८५९-१९३७; शुनपाती कवि भोर साहित्कार; शुजपतीके प्रेफितर, एठफिल्लन काेण, 
बुस्वई । 
२. देद्विए ख़ण्ठ १३, पृष्ठ ८२-८३ भौर झण्द १४, पृष्ठ १८८ । 


१८२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ऐसा मानते थे। उन्होंने अपनी इस मान्यताके लिए अन्तमें पश्चात्ताप किया। उनमें से 
नेटालके एक स्वर्गीय श्री एस्कम्व थे और दूसरे दक्षिण आफिकाके वर्तमान प्रधान 
भन्‍न्री जनरकू स्मट्स हे। 

' प्रेमछ ज्योति 'के' भजनकी झकार आज भी मेरे कानोमें गूंजती है। आज भी 
उसका आदेश मेरा छक्ष्य है। आज भी मे प्रतिक्षण इदवरीय प्रेरणाकी माचता कर 
रहा हू। 

तथापि पादइचात्य' संस्कृतिकों भूल जानेकी सलाह मेने उस समय भी दी थी। 
इस सस्कृतिके अनुकरणमें हिन्दुस्तानका नाग मुझे सन्‌ १९०८में स्पष्ट रूपसे दिखाई 
दिया। अपनी इस मान्यताकों सबसे पहले मेने एक अंग्रेज रईसके” सामने व्यक्त किया 
और जब में इंग्लेडसे दक्षिण आफ्रिका वापस आ रहा था तव उसी वर्ष (१९०८में)' 
“इंडियन ओपिनियन 'मे उसे प्रकाणित किया। अन्तमे वे लेख “ हिन्द-स्वराज्य नामक 
पुस्तकके रूपमें संग्रहीत हुए। में उसे अयवा इसके अनुवादकों श्री नरसिंहरावसे पह 
जानेकी प्राथंना करना चाहता हूँ। उससे उन्हे मेरी आधुनिक प्रवृत्तिके सम्बन्धमें 
अधिक जानकारी मिल जायेगी। 

छेकिन पादचात्य सस्कृतिके त्यागका अथ॑ सब अग्रेजी वस्तुओका त्याग अथवा 
अग्रेज जनताके प्रति द्वेषभाव मेने कभी नहीं माना और आज भी नही मानता। में 
“बाइविल का पुजारी हूँ। यीशु द्वारा पर्वतपर दिया गया उपदेश मेरे छिए आज भी 
मगलमय है। उसके मधुर वाक्य आज भी मेरे हृदयके सनन्‍्तापको शीतल कर सकते है। 
रस्कित और कार्बाइलके कितने ही लेख्रोको में आज भी प्रेमभावसे पढ़ता हैं। अनेक 
अग्रेजी भजनोंके सुर और उनकी कड़ियाँ आज भी मुझे अमृत-तुल्य छगती हे। ऐसा 
होनेपर भी पाश्चात्य पद्धतिके त्यागकों में इष्ट मानता हूं, धर्म समझता हूँ। 

पाइचात्य संस्कृति आर्थात्‌ पश्चिममें मान्य आजके आदर्श और उनपर प्रतिष्ठित 
पाइचात्त प्रवृत्तियाँ। पशुवछकों प्रधानपद, घनकों भगवानका ओहदा, ऐंहिक सुखकी 
प्राप्तिमें समयका अपव्यय, अनेक प्रकारके दुनियावी भोगोको पानेके छिए अद्भुत साहस, 
यात्तिक वाक्तिकों वढानेके निमित्त मानसिक शक्तियोका असीमित प्रयोग, सहारक 
अस्त्रोकों खोज निकालनेमें करोडों रुपयोंका खर्च और यूरोपसे वाहरके राष्ट्रोको जन- 
ताको हीन समझन। धर्म। इस सस्क्ृतिकों में सर्वेथा त्याज्य मानता हूं। 

यह सब होनेके वावजूद में बग्रेजी राज्यके आचलको पकड़े हुए था क्योकि 
मेने आान्तिवश मान लिया था कि उसमें उपर्युक्त सस्कृतिको खण्डित करनेका साहस 


१, न्यूमेंनक्री कविता, "लीड क्ाइन्डडी छाइट ” का नर्तिहराव दिवैध्था द्वारा किया गया थुबराती 
अनुवाद । 

२. सामवत्तः छोंढे ऐंस्टहिंल, जिनसे गाषीणीकी मुछाक्रात १९०९ में इस्हेंढमें हुई थी । 

३. यह वर्तुत: १९०९ द्ोना चाहिए । दक्षिण आाफ्रिकाके भारतीयेकि शिशषमग्डल्के पक अतिनिषिके 
रुपमें गावीनी इस वे प्रथ्य जुछाइसे ठेकर १३ नवाबर तक इस्हेंडमें थे । 

४. जनवरी १९१० में; हिन्दृ-स्वराज्यका एक अग्रेणी अनुवाद, णो ला गांधीजीने किया था, 
इसी वर्ष मार्च मद्दीनेमें अक्राशित हुमा था । देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६-६९ । 


विद्वात तरसहरावके प्रति १८३ 


है। अब में मानता हूँ कि अग्रेजी-राज्यमें जितनी शैतानियत है उतनी कदाचित्‌ 
जर्मनोमे भी नहीं है। मेरी यह मान्यता गलत हो तो भी दोनों कमसे-कम एक 
जैसे तो अवश्य हे। 

तुलसीदासने रावण-राज्यकी जिन-जिन विशेपताओका वर्णन किया है वे सवकी 
सव भग्नेजी राज्यपर चरितायं होती हे, इसीसे में इसे रावण-राज्य कहता हूँ। मेरे 
इस कथनमें कोई रोप नहीं हैं, पुण्यप्रकोप” भी नहीं है। यह तो वान्तचित्त हो 
अच्छी तरहसे सोच-विचारके वाद निकाला हुआ निष्कर्ष हैं। तथापि प्रत्येक अग्रेज 
अथवा भग्रेज अधिकारी राक्षस है, मेरे कहनेका आशय यह नही है। फिर भी प्रत्येक 
अधिकारी राक्षती तत्त्रकों चछानेवाछा होनेके कारण जाने-अनजाने अन्यायका, दगाका 
और अत्पाचारका साधन वन जाता है। ऐसी मेरी मान्यता होनेके वावजूद अगर में 
इसे छिपाता हूँ तो कहा जायेगा कि मेने सत्यका अनादर किया। चोरकों चोर भौर 
पापीकों पापी कहनेमे अविवेक नहीं है और न ही यह बैल हाँकनेवाल़े किसान द्वारा 
दी जानेवाली गालीके समान [बुरी आदत ही] है। इसके विपरीत अगर यह बात 
शुद्ध मनसे कही गईं हो तो यह प्रेमकी सूचक हो सकती है। 

यदि मेने इस' जीवनमे किसी भी व॒स्तुका अतन्य दृढ़ताके साथ सेवन किया है 
तो वह है अहिसा, सत्य और बहाचर्यका। इन त्तीनोका पालन करना कितना कठिन 
हैं, इसे मेरी अन्तरात्मा ही जानती है। और मेरी मान्यता है कि मेन इन तीनोका 
कर्म और वचनसे अच्छी तरह पालन किया है। मेरे मनमे क्रोधषका भाव कभी उत्पन्न 
नही हुआ, ऐसा कहूँ तो यह असत्य भाषण होगा; मनमे विपय वासना नहीं जगी 
ऐसा कहूँ तो पापी वनता हूँ, तथापि मेरी मान्यता है कि अगर इन तीनो वस्तुओका 
मन, वचन और कमंसे सर्वांग पालन करनेकी पूरी-पूरी शक्ति मुझमें होती तो 
नरसिहरावके मनमे जिस सशयका उदय हुआ वह कदापि न होता। इतना कहनेके वाद 
भी में शपथपूर्वक कह सकता हूँ कि में जनरल डायरका लेशमात्र भी बुरा नही चाहता, 
न उन्हें उपदेश देनेकी मुझे कोई इच्छा ही है। अगर वे वीमार पड जाये तो में 
प्रेमपुवक उनकी तीमारदारी करूँ। छेकिन अपने पैसेमे से उन्हे पेन्शन देकर उनके पापमें 
में कभी भी भागीदार तहीं बन सकता। उनके पाशविक हृत्यकों में कम महत्व दू 
यह नहीं हो सकता। उनका कृत्य पैशाचिक था, इस सम्बन्ध मुझे जरा भी बका नहीं 
है। उनके क्ृत्यकों अभ्रेजोने “विचारदोष” मानकर उनके पापकों अपने ऊपर ओढ़ 
लिया है। 

यीथुने अपने यूगको 'सर्पयुग” कहा था सो कोई कोघम नहीं कहा था। जहाँ 
सच बोलते हुए सव लोग डरते थे वहाँ यीशुने सच वोलनेका दायित्व अपने ऊपर 
लेकर स्पष्ट भाषामे हर तरहके दम्भ, दर्प और झूठका वर्णन करके निर्दोष व्यक्तियोकों 
उनसे सावधान किया उन्हें और बचाया था। महात्मा बुद्ध जब भेडके वच्चेको अपने कन्धे- 
पर उठाकर उप्त स्थानपर पहुँचे जहाँ अत्याचारी ब्राह्मण पशुवध कर रहे थे तब उन्होने 
उत लोगोको जिस भाषामे सम्बोधित किया वह भाषा कोमल नहीं थी, फिर भी वह 
उनकी आत्माके प्रेमसे सराबोर थी। उनकी तुलनामें में कौन हूँ? तिसपर भी इसी 


श्ट४ं सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जीवतमे प्रेमकी हंदतक उत्तकी बराबरी करनेकी अभिराषा रखता हूँ। इसके लिए 
पाठक मुझे उद्धत मानेंगे। श्री नरसिहरावके ही हमनाम गुजरातके तरपिह मेहता 
मेरे परम आदर्श है। उनका प्रेम बुद्धके प्रेमसे कुछ कम नहीं था। 

सम्भव है कि मे भूछ कर रहा होऊे, अग्नेजोके प्रति अन्याय कर रहा हूँ अथवा 
इंतिहासकों मेने गत समझा हों। छेकिन मेरी प्रवृत्ति वेरसे भरी हुई है अथवा वह 
कम धामिक है, यह बात कतई नही है। जो मित्र भ्रान्तिसे पडकर मेरी भोरसे सफाई 
देना चाहते हे, उनसे मेरी प्रार्थना है कि पहल्ले वे मुझे अच्छी तरह जात हे। में 
निर्मल बनने और रहनेका प्रयल करता हूँ, किन्तु भूलसे भरा हूँ और भूछ सुधाजेको 
तत्तर हूँ। इस जगतमे मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे में छिपाना चाहू। 
जो विचार मुझे सूझते हे उन्हे में तुरन्त व्यक्त कर देता हूँ । लेकिन में बहुत ज्यादा 
सोच-समझकर कार्य करनेवाछा व्यक्ति होनेंके कारण एकाएक अपने मतकों छोड़ 
नहीं सकता। कोई आशचये नहीं कि इसके कारण मेरे साथी मुझे ' स्वेच्छाचारी' मानते 
हों। में 'स्वेच्छाचारी' नही है, ऐसी मेरी विनम्न मान्यता है। स्वेच्छाचारी व्यक्ति 
दूपरोकी सुनना ही नहीं चाहता। मुझे तो याद पड़ता है कि में बच्चोतक की भी 
बात सुनता हैँ और उनसे मेने बहुत सीखा है। भेने अहीरो और किसानोसे भी बहुत 
ज्ञान प्राप्त किया है। 

मेने ऊपर “साथी” झब्दका प्रयोग किया है। “ मेरे अपने कोई अनुयायी नहीं 
है। मेरे विचारोके अनुयायी भछे ही हो। ” मेरे इस कथनको श्री नरसिहरावने ' शब्द- 
जाल” भानकर अतजाने ही मेरे साथ अन्याय किया है। मेने किसीकों धर्मगुरुका पद 
प्रदाव नहीं किया और में खूद अपनेको उस पदके योग्य तहीं समझता। जबतक मन, 
बचत और कम्मसे यस-नियम आदि प्नत्तोंका पूरी तरहसे पालन करनेकी शक्ति मुझसे नही 
आती तबंतक में अनेक भूले कर सकता हूँ। ऐसा व्यक्ति किसीको शिष्य नहीं बना 
सकता। कुछ वर्ष पहल्ले मेने एक हो मित्रकों, और बह भी उनके आग्रहवश ही, शिष्य 
बनानेकी भूछ की थी। उसमे मुझे धोखा खाता पड़ा। मेरा गुस्पन चछ ही ते सका। 
मेरी परीक्षा मिथ्या सिद्ध हुईं । ४ 

इस युग्में किसीकों गुर बनाते अथवा किसीका गुर बसनेकी बातकों में बहुत 
जोखिमकी बात समझता हूँ। गृरुमे हम पूर्णताकी कल्पना करते हे। अपूर्ण मनृष्योको 
गृह बताकर हम अनेक भूलोके शिकार बन जाते है। इसीसे मेने जानवूशकर कहा है 
कि मेरे विचारोका अनुसरण करनेवाले व्यक्ति मुझे पसन्द हैं; अनुयायी में नही चाहता। 
विचारोका अवुसरण करनेगे ज्ञानी आवश्यकता है और मनुष्यका अनुस्रा कजय 
श्रद्धा प्रधान है। में अपनी भ्रद्धा-सक्ति नहीं चाहता। अपने विचारोके प्रति भरत 
अवश्य चाहता हूँ। और वह तो ज्ञानपूवंक ही हो सकती है। तिसपर भी में जानता 
हूँ कि फिलहाल अनेक छोग मुझपर मोहित होनेके कारण मेरे विचारोका अनुत्तरा! 
करते है | उनके पापोंको में अपने ऊपर नहीं ओढ़ता क्योकि उन्हें में पपना अनुयायी 
नहीं मानता। अपने अनुयायी और अपने विचारोके अनुयावियोके ब्रीच उतना ही 
फर्क है जितना, सहेडस्टनके अनुसार, एक व्यक्तिकों मूखे कहने और उसके विचारोकी 
मूखेतापुर्ण कहनमें है। 


विद्वात नरसिहरावके प्रति १८५ 


छेकिन श्री नरसिहरावकों मुझमें कुछ अन्य दोप भी नजर आते है जो गुरुओंमें 
विशेष रुूपसे होते है। में चरणस्पशंके सामने सत्याग्रह तही करता --- उसकी तिनन्‍्दा 
करनेके बावजूद --लोगोकों चरणस्पर्श करने देता हूँ, यह क्या है” में विनयपूर्वक 
इन भाईको बताना चाहता हें कि चरण-स्पश सत्याग्रहका विपय नही है। इसके मूलमें 
कोई दोष अथवा पाप नहीं है जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाय। और फिर असल्य 
सीवे-सादे स्नेहशील किसानोकों, जिन्हें हमेशासे चरणस्पर्ण करनेकी आदत पड गई है, 
एकाएक कौन समझा सकता है” में श्री नरसिहरावकों विश्वास दिलाता हूँ कि चरण- 
स्पर्श अथवा जयघोषसे में बहुत घवराता हूँ। भाई शौकत अछी मुझे चरणस्पर्श रूपी 
प्रहारोंसे वचानेकी हमेशा बहुत कोशिश करते है, बहुत सारे स्ववसेवकोकी भी यही 
कोशिश रहती है लेकिन इससे में पूरी तरहसे छुटकारा नहीं पा सका हूँ। इसके 
विरद्ध उपवास रखकर अथवा मौनब्रत द्वारा सत्याग्रह करनेकी मेरी हिम्मत नहीं, 
इच्छा नहीं। जयघोपसे मुझे इतनी अकुछाहट होती है कि में कई वार सचमुच अपने 
कानोमे ₹ई देता हूँ। पूजासे भ्रमित त होने और तिरस्कारसे अपने कत्तंव्यका त्याग 
ते करनेका में नरसिहरावकों विश्वास दिलाता हूं। 

श्री तरपिहरावने मुझे वादरा प्वाइल्टपर' आतेका आमन्‍्त्रण दिया है। में वहाँ 
केवल साधु पुरुष दगाराम मरिदुमलसे' मिलनेके लिए जाता चाहता था। उनके विपयमे 
मेने हैदराबादमे उनके परिवारके छोगोसे कुछ वाते सुनी थी। श्री नरसिहरावने उन्हें 
अपने घरमे परम सम्मानित अतिथिके रूपमे रखकर वहादुरी दिखाई है, उसके लिए 
वहाँ जाकर उन्हे बधाई देनेका भी मेरा उद्देश्य था। अत्यधिक व्यस्त होनेके कारण 
में अपने इस उद्देश्यको पूरा न कर सका। 

बादरा ण्वाइन्टपर जाकर मुझे आइवासन मिक्केगा अथवा वहाँ मुझे ' प्रेमल ज्योति - 
के विशेष रूपसे दर्शन होंगे, ऐसी मुझे आशा नही है। कुछ वर्ष पूर्व बादरामें जाकर 
रहनेका अवसर मुझे मिला था छेकिन मेने उसे जानवूझकर त्याग दिया था। वम्बईका 
कप्ताईपर वादसमें है। में जब-जब वादरासे होकर निकलता हूं तब-तब वह कसाई 
घर मेरे हृदयकों वेबता है। वादरामे चाहे कितने ही सुन्दर दृश्य क्यों न हो, वे 
सव मुझे निर्दोष पशुओके रकतसे सने हुए जान पड़ते हे और इसीसे वहाँ जाते हुए 
मेरी आत्मा दुखी होती है। ऐसा दूसरा स्थान कलकत्ता है, वहाँ रहता भी मुझे 
विपम लगता हैं। वहाँ हिन्दृकरमंके नामपर असझ्य वकरोका कत्ल होता है। वह मुझसे 
सहन तहीं किया जाता। तथापि में बांदरा जानेका प्रयत्न अवश्य कछूगा। ज्ेकित 
उद्देश्प तो अभी पहला ही रहेगा। और 'प्ेमछ ज्योति की झाँकी तो मुझे जब वह 
तिर्मेल सयमसे हृदय-मन्दिरमे विभूषित होती है, मिल जाती है और परम शान्ति 
प्रदान करती है। 

[ गूजरातीसे | 
नंवजीवन, २९-१२-१९२० 


१, बाम्दामें; नरसिहराव दस समय वहाँ रहते थे । 
२ १८५७-१९३९; समाज-सुधारक; सेवासदन, वम्वकि संस्थापक 


९७. भाषण : विदेश्षोंमें प्रचारपर' 


२९ दिसम्बर, १९२० 


इस समाचारपन्रका मूल्य उसकी उपयोगिताके मुकाबिलेमें बहुत ज्यादा है। इसका 
प्रभाव अग्रेज लोगोंकी सम्मतिपर रूग्रभग नगण्य' हैं। अग्रेज छोगोकी भारततक पहुँचाई 
जाने योग्य रायके वाहनकी तरह भी यह समाचारपत्र कोई जागरूक साधन नही है। 
अब चूँकि हमने असहयोग छेड ही दिया है. और हम स्वावलूस्बी बननेका संकल्प कर 
चुके है इसलिए हमारा ब्रिटिश कमेटीकों भग कर देना और “इडिया' का प्रकाशन 
बल्द कर देना संगत होगा। अपना समस्त ध्यान और अपने सर्वोत्तम कार्यकर्ताओकों 
भारतके कल्याणाथ केद्धीभूत करना में कही ज्यादा पसन्द करूँगा, फसक तो बहुत 
अच्छी है छेकिन काटनेवाढ़े कम हे। हम अपना एक भी कार्यकर्ता विदेशोमे प्रचार 
करनके लिए नहीं दें सकते। 

अगर हम ब्रिटिश कमेटीको कायम रखते है तो हमे अपने अनुष्ठानके सम्बन्धभे 
सहायता मिलनेकी अपेक्षा हाति होतेकी अधिक सम्भावना है। यदि हम यहाँ थोड़ा 
बहुत काम भी करते रहें तो हमें प्रचारकी जरूरत नहीं पढ़ेगी। मे चाहता हूँ कि 
अन्य देश मेरी बात समझनेका प्रयास करे। वहाँके छोग कामकी बातकों ही --कैवलछ 
कामको-- समझते हे। जब कभी हम किसी एक भी ठोस तथ्यकों प्रसारित कर पाये 
हे, हमारे विरोधियोंने तरह-तरहकी हिकमतोसे उसका खण्डन किया है। आप ब्लिटिश 
छोगोकों उनकी नेकतीयतीपर छोड दीजिए, तब एजेंस्रीकी माफंत समाचारोकों ने भेज- 
क्र आप जो त्याग करेगे उसकी भावनाकों समझ जायेंगे। कामकों देखते हुए हमारी 
सस्या बहुत ही कम है। हमे अपने सभी साधनोकों काममे लाना चाहिए। अच्छा हो 
यदि हम ४५,०००) रुपया यहाँ खर्च करे। 

[ अग्रेजीसे 
महात्मा, सण्ड २; तथा महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजत्य . नारायण देसाई 


१ थह भाषण नागपुर कांग्रेस अधिवेशनमें श्स भाशयका भस्‍स्ताव पा करते तमप दिया गया था 
कि त्रिश्शि कांग्रेस कमेटीके तथा उसके पत्र, हंडियाकों जो पिहे ३० वर्षोते ऋूदनसे प्रकाशित होग 
था, बन्द बर दिपा जाये। हितीप अनुच्छेद महादेव देसाई (२९ दिसम्बर, १९९० ) की हस्तिसित 
ढाषरीमें इस भाषणकों एक हिस्सेके रुपमें दिया फ्या है; और महात्मा, खण्ड दे से ल्या गया अष्म 
बलुच्छेद भी, णो बिना तारीझका है, उसी भाषणका भंश अतीत होता है| 


९८. असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावका ससविदा' 


[३० दिसम्बर १९२० के पूर्व | 


यह काग्रेस उस प्रस्तावपर, जिसे पिछले विशेष अधिवेशनमें पारित किया गया 
था और जिममे सरकारके प्रति प्रगतिशील अहिसात्मक असहयोगका इसलिए परामर्ग 
दिया गया था कि खिलाफत तथा पजावकी गलतियाँ ठीक की जा सके और स्वराज्य 
प्राप्त किया जा सके, फिरसे जोर देतें हुए यह विचार व्यक्त करती है कि अब समय 
भा गया है कि “क्रमम ” शब्दकों उत अनुच्छेदोसे निकारू दिया जाये जिनमें 
कहा गया था कि सम्बद्ध अथवा सहायता पानेवाले स्कूलों तथा कालछेजोमे) पढनेवाले 
लडकोंकों पढने न भजा जाये तथा वकीछू छोग ब्रिटिश कचहरियोमे वकालत करना 
बन्द कर दे। इसलिए वह प्रस्ताव रखती हैं कि “क्रमश “ शब्द हटा दिया जाये। 

राष्ट्रन अवतक अस्रहयोगके कार्यक्रककों चलाने और विशेष तौरसे वोटरों द्वारा 
कौसिल निर्वाचनोका' वहिष्कार किये जानेगे जो प्रगति की है उसपर यह काग्रेस उसे 
बधाई देती है और विश्वास प्रकट करती है कि जो छोग मतदाताओके निरिचत 
मतकी अवहेलना करके चुनावमें खड़े होकर कौसिलोमें चढ़े गये हे वे वहाँसे इस्तीफा 
दे देंगे। इस का्रेसके विचारमें कौसिलके सदस्थोंका अपनी सीटपर जमे रहना 
गणतन्त्रके सिद्धान्तका प्रत्यक्ष अनादर होगा। 

यदि विभिन्न चुनाव क्षेत्रोके वोटरों द्वारा घोषित उनकी इच्छाके बावजूद तथा- 
कथित प्रतिनिधि अपनी सीठोपर जमे रहते हे तो काग्रेसक ऐसा मत है कि वोटरोकों 
चाहिए कि वे दृढ़ निदपचय कर ले कि उन प्रतिनिधियोके पास किसी प्रकारकी कोई 
राजनतिक सेवा लेनेके लिए न जायेंगे और यदि प्रतिनिधि भी उतकी ऐसी कोई सेवा 
करेगे तो वे उसे स्वीकार नही करेगे। 

यह कांग्रेस उस शिक्षाके तुरन्त रोक दिये जानेपर सबसे अधिक जोर देती है जिसे 
देशके युवक ऐसी सरकारके तत्वावधान अथवा प्रभावमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमे पा 
रहे है, जिसने सत्याग्रहके वर्षके' अन्तर्गत मारतके मुसलमानोंकी पवित्र भावनाओंकी पूर्ण 
अवहेलना की है और जिसने पजाव शासन-विभागके मिरकुण भत्याचारोके कारण समस्त 
भारतमें उत्पन्न हुई उद्विग्नताकी ओरसे कानमें तेछ डाल लिया है और इस कारण 
जिसपर राष्ट्रका विश्वास नही रहा हैं। वह अभिभावकोकों सरकारी स्कूछों तथा 


१. पह प्रस्ताव काग्रेसके नागपुर अधिवेशनमें ३० दिसम्बर, १९२० को पास्त हुआ था और 
चित्तरजन दा द्वारा पेश किप्रा गया था । गाधीजी द्वारा लिखित बिना हस्ताक्षक्के उस्त मस्तविदेषर अंकित 
है “केवल निजी वितरण और परामशके लिए” । पारित प्रस्तावके पाठ्के लिए देखिए परिज्िष्ट १ | 

२. सितम्बर १९२० में कल्फत्तेमें हुमा । 

३. नवम्बर १९२० में । 

४. १९१९ । 


१८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कालेजोसे अपने बच्चे हटा लेने तथा १६या उससे अधिक आयुक्े बच्चोको ऐसे स्कलो 
तथा कालेजोंसे अछग हो जानकी सलाह देती है। 

देशके नवयुवकोकी शिक्षा स्वतन्त्र और स्वच्छ वातावरणमें जारी रखनके लिए 
यह कांग्रेस सहायता प्रदत्त अथवा सम्बद्ध सस्थाओके मालिको, ट्रस्टियो, शिक्षाविदो, सचा- 
लकों और शिक्षकोंकों सलाह देती है कि वे सरकारसे सहायता लेना बन्द कर दे और 
अपने-अपने स्कूलोकी सम्बद्धता त्याग दे तथा उन्हें सरकारी नियन्त्रणसे पुरी तरह स्वततन्तर 
कर ले। वह देशके मालदार पुरुषो तथा शिक्षा विशेषज्ञोते यह अनुरोध भी करती है 
कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नये स्कूछ तथा कालेजोंकों खोलनेकी व्यवस्था की जाये ताकि 
प्रत्येक बच्चेकों राष्ट्रकी आवद्यकताके अनुसार उपयुक्त शिक्षा प्राप्त हो सके। 

यह काग्रेस' वकीलोसे अपीछ करती है कि देशमे जो नवीन भावना जागृत हो 
गई है वे उसे पहचाने और अपनी वकालत छोडकर अपना ध्यान केवल मुकदमे लड़ते- 
वालोसे अदाकृतोके बहिष्कार और झगडोंको निजी पचायतो द्वारा तय' करवानेकी भोर 
लगाये। यह काग्रेस' धनाढच व्यक्तियोसे अपील करती है कि वे जरूरतमन्द वकौलोकी 
घनसे सहायता करके उनका मार्ग सुगम बनाये। 

यह काग्रेस पुलिस, फौज तथा जनसाधारणके बीच नित्य मित्रताकों बब्तें हुए देख 
रही है और आज्ञा करती है कि जो छोग पुलिस' अथवा सेनामे काम करते हे वे 
जतताके कष्टोको अपना कष्ट समझ कर अपने ऊपर लगाये गये इस लांछनकों 
मिटा देगे कि वे सिद्धान्तहीन भाडके टदृदू है और जनताकी भावनाओके प्रति कोई 
आदरभाव नहीं रखते। 

यह कांग्रेस सरकारी नौकरी करनेवाले सभी लोगोसे अपीक करती है कि वे 
वफादारीके साथ नौकरीकी शर्तोको निभाते हुए आत्म-शुद्धिके छिए की गई राष्ट्रकी 
पुकारका जवाब दें और लोगोके साथ अत्यन्त दयालुता और ईमानदारीका व्यवहार करते 
हुए राष्ट्रीय कार्यमें अन्य रूपस्े सहायक हो और निडर होकर घुलेआम सभी साथ॑- 
जनिक सभाआओमे जाये; किन्तु कोई सक्रिय भाग ने छे। 

यह कांग्रेस देशके पूँजीपतियो, व्यापारियों, व्यवसायियों और दृकानदारोसे कहती 
है कि वे अपने-अपने-धन्धोमे देशभक्तिकी भावताका सचार करके राष्ट्रीय कार्यम हाथ 
बेंटाये और हाथ कताई और हाथ बुनाईको प्रोत्साहन वेकर देशकी आवद्यकताके 
अनुसार कपडा तैयार करनेकी गति बढ़ा कर विलायती मालके बहिष्कारका आन्दोलन 
चलानेमे सहायक बने। अं 

यह कांग्रेस असहयोगके प्रस्तावर्मं आये हुए अहिंसा सम्बन्धी भागपर विशेष 
जोर देता चाहती है तथा राष्ट्रका ध्यान इसकी ओर खीचना चाहती है कि धहिसा 
वाणी और कमेंसे परस्पर हमारे बीच उतनी ही आवश्यक हैं जितनी वह राष्ट्र 
और सरकारके बीच आवश्यक है। इस कांग्रेसका मत हैं कि हिंसाकी प्रवृत्ति व 
केवक वास्तविक छोकतस्त्रकी आत्माके स्वतन्त्र विकासके विपरीत जाती हैं वल्कि 
वह वास्तवमे आवश्यकता हुई तो कर बन्दीतक छे जानेवाढी असहयोगकी तीन 
मंजिलोंकों कार्यान्वित करनेमे बाघा पहुँचाती है। 


भाषण : नागपुर काग्रेसमें असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावपर १८९ 


अन्तमें खिलाफत और पजाव सम्बन्धी सरकारकी गररूतियोकोंदृर करने तथा 
एक सालमें स्वराज्यकी स्थापना करनेके लिए यह काग्रेस समस्त सावंजनिक सस्था- 
ओसे, चाहे वे काग्रेससे सम्बद्ध/हों चाहे न हों, सानूरोध निवेदन करती है कि वे 
अपनी पूर्ण शक्ति अहिंसा और सरकारके प्रति असहयोगकी वृद्धिमे लगाये। असहयोग 
आन्दोलन जनताके बीच परस्पर पूर्ण सहयोग द्वारा ही सफल हो सकता है। यह 
काग्रेस सस्थाओको हिन्दू-मुस्लिम एकता बढाने तथा सभी प्रमुख हिन्दुओसे जहाँ- 
कही ब्राह्मणों और अब्वाह्मणोके झगडे हो उन्हे समाप्त करने तथा हिन्दुत्व को 
छुआछूतके कलकसे मुक्त करनेकी दिशामे विशेष प्रयास करने और घकराचार्य तथा 
अन्य हिल्दू आचारयेसि अन्त्यज वर्गोके साथ किये जानेवाले व्यवहारके सम्बन्ध हिन्दू- 
धर्ममे सुवार करनेकी वढ़ती हुई इच्छाको सहायता प्रदान करनेकी प्रार्थना करती है। 


अग्रेजी प्रति (जी० एन० ८२३०) की फोटो नकछूसे। 


९९. भाषण; नागपुर कांग्रेसमें असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावपर' 


३०. दिसम्वर, १९२० 


में आप लोगोको बहुत देरतक रोकना नहीं चाहता छेकिन उन लोगोके लिए 
जो हिन्दीका एक शब्द भी नहीं समझ सकते, यह जान लेना आवद्यक है कि यहाँ 
पिछले चौथाई अथवा आधे घटेसे क्या होता रहा है। सबसे अधिक सम्मानित मुसल्मानोमें 
से एक मुसलमान भाई, जिन्हे जाननेका सौभाग्य मुझे सन्‌ १९१५ से कर्थात्‌ भारत 
आनेके पदचातू पिछले चार या पाँच वर्षोगे मिला है, अन्तरात्माके नामपर अपना एक 
सशोवन लेकर आगे आये है । उनके सशोधनका' आशय यह है कि आत्मा-सम्वन्धी अनुच्छेद- 
को न रखा जाये। वे उस अनुच्छेदको भी निकाछ देना चाहते हैँ जिसका आश्यय यह 
है कि आप १६ वर्षसे कम आयुके वच्चोसे व्यक्तिगत अपीले नहीं कर सकते । आपने इन 
दोनो वाक्याशोको देखा होगा। कानपुरके मौंछाना हसरत मोहानीको उसी नगरके एक 
अन्य सुपरिचित तथा सम्मानित मौलानाका' समर्थन प्राप्त है और वे कहते हे कि उन 
अनुच्छेदोको निकाल देवा चाहिए क्योंकि उनकी दृष्टिसे वे इस्ाम धर्ममे बताये गये 
करत्तंव्योके प्रतिकूल बैठते है। में अपने मुसलमान भाइयोका ध्यान इस ओर आक पित करने- 


१, इस अधिवेशनमें चित्तरजन दास द्वारा प्रस्तुत असहपोग-सम्बन्धी लिप्त अस्तावका समर्थन और 
अनुमोदन गाधीजी, लाजप्तराष तथा अन्य लोगेंने किया था, हसरत मोहानीने इसमें एक सशोपन पेश 
किया । उत्त़ा उत्तर गाधीणीने पहले हिन्दी और दादमें अंग्रेणीमें दिया। प्रस्तावके छिए देखिए परिश्षिष्ट ३ 

२, दसरत मोद्ानी । 

३. इस संशोधन अभिप्राथ पह था कि प्रस्तावके उत्त भागमें से जिसमें विध्यार्यिषोंशी पढाई 
तत्काउ और बिना शर्ते छुड़वानेका जिक्र था--भन्तरात्मा-सम्बन्धी अनुच्छेद गौर उम्रकी सीमाका 
उल्हेख निकाल दिया जाये । 

४. मौलाना अबुछ कछाम आजाद | 


(९० सम्पूर्ण गाबी वाडूमय 


का प्रयत्न करता आया हूँ कि उस प्रस्तावमें किसी भी कत्तंव्यका उल्लघन' तो है 
ही नही। इससे प्रकट होता है कि प्रस्तावका वास्तविक तात्पयं या तो समझा ही नहीं 
गया है या गछत ठगसे समझा गया है। काग्रेसका प्रस्ताव मनृष्यकी अन्तरात्माको नहीं 
बाँधता है। उस प्रस्तावका मंशा कदापि व्यक्तिकी अन्तरात्माकी आवाजपर हावी होना 
नही है, और मेने काग्रेतके आदेशकों भी कभी हौआ नहीं माना। आज भी, मेरा 
ऐसा खयाल है कि जो विचार इस सम्बन्ध मेरा है वही अधिकाश छोगोका है, में 
यह साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि में कांग्रेस अथवा उसके आदेशको कभी अन्येश्रद्धा- 
की चौज नही बनाना चाहता। जहाँ कही मेरी अन्तरात्मा किसी बातकों माननेको तंयार 
न होगी और कांग्रेसके आदेशका विरोध करनेका सकेत करेगी, वहाँ में निश्चित रूपसे 
अन्तरात्माकी ही बात मानूंगा। इसलिए में अपने मुसलमान भाइयोसे कहता रहा हूँ कि 
वह जआत्माका मामला कदापि नहीं हो सकृता। यदि एक भी मुंसछमान यह सोचता 
है कि १६ वर्षके लडकेके लिए यह आत्मातक का प्रदन नही हो सकता, उसे स्वय कुछ 
सोचनेका अधिकार नही है उसे तो अपने माता-पिताकी आज्ञाओका पालन ही करना 
चाहिए-- यही तो उनके कथनका अभिप्राय निकूछता है--तो वह बेशक ऐसा 
सोचे, ऐसा कहे, कामग्रेस उसे रोकेगी नहीं। केकिन वह काग्रेसका नाम छेकर ऐसा न 
कहे | का््रेसके प्रस्तावका अभिप्राय केवल इतना ही है। इसी प्रकार १२ सालवाले अथवा 
१६ सालसे नीची अवस्थाके लडकोके विषयमे समझा जाये। कांग्रेस यह जरूर कहती है 
कि आप लोग १६ वर्षसे कम उम्रवाद़षें बालकोके समक्ष भाषण न दे, वयोकि वें कोमल 
अवस्थावाल़े होते हे और हम नही जानते कि उनकी अन्तरात्माकी आवाज भ्रवलछ होती 
है या नहीं। इसलिए काग्रेस आदेश देती है कि आप उत्तकी सभामे न तो कोई भाषण 
दे और न उनसे कोई व्यक्तिगत अपील करे। अपील की जाये तो उनके माता-पिता । 
हम अभीतक इसी प्रणालीपर चले हे और यदि हमें जतसाधारणकी आत्मा तथा 
सभ्य संसारके मतके सामने अपनेकों निष्कलक बनाये रखना है तो इसी प्रणालीका अनु- 
सरण करते रहता अनिवार्य है। इसलिए मेरा निवेदन है हम इस प्रणालीकों जो अपनाये 
हुए हे सो ठीक और उचित है। यदि १२ सालका कोई ऐसा बालक है जिसे गात्मा- 
की आवाज सुनाई देती है तो उसे रोक सकनेवाली कोई शक्ति ससारमे नहीं है। 
लेकिन मे उस लडकेकी आत्माकों [जों नाबालिग है और] जिसके पिता मौजूद है 
जाग्रत नही करना चाहता, यह विशेषाधिकार उसके पिताका ही है। इस अस्तावका 
मतलब फकत इतना ही है। इसलिए में मुसछमान भाइयोसे यह अनुरोध करता 
आया हूँ। मेने यह तो उनसे पहले ही कह रखा है कि हम सामने आनेवाली हर 
बातकों अच्तरात्माका मासला' नही कह सकते। 

प० मदनमोहन मालवीयने एक सन्देश भेजा है। मुझे आपको यह बताते हुए हु ल 
होता है कि वे बुख्धास्से पीडित हे और रोग-शैयापर पडे हुए हे। उन्होने मुझे कछ यह 


१, मौछाना हसरत भांद्वानीके प्रस्तावक्ा मौछाना मुद्ममद अछीने विरोध किया था । 
२, मौलाना इसरत मोहानीने बादमें अपना संशोधन वाप्त छे छिया ! उन्दोंने कहा कि गाधीणोने 
जो मौजूँ उफा दी है उसे मेरे संशोवनक्ी जहरत नही रह गईं । 


भाषण . नागपुर काग्रेसमें असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावपर १९१ 


कहलूवाया था कि वे उस प्रस्तावकों देखना चाहते हे। लेकिन वह उनके पास भेजा 
न जा सका। अव उन्होने प्रस्ताव देख लिया है--और मुझे एक लिखित सन्देश भेजा 
है, जिसका आशय यह है कि वे इस प्रस्तावक पक्षमे कतई नही हे। यदि वे यर्हा होते 
तो वे अपना विरोध प्रकट करते ही। मूल सिद्धान्तके प्रति भी उनकी कोई सहानुभूति 
नहीं है। उनका खथाहू है कि देशवासियोकों अपना सन्देश भेज देना उनका कर्त्त॑व्य 
है, फिर निर्णय देशवासी स्वय करें। 

छाछा लाजपतरायने आपके सामने पुलिसके विषयमे अपने विचार रखे। 
प्रस्तावके उपरोक्त भागकी व्याल्याके रूपमें जो कुछ उन्होंने कहा है उससे में शब्दश 
सहमत हूँ। में सोचता हूँ कि यह ठीक ही है कि सरकारी नौकरीके लिए निर्धारित 
कत्तेव्योमे-- वे नौकर चाहें तागरिक व्यवस्थामे हो, सेनामे हो चाहे पुलिस 
विभागमे हो -- हस्तक्षेप न करे। लेकिन हम उनसे यह अवश्य कहे कि वे अपनी 
आत्माका हनन न करे। में इस बातको कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। यदि में उन 
तिपाहियोगे से एक होता, जिन्हें जलियाँवाले वागमे उन निरपराध व्यक्तियोकों गोली 
मार देनेके लिए जनरल डायरका हुव्म मिकछा था तो में उस हुक्मको परापमय 
मानता। में उसकी तामीर न करना अपना कर्तव्य समझता और उसकी भवहेलना 
करके उधो स्थानपर गोलीसे मारा जाना अधिक पसन्द करता। में सैनिकोके लिए आव- 
इयक अनुशासनसे परिचित हूँ। में कहता हूँ यदि किसी सिपाहीकों अपने अफसरसे ऐसा 
हुक्म मिलता है जिसे वह धर्म अथवा देशके प्रति अपने कर्तंव्योके विपरीत पाता है तो 
निरचय' ही वह अपनी जिन्दगीका खतरा उठाकर उसकी अवहेलना कर सकता है। भरे 
ही फिर उसे शिकायत करनेका भी अवसर न मिल्ले, मगर वह अपने करत्तंव्यका निर्णय तो 
कर ही सकता है। फौजी कत्तंव्यका यह तकाजा है कि जो सैनिक ऐसे सकटके समयमें 
हुक्मकी तामीरू नहीं करता उसे गोछी मार दी जाये और यदि वह गोलीसे मारा 
जाना पसन्द कर लेता है तो निहचय ही हुक्मकी उपेक्षा करनंका उसे अधिकार है। 

में इन बब्दोके साथ आपसे अनुरोध करूँगा कि इस असहयोग प्रस्तावकों हपंध्वनि- 
के साथ और परमात्मासे यह हार्दिक प्रार्थना करते हुए पास करे कि हमने यह प्रतिज्ञा कर 
ली है कि हम काम्रेपके प्रस्तावमे घोषित विधियों द्वारा स्वराज्य प्राप्त करेगे। आप यहाँसे 
जाते समय वे सारे मतभेद और कटुता या मनोमालिन्य भूल जायें जो पिछले तीन 
महीनोमे हमें अपने सार्वजनिक जीवनमें नचाते रहे हे। आप मन वाणी और कमंसे 
किसी प्रकारकी हिंसा न करे, चाहे वह सरकारसे सम्बन्धित हो, चाहे खुद हमी 
लोगोंसे। में अपना दिया हुआ वचन दोहराता हूँ कि यदि आप केवल इतना ही 
करके दिखा सके तो हमें अपने ध्येयकी प्राप्तिके लिए एक साल तो क्या, नौ महीने 
भी नहीं चाहिए। (जोरकी हर्पव्वनि तथा महात्मा गाधीका जय-घोप)' 

[अग्रेजीसे ] 
भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३५वें अधिवेशनकों रिपोर्ट 


१. सके बाद प्रस्ताव सर्वेक्षम्मतिते पारित हुआ भोर सभी एंशोपन वापित छे लिये गये । 


१००. भाषण: तिलक-त्मारक स्वराज्य कोषपर' 


नागपुर 

३१ दिसम्बर, १९२० 

में अभी-अभी समापतिजीकी अनुमतिसे असहयोग प्रस्तावके उस भागके विषयमें 

कुछ बाते कह रहा था जिसे आप सब ह्षध्वनिके साथ स्वीकृत कर चुके हे। मेरा मतलब 
अब अखिल भारतीय “ तिलक स्व॒राज्य कोष ” से है। मुझे आश्या है कि सभी प्रतिनिधि 
इस कोषमे ज्यादासे-ज्यादा दान देगे। इस प्रकार वे दो उद्देश्योको साध सकेगे। इस तरह 
वे एक ऐसे व्यक्तिकी स्मृति सेंजोने और उसे अमर बतानेमे समय होगे जिसके प्रति 
समस्त देश बडी श्रद्धा रखता था और जिसने देश-सेवामे अपना जीवन ही उत्सग्रें कर 
दिया। मुझे किचित्‌ भी सन्देह नहीं है कि यह विज्ञाल स्मारक जिसे आपने उस 
महापुएंषकी स्मृतिमे खडा करनेका निश्चय किया है, बडी शानके साथ सफल होगा | छेकित 
ऐसी सफछता तभी सम्भव हो सकती है जब हममे से प्रत्येक भाई बहन मिलजुरूकर 
हाथ बँढाये। आप छोगोमे से जो सज्जन यहाँ अर्थात्‌ पण्डाल छोडनेके पहले घन देना 
चाहे वे दे सकते हे; लेकित में आशा करता हूँ कि जब आप अपने घर पहुँच जायेगे 
तब भी आप इसे भूलेंगे नहीं बल्कि यथासम्भव दान देना अपना पवित्र कर्तव्य मानेगे 
और इस आशा और पुर्ण विधवासके साथ कि हमे एक साहमें स्व॒राज्य प्राप्त हो जायेगा, 
भागे भी देते रहेंगे। यदि हमने इस कार्यके लिए यथाशक्ति दान तही दिया तो मेरा 
खथाल है कि हम स्वराज्य पानेके योग्य वहीं माने जा सकेगे। छेकिन आप तो स्वराज्य 
मिलता ही चाहिए यही मत्र जपते है । यदि भाप तसवीरके ऊपर लिखे शब्दों, “ स्वराज्य 
हमारा जत्म' सिद्ध अधिकार है" को देखे और यदि आप उत्तकी वह आशा एक वर्षमें 
ही पूरी कर दिखाना चाहें तो आपको इस स्मृति-चिह्लको सफल बनानेके लिए भखूर 
कोशिश करनी होगी। आप अपना चन्दा प्रधान-मन्त्रीकों भेज सकते हे। में प्रस्नताके 
साथ ” “इंडियन सेडो” की ओरसे दिये गये १००१) रु० तथा दो अन्य बिलकुल 
अपरिचित व्यक्तियों द्वारा दी गई दो अगृव्योंकी प्रोष्तिकी घोषणा करता हूँ। (जोर 
की हर्षध्वनि) । मुझे यह घोषणा करते हुए भी बडा हष॑ हो रहा है कि सेठ जमना- 
लाल बजाजने जो रोग-शैयापर पडे हूं और स्वागत समितिके अध्यक्ष हे, मुझे इस 
आश्वयका एक सन्देश भेजा है कि वे मुझे १ छाख रुपया सौपना चाहते है। (जोरकी तथा 
देरतक ह्॒ष्वनि) जो इस सार्वजनिक कोषका भाग मात्रा जायेगा, परल्तु उसका 


१. २ अक्तूबर, १९२० कों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने “तिलक मेमोरिष् फड” (तिलक 
स्माज-कोष ) झट्ठा करनेके सावस्थमें निणेय किया था परन्त उप्त अत्तावकों कार्यान्वित नहीं किया गया 
था । दिसम्बर १९३० में कग्रेसके वाषिक भविवैज्ञनमें उत्त प्रस्ताव पास किया गया । 

२. छोकमान्य तिल्ककी प्रसिद्ध उक्ति | 

३. प्रफितर राममूर्ति लिदयोंने ऊपरका वाक्य सुनते द्वी चन्दा दिया था । 


पजावके उपद्रवोके सम्बन्धमें काग्रेस-रिपोर्टके गुजराती अनुवादकी प्रस्तावना १९३ 


उपयोग विशेषत उन वकीलोके, जिन्हें वकाछृत छोड देनेके कारण कुछ सहायताकी आव- 
इंवकता है अथवा उन लोगोके, जो राष्ट्रीय सेवाके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न करते 
हो, भरण-पोपषणके लिए किया जायेगा। (हपंध्वनि)। स्रेठ्जीने मुझे यह आश्वासन 
भी दिया हैं कि वे इस कोपके लिए और भी धन एकत्र करनका प्रयत्न करेंगे। में 
जानता हूँ कि आप छोग इस कोषकी सफलताकी दिक्षामें इसे एक बहुत ही शुभ प्रारम्भ 
मानेगें। मेरी कामता है कि परमात्मा इस स्मारक कोष योजनाकों सफल वनानेमे 
आपकी मदद करे।' मुझे विदवास है कि वह सफल अवद्य होगी। (जोरकी ह॒र्पब्वनि) 

[भग्रेजीसे ] 

भारतौय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३५ में अधिवेशनकी रिपोर्ट 


१०१. पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेस-रिपोर्टके 
गुजराती अनुवादकी प्रस्तावना 


[विसम्बर १९२० |! 


मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक गुजराती इस अनुवादकों पढेगा और इसपर विचार 
करेगा। 

मेरी रायमें अनुवाद अच्छा हुआ है, छेकिन मे इसके सरल ग्रृजरातीमे होनेके 
कारण ही इसको पढ़ जानेकी प्रिफारिश नहीं करता। पंजावमें क्या हुआ', अगर यह 
वात हम पूरी तरह समझ जाये तो हम यह तुरत समझ जायेगे कि अब हमारा क्या 
कत्तंव्य है। 


मोहनदास करमचन्द गांधी 


[गुजरातीसे | 
पंजावके उपद्रवोके सम्बन्धमे काग्रेसकी रिपोर्टके गुजराती अनुवादस। 


१. उसके बाद पण्डालमें हो उपस्थित छोगोंने दानमें रकमें दो! दूसरे दिन बम्बईके एक परोपकारी 
पारी पृंज्जन, शावक्शा वमनजीने खवराज्य मिलने तक १०,००० ₹० माहवार दान ऐसे रहनेका 
वचन दिया । 

३. रिपोर्टके गुजराती अनुवादपर जो तारीख दी गई है, वह " मागशर, विक्रम सम्ज्त्‌ १९७६ 
है।” बह सष्ट: गरत है। अंग्रेजी रिपोर्ट १७ मार्च, १९२० में प्रकाशित हुईं थी। युनराती अनुवाद 
मागशर १९७७ में प्रकाशित छिपा गया होगा जो ११-१६-१९२० से ९-१-१९२१ के वीचमें दो 
प्पता है । 

३. देखिए खण्ड १७, ४४ श२८-३२२ । 


१९-१३ 


१०२, नागपुर अधिवेशनमें पास किया गया कांग्रेसका संविधान' 


[ दिसम्बर १९२०] 
अनुच्छेव १ 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका ध्येय भारतवर्षके निवासियों द्वारा समस्त उचित 
और शान्तिपूर्ण तरीकोसे स्व॒राज्य प्राप्त करना है। 

(टिप्पणी -- यह अनुच्छेद पहले प्रस्तावके रूपमें पास हुआ) 

काँग्रेसके अधिवेशन 
अनुच्छेद २ 

(क) भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका अधिवेशन वर्षमें एकवार साधारणतया बड़े 
दिनकी छुट्धियोमे, पिछले अधिवेशनमे निरिचित स्थान अथवा अन्य किसी ऐसे स्थानपर 
हुआ करेगा जिसे इसके वाद उल्लिखित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने निश्चित 
किया हो। 

(ख) अद्विछ भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा काग्रेसका विशेष अधिवेशन या तो 
स्वयं उसीके प्रस्ताव द्वारा अथवा प्रान्तीय कांग्रस कमेटियों द्वारा वहुमतसे इस वातकी 
माँग पेशकी जानेपर जहाँ तय किया जाये, बुलाया जा सकता है। इस सविधानके 
अनुच्छेद उन संशोवनोके साथ छागू होंगे जिन्हे अखिछ भारतीय कांग्रेस कमेटी ऐसे 
पृयक्‌-पृथक्‌ अधिवेशनोंके छिए छागू करना आवश्यक समझे। 

कांग्रसके विभिन्न घटक 
अनुच्छेद ३ 

भारतोय राष्ट्रीय काग्रेत सगठनके निम्तलिखित अग होगे। 

(क) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 

(ख) प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 

(ग) जिला कांग्रेस कमेटी रे 

(घ) उप-विभागीय ताल्लुका अथवा तहसील, फिरका अथवा अन्य स्थानीय कांग्रेस 

कमरेटियाँ 

(४) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ५ 

(च) भारतके वाहर अन्य ऐसी कमेटियाँ भी जिन्हे काग्रेस द्वारा इस सम्बन्धर्म 

समय-समयपर मान्यता दी जाये। 


१. यदद नवीन संबिधान गांवीजीने विधान समितिके अन्य सदस्थेकि साथ फ्यवद्वार करके बताया 
था | देखिए आत्मकथा, भाग ५, परिच्छेद ३८ तथा खण्ड १८, पृष्ठ ३४, ३३१०-१९, डड५/७ । 


नागपुर अधिवेशनमे पास किया गया काग्रेसका सविधान १९५ 


(छ) वे तस्याएँ जो समय-समयपर प्रान्तीय, जिला, ताल्लुका अथवा तहमील 
तथा अन्य स्यानीय कांग्रेस कमेटियो हारा निभित की गई हो, उदाहरणार्थ अधि- 
वेशनकी स्वागत कारिणी समिति और भ्रान्तीय, जिला ताल्टुका, तहसील अथवा अन्य 
स्थानीय सम्मेलन । 


अनुच्छेद ४ 

कोई भी व्यक्ति पिछले अनुच्छेशमे उल्लिखित किसी भी संगठनका तबतक 
सदस्थ' नहीं हो सकता जबंतक वह व्यक्ति, स्त्री अथवा पुरुष, २१ सालका न हो 
जाये तथा इस सविधानके प्रथम अनुच्छेद और काग्रेसकी नियमावल्लीमे जो लक्ष्य और 
विधि उल्लिखित हूँ उतकी स्वीकृति लिखित रुपमें न दे दे। 

प्रान्तीय कांग्रेस फमेटी 

अनुच्छेद ५ 

निम्नलिखित प्रान्त होंगे; उनके सामने उनके सदर म्‌काम दिये गये हे। जहाँ 


सदर मुकाम नहीं दिये गय हे वहांके लिए सम्बन्धित प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोकों 
उन्हें समप-प्मयपर नियत करने या बदलतेका अधिकार होगा। 


प्रान्त' भाषा सदर मुकाम 
१६ भद्गास तमिल मद्रास 
२ आन्ध्र तेलुगु 
३. कर्नाटक कन्नड गंदग 
४. केरल मलयारूम कालीकट 
५, बम्बई मराठी तथा गुजराती वम्बई 
६, महाराष्ट्र भराठी पूना 
७. गृजरात गुजराती अहमदाबाद 
८, सिन्‍्च सिन्धी 
९, सयुक्त प्रात हिन्दुस्तानी इलाहाबाद 
१०. पंजाब पजाबी लाहौर 
११. सीमा प्रदेश हिन्दुस्तानी पेशावर 
१२. दिल्‍ली हिन्दुस्तानी दिल्ली 
१३. अजमेर, माराड़ तथा 
राजपूताता हिन्दुस्तानी अजमेर 
१४. मध्यप्रदेश हिन्दुतानी जबलपुर 
१५. मध्यप्रदेश मराठी नागपुर 
१६. वरार मराठी अमरावतों 
१७, विहार हिन्दुतानी पटना 


१८, उत्कल (उड़ीसा) उडिया 


१९६ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


१९. बंगाल तथा सुरमा घादी बंगला कलकत्ता 
२०. आताम अस्मिया गोहाटी 
२१, बर्मा बर्मी रंगून 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी समय-समयपर किन्‍्ही भी देशी रियासतोकों 
प्रान्तोंके साथ जोड सकती है और सम्बन्धित प्रान्तकी कांग्रेस कमेटी इस प्रकार जोडी 
गई देशों रियासतोकों अपनी परिसीमाके अन्तर्गत किसी भी जिलेकों सौप सकती है। 
मौजूदा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ तदनुसार तुरन्त अपना पुनर्गठन करेगी तथा 
इस प्रकारका पुनर्गठन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा सोधित न किये जाने 
तक अन्तिम माना जायेगा। 
अनुच्छेद ६ 

(क) जिन प्रास्तोके नाम ऊपरके अनुच्छेद्में दिये गये हे उनमे से प्रत्येक 
प्रास्तमे उत्ी प्रान्तके लिए प्रान्तीय' कांग्रेस कमेटी होगी। 

(स) तृतीय बनुच्छेदके अनुसार प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी जिछा तथा 
अन्य कमेटियोकों संगठित करेगी और इस कमेठीकों यह अधिकार होगा कि वह 
सदस्य बनानेकी शर्ते विर्धारित करनेके लिए तथा उस प्रकारके कार्य सचाल्ति 
करनेके लिए, जो इस सविधातसे अथवा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके द्वारा 
निर्मित तियमोंसे असगत ने बैठते हो, नियम बनाये। 

(ग) प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीमे वे प्रतिनिधि होगे जिन्हें प्रतिवर्ष 
जिला कमेटियाँ तथा अन्य कम्रेटियाँ प्रास्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाये गये 
नियमोंके अनुसार चुनेगी। 

मताधिकार 

अनुच्छेद ७ 

प्रत्येक व्यक्ति जो अनुच्छेद ४ में वर्णित निर्योग्यताओसे मुक्त है तथा जो प्रति 
वर्ष चार आने शुल्कके रुपमे देता है, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियो द्वारा नियन्त्रित किसी 
भी सस्थाका सदस्य बन सकता है। 

निर्वाचकगण तथा प्रतिनिधि 

अनुच्छेद ८ 

कांग्रेस अधिवेशनमें भेजे जानेवाछे प्रतिनिधिको चुननेका उत्तरदायित्व विभिन्न 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोका होगा। है 

२१ बर्बसे कम अवश्यावाक्मा या काप्रेसके उद्देश्यमे विद्वास न रखनेबाला कोई 
भी व्यक्त निर्वाचनके योग्य नहीं समझा जायेगा। 

प्रतिविधियोकी सस्या प्रान्तके हर ५०,००० छोगोपर एकसे-अधिक नहीं होगी। 
यदि किसी क्षेत्रमें ५० हजारसे कम निवासी हो तो भी एक ही प्रतिनिधि होगा। पिछली 
जनगगनाके अनुध्षार मारतीय रियासते भी इसमे शामिल हे, किन्तु भाखीय स्थिति 


ताग्पुर अधिवेशनमें पास्॒ किग्रा गया क्षाग्रेसका संविधान १९७ 


निर्वाचकोम श्वामिल किये जानेका यह अर्थ नही है कि कांग्रेस उन रियासतोके घरेलू 
मामलोमे किसी प्रकारका हस्तक्षेप करे। 

प्रतिनिधियोके चुनावके लिए प्रत्येक कांग्रेस कमेटी नियम बनायेगी। इन नियमोमे 
महिलाओ तथा अल्पसख्यक वर्गोके प्रतिनिधियोका, विशेष स्वार्थों अथवा उन्त वर्गकि 
प्रतिनिधि चुने जानेके सम्बन्ध जिन्हें विशेष सुरक्षाकी आवश्यकता है, उचित ध्यान 
रखा जायेगा। 

तियमोमे मतदाता क्षेत्रोके संगठनके छिए भी व्यवस्था होगी तथा राजनतिक 
विचारोक़े प्रत्येक वर्गकी तानुपातिक प्रतिनिधित्व देनेके लिए एकल सक्रमणीय मत विधि 
निर्धारित की जायेगी। 

प्रत्येक कांग्रेस कमेंटी द्वारा बनाये गये नियम काग्रेसके महासन्त्रियोके पास ३० 
अप्रैल, १९२१ से पहले ही भेज दिये जायेगे। प्राप्त हो जानेपर वे नियम मन्त्रियो 
द्वारा लोगोंकी जानकारीके लिए यथासम्भव शीघ्न प्रकाशित कर दिये जायेगे। 

प्रत्येक प्रात्तीय कांग्रेस कमेटी काग्रेसकें आगामी अधिवेशनकी स्वागत समितिके पास 
निर्वाचित प्रतिनिधियोंकी वर्णक्रमके अनुसार तैयार की गईं एक भूची भेजेगी जिसमें 
प्रत्येकका पूरा नाम, व्यापार, उम्र, लिग धर्म तथा पता होगा। यह सूची समितिके पास 
प्रतिवर्ष दिसम्वरकी १५ तारीखतक पहुँच जानी चाहिए। किसी विशेष अधिवेधनके 
सम्बन्ध सूची अधिवेशन करनेकी विज्ञापित तिथिसे १० दिन पहले भेजी जानी चाहिए। 
अनुच्छेद ९ 

(क) प्रत्येक प्रान्तीय' कांग्रेस समिति अखिल भारतीय काग्रेस समितिको 
प्रतिवर्ष चदेके रूपमो उतनी रकम अदा किया करेगी जो समय-समयपर अ० भा० 
समिति हारा निरिचत की गई हो। 
(ख) कांग्रेस समितिका कोई भी सदस्य जवतक अपना बकाया चन्दा 
अदा नहीं कर देता, प्रतिनिधियों तथा डेलीगेटोंके निर्वाचनके अवशस्रपर मतदान 
न कर सकेगा। 


प्रतिनिधिगण 
अनुच्छेद १० 
अनुच्छेद ८ मे उल्छिखित प्रत्येक्ष कमेटी वाकायदा चुने गये प्रतिनिधियोको प्रमाण- 


पत्र प्रदान करेगी जो कि परिणिष्ट 'क!' में लगे हुए फार्मके अनुरूप होगे तथा जिनपर 
कमेटीके मन्त्रीका हस्ताक्षर होगा। 


अनुच्छेद ११ 
प्रत्येक प्रतिनिधिकों उत्तके द्वारा उपरयुक्ष प्रकारका प्रमाणपत्र पेण किये जानेपर 


तथा कामग्रेस दफ्तरमे १० ० की फीस जमा कर देनेपर एक टिकट मिलेगा। वह प्रति- 
निधि उमी दिकटके वरूपर कांग्रेस पण्डालमे प्रवेश पानेका अधिकारी होगा। 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
अनुच्छेद १२ 

काग्रेतकी बैठकोमे मत देने अथवा किसी अन्य प्रकारसे सभाके कार्य्रममें भाग 
लेतेका अधिकार केवल प्रतितिधियोकों होगा। 


स्वागत समिति 
अनुच्छेद १३ 
प्रदेश काग्रेस कमेटी वाषिक अधिवेशनसे कमसे-कम छ. मास पहुढ़े स्वागत समिति 


बना लेगी जिसमे दे व्यक्ति भी सम्मिलित किये जा सकते है जो प्रान्तीय काग्रेस कमेटी- 
के सदस्य नही है। स्वागत समित्तिका प्रत्येक सदस्य कमसे-कम २५ २७ देगा। 
अनुच्छेद १४ 

स्वागत समिति अपने सभापति तथा अन्य पदाधिकारियोंकों अपने सदस्योंगे ते ही 
निर्वाचित करेगी। 
अनुच्छेद १५ 

स्वागत समितिका यह कत्तंव्य होगा कि वह कांग्रेस अधिवेशनका खर्च चलानेके 
लिए धत इकट्ठा करे, कांग्रेस अध्यक्षका चुनाव नीचे छिखे अनुच्छेद वर्णित प्रणालीके 
अनुसार करे तथा प्रतिनिधियों और अतिथियोके आने-जाने और निवास इत्यादिकी 
पुरी व्यवस्था करे और यदि बन सके तो दर्शकोके भी निवासादि की व्यवस्था करे। 
बह कार्यवाहीकी रिपोर्टी छपाई और प्रकाशनका प्रबन्ध करे और आय-व्ययका 
विवरण कांग्रेस अधिवेशनकी समाप्तिके ४ माहके अन्दर ही प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके 
पास भेज दे। 


अध्यक्षफा निर्वाचन 

अनुच्छेद १६ 

भिन्न-भिन्न प्राल्तीय कमेटियाँ जहाँतक सम्भव हो सके जूनके अन्ततक स्वागत- 
कारिणी समितिके पास उन व्यक्तियोके नाम भेज देगी जो उतकी सम्मतिमे कांग्रेसके 
अध्यक्ष पदके लिए उपयुक्त है। स्वागतकारिणी समिति गथासम्भव जुछाईके प्रथम 
सप्ताहमें अध्यक्ष पदके लिए सुझाये गये वाम समस्त प्रान्तीय कांग्रेस कम्रेटियोकों उतकी 
अन्तिम सम्मतिके लिए भेज देगी; किन्तु अन्तिम रूपमे किसी एक ही व्यक्तिका नाम 
सुझागा जाना चाहिये, एकसे अधिकका नहीं। जहाँतक सम्भव होगा इत पिफारिलोपर 
अपना निर्णय छेनेके लिए अगस्तके महीनेगे स्वागतकारिणी समितिकी बैठक हुआ करेगी। 
प्राज्तीय कांग्रेस कमेटियोंके बहुतमत द्वारा सुझाया हुआ व्यक्ति यदि स्वागतकारिणी सर्मिं- 
तिकी बैठकमे उपस्थित सदस्यों द्वारा, जिसकी बैठक इसी कामके लिए बलाई जाये, स्वीकृत 
कर लिया जाये तो वह व्यक्ति अगली काग्रेसका अध्यक्ष होगा। परल्तु यदि स्वागत 
कारिणी समिति प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों द्वारा प्रस्तावित अध्यक्षकों स्वीकार केरनर्म 
असमर्थ है अथवा इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष इस्तीफा, मृत्यु अथवा अच्य किसी घटनाओं 


तागपुर अधिवेशनभे पास किया गया काग्रेसका संविधान १९९ 


कारण सुलभ न हो सके तो मामक़ेकों तुरन्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकों सौप 
दिया जाये जो इसका निर्णय यथासम्भव सितम्बर॒की अन्तिम तिथिसे पहले कर देगी। 
हर हालतमे निर्वाचनका यह निर्णय अन्तिम होगा, किन्तु किसी भी हालतमे इस प्रकार 
निर्वाचित अध्यक्ष उमर प्रान्तका निवासी नहीं होगा जिसमे काग्रेसका अधिवेशन होने 
जा रहा है। 

किसी भी विशेष अथवा असाधारण अधिवेश्ञनके अध्यक्षका निर्वाचन अखिल 
भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा इसी विधिके अन्तर्गत किया जायेगा। 


कांग्रेसका कोष 
अनुच्छेद १७ 
(क) स्वागतकारिणी समिति अपने प्रान्तकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके जरिये 
अखिल भारतीय' कांग्रेस कमेटीकों साधारण अथवा असाधारण अधिवेशनमे प्राप्त प्रति- 
निधि शुल्ककी आधी राशि कांग्रेस अधिवेश्नके समाप्त होनेके दो सप्ताहके अन्दर ही 
सौप देगी। 


(ख) यदि स्वागतकारिणी समितिके पास अविवेशनका समस्त व्यय उठानेके 
वाद कुछ धन वचता है तो वह उसे उसी प्रान्तकी कांग्रेस कमेटीके कोपमे दें देगी। 


हिसाव-किताबकी जाँच 
अनुच्छेद १८ 
स्वागतकारिणी समतिकी आय और व्ययकी जाँच किसी लेखा परीक्षक हारा 
अथवा ऐसे छेखा परीक्षको द्वारा की जायेगी जिनकी नियुक्ति सम्बन्धित प्रान्तीय कार्ग्रेस 
कमेटी द्वारा की जायेगी। हिसावका व्यौरा मय परीक्षककी रिपोर्टके प्रान्तीय कांग्रेस 


कमेटी काग्रेत अधिवेशन समाप्त होनेके छ, माहके अन्दर ही अखिल भारतीय' कांग्रेस 
कमेटीको भेज देगी। 
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 

अनुच्छेद १९ 

पदेन संदस्पोंके अतिरिकंत अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके ३५० सदस्य होगे। 

काग्रेसके भूतपूर्व अध्यक्ष, महामन्विगण और कोपाध्यक्ष पदेन सदस्य माने 
जायेगे। 

प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी अपने क्षेत्रके सदस्योगे ते अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीके सदस्थोंकों नियत की हुईं सख्यामे निर्वाचित करेगी। 

सदस्य संख्या भाषाके सिद्धान्तपर किये गये प्रान्तोके पुनविभाजनके अनुसार, जन- 
सस्याके आधारपर अथवा जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकों अधिक न्यायोचित 
प्रतीत हो ऐसे अन्य किसी प्रकारते नियत की जायेगी। नियत नख्या अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी द्वारा ३१ जनवरी, १९२१से पहले ही प्रकाशित कर दी जायेगी। 


२०० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


निर्वाचनका तरीका वसा ही होगा जैसा कि प्रतिनिधियोंके निर्वाचलके लिए 
निर्धारित किया जा चुका है। 

साधारण तौरपर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका निर्वाचन नवम्बरमे हुआ 
करेगा। 

इस सविवानके अन्तर्गत प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका चुनाव ३० 
जून, १९२१कों या उससे पहले होगा। तवतक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य 
जो अभी हामे निर्वाचित हुए हे कार्यमार सभालते रहेगे। 

अपने करतंव्यके निर्वाहके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी वैठके आवध्यक- 
तानुसार या जब कभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके १५ सदस्य अधियाचना 
द्वारा सष्ठ हपस्ते कारण बताते हुए बैठक बुलानेकी माँग पेज करे, बुलाई जा 
सकती हे। 

यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके चुने 
जानेतक वनी रहेगी। 


अनुच्छेद २० 


सम्बन्धित प्रान्तीय काँग्रेस कमेटीके मच्तिगण इस प्रकार निर्वाचित सदस्थोंकों 
भविर् भारतीय काग्रेस कमेटीकी सदस्यताके प्रमाणपत्र प्रदान करेगे। 


अनुच्छेद २१ 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का्रेस द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किये गये कार्य 
क्रमकों चलढानेके लिए काग्रेसकी समितिके रूपमे काम करेगी और सालके वीचमे उठे 
सभी नये मामछोको, चाहे बे का्रेसके द्वारा न भेजें गये हो, निवटायेगी।! इस उहे- 
इयकी पूर्तिके छिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको इस सविधानसे असगत न पढने- 
वाले नियम बनानेका अधिकार होगा! 


अनुच्छेद २२ 


अधिवेशनके बाद पूरे वर्षके लिए काग्रेसका अध्यभ हो अखिल भारतीय कांग्रेस 

कमेटीका अध्यक्ष होगा। 
महामन्त्रिरण 

अनुच्छेद २३ 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके तीन महामसत्री होगे जिनका चुनाव प्रतिवर्ष कांग्रेस 
करेंगी। वे अखिल भारतीय' काम्रेस कमेटीके कार्यकी सालाना रिपोर्ट तैयार करेगे तथा 
प्राप्त हुए कोपके पूर्ण आय-व्यय विवरणके साथ उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी 
उस वैठकमे प्रस्तुत करेगे जो कांग्रेसके वाषिक अविवेशनके स्थान तथा समयपर बुरूई 
जायेगी। तदनत्तर इस आय-व्यय छेत्े तथा विवरणकी नकले काग्रेसके समक्ष अस्लुत 
की जायेगी तथा अ० भा० काग्रेस कमेटीकों भेजी जायेगी। 


नागपुर अधिवेशनमे पास किया ग्रया काग्रेसका संविधान २०१ 
कार्यकारिणी सम्रिति 
अनुच्छेद २४ 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपनी पहली दैठकमे एक कार्यकारिणी कमेटी 
नियुक्त करेंगी जिसमें अध्यक्ष, महामन्त्रिगण, कोपाध्यक्षेयण तथा ९ अन्य सदस्य 


होगे। यह समिति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा समय-समयपर सुपु्द किये गये 
कार्योकों करेगी। 


विषय निर्घारिणी समिति 

अनुच्छेद २५ 

अखिल भारतीय काग्रेस कम्रेटीके सदस्य ही साधारण तथा असाधारण अधि- 
वेशनके लिए विषय समितिके सदस्य होंगे। 
अनुच्छेद २६ 

काग्रेसके खुके अधिवेशनमे कमसे-कम दो दिन पहले विषय संमितिकी बैठक होगी। 
इस सभामें मनोनीत अध्यक्ष सभापतिका आसन ग्रहण करेगे तथा पदसे अलग होनेवाले 
मन्त्री काग्रेसके अगढ़े अधिवेशनके कार्यक्रमका मसविदा प्रस्तुत करेगे, जिसमें वे प्रस्ताव 
भी सम्मिलित होगे जिन्हें भिन्न-भिन्न प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोन कांग्रेसमें पेश किये 
जानके लिए भेजा हो! 


अनुच्छेद २७ 
विषय समिति उपरोक्त कार्यक्रपर विचार-विमर्रों करनके उपरात््त उन प्रस्ता- 
वोको तैयार करेंगी जिन्हें खुले अधिवेशनमे पेश किया जाना है। 


अनुच्छेद २८ 

यथाहवित विपय निर्धारिणी सम्रिति कांग्रेस अधिवेशतके दिनोमे समय-समयपर 
मिलती रहेगी। 

विवादास्पद विषय तंथा अल्प संख्यकोंके हित 

अनुच्छेद २९ 

विषय तिर्वारिणी समिति द्वारा विचार-विमशेके लिए काग्रेसमे कोई भी ऐसा 
दिपय प्रेषित तहीं किया जायेगा और न उसपर अधिवेशनमें अध्यक्ष द्वारा विचार- 
विमर्श करनेकी आज्ञा ही दी जायेगी जिसके वारेमें हिन्दू अथवा मुसलमान प्रतिनिधि 
समुदायके रूपमे अपनी सझुषाके तीन-चौथाईके वहुमतसे एतराज करते है, और यदि 
किसी वहसके वाद ऐसा जान पड़े कि तीन-चौयाई हिन्दू अथवा भुसलमान प्रति- 


निधि सामूहिक रूपसे तदविषयक प्रस्तावके विरोधमे हे तो वह प्रस्ताव छोड दिया 
जायेगा । 


२०२ सम्पृर्ण गांधी वाहुमय 
अनुच्छेद ३० 
अखिल भारतीय काग्रेत कमेटीको उत्त सब मामलोक्े विषयमे नियम बनानेका 
अविकार होगा जो संविवानमे नहीं आ पाये है और जो उसके अनुच्छेदोसे असंगत 
नही बेढ्ते। 
अनुच्छेद ३१ 
इस धाराके अन्तर्गत सविधानके अबतकके मूछ सिद्धान्त तथा सारे अनुच्छेद -- 
उनके द्वारा जितने कार्य किये जा चुके हे उन्हें मान्य रखते हुए-- रद किये 
जाते है! 
[अग्रेजीसे | 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३५वें अधिवेशनकी रिपोर्ट 


१०३ काँग्रेस 


काग्रेसका सबसे बडा' और महत्त्वपुणें अधिवेशन आया और सम्पन्न हो गया। 
वर्तमान शासत-प्रणालीके विरुद्ध इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ था। सभा- 
पतिका' यह कथन बिलकुल सत्य ही है कि इस अधिवेशनमें सभापति और नेताओने 
जनताका मार्गदर्शन तहीं बल्कि जनताने सभापति तथा नेताओंका मार्गदर्शन किया। 
समामंचपर बैठे प्रत्येक व्यक्तिको यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जनताने बागडोर 
स्वयं अपने हाथमे के ली है। यो नेतागण तो इससे धीमी रफ्तारसे चलना हों 
पसन्द करते। 

काग्रेसने अपनी नई नीतिपर पूरी तरह बहस करनेके लिए एक दिन दिया और 
फिर दो दिनकी खामोशीके वाद वडी एकता और दृढ़ताके साथ उसे स्वीकार कर 
हिया। केवछ दो मत विरोधमे आये। असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावपर बहस करूंके 
लिए कांग्रेसने एक दिन दिया और प्रस्तावकों अपूर्व उत्साहसे स्वीकार किया। उसने 
अधिवेशनका अन्तिम दिन संविधानकी शेष ३२ धाराओकों सुतने और उनपर विषार 
करनेके लिए दिया। मौंठाना मुहम्मद अलीने ऊँची और साफ आवाजमे उन्हें पढ़ा 
और उतका झब्दश अनुवाद किया। जो छोग अधिवेशनमे भाग ले रहे थे उन्होंने 
दिखा दिया कि वे धाराओोके वाचनको समझते जा रहे है, क्योकि जब मौछाना प्ाहव 
आठवी धारापर पहुँचे तो बिरोधकी आवाज उठी। इसमें कांग्रेस द्वारा देशी सिवा 


३, दिसम्बर १९२०के कांग्रेस अधिवेशनमें १४,१८२ अतिनिषि भागे गे । इससे पहऐे किले 
अधिवेशन हुए उनमें से किसमें प्रतिनिधियोद्दी संता श्तमी नही भी । हि 

२. सी० विनपराधवाचाय (१८५२-१९४३), मम्रुत्न वढ्नीझ और सक्रिय कांग्रेसी । 

३. कांग्रेस के नये संविधानका अनुच्छेद १, जिप्तमें का्रेतक्रा उ्देश्म वाया गधों था, देखिए 
पिंछण शीषेक । 


कांग्रेस २०३ 


सतोंके आन्तरिक मामलछोमें हस्तक्षेप न करनेका उल्लेख किया गया था। यदि धाराका 
तात्यय॑ यह होता कि काग्रेस देशी राज्योमें रहनेवाल़े लोगोकी भावनाओकों व्यक्त भी 
तही कर सकती तो वह उसे पास न करती। प्रस॒न्नताकी वात है कि एक प्रस्तावसे, 
जिसमे रियासतोमे उत्तरदायी सरकारे स्थापित करनेका सुझाव दिया गया था, श्रोता- 
ओकों यह समझाया जा सका कि यह धारा रियात्तती प्रजाजनोकी शिकायतों तथा 
आकाक्षाओको व्यक्त करनेसे काग्रेसकों नहीं रोकती, लेकिन काग्रेसपर उनके सम्बन्धमें 
वह कोई अमली कदम उठानेपर प्रतिवन्ध अवध्य छगाती है, उदाहरणके लिए, रिया- 
सतोमें वहाँके राजाओके किसी भी कार्येके विरुद्ध काग्रेस प्रदर्शत नहीं कर सकती। 
कांग्रेस ब्रिटिश सरकारकों आदेक्ष देनेका दावा करती है, किन्तु अपने सविधानकी रुसे 
वह देशी रियासतोके सम्बन्धमे वेसा दावा नहीं कर सकती। 

इस प्रकार काग्रेसने अधिकसे-अधिक विचार-विमर्श और चर्चाके वाद तीन 
महत्वपूर्ण कदम उठाये हे। उसने स्पष्टतम शब्दोमे पूर्ण स्वायत्त शासन प्राप्त करनेका 
अपना निरचय जाहिर कर दिया है। अगर अब भी सम्भव हुआ तो वह इस छक्ष्यको 
अग्रेजोंसे सम्बन्ध बनाये रखकर ही प्राप्त करेगी; किन्तु यदि आवश्यक हुआ तो उनसे 
अपना सम्बन्ध तोडकर भी उसे प्राप्त करेगी। उसने सकल्‍्प किया है कि वह इसमें 
केवल खरे तथा अहिसात्मक साधनोका ही उपयोग करेगी। काग्रेसने अपने कामकाजकी 
व्यवस्थाके छिए सविधानमें मूलभूत परिवर्तत किये हे और प्रतिनिधियोकी सख्या स्वेच्छा- 
से सीमित करके त्यागका परिचय दिया है। अब भारतकी जनसख्याके प्रति ५० हजार 
छोगोके पीछे एक प्रतिनिधि चुना जायेगा। उसने इस वातपर जोर दिया है कि ये 
प्रतिनिधि उन लोगोंके बास्तविक प्रतिनिधि हो जो देशके राजनीतिक जीवतमें भाग 
ढ़ेता चाहते हे। और इस खयालसे कि इसमे सभी राजनीतिक दलोका प्रतिनिधित्व 
हो, उसने “एकल संक्रमणीय' मत ”का सिद्धान्त स्वीकार किया है। उसने विशेष अधि- 
वेशतमें पास किये गये असहयोगके प्रस्तावकों पुन पुष्ट किया है और साथ ही 
उसे हर तरहसे परिवधित किया है।' इसने अहिंसाकी आवश्यकतापर जोर दिया है 
और कहा है कि स्वराज्य प्राप्तिके लिए भारतीय राष्ट्रके विभिन्न भगोके बीच पूर्ण 
ऐक्य होना जरूरी है। इसलिए इसने हिन्दू-मुस्किम एकतापर आग्रह किया है। हिन्दू 
प्रतिनिधियोने ब्राह्मणों और अब्नाह्मणोके मतभेदोकों दूर करानके लिए अपने नेताओसे 
तथा अस्पृश्यताके जहरकों दूर करनेके लिए अपने धर्माचार्योस्रे अनुरोध किया है। काग्रे- 
सने स्कूल जानेवाले वच्चोंके माता-पिताओ तथा वकीछोसे कहा है कि उन्होने राष्ट्र 
आह्वानपर काफी नहीं किया है, उन्हे इस दिशामे अधिक प्रयत्त करना चाहिए। 
इससे यह निष्कर्ष मिकलता हैं कि जो वकीकू वकालत छोड देनेके अनुरोधपर शीघ्र 
ही अमरू नही करते और जो माता-पिता अपने बच्चोंकों सरकारी या सरकारी सहा- 
यता-प्राप्त विद्यालयोमे भेजनेपर आग्रह रखते है, वे देखेंगे कि वे देशके सार्वजनिक 
जीवनसे वहिष्कृत होते जा रहे हे। देशकी पुकार है कि भारतके सभी स्त्री और पुरुष 


१. कल्कतामें सितम्बर १९२० में हुए विशेष अधिवेशनमें । 
३, नागपुरमें स्वीकृत अतह॒पोग सम्बन्धी भ्स्ताव; देखिए परिशिष्ट १ | 


२०४ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


अपना-अपना हिंस्ता पूरी तरह बँटाये। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्तावकी तफसीलपर में 
बादमे छिखूँगा। 

[अग्नेजीसे | 

यंग इंडिया, ५-१-१९२१ 


१ ण्डें नतिक म्ल्य 


नीचे एक अग्नेज मित्रकें पत्रका अश दे रहा हूँ। अग्नेज मित्रोके पत्र पाकर मुझे 
बडी खुशी होती है। में जानता हूँ कि बहुत-से ऐसे ईमानदार अग्रेज हे जो सहानुभूतिके 
साथ अप्तहयोग आन्दोलनपर ध्यान देकर उसे समझनेकी कोशिश कर रहे है, औौर 
अगर सम्बन्धित नेतिक प्रइनोके बारेमे उनके मनमे कोई शका न रह जाये तो वे 
खुशीके साथ इसमे हाथ बँटा सकते हे। यह पत्र इसी बातका उदाहरण है। 
मेरा खयाल है, आप नेतिक दशक्तिके बलपर भारतमें स्वराज्य स्थापित 
फरनेका प्रयत्न कर रहे हे और आपको भरोसा है कि आत्म-त्यागसे यह नेतिक 
शक्ति प्राप्त की जा सकती है। भें इतता लिवेदत कर देना चाहेंगा कि विचार 
तो एकदम उत्कृष्ट है। लेकिन कया इसमें यह आशंका ही नहीं है कि आप 
जिस साधतकों -- अर्थात्‌ असहुयोगकों -- अपनाकर चल्न रहे हे, अगर उसको 
प्रयोग हर सम्बन्धित व्यक्तिके विशुद्ध मिःस्वार्थ भावसे काम करनेकों तेयार 
होनेसे पहले किया गया तो अन्ततः आपको निरात्ष होना पड़ेगा? यदि ध्यग 
नतिक सफलता हो तो उस लक्ष्यतक पहुँचनेका साधन भी बसा ही होना 
चाहिए। 
में भी बड़ी आतुरतासे उस दिनको प्रतीक्षा कर रहा हूँ! जब समस्त 
भारत ही नहीं, समस्त समानव-जाति नीचे बताये गये ढंगके स्वराज्यका उप- 
भोग करेगी: 
मानव-जाति सृष्ठिके पशुता और नेतिकताके संगमत्थानपर छड़ी है। 
स्रष्ठाने उसे अपनी सर्जोका मालिक बताया है। वह अपने भौतिक हे, 
यानी झरीर, और अपने तेतिक स्वरूप यात्री चारित्र्यकी माँगोंकों तोल सकता 
है और निर्णय कर सकता है कि वह इनमें से किन्‍्हें स्वीकार करे। इस तरह 
वह अपने चरिभ्रके माध्यमसे सृष्ठिके आदि कारण, अर्थात्‌ परमात्माके अमूर्त 
स्वरुपको संसीम्त (अर्थात्‌ चरित्र)के भीतर व्यक्त कर सकता है। जब मानव" 
जातिका प्रत्येक्ष घटक, प्रत्येक व्यक्ति, अपने प्रत्येक विचार, वाणी और अर 
नेतिक मूल्योंकों प्राथमिकता देना सीख जायेगा और बराबर नेतिकताकी माँ 
ही प्रायमिकता देगा, तो स्पष्टतः उसका परिणाम बात्म-त्याग होगा । नेतिक- 
ताकी भॉगोंकों प्राथमिकता वेनेकी बात इसलिए कही कि सृष्टिकों परमपराम 


नैतिक मूल्य २०५ 


नंतिक वृद्धिका दर्जा श्रीर्से ऊपर है और अगर कोई अन्यथा आचरण करता है 
तो उसका मतलब सर्वशक्तिमान प्रभुकी संत्ताकों चुनौती देना होगा। मानव- 
जातिमें इस प्रकार आत्म-त्यागकी भावना आ जानेपर प्रत्येक मानव सहज ही दुसरे 
भसानवंकों प्यार करन लगेगा और यह सच्चा स्व॒राज्य इस समस्त सानव- 
जातिको एक सुत्रमें बाँध देगा। 
लेकिन दूसरी ओर क्या यह सम्भव भी नहीं है कि अगर आप प्रारम्भ 
असहपोगसे करते है तो आपका यह नेतिक लक्ष्य गौण हो जायेगा और निम्नतर 
भौतिक आकांक्षाओकी पूर्ति ही मुख्य हो जायेगी ? उस हालतमें अगर भाप सफल 
भी हो जाते है तो कया यह सम्भावना दिखाई नही देती कि आप भनजाने हो 
अपने प्रयत्नोका सार-तस्‍्व ही खो बेठेंगे और अपने सहयोगियोको, आज वे जिस 
हृदतक पशु है, उससे भी अधिक पशु बना देंगे? जो राष्ट्र अभी स्वयं स्वार्थको 
जीतना सीख नहीं पाया है लेकिन एक आत्मत्यागी नेताका अनुसरण करनेका 
प्रथत्त कर रहा है। उस राष्ट्रके असंहयोगकी अपेक्षा आत्मत्यागी राष्ट्रफे आत्म- 
त्यागी प्रतिनिधियोके सहयोगसे स्वार्थ-रहित सरकारकी जल्दी स्थापना हो संकना 
कहीं अधिक सरल है। 
आप इन तथ्योंपर थोड़ा विचार कीजिए। आप जो-कुछ भी करें उसे तो 
समस्त मानव सम्ताजके हितमें होना चाहिए; और नेतिक मूल्योकों गौण स्थान 
तो किसी भी हालतमें नहीं दिया जाना चाहिए --गौण जान पड़नेवाले मामलोमें 
भी नहीं, अन्यथा उपचार रोगसे भी अधिक बुरा सिद्ध हो सकता है। 
प्रारम्भका एक वाक्य छोडकर, मेने यह पत्र पूराका-युरा दे दिया है। नाम 
नही प्रकाशित किया है, कयोकि मुझे ठीक-ठीक मालूम नही कि पत्र-लेखक अपना नाम 
प्रकाशित कराता पसन्द करेगे या नहीं। उनकी नेतिक उलझन सावधानीसे विचार 
करने योग्य है। मेरी समझमें विचारोमे उलझनके कारण वात इस तरह कही गई है। 
में बरावर यह दिखानेका प्रयत्त करता रहा हूँ कि असत्‌ साधनसे कभी कोई सदृह्ेदय 
पूरा हो ही वही सकता। लेखक जिस वातपर शका कर सकता है और कर भी रहा 
है वह है आम अप्षद्योगियोका मश्ा। में स्वीकार करता हूँ कि सभी असृहयोगी प्रेमकी 
भावनासे प्रेरित नही है। वे एक निरर्थक घृणाभावसे प्रेरित है। निरर्थंक इसलिए कि 
असहयोगकी योजनामे इतने सारे अप्षहपोगियोकी घुणा [भी | कोई अथ्थ नही रखती। 
कोई व्यक्ति घृगासे प्ररित होनेपर अपना बलिदान नहीं करता, बल्कि असहाय होकर 
जिसे अपना अन्रु मानता है उसे चोट पहुँचानेकी कोशिण करता है। असहयोगमे जिस 
परिणामकी कामना की जा रही है वह अन्यायीकों दण्ड देना नही, वल्कि उससे न्याय 
प्राप्त करना है। घृणाका उद्देश्य कभी न्याय प्राप्त करना नहीं होता, उसका उद्देश्य 
तो सिर प्रत्निनोष होता है। घृणा मनृष्यको क्रोवान्ध बनाती है। अमृतसरमे भीडकी 
घुगाका परिणाम यह हुआ कि निर्दोष छोगोकों प्राण गँवान पडे ।! छेकिन असहयोगीकी 


१. देखिए खण्ड २७, पृष्ठ १८३२-८७ । 


२०६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


घृणा घृमधामकर उपधीके पास छौट आती है और इसलिए उसका कोई बर्थ नही 
रह जाता। वह उसे प्रवित्र बनाती है और जिसके प्रति धृणा व्यक्त की जाती है 
उसे इस बातकी प्रेरणा देती है कि बह अपने-आपको सुधारे, अपने गछत आचरणसे 
विमुख हो। इस तरह कोई बअसहयोगी असहयोगका प्रारम्भ तो एक झत्रुके रुपमे ही 
करता है, किन्तु अन्तत. उसका रूप मित्रका बन जाता है। कोई व्यक्ति कोई 
सही काम किस भावसे करता हैं, इससे क्या फरके पडता हैं? तही काम तो सही ही 
है, चाहे वह किसी नीतिके वश किया जाये अथवा वह स्वयमे एक उद्देश्य हो। में 
गह स्वीकार करता हूँ कि अगर कोई कदम वोतिके वशीभूत होकर उठया जाता है 
तो उसका वाछित परिणाम न तिकलनेपर उसके वापस छे छिये जानेका भी खतरा 
रहता है। छेकिन ऐसा खतरा रहता है, इस तथ्यको स्वय किसी सत्कायंकी नेतिकता- 
के विरुद्ध कोई वीर नहीं माना जा सकता। 

पत्र-छेखकने जो समाधान दिया है, वह असम्भव है। वे चाहते है कि असह- 
योगी पहले पूर्णताकों प्राप्त करे। छेकित वे भूल जाते हे कि अगर हम पूर्ण होते तो 
असहयोगकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योकि तब कोई भी व्यक्ति वृराईके साथ 
सहयोग करता ही नहीं। असहयोग अपने-आपको पविन्न बनाने, पूर्ण वनातेका एक 
प्रयल है। और अभिकाश छोग शुद्धीकरणके मार्गपर विश्वासके कारण चहतें है, 
ज्ञानके कारण नहीं। दूसरे शब्दोरे, एक आत्मत्यागी नेताका अनुसरण करनेवाले स्वार्यी 
असहयोगी अन्तमे जो-कुछ कर दिखायेंगे वह अच्छा ही होगा; क्योकि उनके कामोसे 
असंहयोग आत्मत्यागका एक सिद्धान्त ही सिद्ध होगा। 

अंग्रेजोंकी मुझ्य कठिनाई तो सचमुच यह माननेमे है कि उनका शासन भारतके 
लिए एक ख़ालिस बुराई है; अर्थात्‌ उसने हर महत्वपूर्ण मामलेमे भारतका भकत्माण 
किया है। भारत आज आधिक दृष्टिसे पहल़ेसे विपक्ष है, उसके पौरुषका हाप्त 
हुआ है, उसकी आध्यात्मिकताका क्षय हो गया है और उसके वेटोने अपनी खा 
करनेकी शक्ति भी नहीं रह गई है। बुराईके साथ किसी तरहका सम्बन्ध रखना पाप 
है। अच्छाई और बुराईका, ईश्वर और शैतानका, कही कोई मेरठ वही हो सकता। 
पत्र-लेखक महोदय मुझसे थोड़ा विचार करनेको कहते है! विचार तो मेने तीस वर्षो 
तक किया और आखिर इसी अन्तिम निष्कर्षपर पहुँचा कि अपने वर्तमान रुपमे अंग्रेजी 
शासन भारतके छिए अभिज्ञाप सिद्ध हुआ है। में कहूँगा, बग्रेज छोग ही तनिक छत: 
विचार करें कि उनकी आँखोंके आगे ही यह क्या हो रहा है। वे तनिक अपने ही 
भीतर श्लॉककर देखें। क्या वे मुझसे उस सरकारसे सहयोग करनेको कहेंगे जिसने 
भारतके मुसठमादोके साथ धोलेवाजी की है बौर पंजावमें मानवताकी हज की है! 
अग्रेज लोग जलियाँवाह्ा वागके नर-संहारकों निर्णयक्री भूल-भर कहता छोड, बौर के 
उनके प्रधान मल्री यह कहें कि उन्होने भारतके मुसछमानोंको दिये गये अपने गर्भीर 
वचनकी नहीं तोड़ा है! तो उनके इस कथतपर विश्वास व करे। हमारा उदय 
च्यायसगठ है और उतना ही न्यायसगत है उसे प्राप्त करनेका हमारा साधन) जले 


२, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ४४८०९ गौर ४९८०ण०२ । 


भाषण . छिदवाड़ामे २०७ 


बत्ता, जिस भावनासे प्रेरित होकर छोग काम कर रहे है, वह स्वेथा शुद्ध नही है। 
अगर वह भावना भी उद्देश्य और साधनकी तरह ही. विशुद्ध होती, तो यह संघर्ष 
इतना लम्बा खिंचता ही नहीं। 

[अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, ५-१-१९२१ 


१०५. भाषण : छिन्दवाड़ामें 


६ जनवरी, १९११ 

भाइयो और वहनो, 

पिछले तीन वर्षोसि में आपके शहरमे आनेकी कोशिश कर रहा था। हिन्दुस्तान 
आतेके बाद जिनसे मेरा परिचय हुआ ऐसे मुसछमान भाइयोमे सबसे पहले अली 
भाई थे। जबसे वे नजखन्दा किये गये हे तभीसे में उनसे मिलनेकी अनुमति छेनेकी 
कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मुझे नही मिली। 

अछी भाइयोंके मनमे छिंदवाडाके प्रति बहुत अनुराग है। पहले हमारा करार 
यह था कि में बम्बई होता हुआ कुछ समय आराम करनेके लिए अहमदाबाद जाऊें; 
छेकित वे मुझे छिंदवाड़ा छे आये हे जिससे उन्हें इतना अधिक प्रेम है, जिसकी 
उन्होंने सेवा की है और जिसने बदलेमे उनकी भी बहुत सेवा की है तथा उससे 
उन्हें बडी-वडी आशाएँ हे। 

मध्यप्रान्तमे काग्रेसका अधिवेशन हुआ है इससे उसके गौंखम निस्सन्देह वृद्धि 
हुईं है, लेकिन काग्रेसने वहाँ जो प्रस्ताव पास किया उससे उसकी प्रतिष्ठामें चार 
चाँद छग गये हे। हिन्दुस्तान और मध्यप्रान्तका यह सौभाग्य है कि कलकत्तामें जो 
कुछ हुआ उससे हम नागपुरमे एक कदम भी पीछे नही हटे वल्कि आगे ही वढे हूँ। 
यदि हम खिलाफतके अपमानका परिमार्जन कराना चाहते हो, पजावके अन्यायका 
निराकरण कराना चाहते हो तथा स्वराज्यकी स्थापना करना चाहते हो तो हमारा 
कर्त्तव्य क्‍या हैं, यह वात हमें नागपुर अधिवेशनमे बताई गई है। हम सरकारी 
उपाधियोसे विभूषित छोगोसे जो कुछ कहना चाहते थे सो सब कह चुके हं। 
उपाधियोकों वरकरार रखने अथवा उनका त्याग करनेकी जिम्मेदारी काग्रेसने उन्हीपर 
डाली है, इसीसे इस वारके स्वीकृत प्रस्तावमें उनका उल्लेखतक नही किया गया 
है। अब देशका कोई वच्चा भी ऐसा न होगा जिसे इन उपाधिधारी छोगोसे किसी 
प्रकारका भय अथवा उनकी उपाधियोंके प्रति मनमें आदर-भाव हो। 


१, छिवाड़ा (मध्प्रान्त )में; १९१०के भारत रक्षा अधिनिप्रमके अन्तगैत ! 
% दिसम्बर १९२० में नागपुरमें । 

३. सितम्बर १९२० के कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें । 

४. सम्भवत्तवा गाधीजीा संकेत अतहयोग सम्बन्धी प्रस्तावकी भोर है । 


२०८ सप्पूर्ण गांधी बाइमय 


कांग्रेसने वकीलोंसे वकाछुतका धन्धा छोड़नेकी दिशामे और अधिक प्रयत्त करने 
तथा देशकी सेवाके लिए अपना सारा समय बर्षण कर देनेका अनुरोध किया है। जिन 
वकीलोने इतनी भी वचत नहीं की हैं कि गुजारा चल सके उन वकीछोकों काग्रेस 
गुजर करने कायक पेसा जवर्य देगी। वकील अदालतोमे अपनी शक्ति और समयका 
अपव्यव कर रहे हे। देशके कार्योके लिए उत्तकी बहुत ज्यादा जरूरत है। 

कांग्रेसने विद्याथियोंके उम्बन्धमे उनके माता-पिताओंका क्या कत्तंव्य हैं, इसका भी 
निर्देश किया हैं। में इस समय उन सबके समर्थनमे कोई दलीर न देकर कांग्रेसके 
उक्त निर्देशकों ही आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपका फर्ज बालकोको 
र्लोंते निकालनेके साथ-साथ उन्हें अन्य कार्योमें निएत करना भी है। बगर उन्हें 
शिक्षा दी जा सकती हो तो आपको उत्का प्रवन्ध करना चाहिए और यदि फिलहाल 
शिक्षा न दी जा सके तो आप उन्हें देशके अन्य कार्योंमें लगाये। में नही मानता कि 
कोई भो वालक ऐसा होगा जो पंजावमे हुए अत्याचारों और लिलाफतके प्रइनपर 
किए गए अन्यायक्रों चुनकर यह न कहे “में इस राज्यको निर्मूल करना चाहता हूँ। ” 
मगर कोई विरला विद्यार्थी ऐता हो भी जो यह न समझता हो तो में उत्तसे कहूँगा 
कि भाई तुमको तुम्हारा रूूूछ मृवारक रहे। कांग्रेसने पन्कह वर्षसे अधिक उम्रके विद्या- 
थियोंकों त्र्कारी स्छूछों और कालेजोंकों तुरत्त छोड़ देनेकी सछाह दी है। 

ठीक यही वात सैनिकोपर भी लागू होती है। कांग्रेलने चैनिकोस्ते भी अपना 
कर्तव्य पूरा करनेका अनुरोव किया है। राजभक्ति देशभक्तिकी अनुवर्तिवी है और जिस 
समय राजभवक्िति देगभक्तिके जाड़े आती है उत्त समय राजभक्तिको छोड़कर देश- 
भक्तिको स्वीकार करना मनुष्यका धर्म हो जाता है। यदि डायर-जैसा कोई अत्याचारी 
बेहूदा हुक्म दे तो आप उसके हुक्मकों माननेकी अपेक्षा वहादुरीसे उसकी गोली लाकर 
मरना स्वीकार करें। जलियाँवाछा वायमे मारे गये लोगोंके समान निर्दोष छोगोको 
गोछीसे उड़ानेकी वनिस्व॒त खुद गोली खानेंके लिए तैयार रहना अधिक अच्छा है। 
आप अपने देशवन्धुओंके प्रति दयावान बने। अपने पदका अनुचित उपभोग करके उन- 
पर अत्याचार करनेके वजाय आप उन्हें अपना ही समझकर उनके रक्षक बने। आपको 
जो घन मिलता है उसे देशके हित खर्च करनेसे आपको कोई नहीं रोक सकता। 
आप जो कुछ बचातें हे उसे प्रकट झुपसे दाव दे। आप सावेजनिक समाओगमे विर्भय 
होकर जा तकते हे। यह सच है कि आप भाषण नही दे सकते, लेकिन यदि आप 
अपने देशकी हलचलोंते वाकिफ रहनेके छिए सभाओंगें आयें तो सरकार आपको इससे 

नही रोक उकती। इन सब वातोंके अलावा कांग्रेसने स्वदेशीपर ज्यादा जोर दिया 

है। जब इस देशमे लंकाशायरका कपड़ा आना वन्द हो जाये तव आप समझे कि 
अब भारतकी स्वाधीनताकी नींद रख दी गई है। किन्तु फिर आप यह की कि 
लंकागायरकी जगह जापानको देकर आप अपने उद्देशको प्राप्त कर छेगे। हमाते 
नुक्ति चरसेमे है। हर घरमे चरखेकी प्रतिष्ण करनेकी जरूरत है। यदि अभी देशका 
हरुएक व्यक्ित-- स्त्री, पुरुष और बालक -- अपने-अपने खाली वक्‍्तमे थोडा बहुत घृत 
कातनेका ब्त के तो हम देखते-देखते अपने देशवातियोके शरीर 525 विदेशी 
कपड़ेपर विर्भर न रहेगे और प्रतिवर्ष साठ करोड़ रुपया भी बचा लेगे। 


पत्र: कस्तूरी रगा आयगराकों २०९ 


इतना ही हिन्दू-मुस्लिम एकताका महत्व भी है। जिस तरह हम अग्रेजोकी 
ग्देनोंकों नहीं काठना चाहते, उसी तरह हम परस्पर एक दूसरेकी गर्दनोपर भी 
छुरी चछाना नहीं चाहते। हमे भाई-भाई वनकर रहना है। जैतान हमेशा छिद्दोका 
लाभ उठाता है। इसलिए छिद्रोको भरना ही हमारा काम है। 

जिस तरह हिन्दुओं और मुसछमानोकों मिलजुल कर रहनेकी जरूरत है, उसी 
तरह हिन्दुओके लिए यह आवश्यक है कि वे अस्पृश्यताके कककको मिठाकर हिन्दू 
धर्मके ककको दुर करे। काग्रेसने सव हिन्दुओसे अस्पृश्यताकी क्ुप्रथाकों छोडनेकी 
विनती की है। आप यह तो अवद्य मानेंगे कि सरकार जिस तरह हिन्दुओं और 
मुसलमानोकी अनवनका फायदा उठानेसे नहीं चूकती, उसी तरह वह इस प्रथाके 
कारण हिन्दुओमे फंछे हुए असन्तोषसे भी पूरा-पुरा फायदा उठानेसे नहीं घूकेगी। 
जबतक हमे ऐसो खामियाँ हे तबतक हमारे स्वराज्य प्राप्त करनेके प्रयलमें अगर 
हमें असफलता मिले तो इसमे कोई आश्चर्यंकी वात नही है। 

नागपुर काग्रेसमे स्वसरम्मतिसे पास किया गया प्रस्ताव सक्षेपमें यही है। उसपर 
अमल करनेमे ही हमारी कसौटी होगी। हमने एक वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्त करनेका 
बीडा उठाया है। यदि सरकार अपनी शैतानियतकों भूलकर और हमे सन्तुष्ट करके 
हमारी इच्छानुकूछ यहाँ रहनेके लिए तैयार हो तो हम उसे रखना चाहते हे, 
लेकिन यदि वह अपनी शैतानियतसे बाज न आये और हमें दवाना चाहे तो मेरा 
कहना है कि ऐसी सरकारको नष्ट करना ही हमारा धर्म हो जाता है। यह बात 
अगर आज हो सकती हो तो उसके लिए में कलतक रुकनेके लिए तैयार नहीं हूँ। 
मेरी ईश्वरसे प्राथंवा है कि वह हमे इस भारी लड़ाईमे आवश्यक वलिदान करनंकी 
शक्ति प्रदान करे। 

[गृजरातीसे ] 


नवजीवन, २०-१-१९२१ 


१०६ पत्र: कस्तूरी रंगा आयंगारको 


[वागपुर] 
८ जनवरी, १९२१ 
प्रिय श्री कस्तुरी रगा आयंगार, 


आपका यह आह्वासन पाकर कि आप असहयोग सम्बन्धी भ्रस्तावसे पूर्णत सन्हुष्ट 
हैं और आप काग्रेस द्वारा दो बार स्वीकृत विश्तृत प्रोग्रामका विरोध ने करेगे, प्रसन्नता 


१. असहयोग सम्बन्धी । 

२ पत्रकार और मद्गासके कांग्रेसी नेता; हिन्दूके सम्पादक; जिन्होंने सतामह ज॑व समित्तिके 
सदस्यक्नी दैसिफ्तते उक्त समितिमें तथा अखिल भासतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्ता अन्य अनेक उप- 
समित्तिषोंमें काण क्रिया था । 

१९-१४ 


३२१० सम्पूर्ण गावी वाड्मय 


हुईं। आजा है कि आप अपने समाचारपत्रमें' इसका वर्णन मुक्त कंठसे करेगे। यदि 
हमें एक सालके अन्दर ही स्॒राज्य प्राप्त करता है तो हमारे लिए आन्दोलनको अधिकत्ते- 
अधिक शक्ति सम्पन्न करना आवश्यक है। 


हृदयसे आपका, 


भो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे ] 
महादेव देशाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : वारायण देसाई 


१०७, पत्र : लाजपतरायको 


८-९ जनवरी १९२६१ 


भुझे आगा है कि आप प० गगारामके मामलछेकी' जाँच पडताक कर रहे हूं। 
जो पत्र मुझे मिल्ले ह॑ं उनसे उनपर वडा कछक लगता है। लेकिन में उन पत्रोके 
बारेमें तवतक कुछ भी प्रकाशित नही करूँगा जबंतक मुझे इस सम्बन्धमें आपका पत्र 
प्राप्त न हो जाये। 

क्या आप पजावमें अस्नहयोग आन्दोलनके सगठनका भार लेता स्वीकार कर सकते 
है? मुझे मालूम है कि छाछा हरकिगनछाछका आन्दोलनके खिलाफ होना आपकी सबसे 
वडी कठिनाई है। परन्तु जवतक जनता साथ देती है तवतक असहयोगकी आवश्यकता 
और उपयोगितामें विश्वास रखनेवाछोका कत्तेव्य विछकुछ स्पष्ट है। श्री मालवीयजी 
तथा छाला हरकिगनछाछ दोनो ही सच्चे और वहादुर व्यक्ति हे इसलिए मुझे तो यही 
लगता रहता है कि जब उन्हें अपनी स्थितिकी सहज कमजोरी तथा असत्यका 
आभास होगा तब वे अपने-आप हमारी वात मान छेंगे। मुझे यकीन है कि आप २० 
तारीखको कार्यकारिणी समितिकी वैठकके लिए जरूर वम्बई पहुँचेगे। 

में आपको इस बातका यकीन दिल्लाना चाहता हूँ कि हमारा भारतके वाहर 
प्रचार करनेके छिए घन भेजना ठीक नहीं है। यह एक विचित्र सयोग है कि मुझे 
अभी अमेरिकाके एक मित्रका पत्र भी मिल्ना है जो मेरे इस विचारकों और भी 
पका वना देता है। यह वर्ष हमारी कसौटीका है। मेरी प्रार्थना है कि इसमें 
एक-एक कौंडी भी बचाई जानी चाहिए। आज हम जितने आदमी और जितना 


१. हि 

३. मूल फसे पह सष्ट नहीं होता कि पत्र ८कों लिखा गया था था ९ को । 

३. १० गगारामने पजावमें राष्ट्रीप स्कूछ झोठे थे; जनताने उनके विरुद्ध ुछ भारोप ठ्याये ये । 
देखिए “फ्रा: गयाराम शर्माको ”, २१-२-१९११ । 

४, भारतीष राष्ट्रीय काग्रेसकी । 


नागपुर कांग्रेस २११ 


घन जुटा सकते है हमें उन सबकी आवश्यकता है। छेकिन इस विपयमे और वातें 
मुछाकात होनेपर होंगी। 
हुृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे | 


महादेव देक्षाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजत्य : वारायण देसाई 


१०८ नागपुर कांग्रेस 


काग्रसने क्या किया ? हमे क्या करना चाहिए? अहमदावादका' क्या कर्त्तव्य है ? 
प्रत्येक व्यक्तिके मनमें ये तीनो प्रदनन उठने चाहिए। काग्रेसने हमें नया संविधान दिया, 
सर्वेसम्मतिसे शान्तिमय असहयोगका प्रस्ताव पास्त किया। काग्रेसका इतना जोरखार 
अधिवेशन कभी तही हुआ। कांग्रेसने इतनी दृढतासे पहले कभी विचार नही किया। 
सविधानमे महत्वपूर्ण परिवर्तत किये गये। काग्रेसके उद्देश्यपर खूब चर्चा हुई और दो 
रात और एक दिन विचार-विमर्श करनेके वाद अन्तत प्रान्त-प्रान्तके मत लिये गये 
और उद्देहयमे किये गये परिवर्ततकों लगभग सर्वेसम्मतिसे स्वीकार कर लिया गया। 

नया उद्देश्य यह है कि हमे अपनी कल्पनाका स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए। 
यह स्व॒राज्य, ब्रिटिश सम्बन्ध रहे तो रखकर और यदि वह सम्बन्ध सन्‍्तोषजनक न 
हो तो तोड़कर भी प्राप्त करना है। अगर इस सम्बन्धकों बने रहता है तो वह 
केवल उसी रूपमे रह सकता है जो काग्रेसके लिए अपने उद्देश्यकों पृर्णतया फलीभूत 
कर सकतनेमें वाधक न बने अर्थात्‌ अप्रेजोको अपनेकों श्रेष्ठ समझनकी भावनाकों भुला 
देवा चाहिए। जवतक हमें ऐसा एहसास हो कि मुट्ठीभर अग्रेज हमपर राज्य चला 
रहे हे तवतक हमे अग्रेजोके साथ सम्बन्ध रखना असह्य ही छगना चाहिए। ऐसा स्व- 
राज्य प्राप्त करनेके उपाय भी काग्रेसने सुझाये हे। हमे शान्ति और थुद्ध सावनोके 
द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना हे, ऐसा का््रेसने निश्चय किया है। झूठ, युक्ति, दम्भ और ढोग 
आदिकों यहाँ अवकाश नही है। हमें सच्चे मार्गको अपनाना और उसपर चलते हुए 
मारना नही वल्कि मरना --  मरकर जीनेका मन्त्र ' सीखना है। इस मन्त्रका अनुसरण 
करनेके कारण ही यह जगत चल रहा है। वीजके नष्ट होनेपर ही धान पकता है। 
यज्ञ किये बिना खाना चोरी है। वलिदानसे ही स्व॒राज्यकी प्रॉप्ति होगी भौर यदि 
यह बलिदान, यह कुर्बानी पवित्र-याक होगी तभी ईश्वरकों भी अच्छा लंगेगा। 


१, कांग्रेसफ्ा अगछा अधिवेशन, दिस्बर १९११ को भहमदावादमें होनेवाला था ! 
२, देखिए “ नागपुर अधिदेशनमें पास क्रिया गया ऊाग्रेसफ़ा संविधान ”, दिताावर १९३२० । 


२११ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि आजतक चाहे जो और चाहे जितने व्यक्ति 
काग्रेसके प्रतिनिधि बद सकते थे, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब हिन्दुस्तानकी एक 
छा आवादीके पीछे दो व्यक्ति ही प्रतिनिधि बन सकेंगे अर्थात्‌ सारे देशके लगभग 
छ. हजारसे अधिक प्रतिनिधि नहीं हो सकते।' मेरे विचारानुसार तो यह सल्या भी 
ज्यादा है। इसका एक दुष्परिणाम तो यह होगा कि जहाँ काग्रेसका अधिवेशन होगा 
वहाँके प्रतिनिधि तो पूरी सस्यामे भाग छे सकेगे छेकिन दुरस्थ प्रान्तोके ज्यादा प्रति- 
निधियोंकों भेजना मुश्किल बात होगी। तथापि इतना छाभ तो अवश्य है कि एक 
निरिचत सीमा निर्वारित कर दी गईं है। चुनाव करवानेकी पद्धतिमे परिवर्तन किया 
गया है। अवसे छाखों व्यक्तियोकी पस्नन्दपर ही प्रतिनिधियोका चुनाव होगा और 
इसमे मुसलमानों, स्त्रियों और अन्त्यजोंके, जो अवतक भाग नही छे सकते थे, भाग छेनेकी 
व्यवस्था करके इसे अनिवार्य वना दिया गया है। काग्रेसके किसी भी मण्डलमें शामिल 
होनेके इच्छुक व्यक्तिकों चार आना शुल्क देने और काग्रेसके उद्देशोकों स्वीकार करनेपर 
शामिल होनेकी अनुमति दी गई है। प्रत्येक पक्षके छोग चुने जा सके इस उद्देशयंसे 
ऐसी व्यवस्था की गई हैं कि एक व्यक्ति एक ही मत दे। यदि किसी उम्मीदवारकों 
उस मतकी जरूरत न हो तो वह दूसरे उम्मीदवारकों दिया जा सकता है। प्रान्तोके 
हिम्से भी भाषाके आधारपर ही किये गये हे। काग्रेसके इस सविधानके अनुसार 
बगर प्रत्येक प्रान्तसे काम लिया जाये तो सिर्फ इसीसे हम वहुत आगे बढ सकते है, 
क्योकि जहाँ हममें सघशक्ति और योजनाशक्तिका विकास हुआ वहाँ हमें स्वराज्य 
मिला ही समझिए, इसके लिए मुख्य रूपसे जनताके एक-एक वर्गमें राष्ट्रीय भावना 
पैदा करनेकी जरूरत है। 

शान्तिमय असहयोगका प्रस्ताव पास करके कलकत्तामे हुई विशेष कांग्रेसके 
प्रस्तावकी पुष्टि कर दी गईं है' और उसमे कुछ और वाते भी जोड दी गई है। इस 
प्रस्तावकों पसन्द करनेवालोंके लिए यह जरूरी हो गया है कि वे निम्नलिखित वातो- 
प्र अमल करे। 

१ जिन लोगोके पास खिताव हैँ वे अपने खितावोकों छोड़ दें। 

२ माँ-बाप वर्तमान सरकारके अन्तर्गत चलनेवाछे स्कूछोसे अपने वच्चोकों निकाल 
ले और उनके लिए अपने घरोमे अथवा राष्ट्रीय स्कूछोमे किसी किस्मकी व्यवस्था करे। 

३ सोलह वर्षकी आयुके विद्याथियोकों अगर इस वातका विश्वास हो गया हो 
कि जिस सरकारकों सुधारने, अथवा समाप्त करनेका जनताने निशचय किया है उम्र 
सरकारके अधीन पढना पाप है तो उन्हें तुर्त स्कूलोकों त्याग करके मनोनुकूछ 
प्रबन्ध कर छेना चाहिए। 

४ बकील जितनी जल्दी हो सके वकालतके घत्वेकों छोड दे और जनताकी 
सेवामे जुट जायें। 


१, पुराने सविधानके अन्तगैत १४,५८+ प्रतिनिषिष्नि नागपुर कांग्रेसमें माग लिया था । 
२, देखिए खण्ड २८, पृष्ठ ४७-४८ । 


तागपुर कांग्रेस २१३ 


५ व्यापारी छोग समय रहते जैसे-तैसे विदेशी व्यापार और सम्बन्धोकों तोड 
डाले और हाथसे कातने और बुननके कामको प्रोत्साहन दें। 

६ विवान परिपदोके' उन प्रतिनिधियोको, जो मतदाताओंके विरोब करनेके बाव- 
जूद निर्वाचित हुए है, विधान परिपदोसे त्याग-पत्र दे देना चाहिए और जो जनमतके 
विरोव करनके बावजूद त्याग्र-पत्र न दे उनसे मतदाताओोकों राजनीति सम्बन्धी कोई 
कार्य नहीं छेना चाहिए। 

७ सिपाहियों और अन्य सरकारी नौकरोकों कौमके प्रति नम्नता, दया और 
सत्यका व्यवहार करना चाहिए, वे राजनैतिक सभाभोमे भाग ले किन्तु भाषण न दें 
और स्वराज्यके आन्दोलनमें खुढ़े रूपसे धन दे। 

८ सियाहियोंकों अपनी नौकरीकों अपने धर्म अथवा देशसे ज्यादा प्रिय नहीं 
समझना चाहिए और उतपर जो आरोप लगाये जाते हे उन्हें अपने सद्व्यवहारसे 
मिथ्या पिद्ध कर देता चाहिए। उन्हें बता देवा चाहिए कि वे अपनी कौमके प्रति 
भावना-हीन भाडेके ट्॒ट नही है। 

९. प्रत्येक स्त्री-युरपकों भरसक स्वार्थ त्याग करना चाहिए। 

१०, सबको यह समझना चाहिए कि आान्तिमे ही हमारी विजय निहित है और 
उत शान्तिकों हमें सिफे सरकारके साथ ही वनाये रखना है सो वात नहीं, वल्कि हमें 
प्रस्पर एक-दूसरेके साथ भी गान्तिकों बनाये रखना है। गान्ति रखना अर्थात्‌ मारपीट 
न करना, इतना ही नहीं वरन्‌ गाछी-गलौज न करना भी है। 

११ सबको हिन्दूँ-मुस्कृमानोके बीच ऐक्य भावकों वढाना चाहिए और उसी 
प्रमाणमे हिन्दुस्तानमे एक-दुसरेके वीचकी कटुताकों दूर करना चाहिए। ब्राह्मण और 
व्ाह्मणेत्तर झडको मिटाना और अस्पृश्यताके पापको हर करना चाहिए। 

इतना यदि हम एक वर्षके भीतर कर सके तो एक वर्षमे ही हमें स्व॒राज्य 
मिल जाये। अगर हम इसमे देर करेगे तो स्वराज्य भी देरीसे मिलेगा। 

हमारा कर्तव्य स्पष्ट है। हममे से प्रत्येक व्यक्तिको अपनी सामर्थ्य-भर वलिदान 
देना चाहिए। हम अन्य छोगोसे भी ऐसा ही क रनेको कहें। इसके लिए नई पद्धतिके अनुसार 
तुर्त सभाएँ भादि करनी चाहिए। अब आगामी काग्रेसमे एक भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं 
होना चाहिए जिसके बच्चे सरकारी स्कूलोम जाते हो, जो स्वयं वकालतका धन्वा करता 
हो और जिसने अपने ऊपर छागू होनवाली शर्तोका पालन नहीं किया हो। इसलिए 
प्रत्येक प्रतिनिधिके शरीरपर--फिर चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुए --हाथसे कतें 
सूतके, हाथसे बुने हुए वस्त्र ही होने चाहिए। ऐसे सात हजार प्रतिनिधियों और अन्य 
कार्यकर्ताओके होनेपर हम कहाँसे-कहाँ पहुँच जायेगे, यह समझना कोई कठिन कार्य 
नही है। 

आगामी काग्रेसकों अहमदाबादमें होनेका आमन्त्रण दिया गया है, अर्थात्‌ अहम- 
दावादने नवीन सविवानकों सफल वनानेकी प्रतिज्ञा ली जान पड़ती है। अहमदाबादके 
लिए यह भारी सम्मान प्राप्त करनेके साथ एक जोखिमकों अपने सरपर केना भी है। 


१. विधान परिपरोके चुनाव नवम्बर १९२७ में हुए ये । 


२१४ सम्पूर्ण गांवी वाहुमन 


नद्वाइका नान चुजरातका नान है और गुजरानका नाव हिच्दुका मान हैं। बयर 
आजतसे ही जुट जायें तभी बदच्नर्के अनुकूल पुरी तयारी कर सकगे। क्या करना 
इसपर वादमें विच्वार करेंगे। 

[बुनतातीते | 

नवजीवन, ९-१-१९२१ 


१०९. टिप्पणियाँ 
लोकमात्य तिलक राष्ट्रीय स्वराज्य कोद 














बच्ह॒योगकते प्रस्तावके चाव-स्ताय छोकमान्यकी स्मृतिमें रूराज्य कोपके लिए उत्दा 
इकट्ठा किए जानेका प्रत्ताव भी पान्त किय जया है। कांग्रेसके पिछले अव्विधनमें 
उच्त कोपमें पेच्चा नी जना किया बया था। इसमें तो तबिक भी सन्देह वही कि इस कोपमें 
ववानकित चन्दा देना न्भीका कत्तंव्य है। थोड़े लोय ज्यादा पता ठें, इसकी बपेला 
ज्यादा लोग बोज़-बोड़ा पैसा दे और इस तरह वहुत-ता बन एकत्रित हो जाते, इसनें 
हमारी गोसा हैं; जर्गीय श्री तिलककों लोकमान्य की जो उपाति दी यई थी उत्तरी 
जा्येकता भी इसीने है। एक व्यापारी एक करोड़ त्यवा दे दें. इत्तनें तिलककी “छोक- 


मान्यता नहीं है; अपितु करोड़ों छ्वी-पुत्पोंसे हम करोड़ त्पवा इकट्ठा करे. उत्तका नहत्त 
अधिक होगा बौर उद्धत्ते छोकमान्यकी छोकमान्णना बधिक प्रनाणित होगी। इस कोज्नो 
इकदूठा करनेनें हमारा अपना खाये है, द्योंकि हमें उच्तका उपयोग जपनी मलाईक्षे लिए 
करना है। त्वराज्य छोकषमान्यका जीवन-नन्‍्त्र था। हनारे लिए वह हमारे प्रस्त्रिनका 
छार है, हमारे नुत्क्नी चादी है. गरीगेकी नूखके निव्यरणका उपाण हैं. बंगाकों इनका 
सावन है. और प्रापोको नाव करूंका हृवियार हैं। बतएवं रादमान्यका पूृदान बपदी 
ही हित-सिद्धि विहित है। इत्त कोषको इकट्ठा करनेमें ठीरू नहीं की जाती 


अल चन्दा 


संकोच नहीं किया जाना च्राहिए। चूँकि हमें इस कोपके लिए वसंत्य छोयोति चादर 


उपाहता हैं; इसलिए चन्दरा उगाहनेवाले छोय भी बहु होगे। उन्हें ईनानदारीकी 
प्रतिता लेकर इस कामक्नों हाथनें लेता होगा। इच्च वर्ष हनें एन ही कोप बौद वह 








लोकमान्यके नानपर इकदृठ करना है। इसे इकदुझ करें प्रत्यक योग्य प्रवृत्तिको 
बाबय मिल सकता है। कोपकी रकम एक करोड़ स्पयेसे कदापि कम वहीँ हानों 
चाहिए; हमें इस वातपर जाग्रह रूना वराहिए। इस रन्‍से हम बपता जहरा 
शाराएँ खोल सकते हैं और ऐसे अनेक काम कर सकते हैं। 

इस कोपको इकटूज करलेके छिए हनें गाँव-गाँव जाना चाहिए। हर नहर, हंए 











नुहल्लेके छोगोंतक खराज्यक्षा पैगार पहुँचाना चाहिए। मुझे उम्मीद हैं कि छोग गह 
कान विना किसी विल्म्वके हाथमें ले छेंगे। 
ड्यूक जॉफ कनॉट 
आबागया £झह ह्मारा 
लव भाववीय बाँद् कर्वोट्के यहाँ पवार्नका चमग बा यया है। हैह * 





उनसे वैर नही है। वे अच्छे व्यक्ति हूँ; लेकिन वे वंग्रेजी-धातनतके अदीन है । फ़िल्हाड तो 





स्म्रणाजलि २१५ 


वे सम्राटके एलची हे। अंग्रेजोकी प्त्ताकों मजवृत्र करना ही उनका उद्देश्य है। उनके 
आगमतका परिणाम वर्तमान राज्याधिकारियोंके पदोमे वृद्धि भी हो सकता है। यदि 
हम उनका सम्मान करते हे तो वह हमारे लिए अपनी गुलामीका सम्मान करनेके 
समान होगा। यदि हम इस शासन-सत्ताके मदको उतारना चाहते हे तो हमारा धर्म 
है कि हम ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे उसके मदमे वृद्धि हो सके। हमे अगर 
विद्वास हो जाये कि नई धारासभाभोसे हमे कुछ छाभ नहीं होगा तो हम उनकी 
प्रतिष्ठामे वृद्धि करनके लिए आनेवाक्ले मनृष्यका स्वागत नहीं कर सकते। इसलिए 
ड्यूक ऑफ कनॉट जहाँ-जहाँ जाये वहाँ-वहाँ छोगोकों अपने घरोके द्वार बन्द करके 
अच्दर बैठे रहना चाहिए, रोगनी हो तो उसे देखने तहीं जाना चाहिए और कोई अन्य 
उत्सव हो तो उप्तमे भाग नहीं ढ़ेना चाहिए। हमारे पास इस सत्ताके प्रति अपनी 
नापसन्दगी जाहिर करनेका सिर्फ यही रास्ता है। 

[गुजरातीसे ] 

तवजीवन, ९-१-१९२१ 


११०, स्मरणांजलि 


समुद्रकी अथाह, अंधेरी कन्दराओंमें, सबकी दृष्टिसे दूर, 

शुद्ध, सात्विक किरणोंकी आभा विंखरनवाले रत्नोका ढेर पड़ा 

होता है। 

और निर्जन वन-प्रान्तरोंमें फूल भी, न जाने कितने खिलते हे; 

लेकिन रेगिस्तानी हवामोंकों अपना सौरभ लुटाकर अनदेखे ही 

मिट जाते है। 
रे जब में अपने उस दिवगत मित्र और सहयोगीके विपयमे सोचता हूँ तो सहज ही 
ग्रेरचित शोक-गीतकी ये स्मरणीय पर्क्तियाँ ध्यानमें आ जाती है। गत ४ अगस्तकों 
तागंपुरमे मृत्युने उसे ग्रस लिया, लेकिन अपने सगगें-सम्बन्धियों और मित्रोके अतिरिक्त 
उप्र हुतात्माके लिए आँसू बहानंवालाऔर कोई नहीं था। अमरावतीके यादवडकर 
पटवर्धन स्यातिसे कोसो दूर थे, छेकिन वें उन लोगोकी तुलनामे राप्ट्रके कुछ कम निष्ठा- 
वान्‌ सेवक नही थे, जो जनताकी आँखोके सामने प्रकाश्में काम करतें है और इस तरह 
अति उदार जतसमुदायसे, जो अक्सर विचार-शून्य भी हुआ करता है, प्रशस्रति प्राप्त 
करते है। पट्वर्भनने वम्बई विश्वविद्यालयसे कानूनके स्तातककी उपाधि प्राप्त की थी, 
किन्तु उन्होंने कमी वकारूत नहीं की। मुझे सर्वप्रथम सन्‌ १९१५ में उन्हें जाननेका 
सौभाग्य मिला था। वे बरावर आश्रममे रहे। उतके चरित्रकी सॉम्यता, सादगी अपनेको 
शून्य कर रखनेका स्वभाव, सहज विनम्ञता, दृढ़ना और उन्हें जो भी काम दिया 
जाता था उसके प्रति उनकी निष्ठा --इन गुणोपर में मुग्थ था। उन्होने बिना किसी 


१. सावर्मती आश्रम, भहमदावाद । 


२१६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


पारिश्रमिकके यंग इंडिया के छिए एक सालसे अधिक समयतक उप-सम्पादकके हुपमें 
काम किया। दे काग्रेस' अधिवेशनमे शामिल हुए थे, और अब शोलापुरमे असहयोगके 
लिए काम करनेके उद्देश्से वहाँ जानेकी तैयारी कर रहे थे। किन्तु ईख़रकी इच्छा 
कुछ और ही थी। पिछले कुछ समयसे वे रूण थे, लेकिन हमने आशा यही की थी कि 
वे क्षीत्र ही स्वस्थ हो जायेगे। लेकिन कांग्रेस अधिवेशनकें समय ही अचानक उनका 
स्वास्थ्य फिर बिगंड गया और इसबार वे खाट नहीं छोड़ पाये। उन्होने 'भगवद्गीता' 
के दूसरे अध्यायके अस्तिम इल्ोकोंका जप करते हुए शरीरत्याग किया। बहुतसे हैम्डनों, 
'राष्ट्रके बहुत-से मुक और सच्चे निर्माता, इसी तरह ससारसे चले जाते हे। में पटवर्धन 
को " शुद्ध, सात्विक किरणोकी आभा बिखेरनेवाला रत्त ” ही मानता था। उनके मित्रगण 
उनकी योग्यतासे परिचित थे। ईश्वर उनकी आत्माकों शान्ति दे 

िग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, १२-१-१९२१ 


१११५ टिप्पणियाँ 

“सबसे कृतप्न आदमी 
हम अव्यत्र श्री एडवर्ड फॉयका पत्र दे रहे हे।' यह पत्र भी उन पत्रों जैसा ही है 
जैसे बंग्रेज छोग मुझे अक्सर छिखते रहते है। मुझे इसमे कोई सन्देह नही कि पत्र छिखने- 
वाले सज्जनने जो-कुछ लिखा है, वे अपने मतमे उसीपर विश्वास भी करते है। यह ढु ख- 
की बात है कि ब्रिटिश शासतके सम्बन्धभे किसी भी सामात्य अग्रेजके विचार मेरे, 
और मेरा खयाल है, हर सामान्य भारतीयके विचारोसे भिन्न हे। में नहीं समझता कि 
में कुछ विशेष कृतध्त स्वभावका आदमी हूँ। सच तो यह है कि किसीको तनिक-सी 
कृपा भी मुझे कृतज्ञतासे भर देती है। मे किसीको दोषी भी जल्दी ही नहीं मात 
छेता ; फिर भी, मुझे छतज्ञता प्रकट करने योग्य कोई बात ब्रिटिश शासनमे दिखाई 
नही देती। अगर अग्नेजोने जमेनोसे लडकर उन्हें रोका न होता तो भी मेरी समझमे 


१. द्विमम्बर १९२० में नागपुरमें भायोजित क्ाग्रेसके २५वें अधिवेशनमें। 

२, जॉन हेम्दन (१५९४-१६४३); एक घंग्रेण देशभक्त । 

३. यह पत्र पहोँ नहीं दिपा जा रह्य है। ऐेकिन, उससे सम्बद बुछ मंश इस परमार हैः “मुझ 
दु/खके साथ कहना पढ़ता है. , ,कि आप दुनिषके सबसे इतप् मादमी है. . «अगए भारत जमे 
फौछादी शिकजेसे क्वानेवाढी त्रिड्शि सरकार न होती तो भाज आपकी व्या दशा दोती१. « «संजार 
हिन्दू पमे और इस्छाम, दोनोंकों समाप्त कर देना चाहती है. . .पह वात विल्जुछ पता है. . «आप 
चूप्मूठ भहिसाकी बात करते हैं, लेकिन आपके मनमें ठीक इससे उठ्श भाव है. . . भाष 
अतफल्ताकों छिपनेके लिए हिंसाको उ्मारनेद्ी कोशिश कर रहे है। आप शानिकि श्ु है. « «हों 
अन्तिम घढ़ीमें भी पूझ-वूझसे काम छीजिंए भौर सारा आन्दोहन वन्‍्द करने. « « सुपारोंक़ों सफछ 
बनामेमें सरकारके साथ सहयोग कीजिए, . .कोंकि ये सुधार दी भासको जरदीसेनल्ली लााण दिश 
सकते हैं ।” यंग इंडिया, १९-१-१९२१ । 


व्पिणियाँ २१७ 


वे भारतपर कब्जा नहीं करते। में यह मावतेको भी तैयार नहीं हूँ कि अगर दो बुरे 
शासनोंके वीच चुनाव करना पडता तो जर्मत-शासन अधिक बुरा साबित होता। फिर 
ब्रिटेत जर्मनीके खिलाफ भारतकी खातिर तो नहीं छडा था। दूसरी ओर, में मानता 
हूँ कि ब्रिटिंग शासनने हमारी धामिक भावनाकी जडपर आधात किया हैं और अग्रेजों- 
ने जातवुझकर इस्छामके प्रभावकों कमजोर वनानेकी कोणिग की है। श्रिटिग सरकारने 
ईसाई चर्च सगठतके साथ पक्षपात किया है। अगर इस पक्षपातसे भारतीय करदाताओं- 
का नुकसान न होता तो व्यक्तिश. में इसपर कोई आपत्ति नहीं करता। में सुवारो- 
में! भी खुशो-खुभी हाथ वेटाता, अगर उससे खिलाफत और पजाव सम्बन्धी अन्यायोका 
परिशोषन होता और देश स्व॒राज्यकी दिशामे आगे वढता। छ्ेकिन, इसके विपरीत, 
मेरा तो निदिचत मत है कि सुधारोसे भारतकी कोई खास भलाई होनेवाली नही है। 
उनसे हमे वास्तविक स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता, और मेरे लिए या किसी भी 
भारतीयके लिए खिलाफत तथा पजाव सम्वन्धी अन्यायोकों भूलना असम्भव है। अन्‍्तमें 
में श्री फॉय तथा उन जैसे अन्य अग्नेजोकों विद्वास दिलाता हूँ कि असहयोग विफल 
नही हो रहा हैं, और में या मेरा कोई भी सहयोगी इसकी विफलतापर परदा 
डालनेके लिए हिंसाका समर्थन नहीं कर रहा है। सच तो यह है कि हम अपनी तरफ- 
से हिंपाको रोकनेके लिए पूरी कोशिश कर रहे हे। में जानता हूँ कि हमारी सफलता 
प्रत्येक अग्रेजजी जानकों अपनी जानकी तरह ही मूल्यवान्‌ समझनेमे निहित है। हम 
जिस छडाईमे जुटे हुए हे, वह अच्छाई और बुराईकी लडाई है। व्यक्तियोके रूपमे 
भग्नेजोंसे हमारा कोई झगडा नही है। हम उस प्रणाल्लीको सुवारने या समाप्त कर देनेका 
प्रयत्न कर रहे हे, जो अच्छेस्े-अच्छे अग्रेजोको भी बुराई, भ्रष्ठाचार, छूट-खसोट और 
एक सम्पूर्ण राष्ट्रों अपमानित करनेमें अपना हाथ बँटानेपर वाध्य करती है। 


£ बदमाश रोमवाल़े 


दूसरे ढगके पत्रोंका एक नमूना हैं श्री पेनिगटनका पत्र। श्री पेनिगटनकी पूछमें 
डक तो होता ही है। उन्हें अपनी वातके सही होनेका कितना विश्वास है। उनका 
कहना है कि जिस तरह वदमाश रोमवालछोने ब्रिटेनका साथ छोड दिया उसी तरह अग्रेज 
लोग भारतका साथ छोडकर नही जा सकते क्योकि उससे भारतकों अराजकताकी स्वथिति- 
का सामना करना पडुेंगा और वे मूझसे भी यही महसूस करनेकी आशा करते है। काश 
कि अग्रेज लोग भी उतने ही बदमाश होतें जितने रोमवाले थे या अराजकताकी ओरसे 
उतने ही उदासीन होते जितना उदासीन इस धरतीका पुत्र, में हूँ। कारण, में सचमुच 
ऐसा मानता हूँ कि योजनापृर्वक सारे राष्ट्रका अपमान करने और उसे पुसत्वहीन वनानेकी 
इस प्रक्रियाके जारी रहनेसे तो भराजकता ही अच्छी है। जिस सरकारका एकमात्र 
उद्देश्य भारतके साथनोसे नाजायज फायदा उठाते रहनेके लिए उसे गुलामीमें जकड़ 
रखना है, उसे समाप्त करनेकी अपेक्षा अराजकतामें से व्यवस्थाका निर्माण करनमें 
में अपने आपको अधिक समर्थ मानता हूँ। मुझे ब्रिटिंग शासनके छोक-कल्याणकारी 


१. सन्‌ १९१९ के मॉन्‍्टेखयु-ैम्तफोट सुपार । 


२१८ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


सरपमें विश्वास वहीं है। और अब में मानता हूँ कि श्री पेनिगटनको मेरा यह आदवो- 
सन ठीक-ठीक समझमे आ जायेगा कि अगर मे अग्रेजोम्नें भारतका सम्बन्ध वनाये रखूँ 
तो उप्का कारण हमे उतसे प्राप्त हो सकनेबाली अपमानजनक सुरक्षा नहीं होगी बल्कि 
सिर्फे यह विद्धास ही होगा कि मानव-स्वभाव मूलत अच्छा है, और इसीलिए 
सिद्धान्त और व्यवहार, दोनो ही दृष्टियोसे समानताके आधारपर स्थित सहयोगपर 
मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मूझे यह आशका भी नहीं है कि भग्रेजोके भारतसे 
जाते ही दूसरे राष्ट्र भारतपर दूट पडेगे, और उसका आधार भी मेरा यही विश्वास है। 
मान छीजिए, वें भारतपर टूट ही पडें तो भी भारत या तो असहयोगके इसी अद्वितीय 
अस्त्से उतका मुकावक्ला करेगा, या किसी राष्ट्रवादी प्रताप या अकवरकों जन्म देगा 
जो कारगर ढगसे बतृशासित पणुवल्का उपयोग करेगा, क्योकि भग्रेजोके भारतते चले 
जानेपर इस देशकों अशक्त और पुसत्वहीन बनाकर रखनेवाली ताकत हट जायेगी। श्री 
पेनिंगटन यह भी भूल जाते हे कि अन्य आक्रमक शव्तियोकी अच्छाई ते सही, अग्रेजोके 
चह्ले जानेके वाद उन गवितियोकी पारस्परिक ईर्ष्या ही इस अभागे देशकों विदेशियोंके 
लोभका शिकार होनेसे बचा कर रखेगी। जहाँतक अहिसाके कारार होतेकी शक्ति- 
में मेरे विश्वासकी वात है, वह तो न कभी कमजोर पडा है और त पढ़ेगा। में 
पत्र-लेक्षककों आगाह कर देना चाहता हूँ कि वे ब्रिटिश अखवारोंमे छुपे पक्षपातपुर् 
विवरणोका विश्वास न करे। सभी जानते है कि अभीतक यह आन्दोलन बिलकुल ही 
महिसक ढगसे चछता रहा है। इक्के-दुक्के स्थानोपर हममें भापसमे ही कुछ हल्लडवाजी 
हुई है। लेकिन इस आत्दोलनकों ऐसी हुल्लडवाजीसे भी अलग रखतेकी हर चन्द 
कोशिश की जा रही है। इस आन्दोछनकी कमजोरियाँ वतातें रहनेसे यह कही अधिक 
लाभदायक होगा कि पेनिंगटन यह प्रयत्न करे कि सरकार खिलाफृत तथा पजाव 
सम्बन्धी अन्यायोका परिक्ोवन करनेके छिए गढत रास्तेंकी छोड़कर सही रास्ता 
अपनानेकों मजबूर हो और भारतमे स्व॒राज्य स्थापित करनेके लिए एक सम्मेलन बुलाये। 


मंतहिष्णुता 

अब में भारतीय मित्रोस्ते प्राप्त समाचारोको छेता हूँ। बंगाऊके चार मुसलमानोने 
एक पत्र भेजा है। एक हस्ताक्षरकर्त्ता वकील हैं। इन पत्रकेखकोकों इस आन्दोहनके 
सफक या इस उद्देहयके न्यायसगत होनेमे कोई सन्‍्देह नही है। किन्तु उन्हें गब्दोंकी हिपा 
के वाद लोगोंके कर्मकी हिंसापर भी उतारू हो सकनेकी आध्वंका है। उन्होंने उप 
असहिष्णुताका उल्लेंश्व किया है, जो कहते है, श्री विपिनचद्ध पा और श्री फजदुंद 
हकके' प्रति दिखाई गई। में उतकी इस बातसे सहमत हूँ कि असहिष्णुतासे हमे कोई लाभ 
नहीं हो सकता और अगर वह हिंसाका रूप धारण कर छे तो आन्दोलनकों हानि 
पहुँच सकती है। में कह चुका हूँ कि जब किसी वक्‍्ताकी बात अदचिकर और बुरी 
ढगे तो, नि सन्देह, हमें वहाँसे उठकर चके जानेका अधिकार है, छेंकित शौर्युछु मंचाकर 


२. पक्र राष्ट्वादी मुपत्मान नेता, जो वादमें व्वितीय विश्न-युदके उमर बगाल्‍के सुलगली 
बनाये गये थे । 


टिपणियाँ २१९ 


वक्‍ताको परेशान करनेका अविकार नहीं है। एक सहिष्णु सरकारके बदढ्गे हम किसी 
असहिष्णु छोकतन्त्रकी स्थापना तो नहीं ही करना चाहते । असहयोग पण्ु-वढके मुकाबले 
जनमतके वलकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेका प्रयास है। 


सार्वजनिक अपव्यय 
इन्ही पत्र-कछेखकोने यह भी लिखा है: 


हमें बड़े दुःखके साथ आपका ध्याव बहुत-से लोगोंके इस सन्देहकी ओर भी 
आह्ष्ट करना पड़ रहा है कि बड़े-बड़े भोज देकर, पहुले दर्जेम यात्रा करके, 
बिना किसो जरूरतके टेक्सो वर्गरह किरायपर लेकर तथा अन्य अनेक तरीकोंसे 
भी नेतागण सार्वजनिक कोषका, जिसमें भिखमंगोंतक का योगदान है, अपव्यय 

कर रहे हैं। 
किसीका नाम नही दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है, आक्षेप अली वन्बुओ- 
पर है। मुझे स्वयं भी अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए, क्योकि इधर अपनी 
वीमारीके बादसे में भी दूसरे दर्जेमे ही यात्रा कर रहा हूँ। में जानता हूँ कि मौलाना 
शौकत अछीके लिए तीसरे दर्जेमे यात्रा करना लगभग असम्भव है। जो कार्यकर्ता ऐसे 
किसी कारणसे दूसरे दर्जेमे चलनेपर मजबूर नही हे, उन्हे भी वे दूसरे दर्जेमे छे जाते 
है -- इसे कार्यकर्तताओके प्रति उनकी अनावश्यक दयाछृता अवश्य मानी जायेगी। इसका 
कारण उनका उदार स्वभाव है। मुझे भरोसा है कि वे सावेजनिक पंसेके मामक़ेमें कमसे- 
कम उतनी सावधानी तो अवश्य ही बरततें हें जितनी कि अपने पैसेके वारेमे बरतते 
है। गानदार भोजोंमे उनके ढ्ारा कभी पैसा वख्ाद करनेकी वात मुझे नहीं मालूम। 
और टैक्सी वगैरहपर तो वे वेकार पैसा खर्च नहीं ही करते। वे अपने-आपको और 
अपने साथियोंको जितनी सुख-सुविधा देते हे, उसका खर्च आमतौर पर बे अपने 
मित्रोंकी जेबसे चुकता करा देते हे। फिर भी, मुझे पत्रकी यह वात अच्छी छंगी। 
वैसे मेने उन्हे बहुत निकटसे देखा है और लगभग एक साहसे उन्हीके साथ यात्रा करता 
रहा हूँ। इसलिए में कह सकता हूँ कि जिन हजारो छोगोका उनपर विश्वास हे, उन्हें 
अब भी उनकी ईमानदारीपर शक करनेका कोई कारण नही है। उन्हें समझना 
चाहिए कि श्री शौकत अली और उनके भाई जनताके ईमानदार, योग्य और अत्यन्त 

साहसी सेवक हे । 

गाँवोंमें प्रचारकार्य 

इन पत्रकेश्तकोने और भी वहुतसे विपयोपर लिखा है। वे पूछते है कि गाँवोमें 
प्रचास-काय कैसे चछाया जाये। उत्तर वहुत सीवा-सादा है। हर गरामवासीकों -- चाहे 
वह मर्दे हो या औरत --काग्रेसमे शामिल होना चाहिए और औरतोकों हर गाँवमें 
एक स्कूल खोलना चाहिए तथा हर घरमे चरखेको दाखिल करना चाहिए। ऐसा 
णायद ही कोई गाव हो जहाँ कोई मन्दिर या मसजिद न हो। इन मन्दिरों या मसजिदोंके 
भहातोमे राष्ट्रीय स्कूल खोले जाने चाहिए और लड़को और लइकियोंकों मीवी-सादी 
शिक्षा देनी चाहिए। अगर मेरी चक्छे तो में हर स्कूलमें कताई अनिवार्य कर दूँ। 


२२० सम्पूर्ण गांधी, वाइमय 


कोई भी प्रामशाला चलानेका खरे उस गाँवकी सामथ्यंसे अधिक नहीं होता चाहिए। 
ये श्ञालाएँ हमारे बच्चोमे साहस और विश्वास भरनेवाली सस्थाएँ होगी। कताई और 
बुनाईसे हर गाँवकों आत्मतिर्भेर बता देता चाहिए। स्वराज्यकी स्थापताके पहले ही 
भारतके जीवनको राष्ट्रीय आधारपर श्ान्तियूर्ण ढग़से सगठित कर देना जरूरी हैं। मगर 
सच्चे मससे प्रयास किया जाये तो दुनियाकी कोई भी ताकत इस राष्ट्रको अपने 
लक्ष्षकी ओर बढनेसे रोक नही सकती। कालेजका हर ईमानदार और बहादुर छात्र 
यह महान्‌ कार्य अपने हाथोमें छे सकता है। इसके लिए पहलेसे किसी शिक्षाकी 
जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ उन दो गृणोकी है, जितका उल्लेख मेने किया है। 


और भी आलोचक और भी आलोचनाएँ 


सारी बातोकों प्रकाशित या उनका उल्लेख न कर पानेके लिए, आशा है पत्र- 
लेखक मुझे क्षमा करेगे। मेरे लिए वह सम्भव नही है। मेरे सामने ध्यान देने लायक दो 
प्रचार-पुस्तिकाएँ पडी हुई है, एक कलकत्ताके श्री चटर्जीकी लिखी हुई है भर उप्की 
भूमिका श्री शास्त्रियरन' बहुत ही प्रभावशाली शैलीमे लिखी है। में यह पुस्तिका अभी 
पढ नही पाया हूँ। दूरी नागपुरके प्रो० राजूने लिखी है। प्रो० राजूकी पुस्तिकाको भी 
में अभी सरस्री नजरसे ही देख पाया हूँ। उसमे उन्होंने असहयोगके पक्षकी धज्ियाँ 
उद्नेकी कोशिश की है। यह पुस्तिका इसलिए पढती पड़ी कि भें सागपुरमे पिसिपल् 
चैशायरके साथ उतसे भी मिलतेकी उम्मीद कर रहा था। छेकित प्रशासनने मजूरी 
नही दी, सो उनसे मिल नही पाया। प्रो० राजूकी पुस्तिकापर विस्तारसे लिख सकतेके 
लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे दु खक्े साथ कहना पडता है कि उन्होने इस 
आल्दोछनका अध्ययन सतही तौरपर ही किया है और उतने ही सतही तौरपर मेरे 
साधनपर भी विचार किया है। ऐसा लगता है कि वे मेरे कुछ मूलभूत विभारोसे 
भी परिचित नहीं है। उन्होने मुझपर बहुत-से ऐसे विचार आरोपित किये है, जो 
कभी मेरे मनमे रहे ही नहीं। उन्होंने पाठकोंके सामने मेरे विचारोका विकृत चित्र 
ही पेश किया है। जिध्नने कभी इस आल्दोलतका या मेरे विचारोका अध्ययत न किया 
हो इस पुस्तिकासे वही भ्रमित हो सकता है। उनके निष्कर्ष स्पष्टतः बेतुके है; मे 
यहाँ उनमें से सिर्फ एककों ही पेश करके सस्तोष करता हूँ। वे कहते हे . 

श्री गांधीका दावा है कि वर्तदान असहयोग आत्दोलन अहिंसात्मक है लेकित 

हम इसी निष्कषपर पहुँचते हे कि अहिसात्मक होता तो दूर, विश्चित रुपसे इसका 

संशा और उद्देय हिंसा करना ही है। 

“अंग इंडिया ' के पाठकोंको इस आन्दोलनके अहिसात्मक स्वरुपके वारेमे आख्स्त 
करानेकी कोई जरूरत नहीं। श्री राजू गत तथ्योके आधारपर ऊट्पर्टॉंग सम्भा- 
वनाओंकी कल्पना करके इस भिष्कर्षपर पहुंचे है। उनकी पुरितिकापर विस्तार 
विचार न करनेके लिए में उनसे क्षमा चाहता हूँ। मैं श्री राजूसे और जिन छोगोपर 


१. वी० एस० ओऔनिवास शाखी (१८६९-१९४६ ); विद्वाव, राजनीतिश मौर १९१० से १९२७ 
तक भारत सेवक समाज (सर्वट्स ऑफ इब्या सोसाइटी )के गथक्ष । 


टिप्पणियाँ २२१ 


उतकी दलोलका प्रभाव पडा हो उन लोगोसे भी कहूँगा कि वे 'यग इंडिया की 
फाइल उलटकर देख जाये। में विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हें श्री राजू द्वारा पेज 
की गईं सभी दलीछोका जवाब उसमें मिल जायेगा। 


४जांघी सिगरेट ! ” 


भेरे नामका जितना भी दुरुपयोग किया गया है, उनमें से कोई भी मेरे लिए 
उतना अपमानजनक नहीं हैं जितना कि जानबूझकर एक कंम्पतीका अपनी सिग- 
रेटोके साथ उप्तका जोड दिया जाना है। एक मित्रने मेरे पास एक ल़ेविल भेजा है, 
जिसपर मेरी तसवीर छपी हुई है। सिगरेटका नाम “ महात्मा गराधी सिगरेट” रखा 
गया है। में तो धूम्रपानसे उतना ही भय खाता हूँ जितना शराबखोरीसे। धृम्रपानकों 
में दुष्येसन मानता हूँ। इससे व्यक्तिको वृद्धि और विवेक कुण्ठित हो जाते है। यह एक 
तरहसे शरावसे भी बुरा है, क्योंकि इसका असर आसानीसे स्पष्ट दिखाई नही देता। 
एक बार अगर किसीको इसकी छत छग गई, तो इससे छुटकारा पाना कठिन ही होता 
है। और यह एक खर्चीला दुव्यंसत है। इससे साँसमे दुर्गन्‍्ध पैदा हो जाती है, दातोका 
रग खराव हो जाता है और कभी-कभी कैंसर भी हो जाता है। यह एक गन्दी 
आदत है। मेने किसीकों अपने नामको सिगरेटोके साथ जोडनेकी अनुमति नही दी हे। 
अगर यह अज्ञात सिगरेट कम्पनी वाजारमे पहुँची सिगरेटोपरसे छेविल हटा ले या 
अगर जनता ऐसे छेवलवाली सिगरेटे न खरीदे तो में आभार मानूंगा। 


सच्ची योग्यता 


मुझे इस आशयकी भी सूचना दी गई है कि एक छडकी अपनेको मेरी बेटी 
बताते हुए देशमे घूम रही है। खबर मिली है कि द्वारिका, छपरा और नंपालमे भी 
देखी गईं। यहाँ मे आपको वता दूँ कि मुझे किसी भी छडकीका पिता होनेका सौभाग्य 
प्राप्त नही है। और न मेने किसीको किसी तरहके प्रचा रके सिलसिलेमे अपने नामका 
उपयोग करनेका ही अधिकार दिया है। मुझसे सम्बन्धित सभी कार्यकर्त्री बहनोको छोग 
अच्छी तरह जानते है; और उनके हाथमे जो भी काम हो, उसे करनेके लिए उन्हें 
मेरे तामका उपयोग करनेकी जरूरत नहीं है। ऐसी उलझतोसे निवट्नेका सबसे अच्छा 
रास्ता यह है कि जो लोग मेरे साथ, या मेरे ही साथ क्‍यों, किसी भी सार्वजनिक कार्य- 
कर्त्तके साथ अपना सम्बन्ध वताये, उनकी वातोकों कोई महत्व ही न दें। आज जब 
हमारे पास हजारो कार्यकर्ता ह॑ तव उचित यही होगा कि हरएककी परीक्षा उसके 
अपने गूणोके आधारपर हो, उसमे इस वातका विचार न हो कि वह किसका कौन है। 
[अग्रजीसे ] 
यंग इंडिया, १२-१-१९२१ 


११२: प्रान्तीय कांग्रेस कसेटियोंके नियमोंका ससविदा 


१. नये सविधानके' अनुसार नये बनाये गये प्रा्तमें' पुरानी प्रान्तीय का्रेस कमेटी 
या पुरानी जिला कांग्रेस कमेटी, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी बन जायेगी। 

२. वर्तमात सदस्य जो काग्रेसके नये ध्येय और साधनोको स्वीकार करते हे, 
तुसत प्रान्तकों जिलोमे बाँदनेकी कार्रवाई करेगे। वर्तमान राजनीतिक जिले जहाँकही 
सम्भव होगा, ज्योके-त्यो रहेंगे। 

३ इस प्रकारका प्रत्येक जिला ताल्लुकों या तहसीछोमे विभकत कर दिया 
जायेगा; किन्तु यथासम्भव वर्तमान विभाजन ज्योके-त्यो 'रखे जायेगे। 

४. प्रत्येक ताल्लुका फिरकों या मडलोमे विभकक्‍त कर दिया जायेगा। 

५ प्रत्येक वर्तमान जिला कमेटी उन प्रामीणोमे से, जो उसके अभिकासक्षेत्र्ं 
है, सविधानके अनृस्तार वाछनीय सख्यामे सदस्य बनायेगी और वे सदस्य काग्रेसके 
प्रतिनिधियो और विभिन्न जिछा काग्रेस कमेटियोमे भेजे जानेवाले प्रतिनिधियोका 
चुनाव करेगे। 

६ प्रत्येक सोमवारकों वर्गानुक्रमसे सदस्योकी एक सूची बनाकर प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटीको भेजी जायेगी। इस सूचीमे प्रत्येक सदस्यका पूरा नाम, पता और व्यवसाय 
लिखा होगा। +॒ 

७. प्रत्येक जिला कमेटीका दायित्व होगा कि वह सदस्योसे सदस्यताका शुल्क 
इकट्ठा करे और उसका आधा अछ्य नियम ६ में उल्लिखित सूची भेजते समय उसके 
साथ ही प्रान्तीय काग्रेस कमेटीको भेजे। 

८, जिस गाँवके कांग्रेस संगठनमें गाँवके ५ से अधिक सदस्य हो वह अपना 
मन्‍्त्री, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष तथा दो और सदस्य चुनेगा, जो गाँवकी पचायतका काम 
करेगे। 

९ यह पचायत गाँवमे रहनेवाले प्रत्यक वालक या वालिकाको प्राथमिक शिक्षा 
देने, प्रत्येक घरमे चरखे पहुँचाने तथा गाँवमे रोग-निवारण तथा सफाईकी व्यवस्था 
करेगी, और उसका यह दायित्व भी होगा कि वह कापग्रेसके असहयोग-विषयक 
प्रस्तावसे सम्बन्ध रखनेवाल्ली अन्य सब बातोकों, जहाँतक वे गाँवपर छागू होती है, 
कार्यान्वित करे। 

१० जिछा कमेटीका यह कर्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्रके ग्राम-संगठनों तथा 
अन्य सगठनोके कामकी देखरेख और नियमन करे। 

११ हर जिला कांग्रेस कमेटीमें दस सदस्य होगे, जिनका चुनाव विभिन्न सग- 
ठनोके सदस्य करेगे और जहाँतक सम्भव होगा इसमें जिल़ेकी मुसठमान आवादीके 


१, देखिए “ नागपुर अधिवेशनमें पास किया गया का्ग्रेतका संविधान”, विसम्बर १६९० । 
३. काग्रेसके नये सविधानके अन्तर्गत भाषके आधारपर नये पछिरेसे कां्रेसके आन्त बनाये गये गे। 


प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोके नियमोका मसविंदा २२३ 


अनुपातसे मुमछमान और यथासम्भव कमसे-कम एक स्त्री और एक दलित वर्गीय सदस्य 
भी छिये जायेगे। 

१२. इस प्रकार चुनी गई जिला कांग्रेस कमेटीके प्रतिनिधि अपनेमें से अपना 
अध्यक्ष, कोपाध्यक्ष और मस्ती चुनेंगे। 

१३ जिला कमेटियोके लिए चुने गये प्रतिनिधि प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोंके 
हिए प्रतिनिधि चुनेंगे और इस चुतावमें नियम सल्या ११मे दी गई व्यवस्था लागू 


होगी। इनकी संझ्या कांग्रेस महासमितिके लिए निर्धारित सदस्य-सस्यासे १० अधिक 
होगी। 


१४. इस प्रकार चूने गये प्रतिनिधि अपनेमे से अध्यक्ष, मन्त्री, कोपाब्यक्ष भर 
चार अन्य सदस्य चुनेंगे। ये लोग प्रान्तीय कार्योका सचालन करेगे भौर कामग्रेसके 
समय-समयपर स्वीकृत किये गये प्रस्तावोकों उचित रुूपसे कार्यान्वित करनेके लिए 
प्रान्तीय कमेटीके प्रति उत्तरदायी होगे। 

१५ जिछा कांग्रेस कमेटियोके प्रतिनिधियोका चुनाव २१ फरवरी, १९२१को 


होगा और वह १५ फरवरीकों ५ बजे सायकाछतक बने सदस्योकी सूचीके आधारपर 
किया जायेगा। 


१६ चुनाव प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निश्चित की गई किसी सुविवा- 
जनक जगहमे खुले हूपमे भौर इसी निभित्त बुछाई गई निर्वाचकोकी सभामे किया 
जायेगा। निवृत्त होनेवाली कमेटीका मन्‍्त्री इस सभाका संयोजक और चुनाव अधि- 
कारी होगा। 

१७ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके प्रतिनिधियोका चुनाव ४ मार्च, १९२१को प्रान्तके 
प्रधान कार्यालयमे होगा। निवृत्त होनेवाली प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीका मच्जी इसका त्यो- 
जक और चुनाव अधिकारी होगा। 

१८ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके निर्वाचक अपना मतपत्र डाकसे भेज सकते हे । 

१९ मनन्‍्त्री चुतावके परिणामोंकों समाचारपत्रोकों प्रकाशनार्थ भेजेगा। 

२० प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों और जिछा कांग्रेस कमेटियोके मन्‍्त्री जहाँतक 
सम्भव हो, पूरा समय देनवाक्ले कार्यकर्ता हो और यदि जरूरत हो तो उनको प्रान्त 
या जिलेके कोपमें से वेतन भी दिया जाये। 

२१ कांग्रेस अधिवेशनके प्रतिनिधियोका चुनाव १५ नवम्बर, १९२१ को होगा। 

२२ प्रान्तीय काग्रेस कमेटी हरएक ताल्हुकेके लिए यथासम्भव आवादीके अन- 
पातसे चुनें जानेवाह्ले प्रतिनिवियोकी सख्या निर्धारित कर देगी, और चुनाव ताल्डकेके 
उस केन्द्रीय स्थानमे किया जायेगा, जिसे जिला कांग्रेस कमेटी निश्चित करेगी और 
जिला काग्रेस कमेटी द्वारा मान्य एजेंट उसकी देखरेख करेगे। 

२३ चुनावोंका परिणाम सम्बन्धित जिला कमेटियोकों अधिकसे-अधिक दिसम्बर 
१९२१ तक भेज दिया जायेगा। 

२४ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक महीनेमे कमसे-कम एक बार होगी पौर 
उसमें जिछा सगठनोंकी रिपोर्टोपर विचार किया जायेगा तथा कांग्रेस द्वारा त्वीकृत 
प्रस्तावोकों कार्यान्वित करनेके लिए कदम उठाये जायेगे। 


११४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


२५. ये नियम ३१ दिसम्बर, १९२१ तक एक साछके लिए छागू रहेगे किन्तु 
इनमें इससे पहले समय-समयपर नई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी सुधार, परिवर्तत और 
संशोधन कर सकती है। 


्ः रैः नर 


प्रात्तोय कांग्रेस कमेटियोके कार्यकी सुविधाके लिए मैने ऊपर दिये गये नियम 
बतानेकी धृष्ठता की है। कमेटियाँ स्वभावत इनमे जैसा चाहे फेरफार कर सकती है 
या इन्हें बिछकुछ नामजूर कर सकती है। थे नियम केवल मार्गंदशनकी दृष्टिसे सामने 
रखे गये हे। अगर जूनकी समाप्तिसे पहले इस नये तन्त्रको चालू करना है, जैसा कि 
नये संविवानके अन्तगंत अनिवार्य है, तो हमे देर नहीं करनी चाहिए। यदि हम नये 
सगठनको व्यवस्थित और सुचारू रूप प्रदान कर सके और छाखो स्त्री-पुरुषोकों सक्रिय 
कार्यकर्ता, असहयोगके प्रस्तावकों कार्यान्वित करनेके लिए कृतसकल्प कार्यकर्त्ता बना सके 
तो यह बात आसावीसे समझी जा सकती है कि हम अवद्य ही एक वर्षमे शान्तिपूर्ण 
और ख़तहीन क्रान्ति कर सकेगे। असहयोगकी समस्त योजना इस मान्यतापर आधारित 
है कि इस देशयर अप्रेजोका नियन्त्रण लोगोके ऐच्छिक सहयोगपर निर्भर है। यह सच 
है कि लोग यह सहयोग अनजाने ही देते हे, और यह भी बिलकुल सच है कि 
इसका कारण भय है, और इसका कारण वे प्रलोभन हे, जिन्हे देकर अग्रेज हममे से 
कुछ लोगोकों लुब्घ करते आये हे। इस दृष्टिसे वर्तमान आन्दोलन यह दिखानेका एक 
प्रयल-भर है कि हम जिस क्षण अग्नेजोको अपना यह ऐच्छिक सहयोग देना बन्द कर 
दंगे, जिस क्षण हम उनका भय त्याग देंगे और उनके प्रछोभनमे आनेसे इनकार 
कर देगे उसी क्षण हम लोग स्वतन्त्र हो जायेगे। में मानता हूँ कि हमसे से बहुत 
लोग इस कार्यों जितना कठिन मानते है, यह उत्तना कठित नहीं है। इस चाहू 
वर्षमे यह मालूम हो जायेगा कि मेरा यह विश्वास सही है या नहीं। काग्रेसके 
पण्डालमे' जो हजारों छोग इकटूठे हुए थे, उनका विश्वास भी वही था जो मेरा है। 
अब अपने इस' विश्वासकों कार्यरूप देना उनका काम है। 

[भग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, १२-१-१९२१ 


१. दिसलर १९२० में नागपुरमें हुए काग्रेस अधिवेशनमें । 


११३: विनम्रताकी जरूरत 


अहिसाकी भावना लाजमी तीरपर विनम्नताकी ओर हे जाती है। अहिसाका 
मतलब है उस भगवानपर पूरा भरोसा करना जो सदासे सवका सहारा रहा है। 
अगर हम उमकी मदद चाहते है तो हमें अहकार छोडकर और पश्चात्ताप-भरे दिलसे 
उसकी शरणमें जाना चाहिए। काग्रेसके अधिवेशनमें असहयोगियोकों जो आइचरयं- 
जनक सफलता मिछी उसका उन्हें वेजा फ़ायदा उठानेकी कोशिश नहीं करती 
चाहिए। व्यवहारमें हमे आमके पेडके जैसा होना चाहिए, जो फल आनेपर झुक जाता 
है। उसकी भानदार विनम्नता ही उसकी शोभा है। लेकिन यह सुना जाता है कि 
मतभेद रखनेवालोके साथ असहयोगियोका व्यवह्ा र अविनीतत और असहिष्णु होता है। 
वे अगर इस तरह इतराने छगे तो में इतना ही जानता हूँ कि वे अपनी गरिमा 
और अपना गौख सभी-कुछ ख्रो बैठेंगें। अभीतक की अपनी प्रगतिपर हमें असन्तोष 
भछे हो न हो, परत्तु अभी गवें करते छायक भी हमने क्या पा लिया है? गर्वसे 
फूल उठना तो दूर, उचित गवँ कर सकतेके लिए भी अभी हमने जितना त्याग किया 
है, उससे बहुत ज्यादा त्याग हमें करना होगा। काग्रेसके अधिवेशनमे शरीक होनेवाले 
हजारो लोगोने अहिसाके सिद्धान्तका वौद्धिक समर्थन तो बेशक किया, मगर उसपर 
आचरण बहुत कम कर रहे है। वकीलोंकी वात छोड भी दें तो ऐसे कितने माता- 
पिता है जिन्होंने अपने वच्चोकों स्कूलोसे हृठा लिया हैं? असहयोगके पक्षमें मत 
देववाले ऐसे कितने लोग हे जो चरखा चलाते है या जिन्होनें विदेशी कपडेका इस्ते- 
माछ पूरी तरह छोड दिया। 

असहयोग आत्दोलनमें डीग हाँकते, शेखी वधारने या झाँसा देनेसे काम नहीं 
चल सकता। यह तो हमारी ईमानदारीकी कसौटी है। यह आन्दोलन हमसे ठोस और 
मूक बलिदान चाहता हैं। यह हमारी ईमानदारी और राष्ट्रके कामके हमारे सामर्थ्यको 
चुनौती है। इस आन्दोछनका मकसद तो विचारोकों कार्यहप देता है। हम जितना 
ही ज्यादा काम करतें है हमें उतना ही ज्यादा यह पता चलता है कि हमने जितना 
सोचा था, उससे कही अधिक काम करनेकी जरूरत है। अपनी अपुर्णताके इस खबालसे 
तो हममें विनम्नरता ही आनी चाहिए। 

असहयोगी अगर छोगोका ध्यान अपनी वातौकी ओर खीचना चाहता है, अगर 
वह उनके सामने कोई मिश्ाल् पेण करना चाहता है तो ऐसा वह हिसाके जरिये नही, 
बल्कि शीलपुक्त विनम्नताके जरिये ही करता है। वह वोल कर नहीं, ठोस कामके 
द्वारा लोगोकों अपने पथ और मतका परिचय देता है। अपने सिद्धान्तकी सवाईमें पक्की 
आस्था ही उसकी ताकत है। और यह आस्था उत्तके विरोधीमे भी उस समय सवते 
अधिक जाग्रत होने लगती है जब वह विरोबका उत्तर अपनी वाणीते न देकर सिर्फ 
अपने कामसे देता हे। वाणी, खास तौरपर अभिमानसे भरी उद्धत वाणी विश्वासकी 


१९-१५ 


२२६ सम्पूर्ण गांधी चाइमय 


कमीको जाहिर करती है और विरोबीके मनमे उस कामकी सचाईके वारेमे ही सन्देंह 
पैदा कर देती है। अतएवं, विनप्रता जल्दीसे-जल्दी सफलता पा छेनेका गुर है। में 
आशा करता हूं कि हरेक अश्नहयोगी विनञ्ञता और आत्म-सयमकी जरूरतकों सम- 
झेगा। चूँकि हमसे यह विलकुछ ही छोटी वात अपेक्षित है और इसे कर दिखाता 
बिलकुल हमारे हाथकी वात है, इसीलिए मेने यह विद्वास दिलानेकी हिम्मत की है 
कि एक सालसे भी कम समयमे स्वराज्य हासिल किया जा सकता है। 

[अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, १२-१-१९२१ 


११४. आत्दोलनके लिए धन कहाँसे छाया जाये 


काग्रेसके अस॒हयोग प्रस्तावका' हर देशभक्तकों बहुत ध्यानसे अध्ययन करता 
चाहिए। अगर छोग उतनी ही छगनसे काम भी करे जितने उत्साहसे उन्होने इस 
प्रस्तावकी ताईद की है तो स्वराज्य एक सालछके अन्दर हासिल किया जा सकता है। 
सिर प्रतिनिधियोन ही असहयोगकों जरूरी समझा और वताया हो, ऐसी वात नही 
है, अधिवेशनमे आये हुए हजारों दर्णकोंन भी इस कार्यक्रके वारेमे अपना पूरा 
समर्थन कई तरहसे जाहिर किया है। 

क्रिसमस सप्ताहमें' सिर्फ प्रस्ताव पारित कर लेने और फिर अगछ़े क्रिसमसतक 
सारा साल सोते रहनेके दिन अब लद गये। जो कहते कुछ, और करते कुछ है, ऐसे 
लोगोके लिए काग्रेसके अधिवेजनोमे भाग छे पाना दिनोदिन मुश्किल होता जायेगा। 
संभीका यह कत्तेव्य है कि वे सरकारी या सरकार-नियन्त्रित शिक्षण संस्थाओमे से अपने 
बच्चोंकों हटा ले। सभीका कत्तंव्य है कि वे विदेशी चीजोका कमसे-कम इस्तेमाल 
करे और सिर्फ हाथकते सृतके हाथसे वुने हुए कपड़ेको ही काममे छायें। समीका 
कर्तव्य है कि वे तिलक स्मारक स्वराज्य-कोपमे पैसा दे। यह असहयोग आन्दोलन तो 
आत्म-निरीक्षणका, दिछ टटोलनेका आन्दोलन है। कार्यकर्त्ताओकों चाहिए कि वे जनताकों 
उसके क्तंव्यके प्रति वरावर सचेत करते रहें। इस कार्यक्रमकों लागू करानेके लि 
काग्रेसके पूरे संगठनका इस्तेमाछ किया जाना चाहिए। [कांग्रेसके | नये सविवावने 
कार्यकर्त्ताओको यह मौका दिया है कि वे कार्यक्रमकों तफ़सीलवार पुरा करनेके लिए 
जनताको एक साल्‍के अन्दर-अन्दर संगठित कर सके। अगर भारतका विशाल जब- 
समुदाय सजग रहकर प्रयत्न करे तो स्वराज्यकी उसकी जायज इच्छाको कोई दवा 
नहीं सकता। अगर हम शिक्षण सस्थाओका राष्ट्रीयकरण और अदालतोका वहिप्कार कर 
दे और अपनी जरूरतका सारा कपडा खुद बनाने छगें तो उसका मतरूव होगा कि 
हमने अपना राजकाज खुद चछानेका अपना अधिकार सिद्ध कर दिया है, और तव 


१, देखिए परिशिष्ट १। 
२. कांग्रेसका वाषिक अधिवेशन सामान्य. दितमबरके आदिरी हफ्लेमें हुआ करता था! 


आन्दोलनके लिए धन कहाँसे लाया जाये २७ 


| 
दुनियाकी कोई ताकत हमारे उद्देश्यकों विफल नहीं कर सकेगी। कुछ ही हजार 
निस्वार्थं, ईमानदार और मेहनती कार्यकर्त्तामोकी मददसे, ऊपर वताय हुए तीनो 
कामोकों बगैर किसी खास मुश्किलके पूरा किया जा सकता है। 

लेकिन इस लेखमे तो में आधिक कठिनाइयोके वारेमे विचार करना चाहता 
हूँ। अखिल भारतीय तिहक स्मारक स्वराज्य कोप इतना वडा तो होना ही चाहिए 
कि उससे राष्ट्रीय सस्थाओं और आन्दोलनकी सारी जरूरते पुरी हो सके । इस काममे 
देशके हजारों धनवानोके प्हयोगका हम स्वागत करते है, फिर भी हमारा असली 
सहारा तो आम जनतासे मिलनेवाला एक-एक पैसा ही है। समझ-बूझ्कर दिया हुआ 
हर पैसा, देनवालेके स्व॒राज्य स्थापित करनेके निश्चय का प्रतीक होगा। में तो यहाँ 
तक कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रकी जनता अपनी वेकारकी जरूरतो, बुरी आदतो और 
दुर्गंगोका परित्याग कर दे तो केवल इसीसे आन्दोलनके लिए जरूरी धनका प्रवन्ध 
हो सकता है। 

अगर भारतीय महिलाएँ अपने वेकारके गहने राष्ट्रकों सौप दे, अगर शराबी 
शराब पीना छोडकर उस पैसेका आधा आन्दोलनकों दे दे, अगर तम्वाक पीनेवाले 
देशके स्वतन्त्र होने तक धूम्रपान न करे और वचतका आधा पैसा इस कामके लिए 
दे दे तो आन्दोढनको सफलतासे पूरा करनेके लिए जितना धन जरूरी है, हमें मिल 
जायेगा। मुझे यह जानकर वडी खुशी हुईं कि मध्यप्रान्तमे शरावख़ोरीके खिलाफ वडा 
भारी आन्दोलन चल रहा है। में समझता हूँ कि उस आन्दोलनकी वजहसे हजारो 
शरावियोने इस बुरी छतसे छुटकारा पा लिया है। अगर शरावकी छतको मिटानेके 
लिए कोई संगठित प्रयत्व किया जाये तो वह असहयोगकी बहुत बडी जीत होगी। 
मुझे पूरा विद्वास है कि जिन छोगोकी यह बुरी छत छुड्ाई जायेगी वे इससे होनेवाली 
वचतका एक भाग खुशी-खुशी और कतज्ञताके साथ आन्दोलनके लिए दे देगे। 

हम लोग गरीब हे और दिनोदिन ज्यादा गरीव होते जा रहे हूं। इसलिए अगर 
हमे आम जनतामे से धन-सग्रह करता है तो आत्म-निरोधके द्वारा ही हम यह काम 
कर सकते हूँ। कुछ-न-कुछ तो हमेगा ऐसा रहता ही है जिसे हम देशके लिए छोड़ 
सकते है। बिना किसी हिंचकिचाहटके में धर्मपरायण लोगोकों यह सुझाव देता हूँ कि 
अगर वें अपनी दानशीछताका उपयोग स्वराज्यका मन्दिर बनानेके लिए करे, तो उसका 
इससे ज्यादा अच्छा उपयोग दूसरा हो ही नहीं सकता। काग्रेसकी महासमिति द्वारा 
नियुक्त कार्यत्रमिति धन-सग्रहकी कोई तजवीज जहूर पेश करेगी। छेकित में स्वथसेवी 
कार्यकर्त्ताओसें कहूँगा कि वे आम जनतामे आत्म-निरोधकी आदत डालकर उस योज- 
नाकी सम्पूर्ति कर सकते हेँ। 

इस दिशामे अलग-अलग प्रान्तोंके बीच स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। 

[अग्रेजीसे ] 
पंग इंडिया, १३-१-१९२१ 


११५. तार: जयरामदास दोलतरामको 
१२ जनवरी, १९२१ 


आपका तार मिला। में यहाँ उन्नीसतक हूँ, उसके पद्चात्‌ृ वस्वई।' फिल- 
हाल मुझे वहाँ खीचनका प्रयत्न न कीजिए। 


[अग्रेजीसे | 
वॉम्बे सीक्रेट एक्स्ट्रेन्ड्स, १९२३१, पृष्ठ ९९ 


११६- भाषण : गुजरात महाविद्याल्यके विद्यार्थियोंके समक्ष" 
१३ जनवरी, १९२१ 


मुझे उम्मीद थी कि जव में यात्रासे वापस आऊँगा तब तुमसे मिलूंगा, तुम्हारे 
साथ सलाह-मणविरा करूँगा, सुख-दु खकी वातें करूँगा और अपनी यात्राके अनुभवोंके 
कुछ उद्धरण तुम्हें सुनाऊंगा। उस समय मुझे खबर नहीं थी कि जो सन्देश पिछले 
दो दिलोसे में सभी लोगोंको दे रहा हूँ, वही तुम्हें भी दूँगा | में आज तुम्हारे सामने 
जो वात रखनवाला हूँ वह कोई नई वात नही हैं। मेरे मनमे तो वह घुरुसे ही है। 
में इसपर समय-अश्नमय विचार करता रहा हूँ और मेने इसपर अमछ भी किया है। 
लेकिन में अपने जोवनमें अमृक व॑स्तुओंकों दितके उजाले-सा स्ाफ-स्ाफ अमृक्त समवपर 
ही देख पाता हूँ; जिस तरह रौलट अधिनियम-आन्दोलनके समय नडियादमें एक दिन 
मुन्ने एकाएक यह चूुझ गवा कि कानूनका सविनव-भंगर करनके लिए अभी साप्द ठेयार 
नहीं है। नडियवादमे में खुद रहा था और अपनी मान्यताके अनुरूप मंत्र बड़ते-बंडा 
काम किया था।' वहाँके लोग अपना आपा खो वेठ और उन्होंने एक भारी भूल कर 
डाली।' मेने देखा कि कानूनका संविनय-भंग वहीं छोग कर सकते हूँ जो भयवत 
नहीं वरन्‌ सोच-समझकर जीवन-भर कानूनकों मानते आये हो। 


१. २० जनवरी १९२१ को क्षाग्रेसकी कार्पफ्रारिी समितिकी नेठ्क वम्में होंनेवाडी यी । 

२. गुजरात विंद्यापीन्‍्का अपना काेज, १५ नवम्बर, १९२० को अहमदाबाहनें छंत्थापित ! 

३, १६ नवाबर, १९२० से १० जनवरी, १९२१ तक यावीणी याजापर ये । 

४. १८ अप्रैठ, १९१९ को गाघीबीने आन्गोनको अत््यायी टय्ते स्थगित ब्नेजी छछाह ही भी। 
५. १९१८के प्रीष्ममें खेडा सत्यागहके दौरान नब्यिद गावीजीका झुझ्य कार्यात्य था। देलि: 


खण्ड १४ । 
६. २०, ११ और १२ अप्रैल १९१९ को याधीजीके वित्पतार किये घातेके समाचार है: 


ध्यद्रवोक दौरान; देखिए खण्ड १५ । 


भाषण गुजरात महाविद्यालयके विद्याथियोके समत्त २२९ 


मुझे अपने अस्त तीचे रख देने पडे। इस तरह मुझे किसी व्नुका किसी विशेष 
समप्रपर एहसास हो जाता हैं। में जब विद्यार्थी था तब मुझे ज्यामिति समझमें नहीं 
आती थी। १३ प्रमेव हो जानेतक मुझे यही पत्ता नही चक्का था कि ज्यामिति क्या 
चीज हे। लेकित बादमे जब शिक्षकने ब्लेकवोडंपर १३वाँ प्रमेथः समझाया तब 
एकाएक मेरे अन्तरमे उजाला हो गया, तबसे में रसपूर्वक ज्याभिति सीखन छगा। 
ठीक उसी तरह आज तीन-चार दिनसे एक वात मेरे मनमे स्पष्ट हो गई हैं। यदि 
हम अस्नहयोगकों सफल वनाना चाहते हो यह चाहते हो कि विद्यार्थी इसमे भाग ले 
और हम एक वर्षके भीतर स्व॒राज्य प्राप्त कर ले तो हमे क्या करना चाहिए ? जिस 
वस्नुको में पहछेसे मानता आया हूँ उसी वस्तुकों में इस समय आपके सामने पेश 
करता हूँ। भेरा तो इस वस्तुमे प्रारम्भसे ही अटछ विश्वास रहा हैँ, तथापि इसके 
एक पहलूकों मेने आज जैसा समझा है वैसा पहले कभी ते समझा था। 

में कुलपतिकी हैतिथतसे तुम्हें कुछ कहते नहीं आया हूँ, बडे भाई अथवा गुरु- 
जनके रूपमे सकाह देने और परामर्श करनेके छिए आया हूँ। यह सलाह देनेका आग्रह 
तो में अवहय कहेंगा। जिश्न दृढ़ता और विद्वासके साथ आज में यह वात तुमसे कहूंगा 
उत विश्वास' और दृढताके साथ मंत्र यह पहले कभी तुमसे नही कही है। स्कूल छोड़ना, 
शिक्षा विहीव होता तो आत्मघात करनेके समान हे, यदि तुम्हारा यह खयाल हो तो 
में तुप्तते कहूँगा कि स्कूल जानेके पापके बजाय तुम आत्मघात ही करो। ईदइवर तुम्हे 
इस आत्मघातके लिए क्षमा करेगा। अभीतक में तुमसे अनेक दिलचस्प बातें कहता 
आया हूँ, लेकिन आज तो में यह कहनेके लिए आया हूँ कि यदि तुम अस॒हयोगको 
सफल बनाना चाहते हो तो तुम अपने समयमे से प्रतिदिन एक-एक घटा सूत कातनेके 
लिए दो। यह तुम्हें नई वात छगेंगी, इससे तुम्हें आघात पहुँचेगा। जिनके मनमे 
स्तातक' बतनेकी आकाक्षा है और जिन्हे यह विश्वास दिलाया गया है कि यह विद्यान 
पीठ उन्हें र्नातककी उपाधि प्रदान करेगी उनसे में कहता हूँ कि आज हिन्दुस्तानके 
लिए चरखा चलाना ही सबसे वडी उपाधि पाना है। में इसे इतना अधिक महत्व 
इसलिए देता हूँ कि इस समय मेरी विचारसरणीका प्रवाह जितना तीत्र है उसका 
उतना ही प्रवाह में तुम सबरमें भी देखना चाहता हूँ। 

हिन्दुस्तानके गुलाम हो जानेका एकमात्र कारण यही है कि हमने स्वदेशीका 
त्याग कर दिया। हिन्दुस्तानमे सूत कातनका धत्धा कोई अलग धन्वा नहीं था, सभी 
वर्गोकी हरेक स्त्री यूत काता करती थी। कितने ही पुरुष भी काता करते थे। ढाकाकी 
मलमलका सूत कातनेवाल्ले पुरुष थे । छेकित यह तो मेने घन्वा करनेवाले थोडे छोगोकी 
बात को। सामान्य झूपसे कातना धन्या नहीं वरन्‌ कत्तंव्य समझा जाता था, धर्म माना 
जाता था। जवतक हिन्दुस्तानमें छोग चरखा कातते थे तवतक हिन्दुस्तान आत्राद था, 
समृद्ध था। हमारा इतिहास बताता है कि हायसे कते और बुन कपडसे न केवल देशकी 
भीतरी जरूरत पूरी होती थी वरन्‌ उप्तका निर्यात भी किया जाता था। ईस्ट इंडिया 
कम्पनीने जैसे बना वेसे कयडा वनानेके इस उद्योगकों नष्द कर दिया। करोड़ों रुपये 
कमानेके लिए उप्तने छडाइयाँ की, वन्दर्याहोकों हस्त्गत किया, व्यापारको हाथमें 


२३० सम्पूर्ण गाँधी वाहमय 


किया और अन्तमें राज्यकी स्थापना को। हम जबतक परदचात्ताप नहीं करते, बाप- 
दादोंपर हुए अत्याचारोका प्रायदिचित नही करते तबतक हम स्व॒राज्य कैसे ले सकते 
है? अत्याचारीको दण्ड देकर हम उसे कदापि प्राप्त वही कर ध्कते। दण्ड देनेकी 
पद्धतिका हमे त्याग करना होगा। दुसरेकों दण्ड देकर नहीं वरन्‌ आत्मशुद्धिसे ही शक्ति 
प्राप्त करके हमे अग्रेजोकों राज्य करनेसे रोकना चाहिए। हमारी अपवित्रताके कारण 
ही वे राज्य कर रहे हे, कर पा रहे है -- ऐसा अगर तुम मानतें हो और क्रेवक् नि्मछ 
साधनोके द्वारा ही स्वराज्य प्राप्त करता चाहते हो तो क्या करता चाहिए ? प्राव- 
दिचत्त करता चाहिए, छोड़े हुए कातनंके पन्धेकों फिरते हाथमे के ढ्ेना चाहिए। तुम 
कहोगे कि यह कार्य तो स्त्रीवगंका है। उससे हम कातनके लिए कहनेको तयार हें। 
में कहूँगा कि इतने-भरसे काम नहीं चलेगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने पजाबकी 
स्तियोकी इज्जतको छुटते देखा; इसका प्रायदिचित्‌ भी हम पुरुष कातनेके द्वारा ही कर 
सकते हे। हमे कातनंका धन्‍्धा अपना धन्धा छोडकर नहीं अपनाना है वरन्‌ फुरसतके 
सम्रयका पन्धा मानकर इसे अपनाना है और इस तरह हिन्दुस्तानका उद्धार करता है। 
हमारा प्रायश्चित्त पुरा तो तभी होगा जब स्त्री, पुरण और बच्चे सब कातने लगेगे। 
बिटिश मालका बहिष्कार करनेके हिमायती छोग लंकाशायरकों पछाइनेके लिए बहि- 
प्कारकी बात करते हे लेकिन दृस्रोकों पछाडनेकी बात करनेकी अपेक्षा मुझे यह 
करना अधिक अच्छा लगता है कि कोई हमे पछाड़ न तके। जापात, विछायत और 
अमेरिकाका रास्ता यदि बन्द करना हो तो हमे अपनी जरूरतका सारा कपडा अपने 
घर ही तैयार कर छेता चाहिए। जवतक हम सूतका उत्पादन नही करेगे, तबतक 
हम अपनी जरूरतके लायक कपडा नही बुन पायेगे। अनुभवी व्यापारियोका कहना है 
कि यदि हम अपनी आवश्यकताका सब कपडा मिलोंकी माफंत प्राप्त करना चाहते हें 
तो उतनी मिल्तोकों स्थापित होनेमें पचास वर्ष छग्रेगे। तब नौं मासमें यह काये कैसे 
सधेगा ? मिलछोसे तुम कदापि करोड़ो व्यक्तियोका उद्घार नहीं कर सकोगे, जो बनेक 
भाई और बहन तग्रे फिरते हे उनका शरीर नहीं ढक सकोगे। कोई भी राष्ट्र सिर्फ 
खेती-बाडीपर निर्भर नहीं रह सकता। खेतीके साथ-साथ किसी सहायक भन्घेकी आदव- 
इ्यकता रहती ही है। वह घन्धा कताई-बुनाईका है। उसका जबतक हम पुनरुद्वार नहीं 
करते, उसमें पारगत नहीं हो जाते तबतक कोई और दूसरी शिक्षा व्यथ है। 

यह सब कहकर में सिद्ध करता चाहता हूँ कि यदि यह बात तुम्हे सच जान 
पड़ती हो-- और राष्ट्रीय कांग्रेस महासभाने एक प्रस्ताव पास करके इस वातकी सचाई- 
को खुछे रूपमे मान छिया है--तो हमें इस समय क्या करता चाहिए? यदि नौ 
महीनोमें स्व॒राज्य प्राप्त करना हो तो विद्याधियोंके लिए सच्ची विद्या यही है कि 
वे हिन्दुस्तानसे कपड़ेका अभाव मिठायें। आज हिन्दुस्तानमे कपड़ेका जितता अमाव' है 
उतना अवाजका नहीं है। इस कपड़ेकै कारण प्रतिवर्ष देशसे साठ करोड़ रुपये वाहर 
चढ़े जातें हूँ । हिन्दुस्तान आन चालीस करोड पौंड घूत बाहरसे मंगवाता है। इतना 
सूत्र हमें धरमे ही कात छेना चाहिए। बुनकरोकी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, कमी 
तो आज कातनेवालोंकी है। बुतकरोंकी संस्याके ठीक-ठीक आँकडे मुझे अभी नहीं मिले है 


भाषण : गुजरात महाविद्याल्यके विद्याथियोंके समक्ष २३१ 


लेकित उनकी संख्या पचास छाख अथवा उससे भी अधिक है। यदि इस पैसेको बचाना 
हो तो हमे आज ही सूत कातना आरम्भ कर देता चाहिए। साठ करोड रुपय्रेका व्यापार 
देशमे ही करनेसे कितने व्यक्तियोकों रोजी मिलेगी, इसपर विचार करों) कपडेका घी 
की तरह उपयोग करना चाहिए। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम चाहे जितना 
कपडा उपयोगमे छाये। यदि एक ही पोशाकसे काम चले तो हमे दूसरी पोशाक नही 
पहननी चाहिए। छोटी धोतीसे निर्वाह हो सके तो लम्बी घोती नही पहननी चाहिए। 
साठ करोड़ स्ग्रेकी बचत करनेकी खातिर इतना ही बडा बलिदान करना होगा। 

विद्यार्थी यदि इस साक् पूरे समय इस कामकों हाथमे छे ले तो महातसभाके 
प्रस्तावानुस्तार एक वर्षके अन्दर ही स्व॒राज्यकी प्राप्ति हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए 
बहुत ज्यादा प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है। अमुक शर्तोंके पूरा होनेके बाद तुम अपने 
ध्येयको प्राप्त कर सकते हो। विद्यार्थी अपने अध्ययनकों छोड़कर हिन्दुस्तानके निमित्त 
मजदूर वने। अपने श्रमके वाद अगर तुम कोई पारिश्रमिक न छो तो यह तुम्हारी 
मेहर्वानी है लेकिन जो छेना चाहे, वे खुशीसे के सकते हे। 

यदि में तुम्हें सलाह देने योग्य हें तो में तुम्हेँ सलाह दूँगा कि तुम अपने 
काल्लेजोकों छोड दो। स्व॒राज्यके लिए चल रही छडाईमे अगर तुम पुरा-पूरा भाग छेता 
चाहते हो तो हिन्दके लिए जितना सृत कात सको, कातो। रोज छ घटे और अगर 
इतना सम्भव न हो तो कमसे-कम चार घण्टे सूत कातो। तुम पढाई बिलकुल ही छोड 
दो, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। छोड दोगे तो उससे तुम्हारी विचारशवित कम हो 
जायेगी, ऐसा भी में नहीं मानता। जिसका मन सेलिन नहीं है उसकी विचारणक्ति 
कभी मन्द नहीं पडती। मेरा अपना तो यह अनुभव है कि जब में जेलमें था और 
जब मुझे पढनेको एक भी पुस्तक नहीं मिलती थी तब में अधिक विचार कर पाता 
था। हमारा दिमाग पढ-पढकर सड गया है। इसीसे मेने तुमसे कहा हैं कि तुम 
छ घदे सूत कातो और वाकी समयमे पढो। तुमसे तो में यह भी कहता हूँ कि तुम 
कातनेके इस काममे पारगत हो जाओो तो तुम गाँवोमे भी जा सकते हो। तुममें इतना 
आत्म-विश्वास न हो तो तुम काछेजमे वने रह सकते हो। लेकिन मेरा तो इतना दृढ़ 
विश्वास है कि सव छोगोके प्रतिदिन चार-छ घण्टे सूत काते बिना हमें स्व॒राज्य नहीं 
मिल सकता। एक महोनेमें, वहुत हुआ तो तीन महीनोमे तुम कातना सीखकर 
गाँवों जानेके लिए तैयार हो जाओगे और वहाँ उत्तका प्रचार कर सकोगे। सृतके 
अभावकों मिटाकर हम हिन्दुस्तानकों जितना आगे ले जा सकेंगे उतना किसी अन्य चीजसे 
नही के जा सकते। और फिर अब तो हमे काग्रेसके स्विधानके अनुसार मतदाताओकों 
तैयार कखाना है, अगर हम इंस कार्यको हाथमे न लेंगे तो यह कंसे होगा ? गृजरातके 
गाँवोमे आज में क्या सन्देश पहुँचा सकता हूँ? अग्रेजोकों गाली देनके लिए कहूँ? 
अथवा उन्हे तलवार और वन्दूक दूं? मेरा सन्देश आज यह है कि सव मृत कातनेके 
कार्यमे जुट जाओ। गाँवका कोई भी व्यक्ति अहमदाबादसे कपडा खरीद कर ले जाता 
है तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरा स्वदेशी धर्म यह हे कि प्रत्येक गाँव अपनी जरुख- 
की चीजे स्॒य तैयार कर ले। इस प्राचीन प्रथाको यदि हम फिरसे वापस छा सके 
तो इस हिन्दुस्तानपर कोई अपनी कुदृष्टि नहीं डाल सकेगा। में आचाय आर अच्या- 


२३२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


पकोसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कमसे-कम एक वर्षके लिए इसी पद्धतिकों बगीकार 
करे और विदध्ाधियोंको गाँवोमें भेजनेके लिए तैयार करे। 

इस वर्षके दौरान अगर तुम्हें इतनी ही गिक्षा मिले तो काफी है, अपनी गूजराती 
सुधारों, अप्रेजीका त्याग करो, हिन्दुस्तानी सीखो, उर्दू छिपि सीख छो और चरखा चलाना 
सीख छो। इतना करोग्रे तो हम आगामी वर्षके छिए तैयार हो जायेंगे। मेरी तो 
कामना है कि स्वराज्य मिलनेतक इसी पद्धतिकों जारी रस्तों। यदि ऐसा न बने तो 
कमसे-कम एक वर्षके लिए तो इसे जारी रखो ही। यही मेरा आजका सन्देज है। 

तुम्हारे मनमे जो कोई शंका हो उसे निघडक होकर पुछो। में नहीं चाहता कि 
कोई भी ऐसा विद्ार्थी जिसे इस कार्यत्रमके प्रति श्रद्धा न हो, इसे मान ढे। तुम्हारी 
बुद्धि और हृदय अगर इस बातकों कबूल करे तभी मेरी वात मानना। 

प्र० -माँ-बाप कहेंगे कि महाविद्याल्यमें तुम्हे पढ़ने भेजा था, चरखा चलाने नहीं। 

उनसे कहना कि कातना सीखना भी पढना ही हैं। 

माँ-चाप गाँवोर्में जानेके लिए मता करेंगे और कहेंगे कि घर ही बैठे रहो। 

तो तुम घर वैठकर कातो, यह तो अच्छी वात है। कातनेकी भी मनाही करे तो 
उन्हें विनयपूर्वक समझावा। सारा दित चरखा कातनेवाले लडकेसे माँ-वाप एक दिन, 
दो दिन, बहुत हुआ तो चार दिन छडेंगे छेकिन वादमें जरूर समझ जायेगे। मैने ऐसे भी 
माँ-बाप देखे हे जो ऐसी वात कहते है कि जिसके कारण छडके झूठ बोलने छगते हैं। 
लड़का अगर झूठ नहीं बोछता, सचपर दृढ़ रहता है तो वे खीझ उठते हे, छेकिन 
दो-चार दिन खीझनेके वाद खुद-व-खूद चूप हो जाते है। तुममे इतनी दृढ़ता तो होनी 
ही चाहिए। काछेनके विद्यार्थसे में इतनी दृढ़्ताकी उम्मीद अवश्य रखता हूँ। 

चरखेसे असहयोगकी छड़ाईमें बया मदद होगी? 

चरखेते हिन्दुस्तानकी आधिक स्वतत्तता प्राप्त की जा सकेगी। जबतक आधिक 
स्वत्रता नहीं मिलती तवतक हम स्वराज्यका उपभोग नहीं कर सकते) हम 
बिना सावुन, सुई और आहरूृपिनके लिभा सकते हे, छेकित कपड़ेके बिना नहीं। 
इससे हर वर्ष आथिक नुकसानमे वृद्धि होती चढ्ली जाती है। सरकारी ल्स्कर्का 
भारी खर्च हमे उठाना ही पडता है, साठ करोड रुपया हम कपड़े दे देंतें है 
और अन्य व्यर्थकी चरीजोंमे जो धन खर्च होता है सो अछग। यदि यह सत्य हैं तो 
हमे आशिक स्वतन्त्रता आ्राप्त कर छेनी चाहिए। अगर साठ करोड रुपया हम बचा 
सकते हों तो हमें बचा लेना चाहिए। साठ करौड वचायेगे तो हममें और भी त्पया 
वचानेकी शक्ति आयेगी अथवा उन वस्तुओंका आयात करनेमें भी हम सक्षम हो 
जायेंगे। आलूपिन अथवा घड़ियोंके का रखानेके न होनेसे हिन्दुस्तातका भाग्य नही पूटता। 
लेकित कपडेके अभावके कारण भारत सचमुच वैधव्य-जैसी स्थितिमे पडा है। 

चरखेके दाखिल किये जानेसे विद्याथियोंमें खलबली भच जायेगी। 

खवलीते ही विद्यार्थी उन्नतिकी ओर अग्रसर होते हे। खूवढ्ली मचाता तो 
मेरा और अध्यापकोका घर्मे है। अभी तो विद्यार्थी जागते हुए भी सोये-से हैं। चहाँ 
माँ-बापके साथ, जगतके साथ और अपने साथियोके साथ इस तरहकी छड़ाई होती 
है वहाँ सम्भवत कुछ जागृति ही बाती है, उससे पतन नहीं होता। 


भाषण : गृजरात महाविद्याल्यके विद्याधियोके समक्ष २३३ 


विद्यार्यों वर्गकी वनित्वत आप अत्य बर्गोत्ते कातनके लिए क्यों नहीं कहते ? 
विद्याथियोंसे किसलिए पढ़ाई बन्द करनेके लिए कहते हे? 

कातना पढाई नहीं है, यह मानता हमारी पहली भूल हे, वलिदान शिला नही 
हे, ऐसा मानना दूसरी भूल है। यदि सब छडके कल समझ जाये कि शिक्षाका 
वलिदान करना देश सेवा करना है तो में उसी क्षण यह समझूंगा कि मेरा एक 
बर्षका काम पूरा हो गया। 

चरखेंसे जीवन-निर्वाहु किस तरह हो सकेगा? 

वुद्धिका उपयोग करनेवाछा कमाई भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल तो चरखे- 
को मैं आपदू-धर्मेके रूपमे स्वीकार करता हूँ। हिन्दुस्तानके सव विद्यार्थी अगर हर रोज 
चार घटे यूत कातनेकी प्रतिशा करें तो एक महीनेमें सूतके भाव कम हो जायें। 
न जप ऐसा परिवर्तन करनेसे वया असहुपोगके आन्वोलतकों धवका नहीं पहुं- 

| 

नहीं। सरकारी सुकूछोंको छोड़नेवाल्रोंको इस मान्यताके साथ स्कूछोंकों छोइना 
होगा कि सरकारी शिक्षा मलिन वस्तु है। अगर वे इस' विद्यापीठके छालचसे ही उन्हें 
छोडेगे तो उन्हें वे कालेज मुबारक रहे। जितका ध्येय विद्याथियोकों केवल अक्षर-जान 
देना ही हो वे अवश्य अलग कालेजोकी स्थापना करे किन्तु अगर हमें ऐसा लगता हो 
कि हमारा यही कत्तंव्य है और एक वर्षतक यह काम करेगे तो देशकों छाभ होगा 
तथा हम स्व॒राज्यके साधन बनेंगे तो हमें यह काम करना ही चाहिए। 

क्या आप मानते हे कि आपके इस तये विचारके लिए देशका वातावरण तेयार 
है? दया आप एकदस लड़ाईके 'ठक्षिश वाय को अन्तिम कोठरोमें प्रजाको धक्ेल देना 
चाहते हे ? 

में जानता हूँ कि वातावरण तैयार है, इसीसे तो में यह कहता हूँ। गत तीन 
महीनोमे देश्वने वहुत प्रगति की है। वातावरण रेछवेकी गतिसे नहीं वल्कि जैसे वरफ 
गिरती है वैसे ज्यामितिकी पद्धतिसे तैयार हो रहा है। मेने आठ वर्ष पहले लिखा 
था कि हिल्दुस्तानकों यह रास्ता ग्रहण करना होगा। उस समय में जानता नही था 
कि जनवरी १९२१ की तेरह तारीख़को में तुम लोगोसे इसके वारेमे वात करूँगा। 

देश-सेवा करनेसे पहुले क्या कुदुम्बकी सेवा नहीं करनी चाहिए ? 

जरूर करनी चाहिए। लेंकिन कुटुम्ब सेवा लोक सेवाकी विरोधी नहीं हो 
सकती। पहले अपनी सेवा, फिर कुटुम्व सेवा, उसके बाद गाँव सेवा और अन्तर्मे 
देग-सेवा, मे इस क्रमको मानता हूँ। छेकिन कोई भी प्रेवा जगत्‌के कल्याणके 
विरुद्ध नही होनी चाहिए। देशकी ऐसी दाशखावस्थाके समय कुटुम्न सेवाके नामपर 
बहुनके विवाहमें वीस हजार रुपया खर्च नहीं किया जा सकता। 

देशकी रक्षके लिए पुलिसकी जरूरत पड़ेगी। आप चरखेके बदले हमें कवायद 
सिखाकर उस कामके योग्य क्यों नहीं बनाते? 

में तुम लोगोकों पुलिसका कार्य कंसे सिद्धा सकता हूँ? जहाँ भय हो वहाँ 
जाकर खड़े रहनेकी शक्ति आनी ही चाहिए। तुम क्या यह कहना चाहते हो कि 
चैनसे उच्च-शिक्षा प्राप्त करनेके वाद ही तुम स्व॒राज्यकी पैरवी करोगे? 


२३४ सम्पूर्ण गाधी वाइसय 


स्व॒राज्यका क्‍या अर्थ है? 

हमारे हाथमें सेवा-विभागका अधिकार आये, भूमिकी आय और उत्तपर होते- 
वाल़े ब्ययका अधिकार आये, महसूछकी व्यवस्था हमारे हाथमें आये और बदाढते 
आये -- इसका नाम खराज्य है। ऐसा स्वराज्य मिलनेका अर्थ यह हुआ कि हम 
सब तरहके अत्याचारोंकों बन्द कर सकेगे। किन्तु सूत कातकर आधिक स्वतत्वता 
भाज ही प्राप्त की जा सकतो है। चरखेके हारा यह सहज है, राष्ट्र कदाचित्‌ 
आज इस हेतुको करनेके लिए तैयार न हो। 

आप बारम्बार 'लड़ाईकी स्थिति', लड़ाईकी स्थिति” कहा करते हे तो कया 
यह लड़ाई स्वयंसेवकोंकी सेना” तेयार किये बिना छड़ी जा सकेगी? विद्याधियोंको 
सैनिक शिक्षा भी दी ही जानी चाहिए। कया फिलहाल चरखेके बदले उसपर अधिक 
ध्यात देनेकी जरूरत नहीं है? 

सैनिक शिक्षा तो बहुत कम समयमे दी जा सकती है और फिर दैतिक 
शिक्षाका वंया अर्थ है? बहादुरी। तो बहादुरी क्या पटा-बनेटी खेलनेसे आती है 
शहरमें फिरसे दरगे-फत्ताद हों औौर लोग घरोकों आग लगाने लगे तो घटनास्थलपर 
तुर्त दौडकर बीच-अचाव करनेवाला व्यक्ति अगर यह कहे कि मूझे मारनेके बाद 
ही तुम घर जला सकोगे तो वह व्यक्ति ही सच्चा वीर है। उस समय बयां 
आदेश जारी किये जा सकते है? “मार्च” 'क्विक मार्च” सुननेतक क्या खडे ही 
रहोगे ? उस समय तो कवायद भी भूछ जाओ। ऐसे अवसरपर तो में यही कह सकता 
हूँ कि तुम जितना तेज दौढ सको उतना तेज दौडकर एक जगहपर पहुँचों। धगर 
ऐसा प्रसंग आये तो में किस्रीकों भी साथ लिये बिना--जूता पहनता होऊें तो 
उसे भी छोड़कर--दौड़ू और जाकर भस्म हो जाऊँ। में यदि ऐसा ते कहे तो 
कहता कि गाधीकी वडी-बडी बाते झूठ थी। 

अंगर सरकार हमारी सब माँगोंको सान ले और सिर्फ खिलाफतकों मॉँगको 
पुरा न करे तो हमें लड़ाई चालू रखनी चाहिए त॑? 

जहर, इस्लामकी रक्षा करते हुए में हिन्दू धमंकी रक्षा करनेको ताछीम हें 
रहा हैं, ऐसा मेने अनेक बार कहा है। इस्हामकों बचानेकी बातमें ही गो-सक्षाकी 
बात सभाई हुईं है। और जबतक हिन्दुस्तानमे एक भी गायकी हत्या की जाती है 
तबतक मेरे मास, स्‍्तायु और रुधिरका पानी बन रहा है। में गो-रक्षा करेकी 
तालोम छे रहा हूँ, तफरचर्या कर रहा हूँ, अनेक विभूतियोकों प्राप्त कर रहा हैं और 
गो-रक्षाके इस मस्तरकों जपते-जपते ही में मरूंगा। हे 

चरखेका ध्यान करने साज्से हमारी वर्तमान शिक्षा समाप्त हो जायेगी, क्यो 
आप ऐसा नहीं भानते? 

चरलेकी प्रवृत्ति द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके वाद ही हम अक्षरक्षातके यो 
होगे। अतएवं चरखेकी इस प्रवृत्तिके द्वारा हमारी वर्तमान ध्िक्षाका विकास ही होगा। 


[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-१-१९२१ 


११७ तार: मोलाना अब्दुल बारीको'* 


१५ जनवरी, १९२१ 


मेरे नाम आपका तार शीकत अलीने पता वबदछकर यहाँ भेजा । गान्ति 
स्थापनाके निमित्त आप जरूर वीचमे पढ़े। 


[भग्रेजीसे 


बॉम्बे सीक्रेट एक्स्ट्रेक्ट्स, १९९१, पृष्ठ ७२ 


११८, यादवडकर पटवर्धन 


कुछ ही महीनोकी अवधिमें में अपने दो साथियोसे वचित हो गया हूँ। दोनो 
ईश्वरमक्त थे। दोनो कौमके सेवक थे, किन्तु उतकी सेवा अदृश्य होती थी। एक थे 
ब्रजछाल भीमजी', वालकोका एक कलश कुएँमे गिर गया था, वें उसे निकाजनेके लिए 
कुएँमे घुसे और जब रस्सी पकड़कर निकल रहे थे तभी चढते-चढतें थक गये, अत 
फिसलछकर गिर पड़े और इस' तरह प्राण त्यागे। 

दूसरे भाई पटवर्धनकों ज्वर आता था। वें ' यग इंडिया ' के काममे मदद करते' 
और अपनी जीविका आप चलाते थे। इस बीच वे वीमार पड गये और स्वस्थ होनेके 
लिए अपने भाईके पास अमरावती चले गये। वे यह मानकर कि अब स्वस्थ हो गये है, 
नागपुर काग्रेस अविवेशनमे भाग छेने आये और बहाँ फिर बीमार पड गये। इस बारके 
बुखारने उनके प्राण ही ले लिये। उत्त समय उनके पास तिकटके सगे-सम्बन्धियों और दो 
तीन मित्रोंके अछावा और कोई न था। इस तरह पटवर्बन एकादशीके दिन परलोक 
सिधार गये। 

उनके-गैसे अथवा ब्रजछाल-जैंसे लोक-सेवक मेने कम ही देखें है। उनकी भाषणो- 
द्वारा अथवा दूसरी किसी तरह आगे आकर काम करनेकी आदत नहीं थी, तथापि 
राष्ट्र तो ऐसे सेवकोसे ही उन्नति करता है। पटवरव॑नकी सत्यवादिता, निरभिमानिता और 
तनन्‍्मयताका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उन्होंने वम्बई विश्वविद्यालयसे बी० ए० 
एल एल० दी० की परीक्षा पास अवश्य की लेकिन कभी वकाछृत नहीं की। वे सन्‌ 


१, मौठाना अब्दुल बारी (१८३८-१९२६ ); ठ्ख़नउके एक राष्ट्रवादी मुतब्मान; निन्‍्होंने पिछाफत 
आन्दोलनमें प्रमुख भाग छिपा और भपने अनुपायिषोंसे गो-हल्मा न करनेका अनुरोध क्रिपा । १९३१ में 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके मथक्ष । 

२. एक आश्रमवास्ती; देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ५८ । 

३. उप-सम्पादवके रुपमें । 


२३६ सम्पुर्ण गाधी वाइमय 


१९१६ से आश्रममे रहते थे और जो काम उनके हिस्पेमे आता था उसे चुपचाप करते 
रहते भ्रे। उन्होने ऐसी ही आदत डाल ली थी। काग्रेस अधिवेशनके बाद उनका 
विवार शोलापुर जाकर असहयोगका काम शुरू करनेका था। उनके अन्त समयका 
चित्रण करते हुए एक साथी लिखते हे 
जिस समय हम वहाँ पहुँचे उस सम्रय वे अन्तिम बवास ले रहे थे, उनकी 
चेतनाक्षक्ति क्षोण थी, तथापि थोड़ी देर बाद अर्थात्‌ नौ-साढ़े नो बजे मंते उन्हें 
जरा बोलते देखा। मेने फहा: “ सरकार! (पठवर्घतका प्यारका नाम) श्ञान्त 
रहो।” इसपर उन्होंने मुझे स्पष्ट उत्तर दिया: “शान्ति हो है! ” थोड़े क्षण 
बाद बोले : “ वास्तविक वस्तु दूसरी कोई नहीं है। एक ही है। ” उनके सनमिपातको 
अवस्था बीत चुकौं थी। सबने स्पष्ट देखा कि वे किसी अन्य वस्तुका नहीं बल्कि 
सिफ सत-चित॒का हो स्मरण कर रहे थे। कुछ देर बाद मेने पूछा: “क्या हम 
/ स्थितप्रज्ञ' का पाठ करें ? ” अपने आन्तरिक आनन्दकों व्यक्त करते हुए वे स्वयं 
ही स्थितप्रज्॒का पाठ करने लगे। 
इसके बाद पटवर्धनने और अन्य छोगोने किप तरह एकाधिक बार गीता के इस 
भागका पाठ किया, उसका वर्णन है। 
यह कोई मृत्युकी निशानी नहीं है, यह तो उनके अमर होनेका छक्षण है। पढ- 
वर्धनकी मृत्युपर स्वांवश उनके साथी भछे ही रोये। पट्वर्धनकी स्मृतिसे वे और 
भी अधिक कत्तंव्यपरायणता सीख सकते है। पठवर्थन मरकर भी जीवित हे। वे तो 
मरकर भी स्व॒राज्यकी सेवा कर रहे है। 
भारतमे कितने ही ऐसे अदृश्य सेवक पड़े होंगे। छेकित उतकी ओर कौन ध्यान 
देता है। और ध्यान देंगेकी जरूरत भी वया है? सच्चे साथु-सल्त अप्रकट रहकर ही 
सेवा करते है। पाण्डव सिफे पाँच ही नहीं हो सकते। अर्जुत-जैसे भक्त, भीम-जैसे 
योद्धा, युषिष्ठिस्-जैसे सत्यवादी जगतूमे अवद्य ही हे। वे प्रप्िद्धिबों जानते तक नहीं, 
उत्की उन्हें कोई इच्छा भो तहीं। मेरी कामना है, भारतमाता पटवर्धन-जैसे अनेक 
सेवकोकों जन्म दे। 
[गुजरातीसे | 
तंबजीवन, १६-१-१९२१ 


११९. बंगालके नवयुवकोंसे 


भेरे नौजवान मित्रो, 


आपने राष्ट्रके आहृवानपर जो कुछ भी किया है, उसका विवरण मेने अभी-अभी 
पढा है। यह आपके लिए और वंगालके लिए भी गौरवकी वात है। मेने इससे 
कमकी आपसे उम्मीद भी नहीं की थी, वल्कि में हससे भी ज्यादाकी उम्मीद करता 
हैँ। वगाल प्रखर वृद्धि-वलसे सम्पन्न है, उसका हृदय और भी विगाल है तथा हमारा 
देश जिन आध्यात्मिक परम्पराओके लिए विशेष रूपसे विरुषात हे उन परम्पराजोके 
क्षेत्रम भी वह अन्य प्रान्तोसे बढ-चढकर है। हिन्दुस्तानके अन्य छोगोकी अपेक्षा 
आप अधिक कल्पनाशील, अधिक आस्थावान तथा अधिक सर्वेदनगील हे। आपपर 
कायरताका जो आरोप छगाया जाता है, उसे आपने एकाधिक अवसरोपर झूठा सिद्ध 
कर दिया है। इसलिए कोई कारण नही कि बंगाल लिप्त तरह पहले देशका नेतृत्व 
करता रहा है, वसा ही अब भी क्यो न करे। 

आपने कदम आगे बढा दिया है, अब आप पीछे नही हटेंगे। आपको विचार 
करनेके लिए बहुत समय मिछा। आपने काफी सोच लिया है, विचार लिया हे। काग्रेस- 
के उप अधिवेशनका' आयोजन आपने ही किया था जिसमे राष्ट्रको असहयोगका 
अर्थात्‌ आत्मशुद्धि, आत्मत्याग, साहस और आश्ञाका सन्देश दिया गया। नागपुर काग्रेसने' 
उस प्रथम घोषणाकी पुष्टि की, उप्तका स्पष्टीकरण और विस्तार किया। असहयोगकी 
प्रथम घोषणा मतभेद, सन्देह और आपसी फूटके वातावरणमे की गई थी। लेकिन 
जब [ नागपुरमे ] वही घोषणा दुवारा की गई तो उस समय हरे, जयघोष और लगभग 
पूर्ण मतेक्यका वातावरण व्याप्त था। यह आपकी इच्छापर निर्भर करता था कि आप 
उसे स्वीकार करे अयवा वैसा करनेमे आग्रा-पीछा करे। आपने बेहतर रास्ता अप- 
ताया, हार्लाँकि दुनियादारीके लिहाजसे इसे जरा कम सावधानीका रास्ता ही कहा 
जायेगा। अब आप अपनी आत्माकों तथा इस उद्देश्यको नुकसान पहुँचाये विना पीछे 
नही हट सकते। 

वर्तमान शासन-प्रणाली और सबसे वढकर पादचात्य शिक्षाने हमे जिस व्यामोहमे 
डाल रखा है उप्तीके कारण आज हम इस सवालपर तके-वितक कर रहे हे, अन्यथा 
यहाँ तक-वितर्ककी कोई गृजाइश ही न थी। क्या बहादुर अरब लछोगोके लिए यह 
सम्भव है कि जो लोग उन्हें वस्वनमें रखना चाहते हो, उन्हीके तत्वाववानमें अपनी भिक्षा- 
दीक्षा ग्रहण करते हुए अपनी आजादी भी कायम रख सकें ? अगर कोई उन्हें यह सुन्नाव 
देनेकी हिमाकत करे कि वे अपने आक्रान्ताओं द्वाद्य स्थापित ह्कूलोमें शिक्षाके लिए 
जाये तो वे उप व्यक्तिका मखौल ही उडायेगे। क्या हमारी स्थिति उनसे भिन्न है? 


१, कलकृतामें सित्तम्बर १९३० में आयोजित काग्रेसफ्रा विशेष अधिवेशन । 
२. दिताबर १९२० की । 


२३८ तम्पू्ण गाधी वाद्मय 


भिन्न हो, तो भी जब हमें उस सरकार द्वारा संचालित स्कूलोंकों छोड देनेके किए 
कहा जाता है जिसे हम, सही अथवा गलत, अपनी इच्छाके अनुरूप झुकाना अथवा 
समाप्त कर देता चाहते हूँ, तो क्या यह बात [अरबोकी अपेक्षा | हमारे मामलेमें 
अधिक ओचित्यपूर्ण नहीं है? 

जबत॒क राष्ट्रका कमसे-कम एक वर्ग भी स्व॒राज्यके लिए काये करने और आत्म- 
बलिदान करनेके लिए तैयार तहीं होता तबतक हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। 
सरकार मौखिक तकोके आगे नहीं शुकेगी, वीरतापूर्ण और सच्चे कार्योका ही वह 
आदर कर सकती है। 

सरकार तलवारकी बहादुरीकों तो समझती है। उसने इस बातकी पूरी तेगारी 
कर ली है कि यदि हम शस्जबलका प्रयोग करे तो उसका बाछ भी बाँका न हो 
सकेगा। सरकारमें कितने ही लोग हे जो हमारे हिंसा करनेपर खुश होगे। हिंसाका सामता 
करने और उसे कुचल देनेकी कछामे उससे पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए हम 
उसकी हिंसा कर सकनेकी शक्तिकों अहिसा द्वारा व्यर्थ करना चाहते हे। जिसके 
प्रति हिसा की जाती है अगर उसपर उसकी कोई प्रतिक्रिया होना बन्द हो जाये तो 
हिंसा अपने आप मर जाती है। अहिता असहयोगकी इमारतकी आधार-शिला है। अत- 
एवं मुझे उम्मीद है कि आप उन छोगोके प्रति उतावल्ेपत अथवा आवेशसे काम ते 
लेंगे जो आपके विचारोसे सहमत न हों। असहिष्णुता हिंसाका एक प्रकार है और 
इसलिए हमारे पिद्वान्तके विरुद्ध है। अहिसामय' असहयोग स्वाधीनताका पदाय॑-पाठ हैं। 
जिस क्षण यह निर्चित हो जायेगा कि बडीसे-बडी उत्तेजनाके बावजूद हम अहिसापर 
दृढ़ रहेगे उसी क्षण हमे अपने लक्ष्यकी प्राप्ति हो जायेगी, क्योंकि यही वह क्षण होगा 
जब हम पूर्ण असहयोग कर सकेगे। 

में आपसे कहूँगा कि अभी मेने जो कल्पना आपके सामने रखी है उससे आप 
घबराये नहीं। छोग अकग्रणितके अनुसार आगे नहीं बढते, ज्यामितिके अनुसार भी नहीं। 
राष्ट्रीका पतन एक ही दिनमे होते देखा गया है, एक ही दिनमे उनका उत्त्यान होते भी 
देखा गया है। भारतके लिए इस' बातकों समझ सकना कुछ इतना कठिन नहीं कि तीस 
करोड़ व्यवित जिस क्षण अपने बलको पहचान छे, उसी क्षण इस बछका उपयोग किये 
बिना ही वे मुक्त हो जायेगे? चूंकि हममे अबतक राष्ट्रीय चेतना नहीं भाई है, इस- 
लिए हमारे शासक हमें एक-दूसरेके विरुद्ध लडाते रहे हे। जिस क्षण हम पर्तर 
लडनेसे इनकार कर देंगे, उसी क्षण हम स्वयं अपनी किस्मतके मालिक बन जायेंगे, 
वे नही रहेंगे। 

अस्ृहयोगकी योजनामें सबसे पहले उन संवेदनशीछ वर्गोको हा गया है 
जिनपर सरकार अपने जादुका अधिक असर डाल सकी है और जो जाते-अनजान 
सरकारके जालमे जा फसे हे। उदाहरणके लिए, हम स्कूलों पढनेवाले नौजवानों 
वर्गेकों ले सकते हे। 

हम यदि सोचे तो देखेंगे कि व्यक्तिगत रुपसे खोगोको जो बलिंदान करता होगा 
वह अत्यल्प है, क्योकि सम्पृण बलिदान तो हम इंतने सारे छोगोम बंटा हुआ है। 
बलिदानमें आपका हिल्सा क्या होगा? यही न कि एक साछ अथवा जबतक सतत 


टिप्पणियाँ २३९ 


तही मिल जाता तवतक आपको अपनी कितावी शिक्षा वन्द रखनी होगी। अगर में 
सब विद्याथियोमें अपने जैसे विश्वासका संचार कर सकूँ, तो निश्चित है कि उन्हें 
अपनी पढाई एक साछतक भी बन्द नहीं रखनी पडेगी। 

में आपसे स्थगित पढाईके स्थानपर जहाँतक हो सके, एक वर्षकी इस मिदिचत 
अवधि ही के अन्दर स्वराज प्राप्त करनेके तरीकोका अधिकसे-अधिक गान्‍्त ढगसे अध्य- 
यन करनेका अनुरोव करूँगा। में आपके हाथोमे चरखा देता हूँ। मेरा कहना है कि यही 
भारतकी आधिक मुक्तिका आधार है। 

लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो इसे अस्वीकार करके, श्री दासनों आपके 
लिए जिस कालेजकी व्यवस्था करनेका वचन दिया है, उसमें खुभीसे जा सकते हे। 
गुजरातके नेशनल काल़ेजके' आपके साथी विद्याथियोमे से अधिकाशने प्रतिदिन कमसे-कम 
चार घटे चरखा कातनेका व्रत लिया है। एक सुन्दर कलाकों सीखने और साथ ही 
नगोंकों वस्त्र प्रदान करनेमे कोई बडा त्याग करनेकी वात नहीं है। 

सरकारी काेजोका परित्याग करके आपने अपना फर्ज अदा किया हैं। मेने 
तो आपको, सिर्फ यह दिखाया है कि आपके पास जो समय है, उसे सबसे आनन्ददायक 
और छाभप्रद तरीकेसे कैसे विताया जा सकता है। 

ईदवर आपको अपने मिदचयपर अठक्त रहनेके लिए वछ और साहस प्रदान करे। 


आपका धुभविन्तक, 
मो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १९-१-१९२१ 


१२०. टिप्पणियाँ 
छॉर्ड रीडिगो 
नये वइसरायकी नियुवितिकी जिस घोषणाका इतने दिनोसे इन्तजार था वह कर 
दी गई है। लेकिन अगर आजसे दो साल पहले [इग्लेडके | लॉर्ड चीफ जस्टिसको वाइ- 
सराय नियुक्त किया जाता तो लोगोकों आइचर्य होता, वे इस वातकी तारीफ भी 


करते। छेकिन आज तो वे इस ओरसे विलकुछ ही उदासीन हे, और यह ठीक भी है। 
मौजूदा हालतको देखते हुए तो एक फौजी तानाशाह भी अगर अच्छा न होता तो कुछ 


१. चित्तरजन दास कल्वत्तामें एक राष्ट्रीय काठेण प्रासम्म करनेवाछे ये । 

३. यह कारण भहमदावादमें खोला गया था । 

३. रुफ़स हैनियल आइजक्स (१८६०-१९३५), रीडिंगके प्रवम मार्विल; मिव्यि राजनीति; 
इग्लेडके लॉ चीफ जर्टित, १९१३-२१; भारतके वाझ्सराय और गवनेर-जनएल, १९३१-२६; ईग्ल्उ्फे 
प्रथम राष्ट्रीप ममिमडलमें विदेश मन्त्री, १९३१ | 

४. यद घोषणा ९ जनवरी, १९२१ को की गई थी । 


४ सम्पूण गांधी वाइमय 


बुरा भी न रहता। साथ ही छॉड रीडिगकी नियुक्ति, शायद, इस हकीकतकी भी 
मूक स्वीकृति है कि हमारी छाई अहिसात्मक है और इसलिए इस समय कानूनकी 
बारीकियोंकों समझनेवाला राजनोति-कुशछ व्यक्तति ही सम्रादका सबसे अच्छा और 
उपयुक्त प्रतिनिधि हो सकता है। छॉड रीड्यिने सही काम करलेका इरादा जाहिर 
किया है। उनके इरादेमें मुझ्ने कोई शक नही है, छेकित हुकूमतके जिस त्त्रकों चलाने- 
के लिए वे आ रहे हे वह उन्हें सही काम नहीं करने देगा। भारतका तो यही तजुर्बा 
रहा है। अगर वे सही काम करनेमें कामयाब हो गये तो मे दावेके साथ कह सकता 
हूँ कि उन्हें इस तन्त्रकों नष्ट करने या उसका आमूछ सुधार करनेगे भी जरूर काम- 
याबी मिल्लेगी। या तो वे इस शासत-अगाछीकों अपने ढरेंपर ले आयेगे, या खुद 
उसीके ढर्रेमे ढल जायेगे। 
इंडिया” और ब्रिठिश्ञ कमेटी 

'ऋॉनिकल  अखबारने ब्रिटिश और 'इडिया' अखबारकों बन्द करनेके फैसलेकों' 
खेदजनक कहा है। इस रायके समर्थनमे यह दलील दी गईं है कि संविधान समितिने 
उन्हें खत्म करनेकी सलाह नहीं दी थी, और यह भी कि दोनों अच्छा काम कर रहे 
थे। यह सच हैं कि संविधान समितिने उन्हें खत्म करनकी सिफारिश नहीं की थी। 
मगर यह भी याद रखना चाहिए कि वह समिति अमृतसर काग्रेसके समय बनी थी 
भर उप्की रिपोर्ट, काग्रेसके जिस विशेष अधिवेशन असहयोगका प्रस्ताव मंजूर 
किया गया, उसके पहले ही तैयार हो गईं थी। उसके बादसे तो बहुत-सी ऐसी बाते 
हो गई है, जिन्‍्होने विदेशोमे प्रचार और ब्रिटिश समितिके बारेमें हमारे और सारे 
देशके विचारोंमे कातिकारी तबदीलियाँ कर दी है। उन्हें पैद्ान्तिक कारणोते ही बन्द 
किया गया। यह महसू्र किया गया कि सरकारसे असहयोग करनंवाल्ली का्रेस अपनी 
मददके लिए विदेशमें कोई सत्या रख नहीं सकती। काग्रेसने अतहयोगके भरोसे अन्य 
सभी सहारोंकों जान-बूझ्कर ही तिाजलि दे दी है। उसने आत्म-निर्भेर होनेका फैसछा 
किया है। जिस रूपमे उस कमेटीका गठत किया गया था, उस रूपमें वह कार्यक्षम 
थी या नही, यह सवाल अब कोई मतलूब नहीं रखता। इस बदली हुई हालतम 
काग्रेसके लिए यह शोभाकी बात नही है कि वह प्रचारकार्यके लिए विदेशमे संस्था 
बनाये रखकर उसका खर्च उठाती रहे। राष्टरने इसके विषयमे जो कारगर निर्णय कर 
दिया है उसे भ्रामक बातोंसे मिटाया नहीं जा सकता। 

। क्र क्र 


आप चाहे इस हकीकतका ढिढोरा पौटें था त पीटें, भगर सचाई तो यही है कि 
शरीरकों जरूरी खाना न मिले तो वह नष्ठ हो जाता है। हम इस हकीकतका ढोछ 
पीटें या चुप रहे मगर साई तो यही है कि अगर हम सरकारकों सहयोग देवा बत्द 
कर दे तो वह उसी समय अपनी मौत मर जायेगी। व्यक्तिश्ञ' मुझे तो वह अस्ताव 


१. देखिए “ भाषण: विदेशोंमें प्रचाएपर ”, २१९-१३-१९२० । 
२, सितम्बर १९२० में कल्कतामें हुमा काग्रेसका विशेष अधिवेशन । 


टिषणियाँ २४१ 


भी पसन्द नही है जिसमे व्यवस्था की गई है कि विदेशोंमें प्रचारा्थ कांग्रेस महासमिति, 
जब और जैसे चाहे, एक निरिचत रकम खर्च कर सकती है। हमे तो सारे पैसेकी देगमें 
ही जरूरत है। ४५,००० रुपये प्रचार और विज्ञापनवाजीमें फूँकनेके बदले में तो उस 
स्पयेके चरखे खरीदना या प्राथमिक पाठगालाएँ खोलना बहुत बेहतर समझूंगा। 
हर अच्छा काम खुद ही अपना विज्ञापन होता है। में आशा करूँगा कि अब भी वह 
सारा पैसा किसी ज्यादा अच्छे कामके छिए जरूर वचा लिया जायेगा। जहाँतक 'इडिया' 
अखवारका सवारू है, हम उसके विना ही अच्छे हे। उस अखवारने हमे झूठी आश्ाएँ 
बेंधा रखी थी। यहाँ अग्रेज जातिकी भी उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी है, उसकी भी 
उतनी ही परीक्षा हो रही है, जितनी कि हमारी। अगर वे खुदगर्जी गौर बेईमानीसे 
भरे हुए अक्षबारोके बहकावेमें आना चाहे तो हम क्या कर सकते हे? पजावकी 
घटताओंपर क्या हमने कांग्रेसकी रिपोर्ट' प्रकाश्षित नहीं की ? मगर उसपर कौन यकीन 
करता है? श्री मॉप्टेययूको' उत्तपर यकीन नहीं और ब्रिटिश प्रजा उनकी हाँ में हाँ मिलाती 
है। झूठी और मनगठन्त बातोका प्रचार करनेमें सिर्फ अमेरिकी पत्रकार ही ब्रिटिश पत्र- 
कारोंकों मात दे सकते हे। में हारनके लिए इस होडमे शरीक नही होऊँगा, क्योकि 
यह बराबरीका मुकाबला नहीं है। 

सवसनी फ्रैछानवाली और असत्यपर आधारित पत्रकारिता और इसी कोटिकी 
सावेजतिक जीवनकी बुराइयोसे संघर्ष करनेके लिए हमे नये तरीके अपनाने होगे। 
काग्रेसने ब्रिटिश कमेटी और उसके मुखपत्र इंडिया को बन्द करके इस दिश्यामें 
रहनुमाई की है। 

दृषित पैसा 

सिन्धके एक आदरणीय मित्रने कई सवाल पूछे हे। पत्र व्यक्तिगत होनेके कारण 

में उनका नाम नहीं दे रहा हूँ। उनका पहला सवाल है: 
असहयोग आत्वोलंनके पहुले चरणका एक कार्यक्रम यह है कि सरकारी 

और सरकारसे मंदद पानेवाली शिक्षण संस्थाओंमें से विद्याथियोंकों हटा लिया 

जापे। इसका कारण आप यह बताते हे कि इन संस्थाओंको चलानेके लिए जो 

पैसा दिया जाता है वह चूँकि सरकारके पाससे आता है इसलिए दूषित है, 

जब कि वास्तवमें वह पंसा हमारे हारा दिया हुआ और हमारा ही है। फिर 

उसी सरकारसे शिक्षा, सफाई, जल-व्यवस्यथा आदि नगरपालिकाओसे सम्बन्धित 

कामोंके लिए पैसा न छेनेकी कोई बात आन्दोलनके पहले चरणमें नहीं रखी 

गई है। तो क्या सरकार नगरपालिकाओंकों शिक्षाके लिए जो पैसा देती है, 

सिर्फ वही दूषित है और नगरपालिकाओं द्वारा किये जानेबाल़े दूसरे कामोके 

लिए दिया जानेवाला पेसा दृषित नहीं है? 


१, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ११८-३२२ । 
२ भारत मन्त्री । 


१९-१६ 


२४२ सम्पुर्ण गांधी वाइमय 


सरकार दूसरे कामोके लिए जो पैसा देती है वह भी बेशक उतना ही दूषित 
है, लेकिन हमारा अस॒हयोग अभी हुसरी बातोंके साथ-साथ शिक्षण संस्थाओंतक ही 
सीमित है, क्योंकि इन सस्थाओके जरिये सरकार एक खास तरीकेसे शक्तिसचय करती 
है। यह याद रहे कि हम सभी शिक्षण सस्थाबोंका बहिष्कार कर रहे हे, चाहे वे 
मदद पानेवाछ्ली हों या केवक सम्बद्ध। इन सस्याओके जरिये पड़नेवाढें सरकारके 
दुष्प्रभावोके परिणामकी हम रोकथाम कर रहे हे। यह दुष्प्रभाव ही इसका निर्णायक 
कारण है। 

नंगरपालिकाओंमें सहयोग 


बे मित्र आगे लिखते है: 
में एक निर्वाचित पाषंद हूँ। मेरा ऐसा अनुभव है कि हमें अपने कामके 

हर वौरमें सरकारतसे सहयोग करना पड़ता है। अगर सरफार, ज॑सा कि हम 

विदवास फरते हे, बुरी और अन्यायी है तो उससे मदालतों और घारासभाओंमें 

असहुयोग, मगर स्पुनिसिपेलिटियोंमें सहयोग करते रहना कहाँतक वाजिब और 

पुलितपुक्त है? 

यह सवाल बडा ही माकूल और मुतासिब है। छेकित अगर हम इस वातकों 
समझ ले कि तगरपालिकाएँ कौन्सिलोंकी तरह सरकारकी ताकतको मजबूत नहीं करती 
तो बहुत हृदतक सन्देहका निवारण हो जायेगा। एक बार यह मान हेनेके बाद कि 
सरकारी तन्‍्त्र बुरा है, इस बातकी जरूरत भी माननी ही होगी कि हमे ऐसा कुछ न 
करता चाहिए जो उस तत्तबकी ताकतकों बढानेवाला हो। नगरपालिकाओसे निकल 
आनेकी जरूरतसे भी में इनकार नही करूँगा। अगर कोई पाष॑द या कोई नगरपालिका 
यह महसूस करे कि वह मौजूदा शासन-तन्त्रकी मदद कर रही है तो उसे वहाँते निकल 
आने या अपने-आपको भग कर देनेकी पूरी आजादी है। काग्रेसका प्रस्ताव तो एक 
इशारा है कि सामूहिक रूपसे सारा राष्ट्र कहांतक जा सकता है या उसे जाना चाहिए। 
लेकिन व्यक्तिगत रूपसे कौन कितना त्याग करे, इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। 

अन्तरात्मा या दृष्ठ-सिद्धि 
यह योग्य मित्र आगे लिखते हूं 
लेकिन अगर हम धर्म या अन्तरात्माकों आधार न॑ धनायें बल्कि सिर्फ 

यह कहें कि हम इस सरकारकों असहाय कर देना चाहते हे और इसके लिए 

उत संब उपायोंको (बरतें कि वे श्लान्तियूर्ण मौर नेतिक हों) काममें कायंग। 

जो हमारे उद्देश्यों पूरा करनेवाले हों, तो हमारा आचरण सर्वेया युक्तियुक्त 

होगा। उस हाछतमें यह सवाल रह ही नहों जायेगा कि सरकारसे मिलनबाला 

पैसा दूषित है या नहीं। अगर हम समझें कि असी सरकारकों कमजोर करतेके 

काममें मदद मिलती है तो सरकारी और सदकारते सदद पानेवालों शिक्षण 

संस्थाओंमें से विद्याधियोंकों हूटानेका काम तो हम फ़िर भी कर ही सकते है। 


टिप्पणियाँ २४३ 


तब विद्याथियोंकों शिक्षण संस्थाओमें से निकालनेकी बात धर्म या अन्तरात्मापर 
आधारित न होकर शुद्ध रूपसे दृष्टसिद्धिके सिद्धान्तपर आधारित होगी। 


इष्ट्सिद्धि वदनाम शब्द हैं और मुझे इससे डर लगता है। आमतौर पर उप्ट- 
पिंढिमें नैतिकताकी चिन्ता नहीं की जाती और हिसाका सहारा लेनेमें भी कोई एत- 
राज नहीं होता। छेकित छेखकने इसका उपयोग इसके मूल अर्थमे करके इसका दण् 
दूर कर दिया है। सो इस तरह कि वें नैतिक और जान्तिपूर्ण उपायोका इस्तेमाल 
करने पर जोर देते है। इसलिए उनकी वातसे मेरी कोईःतकरार नही है, वह प्रथयनीय 
है। मेने अध्॒हयोगकों धर्मके ही अर्थोमे प्रस्तुत किया है, क्योंकि मे राजनीतिमे उस्ती हृद- 
तक गामिल हूँ जिस हृदतक उससे मेरे धर्मका, मेरी धा्मिकताका विकास होता है। 
पत्रक्ेत्॒क महोदयने इसे राजनैतिक अर्थोमे प्रस्तुत किया है। में निवेदन करूँगा कि जिस 
रूपमे उस्े मेने प्रस्तुत किया हैं, उस रूपमे उसमें गलतियोंकी कम गुजाइश है। राज- 
नैतिक कार्यक्रकी तरह घामिक कार्यक्रममे भी सीढियाँ तो रहती ही है। वुनियादी फर्क 
यह है कि जिस कार्यक्रमकी कल्पना घामिक भावतापर आधारित हो, उसमें दावपेंच- 
की, या उत चौजोते समझौतेंकी गुंजाइश नहीं होती जो कुछ महत्त्व रखती हूं। हमारा 
मौजूदा अस॒हयोग आन्दोलन एक बुरी सरकारको ठप्प करनेके लिए उतना नही है जितना 
यह दिखानेके लिए कि हम बुराईके खिलाफ है। इसलिए उसका उद्देश्य ध्वस नही, 
निर्माण है। यह रोगके छक्षणोका नहीं, उसके मूल कारणोका इलाज है। नीचेके अनु- 
च्छेदसे मेरा मतलब शायद, और भी साफ हो जायेगा। 


£ लिष्किय प्रतिरोध” (पेसिव रेजित्टेंस) 
सातुरसे एक सज्जन लिखते हें : 


४ दिष्किय प्रतिरोधी बहिष्कारकों ठीक नहों मानता, वह कभी भी सरकारको 
परेशानीमें नहीं डाज़ता।” लेकिन असहयोगी सरकारकों ठप कर देना चाहता 
है और उसका सारा कारोबार (कौंसिलों, सदद पानवाले स्कूलो आदिके) वहि- 
ष्कारपर निर्मर करता है। क्या निष्किय प्रतिरोध करनेवाला व्यक्ति असहयोगी 
हो सकता है? मेने आपके ही वाक्यका उद्धरण आरम्भमें दिया है। 
सातुरके पत्र-लेखकन मेरा जो वाक्य उद्धृत किया है, वह बिलकुल सही है। 

लेकिन मेने बात जिस प्रसगमे कही थी वह प्रसंग उन्होंने नहीं दिया। बहिप्कार 
शब्दका प्रभोग केवछ उसके पारिभाषिक अरथंमे ही किया गया है--अर्थात्‌ दण्ड 
देनेकी भावनासे प्रेरित होकर, विदेशी चीजीसे भिन्न, केवल ब्रिटिग मालके बहिप्कारके 
अर्थमे। मेरा ऐसा खथाल है कि ब्रिटिश मालके बहिप्कारकी निरवंकताकों तो प्राय. 
सभी समझते हे। लेकिन शुचिता लानेके खयालसे किया गया बहिप्कार न केंवल सही, 
बल्कि जरूरी भी है। इस हिसावसे कौसिलों आदिका, जो आज एक वुरी ताकतका 
प्रतीक वन गई हे, वहिप्कार अच्छी ही बात है। निष्किय प्रतिरोव कोई सही और 
सटीक अर्थ देतेवाला अब्द-पद नहीं है। मुन्ने इसकी ठीक-ठीक परिभाषा देखनेकों 
कभी नहीं मिली; इसलिए खुद मेने इसकी परिभाषा करनेकी कोशिन की है। लेकिन 


रेड४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जहाँतक पत्रलेखकका सम्बन्ध है, मेरा इतना ही कहना काफी होगा कि असहयोग 
आशिक रूपभे निष्क्रिय प्रतिरोध है। दोनोमें से कोई भी सरकारको' परेशानीमे नही 
डालता। छेकित दोतोंमे परे किसीकी भी कार्रवाइयोका नतीजा सरकारके लिए परेशानी 
हो सकता है। दोनोका लक्ष्य आन्तरिक शुद्धि और विकास ही है। जबरदस्ती घुसने- 
वाढ़ेके खिलाफ जो अपना दरवाजा बन्द कर लेता है, जया वह उसे परेशान करता 
है? या अगर कोई शराबी शराब पीना छोड़ दे और जिस शराबखानेका वह प्राहक 
है उ्त शराबश्ानंसे दराब खरीदना बन्द कर दें तो उसका यह काम ब्वराबकी 
दुफानके मालिकको क्या परेशानीमें डालनेवाला कहा जायेगा? 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १९-१-१९२१ 


१२१. स्वराज्यका गुर. 


का्रेसके प्रस्तावमे स्वदेशी और उसके लिए व्यापारियों द्वारा ज्यादास्े-ज्यादा 
त्याग करनेके महत्वपर ठीक ही जोर दिया गया है। 

पिछली डेढ शताब्दीसे देशका जो आधिक दोहन होता रहा है उसे राजी-खुझ्ी 
बढावा देकर या बर्दाइत करते रहकर भारत कभी स्वतन्त्र नही हो सकता। विदेशी 
मालके बहिष्कारका ठौक-ठीक मतरूब है विदेशी कपडेका बहिष्कार। विदेशी कपडा 
ही हमारे आधिक दोहनकी सबसे बडी मंद है और हमने इसकी अनुमति दे रखी है। 
इस मदमे हम हर सार साठ करोड रुपया विदेशोकों दे देते हे। अगर भारत इसे 
बन्द करनेकी कोशिश्षमें कामयाब हो गया तो अकेले इसी एक कामसे उसे स्वराज्य 
मिल सकता है। 

विदेशी वस्त्र-उलादकोंके लोभको सन्तुष्ट करनेके ही छिए भारतकों गुलाम बनाया 
ग्रया। जब ईस्ट इंडिया कम्पनी यहाँ आईं, उस' समय' हम अपनी जरूरतका सारा 
कपड़ा स्वदेशमें ही तैयार कर छेते थे और इसके सिवाय तिर्यातके छिए भी काफी 
कपड़ा तैयार करते थे। कम्पनीके आनंके बाद यहाँ जो तरीके अपनाये गये, उनका 
वर्णन करनेकी यहाँ जरूरत नहीं, छेकिन उनका नतीजा यह अवद्य हुआ कि आज 
भारत कंपड़ेकी अपनी जरूरत पूरी करनेके लिए हर तरहसे विदेशोका आश्रित हो 
गया है। 

छेकिन हमें किसीपर निर्भर नही रहता चाहिए। अगर हम सब छोग काममें जुट 
जायें तो अपना सारा कपडा तैयार करनेकी क्षमता हमारे देशमें है। सौभाग्यत्रे भारतमे 
अब भी इतने बृतकर है कि वे इस क्षोत्रमें उत्पादनके वाद जो कमी रह जाती हैं 
उसकी पूर्ति कर सकते हे। हमारी जरूरतका सारा कपड़ा अभी तो देशकी कपडा- 
मिले बनाती नही हे और तुरतत बना भी नहीं सकती। पाठकोकों शायद बह हों 
नही होगा कि आज भी हमारी मिलोंकी बनिस्वत हमारे बुनकर ही ज्यादा कपड़ा 


स्वराज्यका गुर २४५ 


बुनते है। ये मिछे पाँच करोड गज महीन सूत विदेशोसे मेंगाकर बनती हे, जब 
कि इतने समयमे वे मोटा देशी यूत चालीस करोड गज बुन सकती है । विदेशी कपढके 
सफल वहिष्कारके लिए हमे अपने यहाँ सृतका उत्तादन बढ़ाना चाहिए। यह केवल 
हाथ-कताईके द्वारा ही हो सकता है। 

इस तरहके वहिष्कारके लिए जरूरी है कि हमारे व्यापारीगण आयात बिलकुल 
बन्द कर दे और उनके पास जितना विदेशी कंपडा है उसे घाटा खाकर भी यथा- 
सम्भव विदेशों ग्राहकोके हाथ, जल्दीसे-जल्दी बेच दें। वे रईका सद्गा बन्द कर दें भौर 
सारी रुई देशमे उपयोगके लिए यही रहने दें। उन्हें विदेणी रुईकी खरीददारी भी 
बन्द कर देनी चाहिए। 

मिल भालिकोंकों अपनी मिले मूनाफंके लिए नही, राष्ट्रका न्‍्याती बनकर देणके 
हतके लिए चलानी चाहिए, और महीन सूतकी कताई बन्द करके सिर्फ घरेलू 
वाजारके लिए कपडा बुनना चाहिए। 

गृहस्थोंकों भी फ़ैशन-पम्बन्बी अपने विचारोमें परिवर्तन करना और कमसे-कम 
कुछ समयके लिए तो महीन कपडोका इस्तेमाल छोड ही देना चाहिए, क्योकि ऐसे 
कपड़े हमेशा तन ढकनेकों ही नहीं पहने जा्ते। हर गृहस्थकों साफ और सफेद 
खट्रमें कलात्मकता और सुन्दरता देखनेकी आदत डालनी चाहिए और उसके मुलायम 
खुरूरेपनकी सराहना करना सोखना चाहिए। जिस प्रकार कजूस अपने घनका 
उपयोग बचा-वचाकर करता है, उसी प्रकार गृहस्थकों अपने कपडोका इस्तेमाल करना 
सीखना होगा। 

पोश्ञाकके बारेमें गृहस्यकी रुचिमे परिवर्तत हो जातेके बाद भी किसी-न-किसीको 
बुनकरोंके लिए सूत कातना ही होगा। अगर हर भादमी अपनी फुरसतके समय स्वान्तः 
सुख्ताय या पैसोंकी खातिर कताई करे तो यह वात वन सकती है। 

हम आध्यातिक युद्धमे छगे हे। जिस जमानेमें हम रह रहे हे वह कोई साधा- 
रण जमाना नहीं है। अस्ताधारण समयमें साधारण काम हमेशा वन्द कर दिये जाते 
है। और अगर हम एक सालके अन्दर स्वराज्य पा ही छेना चाहते हं तो हमें दूसरे 
सव काम छोडकर एक इसी उद्देदपपर अपनी सारी ताकत और सारा ध्यात छगाना 
होगा। इसलिए में सारे हिन्दुस्तानके तमाम विद्याथियोसे कहना चाहता हूँ कि वें एक 
सालके लिए अपनी सामान्य पढाई-लिखाई वन्द कर दें और अपना सारा समय चरखे- 
पर सूत कातनेमे छंगाये। उनके द्वारा मातृभूमिकी यही सबसे बडी सेवा होगी, यही 
स्व॒राज्य हासिछ करनेमें उनका सबसे वडा और स्वाभाविक योगदान होगा। पिछले 
भहायुद्धमें हमारे शासकोन हर कारखानेको गोले-गोली ढालनेका कारखाना बनानेकी 
कोशिश की थी। हमारे इस धर्षयुद्धमें, मेरा सुझाव हैं कि हर राष्ट्रीय स्कूल और 
कालेजको राष्ट्रके लिए सूतकी गुंडियाँ वनानेवाले कारखानेमें बदल लिया जाये। इस 
काम॑से विधायियोकों नुकसान कुछ भी नहीं होगा, उछटे इस छोक और परलोक दोनोमें 
सुख मिलेगा। भारतमें कपड़का अकाल है। इस कमीको दूर करनेमें मदद देना निरचय 
ही बड़े पुण्यका काम हे। अगर विदेशी सूतका इस्तेमाल पाप है तो उसका इस्तेमाल 


२४६ सस्पूर्ण गांघी वाह्ममय 


बन्द कर देनेंसे जो जरूरत पैदा होती है उसे पूरा करनंके लिए स्वदेशी सृतका 
उत्पादन अवश्य ही पुण्य है। 

इसपर यह सवाल पूछा जा सकता है कि अगर सूत कातना इतना जरूरी है 
तो हर गरीब आदमीको मजूरी देकर यह काम क्यो न कराया जाये ? इसका जवाब 
यह है कि चरख्ेपर सृत कातना, इरुनाई या वढ़ईगिरी वगरहकी तरह कोई पेजा नही 
है और न कभी रहा है। अग्रेजोके भारतमें आनेसे पहले देशकी जो अर्थ-व्यवस्था थी 
उसमे सूत कातना माँ-बहनोंका फुरसतके समयका सम्माननीय काम समझा जाता था। 
आज हमारे पास जितना समय है उतने सभयमे महिलाओंमे इस कलाको पुनरुज्जीवित 
करता मूहिकछ है। लेकिन छात्रोके छिए राष्ट्रके आह्वानका उत्तर देना अत्यन्त मामूली 
और सरहू काम है। कोई यह ने कहे कि यह काम तो पुरुषो और विद्याधियोकी 
प्रतिष्ठाके अनुकूल नही है। पुराने जमानेमे यह कला केवल भारतीय महिलाओतक 
इसलिए सीमित रही क्योकि उन्हें काफी फुरसत रहा करती थी। और चूँकि यह कला 
लालित्यपूर्ग और सगीतमय है और इसमें किसी खास श्रमकी जरूरत नही होती, इस- 
लिए महिछाओका इसपर एकाधिपत्य हो गया था। लेकिन सगीतकी तरह यह भी नारी 
और पुरुष, दोनोंके लिए समान रुपसे शोभास्पद है। हाथ-कताई नारी-सुरुभ गुणोकी 
रक्षा, अकालसे बचाव और कीमते कम करनेका वीजमन्त्र है। स्व॒राज्यका गुर भी 
इसीमे निहित है। हमारे पुरखोने विदेशी उद्योगपतियोके शैतानी प्रभावमें आवेका 
जो पाप किया उत्तका हम जो न्यूनतम प्रायश्चित्त कर सकते है, वह है चरते और 
हाथ-कताईको पुछजजीवित करना। 

विद्यार्थी, हाथ-कताईको समाजमें उसकी जो इज्जतकी जगह थी, फिरसे दिला 
देगे। लददरकों फ़ैशनेवक बनानेकी प्रक्रियाकों वे तेज करेगे, क्योकि कोई भी सच्चे 
माता-पिता अपने बच्चोके काते हुए सूतके कपडे पहननेसे इनकार नहीं करेगे। जब 
देशके विद्यार्थी इस कछाको इस ढंगसे अपनी व्यावहारिक मान्यता देने लगेगे तब 
भारतके बुनकर भी उस ओर अपना ध्यान देनेको मजबूर हो जायेगे। अगर हम 
पंजाबियोको, सिपाहीके पेशेसे नही बल्कि दरअसऊ दूसरे देगोके आजाद और बेगुनाह 
लोगोकी हत्याके पेशेसे छुडाना चाहते हे तो हमे उनका पुराना बुनाईका पेशा उन्हें 
फिरसे देना होगा। पजावके शान्तिप्रिय जुछाहोकी पूरी जाति ही करीव-करीव खतम 
हो चली है। अब पञावके विद्याथियोंका कर्तव्य है कि वे पंजाबी बुनकरोकों उनके 
निर्दोष पेशेमें पुन. प्रतिष्ठित करे। अर 

बादमें किसी दूसरे अंकमें में यह बताऊंगा कि स्कूछोंमें इस तरहका पखितेन 
करना कितना आसान है और इस रास्तेपर चलकर हम अपने स्कूलों और काछेजोको 
कितना जल्दी राष्ट्रीय रूप दे सकते है। हर जगह विद्याथियोने मुझसे यह प्रा है 
कि में राष्ट्रीय स्कूलोमें कौनसी नई चीजें शुरू कहूँगा। मैने उतसे सब जगह यही 
कहा है कि कताई तो में जरूर ही शुरू करवाऊँगा | अब तो में पहलेते भी ज्यादा 
साफ तौरपर यह महसूस करता हूँ कि सक्रमणके इस कालमें हमें कताई और राष्टक 
ताल्कालिक उपयोगमें आवेवाली कुछ दूसरी चीजोंपर ही विशेष रुपसे ध्यान देगा 


अस्पृद्यताका पाप श्‌४७ 


चाहिए, जिससे हमारी पिछली लछापराहियो और त्रुटियोकी भरपाई कौ जा सके। 
इसके जरिये विद्यार्थी भी नये पाठ्यक्रमों लिए ज्यादा ठीक तैयारी करने योग्य 
बनेगे। 
क्या में प्रगतिके बढ़ते चरणकों पीछेक्री ओर ले जाना चाहता हूँ? क्या में 

मिलोंकी जगह चरखे और करधेको देना चाहता हूँ? क्या में रेलगाडीकी जगह बैल- 
गाडीकों रक्षना चाहता हूँ? क्या में मशीत-मात्रकों नष्ट कर देना चाहता हूँ? कुछ 
पत्रकारों और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओने मुझसे ये सवाल किये हे। मेरा जवाब है. 
अगर मशीने गायव हो ही जायें तो मुझे कोई अफस्ोस्त नही होगा और न में उसे 
किसी तरहका दुर्भाग्य या विपत्ति समझूंगा। लेकिन मगीनोको नष्ट करनेकी मेरी कोई 
योजना नहीं है। अभी तो में, अपनी मिलो द्वारा तैयार किये गये सूत और कपडेसे 
जिस हृदतक हमारी जरूरते पूरी नहीं होती उस्त हृदतक उन्हें पुरा करना चाहता हूं; 
और चाहता हूँ कि विदेशोकों भेजा जानेवाछा करोडो रुपया बचाकर उसे देशकी 
झोपडियोमे बाँट दिया जाये। फुरसतके समय चरखा चलानेके लिए जबतक सारा राष्ट्र 
तैयार नही हो जाता तबतक में यह काम नहीं कर सकता। इस उद्देश्यकों पूरा 
करनेके लिए कताईको गुजर-बसरका साधन वतानेके बदलते कत्तंव्यके रूपमे लोकप्रिय 
बनानेके जो उपाय मेने सुझाये हे, उन्हें अपनाया जाना चाहिए। 

[अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, १९-१-१९२१ 


१२२. अस्पुद्यताका पाप 


यह ध्यान देने योग्य वात है कि विपय-प्तमितिन अस्पृष्यताके पापसे सम्बद्ध 
धाराकी बिना किसी विरोधके स्वीकार कर लिया। यह भी सन्‍तोषकी वात है कि 
इस राष्ट्रीय सभाने वह प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमे कहा गया था कि स्वराज्य- 
प्राप्तिकि छिए हिल्दुत्वपर लग हुए इस कलककों मिदाना आवश्यक है। शैतान तो 
सिर्फ शैतानीमें सहयोग देनेवाल्े तत्त्वोंकी सहायतासे ही सफल होता है। हमें वमे 
करनेके लिए वह हमेशा हमारे स्वभावकी कमजोरियोका छाभ उठाता है। ठीक उसी 
तरह सरकार भी हमारी कमजोरियो अथवा दुर्गुणोके वकृपर ही हमे अपने वें 
रखे हुए है। अगर हम उसको सारी साजिशोकों असफल करना चाहते हो तो हमें 
अपनी कमजोरियोको दूर करना होगा। यही कारण है कि मेने असहयोगकों शुद्धी- 
करणकी एक प्रक्रिया कहा है। जिस समय यह प्रक्रिया पूर्ण होगी, उसी समय अपने 
लिए अनुकूल वातावरणके अभावमें यह सरकार भरभराकर बैठ जाबेगी--ठीक 
उसी तरह जिस तरह गन्दे पानीके गढोको मिट्टी भरकर सुख्षा देनेपर, उसके आमस- 
पास मच्छर नहीं रह जाते। 


१. चागपुरमें आयोजित ३५वीं काग्रेसफ्ी विषयसमित्ति। 


२४८ सम्पूर्ण गावी वाइमय 


हम जो कुछ भोग रहे हूँ, क्या वह हमारे अध्पृश्यताके अपराधका उचित दण्ड 
ही नहीं है? क्या हमने जैसा बोया था वैसा ही नहीं काटा है” क्या हमने अपने 
बन्यु-बान्ववोके साथ ही डायखादी और ओडायखादी व्यवहार नही किया है? हमने 
* अछूत” छोगोंकों अपने समाजसे पृथक्‌ कर दिया और बंदलेगे स्वय हमें ब्रिटिश उप- 
नि्वेशोंने अछूतोंकों भाँति पृथक्‌ कर दिया हैं! हम उत्हे सावजनिक बुओोसे पानी वही 
लेने देंतें भर खानेके लिए उनके आगे हम अपनी जूठन पफ्लेक देते हे। उनकी छाया- 
भात्रसे हम अपविंत हो जाते है। दरअसल अग्रेजोके विरुद्ध हम जितने भी आरोप लगाते 
हैँ उतमें से कोई भी ऐसा आरोप नही है जो 'अछूत' छोग हमारे विरुद्ध न छगा 
सकते हों। 

हिन्दुल्लपर छगे इस कल़कके धब्बेंको कैसे भिठाया जाये? “ अपने प्रति जैसे 
व्यवह्रकी अपेक्षा तृ औौरोंसे रखता है, दूपरीकि प्रति जय भी दंसा ही व्यवहार कर।” 
अंग्रेज अधिकारियोसे मेते अक्सर यह कहां है कि अगर वे हिन्दुस्तानके छोगोके सेवक 
और मित्र है तो वे अपनी झूठी उच्चताका दावा छोड दें, सरक्षकअतिपालकवाला 
भाव त्याग दें, अपने प्रेमपूर्ण कार्योत्ते यह दिखाये कि वे हर तरहसे हमारे मित्र है, 
और हमे ठीक उस्ती तरह अपना समकक्ष माने जिस तरह बे अपने साथी अंग्रेजों 
को मानते हे। पजाब और खिलाफतके अनुभवोके बाद मेने एक कदम आगे बरकर 
उतसे पहचात्ताप और हृदय-परिवरतत करनेके लिए कहा है। ठौक उसी तरह हम हिन्दु- 
भ्रोकषि लिए भी यह जरूरी है कि हम अपने कियेपर पश्चात्ताप करे, उन छोगोे 
प्रति अपने व्यवहारकों बदके, जिन्हें आजतक हम एक उतनी ही औैतानियत-भरी 
प्रणालीके द्वारा 'इबातें' रहे है, भारके प्रति ब्रिटिश शासन-प्रणालीकों हम जितनी 
शैतानियत-भरी मानते है। उनके लिए कुछ घटिया किस्मके स्कूलोक़ी व्यवस्था करे 
हमें यह वहीं मात छेदा चाहिए कि हमते उतपर बहुत कृपा कर दी; हमें उनकी 
ओर हेय दृष्टिसे नही देखना चाहिए। हमें उनके साथ संगे-भाइयोका-सा व्यवहार कजा 
चाहिए, वे हमारे सगे भाई ही है। हमें उतको वह विरासत वापस कर देनी चाहिए, 
जो हमने उनसे छीन छी है। और यह काम कुछ अंग्रेजी पढे-लिखे सुधारकोकों ही 
नहीं करता चाहिए; इस दिश्वामें जनताधारणको स्वेच्छासे सजग प्रयास करा पाहिए। 
इस आवश्यक सुधारमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हम अनन्तकालतक ३ 
प्रतीक्षा करते नहीं रह सकते। हमने जो एक साहकी अवधि निश्चित की है, तैयारी 
और तप्त्थाकी इस अवधिके भीतर हमें अपते रक्ष्यकक पहुँचना ही है। यह इुवार 
ऐसा है जो खवराज्यके बाद नहीं, स्वराज्यते पहले हो जाना चाहिए।.. |, 

कश्पुह्यताका विधान पर्ममें तही है। मह तो शैतानकी एक चाल है। शेतानन 
हमेशा शास्त्रोंकी दुहाई दी है। लेकिन धास्त्र सत्य और विवेकसे बढकर नहीं है। 
वें विवेकको विमेंझ बनाने और सत्यको उद्भाषित करनेके लिए ही रखें कै "पर 
“किसी तिर्दोष घोड़ेकों दिल इसीलिए अग्निमे होमनेके लिए तैयार (3 कि वेदीमे 
इस बलिदानका विधान है। मेरे लिए 'वेद' दैवी और अपौछषेव है। [जैर्सा कि 


१ गांवीणीका तासपें भदोष 'पहे-है । 


क्या ईसा मसीहने सहयोग किया था? २४९ 


“बाइबिल ' में कहा गया है,] श्ास्त्रके बचनोका अक्षरा्थ सत्यका हतन करता है।' 
जो चीज सत्यपर प्रकाश डालती है, वह तो उनमें निहित भावता ही है। और वेदोकी 
अप्तती भावना है शुचिता, सत्य, तिर्दोषिता, पवित्रता, विनयगीलता, सरलता, क्षमा, 
भक्तिमत्ता और वहू सब-कुछ जो किसी पुरुष अथवा स्त्रीकों उदार और बहादुर 
बनाता है। देशके इन महान्‌ और मूक स्रेवको, भगियोकों कुत्तेसे भी हीन मानकर 
उनका तिरस्कार करने और उनपर थूकनेमे त तो कोई उदारता है और न वहादुरी। 
भगवान हमे भी शक्ति और समझ दे, जिससे देशके दलित वर्गोकों सफाईका जो 
काम विवश होकर करना पडता है, उसे हम स्वय स्वेच्छया कर सके। देगमें ऐसी 
अत्तरुष बुराइयाँ है, जिन्हें दुर करके हम उसे स्वच्छ और निमंछ वना सकते है। 

[अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १९-१-१९२१ 


१२३. क्या ईसा मसीहने सहयोग किया था? 
प्रिय श्री गांधी, 

श्री लॉयली' यहाँ आये थे और उन्होंने मुझे बताया कि आप उनसे मेरा 
कुशल-क्षे्र पुछ रहे ये। इसके लिए में आपका आभारी हूँ। में, नित्सन्‍्देह, 
आपकी गतिविधियोमें गहरी दिलचस्पी केता रहा हूँ, लेकिन सुझे दुःखंके साथ 
कहना पड़ता है कि से आपके असहयोग आन्दोलनसे सहमत नहीं हें और न 
हो सकता हें। में भगवानसे प्रार्थथा करता रहा हूँ कि वह आपको अपनी भूल 
दिखाये और आपको--और हम सबको--ऐसे कार्योर्मे प्रवृत्त करे जिनसे 
उसका पुनीत नाम उज्ज्वल हो तथा सारे हिल्दुस्तानका भी स्थायी कल्याण हो। 
आपके बहुत सारे छेखों और भाषणोसे में इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि आप 
अपने आन्दोलनतकों इस आधारपर उचित ठहरानकी कोशिश करते हे कि छासर 
समझाने-बुझाने और मना करनेके बावजूद अगर हमारा कोई निकट और प्रिय 
सम्बन्धी गलत काम करता हुआ विखाई दे तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता 
है कि हम उससे कितती तरहका सम्बन्ध न रखें, क्योकि अगर सम्बन्ध रखते 
है तो हम भी कुक्मोके भागों होंगे। 

लेकिन निश्चय ही, ईसाइयों और हिन्दुओके धर्मग्रत्योमें एक मूलभूत 
सिद्वा्त ऐसा है जो इससे सर्वया भिन्न आचरणकी ओर संकेत करता है। 
दोनोमें अवतारकी बात फही गई है, और यद्यपि कुछ बातोमें इन दोनोमें भिम्नता 
है, तथापि प्रत्येकक्ी अन्तर्भूत भावना यहो है कि जब भगवानने, जो स्वयं अनन्त 


१. अहमदाबाद निवाती एक ईसाई मिशनरी, णो सावरमती आश्रममें अग्रेणी भी पढ्माते थे । 


मे सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


पवित्नताका पूंज है, मानवकों कुकर्स-जनित दुःखकी आगमें जलते देखा तब बहु 
उससे दूर नहीं रहा, बल्कि अपना स्वर्गातन छोड़कर उसकी सहायता फरनेके 
लिए तया उस्ते उसके पापोंके परिणामोंसे बचानके लिए पृथ्वीपर अवतरित हुमा। 
परमपुनीत, अपापजन्मा ईसाने पापियोंके साथ काम करनेसे कभी इनकार नहीं 
किया। उत्हें स्वयं सभी बुराइयोंसे घृणा थी और जहाँ, जिसमें -- तत्कालीन 
बड़ेसे-बड़े आदमियोंमें भी -- उन्हें ये बुयाइयाँ दिखाई दीं, उन्होंने सर्वत्र इनकी 
तीव्र भत्संता को। लेकिन दूसरी ओर वे सभी लोगोंसे -- फेरिपियोंसे' लेकर 
विदेशी सरकारके लिए कर वसूल करनेवाले घृुणित तहसीलूदारों और क्रुल्यात 
पापियोतक से सुक्तभावसे मिलते रहे और उत्तके निकट संम्पर्कमें रहकर काम 
फरते हुए, उन्होंने अपने बुद्धिमत्तापृर्ण उपदेशों और सुन्दर वृष्टान्तों द्वारा, उन्हें 
बराईसे विभुद्ष करके अच्छाईकी ओर उत्मुख करनेका प्रयत्न किया। 
इन तथ्योंपर विचार करते हुए से इसी परिणामपर पहुँचा हूँ कि आज 
सभी सच्चे वेशभक्तोंका यहू स्पष्ठ कत्तेव्य है कि वे इस सरकारसे, जिसे 
अनुचित झुपसे राक्षत्री और शेतानकों सरकार कहा गया है, अपने-आपको अलग 
न रखें, वरन्‌ उससे सम्पर्क बनाये रखनेके लिए जो सम्भव हो सकता है सो 
उपाय करें (अर्थात्‌ नई कौसिलोंकों प्रोत्साहन प्रदान करे) और उसे इस 
तरह उस मार्गकी ओर प्रवृत्त करनका प्रयत्व करें, जिसे वे अधिक उचित 
मानते है। में आज्ञा करता हैँ और ईइ्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह 
पिछले वर्ष आपने सत्याग्रहके सिलसिल्रेमें अपनी भूले देख ली थीं, उसी तरह 
सभय रहते आपकी आँखें खुलें और आप अंसहयोगसे मुँह मोड़कर सहयोगकी 
ओर प्रवृत्त हों। 
आप मेरे इन चन्द वाब्दोंका जैसा चाहें, उपयोग कर सकते हे। 
ससस्‍्नेह न 
आपका, 
जी० गिलित्पी 
राजकोट, 
२०-११-१९२० 
में इस पत्रकों ज्योका-त्यों छाप रहा हूँ। इसे में विशेष रूपसे इसलिए छाप 
रहा हूँ कि इससे प्रकट हो जाता है कि यद्यपि में वर्तमान शासन प्रणालीकी अनवस्' 
मिन्‍्दा करता रहा हूँ, फिर भी मुझे रेवरेड गिलिस्पी-जैसे अग्रेजोंकी मैत्रीका सौभाग' 
प्राप्त है। में जानता हूँ कि वे जो-कुछ कहते है उसमें पूरी ईमानदारीके साथ विश्वात 
करते है। वे मानते हे कि मेरी मान्यताएँ और उद्देश्य सदाशयताएंण है। तथापि हम 
दोनोंकी ईधाइयो और हिल्दुओके धर्मग्रत्योकी व्यास्याएँ भी एक-ूसरेसे कोतो ६२ 


१. पहुदी पुरोह्चित जो पके बाहरी दिखावेमें विश्वास करते में। 


क्या ईसा मसीहने सहयोग किया था? २५१ 


हैँ। जहाँतक हिन्दुओके धर्मग्रल्योकी वात है, में विश्वासपूर्वक लिख सकता हूँ भीर में 
यह दावेके साथ कहता हूँ कि एक हिन्दुका यह कत्तंव्य है कि वह अपने-आपको कुकर्मी- 
से अलग कर ले, अर्थात्‌ वह उसके कुकर्ममे भाग न हे और न उसे समर्थन ही दे। 
प्रह्मादने अपने पिताके कुकर्मोत्े अपने-आपकों विछूग कर लिया। देवी सीताने रावणकी 
सेवाएँ अस्वीकार कर दी। भरतने अपनी माता कैकेयीके कुकृत्योकी भर्तना की और 
उसमे दुष्टतापूवंक उनके लिए जो सिंहासन प्राप्त किया था, उसपर बैठनेसे इनकार 
कर दिया | 'बाइविल ' के सम्वन्धमे में विब्वासपूर्वक कुछ नही कह सकता। लेकिन उसे 
जिस रूपमे मेने समझा है, उप्से तो हिन्दू धर्मग्रन्योके सेरे अध्ययनसे मिकाले गये 
निष्कर्पोंकी स्ष्ठत पुष्टि ही होती है। ईसा, भटियारों और पापियोसे न तो उनके 
आश्रित और न उनके संरक्षक वनकर ही मिले-जुले। वे तो उतकी सेवा करने तथा 
उनके जीवनकों सत्य और शुचितामे प्रवृत्त करनेके उद्देश्यसे ही उनमे मिले-जुले। लेकिन 
जहके छोगोने उनकी बात नही सुनी, वहाँ वे दुवारा नहीं फटके। में जर्मगाक और 
बुरा जीवन वितानेवाले अपने पुत्रको भी किसी प्रकारका सहारा न देना अपना फर्ज 
समझता हूँ। प्रबुद्ध असहयोग व्यथित प्रेम भावनाकी अभिव्यक्ति है। मेरे इन सम्मा- 
नित पत्र-लेखकने वुराईसे अछण रहना और सेवार्थ बुरे छोगोके वीच रहना--इन 
दोनो वातोंकों एक ही मान लिया है। क्या ईसा सृदखोरोसे उपहार स्वीकार करते, 
उनसे अपने मित्रोंके छिए छा्रवृत्तियाँ छेए और उन्हें उनके जघन्य व्यायारमे लगानेके 
लिए अनुदान देते ? पाखडियों, फैरिसियो और ' सदूसियों 'की' क्या उन्होने केवल मौखिक 
भत्सेना ही की ? क्या उन्होंने सचमुच लोगोकों उनसे सावधान रहने और वचनेकी 
सलाह नही दी है? लेकिन श्री ग्रिलिस्पीका खाक है कि मेने सरकारको शैतान 
कहकर उसके प्रति अन्याय किया है। हमारे दृष्टिकोण भिन्न होनेका कारण सम्भवतः 
यही है। जो सरकार फरेव, सूँरेजी और मनमानी ऋ्ूरताका व्यवहार करनेकी अपराधी 
है, जो सरकार अभीतक अपने कियपर पश्चात्ताप करनेको तैयार नही है, जो उत्टे 
अपने अपराधको ढेंकनके लिए झूठका सहारा छेती है, उस सरकारको अगर मे गैतानकी 
सरकार न कहूँ तो मेरे खयालसे यह सत्यसे पछायन होगा। में सचमुच यह मानता 
हूँ कि जिस सरकारने अपने अधीनस्थ लोगोके लिए ऐसा कुछ नही किया जिसके लिए 
वे उप्के आभारी होते, उस सरकारके आडम्बरोकी सही शब्दोमें भत्संना करके में 
मित्रका ही धर्म निभा रहा हूँ। 
[भग्नेजीसे 
यंग इंडिया, १९-१-१९२१ 


१, यह्टद्ियोंका एक वर्ग जो भूत-मेत और अन्य परपरागतत मान्यता्मोझा निषेध करता था । 


१२४. पत्र: सी० एफ० एण्ड्यूजको 


रेहगाडीमें 
१९ जनवरी, [१९२१] 


पसप्रिय चार्ली, 


मैने अभी-अभी तुम्हारा बडे दिनके अवसरपर छिखा पत्र और वह पत्र भी पढा 
जो तुमने छालवन्दके' सम्बन्धमे लिखा है। में तुमसे सहमत हूँ कि छालचन्द अभी 
बहुत अनुभवहीत है और उसे मोम्वासा नहीं भेजा जाना चाहिए। वे उसे ६०० स्पये 
देना ठीक नही मानेगे। मेने अभीतक पूर्वी आफ्रिकाका खरीता नहीं पढा है, छेकिन 
जिस लेश्के बारेमे तुमने कहा था, वह पढ लिया है। छालूचन्दकी शैछी मुझे विलकुल 
पसन्द नहीं है। अगर मेने यह छेश्व पहले देखा होता तो इसे प्रकाशित ही नहीं 
होने देता। 

भाशा है, तुम स्वस्थ-सानन्द होगे। 

पियसेनके' पत्रकों में एक बहुत मूल्यवान उपहार मानता हूँ। वढोदादाने मुझे 
एक और पत्र भेजा है। वे बडे नेक आदमी हे। उनके आश्षीर्वादोका मेरे छिए वढा 


महत्व है। 
में इसी २१ को वम्बईसे कलकत्तेके लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। 
सस्‍्नेह, 
तुम्हारा, 
मोहन 


अग्रेजी पत्र (जो० एत० ९५७) की फोटो-तकलसे। 


१. २९ जनवरी, १९२१ को ठाल्चन्दके नाम छिखे पत्रके पहऐे बनुच्छेदसे पट होता है कि 
पद पत्र १९२१ में लिखा गया था । हा 

३. ये थंग इंडियाके सम्मादकीय विभागमें काम | ५ 

३. विल्यिम विन्सेनली पिफ्तन; मिश्नरी; भारतीपेकि पक्र सक्रिय सम्क्; उठ “अं 
निकेतनमें अध्यापन का किया; १९१४ में नेठाल्के चीनी संत्वानेकि भारतीय मजटूरोकी दशा 


१२५. भाषण : राष्ट्रीयजश्ञाला, नडियादके विद्यार्थियोंके समक्ष" 


१९ जनवरी, १९२१ 


आज तुम्हारा, मेरा और जो अपने आपको भारतीय कहते हे उन सवका एक 
ही धर्म यह है कि हमे एक वर्षके भीतर जो स्वराज्य प्राप्त करना है उसके लिए 
हम अवद्य ही उचित साधतोंकों अपनाएँ और आवश्यक बलिदान करे। मेरी इच्छा 
है कि आप 'स्व॒राज्य' एक राजनीतिक विषय न समझ बेठ। “स्व॒राज्य कया है” 
यह बात प्रत्येक विद्यार्थीगी समझ लेनी चाहिए तथा उसे अपना स्वधर्म मानना 
चाहिए। प्रत्येक विद्यार्यीमे स़थर्मकी रक्षा करनंकी शर्क्ति होनी चाहिए। उसमें इतनी 
शक्ति होनी चाहिए कि कोई मारकर अथवा डरा-धमकाकर उससे कोई काम न करवा 
सके। जो उसे अध्षत्य जान पडे उसे वह अस्त्य कहे, जो सत्य. जान पड़े उसे सत्य 
कहे। इतनी हिम्मत प्रत्येक विद्यार्थीम होनी चाहिए। माँ-नापको चाहिए कि वे वाल- 
कोकों सच-झूठकी पहचान करना प़िलाएँ। स्वराज्यका अर्थ यही है। स्व॒राज्यका अर्थ 
है जो कुछ हमारे मनमे हो उसे वोछने और करनेका तथा जिसे हम पापरूप मानें उसे 
न करनेका अधिकार। 

जवतक हम किसी भी तरहकी स्वृतन्त्रतका उपभोग नहीं कर पाते, जवतक 
हमारी खाने-पीनेकी वस्तुओं और हमारे विचारोतक पर दूधतरोका अकुण है तवतक 
हम स्वराज्य-भोगी फैसे हो सकते हे ? हम कपडेंके वारेमें पराघीन है। इसी कारण 
हम अन्नके लिए भी दूसरोंपर निर्भर हो गये हे। भाई अगृतछाछ ठब्कर उडीसामें 
काम करने गये थे, वे वहाँसे अभी-अभी आये हे। गुजरातने चहाँके अकाल-सकटका 
निवारण करनेमें कुछ हिस्सा लिया है; इसीलिए में यहाँ इस वातका जिक कर रहा 
हैँ। इस अफ्राछूक” कारण अंतिवष्टि हो चाहे अनावृष्टि, छेकिन उडीसाके छोगोके पास 
रुपया नहीं है। नें इस कारण अनाज नहीं खरीद सकते। उनके पास कोई काम-धन्चा 
ने होना ही उनकी कंगालीका कारण है। इसीसे में कहता हूँ कि अगर हम वच्चोसे 
भी स्वदेश-सेवा करवाना चाहते हे तो जिस तरह हमे उन्हे ईश्वरका नाम ज़ेता और 
लिखना-पढनता घिखाना चाहिए उसी तरह हमें उन्हें हाथ-पैरोसे काम छेनेकी भी 
शिक्षा देनी चाहिए। उन्हे तभी हादिक, मानसिक और शारीरिक तीनो तरहकी शिक्षा 
मिलेगी। आज हस्तकलाके रूपमे चरखा ही सबसे वडी शिक्षा है। इससे हम स्व॒राज्य 
प्राप्त कर सकते हे। इससे हम देशमें साठ करोड रुपये प्रतिवर्ष बचा सकेगे। 

मेरी इच्छा है कि आप लोग यह समझने लगें कि जिस तरह सत्यादि ब्रतोका 
पालन करता धर्म है उप्तो तरह हिन्दुस्तानके लिए चास्पाँच घटे चरखा चलाना भी 
धर्म है। म॑ चाहता हूँ कि हरेक विद्यार्थी एक वर्षतक छ घटे नित्य चरखा चलाये। 


१. महादेव देसाईके पात्राविवरणसे उद्धृत । 


२५४ सम्पुर्ण गाधी वाहुमय 


में भगवानसे यह प्राथंता करता हूँ कि वह इस कार्यको हमारे लिए सहरू और' हलका 
बनाये, क्योंकि इसीसे हम धामिक और आधिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकेगे। 

[ गजरातीसे ] 

तवजीवन, २२-१-१९२१ 


१२६. भाषण : अध्यापकोंकी सभा, नडियादसें' 


१९ जनवरी, १९२१ 


अभीतक हम सरकारसे डरते थे, हमे हमेशा यह छुगता था कि अगर सरकार- 

की मदद मिलनी बन्द हो जायेगी तो हमारा काम कैसे चलेगा? इसलिए हमें उर- 
डरकर चलता पडता था। इसी भयके कारण हम खुलकर बात भी नहीं कर सकते 
थे। आज हम देखते हूँ कि हम परकारकी मददके बिता काम चला सकते है और 
सरकार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड सकती। हम झूठसे छुटकारा पा गये। अब हम 
जो बात महसूत्र करते है, कह सकते है। हमें सरकारसे कह देता चाहिए कि स्कूल 
हमारे है। तब वह हमें किस तरह प्रभावित करेगी? बंया वह सबको दण्ड दे सकती 
है अथवा कैद कर सकती है” लेकिन यह तो पहुला परिणाम है, इसका सुपरिणाम 
देशना तो अभी बाकी है। उस सुपरिणामको प्राप्त करनेके लिए शिक्षकोकी मददकी 
जरूरत है। आप स्व॒राज्यकी लडाईमे अपना हिस्सा देने और त्याग करनेके छिए तंयार 
हों जाये। जब' ख़राज्य मिलेगा तब आपकी पेल्शन भी चाल हो जायेगी। हम अपने 
अधिकारोंके लिए लडते है, यह बात हम सब छोग ज्ञानपू्कं और साहसपुवक मारते 
और उप्तपर आचरण करे, इसीमे इस लडाईका रहस्य छिपा है। में चाहता हूँ कि 
आप सब लोग स्वराज्यके शिक्षक बने और नगरपालिकाओकी प्रहायता करे। 

[गृजरातीसे ] 

नवजी वन, २३-६-१९२६१ 


१, महादेव देसाहके थात्रा विवरणते उद्धत । सब्यादमें नगरपाल्किने निश्चय किया था कि न्‍्य 
सरकारसे कोई अनुदान नहीं छेगी | अब नगतपाहिका मौर खूलेकि अध्यापक सामने /अक के | 
उन्हें इन स्हूठोंमें बने रहना चाहिए या नहीं भौर अपना फेलशतक्ता अधिकार छोड़ता चाहिए था 


१२७. भाषण: व्यापारियोंकी सभा, नडियादम' 


१९ जनवरी, १९२१ 


नडियादने अभीतक वहुत-कुछ करके दिखाया है। वह इसी तरह आगे भी करे 
और बढे, यही मेरी कामना है। यदि व्यापारी तैयार हो जाएँ तो वकीछोकी भी कोई 
जरूरत न पडे। हम व्यापारियोके वछूपर ही पजाव और खिलाफतके सम्बन्धमे न्याय 
प्राप्त कर सकते है। यदि सात करोड मुसलमानों और तेईस करोड हिन्दुओमें स्वदेशीकी 
भावना जाग्रत हो जाये तो हम आज ही स्वराज्य प्राप्त कर सकते हे। इस दिशामे 
हमारा सबसे पहला कत्तंव्य है कपडा तैयार करना। यदि हममे कपडा तैयार करनेकी 
शक्ति आ जायेगी तो सब वस्तुओकों तैयार करनेकी गक्ति हममे स्वयमेव आ जायेगी! 
इस शक्तिकों खोनेमें हिन्दू व्यापारी और मुसलमान व्यापारी दोनो ही का दोष है। 
उनका लोभ नही छूटता। अगर वे अपने लोभको त्याग दे तो आप आज ही स्वराज्य 
और व्याय प्राप्त कर सकते है । आप जितना भी विदेशी कपड़ा हो उप्तको फेंक दे 
अथवा जला दे तो भी मुझे कहूक नहीं होगी। आप चाहे तो इसे विदेशोमें छे जाकर 
वेच दें छेकित अपने देशमे न बेचे, और स्वदेशी कपडा तैयार करने लगे। मडियाद 
कपडेके लिए अहमदाबादपर निर्भर करता है, यह वात मुझे विचित्र जान पडती है। 
इसे भी स्वदेशी कहना मुश्किल है। जबतक छोटे-बडे सभी सूत नहीं कातते तबतक 
स्व॒राज्य दूरकी मजिल है। यदि हम सब चरखा चलाये तो थ्रूत हमे मुफ्त मिलने 
लगे। तब जिस तरह हर कोई अपने लिए ग्रेहूँको पिसवा सकता है उसी तरह सूतकों 
भी बुतवा सकेगा। इस तरह मिलके कपडेकी कमी पूरी हो जायेगी। यदि आप विदेशी 
माल छेना और बेचना बन्द कर दे तो आप स्वराज्य प्राप्त कर सकते है। 

दूसरी बात यह है कि आप रुपया दे सकते हे। स्व॒राज्यके लिए अपना रुपया 
देकर आप साबित कर सकते है कि आप किसी घटिया धातुके वने हुए नही हे, खरे 
सोनेके वन हुए है। आपका रुपया बादमे आपको ही वापस मिल जायेगा। इसका 
उपयोग आपके शहरके लिए ही किया जायेगा। इससे आपको आठ आने अथवा बारह 
आने [ सैकडेका | व्याज नहीं मिछ सकता; लेकिन शिक्षा मिलेगी, स्वतत्वता मिल्धेगी। 
इससे आप अपना कपडा स्व4 तैयार करने छगेगे। में आपसे आग्रहपूवंक कहता हूँ कि 
आप इत दोनों कामोको करके नडियादकी प्रतिष्ठा बढाएँ। नडियादकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर 
आप समस्त गुजरात और हिन्दुस्तानकी प्रतिष्ठा बढायेगे। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २३-१-१९२१ 


१ मद्दादेव देसाईके थात्रा विवरणते उद्धृत । 


१२८. भाषण: वडतालकी सार्वजनिक सभासे 


बढताल 
१९ जनवरी, १९२१ 


भाइयों और बहनो, 

मुझे आप सब भाई-बहन इस बातके लिए क्षमा करेगे कि में अशक्त होनेके 
कारण खडे होकर भाषण नही दे सकूंगा। सच तो यह है कि जिस तरह में शरीरते 
अगाक्त हो गया हूँ उसी तरह मेरी आवाज भी अब पहले-जैसी नहीं है। फिर भी में 
ज्यादासे-ज्यादा छोगोतक अपनी आवाज पहुँचानकी कोशिश करूँगा । इसके लिए आप 
सब छोगोंकों शान्त रहता होगा, क्योकि शान्ति बती रही तो मुझे जो-कुछ कहना है 
वह काफी भाई-बहनोके पहले पड सकेगा। 

इस पवित्र स्थातपर आकर मुझे खुशी हो रही है। १९१५ से मेरी यह 
अभिराषा रही है कि में इस पवित्र घामकी यात्रा करँँ। आज इस सौभाग्यका अवसर 
प्राप्त होनेके लिए मे ईद्वरकों धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए में आप छोगोका भी 
आभारी हूँ। 

इस सभामे इतने साधुओंकी उपस्थिति एक बडी खुशीकी बात है। क्योकि भेरा 
सन्देश सामान्य स्त्री-पुर्षोके लिए ही नहीं, सबके लिए है--साधुओके लिए खात 
तोरसे है। जब साधु-वर्ग यह समझेगा कि असहकार क्या है, हिन्दुस्तातकी जनता 
किसलिए अप॒हकार कर रही है तब वे भी असहुकारके मन्त्रका जाप किये बिना ने 
रहेगे क्योकि तब वे यह समझ जायेगे कि [असहकारके बिना) साधुताकों भी कायम 
नहीं रखा जा सकता। असहकार हमारे धर्ममे कोई नवीन तत्त्व तही है। अनेक परे- 
शानियोमे पडकर हम इसे भूल गये हे अथवा कहिये, हमने उसके छक्षणोकों भुछा दिया 
है। इसीसे इसपर अमछ करनेमे हम कुछ ढील कर जाते हे, शंकाएँ उठाते हें और 
परिणाम होता है स्वराज्यकी स्यापनामें देरी। छेकिन अस॒हकार कोई नया तत्त्व नही है, 
यह में जानता हूँ, और इसीलिए में कहता हूँ कि यदि जनता इसमें उत्साहके साथ 
भाग छे तो हम एक वर्षमे ही स्व॒राज्यकी स्थापना कर डाछे। यह बात में चार 
महीनेंसे बराबर कहता आ रहा हूँ, और फिर भी कहता जा रहा हूँ; इसका कारण 
जनतामे मेरी अदूट श्रद्धाका होना है। 

कुछ भाई, जिन्हें सिर्फ राजनीतिमे ही दिलचस्पी है, शका उठाते हे, और कहते 
है कि यह प्रवृत्ति राजनीतिक नही है, कौन जाने यह कसी होगी, अथवा कहते है, 
यह धामिक है। में कबूछ करता हूँ कि यह धामिक है, इसमे शकाकी तनिक भी 
गुजाइश नही है। इसे मेने आप लोगोसे छिपाया भी नहीं है। जबतक साधु पर्मके 


१, गुणरातके खेढ़ा जिेका गाँव । स्वामिनारापण सम्प्रदाषक्षा तीर्षस्थान । 


भाषण: वडतालकी सार्वजनिक सभामें २५७ 


प्रिद्दान्तोकों नहीं समझते और राजनीतिक प्रदनोंकों सुल़झानेंमें उनका उपयोग नही 
करते तवतक मुश्किले पैदा होती रहेंगी। जवतक साधु इसमें अपना पूरा योगदान नही 
देते तवतक उनमें भी पूर्ण साथुता नहीं आ सकती। 

सरकारके अत्याचा रमें हाथ न बँटाना, उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्पसे सहा- 
यता न देना असहकार है। सव छात्रोका कहना है कि राक्षसी प्रवृत्तिति अलग रहो। 
जवतक राक्षसी प्रवृत्तिका प्रचलन हो तवतक यदि हम उस प्रवृत्तिवालोकी मदद छेते 
है अथवा उन्हें मदद देते हैं तो हम उनके पापके भागीदार बनते हे। तुलसीदासने 
कहा है कि अप्तन्तोका सगे करता पाप है। गीता में भी कहा गया है कि अगर 
हम राक्षसी प्रवृत्तिको स्वीकार करते हं तो हम राक्षस बन जाते है। 

[यहाँ वर्षा होने छगी और श्रोताओंमे थोड़ी हलचल होने लगी] 

इतनी-सी वरसातसे अगर आप लोग भागेगे तो असहकार क्या है उसके मर्मको 
कैसे समझ सकेगे। 

इतने थोड़े समयमें हमे एक पदार्थ-पाठ मिला है। उससे हम समझ सकते हे कि 
हमें ख़राज मिलतेमें ढोल क्यो हो रही है। इस सस्तारमे कलियुग विन मोसमकी वर- 
सातके समान है। जिस तरह विन मौक्षमकी वरसातसे सुख नहीं मिलता उसी तरह 
कल्ियुगमें सुख सहज नहीं मिल सकता; और यदि हम ईश-मजन करना चाहते हो, 
सतयुगकी तरह रहना चाहते हो तो हमें कलियुगका भय छोड़ना चाहिए। 

अभी हमने विन मौध्षमकी वरसातकी वजहसे कितना समय नष्ट किया। यहाँ 
कितने सारे छोग लाठियाँ, छत्रियाँ और धारियें लिये वैठे हे, उन्होने गडवडी मचा दी, 
छतरियाँ तन गई और बहने बेकार ही बिना किसी बातके लड़ पड़ी। इससे यह 
प्रकट होता हैं कि अभी हम स्वराज्यके योग्य नहीं हुए हें। स्वराज्यमें निर्भयताके 
गृणकी सबसे पहले आवश्यकता है। कष्टसे--दु खसे डरकर जो धर्मपर आचरण 
करना छोड देता है वह स्व॒राज्य प्राप्त तही कर सकता। कायरकों सुख नहीं मिल 
सकता। एक चोर अथवा छुटेरा उसे डरा-धमकाकर उससे कुछ भी करा हे सकता 
है; इसलिए कायर व्यकित धर्मका पालन नही कर पाता। 

समामें प्रत्येक स्त्री-युरुषका धर्म भान्ति बनाये रखता है। उसका धर्म है कि अगर 
कोई क्रोधमे पागल हो जाये और आक्रमण कर बैठे तो हम उसे सहन करे, उसपर 
बदलेमे आक्रमण न करे, गाली-गलौज न करे, शोर न मचायें। जो व्यक्ति वाहर हो उसे 
अन्दर आनेका प्रयल नही करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह एकचित्त होकर [भाषण] 
सुने, उसपर विचार करे, उचित छगे तो उसपर आचरण करे और शेपका त्याग कर दे। 
हम अभी इतमे व्यावहारिक घर्मका पालन करनेके योग्य नहीं हे। वारिशकी दो-चार 
बूँदोमें यदि हम शान्ति न रखे तो इतने घारियो बौर छाठियोके बीच कोई व्यक्ति पागल 
बनकर उपद्रव मचाये तव तो हम भाग ही निकलेगे। ऐसेमें हम स्त्रियोकी छाज और अपने 
आत्ममम्मानकी रक्षा नही कर सकते। हमें अपने व्यक्तित्वपर विश्वास होना चाहिए। 
यहाँ कोई छद्दी और हँसिया लेकर मारने नहीं आया, फ़ैकित जैसे अनेक सदृट 


१, ट्यें देंदका एँतिया जो गुणततमें एड एथिपारकी तरद पारण पिद्या जाता £। 


१९-१७ 


२५८ सम्पूर्ण गाधी वाद्य 


आते है वैसे ही कोई दीवाना मार भी बैठ तो समझदारीसे काम छेकर शान्त रहना 
धमम है। क्षत्रियका धर्म कोई गाली दे, छकडी मारे, हँसिया मारे तो उसके प्रत्युत्तरमे वार 
करना नही है, उसे सहन कर रैना है। क्षत्रियका धर्म भागनंका नहीं है, उसका धर्म 
मारना भी नहीं है, मरना और मरकर जीनेका है। मे पूरे विश्वासके साथ कहता हूँ 
कि कोई भी व्यक्ति हिसा करके दूसरेकी रक्षा नहीं करता, सच तो यह है कि हत्यारा 
मरनेकी तैयारो करता है और मर्जकी पूरी हिम्मत न होनेके कारण हुसरेकों मार 
कर मरता है। वह जिस हृदतक तलवारका प्रयोग करता है उस हृदतक वह क्षत्रिय 
नही है। 

क्षत्रिय विश्वास करे तो मरण तो उसके मारथेका मुकुट है। मरनेका भय कैसा ? 
जहाँ मरनेकी सबसे अधिक सम्भावना हो वहाँ जाकर खड़े होनेवाला ही सच्चा बहादुर 
है। जो मार सकता है उसे कोई बहाढुर नहीं कहता। एक कुम्हार जो गधीकों मारता 
रहता है उसे हम क्षत्रिय नहीं कहते और जो क्षत्रिय व्यक्तियोकी हत्या करता है यदि 
उसे हम कुम्हार कहे तो यह एक सही विशेषण प्रदान करना कहछायेगा। जो पुरुष 
अपनी स्त्रीकों मारता है उसे हम बहादुर नहीं कहते बल्कि नाम कहकर यथाये 
विशेषणसे विभूषित करते ह। हममों जबतक क्षत्रियके गुण नहीं आते तबतक स्वराज्य 
मिलना मुद्दिकल है। क्षत्रियका गुण धीरज है। बारह वर्षके प्र्नादमे, सुपन्वामें, 
सीतामें यह गुण विद्यमान था। रावणने सीताकों छाकूच दिये, भय दिखाये छेकिन 
सीताजी टससे-मस न हुई। इसीसे आज हम उन्हें शुद्ध क्षत्रियाणी--देवी --माता 
मानते है, जबतक स्तियोमे सीताके पृण नहीं आ जाते तबतक' वे असहकार करने और 
स्व॒राज्य प्राप्त करतेके योग्य नहीं है। सीताजीने रावणके मिष्ठान्नोका त्याग किया, ये 
व्यजन कोई कडवे ने थे, लेकिन अपात्रके द्वारा दिये गये थे इसलिए सीताजीन उन्हे फेंक 
दिया। रावणने जो आभूषण भेजे, सुन्दरतामे वे अभूतपूर्व थे, उनके हीरे-मोतियोकी चमक 
आजके हीरे-मोतियोसे कही अधिक होगी, छेकिन चूंकि वे अपात्रकी मार्फत आये थे 
इसलिए सीताजीने उनका त्याग किया। तभी वे अपने सतीतवकी रक्षा कर सकी। 

हिन्दुस्तानकों भी असहकारके लक्षण जान ल्रेनेकी जरूरत है। यदि हम अपने 
वीयकी, अपने धर्मकी, और गाय' तथा अपने अस्तित्वकी रक्षा करना चाहते हो तो 
असहकार जरूरी है। 

सरकारने हमारे आत्मसम्मानकी चोरी की है। पैसेकी चोरी तो वह करती 
ही थी, 'छेकिन जबतक वह हमारे धतको ही छूठती रही तबतक मैने उसे बरदाश्त 
कर लिया। मेने इसके साथ वैसा व्यवह्टार किया जैसा में अपने आश्रममे करता हूँ। 
आाश्नममें मे किसी चोरकों दण्ड नहीं देता। उसी तरह में सरकारकों भी सहन करता 
रहा। छेकित जब सरकारने हमारे आत्मसम्मानपर हाथ डाला तब मुझे चेत हुआ कि 
यह तो रावणका अवतार है, इसका सहार करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है 
कि में रामचल्नका अवतार हूँ। रामचन्धकों हम ईश्वर मातते है। मे ईद्वर नहीं हूं, आप 
भी नही है, क्रेकिन हम सब रामचन्द्रके वारिस हे। उनके जैसी तपदचर्या करना बौर 
उनके जैसे दु खोंकों सहना हमारा कत्तंव्य है। उन्होने जैसे रावणसे असहकार किया वैसे 


भापण * वड़तालकी सार्वजनिक सभामें २५९ 


हमे भी करना है। हम राम नही है इसलिए हम [ रावणरूपी सरकारके] शरीर॒की 
हत्या करके बुछ प्राप्त नही कर सकते। हम तो भानते हे कि अपनी दुष्ट वासनाओं- 
के कारण यह सरकार नित नया बरीर धारण किया करेगी। फिर भी हमें वाल्मीकि 
और तुलसीदासजीके आदेशोका पालन करते हुए उसके सग का त्याग करना चाहिए; 
भौर इस प्रकार दुष्टताका नाण करना चाहिए। 

'जेन्द-अवेस्ता ', 'कुरात', 'वाइविल', स्वामीनारायण' आदिने यही सिखाया 
है कि दुष्ट का सग नही करना चाहिए, उसे मदद न तो देनी चाहिए भौर न उससे जेनी 
चाहिए। सरकारने इसकामपर हाथ डाला है। मुसलमानोके साथ विश्वासधात करके 
अपने रावणत्वका परिचय दिया है। आज इस्लाम है तो कल हिन्दू-पर्म । हिन्हू-धर्मपर 
तो वह बहुत पहले ही झ्पट्टा मार चुकी है, लेकिन अज्ञानवश हमने अपनी सम्यताका 
त्याग करके उमप्तका बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया। हिन्दुओने अपने धर्मका त्याग 
न किया होता तो गायोकी खुलें-आम हत्या करनेवालोकों हम कैसे सछाम बजा पाते ? 
यह कोई एक व्यक्तिका सवाल नही है। एक व्यबित गो-हत्या करे तो उसे सहन कर 
लेता एक अलहृदा बात है। लेकिन जो हमारे सरदार बनकर, सरकार बन कर, 
अन्नदाता होकर गो-हत्या करे उसके प्रति हम कैसे वफादार हो सकते हें। 

आप  पूछेगे कि क्या मुझे इस बातका पता सिर्फ सालभर पहले ही चला ? नही, 
लेकिन उस समय में भ्रममे पडा हुआ था; मेरी धारणा थी कि मे सरकारकों सुधार 
हूँगा। मे मस्कर भी इसे प्रभावित करूँगा, मे ऐसा मानता था। छेकिन इस्लामके साथ जान- 
बूझकर किये गये विद्वासधातसे मेरा यह विदृवास चला गया। में बेत गया और मेने 
समझ लिया कि “ हे जीव | तू अगर भारतीय है तो चेत और इसकी सगति छोडकर 
भाग, नही तो तू हिल्दू-धर्मसे हाथ घो बैठेगा।” तबसे में हिन्दुओोके बीच जाकर 
उन्हे धर्मके रक्षणार्य असहकार सिखा रहा हूँ। यदि आप हिंन्दु-धर्मका पालन करना 
चाहते हो तो इस पवित्र घाममें मे आपसे कहता हूँ कि आपका पहला और अन्तिम 
पाठ अप्षहकार है। 

लेकिन आप कहेंगे कि तब में मुसलमानोके साथ मित्रता करनेकी वात कंसे कर 
रहा हूँ? वे भी तो गायोको मारते है। में कहेंगा कि वे वह कत्छ धर्मके नामपर 
करते है। में उन्हें समझा सकूंगा कि अगर कोई सनातनी -- कट्टर हिन्दू आपका 
साथ देता है तो वह इस विश्वासके साथ देता है कि यदि वह आपके धर्मकी रक्षा 
करते हुए अपने प्राणोकों उत्सगें कर देगा तो भगवान मुसलमानोकों भायकी रक्षा 
करनेकी प्रेरणा देगा। मे उतके साथ सहयोग के लिए यह शअते पेश नहीं करता; 
छेकित भगवान उन्हें ऐसा करनेकी प्रेरणा देगा, ऐसी मेरी मान्यता है। 

यह बात में हमेशा नही कहता कि में कोई शर्त नहीं लगता। लेकित साधुओं और 
मन्दिरोके सामते मु यह कहता ही चाहिए। अगर में न कहूँ तो मुझे दोष लछगेंगा। 

आप अप्रेज अथवा मुसहमानकी हत्या करके गायकी सेवा नहीं कर सकते बल्कि 
अपनी ही प्यारी जान देकर उसे बचा पायेगे। गायको वचानेमे अगर हमने अपना सर 


१. स्वामी सहजाननद (१७८१-१८३०); ख्वामीनाराषण-सामदापदे प्रव्तेक । 


२६० सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


दे दिया तो यमराज आपको बिना कुछ पूछे अपने सिहासनपर बिठायेगा। लेकिन उसे 
बचानेसे यदि आप दूसरोंके प्राण छेगे तो वह जरूर जवाब तलब करेगा; क्योकि 
आप भी आदमी है और जिनके प्राण आप छेंगे वे भी भादमी हूं। मे ईश्वर नही हूँ 
कि गाय बचानेके छिए दूध्तरोका खून करनेका मुझे अधिकार हो। लेकिन हिन्दू ध्मने 
मेरा यह कत्तंव्य अवश्य निश्चित कर दिया है कि गायके लिए मे अपने प्राण दे दू। 
कितने हिन्दुओन ऐसा किया है? कितने हिन्दुओने बिना शर्त मृसलूमानोके लिए अपने 
जीवनको उत्सगें कर दिया है। वणिक्वृत्तिसे गायकी रक्षा तही हो सकती। हिन्दुत्तकी 
गौखपूर्ण परम्परा अपने प्राणोकी परवाह न करनेके लिए कहती है। जब मुसत्तमानोंको 
विश्वास हो जागेगा कि हिन्दू उनके लिए जानकी बाजी लगा रहे हें तब वे गायकी 
हत्या करना बन्द कर देंगे। अली भाइयोने गो-मास छेना बन्द कर दिया है। इनकी 
रसोईमे उसे ले जाना तक मना हो गया है क्योकि अली भाई पड़ौंसीके प्रति अपने 
धर्मको जानते है और उसका पालन करते है । कुरान में यह नहीं कहा गया है कि 
मूसलमावोंकों गो-मांत खाना ही चाहिए। उसमें सिर्फ गो-्मासपर कोई प्रतिबन्ध नहीं 
लगाया गया है। इसलिए वे लोग पडौसीके प्रति अपने कत्तंव्यको पहुचानकर गो-हत्या 
: छोड़ देंगे। इसी श्रद्धासे में मुसछ्मानोका सग कर रहा हे और प्रत्येक हिन्दू साधुसे कहता 
हूँ कि आप खिलाफतके लिए अपने सर्वस्वकी आहृति देंगे तो कहा जायेगा कि आपने 
हिन्दू-धमंकी बड़ी रक्षा की है। अभी प्रत्येक हिन्दूका धर्म इस्ठामको जोखिमसे बचाना 
है। और यदि ऐसा हुआ तो खुदा ही उन्हें हिन्दुओंकों अपता मित्र समझनेकी प्रेरणा 
देगा और हिन्दू भी उन्हे अपना मित्र मानेगे। अभीतक तो मुसलूमानोने यही मात्रा 
कि हिन्दुओकों सताया जाये, और हिल्दुओंने सोचा कि ग्रायकों बचानेमे मुसलमानोंकी 
हत्या की जाये। इस तरह परन्‍्पर द्वेषपूर्ण वातावरणके बीच तटस्थ अग्रेज छोग 
गायोंकों मारतें रहे और उनको दोनोंकी संदूभावता मिछृती रहो। इस तरह हमने 
बड़ा पाप किया है। 

इस' सरकारने इस्लामके साथ दंगा किया और पजाबकी ताक काठ डाठी। 
पंजाब तो हमारा मुकुट है, यह वह देश है जहाँ हमारे ऋषि-मुनियोने वास किया। 
इस देशके लछोगोको चाबुक रूग्ाये गये, पेटके बल चलाया गया, यहाँकी औरतोके बुर्के 
उठाये गये, साधुओके कपड़ोपर चूना पोता गया और एक हजार व्यक्तियोपर पीछेसे 
गोली चलाई गई, इतनेपर भी यह सरकार अब ऐसा कहती है कि यह सब गूड 
जाओ। हजार व्यक्तित मारे गये इसका मुझे इतना गम नहीं हैं, छेकित सरकार 
यह जो बात कही कि इस सबमभे हिन्दुस्तानका ही दोष था, उससे मेरे हृदयको 
गहरा आपात पहुँचा है। स्वय दोषी होकर उसने हिल्दुस्तानकों ही दोषी बताया है। 
उसने स्वय कुछ नहीं किया। उसने कहा जनरल डायर एक छोटीसी भूलें पढ 
गये। पश्चात्ताप करने अथवा क्षमा सौँगनेकी वृत्ति तो उसे छूतक तहीं गई है। जबतक 
पञाबकों स्थाय' नही मिक्त जाता तबतक हिन्दू, मुसकमान और ईताई सबका यह भरें 
है कि वे अस॒हकार करे। यह वस्तु मुसलमानोके धर्ममे भी है। असहयोगके लिए 
उन्होने ' तकें मवाज्ञात' शब्दका प्रयोग किया है। 


भाषण वड़तालकी सार्वजनिक सभामें २६१ 


यह असहुकार अहिसापूर्ण है। इसमें लाठियाँ बौर धारियोका प्रयोग नहीं किया 
जाता | इसमें प्र लिया नहीं, दिया जाता है। अग्नेजोके प्रति तथा परस्पर अहिसाका 
पालत करना आपका धर्म है। 

आप धाराला नही है, ठाकरडा' -- नही, ठाकोर है । आप ठाकोर बनना चाहते है 
तो दुच्ची-टुच्ची चोरियाँ आप नहीं कर सकतें। पाटीदार) भी अपनेको क्षत्रिय वहते है 
लेकिन के क्षत्रिय नही हे क्योंकि वें चोरीमें हिस्सा वाते है, चोरीका माल हैते हे। 
दे क्षत्रियत्व भूछ गये हे । हेकित आप तो क्षत्रिय-जैसे ही दीख पडते है, भर्त्र रखकर 
क्षत्रियतवका प्रदर्शन करते हे। में आपसे कहता हें कि आप जनताको दुख पहुँचानेके 
लिए क्षत्रिय नही है, उसकी रक्षा करनेके लिए क्षत्रिय है। दारू पीना, लोगोकों दु ख 
देना, स्वियोपर कुदृष्टि रखना, किसीकों लूटना, यह तो आपका धर्म नहीं है। आप 
ऐसा करेगे तो हम्पट कहलायेंगे। लूम्पटको क्षत्रिय नही कहा जा सकता। में धाराला- 
को अपना भाई समझकर उनसे मिलने आया हूँ। में आपसे कहता हूँ कि कोई पाटी- 
दार लम्पठ हो जाये तो आप उसे त्याग दें। में आप छोगोका ही हूँ; पाटीदारोका 
भी हूँ। इन्हे क्षत्रिय जानकर में इनके साथ रहनेके लिए आया था। किन्तु जब मेने 
सुना कि ये पाटीदार छूटका मार रखते हे तव मुझे शका हुई कि कही ये वीर होनेके 
बजाय' कायर तो नही हे? यदि आप पाटीदारोंके साथ सहयोग करते हुए स्वराज्यमे 
हिस्सा छेता चाहते हो तो आप इन सब कामोकों मनसे निकाल दीजिये। 

धाराढ़े ठाकोर तभी वरनेंगे जव वे देशकी रक्षा करेगे और सच्चा साथु वही है 
जो तनिर्भव होकर इनमे घूमे-फिरे, जो इनके साथ रहते हुए भी कमल-पत्रकी तरह 
तिल रहे, इन्हे सदुपदेश दे। में साधु होनेका दावा नहीं करता लेकिन गृहस्थ होते हुए 
भी कहता हूँ कि यदि में इस कार्यमें व्यस्त न हो जाता तो में भीलों और अन्य 
जगलो जातियोमे जाकर रहता। उन्हें शुद्ध, दयावान, वहादुर, सदाचारी, तत्यभापी 
बननेका उपदेश देता और उनसे जवताकी रक्षा करवाता। 

यहाँ अनेक साधु रहते है, उनसे में प्रार्थना करता हूँ कि जब इतना कहर वरपा 
हो तब जैसे में विद्याथियोकों स्वयस्रेवक बननेके लिए कहता हूँ उसी तरह आप भी 
अपने अधिकारोंका उपयोग करते हुए देशके इस कार्यमें जुट जायें। छुच्चो, चोरों गौर 
हम्पटोके दोषोंका हरण करना आपका धर्म है। जवतक आप ऐसा नही करते तवतक 
आपको साधु कहछानेका अविकार नही है। यदि आप स्व॒राज्य चाहते हो, अर्थात्‌ 
राम-राज्य, सत्ययुग चाहते हों, यदि आप भरतस़ण्डकों धर्म-मूमि--देवभूमि-- 
बनाना चाहते हों तो पडौत्तीपर अत्याचार होता हुआ देखकर उसकी रक्षा करना 
भापका घममें है। आपके पास यम-नियमके दिव्य अत्य है। आप यत्किचित्‌ तप्रचर्या 
द्वारा बड़ी आसानीसे इन अस्त्रोको सच्चा सिद्ध कर सकते हैं। 

हमने प्रतिज्ञा की है कि हम सरकारते न्याय नहीं माँगेंगे। अगर रावण मुझे 
आकर मार जाये तो रावणसे न्याय माँपने में कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो हिम्मत 


१ शुगरातऊी एक्र पिछड़ी हुईं जाति । 
२, काझतफ़ार । 


२६२ 'सस्पूणं गाधी वाह्मय 


बाँवकर सन्तद्ध हो जाना चाहिए। हिम्मत मुझे कहाँसे मिछ सकती है? मुझे दयाका 
अभ्यास करना चाहिंए। ज्ञाककी उपलब्धि करनी चाहिए। यह सब बातें लोग आप ही 
से सीख सकते हे। शुद्ध घमंवान व्यक्तिको हिन्दू, मुसलमान, काबुली सभी पहचान छेगे 
और उसे आदर देंगे। आप धारालोंकों सिख्ाये कि उतका काम लूटपाट करना 
नही हैं। 
धारालोसे मेरा यह कहना है कि आप लोगोकों तग ने करे; पाटीद्ारोसे मेरा 
कहता है कि आप [चोरी-चपाटीकों ] उत्तेजर न दें। और यदि आप ब्राह्मण धर्मका 
पाकत ने कर सके तो छाठियोंसे छड़कर उठाईगिरोकों मार भगाये। 
यदि धारालें और पाटीदार दोनो अपने धरमको भूल जाये तो में साधुओसे कहेंगा 
कि आप उनकी रक्षा करें, उन्हें सुधारे, उतके मत निर्मल बनायें, जब आप ऐसा 
काम करेगे तभी धर्मकी पुत्र स्थापना होगी, तभी हम हिल्दुस्तातकों कर्मभूमि कहेंगे। 
में तो चछा जाऊँगा द्रेंकिन आपको यह कार्य हाथमे ढ़े ढेगा है। मे तो कहुंगा 
कि आज ही दो-चार साधुओं, दो-चार पाटीदारो, दो-चार घारालोकी एक समिति नियुक्त 
करके उनसे यह काम शुरू करावाइए। आप यह सब करनेकी प्रतिज्ञा ले। यह काम 
किया गया तो त्वराज्य एक वर्षके भीतर मिलकर रहेगा। ईदवर आपको प्रेम, साहस, 
दया और सत्यका यज्ञ करतेकी शत दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। 
[गृजरातीसे | 
ववजीवन, २७-१-१९२१ 


१२९. भाषण: साधुओंको सभा, वड़तालमें' 
१९ जनवरी १९२१ 


मुझे सदा साधुओंसे मिलनेकी इच्छा रहती है। जब मे कुस्म मेलेगे हरिद्वार गया 
तब मेने वहाँ किसी ऐसे साधुकी तलाश करनेका प्रयत्न किया जिससे मिछकर मन पर$- 
ल्छित हो उठे। में साधुओंके एक-एक अखाड़मे पया। जितने भी प्रसिद्ध साधु थे में 
उतर सभीसे मिलला। छेकिन मुझे कहना चाहिए कि मुझे निराशा ही हाथ छगीं। मैरा 
विश्वास है कि साधु हिन्दुस्तानके भूषण है और उन्हीसे हिन्दुस्तानका अस्तितत रहेगा; 
द्वेकिन आज मुझे इत साधुओंमें बहुत कम साधुताके दर्शन होते हे। मेने, अपने हरा 
वासकी अच्तिम पूरी रात यही विचार करनेमें छगाई कि हिस्दुस्तानके साधु सच्चे अोमे 
साथु बनें इसके लिए में क्या कर सकता हूँ? अन्त मेने बढ कठिन ब्ते ह्या। 
मेरे क्या ब्रत लिया सो यहाँ नहीं कहूँगा। छेकिन वह ब्रत कठित है, ऐसा बहुतसे 
लोग मानतें है। ईश्वरकी कृपासे में इस ब्रतकों अभीतक निम्ना सका हैं। 

मुझे अनेक मित्रोंने सुझाव दिया है कि मुझे सत्यासी हो जाना चाहिए; हे 
में सत्यासी नहीं हुआ। उत्त दिन भी अन्तरात्माने यह बात स्वीकार नहीं की थी और 


१. कि० घ० म्शहवारके थात्रा विवरणते उद्बृत । 


चरसेका धर्म २६३ 


आज भी नहीं। इसका कारण मुझे साप्तारिक भोग भोगने है, यह तो आप कदापि ने 
समझें। में इनका त्याग करनेका प्रथत्त तो ययागव्ित करता ही रहता हैं, लेकिन 
मेने अपने इसी प्रथलमे देखा हे कि में भगवा पहुनतेके योग्य नही हूँ। में मत, पचन 
और कर्मसे सत्य, भहिसा अथवा ब्ह्मचर्यका पालन करता हूँ, ऐसा में नहीं कह सकता। 
मेरे मनमे चाहे-अनचाहे राग-द्वेप भातें ह॑ं और वासनाएँ उठती है --उन सबको में 
विवासूरंक रोकनेका प्रयत्त करता हूँ और इससे उनका स्थृछहूप दव जाता है। यदि 
में सम्पूर्ण रूपसे उनपर निम्न कर सकूँ तो में आज ही समस्त विभूतियोंका स्वामी 
हो जाऊे; मेरे नम्न होते हुए भी जगत मेरे चरणोमे छोद जाये, कोई मेरी हंसी उडाने 
अथवा मेरा तिरस्कार करनेकी इच्छातक न करे। 

ढ्ेकिन में आपसे आपका वेष उतरवानेके लिए नहीं भाया हूँ। स्वामीनारायण 
सम्प्रदायमे मुझे जिस सरहताका अनुभव हुआ है, जिस प्रेमसे आपने मुझे यहाँ बुलाया 
है, उसके बदलेमे, मेरे मतमे जो भाव हे अगर में उन्हें आपके सम्मुख व्यक्त न कर तो 
कहा जायेगा कि में अपने कत्तंव्यसे च्यूत हो गया। इसलिए में तो आपसे यही कहता 
हूँ कि आपने जो यह साधुओंका बाना पहन रखा है उसे आप साथुताके उचित गरुणोस्े 
शोभित करे और इससे यशस्वी बनकर अपने सम्प्रदायकों यजरवी बनायें। 


[गुजरातीसे | 
नंवजीवन, २३-१-१९२१ 


१३०. चरखेका धर्म 


काग्रेसने अप्हयोगके सम्बन्धमे जो प्रस्ताव! पास किया हैं उसके विविव अंग्रोका 
वर्णन में पहले ही कर चुका हूँ। ये सव अग महत्वपूर्ण हे, लेकिन उनमें से एक अग 
ऐसा है, जिसपर अगर जनता अमछ करे तो मेरी दृढ़ मान्यता है कि उसी क्षण 
स्वराज्य प्राप्त हो जायेगा। यह अंग है चरखेका धर्म। 

स्थान-स्थानपर मुझसे यह पूछा जाता है कि क्या स्व॒राज्य मिलनेपर अनाज 
और कपडके दाम घट जायेगे ? यह सवात्न उचित है। हमें स्व॒राज्य मिक्ले अथवा कोई 
अन्य वस्तु मिल्क, लेकिन अगर हम कपडेके लिए विदेशोपर निर्भर रहेंगे तो कपडे 
अथवा अनाजके दाम नहीं घटेगे। इसलिए नहीं घटेगे कि जवतक हम कपड़के 
मूल्यके रूपमे प्रतिवर्ष अपना साठ करोड रुपया हिन्दुस्‍्तानसे वाहर भेजते रहेगे तबतक 
हमारी भुखमरी दूर नहीं होगी और तवतक करोडो छोग कम अथवा अधिक भ्रमाणमें 
उद्योगके बिना रहेंगे और उन्हे पर्याप्त अन्न अथवा वस्त नही मिल्ेगे। 

इसलिए हमारे सम्मुख अपनी जरूरतका कपड़ा तैयार करनेका प्रश्न खड़ा हुआ 
है। यदि हम अपनी जहूरत-भर कपडा तैयार कर ले तो हमारा साठ करोड रुपया 
बचने लगे। इतना ही नही, वह साराका-सारा गरीबोके घर जाये। यह काम सिर्फ 
चरखेकी प्रवृत्ति वठानेसे ही हो सकता है। हिन्दुस्तानमें पांच करोड स्तर भ्रृत वाहर 


१, देखिए परिशिष्ट १ ! 


२६४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


से आता है। यह सूत अस्सी और इससे अधिक नम्बरका होता है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि अगर यही सूंत मोठा हो तो चालीस करोड रत्तल हो जाये। जबतक इतना 
सूद हम नहीं कातते तबतक हमे हिल्दुस्तानकों स्वतन्त्र करवानेकी बात भूछ जानी 
चाहिए। इतना सूत किस तरह तैयार किया जाये? 
हमारे कारताने इतना सूत तैयार कर सके यह सम्भव नहीं है। केवल चरले- 

से ही यह काम हो सकता है। और सूतके उत्पादनकों बढानेका आसानसे-आसान रास्ता 
यही है कि हमारे स्कूछोके विद्यार्थी इस कामकों करने छग जाये। इन्ही कारणोको 
ध्यानमें रखते हुए विद्यापीठकी! नियामक सभाने यह सुझाव दिया है कि विद्यापी्से 
सम्बन्धित श्ाकाओमे चरखा दाखिल किया जाये और सूत कतवाया जाये। यह बात में 
हमेशा मानता और कहता आया हूँ कि हमारे शिक्षणमें हमेशा ही यह त्रुटि रही है। 
मुध्चे उम्मीद है कि हमारे सब शिक्षक और विद्यार्थी इस सुझावका स्वागत करेगे 
हम इस सुझावके सम्बन्धर्में अधिक विचार बादमें करेंगें। 

[गुजरातीसे ] 

नवनीवन, २०-१-१९२ १ 


१३१. भाषण: विद्याथियोंकी सभामे' 
२० जनवरी, १९२१ 


श्री गांधीने हिर्दीमें बोलते हुए कहा कि अगर आप स्वराज्य चाहते हे तो 
आपको अपने कालेजों और स्कूलोंका परित्याग करना होगा। विद्याधियोंके रुपमें आपका 
क्या फर्ज है और आपको देशके लिए क्या करना है? कांग्रेसन आपको एक निश्चित 
नेतृत्व दिया है और क्या व्यावहारिक कदम उठाना है वह भी सुझा दिया है। उसने 
अहितामय असहयोगका रास्ता बताया है। आपका कर्तव्य है कि सरकारी अनुदानसे 
या सरकारी वेखरेखर्में चलनेवाले सभी स्कूल और कालेज छोड़ दें, ओर अपनो लक 
भूमिके लिए रचनात्मक काम करें। कालेजोंका परित्याग करके आप सरकारकी नंतिक 
प्रतिष्ठाकी तींद हिला देंगे और अगर आप इसमें सफल हो गये तो भारतीयोको स्व॒राज्य 
भी प्राप्त हो जायेगा। अपने उस लक्ष्यक्रों, जिसके लिए आप सबको बलिदान करता 
होगा, प्राप्त करनेका एकमात्र रास्ता यही है। अगर आप एक-दो वर्षके लिए किसी 
विक्षण-संस्थामें न जा पायें हो भी आप कुछ खोमेंगे नहों। उद्देश्य प्राप्तिके लिए लिन 
चौजोंकी जरूरत है, वे हे साहत और बलिदान। साहस और बलिदानंका पाठ परम 
भी सीखा जा सकता है और स्कूलों भी। न 

अपना लक्ष्य प्राप्त करनेके लिए आपसे जिन बातोंकी अपेक्षा को जाती है उतम 
दो सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि आप अपने देशका आधिक उत्पान करे। 

१, गुजरात विद्यापी5 । 

२. पह समा ख़तत्यसभा औौर नेशनछ यूनिफ्नके संयुक्त तत्तावबानमें वां हुई थी। मथक्षता 
गांपीणीने को थी । 


सन्देश शराबवन्दीपर श्ध्ष्‌ 


अपने देवाकों विदेशोंकी आर्थिक दासतासे मुक्त करनेके लिए आप छोगोमें से हरएककों 
कताई और बुनाईकी कला सीक्षनी चाहिए। इससे विदेशी कपड़ेका आयात रुक जायेगा 
भौर यह देशकी महान सेवा होगी। दूसरी बात जो मे जोर देकर आपसे फहना 
चाहता हूँ चह यह है कि आप सबकी एक सामान्य भाषा होनी चाहिए। सभी भार- 
तीयोंकी एक सामान्य भाषा होनों चाहिए ताकि वे भारतके जिस हिस्सेमें भी जायें, 
वहाँके लोगोंसे बातचीत कर सके। श्री यांधीने सुझाव दिया कि इसके लिए आपको 
हिस्वी अयवा उर्वूकों अपनाना चाहिए। उन्होने श्रोताओसे कहा कि आप देवाके गाँव- 
गाँवमें हाय-करधेसे बुनाई करनेका प्रचार करें, जिससे आप अपने देशकों आधथिक 
दुष्ठिति अन्य राष्ट्रोंके बीच एक ऊँचा स्थान दिला सके। 
कलकत्तेके विद्याथियों द्वारा कालेज छोड़नेकी बातका जिक्र करते हुए श्री गांधीने 

उनके इस कदमकी बड़ी प्रशंसा की और वम्बईके विद्याथियोत्े इस प्रेरणाप्रद 
दृष्दान्तका अनुकरण करनेका अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि में कलकत्ता जा रहा हूँ 
भौर वंगालके विद्याथियोके लिए आपकी ओरतसे यह सन्देश ले जाता चाहता हूँ कि 
आप अपने बंगाली भाइयोके साथ हे। क्या आप मुझे ऐसा सन्देश देनके लिए तैयार 
है? क्‍या आप मातृभूसिके लिए यह बलिदान करनको तैयार है? में वम्वई छोड़नेंसे 
पहुले आज ही आपका उत्तर चाहता हूँ। अन्तमें उन्होंने भगवानसे प्रा्थंता को कि वह्‌ 
विद्याियोंको स्कूछ और काछेज छोड़नेकी सदृषुद्धि दे। 

[ भेग्रेजीसे 

बॉन्चे कॉतिकल, २९-१-१९२१ 


१३२. सन्देश : शराबबन्दीपर' 


[जनवरी २३, १९२१] 
मुझे यह सुनकर खुशी होती है कि शराववत्दी आन्दोलन प्रगति कर रहा है। 
लोग अगर इस व्यस्नतको छोड दें तो इससे हमारे असहयोग आन्दोलनमें शुचिता आयेगी 
गौर इससे स्वराज-आप्तिमों सहायता मिलेगी) सरकार द्वारा श्वरावकी दृकानोकी 
नीलामीकी सूचना जल्दी ही जारी की जायेगी! किसीकों नीलामीमें शामिल नहीं 
होना चाहिए और न छाइसेंस ही ढेना चाहिए। अगर कोई छाइसेस छे ही छे तो 
किसी भी व्यवितिको शराब खरीदनेके लिए उसकी दुकानपर नहीं जाना चाहिए। 
इस तरह यह बुरा व्यसन हर जगहसे खत्म हो जायेगा। 
आपका, 
मो० क० गांघी 
[अग्रेजीसे | 
वॉम्बे सोक्ेट एक्ट््रेक्ट्स, १९२१, पृष्ठ १२५ 
१, गाधीजी २३ जनवरीको, कल्कता पहुँचे ये भौर ४ फजदीतक़ वहाँ रे ये । 
२. पद २३-१-१९११ के सल्देशमें प्रकाशित हुमा था । 


१३३. लूट और चोरी 


जोठाणासे' कुछ भाइयों और बहनोंन वहाँ होनेवाली लूटपाटसे जो तरास फ्रैा 
हुआ हैं उसके विषयमे बताया। मेने सुना है, वैसी ही स्थिति खेडाके कुछ गाँवोंमे 
भी है। में वडतालमें भी इसी कारणसे गया था। वहाँ धाराला ठाकोर छोगोंसे मेने 
मुलाकात की और यह सब-कुछ सुननेके बाद मुझे लगा कि यह सवार भह॒त्वपूर्ण 
है। यह कोई नया प्रइव नहीं हैं। ऐसी छूटपाट हमेशासे थोडी-बहुत चछती आई है। 
यह भी रोगादि जैसा उपद्रव है। किसी-किसी समय यह अधिक फूट निकलता है 
और कभी-कमी इसकी गति मन्द पे जाती है। भाजतक जनताते यही मात्रा है 
कि इस तरहकी लूटपाटकों रोकना संखकारका ही काम है। इसमे सत्देह नहीं कि 
जूनताकी रक्षा करना सरकारका कत्तंव्य होता है। छेकित जिस राष्ट्रकी जनता इस 
सम्बन्धमें सिफे सरकारपर ही निर्भर करती है वह स्वतस्त्र नहीं हो सकतीं। अगर 
इस' अत्हयोग आल्दोलनके समय जनता सरकारी संरक्षणकी बात सोचेगी तो यह 
आत्मधात करनेके समान माना जायेगा। 

सरकारी पक्षकी ओरसे तो हमेशा यही कहा जाता रहा है कि जनता अपनी 
रक्षा' करनेको तैयार नही है, उसमें बाहरी हमलेप्ते अपना बचाव करनेकी हिंस्मत 
नहीं है। थोडासा विचार करनेपर ही मालूम होगा कि इस बातमे कोई तथ्य 
तही है। जब यह सरकार नहीं थी तब भी हिन्दुरतानमे अपने अस्तिलकों बनाये 
रक्रेकी ताकत थी। यदि हिन्दुस्तानके छोगोंमें अपनी रक्षा करनेकी शक्ति ते होती तो 
वे कबके नष्ट हो गये होतें। हकीकत तो यह है कि हिल्दुस्तातके छोग चाहे कितने ही 
पत्ित क्यों न हों छेकित वें आजतक अपनी सभ्यता और अपने अस्तित्वको बनाये 
रख सके हे, जब कि रोम, मित्र, यूनान और ईरान आदि साम्राज्य वष्ट हो गय हैं। 
प्राचीन मित्र और अर्वाचीन मिन्न एक नही है। किन्तु प्राचीन भारत अविकांशतया वा 
ही था जैसा आजका भारत है। तिसपर भी दलीककी खातिर मान लें कि जिस 
समय अंग्रेजी-राज्यकी स्थापना हुई उत्त समय भारत अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ था, 
तो भी आाज तो वह इसकी अपेक्षा और भी ज्यादा असमर्थ है। और इसका मुझ 
कारण सरकार ही है। सरकारने अपने प्रथम कत्तंव्यका ही पाछृव तहीं किया। 
उपका कर्तव्य था कि वह हमें धीरे-बीरे आत्मनिर्भर बनाती उसके बदले आजकी 
हमारी स्थिति ऐसी जान पड़ती है कि हम बाहरी और भीतरी, दोनो तरहके ऐसे 
उपद्रवोका मुकाबिला करनेमें असमर्थ है। 

मेने ऊपर छिला है कि हम असमर्थ है। वास्तव हमें ऐसी प्रतीति होती है। 
यों तो तरकारते जातबूझकर हमे अत्षमर्थ बनाये रखने और हमारी असमर्थताको 
बढानेंकी कोशिश की है। तथापि हम अपनी रक्षा करनेगें बिलकुल ही असमर्थ नही 


१, गुणरात्में भहमदाबादके समीप एक गाँव । 


लूट और चोरी २६७ 


हो गये हैं। वाहरी उपद्रवोसे अपनी रक्षा करनेके विपयम में यहाँ विचार नहीं 
करूँगा, उसके सम्बन्धमे में पहले थोडा-बहुत लिख चुका हूँ। प्रयण आनेपर उसके 
सम्बन्ध और भी लिखूँगा। आज तो हम इन उपबद्रवोपर ही विचार करे जिनके 
वारेमे म॑ ऊपर कह गया हूँ। 

रोगका निदान करनेपर ही उसका उपचार हाथ भाता है। पहले उन उपद्रवो 
के कारणोकी खोज करे। जोटाणामे मकरानी और वलूची' लोग उपद्रव करते है और 
खेडामें घाराला। यह बताया गया कि जोटाणामें मकरानी और बलूची छोगोंके दिलोसे 
सरकारका भय जाता रहा है और वे अब यह मानकर कि उन्हें कोई दण्ड देने- 
वाला नहीं है, लूटपाटका धन्धा करते है। धाराछ्ोके लूट करनेका कारण यह है कि 
पाटीदार खुद पैसे कमानेकी खातिर घारालोंको उकसाकर उनसे लूट-पाट कखाते है 
और कोई-कोई एक-हसरेसे दृह्मनी निकालनेके लिए भी धाराछोकी बुरी प्रवृत्तियोका 
उपयोग करते हैं। 

इसका सरल और सीधा उपाय तो यह है कि हम मकरानी, बलूची और 
धारालोकों अपना भाई समझ उनसे अच्छे छोग बननेका अनुरोध करे। वे अगर भूखके 
कारण लूटपाट करते हो तो उनकी भूख दूर करे, उन्हें शिक्षा दे और उनकी अच्छी 
भावनाओंकों जाग्रत करे। अगर हम स्वराज्यका उपभोग कर रहे होते तो कया करते ? 
हमारा स्व॒राज्य व्यवस्थित होता तो हम उन्हें सुबारलेका अवद्य प्रयत्न करते। 

सुधारका यह काम साधुओंका है। पहले भी साधू ही ऐसे छोगोकों बोध देते 
थे। स्वामीनारायणने स्वयं सामान्य वर्णोपर अच्छा असर डालकर उनकी बूरी आादतो- 
को छुड़वाया था। सब सम्प्रदायोंके साधुओ-फकोरोंका धर्म है कि वे निर्भभ होकर इन 
कौमोके बीच जाये भौर अपनी जान जोखिममे डाहकर भी इन छोगोको उनके अनुचित 
धन्धोंसे विरत करनेका प्रयत्त करे। यदि साधु अपने इस आवश्यक कार्यकों हाथमें लें 
तो थोडे ही अपेंमे वें धाराला, मकरानी और वलूची कौमोपर असर डाल सकेंगे। 

पाटीदारोंपर जो आरोप लगाया गया है अगर वह सही है तो उन्हे आपसी 
देषभावकों छोडना चाहिए और उसी तरह चोरीका माल खरीदकर पैसा कमानेकी 
आदतकों पाप मानना चाहिए। पाटीवार बहादुर और ज्ञानी कौम कही जाती है। 
खेडाके सपर्षके' समय उन्होंने सारे हिन्दुस्तानकों अपने शौर्य, चातुरी, एकता और 
समझदारी आदि गुणोंका परिचय दिया था। इस कौमको आपसमें द्वेप रखने और 
अनुचित साधनोसे कमाई करनेकी आदत कतई झोभा नहीं देती। 

घारालोमे कितने ही ज्ञानी और विवेकी नेता है, उन्हें धारालोकी स्थिति सुवा- 
रनेका निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए। 

उपर्युक्त सब प्रयत्त एक हुसरेके पुरक हे। छेकित अगर हम एक वार ठीक 
तौरसे समज्न ले कि ये सब प्रयत्न निष्फल होगे तो फिर में आप सबसे अवश्य ही 
कहेँगा कि हमें इन चोरूडाकुओका मुकाबिला करनेके लिए शक्ति जुटानी चाहिए। 


१. फारसमें मकरानते और बदचिस्तानतसे भारत भनेवाडी जात्पिके वन्नज । 
३. १९१८ की गमियोमें; देखिए ख़ण्ठ १४ । 


२६८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


यह गति हग्रियारोका परित्याग करनेपर भी जुटाई जा सकती है। बदि प्रत्येक 
गाँवमे थोईसे पुरुष अपने प्राणोकों संकटमें डालनेकी गकित पैदा कर छे तो उन्हें रक्षक 
बनकर गाँवकी चौंकुसी करती चराहिए। जब किसी भी गाँवकों ढटनेके लिए चोर 
आदि आये तब सब लोग जागृत रहें, डरें नही और लड़नेके लिए तैयार हो जाणें। छटेरे 
इसे देखकर अवद्य भाग जायेंगे। मेने सुना है कि डुटेरोंके पास वन्दुर्क आदि होती है। 
हों; बहादुर व्यक्ति वन्दुकवाल़ेके साथ भी छड़ सकता है! मेन वन्दृक धारियोकों भी 
मात कर देनेवाढ़े अनेक लोगोके वारेमें सुना हैं। यह कोई अत्नम्भव बात नहीं 
है। वन्दृक' चछा सकतेवाला व्यक्ति एक तो हमेशा हथियार अपने साथ नही रखता, 
हुसरे कभी सबस्त्र व्यक्तिसे भी मुठभेड़ हो सकती है। तव वह पीछे व हटकर जूधता 
है। गौवेका माप हमेशा मरनेकी जक्तिमें निहित है। अतएवं वरीरसे दुर्वल व्यक्तिमे 
भी शौये हो सकता है। अपनी जान बचाने जितना शौध॑तों सबमें होना चाहिए 
और कमसे-कम इतनी शिक्षा सवको ले लेती चाहिए। यह विक्षा तलवार चढानेसे नहीं 
आती, अपितु मनको युदृढ वनानेसे आती है, मौतका भय त्याग देनेसे आती है। छाठी 
आदि का प्रयोग इस जवितिकों प्राप्त करनेगें सहायक अवश्य होता है। फिर जिनकी 
अहिसा-पर्मपर श्रद्धा नहीं वैठी है जो मरतेके जौहरकों नहीं पहचानते और जो 
मारकर भी अपना वचाव करतेकों उत्सुक हे उन्हें नि.सन्देह तलवार आदि चलानकी 
तालीम लेकर आत्मरणा करनेका वल प्राप्त कर लेता चाहिए। 

दुज़्की वात तो यह है कि हमने यह मान छिया है कि हम अपना बबवा 
पडौंसीका बचाव करने में असमर्थ हैं। शारीरिक रुपसे स्वस्थ होनेके वावजूद हमने 
चुपचाप पड़े रहकर एक ही चोरकों सव-कुछ के जाने दिया है। हमते पड़ौती-घर्न 
पहचाना ही नही है फिर पाछा तो कं से होगा ? ऐसी स्थिति से हमें तुरत्त निकछ जाना 
चाहिए। हरेक गाँवमें सतसे वहादुर व्यक्तियोकों खयंसेवक बनकर छोकरना करनका 
उत्तद्वाधित्र अपने ऊपर लेना चाहिए! चीर आदि जब वह समझ छेंगे कि दतता 
अपनी रक्षा करनेमें त्मर्थ है तव वे चोरी करते हुए डरेंगे। उत्तम तरीका वो वही 
है जो में पहले कह गया हें। हमें चोरोको भी ईमानदार बवावा चाहिए। बदते खराब 
रास्ता है चोरोंकों इण्ड देनेका। चोरोसे डरकर छिप जाना वचावका रास्ता नहीं है, 
यह तो साफ़ कायरता है। आजकी स्थितिका सामना करनेके छिए हमें तभी व्याव- 
हारिक उपायोको अपनाना चाहिए। 

[गुजरातीसे | 
चंवजीदन, २३--१-१९२१ 


१३४. सरकारकी' स्मृतिमें 


सरकारको अपनी महत्ताके भानसे क्या ? अग्रेजी सरकार समाप्त हो जाये चाहे 
सुधरे, भारतीय सरकार तो अमर रहेगी। पटवर्बतन भी सरकार थे, क्योकि वे एक 
सेवक थे। पटवर्थनने किसी दिन मान और महत्ताकी आकाक्षा की हो ऐसा मेने कभी 
नही देखा। मित्रकी कौमत उसकी मृत्युके वाद होती हे। पटवर्धन अमर हूँ, क्योकि 
हम सब उनके गुणोंकों ग्रहण करके एकसे अनेक पटवर्घन बननेके लिए कत्तंव्यवद्ध है। 
जब वे जीवित थे, पटवर्धन एक थे, मरकर वे हमे अपने जैसा वननेके लिए कह गये हैं। 


मोहनदास 
[गृजरातीसे ] 
मबपुडो, पहला वर्ष, पौध सुदी १४, सम्बत १९७७ [२३ जनवरी, १९२१] 


१३५. भाषण : कलकत्तामें” 
२३ जनवरी, १९२१ 


अध्यक्ष महोदय और मित्रो, 

बगालके विद्याथियोने देशकी पुकारका जो शानदार उत्तर दिया है, उसके लिए 
में उन्हे बधाई देता हूँ। मे जानता था कि वगालके विद्यार्थी मेरे मित्र श्री चित्तरंजन दास- 
के नेतृत्वकी प्रतीक्षा कर रहे थे। में श्री दासको यह नेतृत्व प्रदान करनेके लिए, और 
आप लोगोको उस नेतृत्वका अनुसरण करनेके लिए बधाई देता हूँ। छेकिन इस तथ्यकों 
जितनी अच्छी तरह में जानता हूँ उतनी ही अच्छी तरह आप छोग भी जानते हूं 
कि अभी तो उनका और आपका काम शुरू ही हुआ है। हम अभी प्रसवकी एक 
प्रक्रियामे से गुजर रहे हैं और इसलिए स्रभावत. हमें वे सारी कठिनाइयाँ, वे समस्त 
पीडाएँ सहनी पड रही हे जो प्रसवके समय सहनी पडती हँ। आप लोगोने काज़ेज 
खाली कर दिये है --छेकित श्री दासके लिए और भारतके लिए इतना ही पर्वाप्त 
नहीं है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि आपने जिन काछेजों और स्कूलोको छोड दिया 
है उनमें फिर किसी भी हालतमें वापस न जाये, और श्री दासके छिए यह जरूरी है 


१, पादवद़कर पट्वर्धतनका प्याएका नाम । 

२. पह सभा थ्री चित्तरंजन दासकी अध्यक्षृतामें मिर्जापुर पाकमें छुं थी। २ फरवरी, १६०१ छ 
यंग हंडियामें एसे " विद्यायियोंकी बृहत सभा ” कहां गया है, ऐकिन २५-१-१९२१ की अमृत पाजार 
पत्रिका और २४-१-१९२१ के हिन्दू्मे श्मे सार्वजनिक सभा कहां गय्या है, इसमें मुझ्यत विधा्थों ही 
शामिल थे । 


भाषण , कलवत्तामे २३१ 


सस्कृतकी एक कहावतका भावानृवाद ही हे कि--सत्यकों तवतक वास्वार दोहराना 
पडता हैं, जवतक लोग उसे ग्रहण नहीं कर लेते, और मेरा इरादा भी यही है कि 
जबतक हमारे देशभाईं, हमारे तेता' इस सत्यकों ग्रहण नही कर छेतें, देशकी उस 
पुकारका उचित उत्तर नही देते तवतक में इसे उनके सामने वार-बार दोहराता जाऊँगा। 
में यहाँ वही बात दोहरानेके लिए आया हूँ जो मे कई मचोसे पहले कह चुका हें -- 
अर्थात्‌ यही कि भारत अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुईं स्वाधीनता तबतक 
प्राप्त नही कर सकता जबतक वह असहयोगके आद्वानके प्रति पूरा उत्साह नहीं 
दिखाता। हम भारतीय प्रकृतिसे ही कुछ ऐसे हं कि इस बडी सरकारसे किसी और 
तरीकेसे लड ही नहीं सकतें। 

अप्तहयोग प्रत्येक भारतीयके खूनमे समाया हुआ है, और अगर आप यह जानना 
चाहते है कि छाखो-करोडों आम लोगोने असहयोगके आह्वानपर, जितना उत्साह 
उन्होने किसी भी आह्लानके प्रति नहीं दिखाया, उतना उत्साह क्यों दिखाया तो में 
कहूँगा कि इसका कारण यह नही है कि मेने इस आद्वानकों स्वर दिया हैं। असह- 
योगकी भावना उनकी अन्त प्रकृतिमे जन्म लेती है, उनकी अन्त प्रकृतिमे पोषित होती 
है। असहयोग प्रत्येक ध्मंका अग है। यह हिन्दुत्तका अग है। यह इस्लामका भंग है। 
और यही कारण है कि यद्यपि आज हम गिरी हुई अवस्थामें हे और अपने-आपको 
असहाय महसूस कर रहे हे फिर भी असहयोगन हमें अपनी दी्घ निद्रासे जया दिया 
हैं। असहयोगने हमे विदवास दिया है, साहस दिया है, आशा दी है, वल दिया है। 

हमारे शिक्षित नेताओने अवतक असहयोगके आह्लानके प्रति उत्साह नही दिखाया 
है तो में पूरी विनम्नरताके साथ कहना चाहूँगा कि वे आस्थाहीन हैं, शकालु हैँ और 
उनमें धर्मका वह तेज नहीं है जो जनता और सर्व साधारणमें है। वे आधुनिक सम्य- 
तामे, या जिसे हम "पाइचात्य सम्यता” कहते हे, पूरी तरहसे डूबे हुए हे। मेने 
“पादवात्य सम्पता ” दाब्दोका प्रयोग किया है। छेकिन में चाहता हूँ कि आज आप 
और में, हम दोनो ही इन दोनोंका भेद स्पष्ट जान छे। में स्पष्ट कर देना चाहता 
हूँ कि में परिचमसे घृणा करनेवाला आदमी नहीं हूँ। पाइचात्य साहित्यसे मेने वहुत-सी 
चीजे सीखी है, जिसके लिए में पदिचमका आभारी हूँ। छेकिन में आपके सामने स्वीकार 
करता हूँ कि आधुनिक सम्थताका आभारी में इस बातके लिए हूँ कि उसने मुझे 
सिखाया हैं कि अगर में चाहता हूं कि भारत अपने गौरवके उच्चतम शिखरपर 
आसीन हो तो मुझे अपने देशभाइयोसे साफ कह देना चाहिए कि आधुनिक सम्यताके 
वर्षोके अनुभवसे में एक ही पाठ सीख पाया हूँ और वह यह कि हमें हर हालतमें इससे 
दूर ही रहना चाहिए। आधुनिक सम्यता क्या है? वह जडकी आराधना है, हमारे 
भीतर जो पद्म है उसकी पूजा है--यह विशुद्ध भौतिकवाद है और अगर आधुनिक 
सम्पता हर कदमपर भौतिकतावादी सम्यताकी विजयकी वात न सोचे तो जैसे उसका 
कोई मतलव ही न रह जाये। 


१. अमृत्तपाजार पत्रिकामें “बुजुगे” प्रद्ध £ । 


२७२ सम्पूर्ण गांवी वाइमव 


बगर में अपने देशकों न जानता होता, बगर में जनसावारुणके भानसउकों न 
समझता होता तो जैसे, मेरे विचारमें, भारतका शिक्षितवर्ग दिग्श्नमित हो गया हैं वंसे 
ही में भी दिग्श्रमित हो जाता, में भी भूछ कर वैठता। आप सब जानते हे कि में दीस 
वर्ष आधुनिकताके कोलाहलके बीच रहा हूँ--में एक ऐसे देशमे रहा हूँ, जिसने हर 
ऐसी चीजकी नकल की हैं जो आवुनिक है। में एक ऐसे देशमे रहा हूं, जो नये 
जीवनसे सन्दित हो रहा है। दक्षिण आफ़िकामें इस दुनिवाके कुछ बहादुरसे-बहादुर 
व्यक्ति रहते हे और वहाँ मेने आधुनिक सम्यताकों उसके सर्वोत्तम रुपमे देखा है 
और मे यहाँ आपको, वंगालके नवथुवकों और अपने शिलित नेताओंको यह बता देता 
चाहता हूँ कि आवुतिक सम्यताके इस सर्वोत्तम रूपका भी मुझे जो अनुभव हुआ है 
उसी अनुभवके आधारपर सन्‌ १९०८में में सष्द रूपसे इसी निष्कृपंपर पहुँचा कि 
४ भगवान भारतकों इस आवुनिक बनिवापसे वचाये।” यह एक सबक है जो भेने 
दक्षिण आफ़िकामें सीखा है। उसपर में १९०८से ही चछता भा रहा हूं। पांच वर्ष 
पहले भारत बानेके बादसे मेंने छात्र लोगोंकों पीरे-धीरे लेकिन दृढ्ताके साथ वही 
सबक समझाता भा रहा हूँ। प्राचीन सम्यतामें मेरी जो आत्था थी -- हमारी सादगी- 
में भेरी जो श्रद्धा थी, प्रत्येक भारतीयकी पर्मनिष्ठतामें-- चाहे वह भारतीय हिन्दू हो 
या मृसलमान, ईसाई हो या पारी बववा बहुदी-- उप्तकी सहज धर्मनिष्ठतामें मेरा 
जो विदवास था, उसीने उपहास, शंका और विरोधके बन्व॒कारपूर्ण दिनोंगें मुझे दृढ़ 
बनाये रखा है। 

में जानता हूँ कि आज भी मुझे बौर आप लोगोंकों बहुत जबरूत्त विरोधका 
सामना करना पड़ रहा है। जमी तो हमने यह संघर्ष बारम्म ही किया है बौर यह 
सच है कि आप कलकत्ताके लोगोने पिछले वर्ष सितम्बर माहमें जो जबरूस्त संधर्ष 
छेंड़ा है, यदिं हम उसे जीतना चाहते है तो हमें उस्ती विश्वासके साथ उद्े जारी 
रखना होगा जिस विश्वासके साथ हमने उसे आरम्भ किया हैं। मुझे जाप छोगोकि 
सामने ---आप जो आबुनिक परुमरामोके दीच पले हुए प्रतीत होते हें, जाप आवुनिक 
छेंद्कोंकी रचनाओंके जानसे बोत-प्रोत जान पहनवाले लोगोंके सामने एक वार 
फिर इस वातकों दोहरानेमें कोई संकोच नहीं हो रहा हैं कि यह एक धामिक छड़ाई 
है। मुझे यह कहनेमें कोई संकोच नहीं है कि यह आन्दोछून राजनीतिक दृष्ट्क्ोण्मे 
ऋन्‍्ति छातका, अपनी राजनीतिमें आध्यात्मिकताका समावेत्र करनका एक प्रयत्व है 
हम अपनी राजनीतियें आध्यात्मिकताका जितना अधिक समावेश करेगे, में आपको 
विश्वास दिलाता हूँ, हम अपने रूथ्यके उतने ही निकठ पहुंचेंगे। चूंकि में मानता हूं 
कि भारतका जनत-मानस आज इसके लिए तैयार है, चूँकि मेरा विश्वास हैं कि भासका 

जन-मानस ब्रिटिन जासनके वर्तमान त्वल्यसे तंग जा गया है, इसलिए मेने यह कहना 
हिम्मत की है कि स्वराज्य वहुत आसानीसे एक वर्यके भीतर प्राप्त किया जा सकता हूं। 

इस वर्षके चार महीने वीत चुके है। आजकी रात वंगालक्षे नवयुवकोते वात 
करते हुए मेरे विश्वासकों ज्योति जितनी प्रतवर हो उठी है उतनी प्रखर इससे पहले 


१, छब ऋल्कतामें कांग्रेदझ विशेष अर्थिवेशनमें मतहयोगक्रे उन्वस्थमें अत्ताव पाठ ग्थि गया । 





भाषण कलछकत्ताम २७३ 


कभी नहीं हुईं। आपने मुन्नमे पहलेक्ी अपेक्षा बहुत अधिक आजा भर दी है, बहुत 
अविक साहस और वलका सचार किया है। अगर ईश्वरने मुझे तथा गौकत अली 
और मुहम्मद अलौकों जीवित रखा तो हम इसी वर्ष स्वराज्यका झडा फहरायेगे। 
लेकिन अगर ईइवरकी यही इच्छा हुईं कि इस वर्षके शेप आठ महीने समाप्त होनेसे 
पहले ही मेरी भस्म गगामे प्रवाहित हो जाये तो उप्त हालतमे भी में इस विश्वासके 
साथ ही मरूगा कि आप इसी वर्ष स्व॒राज्य प्राप्त करके रहेगे। 

यह बात उतनी कठिन नही है, जितनी कठित आप समझ रहे होगे। कठिनाई 
है केवछ हमारे विश्वासकी। कठिनाई इस बातमें निहित है कि हम कौसिल भवनमें 
बैठकर स्वराज्यका पाठ पढना चाहते हे। कठिनाई हमारी इस धारणामे निहित है कि 
हम सोलह वर्पके प्रशिक्षण-कालसे गृजरे विना स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते, और 
अगर हम इन सब वाततोमे विश्वास करते हे तो मुझे स्रीकार करना पड़ेगा कि हमें 
स्वराज्य प्राप्त करनेके छिए अभी सौ साल चाहिए। लेकिन चूँकि मुझे यकीन हे कि 
हमे इन चीजोकी नही, वल्कि विश्वास, साहस और वलकी आवश्यकता है और चूंकि 
में मानता हूँ कि जततामें आज ये सव गुण मौजूद है, इसलिए मुझे विश्वास है कि 
स्वराज्य इसी वर्ष प्राप्त किया जा सकता है। 

काग्रेसकी अपीलका क्या मतलब है” उस अपीलका मतलरूव यह है कि आपके 
और मेरे सामने, समस्त शिक्षित भारतीयों और व्यापारी समुदायके सामने -- करोडो 
कारीगरों और खेतीहरोके इस देशमे हम जो इन वर्गोके मुट्ठी-भर छोग है उनके सामने 
--एक कसौटी रखी गईं है। विश्वास कीजिए कि काग्रेस आपकी सहायतासे, और 
अगर आवश्यकता पडी तो आपकी सहायताके विना भी, इस उद्धत सरकारसे भारतकों 
विलग कर लेगी और स्वतन्वताका झडा फहराकर रहेगी। सारा भारत आजके शिक्षित 
भारतमें ही सकेन्द्रित नही है! अगर भारतका समस्त विक्षित समुदाय वरावर शकालु 
ही बना रहे, उसमे आशा, विश्वास, साहस और वल न हो तो भी भारत अपनी 
आज्ाकों सजीव रख सकता है। में इसी विश्वासपर टिका हुआ हूँ। लेकिन मुझे यकीन 
है कि अगर छात्र-जगत और वगालके विद्यार्थी अपने ब्रतके! प्रति तच्चे रहते है तो 
बंगाल और भारतके प्राध्यापक, त्यासी और शिक्षा-शास्त्री राष्ट्रके आह्वानके उत्तरमें 
आन्दोलनमें शामिल होगे और उनके असनन्‍्तोषका शिविर आश्ाके बसन्‍्तमें परिणत हो 
जायेगा। 

में आप वगालके तवथुवकोसे अनुरोध करता हूँ कि आपने जो निश्चय किया 
है, कुछ भी क्यो न हो जाये, उसपर दृढ रहे। में जानता हूँ कि श्री दास अपने 
वचनपर अठल रहेगे। एक प्रस्यात वगालीने' उन्हें १०,००० रुपये तो तत्काल 
देनेका वचन दिया है और वे १०,००० वाषिक चन्देके रुपमें आगे भी देंगे। उन्हे 
माख्ाडी लोगोने --- कलकत्ताके मारवाडी अधिवासियोने भी कुछ वचन दिये हे। जहाँ- 


१, अमृतवाजार पत्निकामें यह वाद्य उस प्रकार है “. , .अपने विश्वात, अपने अतके प्रति. . .।” 
२, गौपाल्चन्ध सिंद जिद्योने पहे भी राष्ट्रीय स्कूछों और कारेजोंडी स्थापनाके लिए पड़ छाप 
रुपये दिये ये । 
१९-१८ 


२७४ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


तक पैसेका सवाल है, उन्हें ऐसे और भी वचन दिये जानेकी सम्भावना है, लेकित 
पैसेकी दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें कालेजकी स्थापनाके लिए उपयुक्त 
स्थात्तकी खोज करनी है। उन्हे अच्छे प्राध्यापकोकी तछाद्य करनी है। मे आप असह- 
योग करनेवाले विद्याथियोसे अनुरोध करूँगा कि आप कालेजोके पुराने मानदण्डको 
अपने सामने रखकर न चले --वैसे ही जैसे हमारे सपनोका यह स्वराज्य, जो चीज 
हमे आज प्राप्त है, उसकी तुच्छ नकल नहीं होगा । तो आप कृपया इस बातका 
ध्यान रखे कि राष्ट्रीय कालेजके रूपमे आपको जो चीज मिल्लेगी वह आजके काछेजोकी 
तुच्छ नकल नहीं होगी। आप ईद और गारेकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। आप प्रेरणाके 
लिए बेचो और कुर्सियोकी ओर नही, बल्कि चरित्रकी ओर ध्यान देंगे, आप प्रेरणा 
पानेंके लिए अपने प्राध्यापको और अपने अध्यापकोके सच्चे चरित्रकी ओर देखेगे। आप 
आवश्यक प्रेरणा और ह्फूरतिके लिए अपने दृढ़ सकल्पपर निर्भर करेगे और में आपको 
बंचन देता हूँ कि तब आप निराश नहीं होगे। लेकिन अगर आप यह समझते हो कि 
श्री दास आपके कालेजके लिए शानदार हमारतकी व्यवस्था करेगे, अगर आप यह 
मातते है कि वें आपको आज जो आराम और सहूलियत प्राप्त है वह सारा आराम 
भौर सहुलियत देंगे तो आपको ति सन्देह निराशा ही मिलेगी। 

में आजकी शाम, आपको एक नया सन्देश, एक बेहतर सन्देश देने आया हूँ। 
अगर आप इस वर्षके बारह महीनोके भीतर स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए कृत-सकल्प 
है, अगर आप एक वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्त करनेमे योग देनेके लिए कटिवद्ध है, 
तो में आपसे अनुरोध करता हूँ कि में आपको जो सलाह देनेवाछा हूँ उसे स्वीकार 
करके आप उन छोगोके मार्गकों भ्रशस्त करे, सुगम बनायें, जिन्होने स्वराज्यआ्राप्तिके 
लिए अपना जीवत अपित कर दिया है। अगर आप समझते है कि आपने जिन 
स्कूलो और काछ्ेजोंकों छोड दिया है ठीक उन्हीं कालेजोके ढगपर अपने ये स्कूलो 
और काछेजोका संचालन करके स्वराज्य प्राप्त कियाजा सकता है तो यह आपकी भारी 
भूल है। दुनियाके किसी भी देशने कठिनाइयाँ और कष्ट झेले बिता, बलिदान किये 
बिना स्वाधीनता प्राप्त नहीं की है--नया जन्म नहीं पाया है। और बलिदान क्या 
है? अपनी युवावस्थामे मेने बछ्िदानका असली अर्थ यह समझा कि वह हमे पवित्र 
बनाता हैं, पावन बनाता है। असहयोग शुद्धीकरणकी एक प्रक्रिया है और बगर उस 
शुद्धीकरणके लिए हमे सामान्य जीवन-कममें व्यतिक्रम छाना जरूरी हो तो वेसा करना 
ही होगा। अगर में बगालकों तनिक भी समझता हूँ तो में जानता हूँ कि आप पीछे 
नही हटेगे और अश्नहयोग आन्दोछनमें शामिल होगे। जो 

हमारी शिक्षा दो बातोमे बहुत ज्यादा दोषपूर्ण रही है। जिन छोगोने हमारी 
शिक्षा-सहिताकी रचना को, उन्होने हमारे शारीरिक और आत्मिक प्रशिक्षणकी उपेक्षा 
कर दी। आप असहयोग करने मात्रसे आत्मिक शिक्षा प्रहण कर रहे है, क्योकि असह- 
योगका मतरूब इतना ही है, त अधिक न कम, कि यह सरकार जो बुरे काम कर 
रही है आप उनमे भाग छेनेंसे इनकार कर रहे है । और अगर हम विवेक, 
सोच-समझकर बुराईसे अछग होते हे तो इसका मतलब है, हम ईदवरकी भोर उत्मूल 


भाषण * कलकृत्तामें २७५ 


होकर चल रहे हे। यही आत्मिक शिक्षाका आरम्भ है, यही उसका समापन। लेकिन 
यह देखते हुए कि हमारी गारीरिक थिक्षाकी उपेक्षा की गई है और यह देसते हुए 
कि भारत गूछाम इसलिए हो गया कि वह चरखेको भूछ गया और उसने मामूठीसे 
तात्कालिक छाभके लिए अपने-आपको बेच दिया तो मुझे आप वगालके नौजवानोसे 
चरखा अपनानेकी वात कहनेमें कोई सकोच नहीं हो रहा है। अत आपसे मेरा अनुरोब 
है कि आप चरखा चलानेकी शिक्षा प्राप्त करना और आपसे जितना बन सके उतना 
मृत तैयार करना ही परीक्षाके इस वर्षमे अपना मुख्य उद्देश्य और मुख्य प्रशिक्षण 
समझें। आप अपनी सामान्य शिक्षा स्वराज्यकी स्थापनाके वाद ही शुरू करे, वगालका 
प्रत्येक नवयुवक और युवत्ती अपना सारा समय और शक्ति कताईमें छगाना अपना 
पुनीत कर्त्तव्य माने! मेने आपका ध्यान, गत महायुद्ध हमारे सामने जो उदाहरण पेण 
करता है, उस्तकी और आक्रृष्ट किया है। 

आपमें से जिन छोगोको इस वातकी जरा भी जानकारी होगी कि युद्धके' समय 
इग्लेंडमें क्‍या हो रहा था, उन्हे स्मरण होगा कि उस समय हर छडके और छडकीने 
अपनी शिक्षा--स्रामान्य शिक्षा--स्थगित कर दी थी, और उन्हे ऐसे राष्ट्रीय कार्यों- 
पर लगाया गया था जो युद्धेके लिए आवश्यक थे। उन्हे दर्जीगिरी, विल्ले बनाने 
आदिके मामूली काम दिये गये थे जौर यहाँ भी यह किया गया था। मुझे ऐसे अनेक 
घरोकी याद है, जहाँ छोटे-छोटे वच्चोकों भी कामपर लगाया गया था। जब मेने 
खेडाके नवभुवकोसे माता-पिताके मना करनेपर भी युद्ध-क्षेत्रम जानेके लिए कहा था 
उस समय सरकारने मेरे इस कामके साथ सहानुभूति व्यक्त की थी, उसकी ओर बहुत 
ध्यान दिया था और उसे पसन्द किया था।* लेकिन समय बदल गया है, और अब 
इस बातके लिए मेरी भर्त्सवा की जा रही है कि मेने उन नौजवानों और यृवतियोको 
जिनमे सोचने-समझनेकी क्षमता है, जिनकी अन्तरात्मा जागरूक है, अपने माता-पिताके 
भादेशकी भी अवहेलना करके अपनी अन्तरात्माके आदेशपर चलनेकी सलाह देनका 
साहस दिखाया है। में बगालके युवकों और युवत्तियोसे कहता हूँ कि अगर आपकी 
आवाज, आपकी अन्तरात्माकी आवाज आपसे यह कहती है कि परीक्षाके इस ब्ंके 
दौरान आपको अपनी पूरी ताकत और ध्यान स्वराज्य प्राप्त करनेमें लगाना चाहिए 
तो आपको मेरी इस वातका यकीन हो जायेगा कि जबतक देशका हर मर्द, हर औरत 
और हर वच्चा सूत नहीं कातने लगेगा तवत॒क विदेशों कपडे अथवा विदेशी वस्तुओका 
पूर्ण बहिष्कार असम्भव है। पंतीस वर्षके लम्बे असेंमें काग्रेस मचसे वातोका सृत तो 
बहुत काता गया है। आइए, भव हम सच्चा सूत कातें, जिसकी भारतकों जरूरत है। 
में आपको बता दूँ कि अगर आप भूखोकों भोजन देना चाहते हे, नगोकों बत्त पह- 
नाना चाहते हे तो इस मुश्किलसे छुटकारा पानेका कोई रास्ता नहीं है--सिवाय 
इसके कि भारतके सव लोग चरखेको अपना ले । इसलिए में वगालके नॉजवानोंसे 


१, प्रथम विश्युद्ध १९१४-१८ । 
२, पद बात जूत १९१८ की है जब गाधीजीने प्रथम विश्वयुदमें विटिश रफाए्णों सद्पता एरनेफे 
छिए खेदामें र्गह्टोफ़ा भर्ती-अभिषान चलाया था । 


२७६ सम्पुर्ण गाधी वाह्मय 


कहता हूँ कि में आपको जो सुअवसर प्रदान कर रहा हें उसे हाथसे जाने न दें। अगर 
हम विदेशी वस्त्रोका पूरा बहिष्कार सम्भव बता दें तो हम कॉमन्स सभामें छकाशायरके 
पचपत प्रतिनिधियोकों निष्क्रिय बना देंगे और आज महत्वाकाक्षी जापान जो भारतकी 
ओर छोलृप दृष्टिसे देख रहा है, उसकी गतिविधियोपर भी रोक छगा देंगे। जैसा कि 
काग्रेसने वताया है, जवतक भारत अन्न और वस्त्रकी दृष्टिसे आत्मनिर्भर नहीं हो जाता 
तबतक आधिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। हम और सब वस्तुओके बिना 
तिर्वाह कर सकते हे, लेकिन अन्न और वस्त्रके बिना नहीं कर सकते। भारत जैसा 
१,९०० मील हुम्बा और १,५०० मील चौड़ा विशाल देश सम्भवतया प्राचीन साधनो- 
को अपनाये बिना आत्मतिर्भर नहीं हो सकता। ईस्ट इंडिया कम्पनीके शासनकाहमें 
बगालने और सारे भारतने जो-कुछ किया, अगर आप उसके लिए प्रायश्चित्त करना 
चाहते हो तो भी आपके पास इसके अछावा और कोई उपचार नही है, उस प्राय- 
दिचत्तका इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं कि आप उन श्रेष्ठ कल्ा-कौज्ठोका पुन- 
रुद्धार करे और भारतके छिए पर्याप्त सूतका उत्पादन करे, ताकि कपडो और वस्त्रोके 
मूल्य गिर जायें और भारतको अपनी खास जरूरते पूरी करनेके लिए विदेशियोपर 
निर्भर न करना पड़े। 

तो, बंगालके नौजवानों, अगर आप एक वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्तिके लिए उद्यम 
करना चाहते हे, तो आप उस व्यवितकी सलाह मातिए जिसने अनेक प्रयोग किये 
है, जिसके सम्मुख यह सिद्धान्त १९०८ में ही स्पष्ट हो गया था', और जो अभीतक 
इससे रचमात्र भी विचल्ित नही हुआ है। भारतकी आधिक समस्याका मेने जितना 
ज्यादा अध्ययन किया, भारतके मिल-मालिकोकी जितनी ज्यादा वाते सुती, उनसे मेरा 
यह विश्वास उतना ही ज्यादा पक्का होता गया कि जबतक हम भारतके घस्घरमें 
चरखेका चलन शुरू नही करवा देते तवतक उसे आशिक मुवित और स्वतस्त्रता मिलता 
असम्भव है। आप चाहे किसी भी मिल-मालिकके पास चढ़ें जाये, वह आपको यही 
बतायेगा कि जहाँतक कपड़ेकी आवश्यकताकी पूर्तिका सवाल है, भारत अगर स्तिफि 
अपनी मिलोंके सहारे आत्म-निर्भर बनता चाहता है तो इस स्थितिको प्राप्त करे 
उसे पचास वर्ष और लगेगे। इस सम्बन्धमें आपको पूरी जानकारी दे देनेके सयाहसे मे 
इतना और कहना चाहूँगा कि आज भी सैकडों-हजारो वुनकर बुनाईका काम कर रहे हैं। 
वे घरेलू सूतसे कपडा वुन सकते हे, छेकिन उन्हे विदेशी सृत्रपर निर्भर करना पडता 
है, क्योकि देशी मिल्ले उनकी सूतकी माँग पूरी नहीं कर सकती। अत काछेज छोड़ 
देगेवाले बगालके नौजवान मित्रोते मेरा अनुरोध है कि आप उम्मीद और हिम्मतके 
साथ आगे बढें और कमसे-कम स्वराज्य-प्राप्ति होनेतक के लिए इस उपेक्षित हस्त 
कछाकों अपना छे। इस लक्ष्यकों प्राप्त कर छेतरेके वाद ही आप और किसी वातकें 
सम्बन्धमे सोचे। कल 

मेने एक और बात सुझाई है। मेने और आपने, बल्कि हम सभी उस सच्ची 
शिक्षाकी उपेक्षा कर दी है जो हमें राष्ट्रीय स्कूछोमें प्राप्त हो सकती थी। वा: 


१, दक्षिण भामिकामें । 


भाषण . कलकत्तामें २७७ 


लके नवशुवकोंके लिए, गुजरातके नवशुवकोके लिए, दक्षिण भारतके नवशयृवकोके लिए 
मध्यप्रान्त और संयुक्‍तप्रान्त तथा भारतके उस विशाल भूखण्दमें जाना -- जहाँ सिर्फ 
हिन्दुस्तानी ही बोली जाती है--आज असम्भव-स्ता है, और उसीलिए में आपसे अनु- 
रोब करता हू कि अवकाणके समय कताईके बाद आप जितना समय बचा सके उस समय 
में हिन्दुस्तानी भी सीखे। अगर आप लगनसे उसे सीखे तो आप दो महीनेमें कताई 
ओर हिन्दुस्तानी, दोनोकों साथ छेगे। में आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी कुशाग्र 
बुद्धि और सुशील नौजवान, कोई भी देशभवत और परिश्षेमी गुवक थे दोनों चीजे 
दो महीने में ही सीख के सकता है। उसके वाद आप बेहिचक अपने गाँवोमें जा सकते 
है, मद्रासके अलावा भारतके किसी भी भागमें जा सकते है और जन-साधारणसे 
अपनी बात कह सकते है। एक क्षणके लिए भी यह न सोचे कि आप अग्रेजीकों जन- 
साधारणके बीच अभिव्यवितका सामान्य माध्यम बना सकेगे। वाईस करोड भारतीय 
हिन्दुस्तानी जातते है -- उन्हें और कोई भाषा नहीं आती। अगर आप वाईस करोड 
भारतीयोके दिलोमे पैठ जाना चाहते है तो आपके लिए हिन्दुस्तानी ही एकमात्र 
भाषा है। अगर आप इस वर्ष, नो महीनेके इस असेमे सिर्फ ये दो काम ही करे तो 
यकीन मानिए कि ये काम पूरा करनेतक आपमें एक ऐसा साहस और वहू आ 
जायेगा जो आज आपके पास नही है। में ऐसे हजारो विद्यार्यियोको जानता हूँ, जिनसे 
अगर यह कहा जाता है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती तो उनकी 
आँखोके आगे अंधेरा छा जाता है। अगर आप इस बातके लिए तुके हुए है कि या 
तो इस सरकारकों ख़तम कर देंगे या फिर इसको सही रास्तेपर छागेंगे तो आप 
सरकारी तौकरियोकी कामना किस तरह कर सकते हैं ? अगर आप सरकारका सहारा 
नही चाहतें तो आपका अग्रेजीका ज्ञान किस कामका है? में अग्रेजी भाषाके साहित्यिक 
मूल्यकों कम नही आँकना चाहता। में अग्रेजी पुस्सकोर्में जो विशाल भण्डार छिपा पडा 
हैं, उप्तके महत्वकों कम नही आँकना चाहता। में आपसे यह भी नहीं कहना चाहता कि 
हमने अग्रेजी भाषाके महत्वकों बहुत वढाकर आँका है, लेकिन में आपसे यह अवर्य 
कहूँगा कि स्तरराज्यकी अयंव्यवस्थामे अग्रेजीके लिए बहुत कम गुजाइश है। 

स्वराज्य प्राप्तिके लिए आपको अपने अग्रेजी शब्दोके ज्ञानमें वृद्धि करनेकी जल्रत 
नही है, भौर इसलिए मेने गुजरातके युवकोकों सुनाव दिया है कि वे इन नी अथवा 
चारह महीनोके लिए अग्नेजी साहित्यके अध्ययनको स्थगित कर दें तथा अपने समय 
और अवकाणकों चरखा चलाने और हिन्दुस्तानी सीखनेमें लगायें, और उसके वाद 
अपने-आपको भारतकी खिदमतमे हाजिर कर दे तथा जिस राष्ट्रीय सेवाका संगठन 
किया जाये, उसमे शामिल हो जायें। जबतक भारतमे फैले हुए साढे लात छाख गाँवों 
के लिए हम कार्यकर्ताओकी एक सेना तैयार नहीं कर लेते तबतक काग्रेमने हमें जो 
महान्‌ सविधान दिया है उसे हम चरितार्थ नहीं कर सकते। अगर हम भारतके हर 
गाँवमें एक प्रतिह्ठद्वी संस्धाकी स्थापना करना चाहने हैं, अगर हम चाहते हू कि भारतके 
हर गाँवमें काग्रेयका एक प्रतिनिधि हो तो जबनक भारतके नौजवान अपनी सानृभूमि- 
की पुहारको नही सुतते तवतक हम ऐसा नही कर सकृते। यह भापका सौभाग्य है कि 


३७८ सम्पूर्ण ग्राधी वाह़ुमय 


आज आपको यह सब करनेका अवसर प्राप्त हुआ है। आज बंगालके और अन्य हिस्सोंके 
तौजवानोका आह्वात किया गया है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भारतके 
सभी नौजवान लडके और लडकियाँ इस पवित्र आह्वातका अनुकूल उत्तर देतके लिए 
आगे आर्येंगे। मे आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रालकी समाप्तिसे पूर्व ही वह 
अवसर आ जायेगा जब आपको जिम दिन आपने ये दोनों काम शुरू किये उस दित- 
के लिए पछताना नहीं पडेगा। इस अध्यायके अन्तमे आप देखेंगे कि आज रात में आपसे 
जो-कुछ कह रहा हूँ वह सब सच निकला, आपने भारतके सम्मानकी रक्षा कर छी है, 
इस्लामकी प्रतिष्ठा बचा ली है, सारे राष्ट्रका सम्मात कायम रखा है और स्वराज्य 
प्राप्त कर लिया है। भगवान बगालछके युवकों और युवतियोकों आवश्यक साहस, आवब- 
इक आशा और आवश्यक विश्वास दें ताकि आप आत्मशुद्धि और बलिदानके इस 
पुनीत परीक्षा-काछमें कस्ौटीपर खरे उतरे। भगवानस्े मेरी कामना है कि वह आपकी 
सहायता करे।' 

इस भावषणके ब्राद जब गांधीजीसे चिकित्सा-शास्त्रके विद्याथियोंसे विशेष रपसे 
कुछ कहनेके लिए कहा गया तो उन्होंने आगे कहा: 

एक और चीज है, जिसकी मेने जान-बूक्षकर चर्चा नहीं की। वह चीज मेरे 
मनमे तो थी, छेकिन चूँकि मेने कताई और हिन्दुस्तानी सोखनेकी आवश्यकता तथा 
काल्लेजकी पढाई छोड देनके बाद आपको क्या करता चाहिए--इन सब बातोरें 
आपका बहुत ज्यादा समय छे छिया था, इसलिए मेंतरे जान-बूझकर चिकित्सा-शास्तके 
विद्याथियोंकी कठिनाईका जिक्र नहीं किया। यदि वे अपनी विलक्षण बुद्धि और कल्पता- 
शक्तिसे काम हें तो, मैने विद्यार्थी समुदायसे आम तौर पर जो-ुछ कहा है, उससे 
वे आसानीसे समझ जायेंगे कि जो बाते आर्दूस काढ़ेजों और अन्य काहेजोके विद्या- 
शिप्रोपर लागू होती है, वें बातें चिकित्सा-शास्त्रके विद्याथियोंपर भी छागू होती है 
बल्कि उनपर शायद ज्यादा ही छागू होती हे। वे भारतके बहतें घावोको भरता चाही 
है, वे रोग-ग्रस्त भारतकों उसके रोगोसे मुक्ति दिलाता चाहते हे, और मेरी समझे तो 
पजाबको जो घाव छगा है वही भारतके शरीरपर छगा सबसे बडा भाव है। वह 
आज जिस असहायावस्थामे पड़ा हुआ है, परतल्तरता और दासतामे जकडा हुआ है, 
वही उसका सबसे बडा रोग है। इसलिए अगर चिकित्साशास्त्रके विद्यार्थी अपन भावी 
घन्षेके प्रति ईमानदार है तो वे बेहिचक इस आह्वानका अनुकूल उत्तर देंगे। में नगो 
छिए कपड़े जुटाने और भारतकों उसके अपमान, अवभानता और बसहायावस्थासे 
मुक्त करानेके मानवीबतापूर्ण कार्यक्रा भार अपने कषोंपर उठ छेतेमे ततिक भी 
आगापीछा नही करेगे। उनके लिए इससे कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता। 
किसी भी भारतीयके लिए --- चाहे बह कितना भी कुछीन और प्रतिष्ठित हो, चाहें 
वह कितना भी विद्वान, शक्तिशाली और वेभव-सम्पन्त हो-- सरान्य प्राप्तिसे बढ़कर, 
भारत आज वर्षोसे जिस भगकर रोगसे पीडित है उससे उसे मुक्त दिछानेसे बढकर कोई 


१. बंग इंडियामें मकाशित रिपोर्ट यही समाप्त हो जाती है। भागेका भश्ष अदृतबाबार पत्निकाऐ 
ब्यि गया है ! 


भाषण: कलकत्तामें २७९ 


और काम हो ही नहीं सकता। अत में चिकित्सा-शास्त्रके सभी विद्यार्थियोसे, कालेजो- 
में पढनेवाले अन्य सारे विद्याथियोसे तथा सोलह साछसे अधिक उम्रके सभी स्कूली विद्या- 
थियोंसे भी कहता हूँ कि वे बिता किसी हिंचकिचाहटके तत्काल ही अपने-अपने स्कूछो 
और कालेजोको छोड दें और इस तरह, उनपर जो सर्वोपरि कत्तंव्य आ पडा है, उसे 
पूरा करे। लेकिन मेरी सछाह मावते-त-माननेकी आपको छूट तो है ही। आपको नये 
कालेज, तये स्कूल और नये मेडिकल-कालेज, या आप जो भी चाहे, स्थापित करनेकी भी 
छूट रहेगी। लेकिन अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आप समझ जायेंगे कि जवतक 
आप अपता सारा समय स्व॒राज्य-प्राप्तिमे नहीं गाते और इस कामको हर तरहसे 
आसान बवानेका प्रयत्त नहीं करते तबतक यह नहीं माना जायेगा कि आपने सच्चे 
और बहादुर लोगोको तरह अपना काम पूरा किया हे। 
अगर में भेडिकल काढ़ेजो अथवा किसी अन्य सस्वासे सम्बन्धित किसी बातकी 
चर्चा न कर पाया होऊं और आप अगर मेरे मुंहसे उसका समावान चाहते हो तो में 
ऐसे प्रशनोंका उत्तर देनेके लिए तैयार हूँ, लेकिन में आपसे कहुँगा कि सवालोंके जवाव 
देते-देते, भाषण देते-देतें, लोगोसे आरजू-मिन्नत करते-करते में ऊब गया हूँ। में तो उन 
सवकी वनिस्वत यही ज्यादा पसन्द करूँगा कि में मूक हो जाऊँ और आपको आपकी 
समझ, आपकी अन्तरात्माके भरोसे छोड दूं। आज ही में एक पत्रलेखककों उत्तर दे रहा 
था, जिसने 'नवजीवन' को लिखा था कि “ अगर आप कहते हे, अगर आप समझते है 
कि अन्तरात्मा सर्वोपरि है तो फिर आप हमसे बहस करनेमे इतना सारा समय क्यों 
नष्ट करते है ? आप हमें अपनी समझके भरोसे ही क्यों नहीं छोड देते ? ” एक तरहसे 
उसकी यह फठकार सही थी। लेकिन मेरे दिलमे जो आग जल रही है, उसे में 
अच्छी तरहसे जानता हूँ। इस आगकी गर्मी अगर में आपतक ठीक तरहसे नही पहुँचा 
सका तो यह न आपके साथ ईमातदारी होगी और न स्वय मेरे अपने साथ। इसलिए 
मेरे अन्तरमें आजा और साहसका जो दीप जल रहा है, उक्षका प्रकाश आपको देनेके लिए 
में भारतके एक सिरेसे लेकर दूसरे सिरेतक घूम रहा हूँ। विव्वास कीजिए, अगर मुझे 
अकेछे ही छोड दिया जाये तो आप मुझे अपनी शक्ति-भर सूत कातने और दत्त- 
चित्त होकर हिंल्दुस्तानीकी पुस्तकोकों पढतें हुए ही पायेगे। में जानता हूँ कि में 
स्‍तानी बोल छेता हूँ लेकिन में अपनी सीमाओोसे भी अवगत हूँ और में जानता 
कि इन सीमाओके कारण मुझे कितनी कठिताईका सामना करना पड रहा है। मुझे 
हिन्दुश्लानीके साहित्यकी उतनी अच्छी जानकारी नही है जितनी भग्रेजी साहित्यकी है। 
इमलिए मेरे नौजवान दोस्तो, में आपसे कहूँगा कि आप अपना सारा सन्देह, सारा 

भय और सारी शका वगालकी ख़ाडीमे विश्वजित कर दें और एक नई आया, नई 
उम्रगके साथ उठ खडे हो -- ऐसी आज्ाके साथ जिसका फल मिल्ठे घिता नहीं रहेगा। 

[अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, २-२-१९३१ 

अमृतवाजार पत्रिका, २५-१-१९२१ 


हिन्दुग 


+2जप8 


१३६. भाषण: सहिलाओंकी सभा, कलकत्तामे' 


२५ जनवरी, १९२१ 

श्री गांधीने अपने भाषणके दौरान सबसे पहुले ब्रिटिश सरकारको रावण-राज्यसे 
तुलना की, जिसमें दुष्ट सुखी और सज्जन दुली रहते थे। उन्होने भागे कहां कि 
वर्तमान सरकारने पायका राज्य कायम कर रखा है। जिस तरह रामका जन्म रावणके 
पाप-राज्यका अन्त फरनेके लिए हुआ था, वर्तमान अंसहयोग आऑस्वोलनसे भी उसी 
उद्देश्यकी पुति हो तकती है। महात्माजीने भारतकी माताओं और बेटियोंकों सलाह 
दी कि उन्हें अपने पुत्रों और भादइयोंकों सरकारी स्कूलों और कालेजोंसे हटा ढेनो 
चाहिए, क्योकि वहाँ शिक्षाका अं मानसिक गुलमीके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

समाजके सभी वर्गोर्मे व्याप्त विछासिताकी चर्चा करते हुए श्री गांधीने उसे त्याग 
देनका अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आपने जो कपड़े पहन रखे हे वे पवित्र नहीं 
है। अपने-अपने देवी-देवताओंकी पूजा करनेके लिए तो आप पवित्र वस्त्र ही पहनते 
है। उसी तरह आज जब कि आप देशके हितके लिए एक पवित्र लड़ाईमें जुटे हुए है, 
आपको पवित्र वस्त्र, यानों हाथसे कते और बुन कपड़े ही पहनने चाहिए। 

श्री गांधीने आगे कहा कि हर धरमें एक चरखा होना चाहिए। मुझे उस्मीर 
है कि दो-तीन महोनेके भीतर बंगालके घर-धरमें चरखा होगा। उन्होंने भोताओंको 
अपनी बात समझानेके लिए विद्यासागरके' परिवारका उदाहरण दिया, जिसके सभी 
सदस्य सुत कांतते थे। 

इसके बाद भी गांधीने अपनी चादर फैला दी और महिर्ाओोंसे कहा कि मे 
चाहता हूँ, आपको जो चीज सबसे प्यारी हो, बहो आप भेंड करें। उन्होंने कहा, मुझे 
पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो आपके त्यागकी जरूरत है। इसपर पूरी सभामें कानाफूसी 
होने लगी, जिसपर भर गांधोने कहा कि सुझे आपको ऐसी कोई भी चोज नहीं चाहिए 
जिसे देनेमें आपको बहुत सोच-विचार करना पड़े। बल्कि आप जो-छुछ भी दें, वह 
अपनी जुशीसे दें ॥ इसपर सब ओरसे उपहारोक्ी वर्षा-ती होने लगी, निससे भी 
गांधीकी चादर भर गई। 

[अग्नेजीसे ] 
अमृतवाजार पत्रिका, २८-१-१९२१ 


१. पद समा चित्तरणन दासके निवास-स्थानपर हुई थी; हसकी अध्यक्षता गांधीजीने की थी। 
३, ईशरचन्र विधापागर ( १८२०-१९०१ ) वगालके इुप्रतिद विद्वान्‌ और प्माणसवाज़। 


१३७. टिप्पणियाँ 


शिक्षा था आबकारी 


पजाव्म प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी श्री दीलतराम गृप्तके जिन जानवर्घक छेखोको' 
हमने समय-समय पर छापा है, उनमे उत्होने तथ्यों और आँकडोकी मददसे यह दिखाया 
है कि जबसे वह सूव। भग्रेजोके आधिपत्यमे आया, तवसे वहाँकी शिक्षा कितनी पिछड़ 
गई है। इसमें तो कोई शक नहीं कि वहाँके श्रिटिण गवर्नरो और अग्रेज हाकिमोकी 
लोगोको समय वतानेकी कोशिश शिक्षण सस्वाओके लिए नुकसानदेह ही हुई है। वहाँके 
स्कूछ विक्षक और विद्यार्थी सभीको अग्नेज प्रभासकके हाथों घोर हानि भुगतनी पडी है। 

लैेकित अगर पजञावमे शिक्षाकी प्रगति वहके हाकिमोके लिए जहरके घंट-जैसी 
थी तो शराबकी तिजारतमे होनेवाली वृद्धि गहद-जैसी मीठी थी। वहाँके नौजवान हाकिमो- 
के आगे दो लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये थे . धिक्षाका गा घोटो और आवकारीकी 
आमदनीकों वढ़ाओ। पंञावकी १९१९-२० की आवकारी रिपोर्टको देखनेसे पता चछता 
है कि वहाँकी आवकारीकी आमदनीमे कितनी बेहिसाव वढती हुई । उस साल २५ 
छाख रुपप्रेकी बढोतरी हुई और इससे कुछ आमदनी १ करोड़ ३० राख हो गई। 
सरकारकी इस आवहारी-नीतिके नतीजे जनताके लिए कई तरहमे घातक सिद्ध हुए 
हैं। आगेके अक्रोमे हमारा विदार इस नीतिका भडाफोड करने और साथ ही सरकारी 
आँकडोके आधारपर यह दिखानेका भी है कि सरकारकी आवकारी नीति किस तरह 
वाकायदा शराबखोरीको बढावा देती है। हमारे पाठक यह जानकर भीचक्के रह जायेगे 
कि कुछ प्रान्तोमें शिक्षा-अस्ारकी सुविधाओके मृकावद्लें शराव पीनेकी ज्यादा सुविधाएँ 
दी गई हें। 

घामिक निष्पक्षता 


सरकारकी कपोरू-कल्पित धार्मिक तटस्यताके बारेगे श्री फॉयके वक्तव्यका' अपने 
कुछ नाराजी-भरे पत्रमे जवाब देते हुए श्री सीतारामते उतकी बात माननेसे इनकार 
किया है। वे कहते हें. 

सरकारसे अच्छी खासी मदद लेनेवाल़ी विक्षण संस्थाएँ काजिमी तौरपर 'बाह- 
बिल पढ़ाती है। हिन्दू, मुसदसान और पारसियो हारा दिये जानेवाले करोमें से काफी 
पेसेका छाभ देद-भरमें फ्रेली ईसाई संस्याएँ उठाती हें। 

यह, भौर ऐसे ही दूसरे वहुत-से उदाहरण देकर बताया जा सकता है कि विभिन्न 
घममक्नि प्रत्ति अपने व्यवहारमें भारतकी सरकार निश्चय ही सन्देहसे परे नही है। 


१. दोल्तराम गुप्त द्वारा छिखे ये ठेख यंग इडियाक़े ८ दितम्बर, १९२० से २६ पनवरी, 
१९२१ तफ़फे भंक्रमें छुपे थे । 
२ भरी फॉयके पत्रपर गाथीजीडी टिणर्णीक लिए देखिए ४ टिणिणियाँ ”, २२-१-१९२१ । 


१८२ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 
अपने पत्र-लेसकोंपे 
श्री स्रीतारामके पत्रके वारेमें लिखते हुए में अपने अन्य पत्र-लेश्ककोसे भी दो भव्द 
कहना चाहता हूँ। इत पत्र-लेखकोमे दो तरहके छोग शामिल है -- एक तो वे जो मुझे 
एक पत्रकारके नातें पत्र लिक्षतें है और दुतरे वे जो मूझसे सलाह छेतेंके लिए पत्र 
लिखते है। पत्र-व्यवह्र इतना अधिक बढ गया है कि उसे निपटठाना मेरे अकेलेके वूते- 
के बाहर है। यह सही हैं कि इस काममे और भी कई छोग मेरी मदद करते है, 
छेकिन हम सव मिलकर इतते सारे प्रोंकों निपटा तहीं पातें। इसलिए अगर पत्र- 
छेखकोंकों जवाब न मिले तो वे यह ते समझे कि जवाब देतेका मेरा मन्शा नहीं है, 
वें यही समझे कि हरएककों अलग-अलग जवाब देता मेरे वसका नहीं है। लेकित 
साथ ही प्रत्येक पत्रकी पहुँच देनेकी हर चन्द कोशिश की जा रही है। कहनेकी जरूरत 
नही कि हरएक पत्र-ल्ेतककें छिए व्यवितगत झुपसे ध्यान देता मेरे लिए गैरमुमकित 
ही है। साथ ही में यह भी बता देता चाहूँगा कि मुह्किल्से पढ़ी जा सकवेवालछी 
घस्तीट-हिपिमें छिखे लम्बे खरोंके मुकाव्षे मुदेकी बात कहनेवाले, सक्षिप्त और ताफ़ 
अक्षरों लिशे पत्रोपर जल्दी ध्यान दिया जायेगा। 
[अग्रेजीसे | 
मंग इंडिया, २६-१-१९२१ 


१३८. हिन्द स्वराज्य' 


यह बेशक मेरे लिए सौभाग्यकी बात है कि मेरी इस छोटी-सी किताबकी शोर 
बहुत अधिक लोगोका ध्यान गया है। मूल किताब गुजरातीमें है। इसकी जिन्दगीमें 
बहुत-से उतार-चढ़ाव आये है। सबसे पहले यह दक्षिण आफिकाके ' इडियिन ओपिनियन ; 
अक्षबारमें छपी थी। १९०८ में' जब में लन्दनसे दक्षिण आफरिका छौट रहा था, उस 
सम्रय' प्रभुद्रोयात्राकें दौरान भारतीय आतंकवादी विचारधारा और उससे भिलती- 
जुलती विचारधारा रखनेवाक्षे दक्षिण आफ्रिकाके लोगोके जवावमे मेने इसे लिखा था। 
हन्दनमे मुझे हर जाने-पहचाने भारतीय आतकवादीके सम्पकमे आनेका मौका मिला था। 
उनकी बहादुरीने मुझे प्रभावित किया, छेकिन मेने उनके जोशकों गुमराह पाया। मेने 
महसूस किया कि भारतकी मुसीबर्तोका इलाज हिंसा नहीं है; और भारतीय सम्यताकों 
आत्म-रक्षाके छिए दूसरी तरहके और ज्यादा ऊँचे किस्मके हथियारकी जरूरत है। 
दक्षिण आफरिकाका सत्याग्रह उस समय महज दो सालका एक तन्‍्हा बच्चा ही था। छेंवित 
फिर भी वह इतना विकतित हो चुका था कि में उसके बारेगे काफी भात्म-विश्वास 
के साथ लिख सकता था। उपकी इतनी सराहना की गई कि बादमें उसे 
हपमे प्रकाशित किया गया। भारतमें भी छोगोंका ध्यात उसकी भोर गया। बम्बई 


१, देखिए छण्ड १०, पृष्ठ ६-६९ ! 
२, १९०९ में | 


दा 


हिन्द स्वराज्य 9८ 


मरकारने उपर पावल्दी छगा दी।' इसके जवाबरममें मेने उसका अग्रेजी अनुवाद प्रकाशित 
किया। मंने सोचा कि इस पुरुतकके विधयकी जानकारी अपने अग्रेज मित्रोफों कराना 
भेरा कर्तव्य है। मेरो रायमें यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे वच्चेके हाथमे भी दिया 
जा सकता है। यह तकरतके बदले प्यारका पाठ भ्षिखाती है। यह हिसापर आत्मबलिदान- 
को तरजीह देती है। यह पशुवकपर आत्म-वलसे विजय पानेका रास्ता दिसाती है। 
इसके कई संस्करण हुए है और जो पढ सकते है उत सभीको में इसे पढनेकी सलाह देता 
हूँ। बेने मिवाय एक शब्दके इसमे से कुछ भी कम नहीं किया है और वह लब्द भी 
एक महिछा मित्रके लिहाजके कारण काटा गया है। भारतीय सत्करणकी भूमिकामे मेने 
इस रदोवदलका कारण बता दिया है। 

यह पुस्तिका “ आधुनिक सम्यता ” की कडी भर्त्सना करती है। यह १९०८ में 
छिल्ली गई थी। आज मेरी आस्था और मेरा विश्वास पहलेसे गहरा ही हुआ है। 
में महमूत करता हूँ कि अगर भारत आवुनिक सम्यताका परित्याग कर दे तो वह 
सुखी ही होगा। 

लेकिन साथ ही में पाठकोकों साववान भी करना चाहूँगा कि कही वे यह न 
सोचने लगे कि इस पुस्तिकामे वर्णित स्व॒राज्यकी स्थापना करता ही आज मेरा ध्येय 
है। में जानता हूँ कि अभी भारत उसके लिए तैयार नहीं हुआ है। इसे अविनय 
समझा जा सकता हे, छेकित भेरा ऐसा ही विह्वास है। इसमे जिस स्व॒शासवकी 
बात कही गई है, व्यक्तिगत रूपसे तो में उसीके लिए काम कर रहा हूँ। परन्तु आज 
में जो सधत्रद्ध कार्य कर रहा हूँ वह भारतीय जनताकी आकाक्षाओंके अनुदृप 
ससदीय ढंगका ख्वराज्य प्राप्त करनेकी दृष्टिसे कर रहा हूँ। में रेलो और अस्थतालोको 
खतम करनेका प्रयत्न नही कर रहा हूँ, वैसे यदि ये कुदरती तौरपर नष्ट हों जायें तो 
में उसका स्वागत ही कहंगा। न तो रेले और न अस्पताल ही ऊँची और पवित्र सम्यता- 
की कप्तौटी हें। ज्यादाते-ज्यादा हम उन्हें एक जरूरी बुराई ही मान सकते है। किसी 
राष्ट्रके नैतिक मानकों तो वें एक इच भी नहीं वढाते। न मेरा मकसद अदालतोकों 
स्थायी झुपसे खत्म कर देना ही है, हालाँकि में मानता हूं कि यह एक ऐसी वात हैं, 
सभीकों जिसके खत्म हो जानेंक्ो कामना करती चाहिए। / सारी मशीनों और मिलोकों 
खत्म करनेकी कोशिश तो में और भी कम कर रहा हूँ। इसके छिए, लोग आज 
जितने तैयार है, उससे कही ऊँचे दर्जेकी सादगी और त्यागकी जरूरत हे। 

इस समय तो कार्यक्रमका केवल अहिसावाछा अश ही पूराकाशूरा कार्यान्वित 
किया जा रहा है। लेकिन मुझे दुखके साथ यह कहना पह्ता है कि पुस्तककी 
भावनाके अगुस्तार तो उत्तका भो पाछत नहीं हो रहा है। अगर होता तो सिर एक 
ही दितमे भारसमें सवराज्य कायम हो जाता। भारत यदि प्रेमके मिद्धास्तकों सक्रिय 
हूपसे अपना छे और राजनीतिमे उसपर अमल करे तो स्वराज्य उत्ते प्व्वस्के आगी- 
बादके हमें सहज ही प्राप्त हो जायेगा। लेकित मुझ्ने बहुत दु खके साथ स्वीकार करना 
पडता है कि अभी वह शुभ घड़ी वहुत्त दूर हे। 


३, माचे १९१० में । 


श्टरं सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


में ये बाते इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान आन्दोलनकों बदनाम करनेके लिए 

इस पृस्तिकामें से इधर काफी उद्धरण दिये जा रहे हे।' मेने ऐसे भी छेख देखे हे 
जिनमें यह कहा गया है कि में कोई गहरी चारू चढ रहा हूँ, भारतपर अपनी सनक व 
खामसथालियाँ थोपनेके लिए मौजूदा अशान्तिका छाभर उठा रहा हूँ और भारतको नुक- 
सान पहुँचाकर धार्मिक प्रयोग और परीक्षण कर रहा हूँ। इस सबके जवाबमे में तो 
प्िफे इतना ही कह सकता हूँ कि सत्याग्रह एक बहुत ही ठोस और खरी वस्तु है। 
उसमें छिपाने और गुप्त-जैसा कुछ भो नहीं होता। जीवनके जिस पूरे सिद्धान्तका 
/ हित्द स्व॒राज्य में वर्णण किया गया है, उसके एक अशपर आज केवल आचरण 
किया जा रहा है। अगर स्मूचेपर आचरण किया जाये तो उससे भी कोई खतरा 
नही है। ऐसी सूरतमे मेरे ज़ेंश्वोंसे ऐसे अश उद्धत करके, जिनका देशके मौजूदा मसलेसे 
कोई भी ताल्छुक नहीं, छोगोकों डराना उचित नहीं है। 

[अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २६-१-१९२१ 


१३९, पत्र: लेवेट्सको 


१४८, रसा रोड 
[कलकत्ता | 
२६ जनवरी, १९१६ 

प्रिय श्री लेवेट्स, 
आपने सरकारकी विभिमय नीतिपर काग्रेसके प्रस्तावकी' व्याख्याके बारेमे जिज्ञासा 
की है; मेरे विचारसे इसकी आड लेकर कित्तीकों अपने उत्तरदायित्वसे बचनेका अधिकार 
नही है। हाँ, इसमे कोई सम्देह नही कि प्रस्तावमे व्यापारियों आदिसे कहा गया हैकि 
अगर वे अपने ठेके वगैरह विनिमयकी वत्तमान दरपर पूरा करनेसे इनकार कर देंगे 
तो प्रस्तावकी प्रस्तावनामें बताये गये कारणोंके आधारपर वह उचित ही होगा। छेकिन 
जो लोग बिलोकी मीयाद पूरी हो जानेपर पैसे नहीं चुका पाये हो, वे इस प्रस्तावकी 
बिनापर सामात्य ढंगसे ऐसे विछोंके पैसे चुकानेसे इनकार नहीं कर सकतें। आप 
कहते है, यह प्रस्ताव असहयोगकी नौतिके पीछे जो नैतिक सिद्धान्त है, उतके खिलाफ 
है। छेकित मे आपको बता चुका हूँ कि अगर प्रस्तावनामे कही गई बाते सही 
है दो मेरे विचारसे इस मामलेमे कही भी वैतिकताका त्याग नहीं किया गया है। 
आप देखेंगे कि काग्रेसने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकों इस प्रस्तावपर अमल करने 
के लिए एक समिति नियुक्त करनेका आदेश दिया है। मेरी सछाह है कि आप हरा 
मामा तैयार करके समितिके सामने पेश कर दीजिए। में मानता हैँ कि अगर 


१. उ्दाइरणाये लेंढे रोगाल्शेक्रा ऐेख; देखिए “ व्पिणियों , ८-१९-१६१० । 
२, यद प्रस्ताव १९२० की नागपुर कांग्रेसमें पाप विद्या गया था । 


भापण : कलकत्तामे व्यावारियोकी सभामें म्८५ 


प्रस्तावतामे सचमुच खामियाँ दिखा दी गईं या अगर इस प्रस्तावकों अन्य किसी 
प्रकारसे नैतिक रूपसे दोपपूर्ण सिद्ध कर दिया यया तो समिति उन दलौलोऊ अनुमार 
उचित कार्रवाई अवदय करेगी। 

हृदयमे आपका, 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ७४४२) की फोटो नकहूसे। 


१४०. भाषण: कलकत्तामे व्यापारियोंकी सभासें 


२६ जनवरी, १९२१ 


भाइयो, 

आप सव जानते है कि में कुर्सीपर बैठकर बोलता हूँ। मुझे इसमें धर्म महसूस 
होती है। में कुर्सीपर बैठना तो विलकुछ नहीं चाहता, छेकिन मजबूरी हे। मुझे तो 
नौ महीनेमे स्वराज्य लेना है इसलिए में यह सब नहीं चाहता। छोग मेरा सडकोपर 
गुजरना मुश्किल कर देंते है।' में जातता हूँ कि लोग मुझे बहुत अधिक प्यार करते हें, 
लेकिन बने तो में उन्हे [ऐसे प्रदर्शनसे| रोकना चाहता हूँ। इस सभा-मवनके बाहर 
जो अपार भोड है, उसके कारण कोई कामकाज करना सम्भव नहीं लगता। मेरा 
आधा घटा वाद हो गया। अच्छा इन्तजाम नहीं किया गया, यही इसका कारण है। 
ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मालूम है कि बहुत छोग आयेगे तो उनके लिए भी 
इन्तजाम किया ही जाना था। कामका नुकसान नही होता चाहिए, रास्ते बन्द नहीं 
होने चाहिए और ट्रामे आदि नहीं रकती चाहिए। इस तरह लोगोका समय बख्ाद 
नहीं होना चाहिए। एक हजार आदमी सभा-भ्वनमे है और एक हजार बाहर। 
लोगोके दो हजार घटे आज बरबाद हो गये। में चाहता हूँ कि हिन्दी और उर्दूके अल- 
वार भी [इस वातको| छापे कि पैर छूना बुरा है। मेरी प्रार्थना है कि वे मेरे पर 
न छुएँ। मुझे शोरणुलसे भी बडी परेशानी होती है। मेरी तवीयत अच्छो नहीं है। 
मुझसे “ वन्देमातरम्‌ “, “ महात्मा ग्रावीकी जय ” के नारे सहन नहीं होते। यदि इन 
नारोसे हमारा सच्चा भाव प्रकट नही होता है तो ये वेकार है। मेरे कहनेका मतलब 
यह है कि लोग जो-कुछ कहते है उसे कार्यहूपमे परिणत नहीं करते। में भी अपना 
बनिया-वर्म छोड़कर क्षत्रिय वन गया हूँ। यदि में क्षत्रिय न वना होता तो अपनी 
भावता रो-रोकर प्रकट करता। भाप छोग मेरे पैर छुयें, निश्चय ही मुझे इस बातकी 
लालसा नहीं है। जब मेरी ऐसी इच्छा होगी तव में स्राफ-स्ताफ कह दूंगा और यह 
तभी हो सकता है जब मेरा उद्देश्य पूरा हो जाये! आज तो मु अपनी प्रतिप्ठापर 
आंच आती दिखाई देती है-- फिर भी ९ महीनोमें सवराज्य प्राप्त करना है। आप 

१. शायद गाधीनीका अभिप्राय जपके नारों और भीड़के अननुग्राप्तित प्रेम-प्रदर्शनने है । 

३, जि भवनमें पद सभा हो द्धमी थी उसके सामने शतनी भोड थी ड्ि वहां परैचनेपर गांधीजी 
करीब पौन घटेके बाद पीछेके दरवाजेते भीतर छावे जा सके । 


२८६ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


सब लोग एक हो जाये और मुझे इसमे सहायता पहुँचायें। “वन्देमातरम्‌ ”, “ हिन्दु- 
मुस्लिम जिल्दाबाद “, 'अल्लाहो-अकबर” आदि नारोकी जरूरत नहीं है। में जो-कुछ 
करना चाहता हूँ वह में जरूर ही करके छोड़गा। में स्व॒राज्य अवश्य लूंगा। यदि 
इस देशके ३० करोड लोग कहे कि वे मेरे साथ नहीं है तो भी में अपना काम करूँगा 
और स्वराज्य लूंगा केकित में शोर्गुल पसत्द नहीं करता। इन नारो और शोरणुष्ठके 
सामने में मेभनेकी तरह कमजोर पड़ जाता हूँ। पैर पडता भी अच्छी बात नहीं है। 
सबसे हाथ जोडकर नमस्कार कीजिये। कोई भी व्यक्ति, विद्येषत इस कल्ियुगमे, पैर 
छूनेंके योग्य नहीं है। अब समय बदल गया है। यदि आप ३० करोड छोगोका काम पुरा 
करना चाहते है तो धत देकर मदद कीजिये। प्रयत्न करके रुपया इकठठा करिये, मुझे 
दीजिये और उसका मुझसे हिसाब मॉँगिये। किसीकों खजाची बना लीजिये। यदि 
आपको लगे कि आप स्व॒राज्य नहीं ले सकते तो रुपये देकर मेरी मदद कीजिये। 
यदि आप रुपयेसे भी मदद नहीं करते तो स्व॒राज्य क्रेता असम्भव न हो पर मुश्किल 
जरूर होगा। यदि भारतके छात्र मेरी मदद नहीं करते तो उससे कोई हामि नहीं। 
यदि वकील मदद नहीं देते तो भी कोई बात नहीं। यदि धनी छोग रुपयेसे सहायता 
नहीं करते तो उससे भी कोई फर्क नहीं पढता। स्व॒राज्य क्ेना मजहुरों और किसानो- 
पर निर्भर है। जन्मसे तो मेरा भी वही धन्धा है जो आपका है। में खुद व्यापारी 
ही था। में वकीछ था और उससे रुपया कमाता था। में छात्र भी हूँ और मेरा खयाल 
है में एक अच्छा छात्र हूँ। यदि आपमे शत हो, बढ हो, यदि आप भारतपर अपना 
शासन चाहते हो तो बलिदान कीजिये। अपना, अपने बच्चोका और अपने माता-पिताका 
बलिदान कीजिए । जीवनमे जो-कुछ हो उस सबका बलिदान कीजिए। स्वराज्य 
किसानोपर निर्भर करता है। यदि वे मदद न करे तो स्वराज्य नहीं मिल सकता। 
यदि वे सरकारकों सहयोग दे तो आप सब लछोगोका मिला-जुढा सहयोग भी स्वराज्य 
छेनेमें सहायक नहीं होगा। यदि २५ करोड छोग अपने कर्तव्य पाछनसे विमु्त रहें तो 
स्व॒राज्य नही मिल सकता। अब में अपने मारवाडी भाइयोसे कुछ कहना चाहता हूँ। 
अध्यक्षते अभी कहा है कि आजकी सभामे धनाहय छोग नहीं आगे। इससे मुझे बहुत 
दुख हुआ। लेकिन उनके न आनेका कारण है। वे इस सरकारकी छायामे पे-बढे 
है और उत्होने अपनी विशाल सम्पत्ति उसीके सरक्षणमें इकटूठी की है। उन्होने अपना 
घन उसके सहयोगसे कमाया है, इसछिए वे उससे डरते हे। अग्रेज भारतीयोके सह- 
योगसे रुपया कमाते है, हमारे मारवाड़ी भाई अभीतक इस संत्यकों नहीं समझ पाये 
है। मे आपसे यह नहीं कहता कि आप अपना व्यापार छोड दे, लेकिन में आपसे यह्‌ 
जहूर कहता हूँ कि आप ईमानदारीसे व्यापार करे और झूठका सहारा ने हें। आप 
कह सकते हे कि यदि हम झूठका सहारा नहीं छेगे तो फकौर हो जायेंगे ! मेरा 
खाल है कि आपका फ़कीर हो जाता ज्यादा अच्छा है। उस द्वाल्तमें में आपसे 
कोई रुपया नहीं छेता चाहेंगा। आप विदेशी माछका व्यापार न छोडें; किन्तु आपको 
विदेशी कपडेका व्यापार अवद्य छोड देना चाहिए। इव्विस्से इरनेवाछा ईखवर ही का 
काम करेगा। ईइवरने आपको धन दिया है। इस घनसे आप अपने शरीरकों सबाते 


भाषण ' कलकत्तामे व्यापास्योकी सभामें २८७ 


हैं। आप इस धनकी बदौलत मलमलकी पगडी पहनते है। मेरी प्रार्थना है कि आप 
भय त्याग दे, खहरकी पंगडी पहनें और मिलोके साथ एजेंसियोकी हृदतक भी सम्बन्ध 
ते रखे। मेने अपने लडकेसे यह व्यापार छोड़कर खहरका व्यापार करनेको कहा, 
क्योकि वह स्वदेशीका व्यापार नहीं है। उसने जवाब दिया “पिताजी, सहरका 
व्यापार तो चलता ही नहीं। ज्यादातर खादी दृकानमें पडी रह जाती है। ” खहर, गादा, 
खादी कुछ भी कहिए, जैसी सुन्दर चीज दूसरी नहीं मिल सकती। मेरे श्रभी भाई 
और बहन उसे इस्तेभाल करते हैँ और मजदूर, जो मेरे भाई हे, उसे तैयार करते 
है। मिलू-मालिक जो शोषण कर रहे है वह वहुत अनुचित है। जब दुईका दाम ९ 
रुपये है तव सूतका दाम ३४ रुपये क्यों हो? में जानता हूँ खादीके व्यापारमे मुनाफा 
बहुत कम होता है। इसका कारण यह है कि मिल़-मालिक सूतका दाम बढ़ा देते हूँ। 
हमारे चमार और मेहतर भाइयोके पास कपडा नही है, हमे उन्हें कपडा देगा है। 
कोई वैष्णव ऐसा भी कह सकता है कि हमारी थालियोकी मृठन औौर मैले-मुचचेले 
फठे-पुराने कपडे उनके लिए काफी होगे। छेकिन मेरे लिए तो वे प्रात स्मरणीय हे 
और मे उन्हें अपनी बराबरीका तो मानता ही हूँ। यदि आप मिलका कपड़ा छोडकर 
खहर पहनने छगें तो उसकी प्रतिष्ठा वढ जायेगी। 

यदि आप जनकपुरी, उडीसा जाये तो आप देखेंगे कि वहाँ गरीव छोंगोकी हाछूत 
बहुत ही दयनीय है। उन्हे खानेके लिए सत्तू मिल जाता है, घी कभी उन्हें मयस्मर 
नहीं होता। आप तो तीसरे दर्जेमे नही चलते; लेकिन में तीसरे दर्जेमे ही चलता था। 
तीसरे दर्जेके मुसाफिरखानोमे मे देखता कि लोग अपनी किसी थैलीमें से मुट्ठीभर सत्तू 
निकालते, उसमे थोडा समक और थोड़ी लालमिर्च डालते और तब उसे पानीमे घोलकर 
सा जाते। यही उनका भोजन होता था। मे तो क्षत्रिय हो गया हूँ, इसलिए मेरी आँखोमें 
माँसूकी बूंद भी नहीं आती थी। अन्नपूर्णा माँके इस देशमें घी नहीं मिलता। चम्पा- 
रनमे छोग भूखों मर रहे हे। इन सब बातोके निवारणका एक ही उपाय है और वह 
है चरला चलाना। यदि सब स्त्रियाँ और लड़कियाँ चरखा चलाने लगें, तो वे भूत 
कातकर अपना गुजारा कर सकेगी और खददरकी कीमतपर भी इसका असर पडेगा। 
स्व॒राज्य मिल गया तो हम मलहूमल भी वना सकेगे। में स्वयं एक अच्छा कारीगर हें 
और मल्मक तैयार कर सकता हू, क्ेंकित में कहता हूँ कि आपको तो ७ से २० 
नम्बर्तक का ही सूत कातना है। उससे साडियाँ और बुर्क आदि बन सकेंगे। आपकी 
पगडियाँ बनानेमे ८० नम्बरका सूत लगता है। यह विलायती होता है और उसे काममें 
लाना धर्म-विरुद्ध है। मारवाडियोंने अपना धर्म छोड रखा हे। आप विदेगी चीजोका 
व्यापार छोड दे, अभी सभी चीजोका नहीं, केवल विलायती कपड़का छोड दें। आप 
अपने घरमे विछायती कपड़ा न रखे और अपनी माताओं और पत्लियोते कह दे कि दे 
उप्ते उतार फेक और फिर न पहुनें। इससे आपकी कोई हानि नहीं होगी। आप यह 
सारा कपडा दक्षिण आफिका भेजकर विकवा दे। वहाँ कताईकी मनीनें न होनेसे इसकी 
माँग है। भारत सती स्त्रियोके मतगर टिका हुआ हे। मुसलमान हितर्या चस्पेपर 
बहुत भूत कातती है। 


२८८ सम्पूर्ण गावी वाहुमय 


यदि आप गायोंकी रक्षा करवा चाहते है तो आप खिछाफतकी रक्षा कीजिए। 
कई लखपति सज्जन गो-बब बन्द करतेकी वात कहते हे, छेकिन अग्रेजोकों सहयोग देते 
हैं। अत्याचारी अप्रेज गायोका खून पीते हे । अग्रेजी मालकी एजेसियाँ छेंगा धर्मके 
विपरीत है। मुसलमानोके विरुद्ध यह कहा जाता है कि वे गो-वव करते है। लेकिन 
में कहता हूँ कि वाँदरामे! ५ वर्षके अन्दर जितनी गाये काटी जाती हे, उतनी ७ करोड़ 
मुसलमान २५ सालमें भी नहीं मार सकते। में चम्पारनके वारेमें फिरसे आपको कुछ 
मोदी-मोटी वाते बताता हूँ। मेने गोवबके वारेमें एक माखाड़ीसे वात की तो वह 
सी पड़ा। मे नही रोया। मेने उसका ध्यान वैलगाड़ीमे जोते हुए एक बैल की हालत 
की और ख़ीचा। भाप गायोकी पूजा करते हे; छेकिन वैलोकों मारते हे, क्या यह 
ठीक है? ग्रोशालाओकी हाछत देखिए। गाये दूप देती हे, भेसें भी दूध देती है। वे 
इतनी अधिक दुही जाती है कि उनके थनोसे खून झरने लगता है और उसे हम पीते 
है। यदि आप सचमुच गायोंकी रक्षा करना चाहते है तव आप स्िलाफतके मामलेमें 
मुंसलमानोकी मदद कीजिए। मुसलमान क्ृतध्म नहीं है, लेकिन आप उनसे यह न कहिये 
कि पहले आप गायोकी रक्षा करिये तब हम खिलाफ़तके मामझेमे आपकी मदद कर 
सकेगे। यह अनुचित है। इसमें सौंदेकी कोई वात नहीं है। आप अपने भाइयोके छिए 
अपनी जान दे दे, सर्वस्त छूटा दे और अपनी धामिकतापर कायम रहे। हिन्दू होनेके 
नाते आप कायर ने बनें, वल्कि साहसी वने। 

यदि आपके भण्डारमे कपडेके थान पड़े हो तो आप उन्हें बेच डाले या जला 
दे और यह वचन दे कि आप फिर कभी वैसे कपडेका न व्यापार करेगे और न खुद 
पहनेगे । आप जुलाहोको भी समभझायें कि उन्हे विछायती सूंत काममें नहीं छावा 
चाहिए। उतके पास जो मार जमा हो, उन्हे कहिए कि वे उसे वेचनेके बाद २० नम्बर- 
से ज्यादाका सूत काममें न छाये और खुद भी मोटे सृतके वने कपडे पहलें। में तीन 
बाते चाहता हूँ | पहली वात यह है “मेरी रक्षा कीजिए। ” आप गावीकों तग न 
करे, उप्ते तकलीफ न दे और ” गाधीजीकी जय ” न चिह्छाये, उसे ' हराम ” समझे। दूसरी 
बात यह है. “ रुपयेकी जरूरत है। आप जितना दे सके उतना दें और इस दिशामें 
जो-कुछ कर सकते है करे। ” आज गल्छा और तिलहनके व्यापारियोने मुझे १०००९ 
स्पये दिये है और यह वचन दिया है कि वे चन्दा करके और भी स्पया देंगे। में 
यह चाहता हूँ कि आप जो-कुछ भी दे वह नम्नतापुर्वक और उदारताके साथ दें। 
में जैसे ईस्वरसे प्रायेना करता हूँ, वैसे आपसे भी प्रार्थधा करता हूँ। आप अपने भीतर 
धर्मेंकी भावना जागृत करे और देशभक्तिके भाव उत्तन्न करे। तीसरी वात बहू है: 
“आप शुद्धता अपनाये, देशभक्त बने और स्व॒राज्य तथा खिलाफतके निमित्त काम करे। 
खिलाफत कामवेनु है। आप अपने परोंमें शुद्ध ख़देगी चीजोका आवहार करे। स्वदेगी 
ही आपका हित करनलेंमें समय है। हमारा ६० करोड रुपया देशके बाहर चला जाता 
है। आप इसको देशमें रखिए, ९ महीतोमे आपको स्वराज्य मिल जायेगा। भाइगर, 
आपने मेरा भाषण इतने प्रेम और इतने ध्यानसे सुना है। मे इससे बहुत अन्न हुआ 


१, वम्वेका एक उपनंगर जहाँ प्र बहुत वढा कप्ताईवर है । 


असहयोग भर्थात्‌ आत्मबुद्धि २८९ 


हूँ। छेकिन में यह नहीं चाहता कि आप मुझे आँख मूंदकर और पागल बनकर प्रेम 
करे। में चाहता हूँ कि आप ज्ञानपुर्वक भारतसे प्रेम करे। जब आपका प्रेम मेरे छिए 
इस तरहका होगा, तभी में भारतकों सतन्त्र करा सकूंगा। में आपने फिर प्रार्थना 
करता हूँ कि आप मेरी वातको घ्यानमे रखे और ईइवरसे प्राथंना करे कि वह आपको 
और मुझे स््रराज्य छेनेकी शक्ति दे एवं आप लोगोकों सुल्ती वनाये। 


[अग्रेजीसे | 
अमृतवाजार पत्रिका, २०-१-१९२१ 


हिन्दू १ ६ कु १९२१ 


१४१. असहयोग अर्थात्‌ आत्मशुद्धि 


कांग्रेसके प्रस्तावने' असहयोगकों आत्मगुद्धिवा साधन और यज माना गया है। 
यदि असहयोगका यह अर्य न हो तो असहयोग पाप ही माना जायेगा। पुण्य और पाप- 
के बीच मेल नही होता, अथेरे और उजालेका मेल नहीं होता। इसी तरह छोकहित 
विरोधी सरकारसे भी जनताका मेल नही हो सकता। हम असहयोगसे यह सिद्ध करते 
हैँ कि अत्यन्त धुतंतापृर्ण राजनीति भी, अगर जनता उसे सहन न करे और उसमें 
अपना योग न दे, तो टिक नहीं सकती। 

हम विदेशी कपडेके लालचमें पड जाते हे, इसीलिए हिन्दुस्तानमे उसकी खपत हो 
पाती है, हमें ख़ितावोका छोभ है, इसीलिए सरकार हमे घूसकी तरह खिताब देकर 
अधिकार जमाती है, हम उसकी सतदोके मोहमें पडते हे इसीलिए सरकार हमारी विक्षा- 
पर कव्जा करके हमे बताती है कि हममे स्वतन्त्र रूपसे शिक्षाकी व्यवस्थातक करनेकी 
शवित नहीं है। हम अत्याचारी अमलदारोके हुक्मके तावेदार रहते हे इसीलिए पजावमे 
अव भी वैसे ही अमलूदारोकी सत्ता चल रही है; हम शराव पीते हे इसीलिए 
सरकार शरावसे करोडो रुपया कमा सकती है, हम लड़ते है, इसीलिए सरकारकी 
अदालते चलती है। मतलूव यह है कि सरकारके पापोमे हमारा योग कोई कम नहीं 
है। जिस दिन छोकमत शुद्ध हो जायेगा और जनता पापसे मुक्त होनेका निश्चय कर 
केगी उप्ती दिन सरकारके सिरसे ताज उतर जायगा। इस ताजकों तो हम ही टिकाय 
हुए हे। एक लाख भग्नेज अपने वलसे ही तोस करोड लोगोपर राज्य नहीं करते। 
हम अनेक छाख भारतीय जाने-अनजाने इन एक लाख अग्रजोकी पुरी-पुरी मदद कर 

और अन्य करोडो छोग इस स्थितिको सहन कर रहे हूं। सरकारका अर्थ 
जो राज्यतन्त चला रहे हें और जो उसको चलानमें उनकी मदद कर रहे है, वे छोग। 
हम छोग जब यह मदद बन्द कर देंगे तव इस सरकारका पतातक नहीं चलेगा। 


२. अतहयोगपर, देफ़िए परिशिष्ट १ ! 
१९-१५ 


२९० सम्पूर्ण गाधी वादूमय 


सरकारकों हम पापी मानते है, राक्षसी मानते है। यदि हम पापमुक्त हो जायें 
तो सरकार ऐसे ही गिर पड़ेगी जैसे सू् पत्ते झड़ जाते हे, नहीं तो फिर वह पह्चा- 
त्ताप करके पुण्यवात बनेगी। 

तब हम किन पापोसे सरकारकों ठिका रहे हे ” यह हम देख ही चुके हे कि 
वे पाप है -- स्कूल, अदालते, खिताब और धारासभायें। सचमुच देखा जाये तो ये वस्तुएँ 
स्वतः पाप नहीं है, ये तो पापकी निशातियाँ हे। सरकार पुष्यवान हो तो हम उसके 
हाथो पढ़ें, त्याय प्राप्त करे और सम्मान ले। यदि हम आज उन्हे छोड्ते हे तो हमे 
अपनी पापी आदतोको भी छोडना ही पड़ता है। 

इसलिए मुख्य बात तो यह है कि हम अपनी पापी आदतोंकों छोड़े। जनता 
शराब पिये, जुआ खेले, चोरी करे, व्यभिचार करे और द्वेष करे तो असहयोग नहीं 
चल सकता, क्योकि इन आदतोंका लाभ उठाकर ही सरकार राज्य चलाती है। 

शराबकी आदत बडी भयकर आदत है। यदि हम इस आदतको छोड दें तो 
करोड़ो रुपया लोगोके घरोमे रहे और अनेक अत्याचार मिट जाये। मेरी मान्यता 
है कि अग्रेजोंकी राजनीतिमे जो निर्दंगताका तत्त्व है, यदि वे शराब न पीते होते तो 
वह तत्त्व कदापि न होता। जि शराबकी छत नहीं है, वह भनुष्य कभी पूरी तरहसे 
होश-हवाश नहीं खों सकता। शराब चाहे कितनी ही कम क्यो न पी जाये, उसका 
थोडा-बहुत नशा चढ़े बिना कदापि नहीं रह सकता। और इससे बुद्धिपर कुछ-न-कुछ 
पर्दा अवध्य' पडता है तथा मनृष्यकी अन्तरात्माकी आवाज मन्द अवश्य पड जाती है। 
इसलिए हममे से जो छोंग त्यागकी शिक्षा देने सामने आ रहे हैं उन्हें जनताकी 
शराबकी छुत छुडानी चाहिए। शराब पीनेवाल़े छोगोके लिए प्रस्ताव निरयंक 
है क्योकि वे तो सार्वजनिक जीवनमे कोई भाग लेते ही नही। फिर भी उतपर ध्यान 
देनेकी आवश्यकता तो अवश्य है। चामकी आदत छुड़वानके लिए भी अनेक स्थानोपर 
बहुत प्रयत्न किये गये हे। यह आन्दोलन, जिस हृदतक जोर-जबद॑स्ती नहीं होगी, 
उसी हृदतक सफल हो सकता है। हम मारपीट करके लोगोसे शराब नहीं छृढवाना 
चाहते, बल्कि शर्मिंदा करके और समझ्ा-बुझाकर हमें उतसे शराब छुड्वानेका प्रयत्त 
करना चाहिए। हममें से कुछ लछोगोको चाहिए कि वे अपने-अपने शहरोमें शराबके 
दुकानदारोके पास जाएँ और उन्हें समझाएँ एवं उनसे दूसरे धन्मे करनेकी प्रायता 
करे। उन्हें शराब पीनेवाढे लोगोकी जात-बिरादरीकी मार्फत भी प्रगत्त करता चाहिए। 
यह काम वैसे कठिन है, छेकित छोकमतके आगे कुछ भी कठित नहीं होता। जब 
लोकमत शराबकों सहन करना बन्द कर देगा, शराब उसी घड़ी बन्द हो जायेगी। 
अभी तो हमे अपने पडौसीकी चिन्ता ही नहीं है। एक राष्ट्र बननेका अर्थ है तीस 
करोड लोगोका एक परिवार बनना। अगर एक भारतीय भी भूखों मरतता है तो 
हम सब भूखे मरते हे, ऐसा मातता और उसके अनुरूप आचरण करना ही एके 
राष्ट्रीयता है। इसका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हरेक मनुष्य अपने पास-पदौककी 
देखभाल करे अर्थात्‌ वह आसपासके छोगोकी सेवा आरम्भ करे। यदि हम इस पद्धतिसे 
काम करे तो हम झराबकी दुकानोकों बहुत ही कम समयमें बन्द करा सकते है। 


असहयोग बर्थात्‌ आत्मणुद्धि ०९१ 


सारा हिन्दुस्तान शराब कब छोडेगा, यह विचार पाठकोंकों नहीं करना है। यदि 
वे अपने-अपने गाँवोकों ही सभाल लेंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि उन्होंने अपना 
कत्तंव्य भली-भाँति निभाया है। जो बात बराबपर लागू है वही तम्ब्राकूपर भी छागू 
होती है। हम तम्बाकूकों बहुत बुरा नहीं मानते, क्योक्ति उसका दुष्परिणाम प्रत्यक्ष 
नहीं होता। इसका नगा अफीमके जैसा ही है। यह कप्टोकों भूछाता है, छेकिन 
इसकी आदत पड जानेसे पैसेकी वही वर्वादी होती है, इसलिए भी इसे हमे समाप्त 
ही करना चाहिए। यदि तम्बाकूकी आदत स्वराज्य मिलनेतक भी छुड्वाई जा सके 
तो उप्तसे बहुत घन बच सकता है और उप्तका उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। 

व्यभिचारके बारेमे तो में कया कहूँ। शराव, वीडी आदिको में व्यभिचारके 
मुकावलेमे पाप ही नहीं समझता। घराव पीनेवाला तो स्वय ही विगडता है; व्यभि- 
चारी अपने साथ अनेक लछोगोकों समेट ले जाता है। व्यभिचारमे से कितने पासण्ड, 
कितने झूठ, झगड़े और रोग उपजतें है, इसके आँकडे कौन रख सकता है? परुस्मी 
पर कुदृष्टि करने-जैसे पाप कम ही होगे। तथापि यह पाप कोई कम व्यापक नहीं हैं। 
उससे वचन और वचानेका उपाय भी सहज नहीं है। इस पापसे जनताकों मुक्त 
करनेका स्वेत्र लागू होतेवाला उपाय अभी मुझे तो मिल नहीं सका है। वेश्याओकों 
कौन समझाये ? वेश्याग/मीसे कौन विनती करे? उसके लिए कित सस्थाओकी स्थापना 
की जाये? में तो इसी श्रद्धांक आधारपर चूप बैठा हुआ हूँ कि जो छोग राष्ट्रीय 
आन्दोलनमे भाग ले रहे है कमसे-कम वे तो दृढ्तापूर्वक इस पापसे मुक्त हो जायेंगे 
और जैसे-जैसे जागृति आती जायेगी वैसे-वैसे अन्य छोग भी व्यभिचारसे मुक्त होते 
जायेगे। इस व्यभिचारसे प्रजा क्षीण हो गई है, रक हो गई है और उसमें कायरता 
आ गईं है। परिचमके लोगोमे भी व्यभिचार-दोप कम नहीं है, फिर भी वे कायर 
क्यो नही हे, यह प्रइन उठेगा। मेने अनेक बार बताया है कि मारनेकी गक््तिमें 
कोई पौरुष नहीं है। पश्चिमके छोगोने मारतेकी शक्तिकी जो शिक्षा प्राप्त की है, 
उसके पीछे उनका शराबका व्यसन और व्यभिचार ही है, ऐसी मेरी दृढ मान्यता है। 
इसके और भी अनेक कारण है, छेकिन यह कारण सबसे मुख्य है। पश्चिमके छोगोको 
मर्द कहना अतिशयोविंत है। 

हाँ, यह बात अवद्य सच है कि उनको हमारी अपेक्षा मरनेका भय कम है, 
लेकिन यह वात तो हमारी छूटेरी कौमोमे भी है। जिस हृदतक हम अपनी लुटरी 
कौमोकों वहादुर मानते हे, उस हृदतक' भले ही हम पर्िचमके लोगोको बहादुर माने। 
पश्चिमका मुकावठा करनेकी वात ही विषयान्तर समझी जानी चाहिए। परिचमका 
अनुकरण करके हिन्दुस्तान धर्म-राज्यकी स्थापना नहीं कर सकता, यह वात सबको 
समझ लेनी चाहिए। पश्चिमके लिए सयमकी आवश्यकता नीति” है। पूर्वमे संयम 
ध्येय रूप है। सत्य बोलना लाभप्रद है, इसलिए सत्य बोलना चाहिए यह धर्म आदेश 
नही है। सत्य ही साक्षात्‌ ईश्वर है यह सभी धर्म मानते है। नमाज पढठनेमें कयरन 
हो जाती है, लेकित कोई भी मुस्ततमान कसरतके खथालसे नमाज नहीं पटता, 
बल्कि उप्ते धर्म मानकर ही पढता है। इसलिए यदि हम हिन्दुत्तानकों अनहयोगके 


२९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


द्वारा मृक्त करना चाहते हें तो हमे आत्मगुद्धिका महत्व समझता होगा, परिचमके 
अनुकरणका मोह छोड़ना पडेगा। पढिचमकी पद्धतिकों त्याग कर ही हम छ़राज्य प्राप्त 
करेगे। में परिचमको पद्धतिसे स्व॒राज्य प्राप्त कर्ता असम्भव मानता हूं। 
[गृुजरातीसे ] 
नंवजीवन, २७-१-१९२१ 


१४२. टिप्पणियाँ 


ऋषियोके बंदल 

इस लेव्कों में विना सोचे-समझे ही प्रकाबणित नहीं कर रहा है। दो दिनके 
अनुभवक्रे आधारपर यह लिखा गया है। इसमें क्षणिक आवेबका होना सम्भव हैं। 
लेकिन लेश्कनों चरखेकों जो पदवी प्रदान की हैं वह उचित है, में स्वयं तो ऐसा 
मानता हूँ, इसलिए इस छेल्को प्रकाशित करते हुए में इसमें कही गई वातोक्ती जिम्मे- 
दारी अपने सिस्पर छे छेता हूँ। आश्रमके वर्णनमें जिस अतिथ्योक्तिसे क्राम लिया गया 
है वह आश्रमवासियोंके सामने आदर्णके हुपमें रहे, इस विच्ारसे में उसे भी प्रकाणित 
कर रहा हूँ। इस आदर्णके अनुरूप आचरण न होनेपर यह छें् हमे भरमित्या करेगा। 
“तपोवन” वामका सुझाव एक मित्रने दिया था। इस नामकों में आज भी अनुपयुक्त 
मानता हूँ। आश्रममें यदि सत्यका आग्रह वना रहें तो मुझे सन्तोष होगा बौर इससे 
देशकों भी अवश्य सनन्‍्तोप होगा, ऐसी मेरी अविचछ श्रद्धा है। फ़छत. यह आश्रम 
एक ही नामकों ग्रहण कर सकता है और वह है सत्याग्रह आाश्रम। 


[गुजरातीसे | 
तंवजीवन, २७-१-१९२१ 


१४३. भाषण : कलकत्तामें तिलक राष्ट्रीय 
विद्यालयके उद्घाटनपर 


२७ जनवरी, १९२१ 


इसके बाद श्री गांधीने सभामें भावण देते हुए आरम्भमें विद्याल्यकीं सफलताके 
लिए कामना की। बादमें उन्होंने पंजावर्मे और जिलाफतके सम्बन्धर्मे किये गये अत्या- 
योकी चर्चाकी और तदतन्तर चरखेको अमोषतापर विस्तारपुर्वेक प्रकाश डाली और 
कहा कि विद्यालयके अधिकारियोंकों ध्यात रज़ता चाहिए कि वहाँ सुत कातनपर विशेष 
जोर दिया जाये ताकि लड़के इस कढामें कुशल हो सकें। उत्होंने कहा कि हिंदू 

१, पह ठ्पणी उपयुक्त शीपैक्से किस्ती अक्ति छा, लिध्तने आपने ऋषियोंकी अत उन्तानोंक़ा इसे 
कहा है, लिखे ढेशके साथ छपी थी । छत यक्ति एक ड्लि आम क्र था गौर खाते अगावित 
होरर उसने ब्से तमोवनक्ी संशा देते हुए यह अशंतापूर्ण ठेख छिला था । 


पत्र . सी० एफ० एन्द्रयूजको २९३ 


और मुसलपान लड़कोकों देवनागरी और उर्दू दोनों रिपियाँ मिप्ताई जायें। छात्रोको 
सम्बोधित करते हुए वे बोले: आप लोग मेरी सलाह सानिये। में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि यदि आप मेरी सलाह मानेंगे तो भारतको स्वराज्य शीघक्रष ही मिल 
जायेगा। 

[ अग्रेजीसे 

अमृतवाजार पत्रिका, २८-९-१९२१ 


१४४, पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


कलकत्ता 
२९ जनवरो, [१९११] 


प्रिय चार्ली, 


तुमने मेरे नाम प्रेमपत्रोकी भरमार कर दी। मेने जवाब देनेमें लापख्ाही की, 
लेकित तुम्हारा खयाल मुझे सदा बना रहता है। में तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता 
रहता हूँ। तुम्हे वीमारं तो हरगिन नहीं पड़ना चाहिए। चाहता हूँ कि तुम स्वस्थ 
होकर काममें जूट जाओ। विस्ततरमें पड़े-पडे ही तुमने कितना सारा काम कर डाला 
है।' में अधिकाबिक अनुभव कर रहा हूँ कि प्रार्थना कर्म हे और मौन सर्वोत्तम 
भापण तथा सर्वोत्तम तकं। अस्पृइयोके सम्बन्धमे तुम्हारी चिन्ताके बारेमें में यही कह 
सकता हूँ। 

में इस सारी समस्थापर एक भारतीय और एक हिन्दूकी दृष्टिसे विचार करता 
हूँ, हुम एक अप्रेज और ईमाईकी तरह सोचते हो। तुम्हारी दृष्टि इस सम्बन्धमें तटस्थ 
प्रक्षककी है, जब कि में इससे स््रय प्रभावित और पीडित हूँ। तुम धीरज रख सकते 
हो परन्तु में नहीं। तुम एक तटस्थ सुधारकके रूपमें अधीर भी हो सकते हो किन्तु 
मुझे एक पापीके रूपमे, यदि में उस पापसे मुक्त होना चाहूँ तो धैर्य ही रखना चाहिए। 
जलियाँवाला वागमें अप्रेजोंने जो पाप कर्म किया में उसकी मनमानी चर्चा कर सकता 
हूं; लेकिन एक हिन्दुके रूपमे हिन्दुओके उस पापकी उसी तरह चर्चा नहीं कर सकता 
जो उत्होने अस्पृष्योंके प्रति किया है। मुझे हिन्दू डायरो [ अत्याचारियों] से मिबटना 
है। मुझे कार्यक्षेत्रमे उतरना ही चाहिए और मेने सदा एंसा ही किया हैं। जब तुम्हारी 
भावना प्रवह्ल रूप धारण कर छेती है तो उम्त स्रमय तुम केवल काम करते हो, 
बाते नहीं। तुम चूँकि भुजरात्ती नही जानते इसलिए तुम्हे यह नहीं माछूम कि गुज- 


१. इस पत्रमें दो कई बातोंसे पता चस्ता ै कि यद १९२१ में ल्परा गया था और उस व 
२९ जनवरीफों गाधीजी कल्मत्तामें थे । 

२६ जनवरी १९२१ में एन्द्यंज़ों सतत स्यलण्णा हुआ था । 

३. फीजीते जो प्रगाप्ती आये थे और छिरयेँ ऊर्फत्ताफ़ी गोद्पिंक प्रात्त रझ जाना पढ़ा था जमे 
मिल्नेके बाद एन्ट्रपूज्ने विस्तरमें पढ़ेंपढढ़ें ३५ पत्र, तार ओर ऐस एफ दिनमें बोलकर लिएया दिये ये। 


पत्र ' सी० एफ० एन्ड्रयूजको १९५ 


सुनतेसे भी पहले आरम्भ किया था और मुझे दक्षिण आफ्रिकामे अन्य उसाई मतावल- 
म्तिियोके प्रभावमें आनेसे पहले अस्पृष्यताके पापका भान हो चुका था। इस सत्यद्री 
प्रतीति मुझे जब में बच्चा ही था तभी हो गई थी। मेरी माँ जब हम | दोनो] भार- 
योको किसी ढेढ़के छू जानेपर नहानेकों कहा करती थी, तब में उसके उस आदेशपर 
हँसा करता था। १८९७मे एक वार डर्बनमें, में अपनी पत्तीको इस बातपर घरसे अलग 
कर देने तकके छिए तैयार हो गया था कि वह वहाँ लारेस नामके व्यक्तिसे, जिसके 
बारेगें वह जानती थी कि वह ढेढ है और जिसे मेने अपने साथ रहनेके लिए बुला 
लिपा था, वरावरीका वर्ताव नहीं करना चाहती थी। अस्पृषयोकी सेवा करनेवी मुझे 
घुन रही है क्योकि मुझे ऐसा छूगा है कि यदि सनमृच अस्पृष्यता हिन्दुबर्मका अगर हो 
तो में हिन्दूधमंमे बना नहीं रह सकता। 

में यह सब कहकर भी तुमको सब-कुछ नहीं बता पाया हूँ। अस्पृद्योके सम्ब- 
न्वर्में मेरी भावना जित्तनी उत्तट है, कालीघाटकी' स्थितिके सम्बन्ध भी उत्तनी ही 
है। में जब-जब कलकत्ता जाता हूँ तब-तब मुझे बकरोके काटे जानेका खयाल हो आता 
है भौर मे बेचैन हो उठता हूँ। मेने इसो कारण हरिलालसे' कहा था कि वह कल- 
कत्तेमे न वसे। ढेढ अपना दुख वता सकता है। वह दर्खास्त दे सकता है। वह 
हिन्दुओके विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है छेकिन बेचारे मूक बकरे क्या करे ? जब कभी 
मुझे इस बातका ख़याल आता है, में वेदनासे विकल हो उठता हूँ, क्ेकित में उसके 
सम्बन्धर्में बोलता या लिखता नही हूँ। किन्तु फिर भी इन प्राणियोकी सेवाके लिए 
अपने-आपको योग्य बना रहा हूँ जो मेरे जैसे ही जीवधारी हे और मेरे घमंके नामपर 
काटे जाते है। सम्भव हे में इस कार्यकों इस जीवनमें पुरा न कर सकूँ। में इसे पूरा 
करनेके लिए फिर जन्म हूँगां या कोई दूसरा व्यक्ति, जिसने मेरी जैसी ही वेदनाका 
अनुभव किया हो, इसे पूरा करेगा। मृख्य वात यह है कि हिन्दुओकी सेवाका तरीका 
आधुनिक तरीकोसे अलंग है। वह तरीका तपस्याका है। तुम्हारा ध्यान ' आधुनिक 
दब्द के प्रयोगकी तरफ जायेगा, क्योकि मेरा खयाल है कि ईसाइयोका तरीका हिन्दु- 
ओके तरीकोसे जूदा नही है। मुझे अब भी ऐसा नही लगता कि जो बाते इस समय 
मेरे दिमागमे चक्कर काट रही है में वे सब इस पत्रमें लिख पाया हूँ। छेकिन मेरी 
समझमे तुमको स्थिति समझानके छायक में काफ्ती-कुछ लिख चुका हूँ। केवल इतना 
और कहना चाहता हूँ कि तुम इस अवूरेसे पत्रको अगर क्षमान्याचनाके रूपमें 
स्वीकार नहीं करोगे तो कमसे-क्म शिकायतके रुपमे भी नहीं मानोंगे। 

तुमने सर विलियम विन्सेटकों' जो उत्तर लिखा है वह समुचित है। 

में जानता हूँ कि यदि डाक्टर चिमनदास जाना चाहे तो तुम उन्हें चले 
जानेकी अनुमति अवश्य दे दोगे। आवश्यकता इस वातकी हैं कि थान्तिनिकेतन कर्त्तव्य- 


१, कल्कत्तामें. काली मन्दिर स्थान । 
२६ गाधीत ही 
३ चाग्सरापडी कार्यकारिणी शौछित्के रूस, १९१७, भारतीय परिषद स्वस्प, १५२३-३१ । 


२९६ सम्पूर्ण गाधी' वाइमय 


दृष्टिसि आगे वढ़कर असहयोगका समर्थन करे। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेवकों' 
इस' सत्यकी पूर्णता और आवश्यकताका अहसास नहीं हुआ है। 
में यहाँसे दिल्‍लीके लिए सम्भवत" इसी चौथी तारीखकों खाना हो जाऊँगा 
और ९को बनारस पहुँचूँगा। में कॉरबेटके' लिए एक निजी चिट्ठी भी भेज रहा हूं। 
प्रगाढ स्नेह सहित, 


तुम्हारा, 

मोहन 
अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ९५८) की फोटो-तकलसे। 
१४५, पत्र: लालचन्दको 

२९ जनवरी, १९२३१ 


प्रिय छालचन्द, 

मेने पूर्वी आफ्रिकाका पत्र पढा है। मुझे लगता है कि तुम सम्पादकके रुपमे 
चमक नहीं सकते। हाँ, यह हो सकता है कि जहाँ किसी तरहका प्रकाश न हो 
वहाँ चमक सको। किन्तु तुम तो न्यूनतम स्तरत॒क भी नहीं पहुँचे। न तुम्हारी कोई 
अपनी शैली है और न बारीकीसे कुछ जानते हो।' इसलिए पूर्वी आफ्रिकाके हमारे 
देशभाइयोको जिस नेतृत्वकी आवश्यकता है वह तुम नहीं दे सकते। किल्तु तुम्हारा 
पयप्रदर्शन मेरे द्वारा नहीं, बल्कि तुम्हारे अन्त करणकी आवाज द्वारा होना चाहिए। 

अस्तु, में सम्पादकका भार किसी अन्यको देनेके बारेमें गम्भीरतासे सोच रहा 
हूँ। में तुम्हें सम्पादकके रूपमे नहीं बल्कि प्रवन्धकके रूपमे उपयुक्त समझता हूं। मुझ्न 
बराबर डर बना रहता है। में नही जानता कि तुमने जाति-पाँतिके सम्बन्धम कया 
लिखा है। जोजेफन मुझे डरा दिया है। तुम्हे ऐसे नाजुक विपयपर विछकुछ नही 
लिखना चाहिए था। तुम्हे चाहिए था कि मेरा इन्तजार करते। तुम जानते हो कि 
मुझे इस प्रदपर अपने विचार प्रकट करनेकी कोई जल्दी नही है, यधपि इसमें इस 
बातका खतरा है कि मुझे गछत समझ लिया जाये, पर इस कार्यके छिए मुझ पुस्तत 
चाहिए। है 
नागपुर कांग्रेसमे दिये गये [अपने ] भाषणकी रिपोर्ट मेने देखी है! इसमें बहुत 
स्पष्ट गलतियाँ हे। अपनी कमजोर अग्रेजीके कारण तुम छेशोमे समूचित सुधार 
करनेगरे भी असम हो। यदि तुम मेरे भाषणोकों पुन. प्रकाशित करो वो उत्हें ठीकसे 


१, ख़ीद्धनाय अकुए । 

२. जी० पृ० कॉडेट, सत्‌ १९२० में दक्षिण आाफिकी उक्ससार इंए नि एशियाई जे 
भाषोगके सदस्य । 

३: देखिए “ पत्र: सी० एफ० एल्डयूजकों “, १९-१-१६११ | 


पत्र वमक्ति एक मित्रको २९७ 


सुधारा जाना चाहिए। इसलिए में ऐसा व्यक्तित चाहता हूँ जो तुमसे अधिक गहरा और 
बहुश्रुत हो ताकि में 'यग इडिया के वारेमे निश्चिन्त हो जाऊं। इसलिए तुम्हे किसी 
भी समय कुर्सी खाली करनेके छिए तैयार रहता चाहिये | यदि तुम प्रवन्धडके रुपमें 
रहोगे तो में तुम्हे रख छूंगा। किन्तु ऐसा करनपर में आशा करूंग। कि तुम उस 
कार्यमे निमरन हो जाओ और उसे यथासम्भव पूर्ण रुपसे सगठित करोगे। 

में चाहूँगा कि तुम' इस पत्रकों गलत न समझो और विद्वास करो कि यह 
कदम इस कामके लिए सर्वोत्तम है। 'यग इंडिया का सम्पादकीय स्तर आज जैसा 
है उप्ते उप्ततें ऊपर उठना चाहिए और इसके लिए अधिक सुयोग्य सहायककी आव- 
इयकता है। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांघी 
[ अग्नेजीसे ] 


महादेव' देसाईकी हस्तलछिखित डायरीसे। 
सौजन्य . नारायण देसाई 


१४६, पत्र: बसकि एक सिन्रकों" 


२९ जनवरी, १९२१ 

प्रिय मिचर, 

में जानता हूँ कि मुझे आपसे वहुत-वहुत क्षमा-याचना करनी है, क्योकि मेने 
आपके बहुतसे पत्रोका स्वथ उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप मेरी कठिनाई तो जानते 
है। में महादेव देसाई या दूसरे देसाई, जो कृपापूर्वक मेरी सहायता करते रहे हे, 
के जरिये उत्तर तो भेजता ही रहा हूँ। 

अब शायद आप उन कठिताइयोके वबारेमे मेरा कुछ लिखना आवश्यक नहीं 
मानेंगे जिनका उल्लेख आपने अपने पिछले पत्रोमे किया था। यदि आपके मनमें अब 
भी कुछ शकाएँ हो तो में वचन देता हूँ कि श्री जिन्नाको स््रराज्य सभाके बारेमें 
मेने जो व्यवस्था दी है उसके विलकुल सही होनेके बारेमे में आपको पूर्ण स्पसे 
सन्तुष्ट कर दूंगा। मेने उनके पत्रका जो उत्तर दिया था, क्या आपने उसे देखा है? 

क्या आप यह भी जानते हे कि सभी आयुक्‍तोनों कमसे-कम अपना दावित््व तो 
पूरा किया ही है, वयोकि श्री जयकरने भी अपनी वकालत स्थगित कर दी हें। 


१ नाम ज्ञात नही हुमा । 

२, होमरूल लोग । 

३. देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ३९४-९७ । 

४: भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसक्री पजाब उप-समिति छोटा पंजाबके उपद्रवोजि सलबपमें रिपोट देने 
लिए नियुक्त जोच समितिके उदत्य; देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १२८-३२९ । 


२९८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


अब वहाँकी शिक्षाके सवालकों छे। यहाँ अब चारो ओर ऐसी जागृति पौछ गई 
हैं कि आपने जो नाम दिये है उनमें से किसीकों भेज सकता सम्भव तहीं है। वर्मी 
जनताको मेरी सलाह है कि वह प्राचीत प्रणालीकों नयी भावनासे अपनाये) उसे इस 
समय परिचमी शिक्षाके बारेमे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि वहाँ हाथ- 
कताईकी कोई परम्परा रही हो तो उसे पुनर्ज्जीवित किया जाये, या आप किसी 
बर्मी उद्योगगी खोज करे जो कृषिका पूरक हो और पूर्ण ख़राज्य प्राप्त करनेतक 
उस विलुप्त उद्योगकों पुन. प्रतिष्ठित करें। विद्यार्थी यह जात ले कि सराज्य शिक्षा 
प्राप्त करनेते वही मिलता बल्कि वह अपने जीवनमें उन गुणोकों प्रदषित करूसे 
मिलता हैं जो ख़राज्यके लिए आवश्यक है। वे गृण हे -- निष्कपटता, सच्चाई, साहस, 
एकता, भ्रातृत्व तथा आत्मत्याग। यदि उनमें ये गुण हे तो वें गाँवोमे जाकर वहाँ इन्हें 
फैलाये। वे गाँववालोंकों सिखायें कि अग्रेज यहाँ बर्मी लोगोकी भलाईके लिए नहीं, 
बल्कि अपना भौतिक स्वार्थ साधतेके लिए आये हैं। इसलिए विदेशी गुलामीसे मुक्त 
हो जानेतक वें अपनी साहित्यिक ताछीमकों स्थग्रित कर दे। यदि में वहाँ आया तो 
में उनसे ये ही वातें कहेँगा कि उत्हे अग्रेजी भाषाके आकर्षणसे अपनेकों मुक्त कर 
देता चाहिए। यह आज निदिधत रुपमें राष्ट्रीय विकासमें रोडे अटकाती है। 


[अग्रेजीसे 


महादेव देसाईकी हस्तरिखित डायरीतै। 
सौजत्य: तारायण देसाई 


१४७, भाषण: कलकत्तामें स्तातकोत्तर छात्रों और 
कानूनके विद्याथियोंकों तभामें 


२९ जनवरी, १९२१ 


इस सभामें मेरे इतने विछम्बसे आनेका एकमात्र कारण रुपयों और जेवरोका 
यह हेर है जो भुझे आपकी मारवाड़ी बहनोंने आपके लिए दिया है। मुझे अभी-अभी 
उनके सामने बोलनेका सुअबृतर मिक्ना था। मुझे उससे प्रसन्नता भी हुईं। उन्होंने 
--जिल्हें सस्कृति-विहीन मारवाड़ी महिलाएँ कहा जाता है--मेरे भाषणके उत्तर 
बहुत शानदार काम कर दिखाया है। मेरा खाक है कि यह राशि, नकद रपये और 
जेवर मिलाकर, १० हजारसे कस नहीं है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 
आज ही तीसरे पहर हमे अपनी बहनोसे और भी रुपया मिल्तेकी आशा है। इसलिए 
में मौके-बेमौके यह कहता रहता हूँ कि मुझे एक वर्षके भीतर स्वराज 
आज्ञा है। क्या आपको मेरी इस बातपर आइये होता है १ यदि धत, जन और अ्य 
सभी प्रकारकी जो मदद हमें मिछ रही है वैसी ही भिलती रहे तो जिनके मनमें 
इस विवयमे जरा भी विश्वास नहीं है, वे भी मेरी ही तरह सोच लगेंगे। में आप 


भाषण: कलकत्तामें स्तातकोत्तर छात्रों और कानूनके विद्याथियोड़ी यमामे २९९ 


प्तमस्त स्तातकोत्तर वर्गक्ति छात्रोसे, जो यहाँ अपने नेताओंके भाषण सुननेके लिए थाये 
हुए है, निवेदद करता हे कि आप काग्रेसके प्रत्तावपर', बल्कि उससे भी वदफर 
अपनी अन्तरात्माकी आवाजपर अमल करे। यदि आपको पुरी तरह यह विब्बास हो 
गया हे कि आप अपने आत्मसम्मानकी थोडी बहुत रक्षा करते हुए भी उस सरकारके 
शासनमें नहीं रह सकते, यदि आपको यह यकीन हो गया हें कि इस सरकारने आपकी 
कुछ पुनीततम भावनाओको पैरोके नीचे रौदा है, उसने हमारे कुछ अमूल्य और प्रिय 
अधिकारोकी उपेक्षा की है तों आप भी काग्रेसकी तरह इसी नतीजेपर पहुँचेंगे कि 
इस सरकार्से सरोकार रखना अपराध और पाप है। यदि आप दस विनारका समर्थन 
करते है तो फिर आज जो सरकार हमें प्राप्त है उसके प्रभावमें सचालित या ल्वय 
उसीके द्वारा दी जानेवाली शिक्षा स्वीकार करना असम्भव है। ड्यूक ऑफ कनॉट कल 
कलकत्ता आये थे और आपने देखा कि उनके आगमनपर कलकत्ताके महान नागरिकोने 
क्या किया। उन्होने पूरी-पूरी हडताल रखी। क्या आपका खयाल्‍रू है कि मेरे जैसे 
आदमीके छिए, जिसने वरावर करीव ३० सालतक इस सरकारकों स्वेच्छामे बिलकुल 
हादिक सहयोग दिया है, यह कोई खूशीकी वात हे कि में उतके आगमनपर किये 
गये पूर्ण वहिष्कारमे हृदयसे और पूरी तरह साथ रहूँ? मेने यह खुगीसे नहीं किया। 
किन्तु फिर भी में इसे अपना कत्तंव्य समझता हूँ कि में स्वागतसे केवल अलग ही 
नही रहूँ वल्कि इस विचारका प्रचार भी करें कि आज सम्राट्के किसी प्रतिनिधिका 
स्वागत करना भूल है, अपराध है और हमारे आत्मसम्मानके विरुद्ध है। अभीतक मेरी 
राय यही बनी हुईं हे। ड्यूक ऑफ कनॉट आपके और मेरे आँसू पोछने नही आये, 
इस्छामका और भारतके ७ करोड मुसलमानोंका जो अपमान किया गया है उप्तका निरा- 
करण करनेके लिए नही आये, वे पंजावके घावोकों अच्छा करनेके लिए नही आये, बल्कि 
वे उस सत्ताकों अपना समर्थन देनेके लिए आये है जिसने अपनी गक्तिका इतना भयकर 
दुस्पयोग किया। वे एक ऐसी सस्थाकी प्रतिष्ठा बढानेंके छिए आये है जिसे हम मूलत 
भ्रष्ट मानते है। इसी कारण उनके आगमनका वहिष्कार करना तथा उस सरकारके 
प्रभावके अन्तर्गत कोई भी शिक्षा न लेना हमारा कत्तंव्य हो गया हें। और इसलिए 
में कलकत्तेके स्नातकोत्तर श्रेणीके आप छात्रोंसे यह कहता हूँ कि इससे तो यह ज्यादा 
अच्छा होगा कि आप अपनी पढाई स्थगित कर दे, अपने करोड़ो देशवासियोके दु ख- 
सुक्षम साथ हो जाये और एक सालके भीतर स्वराज्य प्राप्त करे। यदि आप यह 
अनुभव करते हो कि आप इस सरकारकी अधीनतामों स्नातकोत्तर अव्ययन जारी रस 
कर इस' महान देशमे स्वराज्यकी स्थापना करनेकी गति थोडी भी बढा सकते है तो मु 
आपसे कुछ नहीं कहना है। लेकिन यदि मेरी तरह आपको भी यह विश्वास हो गया 
हो कि इस सरकारके सरक्षणमें अध्ययत जारी रखनसे उददंदषकी ओर हमारी प्रगति- 
में बाधा ही आ सकती है तो आप अपनी यह पढाई बन्द कर देनेमे एक क्षणका भी 
विचार न करे। 


१, अतदपोगके सम्मन्धमें उद्त प्रस्ताव दितम्मर १९२० में नागपुर कांग्रेस मम्विशनमें पाल उप 
गया था । 


३०० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


में चाहता हैँ कि आप इस प्ररनपर साहसपुर्वक और उचित हुपसे विचार करे। 
आपको हुमूलो और कॉलेजोकों छोडनेके छिए इसलिए नहीं कहा गया है कि यह शिक्षा 
प्रणाली खराब है, वह खराब तो हैं ही--तथापि यह इसलिए कहा जा रहा है 
कि ये सत्याएँ उस सरकारकी अवीनतामे चक्त रही है जिल्हें मे और आप यदि सुधार 
नहीं सकते तो नष्ट कर देना चाहते है। यदि आप इस प्रइनपर इस दृष्टिसे सोचें 
तो फिर आप अपने भविष्यके बारेमें आगे कोई प्रदव करेगे ही नहीं। आप ज्यों ही 
स्वराज्ययी खातिर इन सस्याओोंकों छोड़ेगे त्यों ही भापका भविष्य सुरक्षित और 
सुनिष्चितत हो बायेगा। आपका भविष्य इन सस्थाओंपर नहीं, दहिकि स्वयं अपने आप- 
पर नि्मेर है। कांग्रेसके प्रस्तावमे आपको और मुझे यही पाठ पढ़ाया गया है। कांग्रेस 
पिछले ३५ वर्षोमें अपने सब प्रस्तावों सरकार ही से आवेदन-निवेदन करती रही है। 
किन्तु उसने अब अपना रास्ता बदल दिया है। काग्रेसने भव राष्ट्रसे आत्म-निरीक्षण 
करनके लिए कहा है। उसने हमे अपना ही निरीक्षण करनेको कहा है। भव उससे 
प्रस्तावमें सरकारसे नही, बल्कि राष्ट्रसे अपनी बात कही है। उसकी प्रार्थना आपसे है, 
कछकत्तेके छात्रोंसे है, और अपनी यृवावस्थाकों पार कर चुकनेवाल्ले मुझ-जैसे बूढ़े 
आदमीसे है। कांग्रेसने अपने प्रस्तावोर्में और अपनी प्रा्ंतामे अपना निवेदन भारतके 
अस्तस्कृत लोगोंगे, भारतके खेतोंमें रहनेवाड्ें छोगोंसे, कारीगरोंसे और उन छोगोंसे किया 
है जिन्हे हम भारतका निरक्षर जनसाधारण कहते है। आज दोपहरको आपके सामने जो 
प्रदव उपस्थित है वह यह है: आप, स्मातकोत्तर बर्गकि छात्र, क्या करेगे? इस महान 
राष्ट्रीय उथछ-पुथलमे आपका योगदान क्या होगा? आप केवक खड़े-लड़ देखेंगे ही 
मा कुछ काम भी करेंगे? क्या आप इस घमासान छडाईमे करेंगे और विजयी होकर 
यश्ष प्राप्त करेंगे? मुझे आशा है कि भाष तत्काल सही और पत्का निर्णय ढेगे और 
फिर में आशा करता हूँ कवि एक वार पैसा कर छेलेपर आप पीछे नहीं हटेंगे। 
इस समाभवन्मीं इकट्ठा छात्रोसे में कहता हूँ: आप अपनी पुस्तकोकों जछा दीजिए। 
इस समय पढने-लिक्षरेसे कुछ वास्ता न रखिए, बल्कि में कहता हूँ, आप स्वराज्यके 
सेवक वनिमे, उसकी खातिर लकड़ियाँ काठिए और पानी स्ीचिए। में आममे से 
प्रत्येक छात्रसे चरखा चछानेको कहता हैँ। भाप देखेंगे कि चरख्ता आपको थो सन्देश 
देगा वह सच्चा सन्देश होगा। 

चरलेका सन्देश यह है; जो कोई मेरा आश्रय ढेंगा, मुझे चछायेगा वह स्वराज्यको 
मजदीक लञायेगा। चरखेका सन्देश यह है कि भारतका प्रत्येक पुरुष, स्त्री और वच्चा 
एक सा गा ८ महीने मूझे चलाये; में उसे वदलेगे स्वराज्य भेट कहूंगा। में आपसे 
प्राथंदा करता हूँ कि आप चरखलेके इस उन्देशको ग्रहण करे। उसे सरीदनेगे ७ वा ८ 
स्पपेसे व्यादा तही उगते। मुझे उत्त दित श्री दासने कहा था कि चखतेके वार एक 
बगला गीत है और जिसमे कुछ इस तरहकी वात कही गई है चरता आपको 
सब-बुछ देता है, वह आपकी कामबेनु है। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चरता 


२. सार विग्ेल । 


कुछ प्रदन ३०१ 


चलानेबाले लोगोसे यदि आप पूछे तो वे आपमसे यही कहेंगे, “ हा, चरखा हमारे लिए 
कामधेनु ही है। ” 
आज दोपहरको जो स्त्रियाँ मेरे पास आई थी उन्होने मुझसे एक सन्देश माँगा। 

जब में आप छोगोके लिए घूम-घूमकर उनसे चन्दा माँग रहा था तव उन्होंने मुनसे 
एक सन्देश माँगा और मेने उन्हें नि.सकोच होकर यह सन्देश दिया “चस्वा चलाइये। 
आत्मशुद्धि कीजिए और देशके लिए भात्म-त्याग कीजिए |” आप छोगोके लिए भी 
मेरा यही विनम्न सन्देश है। आप इन गुलामोसे भरी सस्थाओंमे से बाहर निकले, 
आात्मशुद्धि करे और चरख़ा चलाएँ। यदि आप ऐसा करेगे तो में आपको वचन देता हूँ 
कि आपको एक वर्पके अन्दर ही स्वराज्य मिल जायेगा। 

[भग्रेजीसे ] 

अमृतबाजार पत्रिका, २०-१-१९२१ 


१४८. सन्देश : पंजाब छात्र-सभाके अध्यक्षकों' 


२३० जनवरी, १९११ 


कृपया पजावके छात्रोको बताये कि हमें उनके हारा तत्काल विद्यालय छोड' देनेकी 
देशकी अपीलपर उत्साहके साथ एकमत होकर अमल किया जानेका विश्वास है। 
अपमानित पजाव तथा प्रताडित इस्लामके सम्मान तथा गौखके अनुकूल केवरू यही 
प्रतिक्रिय हो सकती है। 
[अग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, -२-१९११ 


१४९. कुछ प्रइन 


अनेक प्रदेखकोको अपने पत्रोके साथ पूरा न्याय न हो सकनेके कारण निराजा 
होती होगी। 'नवजीवत' के पाठक जानते हैँ कि तवजीवन 'में अ्रकाशित सामग्री 
काफी सोच-विचार कर ही छापी जाती है। इसलिए जब “नवजीवव' में जगह 
बचती है, हम तभी प्राप्त-पत्रोका उपयोग कर पाते हे! अक्तूबर महीनेमें लिखें दो 
पत्र मेरे पास पडे हैं। इसके वाद अनेक छेल्व प्रकाशित हो चुके हैँ और कदाचिन, 
इन पत्रोके छेख्कोको उनमें अपने प्रग्नोके उत्तर मिल गये होगे तथापि उनके प्रग्नोझो 


१, गाधीजी, चिंपरजन दास्त तथा मौलाना मुहम्मद अलीने गुजरावालाफ़ी पजल छातसभाऊे अथत्त 
० सैपुद्दीय किचठफों पर उल्देश भेजा था। उक्त सभाने ३० जनवरी, २५२२ को अत्रपोग भललोल्नर 
पास्त उसे गये कांग्रेसक प्रस्तावका स्वागत करते हुए एक अलाब पाते किया था। 

२, सरकारी तथा सरहार्से सदापता प्राण ऊरनेवाले देक्षणिऊ रस्थाभोड़ों । 


३०२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
मेंने निर्यंक नहीं समझा है वह बात सिद्ध करनेके लिए में यहाँ उनके प्रस्‍्नोंका 
उत्तर देनेका पवत्न करता हूँ। 
प्रयोगमें तरल, किल्तु प्रभावमें प्रचंड 
एक भाई नूझ्तसे छिखते हे: 
सु०; आपका कहता है कि मगर आपको मौर बली भाइयोंको गिरफ्तार किया 
गया अगवा दण्ड दिया गया तो लोगोंकों ज्ञान्त रुंदा चाहिए। बहि वे ऐसा नहीं 
करेंगे हो अतहकारक्ों घहका पहुँचेगा। यहू दात मेरी समप्तमें नहीं जाती! आपसे 
एकमात्र सहयोगी नेहक' ही हैँ। सोचिए, अगर उर्हें रो कोई पड़ के तो फिर 
आपके कामको कौद सपने माथे लेगा? 
मेरी सलाह उचित ही है। बसहकारकी चावी भान्ति हैं। यदि आात्ति भंग 
हो दो बस॒हकारीका वल भी दूट जाये क्योंकि बान्तिभंग करके अन्तर्गत सरकार 
छोगोंपर जुल्म ढा्येगी और जुल्मसे घवराकर छोग दव जायेंगे। अद॒हार आातंकक्त 
बीच भयका त्याग करेकी ताठीम है। हम बनी भयभीत हूँ। हम भवरहिंत हो बारे 
तो कोई जुल्म नहीं कर सक्ेगा। असहकारमें अकेले नेहहजी मेरे साथ हें. बह ऐंच्रा 
कहना उचित नहीं होगा। और दैसे सत्र पृछ जाये तो विजय तभी नि प्रकती हर 
जब सभी अश्नहयोगी चेताओकी गिरफतारीके वाद भी बसहयोग जारी रहे। अवहतार- 
में जनताकों अपनी बक्तिका प्रयोग क्नेकी शिक्षा मिलदी है और जब वह बरने वह- 
प्र टिकनेकी शक्ति पा जाती है त्मी वह सराज्य बर्यात्‌ अ्वासत्तालक सब्ण्का 
उरभोंग कर पाती है। हनें सरकारकों न तो मदद देनी चाहिए और द उतने नह 
लेनी ही चाहिए। यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है वितके लिए वेद्ाजोंकी बास्ल- 
कंता पह़े। असहयोग रामबाण होनेपर भी ऐसा बच्त है दिसे एक बच्चा भी उछा 
सकता है। प्रयोगने हल्का और परिणामर्मे प्रचंड, ऐसा हैं यह हवियार। 
आज एक कदम हो काफी 
स० ; कह्पना कीजिए कि स्वराज्य मिल गया, तो आप बादमें फिर खिलाएतके 
प्तनक्षा निपठारा किस तरह करना चाहेंगे; क्या यूरोपीयोंसे युद्ध करेंगे! हम तो 
वित्त है। 
यदि खिलाफतके प्रदतक्ना सत्तोषजतक हछ तिक़े दिना हें राज्य निल 
जाता है तो हम इंग्हैडसे बिलकुल बलय हो जायेंगे। आज सरकार दिलाझतका बह 
रही है यो केवल हमारी हो नददसे बोर हमें दवावेकी दातिर। दंत पंवगी हिन्दू 
स्तावपर अधिकार लतम हो जायेगा तव उत्ते मेसरोपरोशमिया अब ईन्दुडा 
आवश्यकता भी नहीं रह लाग्रेगी। पर बावश्यकता रहें बबवा न रहे, वि दर्ईे हैक 
अपने सिंपाहियोंकों दाहरके देशोंत्ते वापस दुछा लिया दो प्रकार नेपरोगेहनिगने 


!, पंडित मोहीऋूठ नेहह विदोने बमत्तके ऋप्ने शाही ब्लेको छोड़ व्या था आए बकेंग 


मादोल्नके पक परउुद नेता वन गये थे । 


कुछ प्रदन ३०३ 


रह ही नहीं तकेगी। हमें लडाई करनेकी जरूरत ही नहीं पड़ंगी। हमे यूरोप और 
एशियामे से अपने व्यक्तियोंकों खीच लेने भरकी जरूरत है। लेकिन मान ठोजिए हम 
लडना चाहे तो स्वतन्ध भारतकों छड़नेका अधिकार तो रहेगा ही। 


बाह्य एकताकी माँग न करो, सत्कार्थ करते जामो 
स० : आपने एक वर्षके भीतर स्वराज्य दिलानेका वचन दिया है। एकता हो तो बह 
अवद्रय हो एक महोनेमें मिल जायेगा, लेकिन जब बड़े-बड़े नेता --जंसे फि शास्त्रीजी', 
बनर्जी, मालवीयजी आदि इसके विरुद्ध हें तब विजय प्राप्त फरना दुप्कर है। और 
फिर आप भी उन्हें अपनी ओर छानेका कोई प्रयत्व नहीं करते। 


आइये, हम पूर्ण एकताके तात्पर्यंकों समझ ले) एकताका अर्थ परस्पर एकमत होना 
नही है। व्यक्ति-व्यक्तिके भी जुदा-जुदा मत हो सकते हे किन्तु इसके बावजूद एकता हो 
सकती है। मालवीयजी और मुझमे काफी मतभेद है तथापि हम दोनोके वीच सामजस्य 
और हादिक एकता भी बहुत है। उन्हे और अन्य लोगोको एकमत करनजेके मेरे प्रयत्ल 
जारी ही है। यह असहयोगियोके कृत्योसे ही हो सकता हे। जहाँ दलील काम नहीं दे 
सकती वहाँ सत्कायेसे काम वन जाता है। एक वर्षमे स्व॒राज्य प्राप्त क रनेके मेरे वचनके 
साथ एक शर्त यह जुड़ी हुई है कि यदि असहकारी अपने कत्तेव्यका पालन करेगे तो 
हमे स्व॒राज्यः एक वर्षके भीतर अवश्य ही मिक्त जायेगा। काग्रेसमे शामिल हुए बीस 
हजार व्यक्तियोने और उसी तरह जुदा-जुदा शहरोमे मिलनेवाल्ले हजारों स्त्री-पुरुषोन 
जो मत प्रकट किये हे यदि वे उनके अनुसार चढेगे तो निर्धारित समयमे स्वराज्य 
मिलकर रहेगा। यह माननेका मेरे पास कोई कारण नही है कि वे ऐसा नही करेगे। 

क्या में तानाशाह हूँ? 

स० : आप कहते है कि आप तानाशाह (डिक्टेटर) नहीं है। क्‍्यः भापने किसी 
अन्य नेप्ताकी छोटीसे-छोटी बात भी मानी है? विषय समितिके! सामने भी आप 
चद्टानकी तरह अविचलिंत रहे है। जब एक ओर आप हमें अन्तःकरणकी आवाजपर 
चलनेके लिए कहते हे तो दूसरी ओर जनतासे अपने मतका समर्थन फरवानेके लिए 
इतनी उठा-पटक क्यो कर रहे हे? 

में अवश्य यही मानता हूँ कि में तानाशाह नहीं हूँ, इतना ही नहीं, मुप्तमें 
तानाशाहीका ज़ेश भी नही है, क्योकि मेरा धर्म ही सेवा-धर्म है। मेने तो बहुत्त 
मेताओंका कहना माना है और मानता आया हूँ। कलकत्तामें और नायगपुरमें हुई 
विवय-समितिकी वैठकोंमें में अनेक बातोंगवर सहमत हो गया था छेंकिन इतना 
अवश्य है कि जहाँ अन्त करणकी पुकारकी वात आती है वहां में आग्रही वन जाता 


१, वी० एस० श्रीनिवात्त भारी । 

२, सुरेक्रनाथ बन्जों। 

३, सितम्बरमें कल्फत्तामे हुए विशेष अधिवेशनक अवद्नप्र भौर दिप्ताबर १५३० में लागएस्में हुए 
वार्षिक अधिवेशन भवसरपर । 


३०४ सम्पूर्ण गावी वाहमय 


हूँ। तव मुझे कोई हिछा नहीं सकता। इसीसे मुझ्पर तावाणाह होनेका आरोप 
लगाया गया है और इसे में सहन कर रहा हूँ। स्वयं आत्माकी आवाजकों ही , 
माननेकी वात कहते हुए, तकंके द्वारा दूश्तरोंको अवनेसे सहमत करानेका अविकार 
सवको होता है। हमारी आत्माकों सोनेकी आदत पड़ गईं है। उसे समय-समवपर 
जागृत करता पड़ता है, इसीका नाम पुरुषार्थ है। एक दूसरेकी जंजीरोंको तोह़नेमें 
सहायता करना ही सेवा है। 
लिप जनताका समर्यन, उसे कांग्रेसका उम्र 

स०; आपने कांग्रेसका अधिवेशन होनेसे पहुले कहा कि 'मुझे कांग्रसकी कोई 
दरकार नहीं, तो फिर आप “काँग्रेस मेन” होनेका दावा किसलिए करते है? 

काग्रेसकी मुझे कोई दरकार नहीं, ऐसा धृष्ट वाक्य मेने कभी अपने मुँहसे नहीं 
तिकाझा। उसी तरह मेने कांग्रेस मैन' होने का दावा भी तहीं किया। कांग्रेस एक 
महान्‌ संस्था है। उसका में पुजारी हूँ। वचपनसे ही मेंने उसे आदरकी दृष्टिसे देखा 
है, इसी कारण मेने हर वार उसमें हाजिरी देतेका प्रयत्न किया है। छेकिन कांग्रेसके 
प्रस्तावकों में वेदवाक्य नहीं मानता। जहाँ उसके प्रस्ताव मेरे निजी धर्मके विरुद्ध जाव 
पड़े है वहाँ उनका विरोध करनेकी छूट मेने हमेशा छी है और वह छूट सत्रको होती 
चाहिए, ऐसा मेने माना है। यह सव करनेके वावजूद कोई भी व्यक्ति कांग्रेसका भक्त 
हो सकता है। 

नवीन राज्यतन्त्रकों में नहीं, जनता चलायेगो 

स०: कांप्रेसने यदि इस प्रस्तावको' पास नं किया होता तो क्या आपके आउ्दो- 
हमको एक प्रतिशत भी सफलता मिझू सकती थी? पिछली बीस गताबियोंमें मसह- 
योगसे बड़ी अधिक विचारणीय कोई चौज हमारे सामने नहीं भाई। जब हमें अमृत- 
समान मॉन्‍्टेग्यू-चेम्सफोई सुधार” मिले हें तो फिर क्या एक तादाशाहरी तरह प्ारे 
हिल्दुस्तानकों उलटें मायंपर ले जाना उचित है? मालवीयजी-जेंसे छोगोंका कहना है 
कि गांधीजीकी तो अक्छ गुम हो गई है और वे हिन्दुत्तानकों गलत रास्तेपर ले जा 
रहे है। 

इस सवालमें मुझे वहुत गलतफहमी दिखाई देती है। कांग्रेस जनमतकों व्यक्त 
करनेवाछा मुख-यन्त्र है। जब जनता किसी अमुक वस्तुकों स्वीकार कर छेती है तत्र 
वह अच्छी हो या खराब लेकिन कांग्रेस उसे स्वीकार कर छेंती है। अब बगर 
सुवारक ऐसे कुछ नवीन सुधारोंको दाखिल करना चाहें जो छोगोकों प्रिय न लगे 
और फिर वह उत्हें का्रेससे पास ने करवा सके तो यह कोई आव्चययंकी वात 
नहीं। कांग्रेसका प्रस्ताव पास होनेसे पहले ही असंहयोग आन्दोठन जोरोंपर था बौर 
इसी कारण कांग्रेसने उत्तका स्वागत किया था। मेरे तो ऐसे अनेक विचार है जिन्हे 
में कांग्रेमसे पास तहीं करवा सकता क्‍योंकि में जनतासे अवतक उनका सूल्यकरत 


२. भस॒ह॒योग सम्बन्धी प्रस्ताव । 


कुछ प्रश्न ३०५ 


नही केखा पाया हूँ। मेरी मान्यता है कि पुर्पके विधुर होनेपर उसे पुनविवाह 
नही करना चाहिए। मेरी मान्यता हैं कि हमें केवल निरामिष भोजन ही करना 
चाहिए। मेरी धारणा है कि चेचकके टीके लगवाना दोपपूर्ण है। में मानता हूँ कि 
हमारे शौचादिकी पद्धतिमें कुछ वातोसे रोग उत्तन्न होते हे। लेकिन इन सब बातोके 
सम्बन्धमें में अभीतक जनमतकों प्रशिक्षित नहीं कर पाया हूँ, फलत. काग्रेसमें भी इस 
आश्यके प्रस्ताव पास नहीं करवा सकता। तथापि अवसर आने पर अपने उन विचारो- 
को जनताके सम्मुख पेश करनेमें मे नहीं हिंचकिचाता। “ मॉन्‍्टेग्यु सुधार” अमृत-समान 
है, ऐसा अगर हिंदने माना होता तो मेरी तानाशाही मेरी जेवमें ही रह जाती। 
जनताकी मनपसन्द चीजकों मेने व्यावहारिक रूप प्रदान किया है इसीसे जनताने मेरे 
सन्देशकों हप॑ सहित स्वीकार किया है, ऐसी मेरी मान्यता है। में जनताकों गलत 
राहपर नहीं लिये जा रहा हूँ वल्कि जनता जिस राहपर चल रही है अगर वह गलत 
हो तो में भ्रमवश उसी राह चल पडा हूँ। अगर बात ऐसी हो तो मानना चाहिए 
कि मुक्षमे कार्यदक्षताकी कमी है। किन्तु में मानता हूँ कि जनता सीधी राह ही चल 
रही है और बहुत अच्छी रफ्तारसे आगे वढी है। मालवीयजी यह कतई नही मानतें 
कि में जनताकों गलत राह छे जा रहा हूँ। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे बीच थोडा 
मतभेद है छेकिन वें अस॒हयोगके पुजारी हे और मानते है कि जनता इस दिश्षामें आगे 
बढ रही है। 
नवीन राज्यतंत्रकों मे नहीं, जनता चलायेगी 


जैसा कि लोकसान्य तिलक कहा फरते थे, अगर आप स्वराज्य प्राप्तिके बाद 
हिमालयकी तलहदीमें जा बसेंगे तो फिर नवीन राज्यतन्त्रका क्या होगा? उसे कौन 
चलायेगा? संगे भादयोंमें महीं बनती फिर फरोड़ोंका तो पुछना हो क्या? 

यह प्रदत्त भी दोषमय है। लोकमान्यने मेरे हिमालय जानेके विधयमें कभी कुछ 
कहा ही नहीं। स्वराज्य मिलनेपर मेने हिमालय चले जानेका निदचय नहीं किया है, 
फिर भी यह बात निश्िवत है कि नवीन राज्यतत्रकों चलानेवाा भी में नहीं हूं, 
उप्तको तो जनता चलायेगी। जवतक जनतामें इतना आत्मविश्वास नही आ जाता 
तबतक स्वराज्य मिलतेसें भी कया लाभ? 


राजनीति और घर 


थी एन० वो० शर्माके कयनानुस्तार क्या आप राजनीतिमें धमंका सम्मिथण नहीं 
करे दे रहे हे ? राजनीति क्या महात्माओफा क्षेत्र हो सकती है? चूंकि आपने आफ़रिका 
और छेड़ामें थोड़ेसे लोगोंकों कुछ अधिकार दिला दिये हो कया करोड़ोके लिए भी 
आप ऐसा ही कर सकेगें? 

इसमें सन्देह नहीं कि में राजनीतिक विपयोंमें ध्मंका सम्मिश्रण करता हूँ। मेरी 
विनम्र साय यह है कि समारकी एक भी क्रिया धर्मविहीन नहीं होनी चाहिए। सवाहू 
है कि महात्माके लिए कौतसा क्षेत्र नहीं हो सकता । यदि वह सब तरहके दु सोमें 
भाग नहीं छेवा तो फिर वह किस बातका महात्मा है? में लोगोंके सारे दुसोमें 


१९-२० 


३०६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


ह्वाथ नही बेटा पाता इसलिए में महात्मा होनेका दावा ही नहीं करता। लेकिन हम 
सब महात्मा बतनेका प्रयत्व करे इसमे अविवेक नहीं है। अपनी राजनीतिमें हमने 
धर्मके तत्त्वका समावेश नहीं किया इसीसे तो स्वराज्य मिलतेमें इतना समय लग रहा 
है। विधान ऐसा है कि जो बात एक व्यक्तिपर छागू होती है वही सबपर भी लागू 
होती है। जिस तरीकेसे खेडामे लडा जा सकता है उसी तरीकेसे भारतवर्षमें भी डा 
जा सकता है और जीत भी हासिल की जा सकती है। 


अहमदाबादसें आपने कहा था कि यदि एक व्यक्ति भी सम्पूर्ण असहसार शरे 
तो उसका असर हो और त्वराज्य मिले। क्या यहू ठीक है? 
मेरा दृढ़ विद्वास है कि सचमुच सम्पूर्णताकों प्राप्त एक असहयोगी भी यथेष्ट 


है। लेकिन में मानता हूँ कि मेरे-जैसे प्रयत्त करनेवालेका प्रभाव भी बहुत हो सकता 
है। जगतके प्रत्येक सुधारका बीज किसी एक ही व्यक्तिका बोया हुआ होता है। 


अपने कालसे पूर्व कोई नहीं जनमता 
लोकमान्य तिलकफे समान हो क्या आप भी समयसे पहले पंदा नहीं हुए हे? 
कोई अपने समयसे पहले न तो आता है और न जाता है। परन्तु ऐसा एहसास 
ससारके सभी सुधारकोके बारेमें हुआ करता है। एक पद्धतिके अनुसार चलते भा रहे 


हम लोगोको जब कोई दूसरी पद्धतिके बारेमें बताया जाता है तब पहले-पहछ तो 
आघात ही पहुंचता है। 


मुसलसानोंकों मेने नहीं जगाया है 


मुसलमानोंकों खिलाफतके सम्बन्ध कुछ भी महसूस नहीं होता। आपने ही उन्हें 
कोंच-कोंच कर जगाया है। कया मुसलमान विधान परिषदोंके उम्मीदवारके रुपमें लड़ 
नहीं हुए? क्या श्री श्षफ्ती वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद नहीं है? क्या धनवान 
ओर पढ़ें-लिखे मुसलमान आपके आत्दोलतमें भाग छेते हे? 

मेने मुसंलमानोको जगाया है, ऐसा दाबा में कदापि नहीं कर सकता। उनको 
जगानेवाल़े तो अलीभाई हूं। मेने तो अपना धर्म जानकर उन्हे अपनी सहायता दी है। 
पढ़ें-लिखे मुसलमान अच्छे-बुरेकी बुद्धि खो बैठे है, इसमें आवच्रयंकी कोई बात नहीं। 
यह तो इस जमानेकी तासीर है। आम मुसलमान अछी भाइयोके साथ ही है। श्री 
ब्ाफ़ो आदि जैसे मुसलमान और हिन्दू गूच्छितावस्थामें न हो तो आज जो हमें इतती 
देर हो रही है वह कभी न होती। 


अच्छे कायम फ्री असफलता नहीं मिलती 


' क्या आपका आस्दोलन अव्यावहारिक्ष अथवा अशक्य नहों है? आपने सास 
कहा था कि यवि जनताकी ओरसे सन्तोषजनक जबाब ने मिला तो आत्वोलन 
निष्फल भी हो सकता है। तो फिर निरहोंने आपका समर्थंव किया है उनका गया 


कुछ प्रदन ३०७ 


होगा ? सारे हिल्दुत्तानका इससे कितना बड़ा नुकसान होगा? सत्याग्रहकी भाँति इसे 
भी दीचमें छोड़कर आप अपने वचनके अनुसार हिमालय-वास वरयों नहीं करते ? 


आन्दोलन अव्यावहारिक नहीं है यह वात दिन-प्रति-दिन सिद्ध होती जाती है। 
सीधी राह पहलछे-पहल कदाचित्‌ अग्रम्य जान पडे, फिर भी वह अव्यावहारिक तो नहीं 
ही होती। ससारमें सत्य-जैसी दूसरी कोई व्यावहारिक चीज नहीं है। [ दो बिन्दुओके 
बीच | सरल रेशासे छोटी दूसरी कोई रेखा आजतक ससारमें कोई भी नहीं खीच पाया 
हैं। मद्रासके मेरे सम्पूर्ण भाषणकों पढ़ना चाहिए। मेरे कहे हुए वाकयका आर्थ सिर्फ 
इतना ही निकलता है कि सन्तोषजनक प्रतिक्रिया ने होनेपर जनताकों आन्दोलनके 
निष्फल होनेका आभास मिलेगा, छेकिन अच्छे कार्योमे असफलता नामकी कोई चीज 
होती ही नहीं। कार्यके अनुरूप फल अवद्य मिलता है। छेकित सम्भव है कि किसी 
एक व्यक्तिके द्वारा किये गये कार्यंका फल जनताकों दिखाई न दे। जिसे जनता भी देख 
सके ऐसे फलके लिए बहुत-से व्यक्तियोंको आगे आकर वह कार्य करना चाहिए। यो 
जो कम करता है उसे तो फ़लकी पूर्ण उपलब्धि हुई ही समझिए। जिन्होंने पढना 
छोड दिया है, वकालत छोड दी है उन्हें उसका पुण्य-फल मिल चुका है। आन्दोलनका 
चाहे जो परिणाम निकले, उससे इन्हे क्या कोई नुकसान हो सकता है” अलवत्ता 
अगर अपने उक्त घन्धे छोडनेका उन्हे पदचात्ताप हो तो यह सचमुच दु खकी बात 
होगी। इसीसे मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि त्याग वेराग्यके विना नहीं टिक 
सकता। जो छोग इस' सरकारसे विछकुल ऊब नही गये हे उन्हे मेने असहयोग करनेकी 
सलाह दी ही नहीं है। यह आन्दोलन पवित्र है क्योकि इसे एक अकेला व्यक्ति भी 
कर सकता है। पुण्यकर्म करते समय न तो रकनेकी जरूरत है और न ही साथी 
ढूँढनेकी; पापकर्म करते समय हजार ज्योतिषियोसे पूछा जाना चाहिए और हजार 
साथियोकी तलाक्ष करनी चाहिए और समय तथा साथीके मिलनेपर भी [पापकर्म करते 
हुए] हिंचकना चाहिए। असहयोगसे जैसे एक व्यक्तिको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, पैसे 
ही हिन्दुस्तानके वारेमें भी समझना चाहिए। सत्पराग्रहकों मेने बीचमें नहीं छोडा। 
उतने एक अन्य रूप ग्रहण कर लिया। सत्याग्रहके कानूनके सविनय अवज्ञाके रूपको, लोग 
ग्रहण नही कर सके इसीसे सत्याग्रह अपने उप्त रूपमें वन्द हो गया।' सत्याग्रहके परिणाम- 
स्वरूप हिन्दुस्तावकों जबदेस्त उपलब्धि हुई है, ऐसा में मानता हूँ। मेरा दुढ विश्वास है 
कि कानूनकी स्वितय अवज्ञाको रोककर मेने सत्याग्रहके सम्बन्धमें अपने ज्ञानकों सिद्ध 
किया है, मेने सत्याग्रहके नायकके रूपमें अपनी योग्यता ही दिखाई है। मेरे सविनय 
अवज्ञाके आन्दोलनको रोकनेके कारण ही, सर माइकेल ओडायर द्वारा पंजाबकी प्रतिष्ठा- 
को धूलमें मिछानेके निश्वयके बावजूद पजावकी प्रतिष्ठा वढी है। यही बात मेरे हिमा- 
लय जानेंके वारेमें भी चरितार्थ होती है। मेरी दुढ मान्यता है कि पश्चिमका पयुवलल 
हिन्दुस्हानकों नहीं स्वेगा--नहीं फलेगा। तथापि कल्पना करे कि हिन्दुस्तानने उसे 
स्त्रीकार कर लिया तो फिर में हिन्दुल्तानमें रहना निरयंक मानूंगा और उन्त समय 


१, १९१९ में; देखिए खण्ड १५ । 


३०८ सम्पूर्ण गाधी बाइमय 


हिमालयमे एकान्तवास मुझे स्वरगिक आनन्द देगा। पशुबलका प्रयोग करनेवाले हिन्दुस्तान 
को मेरी सेवाएँ बेकार जान पडेंगी। और में उस समय देशका आशीर्वाद लेकर 
हिमालयकी ओर चर पहुँगा। 
[क्या] आदर्श राज्य काल्पनिक नहीं है? 

आपने “ तवजीवन में लिखा है कि सच्चा श्रह्मचारी केवल कल्पनामें ही होता 
है। उत्ती तरह आदर्श राज्य भी क्या केवड फल्पनामें ही नहीं है? श्या ऐसा राज्य 
पहुले कभी था? क्या भविष्यमें होगा! 

आदर्शपर पूरी तरहसे अमल हो जाये तो वह आदशं ही न रहे। तथापि हमें 
कोई-न-कोईं आदर्श सामने रखकर ही चलना चाहिए नहीं तो हम धोखा सा जायेगे। 
आदर्श सरल रेखा और आददें समकोण तो कल्पताकी ही वस्तु हे। फिर भी सरल रेखा 
और समकोणके उ' आदर्शंको सामने रखे बिना कोई शिल्पी कोई भी इमारत खडी 
नहीं कर सकता। यद्दी बात आदर्श स्वराज्यपर भी लागू होती है-- आदर्श साधनो- 
को ध्यानमें रखते हुए और उतपर अमल करते हुए हम जल्दीसे-जल्दी जैसा चाहिए 
बसा स्वराज्य प्राप्त कर छेगे। 

सूरत निवासी भाईकी प्रश्नावली यहाँ पूरी हो गई। उन्होंने अपना पत्र मधुर 
प्रस्तावनासे शुरू किया हैं। प्रबनोमे कही-कही कडी भाषा दिखाई देगी छेकिन प्रदन 
विनम्रतापूर्वंक पूछे गये है, ऐसी मेरी मान्यता है। प्रशनकर्ताने अपना नाम-पता भी 
दिया है। उनके अन्तिम वाक्योंमे से तीन वाक्य उद्धृत करता हूँ 


जैसे पिता पुत्रके अपराधकों क्षमा कर देता है, ठीक वहीं बात गाप मेरे 
विषयमें भी समस्त लीजियेगा। जैसे स्कूलमें अध्यापक कहते है कि अगर कोई 
प्रइन समझमें न॑ आये तो उसे बार-बार पुछ लेना चाहिए, उत्ती तरह फिलहाल 
से आपसे ऐसे प्रश्न पूछता रहुंगा। यदि ये पत्र दोषपूर्ण अथवा अपसानजनक् 
लगें तो इन्हें तुरन्त फाड़ फेंकें। 
विद्याथियोंका व्यवहार 


दूधरा पत्र अहमदाबादके एक प्रसिद्ध छेखकका है। उन्होने यह पत्र 'खदेशी 
उपनाम से लिखा है। उसमे पाँच प्रदन हे। एके विद्याथियोकों दी गई मेरी सलाहपर 
विवेचन किया गया है। इस प्रइनपर इतना अधिक विचार-मन्यन किया जा बुका 
है कि अब इसमें से कुछ विशेष हासिल होनेवाछा नही है, इसलिए उसे छोड देता हूँ। 
इस सम्ब्धने में इतना ही कहूँगा कि मेने विद्याथियोको जो सलाह दी है उससे वे 
उद्धत और ख्च्छन्द नहीं हुए है। वे पिजरेमे बन्द थे; पिजरेसे निकला हुआ पी 
कुछ अति करता ही है। अत इस सम्बन्धमे कठाक्ष नहीं किया जाता चाहिए। स्ूड़- 
काछ्ेजोसे बाहर निकले हुए विद्यार्थी-समुदायकों जितना में समझता हूँ उतना कदाचितृ 
ही कोई और उसे ्रमझता होगा। उन्होने विनयका छोर नहीं छोडा है। वे अपनी 
आत्मास्े, जनसमाजसे और अपने गुरुजनोसे जूझ रहे हे और तरुण वयके युवकोसे जितनी 


कुछ प्रदन ३०९ 


भागा की जा सकती है उतनी वे फलीभूत कर रहे हैं। असहयोगमें अविनय हो ही नहीं 
सकती। यह भाई लिखते है कि मनुष्य अपनी प्रक्ृतिवो अनुकूल आचरण करता है, मो 
बात सच है छेकिन मनुष्यके दो स्वभाव होते है। एक ' अहरमन दूसरा “ अहरमज्द । 
एक आसुरी” और दूसरा मानवी; एक सत्मशील, दूसरा असत्यशील। मत्यपर ही जोर 
दिया जाय, “ अहुरमज्द” पर दृष्टि रखी जाय, भले ही जो कलतक पु था ढेकिन आज 
यदि वह मनुष्य हो गया है, तो वह मनुष्य ही हैं, यदि हम निरन्तर यह ध्यानमें रखें 
तो इससे मनृष्यताकों किसी प्रकारकी हानि नहीं होती, मेरा यह निजी अनुभव है। 

दूस्तरा प्रइन, मेने गैर सरकारी रकूलोके अध्यापकोसे सम्बन्ध तोडनेकी जो सलाह 
दी है, उससे सम्बन्धित है, सो ऐसी सलाह मेने किसीको दी ही नही। 

अविवेकी असहयोगी 

किसी तथाकथित अश्नहयोगीनें विधान परियद्‌के उम्मीदवारकों 'गवोका सरदार 
कहा हैं--तीसरे प्रइनमें इस बातकों छेकर चर्चाकी गई है। मुझे लिखते हुए दुःख 
होता है कि हमारे बीच ऐसे अविवेकी विशेषणोका प्रयोग करनेवाले अस॒हयोगी भी है। 
लेकिन यह तो हमारी एक बहुत रूम्बे अर्ेसे चली आ रही विरासत है इसलिए बहुत 
प्रयत्नोंसे ही यह आदत जा पायेगी। में जानता हैं कि अनेक असहयोगी अपनी भाषा और 
अपने विचारोंको सयमित करनेमें सफल हो रहे है। पत्र लेखक यह मानता है कि 
छोगोकों ऐसा बोलनेकी जो आदत पड गई है, बहुत सम्भव है कि उसका सामना 
करनेका मेरा प्रयत्न निष्फल हो जाये। लेकिन मेरा तीस वर्षका अनुभव इसके विप- 
रीत है। 

मेने खिलाफतमों साथ क्‍यों दिया है? 

चौथा प्रइन महत्त्वपूर्ण है । उक्त सज्जन लिखते हे 

आप खिलाफतकी इतनी अधिक चिन्ता क्यो फरते है, यह वात मेरी समझमें 
नहों आती। हम तो ऐसा मानते हैं कि खिलाफत सिर्फ पोलिटिकल वेपन (राज- 
नीतिक हथियार) है। इतिहासपर नजर डालनेसे यही लगता है कि चाहे जितना 
त्याग करनेके बावजूद हिन्दू-मुसलमान एक नहीं हो सकते। अगर सम्भव हो और उसे 
बनाये रखा जा सके तो हिन्दू-मुस्लिम एकता स्पृहणीय है। लेकिन स्वार्यके आधार- 
पर खड़ी की गई एकता स्थायी नहीं रह सकती, मेरे-जंसे अनेक लोगोंका यही मत 
है। इसलिए आप खिलाफतके वारेमें इतनी अधिक चिन्ता क्‍यों फरते हे, अगर एक 
लेख हारा यहू वात स्पष्ट कर सकें तो हम-जेसे लोग आपके आभारी होंगे। 

मेने वातचीतमें और लेखोमे इस प्रश्वकी चर्चा की है, लेकिन ऐसा मानकर 
वह प्रष्न इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी जितनी चर्चा की जाये, कम है, में एक बार 
फिर यहाँ इसकी चर्चा करता हैं। खिलाफतके प्रश्नकों म॑ स्वोपरि स्थान देता हूँ। असह- 
योगका शब्य भी, उसे हम जिस लपमे जानते हैँ, सिलाफतके प्रश्नपर विचार करते: 
करते हाथ लगा है। एक कट्टर हिन्दू होनेके नाते मुन्ने इसकी बहुत चिन्ता होती है। 
यदि सात करोड मुसलमानोसे में अपने धर्मको सुरक्षित रखना चाहता हूँ तो मुर्से उनके 


३१० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
धर्मकों वचानेके लिए भी मरलेके लिए तैयार रहना चाहिए। यही वात सब हिल्दुओों- 
के छिए भी सही है। जबतक हिल्दूगुसत्मान एक नहीं होतें तवतक स्वराज्य एक 
अगे-विहीन आदर्श है और गो-रक्षा तवतक असम्भव है। स्वार्थ सव जानेपर मुसलमान 
दगा देंगे, में ऐसा नहीं मानता। जो धर्मको मानते है, वे दगा नहीं देते। हिन्दुओंने 
कोई बड़ा त्याग किय्रा और वह फ़रछोभूत नही हुआ, ऐसा एक भी शेतिहासिक दृष्टान्त 
मेरी नवरोंसे नहीं गुजरा है। आजतक जो हुआ वह तो वरनियेका सौदा था। किन्तु 
हमारे वर्तमान व्यवहारमें सौदेकी एुंजाइश नहीं है। हिन्दू अपना धर्म समझकर मुसल- 
मानोंकी मदद करें और फलकी आशा ईश्वरसे रखें, मुसलमानोसे कुछ भी न चाहें। मे 
ग्ोरक्षाकी वात अली भाइयोंसे कदाचित्‌ ही करता हूँ। मौढाना अब्दुल बारी साहवके 
साथ हुए संवादको में प्रकाशित कर ही चुका हूँ।' तथापि वे जानते है कि मेने इस 
बातकों छिपाया नहीं हैं कि मे मुसलमानोंके लिए मरकर उनके हुदयकों द्रवित 
करनेकी उम्मीद रखता हूँ। मेरी दुढ मान्यता है कि ईदवर अच्छे कामका फल अवश्य 
देता है। मुझे तो ईद्वरसे ही याचता करती है। मृतत्भात भाइयोके हाथमें तो में 
विना मूल्य विक गया हूँ और प्रत्येक हिन्दूको ऐसा ही करनेके लिए कह रहा हूँ। 
इसमें दाँवपेच नहीं हैं, यह तो खूछी वात है। यदि मूसछमान भाइयोका मामछा 
कमजोर होता तो में उनके लिए मरनेकों कतई तैयार न होता। उनके मामलेंको 
विलकुल सच जानते हुए भी में सन्देह अथवा भयवद्गा उससे अलग रहें तो में अपने 
हिच्दुत्वकों छजाता हें, मेरा पढौसी-धर्म ढुप्त हो जाता हैं। 

में जानता हूँ कि खिलाफत राजनीतिक हथियार नहीं है। खिलाफतका पक्ष 
ढेना सभी भुसछमानोंका धर्म है; हिन्दू इसे धर्म ने मारते यह दूसरी बात है। गो-रक्षा- 
को कोई भी मुसकमान धर्म नहीं समझता। छेकिन सब मुसछमान जानते है कि हिल्दुओ- 
के लिए वह धर्म ही है। अछी भाइयोंकी धर्मपरायणताके सम्बन्धमे मेरे हृदय्में बहुत 
आदरभाव है। केवल राजनीतिक छामकी उपलब्धिके लिए वे फकीरीको अल्तियार 
नहीं करेंगे। खिलाफतकों वचानेका प्रयत्न करनेमें इस्कामकी सत्तामें 'भी अवद्य वृद्धि 
होगी। इस बातपर प्रसन्न होनेमें कोई गुनाह नहीं है। मुसलूमानोकों नि.सन्देह इसपर 
खुशी होगी और यदि हम ऐसा मानें कि हिन्दू-बर्मकी जागृतिसे इतर धर्मविकम्वियोको 
प्रसन्न होना चाहिए तो इस्कामकी उन्नतिसे हम हिन्दुओंकों भी असन्त होता चाहिए। 

गुरु नानक और कवीरने हिल्दू-मुसतमानोकों एक करनेका प्रयत्न किया था। 
उस इतिहासकी यहाँ पुनरावृत्तिकी बात कोई नहीं करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योकि 
आजका प्रयलल धामिक एकताका नही वल्कि धर्मकी भिन्नता होते हुए भी हृदयकी 
एकताका है। गुरु तानक आदिका प्रयत्न धर्मोें एकता प्रदर्शित करते हुए दोनोकी 
एक बनानेका था। आजका प्रदन तितिक्षाका है। कोशिक्ष यह है कि सनातती 
हिन्दू अपने धर्मके प्रति सजग रहते हुए कट्टर मुसहमानका आदर गा उसकी रच्चे 
हृदयसे उन्नति चाहें। यह प्रयत्न होतेकों नया है, छेकिन हिन्दू-अमेके मूलमें निहित 
भावना यही है। ह॒ 


१, संवादके विवरणके लिए देखिए खण्ड १६, एृ४ ९५-९६ । 


कुछ प्रएन ३११ 


इस प्रयत्नके वाद भी समझ छीजिए कि मुसलमान भाई दंगा देते है। एक वात 

तो यह है कि दोनोका स्वार्थ हमेशाके लिए एकत्ता बनाये रखनमें ही निहित होगा। 
छेकित अगर हम यह मानें कि खिलाफत रूपी विशेष अर्थके सव जानेके बाद मुस- 
लमान हिन्दुओंका विरोध करनेके लिए जुट जायेंगे और इस भयसे हम भाज यदि 
तटस्थ रहें तो उससे हम ब्रिटिम राज्यकी गुलामी करते रहनेके सिवा और क्‍या साथ 
सकेंगे ? मान लीजिए, आजके प्रयत्नोसे खिलाफतकी रक्षा हो गई है, स्वराज्य मिठ्ा और 
बादमे मुसलमानोने विश्वासधात किया, तो इससे भी क्या होता है? वाईस करोड 
हिन्दुओंकों क्या मुसलमात पराजित कर सकेंगे? उनका आत्मवलू, उनकी तपण्चर्या, 
उनका आजका किया यज्ञ क्या उतकी कोई मदद नहीं करेगा ? लेकिन अगर मुसलू- 
मान बाहरसे अन्य लोगोको छाकर हमसे छडे तो? ऐसा भी हो तो क्या उससे सच्चा 
मर्दे डर सकता है? आजका प्रयत्न देशकों स्वावरूम्बी --स्वतन्त्र बनानेंका है। एक 
ही व्यक्ति हो तो भी छाती तानकर अनेकोके सामने खडा रहे और जहाँ कदम रखा 
हो वहाँसे डग-भर भी पीछे न हटे। पश्नु भी समय आनेपर ऐसा करते हे। अरखके 
बच्चे ऐसा करते हूं, डच वालकोकों भी ऐसा करते हुए मेने जाना है। यह कोई देवी 
शक्ति नही है, यह तो सामान्य मनृष्यको भी प्राप्त होती है। जबतक बहुत सारे 
भारतीय इस' शक्तिकों प्रकट नहीं करते तवतक हिन्दुस्तान स्वततन्त्र नही हो सकता। 
राणा प्रतापके समयके क्षत्रियोमें ऐसा धैर्य था। क्षत्रिय अर्थात्‌ हनन करनेवाछा नहीं, 
क्षत्रिय अर्यात्‌ मरता जाननेवाका। “गीता की व्यास्याके अनुसार क्षत्रिय वह है जो 
भागता नहीं है, पीठ नहीं दिखाता। हिन्दू-मुस॒ल्मानोकी आजकी एकतामें सौदेकी 
बात ही नहीं है। हमने जो समझौता किया है वह सौदेवाजीपर नही वल्कि परस्पर 
दोनोकी उदारतापर आधारित है। यह हेंग-देनकी दोस्ती नहीं है, यह तो दोनोके 
लिए एक पक्षोय अनुवत्व है, ऐसा ही अनुवन्ध स्वेच्छासे किया गया अनुवन्ध कहला 
सकता है। वह किसी एक पक्षके तोडनेसे नहीं टूटता, भौर दूढ भी जाता है। तोडने- 
वाला कानूनसे वेंघा हुआ नही है लेकिन प्रेम तो उसे अपनेसे बाघे हुए ही है। 

कच्चे धागेसे मुझे हरिजीने वाँव लिया हे 

वे जिधर स्ीचते है, में उधर ही मुड जाती हूँ 

मुझ तो प्रेमकी कटारी छग गईं है।' 

मीराने जो कहा सो करके दिखा दिया। प्रेमका यही धागा प्रत्येक मुसलमातकों 

बाँपने और गायकी रक्षाके छिए काफी है। छेंकिन भोजा भगतने' हमें प्रेमकी भरते भी 
गिनाई है: 

भक्तिकी राहमें जोशका सौदा करना पडता है; 

बहुत जटिल है उस्तकी राह। 


१. 'काचे रे तांतणे मने हरिजीए वांधी 
ले ताणे तेम तेमती रे ! 
मभने लछागी कशरी प्रेमनी ।! 

२. मथ'"युगके घुणएती कवि । 


३१२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


प्रेमकी परीक्षा असिवारपर चलनेमे है । हिल्दू यदि अपने धमकी रक्षा करना 

चाहते हे तो उन्हें असिधारपर चलना होगा। 
सालवीयंजी और शास्त्रीजी 

उपर्युक्त भाईने पाँचवें प्रदृको इस तरह उठाया है: 

पंजाब और खिलाफतके संम्बन्ध्मं मालवीयजी और शास्त्रीजी उतनी ही तौतताते 

नहीं सोचते जितनी तीत्तासे आप सोचते है-- आप अगर ऐसा सानते हे तो 

आप भयंकर भूल करते हें। 

इतना कहनेके बाद इन्होने कुछ दलीले पेश की है जिनमें उन्होने यह मान छिया 
है कि मेने इन दोनों प्रौढ नेताओंपर आक्षेप किया है। में विश्वास दिछाता हूँ कि 
ऐसी कोई बात नही है। दोनोके प्रति मेरे मनमें जो आदर-भाव था वह यथावत्‌ है गौर 
उनके प्रति मेरा प्रेम भी उसी तरह कायम है। मेने तो मात्र वस्तुस्थितिका वर्णन 
करते हुए दो ऐसे मित्रोंका, जिनके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध है, उदाहरण दिया है। 
खिल्ाफत और पजाबके विषयमें में अधीर होकर अपना सर्वस्व होमनेके लिए कटिबद्ध 
हो गया हूँ और ये दोनों नेता इत दोनों अपमानोको पी जानेके लिए तेयार है। इसे 
अगर कोई व्यवहार-कुशलता कहकर अच्छा माने तो मुझे कुछ नही कहना है। मेरे तई 
तो आचार ही मनृष्यकी भावनाओका माप-दण्ड है। मुझे इस बारेमे अधिक महसूस 
होता है, यह कहकर में ज्यादा प्रतिष्ठा नही कमाना चाहता और मालवीयजी अथवा 
शास्त्रीजीकों इस सम्बन्धर्में कम महसूस होता है यह कहकर में लेशमात्र भी उतकी 
अवमानना नहीं करना चाहता। 

[गृुजरातीसे ] 
नंवजीवन, ३०-६-६१९२१ 


१५०, भाषण: बेल्र मठमें' 
३० जनवरी, १९२१ 


लोगोंने थी गांधीते भावण देनेकी प्रार्थन! की। उन्होंने इसे स्वीकार किया और 
जानना चाहा कि वे उनका भाषण अंग्रेजीमें सुनना चाहते है या हिन्दीमें। इसके हिए 
उन्होंने छोगोंसे हाथ उठानेको कहा। बहुतसे लोगोंने हाथ लड़े किये कि वे अंग्रेगोमें 
बोलें। इसपर भी गांधोने कहा कि आप लोग हिस्दी नहीं जानते इसका मुझे बहुत 
दुःख होता है। यह भाषा तो आपके अपने देशकी है। तब उन्होंने पूछा कि कितने 
लोग उनका भाषण हिल्दौमें सुनता चाहते है। काफी संस्यामें छोगोंने हिल्‍दोके पक्ष 
भी हाथ जड़े किये। तब उन्होंने हिस्दीमें भाषण दिया और उनसे कहा कि सभी लोग 

१. बह भाषण कठकेंके पास रामइष्ण मिशानके अधान कार्मोषय, वेदमल्में स्वामी विनेकातल्के 
लन्मदिवसपर दिया गया था । 


भाषण : कछकत्ताके मिर्जापुर चौकमें ३१३ 


हिन्दी सीखें। उन्होंने यह कहते हुए भाषण प्रारम्भ किया फि में स्वर्गीय स्यामी वियेका- 
नन्दका' बड़ा आदर फरता है। और उनकी बहुत-ती पुस्तके मेने पढो है। साथ 
ही यह भी बताया कि मेरे आदर्श भी कई बातोंमें उत्त महापुरुषफे आदगांकि समान 
ही है। यदि आज विवेफानन्द जीवित होते तो हमारी राष्ट्रीय जागृतिमें बहुत सहायता 
देते। फिर भी उनकी आत्मा आपके बीच मौजूद है, इसलिए आप लोग स्वराज्यको 
स्थापताके लिए अधिकत्ते-अधिक कार्य करें। आप लोग सबसे पहले अपने देशको प्यार 
करें। और एक हृदय बनें। श्री गांधीने संवको स्वदेशी पहनने, चरसा फातने और 
वारावकी आदत छोडनेकी सलाह दी। उन्होंने घताया फि मुझे पुलिसके अत्याचारोकी 
खबरें मिली है। उन्होंने पुलिससे कहा कि वह जनतापर जुल्म न॑ करे क्योकि लोग 
उनके देशभाई हो तो है। उन्होंने पुलिसकों सलाह दी कि वह अपना कार्य फरे, किन्तु 
जो लोग देशके लिए काम फर रहे हैँ उसमें रकावट ने डाले। पुलिस सरकारकी 
नौकर नहों वल्कि अपने देशभाइयोंकी नौफर है। उन्होंने फहा, में यह नहीं चाहता 
कि पुलिसके लोग अपनी नौकरी छोड़ दें। किन्तु मेरा कहना है कि समय आनेपर 
जब उन्हें उनका कत्तंव्प बताया जाये तब वे उस्तका पालन करनेके लिए तैयार रहें। 
उन्होंने श्रोताओसे कहा कि वे सरकारी नौकरीके पीछे न फिरें बल्कि स्वतन्त्र जीवन 
वितानेकी कोशिश करें। उन्होंने सदा इस विचारकों अपनी दृष्टिके सामने रखनेकी 
सलाह दी। उन्होंने कलकताके राष्ट्रीय विद्यालयकी भी चर्चा की भौर बताया कि 
अन्य विद्यालय खोलनेके लिए भो घन मौजूद है। 
[भग्नेजीसे ] 
रेकईस ऑफ इन्टेलिजेन्स ज्ाँच, आई० जी० पी०; पदिचमी वगाल 


१५१, भाषण: कलकत्ताके सिर्जापुर चौकसें' 


१ फरखरी, १९२१ 


श्री गांवोने प्रारम्भमें ही यह जानता चाहा कि क्या श्ोताओंमें अधिक संद्या 
छात्रोंकी है। जब उन्हें सुचित किया गया कि वहाँ छात्र वड़ी संय्यामें उपस्थित हे 
और कुछके माता-पिता तया अभिभावक भी उपत्थित हे तब उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता 
हुईं। उन्होने भाषण देते हुए बताया कि यदि लोग निरन्तर दुढ़ताफे साथ अहिसाका 
पालन फरते रहें तो स्व॒राज्य आठ मास या एक वर्षफे अन्दर मिल सकता है। यदि 


१. १८६३-१९०१; शामझृष्ण मिशनके संस्थापक । 

३. यद समा ढयूफ़ ऑफ कनोंट द्वारा पुनगैद्ति दंगाल विधान परिषद उदयातनके दिन मॉब्टिस्यु 
चैम्सफोर्ट सुधारोके प्रति छोगोंडी निशाभा व्यक्त करने लिए की गई थी। ध्मडी अधक्षता विपिनरद्ध 
पाठने की थी । शसी प्रफारकी समाएँ विल्चिटिन लदेवर मोर छ' अब्य स्थानोर्मे भी की गई थीं। गापीजी, 
मुहम्भद भठी तथा प० भोतीलाल नेएरू रन समभाओोमें उपस्थित रहे । 


३१४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


छोगोंने अहिसाकों छोड़ दिया तो आत्दोल़नंका सफल होता सन्वेहात्पद हो जायेगा। 
किस्तु मुझे छोगोंपर पूरा विद्वास है। में स्व॒राज्यकों जीतनेके छिए पशु-बल नहीं बल्कि 
आत्मयत्ञ प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रसंगवश उन्होंने यह भी कहा कि चलती हुई 
मोटरगाड़ीके सामने लेट जाना भी हिंसाका कार्य होगा। यदि आप वास्तविक जनतत्तर 
चाहते हे तो आपको इस प्रकारकी हिंसाका उपयोग नहों करना चाहिए। यदि कॉसि- 
लोंके सदस्य त्यागपत्र नहीं देते और वकील अपनी वकालत नहीं छोड़ते तो कोई हार्नि 
नहीं, किन्सु यदि आप लोग अहिंसाका अनुसरण तहीं करते तो यह स्वराज्य प्राप्तिके 
ध्येयके लिए घातक होगा। 
चरखेके प्रशनकों उठाते हुए उत्होंने कहा कि यवि आप संचमुच उस ६० करोड़ 

रापयेको जो प्रतिवर्ष हमारे देशसे बाहुर चला जाता है, बचाना चाहते हे तो मुझे 
मात्रा है कि हर घर चरखा अपनायेगा। इसके बाद श्री ग्रांघीने सहायताकी अपील 
की और बताया कि आज उन्हें चस्वेमें काफी रकम प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा इस 
संभाका मुर्य उद्देश्य चन्दा एकत्र करना था, और यह आज्ञा व्यक्त की कि आज 
दोपहरकों होनेवाली हर सभामें लोग खुशीके साथ घन देंगे। 

[ अग्रेजीसे | 

अभृतबाजार पत्रिका, २-२-१९२१ 


१५२. भाषण: कलकत्ताके विलिड्डन स्ववेयरमें' 
१ फरवरी, १९२१ 


श्री गांधीने हिन्दीमें' भाषण देते हुए कहा कि कलकत्तेमें आज सुबह जो गुछ 
हुआ उसके बारेमें आप सुन ही चुके हे। आप यह भी सुन चुके हे कि इस परिस्थि- 
तिर्में आपका कत्तंव्य क्या होना चाहिए। कहा जाता है कि परिषद्‌ आपको अपनी है 
और उसके सदस्य आपके अपने प्रतिनिधि है। में कहना चाहता हूँ कि ने तो परिषद्‌ 
आपकी है और न उसके सदस्य ही आपके प्रतिनिधि हे। इसलिए आपको चाहिए 
कि आप इन सदस्थोंत्ते कोई राजनीतिक सहायता न छें। यवि आपका विदवास है कि 
परिषदमें प्रातिनिधिकताका गुण नहीं है और यदि आप स्वराज्य प्राप्त करना चाहते है 
तो आपको बहुत कुछ करना होगा। आपके सामने अत्यन्त कठिन कार्य आ पढ़ा है। 
यदि आप ऐसा सोचते हों कि सभाओंमें प्रस्ताव पास करके आपने अपना कर्तव्य पूरा 
कर लिया है तो यह गलत है। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फिर आपको क्यों 
करना चाहिए? इस प्रदनका उत्तर कई बार दिया जा चुका है। आप सबको अहिसा 


१. यह भाषण मौछाना अबुरू काम आजादकी अध्यक्षतामें हुई पमामें दिया गया भा । 
२, मूल द्विन्दी भाषण उपछष्ध जहीं है । 


पत्र : इयूक ऑफ कर्नॉटकों ३१५ 


और अप्तहयोगकों अपनाना चाहिए। यदि आप अहिंसा और असहयोगकोी भावनाको 
देशभरमें नहों फंला सकते तो आपके लिए स्व॒राज्य प्राप्त करना असम्भव होगा। आप 
स्कूछ-कालेजों तथा अदालतोंकों छोड़ दें। जिन लोगोने अपनों पदवियाँ त्याग दी है 
और स्कूल-कालेजों तया अवालतोंकों छोड़ दिया है वे फिर वहाँ न जायें। उन्हें दूस- 
रोते भी ऐसा हो करनेके लिए कहना चाहिए। इसके बाद श्री गांधोने असहयोग 
आन्दोलममें अहिसाके मह॒त्वकों विस्तारते वताया। उन्होंने कहा यदि आपने फोई हिंसा- 
पुर्ण कार्य न॑ किये तो सरकारकों आपपर अपनों ताकत आजमानेका अवसर ही नहीं 
मिलेगा और सरकारके पास बहुत बड़ी शक्तिके होते हुए भी जीत आपकी हो होगी। 
जब लोग महिताके महत्वसे पुरी तरह प्रभावित हो जायेंगे केवल तभी में जनतासे फर 
देना बन्द करने तया सैनिकोंसे अपने द्ात्त्र त्याग देनेके लिए कहुँगा। उन्होंने आगे 
कहां, मुझे खेद है कि शुक्रवारकी हड़तालके' दिन कुछ छात्रोने आम सड़कोंपर सड़े 
होकर लोगोंके कार्योमें बाधा डाली। भुस्ते इस बातका भी दुःख है कि कुछ छात्र 
कलकत्ता विश्वविद्यालयके सामने लेट गये और उन्होंने दूसरे छात्रोंको परीक्षा देनेके 
लिए नहों जाने दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपने विरुद्ध किसोको 
कुछ फहुनका अवसर नहीं देना चाहिएं। इसके बाद श्री गाधीने स्वराज्यकी लंडाईमें 
चरखेके महत्वपर प्रकाश डाला, और संबसे कहा कि वे चरखेकों अपनायें। 

[भग्नेजीसे ] 

अमृतबाजार पत्रिका, २-२-१९२१ 


१५३. पत्र: ड्यूक ऑफ क्नॉटको" 
[२ फरवरी, १९२१ के पूर्व] 


महोदय, 

श्रीमानने असहयोग, अश्नृहयोगियों और उतके तरीकोंके सम्बन्ध्में एवं संयोगव् 
भसहयोगके एक विनीत प्रणेताके रुपमें मेरे वारेमें वहुत-कुछ सुना होगा। मेरा खालू 
है कि श्रीमान्‌कों जो जानकारी दी गई है वह अवश्य ही एकपक्षीय रही होगी। 
आपके प्रति, अपने मिश्रोंके प्रति और स्वय अपने प्रति यह मेरा कत्तंव्य है कि में आपके 
समक्ष उस्त अप्नहयोगकी अपनी कल्पना प्रस्तुत कझें जिसका अनुगमन केवल में ही नही, 
मेरे निकटतेम साथी--जैसे श्री भौकत अली और मुहम्मद अली भी कर रहे हें। 

श्रीमानके आगमनके अवसरपर श्रीमान्‌के स्वागतके वहिप्कार आन्दोलनमें में तत्रिय 
भाग छे रहा हूँ किन्तु वह मेरे लिए किसी हर्ष अथवा सुखका विषय नहीं है। मेने 


१. २८ जनवरी, १९२१ को उघृक भोफ फ्रमोंट कलकत्ता पहुँचे थे । उत्ती समय पह एड़ताल हुई 
थी । ढथूसके आगमनओ सम्पूर्ण बहिष्कार करेके उर्देश्यते नागरिफोने उम्त इ्ताल की थी । 

२. यद यंग हंडिया और दूसरे प्नोमें अ्क्राशित छुआ था । सबमे पएछे ध्म्रा प्रद्धाधन २ परवरी 
१९२१ को अम्ृतयाजार पत्निकामें एुमा था । 


३१६... सम्पूर्ण गाधी वादमय 


सरकारको लगभग ३० वर्षृतक निरन्तर निष्ठापु्वंक स्वगस्फूत सहयोग दिया है, क्योकि 
मेरा पक्का विश्वास था कि मेरे देशकों इसी मार्गपर चलतेसे स्वतन्त्रता मिलेगी। 
इसलिए मेने अपने देशवासियोंकों श्रीमानूके स्वागतमें कोई भाग न क्ेनेकी जो 
सलाह दी है वह मेरे लिए कोई छोटी बात नही है। हममें से किसीको भी एक अग्नेज 
संज्जनके रूपये आपके विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं है। हमें जैसी अपने किसी प्रियसे 
प्रिय मित्रकी सुरक्षाकी चिन्ता हो सकती है वेसी ही आपके शरीरकी भी है। मगर 
आपके जीवनपर कोई खतरा हो और मेरे किसी भी मित्रकों उसका पता चल जाये 
तो मे जानता हूँ कि वह अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा करेगा। 

हमारी लड़ाई बअग्रेजोसे व्यक्तिश नहीं है। हम अग्रेजोकों मारना नहीं चाहते। 
हाँ, हम उस प्रणालीकों अवहय नष्ट करना चाहते हे जिसने हमारे देशवा्ियोके 
शरीर, मत और आत्माको दुबल बना दिया है। हमने अग्रेजोंकि ववभावमे निहित उस 
तत्वके विरुद्ध लडगा तय किया है जिससे पजावमें भोंडायरज़ाही और डायरज्ञाही सम्भव 
हुई है और जिसके कारण इस्तामका मतमात्ता अपमान किया गया है -- उस इस्ला- 
मका जो मेरे ७ करोड देशवासियोंका धर्म है। अग्रेज अपने आपको उत्कृष्ट और 
प्रभूताशाली समझते हे। इसीलिए अनेक महत्वपूर्ण मामलोगे भारतके ३० करोड 
निरपराघ छोगोंकी भावनाओकी संयोजित रूपसे उपेक्षा को गई है। अब हम इस 
भावनाकों सहत करनेकी बातकों अपने आत्मसम्मानके विरुद्ध समझते है। यह हमारे 
लिए बहुत अपमानजनक है। आपको भी इस वातपर कोई गये नहीं हो सकता कि 
भारतके ३० करोड लोग चौबीसों घंटे एक लाख अग्रेजोसे प्राण-भव मानते हुए उनकी 
गुलामी करते रहे। 

श्रीमान्‌ उस प्रणालीको जिसका उल्लेत् मेने किया है, समाप्त करनेके लिए नहीं 
आए हैं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठाकों बह देकर उसे कायम रखनेके लिए पधारे है। 
आपकी पहली ही धोदणा लॉ विछिग्डनकी प्रशंसासे भरी पडी है। मुझे उन्हे जातते- 
का सौभाग्य प्राप्त है। में उन्हें एक ईमानदार, मृदुल स्वभ्ावका सज्जन मातरता 
हूँ। वे अपनी इच्छासे छोटेसे-छोटे प्राणीकों भी चोट नहीं पहुँचाना चाहते; किन्तु 
एक शासकके झूपमें वें निश्चय ही असफछ हुए है। वे उत छोगोके इश्ारेपर चे हे, 
जिनका हिंत अपनी सत्ताकों मजबूत करनेमे है। हरविड़ छोग क्या चाहते है सो वें 
समझ नहीं पा रहे हे; और यहाँ बंगालूमे आप एक ऐसे गवनेरकों' योग्यताका प्रभाण- 
पत्र दे रहे है जो एक आदरणीय सज्जन तो सुने जाते हे, छेकिन जो बंगालके छोगेकि 
हृदय तथा उनकी आकाक्षाओकों बिलकुछ नहीं जानते। बगाछ, कछकत्ता नहीं है, 
कलकततेका फोटटे विलियम तथा उसके अन्य विशाल भवन, उस सुन्दर आरन्तके सीछेनसादे 
और अत्यन्त संस्कृत किसातोके हृदयहीन शोषणके चोतक हें। हक 

अध्वहयोगियोंते यही निष्कर्ष लिकाछा है कि वें ऐसे सुधारोंकें घोलेमें वहीं आा 
सकते जिनमे भारतके सकट और अपमानके प्रदवोंपर गहराईसे विंचार नहीं किया 
गया हो। वे इस नतीजेपर भी पहुँचे हे कि अधीर और रुष्ट होता भी ठीक नहीं 


१. छॉढे गेनारूशे । 


पत्र; ड्यूक ऑफ कनॉटको ३१७ 


है। और न हमें अवीरता और रोपके वशीभूत होकर मूसंतापूर्ण हिमाका आश्रय छेना 
है। हम पूरी तरह स्वीकार करते हे कि वर्तमान स्थितिके लिए हम भी एक हृदतक 
दोषी है। हमारी गुछामीमें अग्रेजोकी तोपोका उतना हाथ नहीं है जितना हमारा 
अपनी इच्छासे दिये हुए सहयोगका है। 

इस प्रकार आपके हादिक स्वागंतमे हम जो हिस्सा नही ले रहे है वह किसी 
भी अथंर्में आपके महान व्यक्तित्वके विरुद्ध प्रदर्शन नही है, वल्कि वह तो उस प्रणा- 
लीके विरुद्ध किया गया प्रदर्शन है जिसको वर देनेके छिए आप आये हुए हूं। में 
जानता हूँ कि इक्के-दुक्के अग्रेज यदि चाहे भी तो अग्रेजोके स्वभावकों एकाएक नहीं 
बदल सकते। यदि हम' अग्नेजोंकी वरावरीका दर्जा हाम्तिक करना चाहते हे तो हमें 
अपने दिलोसे डर निकाछ देना होगा। हमें उस सरकारके सरक्षणमें चलनेवाली 
शाल्ाओं और अदालतोप्ते अछग रह कर अपना काम चहलानेकी सूरत निकाल लेती 
चाहिए जिसे, यदि वह सुधरती नहीं है तो, हम नण्ठ कर देनेपर तुले हुए है। 

यह अहिसात्मक अश्नहयोग इसी कारण आरम्भ किया गया है। में जानता हूँ 
कि अभी हममें से सभी वाणी और कमेंमें अहिसक नहीं वने हे, लेकिन अभीतक जो- 
कुछ किया जा चुका है वह आश्चर्यजनक है, इसका विश्वास में श्रीमानूको दिलाता हूं। 
लोग अहिसाके रहस्य तथा मूल्यकों खूब समझ गये हे जैसा कि पहले कभी नही हुआ 
था। जो भी चाहे यह देख सकता है कि यह आन्दोलन एक धामिक और शुद्धिका 
आन्दोलन हे। हम मद्यपान छोड रहे है। हम भारतको अस्पृश्यताके अभिश्वापसे मुक्त 
करनेका प्रयत्न कर रहे है। हम विदेशोंसे आई भडकीली चमक-दमककों छोडनका 
प्रयत्न कर रहे हैँ और एक वार फिरसे चरखेका आश्रय लेकर भारतकी प्राचीन भौर 
सरप्त जीवन पद्धत्तिको पुनरज्जीवित कर रहे हे। हमें आशा है कि हम इस प्रकार 
वर्तमान हानिकर सस्थाओको नष्ट कर सकेगे। 

मेरा सादर निवेदत है कि श्रीमान्‌ एक अग्रेजजी हैसियतसे इस आन्दोलनका 
अध्ययन करे और यह देखें कि इसमें साम्राज्य और ससारकी कितनी भलाईकी सम्भा- 
बनाएँ निहित है। ससारमें जो भी अच्छी बाते हे उनमें से किसीसे भी हमारा विरोध 
नहीं है। हम जिस ढगसे इस्लामकी रक्षा कर रहे हे उससे सव धर्मोकी रक्षा होती 
है। हम भारतके सम्मावकी रक्षा करके मानव-जातिके सम्मानकी रक्षा कर रहे हे क्योकि 
हमारे साधन किसीके छिए भी हानिकर नही है। हम अग्रेजोसे मित्रता रखना चाहते हे; 
किन्तु वह मित्रता सिद्धान्त और व्यवहार दोनोमे ऐसी होनी चाहिए जेसी दो वरावरके 
पक्षोमें होती है और जवतक यह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तबतक हमें असहयोग 
अर्यात्‌ आत्मशुड्धिकी क्रिय्रा जारी रखती चाहिए। में श्रीमानूस और उनकी भारफत 
हर अग्रेजसे प्रार्थना करता हें कि वे असृहयोगके दृष्टिफोंगकों समझें। 

आपका, 
मो० क० गांधी 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १-२-१९२१ 


१५४. टिप्पणियाँ 


स्वराज्य सभा 


पुतगेंठतके प्रसगमे यहूं सवाल किया गया है कि स्वराज्य सभाओं और होमहछ 
लीगो व्गरहका क्या होगा। मेरी रायमें इन सभाओकी कार्रवाइयोका उद्देश्य फिलहाल 
तो स्व॒राज्य ही होना चाहिए। 
घीरजकी जरूरत 


जिस ढगके सगठनकी रूपरेखा मेने त॑यार की है उसके छिए काफी पैयंकी 
जरूरत है। मुझे मालूम हुआ है कि बिहारके कुछ कार्यकर्त्ताओने जोशमे आकर कीमतें 
घढानेके छिए वहाँके दुकानदारोंको धमकाना शुरू कर दिया है और यह भी पता चला 
है कि इसके लिए मेरे तामका इस्तेमाल किया गया है। ऐसी जोर-जबरूदस्ती तो, 
जिस उद्देश्यके छिए हम काम कर रहे हे, उसीको नुकसान पहुँचानेवाली होगी। अगर 
दुकानदार बेईमानी कर रहे हे तो हमें उन्हें समझाना चाहिए, इसपर भी अगर वे 
न मानें तो सस्ता अनाज देतेके लिए हमें राष्ट्रीय दुकानें खोलनी चाहिए। असलियत 
तो यह है कि गल्लेके व्यापारियोंकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वे आसानीसे ऊंची 
कोमते नहीं के सकते। जो भी हो, गह्छा-व्यापारियोकों सुधाज़ा भी जरूरी है। 
अपने पस्धेमे ईमानदारी बरतने और देशका खयाल रखनेके लिए उन्हें प्रेरित किया 
जावा चाहिए। 

बिहारमें जागृति 

लेकित जब बडे पैमानेपर जागृति होती है तो कभी-कभी ऐसी ज्यादतियाँ भी हो 
ही जाती है। यह खुशीकी बात है कि वहाँके नेताओंने तुरन्त स्थितिकों संभाल छिया 
और जिन लोगोंका इस घटनासे सीधा सम्बन्ध था उन्हे छोडकर दूसरोको इसके वारेमे 
शायद कोई पता ही नहीं चछा। बिहारमें खामोशीके साथ, लेकिन अच्छी तरहसे सग- 
उनका काम हो रहा है। बाबू राजेन्द्प्रसाद वहाँ एक राष्ट्रीय कालेजके' प्रधानाचार्य 
बन गये हे। उस काछेजमे कुछ बहुत काबिल प्राध्यापक भी हे। उनकी यह संत्या 
अच्छी तरक्की कर रही है। जो प्राध्यापक वहाँ हे, वे राजी-खुघीसे भागे हे और 
सिर्फे गुनर-बसर-भरकी तनस्वाह छेते हें। 

घरना देना 


कलकात्ताके मुछ विद्याधियोंगे धरना देनेका पुराना जंगली तरीका अक््तियार किया 
है। खुशोकी बात है कि यह तरीका शुरू होते ही बन्द कर दिया गया। उन्होने अपने 
साथियोंका, जो विश्वविद्याल्यमें फीस जमा करनेके लिए या शिक्षा विभागके किसी 


१, यह कालेज परनामें खुला था । 


टिप्पणियाँ ३१९ 


अधिकारीसे मिलनेंके लिए जाना चाहते थे, रास्ता रोक दिया था! में उसे ” जगली 
तरीका ” इसलिए कहता हूँ कि यह दवाव डालनेका वडा ही भट्दा तरीका है। में 
इसे कायरतापूर्ण भी कहता हूँ वयोकि धरना देकर बैठनेवाल्ा इस बातकों अच्छी तरह 
जानता है कि कोई भी उसे कुचछकर आगे नही जायेगा। इस तरीकेको हिसात्मक 
कहना तो जरा मुश्किल है, लेकिन यह है उससे भी बुरा। अगर हम अपने विरोधीसे 
लड़ते और हाथापाई करते हे तो कमसे-कम उसे हाथ चलानेका मौका तो देते हे। 
लेकिन यह जानते हुए भी कि वह हमारे ऊपर पैर रखकर आगे नही जायेगा, हम उसे 
वैसा करनेकी चुनौती देते हे तो वह उसको नीचा दिखानेवाली वडी ही मुश्किक हाल- 
तमे पड जाता है। में ऐसा मानता हूं कि जिन विद्याथियोने वहुत जोशमें आकर धरना 
दिया उन्होने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि उनका यह काम ववबंस्तापूर्ण है। 
लेकिन जिस व्यक्तिसे आत्माकी आवाजपर चलने और मुसीवतोसे अकेछ़े भी जूझनेकी 
उम्मीद की जाती है वह विना विचारे कुछ कर ही कंसे सकता है। अस॒हयोग अगर 
ताकामयाब' रहा तो वह असहयोग करनेबालोकी कमजोरीकी ही वजहसे नाकामयाब 
होगा, वर्ना असहयोगमे हार तामकी कोई चीज है ही नहीं। वह कमी नाकामयाब 
नहीं होता। नामधारी असहयोगी असहयोगके पक्षकों इतनी बुरी तरह पेण कर सकते 
हैँ कि देखनेवालोकों यही लगे कि असंहयोग नाकामयाव हो गया। इसलिए असह- 
योगियोंको, वे जो-कुछ भी करे, उसके वारेमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। जरा 
भी जल्दवाजी, बर्वरता और जगलीपन, गुस्ताखी और बेजा दबाव, और जोरूजुल्म 
नहीं होना चाहिए। अगर हमें सच्चा जनवाद कायम करना है, तो हम असहिष्णु हो 
ही कैसे सकते है? असहिष्णुता तो अपने उद्देश्ममे आस्थाकी कमीको ही दरसाती है। 
हिन्दुस्तानी सीखनेकी जरूरत 

मेने हरएक विद्यार्थीको यह सलाह दी है कि वह हमारी परीक्षाके इस एक 
सालमें सूत काते और हिन्दुस्तानी सीखे। में कलकत्ताके विद्याथियोका आभारी हूँ कि 
मेरे सुझावके प्रति उन्होंने बडी अनुकूछ प्रतिक्रिया दिलाई। बगारू और मद्रास, ये दो 
ऐसे प्रान्त है जो वाकी सारे देशसे इसलिए कटसे गये हं कि वहाँवाले हिन्दुस्तानी 
नही जानते | वगार तो इसलिए नहीं जानता कि वहाँवाले हिन्दुस्तानकी कोई भी 
दूसरी भाषा सीखनेके सह खिलाफ हे, और मद्रास इसलिए कि मद्रासियोको हिन्दु- 
स्वानी मुह्दिकल पड़ती है। औश्वत बंगाली अगर रोज तीन घंटे लगाये तो बडे मजेसे 
दो महीनमें हिन्दुस्तानी सीख सकता है और मद्रासी इसी गतिसे छ महीनेमें, जब कि 
इतने ही समयमे औसत बंगाली या औसत मद्रासी इतनी भग्रेजी नही सीख सकता। 
अग्रेजीके जरिये हम देक्षके सिर्फ मुट्ठी-मर अग्रेजी जाननेवाले भारतीयोसे मिल-जुल 
सकते हे, जबकि हिन्दुस्तानीका काम-चलाऊ ज्ञान प्राप्त करके अधिकाण लोगोसे मिल- 
जुल सकते है। में उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेयके अगले अधिवेशन बंगाली और 
मद्रासी भाई हिन्दीका कामचलछाऊ ज्ञान हासिल करके आयेंगे। जिस भाषाकों देशके 


१. यह अधिवेशन दिसम्दर १९२३१ में भद्ृमदाबादमें होनेवाला था । 


३२० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


ज्यादासे-ज्यादा लोग समझते हैं, उत्त भाषामे बोले बिना हमारी सबसे बडी मजलिस 
ममजवताके सामने कोई जीती-जागती मिसाक् पेश नहीं कर सकती। भद्रात्तियोंकी 
मुदिकल मुझे खूब अच्छी तरह माूंम है, पर में यह भी जानता हूँ कि मातृभूमिके 
प्रति उनके प्रेमपर्ण अध्यवक्षायक्े आगे कोई बाधा, कोई मुश्किल टिक नहीं सकती। 
अंप्रेणीका स्थान 

हिन्दुस्तानी सीखनेके साथ-साथ मेने विद्याधियोंकों यह सलाह भी दी है कि नीची 
स्थितिसे बराबरीका दर्जा हासिर करने, विदेशी हुकूमतसे निकलकर स्वराज्य प्राप्त 
करने, असहायताकी स्थितिसे उमरकर आत्मनिर्भर बननेके इस सक्रातिकालमें वें अग्रेजी 
पढना बन्द कर दें। अगर हम कांग्रेसके अगले अधिवेशनसे पहले स्वराज्य' पा लेना 
चाहते है तो हमे इस बातके मुमकिन होनेका भरोसा करना ही चाहिए और हम 
लक्ष्यतक पहुँचनेकी जितनी कोशिश कर सकते है, करनी चाहिए, और ऐस़ा हो 
कुछ भी नहीं करता चाहिए जो हमें इस लक्ष्यकी थोर न छ़ें जाये और उल्टे भाग॑गें 
रोड अटकाये। इस समय अग्रेजी सीखनेसे हम अपने लक्ष्यके करीब नहीं पहुँच सकतें, 
उलदे उससे दुर ही हठेंगे और दूर हृटनेका खतरा ही अधिक है, क्योकि इस बातपर 
विश्वास करनेवाक्ने बहुतसे लोग हे कि अग्नेजी शब्दोकी मधुर झकार कानमें गूंगे बिना 
और उसकी मीठी लय ओठोंसे मिकल्ें बिना हममें स्व॒राज्यकी भाववा आ ही वहीं 
सकती। यह मूढता है। अगर इसे सच मान लिया जाये तब तो स्वराज्य हमारे लिए 
आसमानका तारा ही रहेगा। अग्रेजी अस्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी भाषा है, वह अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धोंकी, कूटनीतिकी भाषा है, उसके साहित्यका भण्डार बडा ही सम्पन्न है, उसके 
द्वारा हमे पश्चिमी विचारों और सम्यताकी जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए हमें से 
थोडे-से लोगोके लिए अग्रेजीका ज्ञान जरूरी है। ये छोग राष्ट्रीय व्यापार और बन्तर्रा- 
घ्दीय सम्बन्धोकों चछा सकते है और देशकों पादचात्य ज्ञान-विज्ञान और साहित एवं 
विचारोंकी श्रेष्ठतम उपलब्धियोंका ज्ञान करा सकते है। यही अंग्रेजीका उचित उपयोग 
होगा। मगर आज तो उसने हमारे मतन-मन्दिरमे सबसे ऊँचा स्थान बता रसा है, और 
मादृभाषाओंकों उनके उचित स्थानसे च्यूत कर विया है। बग्रेजोके साथ हमार बरा- 
बरीका रिवृता न होनेकी वजहसे अंग्रेजीको दी गई यह इज्जत बनावटी है। भग्रेजीकी 
जानकारीके बिता भी भारतवासीकी बुढ्धिका ऊँचेसे-अेचा विकास तम्भव होता चाहिए। 
अपने कड़के-लड़कियोकों यह सोचनेके क्विए बढावा देता कि भग्रेजीके ज्ञानके बिना 
समाजके सबसे ऊँचे तबकेमे उनकी पहुँच हो ही नहीं सकती, देशके पुरुषल और 
खास तौरपर नारीलके साथ हिंसाका व्यवहार करता है। यह विचार घोर छज्जाजनरक 
और बर्दाब्तके बाहर है। अग्रेजीके व्यामोहसे छुटकारा पाता स्वराज्यकी एक बहूरी 
शत है। 

मेरे 'पक्‍के साथी' 

कमाण्डर वैजबुडने 'नेशन' में जो लेख लिखा है, उसमे उन्होंने स्वयं अपने 84 

न्याय नहीं किया है। मेरा खथाछ है कि उन्होंने तथ्यों और व्यक्तियोकी सद्दी जातका 


टिप्पणियाँ ३२१ 


हाप्िल किये विना ही वह छेख लिखा है। मेरे वारेमें उन्होने जो गलत और अयवार्ध 
वाते लिखी है, उनके सम्बन्धमे मुझे कुछ नही कहना है, परन्तु मौढाना शौकत अदीके 
बारेमे वैजबुड साहबका अज्ञान सचमुच विल्मयकारी है। वे मौछाना शौकत अलीकी 
भआत्मशक्तिके गुरको विलकुछ ही नही समझतें। मुझे जिन ईमानदारतसे-मानदार छोगोसे 
मिलनेका सौभाग्य प्राप्त है, उतमें एक मौछाना साहव भी है। में मान ही नही सकता 
कि वें अग्नेजो या किसीसे भी नफरत करते हे। यह तो जरूर हे कि वे अपने मज- 
हवकों अपनी जिन्दगीसे भी ज्यादा चाहते हे। अहिसामें वे विश्वास करते हे, हाझाँकि 
हिंसापर भी उनका उतना ही विश्वास है। खिलाफतके मामलेमे अगर वे अहिताके 
जरिये सम्मानपूर्ण समझौता न करा सके, और अगर उन्हें ऐसा छूगा कि हिसाके 
रास्तेपर चलकर वे अपने छोगोका ज्यादा अच्छा और उपयोगी नेतृत्व कर सकते हे, 
तो उन्हें वैसा करनेमे कोई हिंचकिचाहट न होगी। और उन्तकी रायमे कभी हिंसाका 
सहारा लेवा जरूरी हो ही गया तो बहू भी इस तरह लिया जायेगा कि उसपर दुनिया- 
वाले किसी तरह उँगली नहीं उठा सकेगे। अहिसामें उनका विद्वास बिलकुल सतही 
ढ्गका नहीं है, इतना ही नही, उन्होने इसकी प्रेरणा पैगम्बर साहबकी जिन्दगीसे 
ग्रहण की है। जबतक अपना उद्देश्य अहिसात्मक उपायोसे हासिल होता दिखाई देगा 
दे हिसाका सहारा न छेनेके घामिक आदेदासे बेंधे हुए हे। लेकिन वेजबुड साहवके 
लेखकों पढमेसे यही मालूम पडता है कि मौलाना शौंकत भल्ती मानो खूनके प्यासे ही 
हों। कर्म वैजबुद इतना तो जरूर ही जानते होगे कि हिंसामे विश्वास करते हुए 
भी एक सैनिक दया, करुणा और उदारता आदि मानवीय गुणोसे शून्य नही होता। में 
उन्हें यकीन दिछाता हूँ कि मौंठाना साहब उतने ही अच्छे और विल्लेर सैनिक हे 
जितने कि खुद कर्म साहव। मेने यह जवाब देना इसलिए जरूरी समझा कि अग्रेज 
लोग कही अली-बन्धुओ और भारतीय मुसरूमानोके दृष्टिकोणकों गलत न समझ वैठें। 
अली-बन्बुओंने अपने-आपको, अपने मजहबवालोंकों एक ऐसे समयमे, जब उनके जोबमे 
बहुक जानेंकी हर सम्भावना थी, सपमित रखकर मानवंताकी बडी भारी सेवा की 
है। उनके इस अद्भुत आत्मसंयमसे इस बातका वहुत अच्छी तरह पता चल जाता 
है कि धर्ममे उनका विश्वास कितना गहरा और पक्‍का है। मुझे यह देखकर बडा 
दुख होता है कि कर्नेछ वैजवुड-जैसे अग्रेत भी बगैर सोचे-समझे ऐसी धारणा 
बना लिया करते हे-- ऐसी राय जाहिर कर बैठते हे। अग्नेज लोगोका घटनाओं 
और तथ्योको उनके असली रूपमें देखने-समझनेसे इस तरह इनकार करना ब्ञान्तिपूर्ण 
समझौतकी राहमें सबसे वडी बाधा पहुँचाता है। 
[अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २-२-१९२१ 


१६-२१ 


१५५. कताई, एक कत्तंव्य 


“स्व॒राज्यका गुर” श्लीष॑क छे्वमें' मेने यह वतानेकी कोशिश की है कि घर- 
घर कताई करनेका हमारे देशके लिए कितना महत्व है। भविष्यमे विद्याथियोके लिए 
जो भी पाठ्यक्रम बने उत्मे कताई एक अनिवायें विपय' रहता ही चाहिए। जिस प्रकार 
हम साँस लिये और खाता खाये बिना जिन्दा नहीं रह सकते, उसी प्रकार हर घरमे 
कताईको पुनरज्जीवित किये विना हम ने तो स्वराज्य हासिछ कर सकते हे और ने 
इस पुरातन देशसे गरीबीकों ही मिटा सकते है। में तो हर घरके लिए चरखेको उतना 
ही जहूरी समझता हूँ जितना कि चूल्हेकों। दूसरी कोई भी योजना लोगोकी दिनो- 
दिन बढती हुई गरीबीको मिटा नहीं सकती। 

अब सवाल यह है कि घर-घरमे कताई किस तरह शुरू करवाई जाय? में बता 
ही चुका हूँ कि हर राष्ट्रीय स्कूलमे कताई और बाजाब्ता सृतका उत्पादन जारी कर 
देवा चाहिए। एक बार हमारे छड़के-लडकियाँ इस कलाकों प्तीस-भर जाये फिर तो 
बडी आसातीसे वे इसे अपने घरोमे भी चालू करवा सकेगे। 

लेकिन इसके लिए सगठनकी जरूरत है। हर दित बारह घंटे चरखा चढ़ाया 
जाता चाहिए। होशियार कातनेवाल्ा घण्टे-भरमे ढाई तोछा सूत कात सकता है। आज- 
कल चालीस तोला या एक पौड सूतकी भौसत कीमत चार भाने है, यानी कि फी घटा 
एक पैसा हुआ। इसलिए एक चरजेसे रोजाना तीन आनेका सृत तो निकलना ही 
चाहिए। अच्छे मजबूत चरलेकी कीमत सात रुपये है। अगर रोज बारह घटे उसपर 
काम किया जाये तो उसकी पूरी कीमत ३८ दिनसे कममे ही निकल सकती है। हिसाव 
लगानेके लिए मेने काफी भाँकड़े दे दिये हे। इन आँकडोके आधारपर कोई भी हिसाव 
लगाकर देख सकता है। उसके नतीजे उसे चमत्कारिक ही लगेगे। 

अगर हर स्कूल अपने यहाँ चरखा छागू कर दे तो उससे शिक्षाके सके वारेमे 
हमारे विचारोंमे क्रातिकारी तबदीलियाँ हो जायेगी। हम हर दिन छ घटे स्कूल लगाकर 
विद्याथियोको मुफ्त शिक्षा दे सकते हं। मात्र लीजिए एक लड़का रोज चार घट 
चरखा चलाता है तो वह प्रति-दिन दस तोछा सृत तैयार करेगा और इस तरह अपन 
स्कूलके लिए रोजाना एक आना कमा छेगा। यह भी मान लिया जाये कि पहले महीने 
उसका उत्पादन बहुत कम होगा और पूरे महीनेगे सिर्फ छब्बीस दिन ही स्कूल छगगा, 
तो भी पहले महीनेके बादसे वह एक रुपया दस आने तो कमा ही सकता हैं! इस 
हिसाबसे तीस छड़कोवाली कक्षास्ते पहल्ले महीनेके बाद ४८ रुपए, ११ आन माहवार 
की आमदनी होने छग्रेगी। 

किताबी पढाईके बारेमे मैने कुछ नहीं कहा है। छ घंटोमे से दो घंटे इसके लिए 
दिये जा सकते हे। इस तरह हर सकूलकों आसानीसे आत्मनिर्भर वनाया जा सकता 
है और राष्ट्र अपने स्कूलोंके किए अनुभवी शिक्षकोंकों नियुक्त कर सकता है। 


१, देखिए " खराज्यका गुर ”, १९-१-१९९२१ । 


प्रान्तोंका पुनर्गंठत कांग्रेसका नया सबिधान ३०३ 


इस योजनाको छागू करनेमें मुद्किल चरखोंकी है। यदि यह कला लोपब्रिय हो 
जाती है तो हमे हजारों चरखौंकी जरूरत होगी। सौभाग्यने गाँवफ़ा हर बर्॑ई उस 
यस्त्रको आसानीसे बना सकता हे। आश्मसे' था किसी भी दूसरी जगहसे चरुे मेंगाना 
वडी भारी भूछ है। कताईकी सूवी यह है कि वह जरा भी मुश्किल नहीं है, उसे 
आसानीसे सीखा जा सकता है और बहुत सस्तेमे उप गाँवि-गाव सिलाया जा सकता है। 
यह पाठ्यक्रम सिर्फ इस शुद्धीकरण और तैयारीके एक साहछपरे ही लिए है। जब 
हम साधारण हालतमे पहुँच जायेगे और स्व॒राज्य कायम हो जायेगा तो कताक़े लिए 
सिर्फ एक घण्टा, और बाकी समय कितावी पढाईके लिए रवा जा सकता हे। 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २-२-१९२१ 


१५६ प्रान्तोंका पुनर्गठन: कांग्रेसका तया संविधान 


आशा है कि नये सविवानके' अनुसार विभिन्न प्ान्तोने अपनेकों पु्गठित करनेका 
काम बुहू कर दिया है। अगर हम एक सालके अन्दर स्वराज्य हासिल करना चाहतें हे 
तो हमे एक मिनटका समय भी नहीं खोना चाहिए। नीचे वे नियम दिये जा रहे है जिनके 
अनुसार गुजरात प्रान्त नये आधारपर अपना पुनर्गठन कर रहा हे। उनको सबके मार्ग- 
दर्शकके लिए छापा जा रहा है। इन नियमोसे पता चलता है कि प्रतिनिधि भेजने 
और प्रान्तीय कांग्रेस समितियोके सदस्थोका चुनाव करनेके लिए ताल्लुकोको मानना ज्यादा 
सुविधाजनक है। प्रान्तीय समितिकी सदसत्य-सस्या सौ रखी गई है, जिनमे से ९० तो 
सीधे चुने जायेंगे और फिर ये चुने हुए सदस्य दस या बुछ ज्यादा सदस्योका चुनाव 
करेंगे, जो अल्पसस्यको और अन्य हितोका प्रतिनिधित्व करेगे। उद्देधय यह है कि 
यदि साधारण सभाके निर्वाचक किसी कारणसे अल्पसस्यको और दुसरे हितोके प्रतिनि- 
घित्वका ख्याल चूक गये हो तो भी इस तरह प्रान्तीय सभामें उनका प्रतिनिधित्त 
निश्चित हो जाता हे। कोई गाव ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां काग्रेसका संगठन ने 
हो; और गाँवके हर वालिग मर्द या औरतका नाम वहुके सदस्यता-रजिस्टरमें दर्ज होना 
ही चाहिए।' इसके लिए ईमानदार और मेहतती कार्यकर्ता चाहिए। जब छायो-करोड़ो 
लोग स्वेच्छासे काग्रेसमे शरीक हो जायेगे तो सरकारका जबरदस्ती छादा गया नगठन 
भी बिखर जायेगा। में सरकारी सगठनकों इसलिए जबरदस्ती छादा हुआ मानता हे 
कि उसका आधार प्रेम और आशा नही, भय हे। गाँवका पटेल या मुखिया गाँववालोकी 


१, साबरमती भाशभ्रम । 

२. देखिए “ लागपुर भपिविशनमें पाप्त किया गा कांग्रेस्ठ्ा सविषान ”, दितम्दर २६२० | 

३. या नही दिये जा रहे है । 

४. यश मूछ अंग्रेजी वाव्यमें तीन ऐसे शब्द भाये द छिती बहस नहीं? और जिम 3२- 
विपपंप भी ऐो जाता ६। 


३२४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
इच्छाके अनुसार काम नहीं करता, वह एक ऐसी सरकारकी मर्जी उनपर छादता है, 
जिसका जनताकी भावनाओं और आकाक्षाओंसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है) 
[अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २-२-१९२१ 


१५७. पत्र: एक सिन्नको' 


१४८, रसा रोड, कलकता 
२ फखरी, १९२१ 


प्रिय मित्र, 
मेने सुना है कि आपके पड़ोसियोने असहयोग आन्दोछनमे पर्याप्त रुपसे अपना योग 

नहीं दिया और इस कारण आपने भूख हृ्ता कर दी है। यद्यपि आपके कार्यसे 
आपके हृदयकी शुद्धता और त्यागकी भावत्रा प्रकट होती है, फिर भी मेरी रायों 
आपका यह कार्य जल्दवाजीसे भरा हुआ और कदाचित्‌ अविचारपुर्ण भी है। अपनी 
नाराजगी या निराशा व्यक्त करनेके लिए उपवासको उचित नही ठहराया जा सकता। 
इसका आधार प्रायद्चित्त अथवा शुद्धीकरण होना चाहिए। इसलिए मे आपसे उपवास 
बन्द कर देनेका आग्रह करता हूँ। देशके जिन भागोमे छोग आपको जानते है आप वहाँ 
उनका संगठन करनेसे छग जाये। आपके उपबासके पीछे छोगोंकों अपने विचारके 
अनुकूल बनानेके उद्देश्यसे दबाव डालनेका जो भाव छिपा हुआ है वह उचित नहीं 
है। हमें हरएक व्यक्तिकों का्यंकी और भाषणकी वैसी स्वृतस्त्रता देनी चाहिए जैसी 
हम अपने लिए चाहते है। 

आपका विषवस्त, 

मो० क० गांधी 


[ अग्नेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देताई 


१, उक्त मित्रक्ना नाम ज्ञात नही दो छक्का | 


१५८. भाषण: कलकत्तामें राष्ट्रीय महाविद्याल्यके 
उद्घाटनपर' 


४ फखरी, १९२१ 


मित्रो, 
आपने अभी यहाँ छात्रों द्वारा गाई हुई सुन्दर प्रार्थना सुनी। मुझे आया है कि 
आप सब इस प्रार्थताकी भव्य भाषापर मतन करेगे।' यदि इस संस्यामें हमारे सब कार्य 
प्रायंनापर आधारित रहें तो हम सब नि सन्देह सफल होगे और हम तथा हमारा 
देश अधिकाधिक यशका भागी होगा। पिछले कुछ महीनोमें मुझ्ते भारतके कई भागोंमें 
कई संस्थाओका उद्घाटन करनेका शुभ अवसर मिला है। लेकिन में आपके सम्मुख 
यह बात स्वीकार करना चाहता हूँ कि किसी भी संस््याका उद्घाटन करते हुए मेने 
मनपर चित्ता और आजकाके ऐसे वोझका अनुभव नही किया जैसा इस समय कर रहा 
हैं। मेने एक जगह कहा था कि सभी लोगोंकी तथा छात्रजगत॒की दृष्टि कलकत्तापर 
हुईं है। आपने अखबारोंमें छपे तमाम तार देखे हे, और मेने भी ऐसे अनेक तार 
देखे हे जो अखवारोंमें मही छपे हे। इन सभी तारोमें देशके आह्वानका ऐसा शानदार 
उत्तर देनेपर छात्रोको बधाई दी गई है। आपने यह भी देखा होगा कि आपके इस 
उत्तरके परिणामस्वरूप समस्त भारतके छात्र सरकारी सत्थाओको छोड रहे है। इसलिए 
आपकी इस सस्याके उपाध्यायों और अध्यापकोकी, श्री दासकी और मेरी जिम्मेदारी भी 
बहुत वढी है। अपने सम्बन्ध्ें में आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि आप इस 
सलल्‍्याकों सफल बनानके लिए जो कुछ करेगे उसमें मेरी शुभ कामना आपके साथ होगी। 
लेकिन में जानता हैँ कि जबतक छात्र अपना काये नम्नतापूर्वक, मतमें ईदवरका भय 
रखकर, धैर्यके साथ पूरे मनसे और देशके प्रति-- जिसके नामपर तथा जिसके निमित्त 
उन्होने सरकारी सस्याएँ त्याग दी हे -- प्रेम और श्रद्धा रखते हुए नहीं करेंगे तवतक 
मैरी कोई भी शुभ कामना या शुद्व हृदयोसे निकल सकनेवाली कोई भी प्रार्थना कदापि 
उपयोगी प्िद्ध नही हो सकती। जो छात्र ऊँची डिग्री या अपनी कल्पनाके अनुसार कोई 


१. थह कार्ेज विल्ग्डिन खवेषएके एक विशाल मपनमें चित्तरजन दास, स्तिद्वलाल बनणों तथा अन्य 
व्यक्तियोसि बने हुए शिक्षा-मण्डल द्वारा स्थापित किया गया था । 

३, गीताक़ा पक्ध इलोक जो व्दधातन समारोइके आर्ममें गाया गया था ! 

३६ ५-२-१९२१ की अम्तवाजार पत्रिका इस खब्रके भारम्नमें ये शब्द और दिये गये 
« हरी गाधीने कारेजझा उद्घाटन करते शुए कहा, मुझे अपने मित्र और भाई चित्तरंज्नदासके उपूरिष 
ऐनेका बहुत दुख है । उनकी तवीपत शतती फ़राद है कि वे समामें नहीं भा छपते, परप वे बदूघ८ 
अबत्तरपर आना चाहते ये । तो स्विद्वटटठ दनजंनि आपको दतापा है दि वे इस सत्थने व्यू बव्ता 
खते है । छात्रनि यो सुदर प्रार्थना मरी गाई ह| वट आएने सनी और में भथा क्‍रहा हूँ गि भार 
सभी उस भायनाके सुदूर स्वहपपर विजार करेंगे |”? 


त्ध 


२२६ सम्पूणं गाधी वाहमय 


बड़ा धन्धा अपनानेकी आर्काक्षा सता है, यह | सरकारी संस्थाकों छोड देना ] उसके 
लिए कोई छोटा-मोटा काम नही है। ऐसी आर्कॉक्षा रखनेवाले छात्रके लिए यह सोचकर 
कि वह देशकी सेवा कर रहा है और इसलिए अपनी ही प्रेवा कर रहा है,उस आशा 
या आकांक्षा का त्याग करता आसान काम नहीं है। तथापि मुझे तो इसमे तनिक भी 
सन्देह वही है कि आपको इन सरकारी संत्थाओंके छोडनेपर कभी पछताना पढ़ेगा। 
छेकित में यह भी जातता हूँ कि यदि आप अपने समयक्ा अच्छा उपयोग नही करेगे, 
यदि आपने क्षणिक आवेशमें आकर इन संस्थाओंकों छोड़ा है-- हमारे देशका ह्व्ति 
चाहनेवादें कई नेताओंतने यह आश्षका प्रकट की है--तो आजका दिन आपके लिए 
अवश्य ही परश्चात्तापका कारण सिद्ध होगा। मुझे आशा करनी चाहिए कि आप उक्त 
बद्षंकाको झूठा सिद्ध कर देंगे। 

आप अपने कत्त॑व्यका पालन इस तरह करेंगे कि जिन लोगोंके सनमे आज आशका 
है वे सालके अन्ततक अपने सन्देहोंकों निराधार घोषित कर देगे। भे कल्कत्ताके आप 
सभी छात्रोसे, यह बात छिपाना नहीं चाहता कि भारतके दूसरे भागोंके भारतीयोने आपके 
विषयमे क्या-कुछ कहा है। बहुतसे छात्रोंने, और अनेक प्रौद छोगोने भी, जिन्‍्होने मुझसे 
आपके आन्दोलनके सम्बन्धमे बातचीत की है, एक प्रकारकी घबराहट और भयका भाव 
प्रकट किया है। आपके बारेमे यह कहा जाता है कि आप छोग बहुत अधिक भावुक है, 
आपमें मानसिक आवेश भी बहुत है, और उचद्चोग और अध्यवसायके छ्लिए आपकी 
ख्याति इतनी नहीं है। 

आप एक नया मोड ग्रहण कर रहे हे। आप अपने जीवनमें एक नये अध्यायका 
श्रीगणेश कर रहे हे। आप अपने कंघेपर एक भारी जिम्मेदारी उठा रहे है। आप अपनी 
गणना भारतके भावी राष्ट्रनिर्माताओंमे कर रहे हैं। और यदि आप इस जिम्मेदारीकों 
अनुभव करे तो मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारतके दुसरे भागोंगें आपके बारेमे 
जो कुछ कहा जा रहा है, आप उस सबको निर्मुक सिद्ध कर देगे। जो छोग बगालकों 
अच्छी तरह जानते है वें यह भी प्रमाणित कर सकते है कि बगालियोने अनेक अवसरोपर 
अपने कत्त॑व्यका पाछुन करके दिखाया है; और कमसे-कम में तो इसे बिलकुछ नहीं मानता 
कि जिन छात्रोंने सरकारी संस्थाएँ छोडी है भर जो इस सस्थामे प्रविष्ट होगे वे ४3 
कत्तेव्य. पालन करनेमे कच्चे उतरेगे। में यह भी आशा करूँगा कि उपाध्यायों और 
अध्यापकोपर जो विश्वास किया गया है वे उसे सत्य सिद्ध करेंगे। में अत्यन्त विन- 
म्तापूवंक उपाध्यायों और अध्यापकोंके सम्मुख वहीं बात कहना चाहता हूँ जो मेन 
गुजरात राष्ट्रीय महाविद्यालयके' उद्घाटनकी रस्म पूरी करते हुए कही थी। बात यह है 
कि किसी भी सस्थाकी सफलता और असफलता बहुत कुछ उपाध्यायों और अध्यापकों 
सच्चे हृदयसे किये गये प्रयत्तोपर निर्भर है। हमारे देशके इतिहासमें यह अवसर बहुत 
ही सकटका अवसर है और इस अवसरपर जो व्यक्ति देशमें तवयुवकोंके मातसका 
निर्माण करना चाहते हे उनपर एक गम्भीर उत्तरदायित्व आ पडा है। यदि उपाध्याय 


१. १५ नकबर, १९२० को भहमदावादमें; देखिए खण्ड १८, हृ8 ४८४-८९ | 


भापण . कठ्फत्तामे राष्ट्रीय महाविद्यालयके उद्धाटनपर ३३७ 


और अध्यापक असावेधान पाये जाते हे, यदि उनके मनमें सत्देह घर किये हुए है, 
यदि उनके मनमे भविष्यके सम्बन्धमे भयका भाव समाया हुआ है तो उनकी देख-रेग- 
में पढनेवाक्ते छात्रका ईश्वर ही मालिक है। सर्वशक्तिमान प्रभुसे मेरी प्रार्थना है कि 
वह हमारे उपाध्यायों और अब्यापकोकों वृद्धिसत्ता, साहस, निप्ठा और आगा प्रदान 
करे। 

मेने अपने किसी एक भाषणमें छात्रोंसे कहा है कि उन्हें अपने मनके पाठ्यक्रमको 
हाथमे क्ेमेका अधिकार अवश्य है किन्तु उनका दूसरे छात्रोके मार्गमे वाघा इालना उचित 
नहीं हे। कदाचित्‌ आपने आजके अखवारमे वारीसालके सम्बन्धमे प्रकाशित विवरण पटा 
होगा। वहाँ जो-कुछ हुआ है उप्तका यह विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण है या नहीं मो में 
नहीं जानता। उस घटनाकी वात चाहे वढाकर कही गई हो चाहे घटा कर, में इसकी 
पखराह नहीं करता, फिर भी इससे आपको और मून्ने एक शिक्षा यह मिलती है कि 
हिंसाका आश्रय किसी भी अवस्थामे नहीं छिया जाना चाहिए, हमें किसी भी कारण 
किमीपर वेजा दवाव नहीं डाह़ना चाहिए और जैसा कि मेने पिछली एक सभामें 
कहा था, मुझे आशा है कि छात्रगण घरना नहीं देगे। वे स्कूल और काल्‍ेज न छोडने- 
वाले छात्रोपर जरा भी दवाव नहीं डालेगे। इतना काफी हे कि जो इन संज्याओमे 
रहना पाप समझते है वें इससे निकल जाये। यदि हमें अपने ऊपर पर्याप्त विश्वास हैं तो 
चाहे एक भी छात्र इस आह्वानका उत्तर व दे, हम फिर भी दृढ़ बने रहेंगे। आपके 
अधीर हो जानेसे यह प्रकट होता है कि अपने पुनीत कार्यपर आपको विश्वास नहीं 
है। हम अबीर होकर, हमने जो क्रुछ किया है, दुसरोकों भी वैसा ही करनेके लिए 
वाध्य करने छगते है। में समझता हूँ कि इस सस्थाके किसी भी छात्रकों अपने कार्यवे 

सही होनेके वारेमे कोई सन्देह नहीं है। 
में जब एक महीनके बाद आपसे फिर मिलूंगा, मुझे उम्मीद है कि में जरूर यहाँ 
आऊँगा, तव में आपसे यह आशा रखता हूँ कि आप मुझे अग्रेजीमे भाषण देनेके लिए 
नही कहेंगे, वल्कि तवतक आप मेरा भाषण समझने छायक हिन्दुस्तानी सीख छेगे। में 
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप हिन्दुस्तानी पढना आरम्भ करेंगे तव आपकमें 
से कुछकों वह बहुत सरल और सुगम मादूम होगी। आपमे से कुछको उसके गब्द बिलकुल 
स्वाभाविक छगेगे, क्योंकि वगला, हिन्दी और भारतकी अधिकाण भाषाओकी बब्दावदी 
एक है। केवल द्रविड़ देशकी भाषाएँ अपवाद है। आप यह भी देखेंगे कि इससे आपको 
मानसिक खूराक गिकेगी और इससे पढे-लिखे वगालियोकी व्ीद्धिक आवश्यकताएँ पूरी 
गीगी। यदि आप साहित्य पढ़ना चाहेंगे तो में आापको विश्वात्त दिलाता हूँ कि हिन्दी 
बौर उर्दू दोनोमें से जिस लिपिकों आप सीसेगे और पहले-पहल जिन किनाबोक़ों आप 
पढ़ेंगे उन्हीने आपको ज्ञानका छुपा हुआ भद्गर मिद्धेगा। जाप हिन्दी भाषाकी साहित्यिक 
दरिद्तिताकी वात कहते है -- आप वर्तमान हिन्दीकी गरीबीकी बात वह़ते है, किन्तु यदि 
आप तुलझसीदासकी रामायण ' को गहराईसे पढे तो गायद आप मेरी इस रायने सहमत 
होंगे कि संत्तारक्ती आवुनिक भाषाबोंके नाहितयमें उसले मुझाविलेगे कोई बूमरी लिनाद 
। ठहस्ती। उम्र एक ही गन्धने मुझे जितनी श्रद्धा भौर जाद्मा दी ६ उसती विसी 


न्श्जए 


२८ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 





दृत्तरी कितावस्ते मुत्ते नही मिली । मेरा खूथारू है वह हर तरूकी आलोचना और 
छात्रवीवके वाद साहित्यिक सौन्दयं, बलंकार और वामिक प्रेरणा --तरम्री दृष्ठिगेते 
द्वरी उत्तेगी। 
सूझे व भी आया ढ़ कि जद में वायतर बालेंगा तब्नक बाप सर्व कादनेयें 
उन्नति कर चुकेंगे और उत्त नूतको अपने उतयोगके लिए गाँवके किसी जुरुहेसे उव- 
उधरविक्ों 








वाने भी हर्गेंगे! भूत कातनेमें तो आइचर्बजनक उसन्नतिका आए प्याप्त प्रमाण दें ही 
सकेंगे बौर में बागा कर्ता हें कि यदि बाप श्रद्धाउवक कौर भारतके भविष्यकों ध्यव्ने 
रखकर नूत कार्तेगे तो आपको यूत्र छातनमें वही रत्न और बना ही मानद्धिक नुद् 
निलेगा जैसा मुझे मिलता है। ने यह भी आबा करा हूं कि आपके उात्याग और 


अध्यापक वंगलामें भापण देंगे और आपने सरकारी उंत्यादोंमें दो शान प्रात किए है 
उत्त सतकों बाप अपने लिए वंगलार्मे बदवादित कर लेंगे और आापने धंग्रज्नीक कब्यो 
और अंग्रवीके साहित्वले जो उच्च व्वार प्राप्त किये है उन्हें ऋक्‍त कर्लेंने लिए 
बाप बयनी मातृमाषापर बोस्य बबिकार ्रप्त कर सकेगे। 
में यह भी आाघा करता हूँ कि जाप अपना कार्य अत्यन्ध दिप्ठाएवक करेंगे। वहि 

हम अपने आन्दोंलनक्रों एक धामिक भान्दोलन नहीं मादते तो में वापके सन्‍्मुद्ध सप्ट 
हुपसे स्वीकार करता हूँ कि यह बान्दोढन सफ़छ वहीं होगा: यही नही, दि इत्तले 
हमारी और बापकी अपकीति भी होगी। वह अपने आपको कानमें छगानक्ा एक तंग 
तरीका है और यदि हम यह प्ोचते हैं कि हन अपने पुराने तरीचोंगें कोई छोठ- 
भोदे परिवर्तत करके भारक्षी समस्पानोंकों हुल कर प्कतें हे तो हनारे हव निराभा 
ही ढगेगी। बदि आए इस कार्यक्रों उत्ती घानिक उलाहसे करेगे दियके दिए बंगाल 
प्त्यात हैं तो में मानता हैं कि सवराज्य बहुत निकट वा जावंगा। ईखर आपका 
सहायता करे, ईइर उपाद्यावोंकी नहाग्ता करे और बानकों वह बछ दे दिदली 
हमारे मित्र श्री चित्तरंजन दानकों जहर है। मुझे इस संत्याका उद्वादन करे हुए 
बहुत अच्न्नता हो रही है। 

[बंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ९-२-१९२६ 


हक 


१५९, तार: जयरामदास दोलतरामको 


जरिया 
७५ फखरी, १९२१ 


दो महीनेतक पसिन्य आना असम्भव दीखता है।' कालेज पबतक 
राष्ट्रीय रहे हमें हस्तक्षेप करनेकी जरूरत नहीं। गिरवारीफों काम 
पसन्द हो तो वहाँ ठहर सकता है। 

[अग्रेजीसे | 

बॉम्वे सीक्रेट एव्स्टैक्ट्स, १९२१, पृष्ठ १७६ 


१६०. पन्न : देवदास गांधीकों 


शनिवार [५ फरवरी, १९२१]' 

चि० देवदास, 
तुम्हारा पत्र मिक्ना। मुझे सोनेतक को समय मिलता नही, फिर तुम्हे पत्र कंसे 

लिख पाता ? 
मुझे लगता है कि फिलहाल तुम्हारा वही रहना ठीक होगा। वाकों भी भच्छा 
लगेगा। तुम आश्रमकी कुछ समस्याएँ तो हल कर ही सकोगे | में यह भी चाहता 
हैं कि तुम वहाँ कुछ अनुभव प्राप्त करो और धुनाई भर कताईमे कुमछू हो जाओ। मेरे 
पास इन दिनो जमतादास, डाक्टर भौर प्रभुदास हे। सुरेद्द आज भा जायेगा। उसका 
रगूनसे चला आता मेरी समझमे नहीं आया। प्रभुदासकी उससे कछ पटनामें मुछाकात 
हुई थी । अभी दो व्यक्ति और आनेवाले है, परसराम और एक बाली सज्जन। 
इन्हें प्रोफेसर मेरे हवाले करना चाहते है। उनकी समझ्नमें वह व्यक्ति ' यग दडिया ' के 
कामके छायक है। इतने सारे लोगोंमे तुम्हारा पता भी नही चलेगा और में परेयानीमे 
पड जाऊँगा | में इस संख्यामे कुछ कमी करनेकी वात सोच रहा हैं। मेरा सवाल 
है, तुम वहाँ अनायास ही पहुँच गये हो और उसमे भछाई ही है। तुम्हारी जगहकों 


१. गाधीजी १९११ में अग्रैलफे अन्तिम सप्ताहमें सिन्ध गये थे । 

२ भचाये पे० वी० झृपलानीफा भतीणा । 

३. अन्तिम अनुच्छेदर्म कद्दा गया दे कि गाधीजीने यद पत्र विद्ार छते पम्प रेलमें ल्पि था । 
१९२१ में बगात्फा दौरा समाप्त कर चुकनेपर गाधीजी ५ परवरीओें पददाड़, विहार पते थे। एप दिन 
शनिवार था। विद्यार राण्टरीप विश्ववियाल्पके उद्घावनके छिए वे ६ परवरीरों पहना पदचे थे ! 

४. आचाय॑ जीवतराम बी० इपलानी (१८८६- ); शिक्षाण्दि, राज्यीदेए १५४६ मं “एएटोप 
राष्दीप का््रेस्फ़े अथक्ष । 


३३० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


या तो तुम ही भर सकते हो या फिर किसी भी व्यक्तिसे काम चछ जायेगा। कोई 
किसीकी जगह नहीं भर सकता और अनिवार्य भी कोई नहीं है। मेने तो यही तरीका 
अपनाया है। तत्स्थताका अभ्यास करते रहना चाहिए। 

मिस्तेज जोजेफ' फिलहाल तो प्रयागजी ही जायेगी। और यह ठीक भी है। 
छगता है जोजेफ फिलहाल तो गिरफ्तार नही होता। मिस्रेज जोजेफकी वापसीमें क्या 
तुम्हे उनके साथ रहना पड़ेगा ? 

में चाहता हूँ कि तुम आश्रमके सारे काम सीख-समझन छो। में तुम्हें आाज एक 
तार भी करूँगा । में यह पत्र विहार जाते हुए रेलमे छिख रहा हूँ। डाक्टर बौर 
प्रभुदासकों गयामे छोड आया हूै। वहाँसे ये लोग पटना जायेंगे। हम छोग कह सवेरे 
फिर मिल जायेगे। 


वापुके आज्षीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७६०५) से। 


१६१. चरखेका आन्दोलन 


चरखेका आन्दोलन ठीक चल रहा जान पढ़ता है। देखता हूँ चरखेकी माँग अनेक 
नगहोंसे भा रही है। लेकिन यदि सभी लोग किसी एक ही स्थातके बने हुए चरखे 
माँगेगे तो हमारी प्रगतिमें रकावट आ जायेगी। 

इस कामका फछ जितना अच्छा है यह उतना ही आसान भी है। इसकी तफता 
उसके आसान होनेमे ही निहित है। चरखा एक ऐसी सामान्य वस्तु है कि वह अत्यक 
गाँवमें वत सकता है। उसका हरेक हिस्सा, जिस गाँवमे छृहार अथवा वढई है, उसमे 
वन सकता है। हिन्दुस्तानमें तीस करोडकी आवादी है, इसलिए यदि हम एक पर 
दस छोग गिनें तो तीन करोड़ घर हुए। जब हिल्दुस्तानमें तीन करोड चरते चहनें 
लगेगे स्व॒राज्यवादियोंको तभी भान्ति मिक्रेगी। किन्तु यदि इतन चरखे एक ही स्थान- 
पर तैयार करने पडे ती काम रुक जायेगा। न 

हिन्दुस्तानमे ७,५०,००० गाँव हे। इसलिए इस प्रवृत्तिमे इतने गाँवोको हिल्लेदार 
बनाना चाहिए। ये याँव २५० जिलोंमे बेटे हुए हैं। इसलिए यदि परत्यंक विद्वेम एक 
व्यक्त इस कार्यकों करनेके छिए निकक्त पड़े तो यह प्रवृत्ति व्यापक हुप भ्रहण कर 
सकती है; और प्रत्येक जिलेकी चरख्े सम्बन्धी आवश्यकता उक्त जिलेका कार्यकर्ता 
पूरी करे अथवा उसके सम्बन्ध मार्गदर्शन करे, काम तभी आगे वढ सकता है। 

चरलेसे सम्बन्धित जितनी भी माँगें की जाती हे वे सरिफो आथरमसे ही की जाती 
है। इससे पता चलता है कि हम अभी अपने कारीगरोतक नहीं पहुँचे हैं। है? के 
ग्राँवकी अठारहों जातियोमें से प्रत्येककी रुचि स्वराज्यके काम पैदा करती हैं। 


१, भदुराके वैरिस्टर थी जॉब जोनेफक्री प्मपली । 


चरखेका आन्दोलन ३६ 


न्च् 


भग्रेजी पढे-लिखे छोग ही स्व॒राज्य-आन्दोलनफों चला नऊनें हैं, हम उसे क्षपने -स 
सनक-भरे विचारसे मुक्ति पाते जा रहे हैँ वैसे ही हमें इस बालकों भी भूछ पाना 
होगा कि यह आन्दोलन सिर्फ राजनीतिनज ही उचित रपसे चठा सबने 7। 

स्व॒राज्यकी थिक्षा, हमारी प्रायमिक शिक्षा हें। यह शिक्षा बालक, दद, *गी, 
पुरुष, सव वर्णक्षि और सब धर्मोके लोगोकों दी जानी है। उसके छिए क्षक्षरज्ञानकी 
जरूरत नही है। हमे इस राक्षत्ती राज्यका नाथ करना है। उन राज्यसे हमारा कल्याण 
नहीं होगा। इसका ताश करनेका साधन अहिसात्मक असहयोग है। असहयोगडा क्स 
है हम सबमे सहयोग! हममें सहयोगका मतरूव हुआ, हममें स्वतस्त होनेकी उच्छा 
भौर शक्ति। इस इच्छकों सफल वनानेकी श्क्तिकों प्राप्त करनेका सबसे बा साधन 
चरखा है। इतना ज्ञान सव लोगोकों थोडेसे समयमे ही दिया जा गकता है। 

अतएव हमे अपने बढई, छुहार, मोची और किसान आदि वर्गोकों इग काबंमे 
छगाना चाहिए। स्ामीनारायण मन्दिरका' निर्माण कारीगरोने मजदूरी लिए बिना ही 
किया है। घनवानोने उसके छिए धन दिया हे। फिर स्व॒राज्यके भक्त स्वराज्यके मन्दिर- 
का निर्माण पारिश्रमिक लिये बिना क्यों न करे? मजदूर अपनी मजदूरी ढें और धनी 
अपना घन। ऐसी भावना उत्पन्न करनेके लिए थोडसे ही छोगोकी जत्रत हे, लेकिन 
ये लोग होने चाहिए सच्चे सेवक। 

फिलहाल तो चरखेकी सारी प्रवृत्ति अपग॒वर्गमे ही चछ रही है। मुझे तो ऐसा 
लगता है कि हम शिक्षित वर्गके लोग सच्चा स्वराज्य प्राप्त करनेमे अपग हो गये 
हैँ। हमें पता चल गया है कि स्वराज्य वातोसे, भाषणोसे, आवेदनोसे और विछायत 
जानेवाल़े शिष्टमण्डलोंसे नहीं मिलेगा। स्वराज्य तो स्वर्म हे, जौर अब हम ऐना 
मानने छंगे हं कि स्वराज्य वीरता और यज्ञसे ही मिलेगा। हमे इस मान्यताफों व्यापक 
बनाना है और यह जिस दिन व्यापक हो जायेगी उसी दिन स्व॒राज्य मिल जायेगा। अगर 
हम इस कामको करे तो यह एक वर्षमे हो सकता है। इसीसे में वारवार कहता हूं 
कि एक वर्षमे स्व॒राज्य मिलना सम्भव है। 

द्रेकिन इस लेख्का विपय तो चरखा हे। स्राज्य प्राप्त करनेका अ 
घरमे चरखा दाखिल करना और मूत कतवाना। 

मुत्तसे चरखे मेंगवानके वजाय सव छोगोको चर अपने-अपने गावोमे ही बनता 
लेने चाहिए। 

हम डरते है, हम अनभिन्र है, इसीसे चरखेकी तकाश करनेमे इतना सम चला 
जाता हे। हिन्दुस्तानके कोने-कोने में, सव प्रान्तोमे कही-व-कही चरसा मिल्लेगा। हरएछ 
मनुप्यको अपने गाँवों और मुहल्केमे उसकी तछाश कर लेनी भाहिए। चरप्रा मिल 
जावे तो वढई खोज छेना चाहिए। कदाचित्‌ उसे उस सम्बन्धसे ज्ञान होगा। परद्धि 
चरसा न मिले तो कही और से एक नमूना मंगवाकर वैसे ही अन्‍य चरसे बनदा 
लेने चाहिए। 


$ कऋते 
है फऋषक 


१. वस्तारमें । 


३३२ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


लेकिन चरखेका अर्थ सिर्फ सूत कातना ही नहीं है। वह तो इस दिख्षामें पहछा 
कदम है। रईकी पुनियोंकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए रई पीजनेव्लेंकों ढूँढना 
पड़ेगा, उससे वितती करनी पड़ेगी। उसे भी स्वराज्यका पाठ पढाना पडेगा। 
उपर्युक्त विचारोंकों मैने समय-समयपर व्यक्त किया है। फिर भी भिन्न शब्दों 
था उन्ही शब्दोंमे उन्हे बार-बार कहते रहना --- दुंहराना पढता है, क्योकि अभी हमें 
कार्यशविति और कार्यकुइलता नहीं जाई है। 
जितनी परसखेकी माँग होती है उतनी ही जादीकी भी होती है। यदि धच्छा 
सूत मिल जाये तो सारे हिल्दुत्तानकों हाँकते योग्य खादी तैयार हो सकेगी। 
यूत असली होता चाहिए। रईमें से चाहे जैसे विकाज़े गये तारकों शत नही 
कहा जा सकता। सूत्र वह है जो बुना जा सके। उसे बट्दार और एक-सा होता 
चाहिए और उसमें रईकी गाँठे या किरी नहीं होनी चाहिए। 
गुबरातमें इस हृदतक चरखेका प्रसार हो गया है कि यदि उसके प्रति छोगोकि 
हृदभोंगे ततिक और श्रद्धा भाव आ जाये तो गुजरातमे ही एक वर्षमें करोड सुपयेकी 
खादी बुनी जा सकती है। इसका अथे यह है कि गुजरातके गरीब घरोंमें एक करोड 
स्पया भा जायेगा और फिर भी उससे पाखड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब गरीबोकों 
पेटमें अन्न डाढमेके छिए पैसा दिया जाता है तब उसका फल शुभ ही होता हैं। 
[गूजरातीसे | 
नंवजीवन, ६-२-१ १२ १ 


१६२, सतातनी हिन्दू कौन है! 


मुझसे पूछा गया है कि में अपने आपको कट्टर सनातनी हिन्दू क्यों कहता हँ 
अपने-आपको वैष्णव कैसे मानता हूँ। मुझे इस प्रहनोंका उत्तर देता आवश्यक छपता है। 

इसका उत्तर देगेसे सवातनी हिन्दूकी व्यास्या और वैष्णवकी पहचान सष्ट हो 
जायेगी। 

मेरी माव्यता है कि जो व्यक्त हिन्दुस्तानमें, हिल्दू-कुलगे जन्म लेकर वेद, उपति- 
प॒दू, पुराण आदि प्रत्थोंकों धर्म-हप मानता है, जो व्यक्ति, सत्य-जहिसा आदि पाँच 
यमोगे श्रद्धा रखता है और यथभाज्किति उतका पराठत करता है; जो व्यक्ति यह 
भानता है कि आत्मा है, परमात्मा है, भात्मा भजर और अमर होनेपर भी देह-केमसे 
संतारमे अनेक योनियोगे आवागमन किया करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकी है 
और मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है तथा जो वर्णाशम और गोरक्षाकों परे माता है वह हि 
है। जो व्यक्ति यह सब मानतेके अलावा वैष्णव उम्पदायकों माननेवाले पखिासमें जला 
हो और जिसने उतका त्याग न किया हो, गिस व्यक्तिमे तरह मेहता है ने ध 
जन नामक भजनमे जिन गुणोंका वर्णन किया है उनका थोडा बहुत मंतर 8 
और जो उत गुणोंकों पूरी तरह पानेका अपलकर रहा हों कहे मे है! हो 
दृषठ मान्यता है कि उपर्पुक्त गुण मुझेमें बहुत अधिक बंशमे विद्यमान बौर में 


सनातनी हिन्दू कौन है? ३३३ 


और भी दृढ बनानेकी दिल्ञामें प्रयत्त किया करता हूँ। इससे में क्षपने भापको विनम्र 
भावसे लेकिन दृढतापूवेंक एक कट्टर सनातनी हिन्दू और वेष्णवके रुपमें पहनाने जानेमें 
कोई सकोच नही करता। मेरी घारणा है कि हिन्हू-धर्मका सबसे महत्वपूर्ण बाहरी स्वरुप 
गोरक्षा है। इस गोरक्षाें जाज हिन्दू-मात्र असमर्थ हो गया हे। इसीसे हिन्ह समाजको 
में आज नपुस्क मानता हूँ और उसमे अपनेकों सबसे कम। जो तपदचर्या मेने गोरक्षाके 
लिए की है और कर रहा हूँ, मुझे गाय तथा गो-वंशसे जो सहानुभूति हैँ में नही 
समझता उसते अधिक किसी औरको होती होगी। में किसी ऐसे व्यक्तिकों नहीं 
जानता जिसने गोरक्षाकी खातिर सोच-समझकर मेरे जितनी तपष्चर्या की हो। पशओकों 
स्वय हिन्दू ही अनेक प्रकारके दु ख़ देते हे। जवतक हिन्दुस्तानमे हिन्दू गायके ऊपर दया- 
भाव नही रखते, मुसकमानोकी प्रीति सम्पादन करके प्रेमकी खातिर उनमे गोवय बन्द 
करवा देनेमे समर्थ नहीं होते, अग्रेज हिन्दुस्तानमें जो गोवध कर रहे है उसको सहन 
करते हुए ब्निटिश-सता्राज्यकों सलामी देते हे तवतक में समझता हूँ कि हिन्दू-ध्ममें 
ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्मंका लोप हो गया है। इसी कारण में वेश्य परिवारम जन्म 
छेनेके वावजूद इन दोनो धर्मोका पाकृन करनेका सत्तत प्रयत्न कर रहा हूँ। 

भेरे मतानुसार हिन्दू-धर्मका आस्तरिक स्वरूप सत्य और अहिसा हे। में वचपनसे 
ही सत्यका जिस सृक्ष्मताके साथ सेवन कर रहा हूं उतना मेने अपनी जान-पहचानके 
किसी व्यक्तिकों करते हुए नही देखा। अहिसाका जाग्रत छक्षण प्रेम -- वेरका न होना 
है। मुझे दृढ़ विदवास है कि मे प्रेमसे पूर्णत. आप्छावित हूँ। मुझे स्वप्नमे भी किसीके 
प्रति इेष-भाव उत्पन्न नही हुआ है। डायरके दुष्कृत्योके वावजूद उसके प्रत्ति मेरे मनमें 
वर-भाव नही है। जहाँ-जहाँ मुझे दुख दिखाई दिया, अन्याय नजर आया वहाँ-बहाँ 
मेरी आत्मा कराह उठी है। 

हिन्दू-धर्मका तत्त्व मोक्ष है। मोक्षके छिए में निरन्तर प्रयास कर रहा हूँ। मेरी 
सारी प्रवृत्तियाँ मोक्षकी खातिर हे। अपने देहके अस्तित्व गौर उसके क्षणमंगुर होनके 
सम्बन्धमें मुझे जितना विश्वास है उतना ही आत्माके अस्तित्व तथा उसके अमरत्वके 
सम्बन्ध है। 

इन्ही कारणोंसे में अपने-आपको कट्टर सनातनी हिन्दू मानकर सुखका अनुभव 
करता हूँ। 

शास्त्रोंका मेने गहरा अध्ययन किया है या नहीं, अगर कोई यह प्रइन मुप्तसे 
पूछे तो मे उससे कहेगा, किया है और नहीं भी किया है, एक विद्वानके रुपमें मेने 
उनका अध्ययन नहीं किया। मेरा ससक्ृत-सम्बन्धी ज्ञान नहीके वरावर है। भाणामें 
मिलतेवाह्े अनुवादोकों भी मेने वहुत कम पढा है। एक भी “बेंद ' मेने पुरी तरहसे पटा 
है, ऐसा दावा में नही कर सकता। तथापि धर्मकी दृष्टिसे मेने थरास्त्रोको अवइय थाना 
है। उनमें निहित रहस्थकों मे जान गया हूँ। वेद” पढे बिना भी मनृप्य गोक्षकी 
प्राप्ति कर सकता है, इस बातसे में अनभिन्न नहीं हूँ। 

शास्त्र पढनेकी, समज्ननेकी कुजी मेरे हाथ लग गई है। जो घानत-वचन सत्य 
अहहिसा और ब्रह्मचर्यका विरोधी हो वह चाहे कहीसे भी क्यो न मिला हो, अप्रामायिक 


३३४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है। शास्त्र बुद्धिसे परे नही है, जो शास्त्र वुद्धियम्य न हों उन्हे हम ताकपर रख सकते 
है। में सारे उपनिषदोकों पढ गया हूँ। मेने ऐसे उपनिषद्‌ भी पढ़े हे जिनके कुछ अब 
मुझे बुद्धिरम्म नहीं जान पड़े हे। इस कारण मेंगे उत्हें आधारभूत ग्रन्थ नही माता 
है। शास्त्रोंका अक्षर. पाछत करनेवाला व्यक्ति कोरा पढिण्त है ऐसा अनेक कवियौने 
कहा है। शकरातार्य आदिने एक-एक वाक्यमे शास्मोंका दोहत किया है और उन 
सबका तात्यय यह है कि हम ईदवर-भक्तिके द्वारा ज्ञान प्राप्त करे और उससे मोक्षकी 
प्राप्ति करे। अखा भगतने कहा है कि: 

जैसा भावे वैसे रहो 

जैसे-तैसे हरिको लहो।' 

जो शात्त मदिरापान, मांसमक्षण और पाखण्ड इत्यादि सिखाता है, उसे में शात्र 
तहीं कह सकता। 

स्वृत्ियोंके नामपर घोर अधम्म हो रहा है। स्मृत्ति धादि ग्रत्योंका बभरश पालन 
करनेके प्रयललमे हम अपने आपको नरकके काविक बनाते हँ। समृतिसे भ्रममें पढ़कर 
अपनेकों हिल्दू कहनेवाक्ता व्यक्ति व्यभिचार करता है और छोटी-छोटी छडकियोपर 
बलात्कार करने और कखवानेंके छिए तैयार रहता है। 

आज हमारे सामने यह विकट प्रश्न है कि इन सव गास्त्रोमे से हम किसे क्षेपक 
माने, किप्ते ग्राह्ष और किसे त्याज्य समझें। जितना कुछ मेने ऊपर बताया है अगर 
आज उस प्रमाणमें ब्राह्मण धर्मंका छोप न हुआ होता तब तो हम किसी ऐसे ब्राह्मण 
से पूछ कर जो यम-नियम आदिके पालनसे शुद्ध हो गया हो और जिसने अच्छा ज्ञात 
प्राप्त कर छिया हो, इसे जान लेते। ज्ञानके अभावमे भक्ति प्रधान हो जाती है। परासण्ड, 
दम्भ, मद और माया आदि पाप जो वरतमात सरकारमे अनेक उुपसे प्रकट हो रहे 
है उसके साथ अस्तहयोग करके हम जब आत्मशुद्धि प्राप्त करेगे तब कदाचित्‌ हैसे 
शास्त्रोका सार देनेवाला कोई ज्ञानी पुदंष मिल जायेगा। तवतक हम प्राकृत छोग 
सरह भावसे मूछ तत््वोका पालन करते हुए और हरिभकित करते हुए इस संसार 
विचरण करे। इसके अछावा मुझे कोई और मार्ग नहीं सूभ पढता। 

“गुर विन ज्ञान न होय” यह स्वर्ण वाक्य है! छेकित गुर मिछवा ही कठित है 
और सदुगुर्के अभावमे किसीकों भी गुरु मान वैठनेका मतछूव होगा सतास्सागर्स 
डूब जाना। गुरु वह है जो पार छगाये। जो स्वय तैरता नहीं जानता वह औरोको क्या 
पार लगायेगा? सच्चे गुर आजकल हो भी तो एकाएक देखनेगें नहीं आते। 

आइये, अब हम वर्णाश्रभपर विचार करे। मेने तो हमेशासे यही माना है कि 
चार वर्णोके वाद फिर कोई वर्ण नहीं है। मेरी मान्यता है कि वर्ण जन्मजात ही होता 
है। ब्राह्मण कुलमें जन्म ऐेनेवाला ब्राह्मण रहकर ही मर्ता है, कर्मसे गछें हो वह 
भन्नाह्मण हो छेकिन ब्राह्मण देह नही मिठता। ब्राह्मण पर्मका पालन कराबहा कर 
अपने कर्मानुसार क्षुदयोनि और पशुभोनिमें जन्म छेता है। मेरे जैसा रह्मण वीं 


१, सुतर भाव प्रेम तुं रहे; 
जेम तेम करने हरिने ल्हे । 


सवातनी हिन्दू कौन है ? ३३५ 


क्षत्रियवर्मका पालन करनवाछा वंश्य अगर जन्म-चक्रमे पड तो वह दुसदे जन्मगे भले टी 
ब्राह्मण अथवा क्षत्रियवे घरमे जन्म ले, इस जन्ममें तो उसे वैश्य -ी रूना दरोगा, 
और यही सच भी हे। हिन्दू-धर्ममे समग-समयपर अन्य धर्म आकार मिटने रहते /£ 
लेकिन वे उसी कालमे हिन्दू-धर्मके झपमे स्वीकार्य नही हुए। हिन्दू-समाज एक दर हैं, 
उसके गर्भमे प्रमाकर सब कचरा साफ हो जाता है, भान्‍्त हो जाता है। ऐसा होता 
ही रहा हैं। इटली, ग्रीम आदि देशोके लोग आकर हिन्दू-धर्ममे समा गये है, लेकिन 
उन्हें किसीने हिन्दू वनाथा नहीं था, कालान्तरमे अपने-आप ऐसी कमोब्रेशी होती 
रही। भगिनी निवेदिता-जैसे लोगोके हिन्दूवर्म स्वीकार कर लेनेपर भी हम उन्हें 
हिन्दूके छपमे नहीं पहचानते और उनका वहिष्कार अथवा तिर्कार भी नही कर्ते। 
हिंदू 'वर्म में आनेकी किसीको कोई आवश्यकता महसूत्त नहीं होती, हिन्दू धर्मका 
'पाकृत” सब कोई कर सकते है। 

वर्गात्षम एक कानून हे, उप्का व्यावहारिक रप जाति है। जातियोमे वामती- 
बढती होती रहती है, उनकी उत्पत्ति और उनका लय होता ही रहता हैं। व्यक्त 
स्य हिन्दू-पर्मका परित्याग कर सकता हे छेकिन व्यक्तिका बहिप्कार जाति ही करती 
हे। जाति-वहिष्कार एक प्रकारका दण्ड हें और यह सब जातियोके लिए सुलभ होना 
ही चाहिए। 

यह ति सन्देह जरूरी है कि बहुत सारी जातियाँ मिलकर एक हो जाये भीर 
इस प्रकार जातियोकी सझ्या कम हो जाये ? जाति परिपदे हिन्दू-धर्मको आघात पहुं- 
चाये बिता भी यह काम कर सकती है। अनेक वणिक जातिर्या एक हो जाये, उनमें 
परुपर भादी-व्याह होने लगे तो इससे धर्मको कोई नुकसान नही पहुँचता। 

पानी, अन्न और चादी-व्याहके सम्वन्धम हिन्दूं जिन नियमोका पालन करते हैं 
सो कोई हिन्दू-व्ंके आवश्यक चिक्त समझकर नहीं। हिन्दू-वर्ममें सयमकों प्रधानपद 
दिये जानेके कारण पानी, भोजन और विवाह आदि गृद्ष्म प्रतिवन्धीका पालन किया 
जाता है। उसे में निन्‍ध नहीं मानता तथापि जो इसका पाछन नहीं करते उन्हें मे 
धर्म-श्रष्ट हुआ भी नहीं समझना। प्रत्येक स्थानपर पानी, भोजन, विवाह आइिबग 
व्यवहार न रखनेकी वातकों में शिष्टाचार मानता हूँ, उसमे आरोग्य और पत्रित्रताली 
रक्षा निहित हें, छेकिन तिरकारके रुपमे किसीके घरके भोजन अथवा पानीका त्याग 
करना हिन्दू-बर्मके विरुद्ध हे, ऐसी मेरी मात्यता है। अनुभवपर आधारित मेरी सह 
दृढ़ मान्यता हे कि परवर्ण अथवा परधमंके व्यक्तिके साथ शादी-विवाह अथवा गाने- 
पीनेपर जो प्रतिवन्ध हे वह हिन्दू-धर्मकी सम्कृतिके [पौधेके ] लिए बाद है। 

पूछा जा सकता हे, ऐसा माननेपर भी में मुसलमानोके यहाँ भोडन कयो झर 
लेता हूं? इसलिए कि में उनके घहा भोगन करने हुए भी समम-बर्मंद्रा पूरा पादन 
कर सकता हूं। पकी हुई चीजमें इवछूरोटी ही छेता हें क्योकि उबसरोदी पकानेयी 
क्रिया विछुल शुद्र है और जिस नरू सीलकों किसी नी नंगह पाकर साझा था 


ढा 


सह़ता हैं उम्मी हार रोढों (सयाती नहीं) ताहे जिस ह्वादनसे टी जा सड़ती हैं 


१. मार्यद 7० नोगछ, (:८६७-१९११ ), व्वि्धददगी एज ब्लेरिती हि । 


३३६ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


तथापि मेरे साथी उतने सयमका पाछन नही करते और मुसलमान तथा अपनेसे 
इतर वर्णोक्षे छोगोंके यहाँ शुद्ध रीतिसे पका हुमा खाध पदार्थ भी छे छेते है। ऐसा 
करनेमे वे जाति बहिष्कारकी जोखिमकों अपने सिरपर छेते हे, छेकिन इससे कोई 
उनके हिन्दू होनेके अधिकारकों नहीं छीन सकता। मेरे आश्रमके लोग सन्यासियोपर 
छागू होनेवाल़ें कुछ तियमोका पाछन करते हे। वहाँ हिन्दू-धर्मका अनुकरण करजेवाली 
नवीन जाति अथवा नवीन व्यवहारका --जो इस युगधर्मके अनुकूल हो --- निर्माण 
हो रहा है। इस कार्यकों में एक प्रयोग मानता हूँ जो फल्लीभूत होनेपर अनुकरणीय 
होगा और निष्फ होनेपर इससे किस्तीकों कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि 
प्रयोगका मूल आधार सयभ है। उद्देश्य यह है कि सेवाधमंका आसानीसे पालन किया 
जा सके और आज जब कि धर्म सिर्फ खाने-पीनेकी बातो तक ही स्तीमित रह गया 
है उस रिाजकों उसका उचित और गौण स्थान दिया जा सके। 

अब' रही भस्पृश्यता। अस्पृश्यताके विचारकी उत्पत्ति कब हुई, इसके बारेमे 
निश्चित रुपसे कुछ नही कहा जा सकता; में भी सिर्फ अनुमान ही छुगा सकता हूँ। बौर 
वह सच भी हो तकता है या झूठ भी; लेकिन अलुदयता अभर्म है-- यह तो एक अत्था 
भी देख तकता है। जिस तरह रूढ़ दुरबृद्धि हमें अपनी आत्माकों नही पहचानने देती, 
उसी तरह हम उसके कारण अस्पृश्यतामे निहित अधर्मको भी नहीं देख पातें। किसीकों 
भी पेटके बढ चना, गाँवसे वाहर अछूग रखना, वह मरता है या जीता इसकी 
प्रवाह न करता, उसे जूठा भोजन देना धर्म कदापि' वहीं हो सकता। पजावके जिस 
अन्यायके विरुद्ध हम आवाज उठा रहे हे उससे कही अधिक अन्याय हम अन्त्यजोपर 
करते हे। अन्तयज पड़ौसमें रह नहीं सकते, अन्त्यज अपनी जमीन नहीं रस सकतें, 
अन्यजोकों देखते ही हम 'अलूग रहो, छूना नहीं चिल्छा उठते हे, अन्त्यजकों' अपनी 
गाडीमें बैठनकी हम अनुमति नही देते --यह सब हिन्दू-धर्म नही, यह तो डायरबाही 
है। अस्पृश्यतामें संग्रम तही हैं; माँ मैछा उठानेके बाद स्तान किये बिना किसीकों 
नही छूती, यह उदाहरण अस्पृह्यताका समर्थन करनेके छिए दिया गया है। फैंकित 
वहाँ तो माँ स्वयं किसीसे छू जाना नहीं चाहती। अगर भगीके सम्बन्ध भी हम 
इसी लनियमका पाछन करे तो किसीकों कोई एतराज न हो। भगी आदिकों असृष्य 
मानकर हम गन्दगीको सहन करते है और रोगोंको उत्रन्न करते है। यदि हम अं: 
इयको स्पृष्य माने तो हम अपने सम्ाजके उस अगकों साफ रखना सीख जायगगे। 

भगियोके घरोकों तो मेने अनेक वैष्णवोके घरोसे साफ पाया है। उनमे से ठुछेक 
लोगोंकी सत्यवादिता, सरछता और दया आदिकों देखकर में चकित रह गया हू! 
मेरी मान्यता है कि हिन्दू-धर्ममे अस्पृध्यता झूपी कछिने प्रवेश किया इसीसे हम पतित 
हो गये और उसके परिणामस्वरूव गोमाताकी रक्षा करनेमें भी पम्थे तहीं बंचें। जब- 
तक हम इस डायरशाहीसे मुक्त नहीं होते तवतक बग्रेजी डायरशाहीसे मुक्त होनेका 
हमें कोई अधिकार नहीं। हे 

[गुजरातीपे | 
भंवजीवंन, ६-२-१९२ १ 


१६३. भाषण: पटलामें' 
६ फररी, १९२१ 

महात्मा गाधीने बेढे-बेंठे भाषण शुरू करते हुए फहा: मुझे इस दातकी बड़ी 
लज्जा है कि मे और मौलाना मजहरुल हुक इंग्लेडमें साय-ताय रहे भौर भारत लौदते 
हुए भी हम एक ही जहाजमें' थे; फिर भी से इसे भूल गया। जब मुझ्तें इस घातकी 
थाद दिलाई गई तद मुझे स्मरण आाया। लेकिद मुप्ते प्रसक्षता है कि दक्षिण आफ़िसासे 
भारत वापस आ जानेके समयसे लेकर मौलाना सजहरुल हकके साथ मेरी मित्रता 
लगातार बढ़ती रही और दरमसल में पदनामें उनके घरको अपना हो घर मानता 
हूँ। उन्होंने आपको बताया है कि खिलाफतके मामलेमें सबसे पहले मेने आवाज उठाई 
थी। यदि यह बात सच है तो इस तरह मेने केवल अपता कर्त्तव्य ही निभाया है। 
घूँकि में एक पक्का हिन्दू हैँ भौर अपने धर्मके अनुसार जीवन विताना चाहता हूँ, 
इसलिए मेने यह अनुभव किया कि मुझे मुसलसानोके प्रति मंत्रीभाव रखना ही चाहिए। 
मुझे उनके घर्मका साथ देना चाहिए और अपने घ॒र्मकी तरह ही उनके घर्मकी रक्षा 
फरनो चाहिएं। में आपको फिर विश्वास विछाना चाहता हूँ कि जवतक खिलाफतके 
अन्यायका सन्तोषजनक रूपसे निराकरण नहीं हो जाता तबतक मुझे सन्तोष नहीं होगा, 
भले ही इस प्रयत्तमें मुझे अपने प्राण ही क्‍यों दे देने पड़ें। मौलाना मजहरुल हकने 
आपको यह बताया है कि इस राष्ट्रीय महाविद्यालयका उद्घाटन करके हम स्थरा- 
ज्यकों नींव डाल रहे हैं। मेरे मित्र श्री हकने इस महाविद्यालयकी स्थापदा कर दी 
है। में तो सिर्फ औपचारिक रस्म पूरी कर रहा हूँ। मेने आज प्रातः जब छात्रोको 
धद्धापूर्वेक प्रायंता करते हुए देखा तो मेरे सनमें यह प्रझम उठा कि कया हमारे किसी 
सरकारी फाल्ेजमें इस तरहकी प्रार्यत्रा को जाती है। मुझें उयाक् आया कि मव हमारे 
भोतर एक उचित भाव पंदा हो रहा है। मुझे राष्ट्रीय महाविद्यालय भौर राष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय दोनोंका उद्घाटन फरना हे। विद्यापीठ हमारे राष्ट्रीय विद्वविद्यालयका 
काम देगी। यह प्रान्तकी राष्ट्रीय संत्याओंमें शिक्षको नियन्त्रित फरेगी, पाठ्यकम 
निर्धारित करेगी और सामान्यतः राष्ट्रीय शिक्षाका संचालन फरनेका साधन होगी। 
हमने मौलाना हककों कुलपति, बाबू ब्रजफिशोर प्रसादको उपकुरूपति और बाबू राजेन्दर 
प्रसादको प्रधानाचार्य एवं छुछ-सचिव (रजिस्ट्रार) चुना है। प्रान्तीय महाविद्यालय 
विक्षा-समितिके' सदस्य इसको सोनेदक्के सदस्य होगे और मभिषद्‌ (सिंटोकेट) उन्होंमें से 

२. यह भाषण विद्वार राष्ट्रीय विश्ववियाल्य भर रा्रीप मद्ावियाल्य, परनके झदबारत छमारोएफ 
भवस्तरपर दिया गया था। 

३. सन्‌ १८९२ में । 

3, विद्ारम का्रेश्न दाता नियुक्त उम्रिति । 

१९-२२ 


३३८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बनाई जायेगी। से चाहता हूँ कि आप जिस उद्देश्यके लिए काम कर रहे है उसकी 
महानताका अनुभव करें। मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि सब उपाध्याय और 
इन संस्थाओंसे सम्बन्धित अन्य लोग विहारके खरे और उत्साही कार्यकर्ता है। बाब 
ब्जकिशोर और बाबू राजेल्रप्रसाद मेरे लिए भाईके समान है भौर मेरा उनका साथ 
चम्पारनमें उस समर्यां बहुत दिनोंतक रहा और हमने साथ-साथ मिलकर काम 
किया, जब वहाँ हमारे साथ आने और फास करनेके लिए बहुत कम लोग तैयार होते 
थे। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्वमें हमारी संस्थाका काम बड़े जोशके साथ आएे 
बढ़ेगा, क्योंकि में अच्छी तरह जानता हूँ कि वे ऐसे आदमी हे जो इस कामके हिए 
प्रस॑न्नतापूरवक अपने प्राण भी दे देंगे। मे आप उपाध्यायोंसे यह कहना चाहता हें कि 
आप अपनी प्राचीन सहान संस्कृतिके अनुरूप और अपने पुराने ऋषियोंके आदर्शके 
अनुसार जीवन बितायें; यदि आपने ऐसा किया तो विश्वास रखें कि इस संत्याकी 
बुनियाद डालना सचमुच स्वराज्यकी बुनियाद डालना ही है। छात्रोंको सम्बोधित करते 
हुए उन्होंने कहा; कालिदासने एक जगह कहा है, ” नवदीक्षित विष्प मितता ज्ञान 
ग्रहण कर सकता है, गृर उत्तकों उतना ही वे सकता है। ” हमारे भीतर जितनी प्रतिभा 
होगी शिक्षाके द्वारा उसीका रूप व्यक्त किया जा सकेगा। गुरका कास है कि वह 
छात्रकी उसके अन्दर विद्यमान प्रतिभाकों विकसित करे और उसे प्रकाशमें छागे। 
आशा है कि इस महाविद्यालयके छात्र अपने गुरुजनोंसे इस तरह ज्ञात प्राप्त करेंगे 
और अपना जीवन इस तरह बितायेंगे कि यह संत्या देशके लिए आदेश बन जाये। 
पाण्डे जगन्नाथ प्रसादजीने हमारे सामने जो प्रार्थता पढ़कर सुनाई है उत्रें 
मुझे हमारे फामकी छुंजी दिल्लाई पड़ो है--हम सत्यको प्राप्त करें, अन्यकारतसे प्रकाहमें 
प्रवेश करें और मृत्यु-जैसी अवस्थासे जीवन प्रवेश करें। यह असहयोग है और हमारे 
द्वारा स्वराज्यकी प्राप्ति प्रकाशमें प्रवेशका लक्षण है। हम अपनो वर्तमान होगी सरकारसे 
सहयोग करके उत्तके सम्पर्क-दोषसे स्वयं दृषित हो गए हे और उसके अपराधमें सापे- 
दार भी बन गये हे। हमने अबतक इसलिए ऐसा किया है क्योकि हम भी वंसे ही पापी 
है। किल्तु फिर भी हुस ईइवरमें विश्वास रखते हे और उससे डरते हे। अन्ततोगला 
हमें यह प्रतीति हो गई कि यह सरकार गलत रास्तेपर है और इसकी झ्ासत-प्रणाली 
दृषित है। इसलिए हम इस निर्णयपर पहुँचे हे कि जबतक इसकी कायापत्द नहीं हो 
जाती तबतक हम इससे सहयोग नहीं कर सकते। में व तो साज्ञाज्यते और न उसके 
संचालकोंसे घृणा करता हूँ। भे तो उसकी प्रणा्लीको नष्ट करनेपर तुछा हुआ हूं। 
मेरे सनमें कित्रोके लिए भी धुणा नहीं है और इन लोगोंके लिए भी प्रेम-मावके सिवा 
मेरे सम कोई दूसरा भाव है ही नहीं। किन्तु यदि मेरे पिता या भाई भी ऐसा हो 
आचरण करते, जता सरकारने किया है, तो भी मे यही अनुभव करता हि ज्नते 
सम्दस्थ तोड़ देना मेरा कर्तव्य है। यदि कोई पुत्र अपने पापी पिताके साथ रहता है 


१, १९१७में । 


भाषण , पटनामे ३३९ 


तो बहू उस कारण अपने पिताके अपराधमें भागीदार बन जाता है और फोई भी धर्म 
ऐसी साझेदारीकी, चाहे वह पिता और उसके पुत्रके वीच ही क्यो नहों, अनुमति 
नहीं देता। ईइवरका यह स्पष्ट और अनिवार्य आदेश है कि यदि किसौके निकटतम 
और प्रियजन पापरत हो तो वहु उनसे सहयोग करना घन्द फर दे। 

इसलिए विश्वविद्यालयका पहुला कार्य असहयोगके आद्शकी शिक्षा देना और 
उसके मूलभूत सिद्धान्त, पूर्ण अहिसा, पर जोर देना होगा। इसके बाद गाधौजीने 
कलफत्तामें छात्रो द्वारा दिये गये धरनेका और अपने उन सित्रोपर जो उनके साथ 
सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, डाले गये अन्य दवावोंका उल्लेख किया। उन्होंने 
कहा: मुझे भरी श्ञास्त्री' और परांजपेके' साथ वसम्वईमें किये गये व्यवहारकी बात 
सुन कर बहुत दुःख हुआ है। में आपसे कहना चाहताहूँ कि थे छोग सचमुच 
ही सच्चे देशभवत हे। यदि ये व्यक्ति भारतके शत्रु है तो में उसका मित्र कंसे हुआ ? 
उन लोगोंका आन्तरिक विश्वास है कि सरकारसे सहयोग करके देशका हित सधघेगा 
भौर गांधी देशकों गलत रास्तेपर ले जा रहा है। ऐसे मतभेद तो मवद्य ही होते 
रहेंगे; लेकिन उनका आशय यह क्रमी नहीं हो सकता कि ये छोग देशभक्त नहीं 
--देतके शत्रु है। उनके प्रति शर्म-शर्मके तारे लगाना और उतकी आदरपुर्वक 
बात ने सुनना छात्रोका कर्तव्य नहीं हैं। यदि छात्र उनको सलाहकों सम्मानपूर्वफ 
और ध्यानसे सुनते तो ऐसा फरना भारतकी प्राचीन संस्कृतिके अनुरूप होता। 
सभाओंमें विष्न उपस्थित करना, शोर मचाकर धक्ताओंकों वंठा देना, उनपर पत्थर 
तक फेंफना अंग्रेज लोगोका रिवाज है। श्री लॉयडड जॉर्ज और श्री चचिलकों' शोर 
मंचाकर और पत्थर फेंककर बेठा दिया गया था। छेकिन यह स्वभाव भारतकी 
संस्कृति और सम्यताके विपरीत है और यदि आप असहयोगकों वस्तुतः सच्चे हृदयसे 
चलना और सफल बनाना चाहते हैं तो आपको यह छोड़ना पड़ेगा। “ शर्मनदार्म 'फे 
नारोसे लोग कभी मित्र नहीं बन सकते और थे हमारे विरोधी हमारे समर्यंक हो 
सकते हे। यदि हम उनसे प्रेम करें मर आदरपुर्वक बरतें तो हम फभी-न-कनी 
उनको सिन्र बना सकते है। 

मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय अपनी शवितका उपयोग केवल हमारे साहित्यिक 
ज्ञानकी वृद्धिमें ही नहीं करेगां। उसका मुस्य कर्तव्य तो युवकोंके मत्तिप्को्में हमारी 
सम्यताके सिंद्धात्तोको बदमूल करना और उनमें स्वतत्त्रताफी सच्ची और उत्कट आकांक्षा 


१ सीनिवाप्त शार्री | 

२. रेंगछर खुनाथ पुरपोत्तम परांजपे (१८७६-१९६६); शिक्षा-भाखी; दाउलीप राजनीतिश; पूनोे 
फ्ुतन काहेयके प्रिंसिपल; बस्गई छरफ़ारमें शिक्षातल्ी (१९२१-२३ ), इतिया कौसिस्फे सदस्प, १९४४ में 
भार्टेल्यिमें भारतके हाई कमिश्नर । 

३. सर विन्तन लियोन सेंसर चचिल (१८७८-१९६५), भप्रेज र,ज्नोपम और उन्पद्वार, उपर वैश 
उपनन्ती, १९०७-६८; चुद समग्रीसनी, २६९१७, युदमन्री, १५१८-२१; प्रषान पत्नी, १९४०-४०, ५१-००; 
१९०३ में प्तादित्यर नोवैह पुरक्तार दिपा गषा । 


गे सम्पुर्ण बांदी वाहुनय 


पैदा करना होगा। हमें पहला काम्र यहू करना होगा कि हमने अवतक लो-कुछ सोजा 
है उत्तमें से वहुत-छुछक्नों हम भुरा दें बौर अपनों महान श्राचौद संत्कृतिके अनुस्तर 
लींवन ध्यतीत करनेका प्रवत्त करें। यदि मेरा कोई वकीछ मित्र वकालत छोड़मेसे 
इनकार करता हैं तो हमारा यह कर्तंव्य नहों है कि हम उससे यह जबाव-तलब करें 
कि उसने शी हुकका अनुकरण दयों वहीं क्षिया। झरियामें एक बक्तील हैं। मेने उनसे 
सहन भावत्ते वकालत छोड़नेके लिए कहा, श्री मुहम्मद अठौने भी उनसे यही प्रार्दता 
कौ; और परिणामत्वहप कदाचित्‌ अवतक वे अपनी वकालत छोड़ चुके हेँ। लेकिन 
यदि उन्होंने अपनी वकालत ने भी छोड़ी हो तो भी दे देश्के शातरु कद्पि नहीं है। 
दे हुदयसे ऐसे हो सच्चे हूँ जेसे हम। यदि सच्चा मतभेद होनेसे या पर्याप्त स्ाहड 
न होनेसे हमारे मित्र आज हमारा साथ नहीं दे पत्ते हें तो वे हमारी धृणाके पात्र 
नहीं समझे ना सकते। 

घरजऊेके सम्वन्धमें उत्होंने कहा: हमें चरलेका महत्व कम नहीं आाँकता चाहिए। 
चरदा चलाना पंजाब और खिल्लाफतके अन्यायोंका निराकरण करना है। ये दोनों बातें 
एक-दुतरेसे वंवी हुई हैं। सच्चे हृदयते चरल्ला चलानेपर ही हम देशके सच्चे सिपाही 
बन सहैंगे। चरता वो मशिक्षित छोग भी चला सकते हैं। लेकिन में चाहता हूँ कि हम 
लोगोंमें जो पढ़ें-छिल्ले है वे चरजा चलायें मौर यह मनुभव करें कि वे जितना ण्यादा 
सूत्र का्तेंरे, देश उतना हो आगे बढ़ेगा। जमीतक तो हम सब नदानसे ही काम छेते रहे 
है; मे चाहता हैँ क्रि अब हम अपने हायोते भी काम हें, कित्तु तलवार उठनेके लिए 
नहीं बल्कि चरदा चलानेके लिए। यदि जाप इतना कर उक्ते कि एक भी भाखोय 
बिदेशोंमें बने हुए कपड़े और विदेशों मृतसे तैयार किये हुए कपड़े त पहले तो जाप 
घौरे-घीरे अपने भीतरक्ती भ्रक्तिको महमुस्त कर सकते हे और यह समझने उग सकते 
हूँ कि हमें अब स्वराज्य सिलनेवाला है। भागे चलकर उत्होंते कहा: मुझे छोटी-छोटी 
रड़क्तियोने कुछ लेबर विये है। बंगालमें बहुतनती महिताओंते यह वचन दिया हैं कि 
बे घृत का्तेंगी। न्यायभूति भरी पौ० आर० दात्तकों उड़कियोंने चरखा चढाता और 
सर पहलता आरम्म कर दिया है। दंगाहुमे मेरे पाप्त लड़कियाँ लौर विवाहित 
युव्ियाँ आईं थौं। उन्होंने मुझसे कहा कि चूँकि स्वराज्यके विदा उनकी स्थिति दिब- 
वालओं-जंसी है इसलिए बे जेदर नहीं पहनेंगी। मे चाहता हूँ कि इस स्मयक्ी स्पित्ि- 
को सभी इस लड़कियों और युवतियोंकी तरह मानें। गांवीनीने इसके वाद घोषणा 
की कि वे हालमें जब झरिया गये थे तो वहाँ उद्वकों राष्ट्रीय विव्वविद्यालयके लिए 
६०,००० रपये मिले ये। रकसका अविकांश गुजरातियों, वंगालियों औौर मारवाड्योंव 
दिया। इसो लिमित्त दो हजारकी रकर कटरसके एक बंगाली जमीदारने दी। प्रायः 
ये सनी दानी सज्जन विहारके बाहरहे है मौर फिर भी उत्होंने इतती वड़ीवजी जय 
इसलिए दी हे क्ष्योंकि वे यह अनुभव करने लगे हे कि राष्ट्रीय विदवविद्यालय बदपि 


१, चित्रर॑नन वातके साई; पत्ना उच्च यावरत्यंत दाप्रवीक्ष 


भाषण * पदनामें अहिसापर ३४१ 


बिहारमें स्थापित किया गया है फिर भी बह दाप्टरके लिए कार्य फरेगा। जब छोटी- 
छोटी रूड़किपोन मेरे पास आकर मुझे अपने जेचर दिये तब मुझे तो रोना ही आा गया 
““ यद्यपि सेने अपने आँसू पी लिये, वयोक्ति हमें इस समय दिसी प्रकारफ्ी भी झमजोरी 
नहीं दिखानी है। में आशा करता हूं कि आप भी अपना हृदय ऐसा ही प्रिन्न बना- 
येंगे जंता कि इन लड़फियोका है। में ईव्वरसे प्रारयदा करता हूँ फि हमारा यह राष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय उन्नति फरे और जिन छोगोने इसके लिए प्रयत्त फिया है वहु उन 
लोगोके उत्साहपूर्ण परिश्रमके स्थायी स्मारकके रुपमें कायम रहें। उन्होंने घनकी अपील 
फरनेके वाद अपना भाषण समाप्त किया। 

[अग्रेजीसे ] 

सर्चलाइट, ९-२-१९२१ 


१६४. भाषण: पटतासें अहिसापर' 


६ फरवरी, १९२१ 
इसके बाद क्वानोंको बहुरा फरनेवाली तालियोकी गड़गड़ाहुटके बीच महात्मा 
गांधी बोलनेके लिए उठे। उन्होने फहा कि में आपका बहुत समय लेना नहीं चाहता। 
मौलाना मुहम्मद अलीके भाषणके वाद मेरे लिए कहने योग्य कुछ नहीं बचा है। 
उन्होंने जो-कुछ कहा है पह ठीक है भौर अच्छा है। मेरा मार्ग अहिसाका मार्ग है। 
में उत्त व्यक्तिकों भी मारना नहीं चाहता जो मुझे अपना शत्रु मानता है। मेरे भाई 
मौलाना मुहम्मद अली इससे विरुद्ध सिद्धान्तोमे विश्वास रखते हे। लेकिन इस मतभेदके 
बावजूद हम दोनों सगे भादयोंक्ी तरह रह रहे है। हम तीनो (मौलाना शौरत अली 
सहित) जहाँ भी जाते हे, जिस ओर भी मुड़ते हैं, अहिसाका ही प्रचार फरते है। 
यदि हम अहिसताका पारून न॑ करेंगे तो हम निश्चय ही असफल होगे। हममें तरूवारसे 
लड़नेकी शक्ति नहीं रही है। भुझे विश्वास है कि हम फेवल अहिसासे ही स्व॒राज्य, 
भर्यात्‌ रामराज्य या धर्मराज्य, प्राप्त कर सकेंगे। गांधीजीने गाली-गदौज करने, उराने- 
घमकाने और हाट लूटने-जंसी हरकतोकी त्ीत्र निन्‍्दा की और कहा: यदि हमें स्वराज्य 
मिलनेमें देर हो रही है तो इसका कारण यही है कि हमने अहिसाफा पाठ भल्ी- 
भाँति नहीं सीवा। 
भरी मुहम्मद अलीन श्री हुतत इस्राम और अपने एक पुराने यूरोपीय प्राध्यापफसे 
जो अनुरोध किया है वह उचित है। वे उन्हें समझ्ा-वुसाकर और प्रेमसे अपने पक्षमें 
सम्मिलित करना चाहते है जौर उनका विश्वास है कि थे जल्दी ही उनके साथ हो 
जायेंगे। उन्होंने गाँवोंमें उत्पन्न जागृतिकी चर्चा करते हुए दहा कि गाँवोके छोगोमें जो 


१, मदरसा-मत्तजिदक मैदानमें दोपहरफ़ों हुई लावेजनिक समामें । 


रेड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


देतता पैदा हो गई है, उनमें नो शक्ति बा गई है उसे कायम रखा जाना चाहिए। 
सद्यपादकी उनको दुलवे छुड्वातके लिए किसी तरहकी हिस्ाका प्रयोग नहीं करता 
चाहिए। हम उनसे इन दुराइयोंको केवल उनके साथ असहयोग करके, भर्यात्‌ उससे 
कोई सहायता व्‌ हे कर या उत्हें कोई सहायता थ देकर छुड़वा सकते हे। यदि मुन्तत- 
भाव किसीछों जबदंत्ती मुसल्माव बदाते हे तो मे उनते भी ऐसे ही हडगा जैसे तर- 
कारसे हड़ता हें! यदि मेरा पुत्र शराब पीने रूगे तो मे उसे सारते-पीठनेक्षे बजाय 
अपने घरते दिकल जानेके लिए कहुँगा और फिर उसे छिसी भी प्रकारकों सहायता 
तहीं दूंगा भौर इस प्रकार उससे शराब पीनेक्षो लत छुड़वाऊँगा। मुझ्ते उसके विरद 
हितताका आशय लेतेका वस्तुतः कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यदि ताप संद इस 
बातकों भली-भाँति सद्त् लें और उत्तपर भाचरण करें तो इसमे कोई उन्देह चहों है 
कि हमें अगले सिहस्व॒रतक स्वराज्य मिल जायेगा। भेने सदा हो दिहारकों भूमिको 
पवित्र मात्रा हैं। भे उम्पार्तमें बहुत दिनोंतक कितानोंके बीच रहा हूँ।! यदि वहाँ 
किप्तो भो जगह कोई हिला हो तो उससे मुझ्ते बहुत दुःख होगा। 

[बंगरेजीसे | 

स्चंहाइद, ९-२-१९२१ 


१६५. टिप्पणियाँ 


उहरका दुरुपयोग 

एक मित्र इस तथ्यकी ओोर ध्यात खींचते हे कि उादी पहलनेवाले वहुत-से 
लोग खहरको मगरूरी, वदतमीजी -- भर सबसे बुरी दात तो यह है कि भोडेवाजीका 
पखाना उमझतें हे। इन मित्रका कहना है कि ऐसे छोष अत्नहयोग और सलक्ी 
भाववाते कोचों हर है। उनका उहूर पहुतता महज एक ढोंग है-- बपती धोत्वाधडी- 
पर पर्दा डाले रहनेकी सिरे एक चार! यह सव हो सकता है, ला तौरपर इस सक्मण 
काछमें, जद कि दहर पहनता प्रश्न बनता जा रहा हो। इत पत्र छिलनेवाले गराईसे 

भूझे सिज्े इतना ही कहना है कि जद॒रके ऐसे दृष्पयोगक्तों भूलते भी उदरके इस्े- 
मालके विरोनक्ा कारण नहीं दनाया जाना चाहिए। आजकी हाल्दमे जो ऐसा मानते 
है कि हिन्दुस्तानी मिकें देशकी जरूरतके छाबक कपड़ा नहीं बनाती घौर इसलिए 
घरोंपर कण्डा बुनकर इस जहूरतको जह्दीसे-जल्दी पूरा कला चाहिए तथा पर्दे 
कताईको सर्वेप्रिय बनाकर ही यह किया जा सकता हैं, उन सबके लिए छहर पहला 

लाजिमी है। देशकी सबसे वड़ी भाधिक जरूखकों व्यवहासमे मंजूरी देगंसे बषिक 

उद॒रके इस्तेमाउक्ना और कोई मतरूव वही है। एक बुरा आदमी भी इस जहरतको 

मान सकता है और उत्त हालतमे वह भी खहटर पहलनका पूरायूरा हकदार है। बौर 

बगर कोई सरकारी जादूब छोगोंको घोजा देनेके लिए जहर पहचता है तो में उतका 

भी स्वागत कहुगा, इयोकि उसे देशकों ुछ-त-कुछ बाधिक छाम तो होता ही हैं 


१. उन्‌ १९१७ में चण्पाएत-सत्माम्त समय । 


टिप्पणियाँ 2४३ 


हां, यह जहर है कि में सहर पहननेवालेंफ़ों अनुचित श्रेय नहीं दंगा। और उमदिए 
में यह माननेकों कभी तैयार नहीं होऊँगा कि साठी सह पहन छेनेस ही बह नेक- 
चलन या अच्छ गुणोंवाल्ता हो गया है। उसका यह मतलब हुआ कि सरकारसे संद्धवोग 
करनेवाले और मरकारी नौकर भी अगहयोगी समसे जानेका सतदा उठाये बिना सदर 

पहन सकते हे। भोले छोगोकों ठगनेके छिए कई धूत मन्दिरमें जाते है, पर सच्चे 
भक्त फिर भी मन्दिर जाना नहीं छोइते। ठीक इसी तरह हमें भी सहस्से मुँह 
नहीं मोइना चाहिए। में एक ऐसे ससद सदस्थकों जानता हूँ जो मद्य-निषेषके बहुत 
कट्टर समर्थक बनते थे, और इसकी ओटरमें उन्होंने अपने वहुत-मे ऐवोकों छिपा रुगा 
था। कुछ ही दिन हुए एक बहुत ही धृष्ट और मककार संदोरिया मद्य-निषेषका समर्थक 
वनकर भले आदमियोकी सोहबतमे प्रवेश पा गया था। किसी कविने ठीक ही कहा 
है. “पाखण्ड व्याजान्तरसे सदाचारकी प्रभस्ति ही है। 

क्षमा-याचना 
श्री अडवानीके नामसे छपे पूर्व आफ्रिकाके खरीतेंसे' सम्बन्धित लेखके लिए में 

पाठकोसे माफी माँगता हूँ। उत्त छेखमे जो दृष्टिकोण जाहिर किया गया है, वह उसमें 
दिये गये तथ्योसे मेल नहीं खाता। भाषा भी गैरजरूरी तौरपर तीखी हो गई है। 
में मौजूदा शासन-प्रणालीकी तीत्र भर्त्ना करता हूँ, मगर जान-बुझ्कर गैखाजित 
निन्‍्दाका गुताह कभी नहीं करूँगा। यह खरीता पूर्व आफ्रिकाके भारतीय प्रवासियोके 
साथ न्याय करनेकी एक सच्ची कोशिग है। यह सच है कि यह ख़रीता भारतमें हुई 
जागृतिके ही कारण भेजा गया है। लेकिन तव भी इसका श्रेय तो सरकारको देना 
ही होगा कि यदि उसके अस्तित्वपर कोई खतरा न हो तो वहु छोकमतका खाकर 
करती है। यह भी तच है कि अभीतक उसका रवँंया सरपरस्तीका ही है। डेकिन 
जबतक अग्रेज अपने आपको हमारे वरावरीके साझीदार समझनेके बदले अपनेको हमारा 
टस्टी मानते रहेंगे, तवतक उनसे दूसरी उम्मीद भी क्या की जा सकती है, लेकिन 
सरकार और पाठकोसे माफी माँगतें समय मुझे अपने सहकारीके साथ भी न्याय करना 
ही होगा। श्री अडवानी ईमानदार और निष्ठावान सहकारी हे। वे स्थिर मन और 
ठंडे दिलसे छिखनेकी कोशिग करते हे। मगर साथ ही वे नौजवान, महत्वाकाक्षी और 
नातजुर्वेकार हे। हम सव छोगोकी तरह ही अपने ख़यालोंकों विदेशी जवानमें छिखनेकी 
दिक्कत उनके आगे भी है। एसी सूरतमें, जैसी गलतियाँ उनसे हुई उनसे बचना 
मुदिकिल ही है। फिर भी में इसलिए माफी माँग रहा हूँ कि कही पाठक बह न समझ 
बेठें कि मेरे सहकारी या दुपरे छेखक जो-कुछ भी लिखते है, उस सबमें मेरी रजा- 
मन्दी है। 'यग इंडिया! निष्पक्ष और न्याय-पक्षपर रहे, यही में चाहता हें और हर 
दम मेरी यही कोशिग रहती है। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ९-२-१९२१ 


१. यह खरीता भारत तरकारने साझाज्य सर्काज़ों भेजा था, ल्त्िमे पूर्प आफिगफ़ी जलीए निर्भेदा 
ता जाति-पृथाफ़रणक्ी नीतिका कड़ा विरोध किया गया था । 


१६६- सबसे बड़ी बात 


भाशा करनी चाहिए कि असहयोग आन्दोलनकारी इस बातकों स्पष्ट समझ छेगे 
कि राष्ट्रकी प्रगतिमे हित्ता जितनी बाधक है उतनी अन्य कोई चीज नहीं। आयरलेडका 
हिंसा द्वारा स्वाधीनता प्राप्त कर सकता सम्भव हो सकता है। टर्ककि लिए हिसाके 
द्वारा एक खास समयमे अपने खोये हुए प्रदेश वापिस छे सकना भुगकिन हो सकता 
है। किन्तु भारत सौ सानबतक इस उपायसे स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योकि 
यहाँके छोगोंकी रचना ही अन्य राष्ट्रोके छोगोसे भिन्न तरीकेपर हुईं है। उनका छालम- 
पाकन कष्टसहुनकी परम्पराओके बीच हुआ है। सही हुआ हो या ग़लत, अच्छा हुआ 
हो या बुरा, लेकिन सचाई यही है कि भारतमे इस्छठामका विकास भी शान्तिपूर्ण 
ढंगसे हुआ है। में कहूँगा कि अगर इस्छामके अनुयायी भारतमें इसके सम्मानकी रक्षा 
करना चाहते हे तो शान्त और सौम्य ढंगसे, जागहकता और साहसके साथ चुपचाप 
कष्ट-सहन करके ही वे वेसा कर सकते हे। में इस विलक्षण धर्मका जितना अधिक 
अध्ययत करता हूँ, मेरा यह विश्वास उतना ही अधिक पृष्ठ होता जाता है कि 
इस्लामके ऐद्वर्थशा आधार तलवार नहीं, बल्कि इसके प्रारम्भिक खलीफाओकी कष्ट- 
सहनकी प्रवृत्ति और उदारता है। इस्तामका पतन तब हुआ जब उसके अनुयायी भ्रम- 
वश बुरेको अच्छा मानकर मनृष्य-जातिके सम्मुख तलवार खीचकर खड़े हो गये और 
इस्ाम-पर्मके संस्थापक तथा उनके शिष्योकी कठोर साधना, नज्जता और धामिकताके 
आठ गुणोंको भूल गये। छेकिन मे इस समय यह सिद्ध नहीं करना चाहता कि सब 
धर्मोके समान इस्छामका आधार भी हिंसा तही, कष्टसहन है, जीवन लेता नहीं, 
बल्कि जीवन देना है। हे 

में अम्मी तो यह बताना चाहता हूँ कि अगर असहयोग आन्दोलतकारियोंको एक 
वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्त करना है तो उन्हे अपनी प्रतिज्ञाकी भाववा और शब्दोके 
प्रति सच्चा रहता चाहिए। भक्ते ही वे असहयोगकों भूल जाये, छेकित उन्हें अहिसाकों 
नही भूछना है। असलमें तो असहयोग अहिसा है। जब हम किसी हिंसक सरकारसे 
सहयोग करते है, तब हम भी हिंसक हो जाते है! ऐसी तरकारका अन्तिम आधार 
न्याय और औषित्य नही, पशु-बक्त है। वह अन्तत. जिस चीजका आग्रह रक्षकर चलती 
है वह चीज तकं-बुद्धि और हृदयकी आवाज नहीं, बल्कि तववारका जोर है। हम 
हिसात्मक शक्तिकी इस प्रणाढीसे ऊब गये हे और इसके विरुद्ध उठ खड हुए हैं। अब 
हम ऐसा न करे कि हिंसक वनकर, अपनी आस्था और सान्यताकों आप ही झुठ्ला 
दें। अग्नेज संस्यामें कम हे, छेकित वे हिसाके छिए संगठित है। हम उंल्यामे अधिक 
होते हुए भी सुदीर्ध काछतक हिंसाके छिए संगठित वहीं हो सकतें। हिंसा हमारे लिए 
निराश्ाका धर्म है। हे 

किसी धर्म-भीर अंग्रेज महिाने एक करुणाजनक पत्र छिखा है। उसमें वह डाय 
झाहीका बचाव करते हुए कहती है कि जनरल डायरने जलियाँवाछामे जो-डुछ किया 


सबसे बडी बात ब्ष्टप्‌ 


बह ने किया होता तो हमारे द्वाथों ने जाने कितने स्तरीवच्चे मार दिये गये होते 
अगर हम इतने कर है कि निर्दोप स्तियों और बच्चोडा सून बहाना चाहने है 
तो हम इसी छाबक है कि उस दुनियासे हमारी हस्ती मिठा दी जाये। फिन्‍्लू 
बातका दूसरा पक्ष भी है। इस भी महिलाफ़ों ऐसा छंगा ही नहीं कि दम 
दानवोके हाथोसे त्राण पानेके छिए अग्रेजोंकों जलियावालामें जो मूल्य देना पडा 
वह वहुत भारी था। उन्होंने मानवता खोकर अपनी सुरक्षा प्राप्त की। सरकारने 
जनरल डायरपर बेमनमे दोपारोपण किया और सर माहकेद़ औटायरन भी 
उनकी दुष्प्वृत्तियोकों सर्वथा क्षमा कर दिया, क्योकि दानवोकें उस देशको अग्नेज 
छोडना नहीं चाहते --भले ही उन्हें हममें से एक-एककों मौतके घाट उतार देना 
पडें। यह अच्छी तरहसे समझ लिया जाना चाहिए कि अगर हम भमृतसरकी भाँति 
फिर उन्मत्त हो गये तो जलियाँवाढासे भी अधिक भयकर काण्ड होगा। 

क्या हम डायरणाही अथवा ओडायरबाहीका अनुकरण करेगे, जब कि हम उसकी 
निन्दा कर रहे हे? हमें अपनी आवारूशिलाके लिए हिंसा और ढानवताको नहीं, 
अहिंसा और धामिकताकों अपनाना है। हम कार्यकर्त्ताओकों अपने कत्तंव्यका स्पप्ट 
बोध होना चाहिए। 'स्वराज्य अपनी ओरकी समस्त हिंसक प्रवृत्तियोकों नियन्ध्रित 
करनेकी हमारी योग्यतापर निर्भर करता है।” इसलिए अगर छोगोमें हिंसक प्रवृत्ति 
मौजूद हैं तो एक वर्षके भीतर स्व॒राज्य नहीं मिल् सकता। 

अत हमें घरना नही देंना चाहिए, हमें किसी व्यक्तिके खिलाफ “ ण्म, शर्म / के 
नारे नही छग्ाने चाहिए, हमें अपने देशवासियोको अपने मार्गपर छानेके लिए बल- 
प्रयोग नही करना चाहिए। हमे उन्हें वही स्वतन्तता देनी चाहिए जो हम अपने लिए 
माँगते है। हमें जनताकों वहकाना नहीं चाहिए। फैक्टरी-मजदूरों तथा किसानोका 
राजनीतिक उपयोग करना खतरनाक है --इसलिए नहीं कि हम इसके हकदार नहीं, 
वरन्‌ इसलिए कि हम इसके लिए तंयार नही है। हम एक दीर्घ काछसे उनके (करितावी 
शिक्षणसे भिन्न) राजनीतिक शिक्षणकी उपेक्षा फरतें आये है। हमारे पास इतने 
ईमानदार, समझदार, विश्वसनीय और साहसी कार्यकर्ता नही है कि हम अपने उन 
देशभाइयोको प्रभावित कर सके। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ९-२-१९२१ 


१६७, एक नगरपालिकाका साहसपूर्ण कार्य 


पाठक अन्यत्र नडियांदकी नगरपालिका और बम्बई सरकारके याती बम्बई सर- 
कारके प्रतिनिधिरुप खेड़ा-जिलाधीशके बीचका पत्रव्यवहा रा देखेंगे। नडियाद, खेड़ा जिलेमें 
ही है। वह गुजरातका एक महत्वपूर्ण शहर है। उसकी जन-सर्या ३५,००० है। उसकी 
नगरपालिकाका अध्यक्ष निर्वाचित है, और उसमें निर्वाचित सदस्योक्ा ही बहुमत भी 
है। बडियाद अपने शिक्षाकार्यके लिए प्रसिद्ध है और उसे गुजरातके कृतिपय प्र्वोत्तम 
शिक्षित सपूत्तोको उ्तन्न करनेका गौरव प्राप्त है। गहरमें दो हाईस़्ूछ है। उसके हारा 
संचालित अनुदान प्राप्त हाईस्कूलकों राष्ट्रीय [हाईस्कूलका | रूप दे दिया गया है। 
नगरपालिका अनेक प्राथमिक शाढ्ाएँ चक्षाती है, उनमे पाँच हजारसे अधिक बच्चो- 
को शिक्षा दी जाती हैं। 

नागरिकोके समक्ष सभी प्राथमिक शालाओकों राष्ट्रीय रूप देनेका प्र था। 
करदाताओंने अपने बच्चोकों इन शाक्ाओसे निकाल छेतेके बजाब एक प्रस्ताव पास 
किया, जिसके द्वारा उन्होंने नंगरपालिकासे प्राथमिक शाढओको राष्ट्रीय रूप देनेकी 
माँग की। वे [ सरकारसे] २१,००० रुपये वार्षिक अनुदात प्राप्त करती थी, और 
इसलिए, जैसा कि स्वाभाविक है, शिक्षा विभागके नियंत्रण और निरीक्षणमें थी। ब, 
नग्रपालिकाने अपने निर्वाचकोके आदेशके अनुसार शाराओंको राष्ट्रीय रूप देनेका 
प्रस्ताव पास किया, और तदनुसार सरकारकों सूचना दी। पाठक देखेंगे कि नगरपारि- 
काने अपनी कार्यंवाहीमें कांग्रेसके असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावका सीधा उल्हेंख किया हैं, 
और ख्राज्य प्राप्तिके ध्येयके हितमें साहसी नीतिकों अपनाया है! 

शालढ्ाओकों सरकारके प्रत्यक्ष निरीक्षणमे चलानंकी नगरफपालिकाकी कामूनी 
बाध्यताका प्राविधिक प्रदत भी था। इस सम्बन्धमें नगरपाकिकाका एस इस प्रकार 
व्यक्त किया गया हैं: ५ 

[संगरपालिकाकों | असहयोग आस्वोलनसे पूर्ण सहानूमूति है, जिसका उ्ँ, 

ओर बातोंके साथ, पूर्ण स्व॒राज्यकी प्राप्ति है, भौर जबतक इस 

अल्तित्व रहेगा, उसका आवश्यक कर्तव्य होंगा कि वह राष्ट्रीय लक्ष्य प्रात 

करनेमें नडियादकी जतताकी सहायता करे . « .। जहाँतक कानूनी 

प्रइत है, सादर निवेदन है कि यदि घोरा ५८ तड़ियाद-निवासियोंकी व्यक्त 

अमिल्षाषाके विद पहली है, तो उस्से अपने-आप स्थगित हो जाना भाहिए 

दयोंकि यदि यह निकाय चंडियादकी जनताकी मतोदशाकों ठीक तरमप्त रहा है 

तो वह बच्चोंकी शिक्षापर शासनके निंयणसें कोई वास्‍्ता ने रखनेकी हा 

निश्चय कर चुका है; और यह तो कहना भी अनावश्यक है कि समितिरी 

जनताके निश्चयसे पूर्ण सहानुभूति है। 


२. पदों नहीं दिया गधा है। 


तार बौकत अछीको ३४३७ 


जनताकी प्रणमनीय भावना या नगरपालिकाके रुके भौनित्यके वियय्ें बिसीको 
आपत्ति नहीं हो सकती। यह ठीक है कि नरकार चाहे और उसमें हिम्मत रो, तो 
वह नगर॒पालिकाकों भग कर सकती है। किन्तु यदि करढाता अपने वच्चोकी शिक्षापर 
सरकारका नियत्रण न रहने देनेका दृढ निगप्चय कर चुके है तो उसे उस प्रकार भग 
करना भी व्यर्थ होगा। यह छोटे पैमानंपर एक थान्तिपूर्ण क्रान्ति है। आन्दोलनकी 
सफछताका कारण है जनताकी एकता तथा अपने वच्चोकी शिक्षाका प्रबन्ध करने 
भौर उसके लिए पंसा जुटानंकी उसकी योग्यता। हिसाका परित्याग करके नड्ियादके 
निवासी अपने बच्चोकों स्वराज्यकी शिक्षा देनेमें समर्थ हो रहे हे। वच्चोकी शिक्षाके 
सम्बन्ध जो वात इस नगरपालिकाके लिए सच है समस्त भारतवर्षके लछिए वही 
सब विपयोगे सच है। 

जब जनताका मन एक हो, जब उसमें प्रवन्ध करनेकी योग्यता हो और उसे 
अहिंसाकी आवद्यकताकी प्रतीति हो जाये -- ऐसा चाहे व्यावहारिकताके नाते ही क्यों 
ने हो--- तव समझना चाहिए कि स्वराज्य मिल गया। पैसतेके प्रवन्धका प्रव्न कोई 
बडा प्रदन नहीं है। क्योकि सरकार भी पैसा आसमानसे नहीं छाती। गुजरातीकी एक 
व्यजनापूर्ण कहावतकों दूसरे शब्दोंमे कहे, तो वह निहाईके वजनकी धातु लेकर 
सुईके वजनकी धातु देती है। और इसमें दुख मौर छज्जाकी वात तो यह है कि 
यह कृपण दान देकर भी वह राष्ट्रके सुकुमार मतपर वन्धन डाल कर उसे तेजोहीन 
बनाती रहती हैं। यदि हम आत्मप्रवचनाके शिकार न होते, तो हम कमसे-कम अपने 
बच्चोंके नाशमे सहायक बननेसे तो अवदय इनकार करते। नडियादकी नगरपालिकान 
दिखा दिया है कि शिक्षाकों राष्ट्रीय रूप देनेकी समूची प्रक्रिया कितनी सरल है। 
छाला दौलतरामके लेखोने दिखा दिया है कि अर्का प्रश्न कितना सरक्त है, और 
यह भी कि साधारण फीस ही हमारी सव शैक्षणिक सस्थाओकों चलानेके लिए 
लगभग काफो है। में आशा करता हूं कि नडियादकी नगरपाणिका द्वारा प्रस्तुत 
इस वस्तु-पाठसे ऐसी ही स्थितिकी अन्य नगरपालिकाएँ लाभ उठायंगी। 

[अग्रजीसे | 
यंग इंडिया, ९-२-१९२१ 


१६८. तार: शोकत अलीकों 
९ फखरी, १९३२१ 
कृपया वम्बईके छात्रों द्वारा शास्त्री कानजीके' प्रति किये गये 
व्यवहार विवरण तार द्वारा वनास्‍ भेजे। हमें इस प्रकारके 
काण्होकों रोकना चाहिए और उनसे अपनेकों अकूग रखना चाहिए। 
[अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे सीकेट एक्ट्ट्रेकट्स, १९२१, पृष्ठ १५७। 


१, कावेजी गारकादास, दस्माके एक सावेजनिक रा्येरर्ता । 
गाषीजी ९ और १० फरवरीओ़ों बनाततमें थे । 


१६९, भाषण: बनारसमें' 


९ फरवरी, १९२१ 

भाइयो, 
हम दोनों भाई, मुहम्मद अछी और में आज आपके पास आये हैं। आप छोग यहाँ 
विद्यापीठकी स्थापना करेगे। हम लछोग उसीमे शरीक होते आये है। हमारे भाई 
अबुछ कलाम आजाद भी इसीछिए यहाँ पहुँचे हे। मे आपका यह समय दूसरे काममें 
नहीं छगाऊँगा। में आप' लछोगोसे केवल इतना ही कह देना चाहता हूँ कि हम लोगोकी 
शर्क्ति दितपर-दित बढ़ती जा रही है। इसके साथ-साथ हम लोगोकी जिम्मेदारी भी 
बढती जा रही है और साथ ही साथ भय भी बढता जा रहा है। हम छोगोकों 
यह स्थिर करना है कि किस तरह काम करना चाहिए। यदि हमारी शक्ति जानकर 
हम भागे बढ़ना चाहते हे तो हमे समझ लेना चाहिए कि यह शक्ति बढ़ी कैसे। इसका 
एकमात्र कारण यही है कि हम लोग शात्तिसे काम करते हे। भाई शौकत भल्ती कहा 
करते है कि हम लोगोकी ताकतकी वृद्धिका कारण ठडी हिम्मत है। यदि हम छोग 
क्रोध या आवेशमे आकर तलवार उठा ले तो उतते अपना गला काटेगे या अग्रेज- 
का ? इससे हमारी ही ताकत कम होगी। यह ठडी हिम्मत और अमनकी लाई है। 
इसके लिए सब तैयार हो जाये। यदि इसमे हमने तछवार उठाकर अग्रेजका या अपने 
भाईका गढ्का काठा तो हमारा पतन हो जायेगा। फैजाबादके किसानोने क्या किया 
मदोन्मत्त होकर उन्होने दुकानें छूटी, अपने भाइयोका माछ छूटा।' वहाँ हमारी शक्तिका 
पतन हो गया। सल्तनत देख रही है कि हम छोगोने इतना भारी आन्दोलन आरम्भ 
कर दिया है। इस शासनको मिटा देने या दुरूत कर देनेका संकल्प छिया है। पर 
फिर भी इतनी शक्तिशाली सरकार कुछ भी तहीं बोल रही है। क्यो? सरकार देख 
रही है कि हम लोग शान्तिसे काम कर रहे हे। यही हमारा धर्म हो गया है। इस 
दक्ामे सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती। यदि आज हम शस्त्र उठा ले तो उसकी 
ताकतकी वृद्धि होने लगेगी। यदि आप पजाबके अत्याचारोका निवारण, खिलाफतके मामह़ें- 
में न्याय और स्वराज्यकी प्राप्ति चाहते हे तो ठडी हिम्मतसे काम छीजिए। इसी ढंगते 
अगर काम होगा तो ठीक होगा। चाहे वकी वकाछत न छोडे, विद्यार्थी विद्यालयोका 
बहिष्कार न करे, लोग कौसिलमे जाये, सरकारी नौकरी और खिताबोका त्याग न हो, 
इन सबसे मुझे जरा भी रंज नहीं होता, किन्तु यदि एक भी खून हो जाये, लकड़ी 
चल्ल जाये या कोई किसीकों गाली दे दे तो मुझे बडा ही रज होता है, क्योकि वहाँ 


१, गांधीजीने यह माषण क्नारसके टाउन होंक्के मैदानं भाषोजित परामें दिया था। समामे शा 
पक छा जेग व्यत्यित ये और भध्यक्षता बाबू भगवानदास कर रहे ये, पवित घवाहएशड नेहह 
उपस्थित ये । 

२. जनवरी १९२१ में पौजाबाद और उत्तर प्रदेशके कुछ मय स्ानोंमें किसानेनि दंगा-कताद किया थी 


45 


भाषण . बना ससमें 


१६ शरु 


हमारी ताकतका पतन होता है। फैजावादके किसानोका पागलपन और बग्बरी विद्या 
वियोकी करनीसे में निहायत असन्तुष्ट हैं। विद्याथियोने श्री जाती और पराजपेझा 
अपमान करके वडी भूछ की। दोनों वड़े ही योग्य व्यक्षित और मेरे समान देश-सेवक 
हैं। हम छोगोमे मतभेद है, पर देश-तेवाका उन्हें भी उतना ही अभिमान हैं शितना 
हमे है। यदि आज आप छोग यहाँ एकत्रित न हुए होते तो मुझे हु से न होता। पर यहाँ 
आकर गोलमालछ करे, शोरगुल मचाकर बाधा डाले तो यह कितने दु सकी बात होगी? 
मेरी समझें नही आता कि यह कैसे होता है। सभामे आनेके बाद विष्न नहीं डालता 
चाहिए। जो विध्न डालता है वह सज्जन नहीं है। मुझे बाध्य होकर कहना पता है 
कि वम्बईके छात्रोने अपने खानदानकी मर्यादा त्याग दी, कांग्रेस और सिलाफतके हुक्म- 
की अवज्ञा की। यदि आप हमारी वातकों मानना चाहते है तो आपको यहा सब्रक मौसना 
चाहिए। यदि आप किसी दूसरेसे अपना काम कराना चाहते है भीर वह आपके मनके 
माफिक करनपर राजी नहीं होता तो आप जबरदस्ती न करे, मेरी इस थर्तंकों याद 
रखिए। में एक वर्षमें अर्थात्‌ सितम्वरतक पूर्ण स्व॒राज्य चाहता हैं। वह स्वराज्य केवल 
जान्ति रखनेसे मिल सकता है। विना इस ताकतके स्वराज्य मिलना असम्भव है। 
लोग कहते हूँ कि में गरान्ति भंग नहीं करना चाहता पर सरकार भौर खुफियाबाले हम 
लोगोको इसके लिए वाध्य करते है। में कहता हूँ यह पायछपनकी बात है। में आप 
छोगोसे कहूँ कि अपना दीन छोड दीजिए तो क्या आप इसके लिए तंयार हूँ ? कभी 
नहीं । इसी तरह जब हम किसी वातकों करनेके लिए तैयार नही है, तो सरकार 
हमसे वैसा कुछ नही करा सकती। गुस्सेमे तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्रोध किया 
तो स्वराज्य नामुमकिन है। में सव वाते छोड देनेके छिए तैयार हूँ --वकीछोका 
प्रदन न उठाऊँ, छात्रोंको न छेंूँ, पर मे जान्ति कभी नहीं छोड सकता। जब हम 
परदेशी राज्य नहीं चाहते तो हमें परवेशी लछिवास भी छोड देना चाहिए। साथ 
ही हमें विदेशी वस्त्र भी त्याग देने चाहिए। यदि हम लोग यह नहीं कर सकते 
तो एक क्या, दस बरसोमे भी स्वराज्य नहीं मिल सकता। हमे अधिक सख्याको 
आवश्यकता नही है। जो घोड़े लोग त्याग कर रहें हें उतने ही काफी है। प० मोतीलाल 
नेहरू, श्री दास तथा लाला लाजपतरायन वकालत छोड दी। अब और क्या चाहिए ? दूसरे 
भी धीरे-धीरे छोडेंगे। किसीके साथ किसी तरहकी जबरदस्ती न की जाये। जिनकी 
आत्मा गवाही दे, वे ही छोडे। सस्क्ृतके विद्यार्थी हमसे पूछते ह॑ कि उनका क्या कत्तंव्य 
है। अब कत्तंव्यका प्रदन नहीं रहा। सरकारी विद्यालयोका त्याय ही एक-मात्र कत्तंव्य 
है। जवतक हमारे दु खोका प्रतिकार न किया जाये तवतक सरकारी विद्यालय हराम 
हैं। स्वदेशी वस्त्रका प्रचार भी अत्यावध्यक है। इसके लिए चरपोका प्रचार करना 
चाहिए। यदि विद्यार्यी विद्यालयोका बहिप्फार करके देशकी सेवामें जुटना चाहते है 
तो चरसेके प्रचारसे वढकर कोई दूसरा काम हों ही नही सकता। उन्हे फौरन चरुया 
ग्रहण करना चाहिए। यदि ५० छात्र विदार्थी ४ घटा पही काम करे तो बितना वाम 
हो सकता हे। प्रत्यक विद्यार्थी इतना सूत कात सकता है कि चादर दिनमें एक घोती 
तैयार हो सकती है, अर्थात्‌ सारे विद्यार्थी मिलकर एक दिनमें साढ बार छास धोनियां 


३५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तैयार कर सकते है। यदि हमे सब सामान मिकछ जाये तो कितनी भारी सेवा हो 
सकती है। उठ समय आप जछसा करना भूछ जायेंगे। मे जल्सोसे थक गया हूँ। इन 
जकूसोमे शरीक होनेसे हमें एक अनुभव हुआ है कि हम लोग अपने बछका उपयोग 
अपना गला धोंटनेके छिए करते हं। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरेके त्थातकों ग्रहण करता 
चाहता है, वहाँ क्‍या होगा ” सितस्वर माससे मे यह अनुभव कर रहा हूँ, में घबरा उठ 
हूँ। हम इतने [ छोट | जलूसोंमे भी शान्ति नही रख सकते। गोरखपुरमे प्राय. डेढ छाल 
जन उपस्थित थे और बडी शान्तिसे काम हुआ। पर हमारा काम केवल इससे नहीं 
चल सकता। यदि काम चलाना हैं तो चरखा ले लो। जिस दिन सब लोग इस बातको 
समझ लेगे उस्त दिन ऐसे जलसोंकी आवश्यकता नही रह जायेगी भौर न उसके छिए 
किसीकों फुरसत ही रह जायेगी। जितना समय जलुसोमें तब्ट किया जाता है यदि 
उतने ही समयमे हम सूत काते तो कितने वंगोकों हाँक सकते हे” यदि एक वर्षमें 
स्वराज्य प्राप्त करना है तो दो बाते आवश्यक है -- एक तो श्ान्तिका ध्यात बनाये 
रखना और दूसरे विदेशी वस्त्रका त्याग करना और उसको सफल बनानके लिए चरखा 
प्रहण करना। जिस दिन आप लोग इन बातोंकों समझ जायेगे, उस दिन ऐसे जलसो- 
की आवद्यकता न रह जायेगी। यदि आपने चरखेके मंत्रकों समझ लिया है तो स्वराज्य 
निकट है। यदि आपने समझ लिया है कि तक-मवारात शान्तिसे चलाना है भौर 
यदि आपने समझकर इसमे हाथ डाला हैं तो शान्तिसे रहिये। इसमे हम सरकारों 
मजबूर कर सकते है। काम करते चलिए। जेसे मत धबराइए। जो जेढ जानेवालो- 
को छूडानेका प्रयत्न करते हे वे अपनी बुजदिली दिखाते है। वे स्वयं तो जानता ही नही 
चाहतें। जेलमे हमें प्रसन्न-चित्त जाना चाहिए। उत्ते महू समझ लेता चाहिए। हमारा 
काम जेलमे जाता और दूसरोंको भेजना है। यदि हम छोग यह नहीं करते तो सतार 
यही कहेगा कि भारतके लोग कहता जानते हे' और करना कुछ भी नहीं जानतें। 
पर इन सब प्रवृत्तियोंको चलानेके लिए रुपयेकी आवश्यकता है। चरखा चललानेके लिए, 
विद्यापी5 स्थापित करनेके लिए, राष्ट्रीय कामके लिए, जो लोग वकालत छोड देंगे उनके 
लिए, पैसा चाहिए। इतनी वड़ी सभामे से में खाली हाथ नहीं जा सकता। में भीख 
माँगता हूँ। जो आप छोगोंको देना हो दे। स्मरण रखिए, यदि आपने चरखेकों अपताया 
और अपने हाथोंसे ही बने कपडे पहतनेका सकत्प किया तो स्वराज्य सितम्बरमें मिल 
जायेगा। 


ताज, १०-२-१९२१ 


१७०. टिप्पणियाँ 


धोहेमें कालेका सेल 
एक मित्र लिखते हे: 


यह टीका अक्षरण सही है। प्रत्येक सुधारके समय उसके दुरुपयोगका भय 
रहता ही है। यही वात खादीके सम्वन्धमें भी छागू होती है। खादीके उपयोगके बिना 
पूरी देशभक्ति नही हो सकती, ऐसा में कहता तो हूँ, छेकिंन खादी पहननेवाला मनुष्य 
तो खुफिया पुलिसका सिपाही भी हो सकता है और खादी न पहननेवारा भनुप्य 
गरीब होनेके कारण अथवा खादीपर विश्वास न होनेके कारण खादी न पहननेपर भी 
स्वदेश-प्रमी हो सकता है, इस वातसे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए 
खादी पहननेवाला निस्सन्देह देशभक्त ही है, हमे यह मान छेनेकी कोई जरूरत नही 
है। हम निस्सन्देह यह मान सकते हे कि खादी पहननेवाले मनुृष्यका स्वदेशीका पालन 
करनेवाछा होनेकी सम्भावना है। अगर खादीके प्रति लोगोकी अरुचि निकझ जाये 
और उन्हे खादीमे ही सुन्दरता दिखाई देने छगे तो हमारे लिए इतना ही बहुत है। 
जिस तरह खादीमें हमे समस्त गुणोका आरोप नहीं करना चाहिए, उसी तरह यदि 
खादी पहननेवाला मनुष्य अपने दुराचरणसे खादीकों लजाता है तो उससे हमें धक्का 
भी नहीं लगना चाहिए। आडम्वरमात्र त्याज्य है, छेकिन वाहरी पहनावा ऐप्ा 
होना चाहिए जो आचन्तरिक भावोंके अनुरूप हो, भर्थात्‌ जिसका अन्त करण नि्म् 
है उसका पहरावा भी सादा होगा, जिसके अन्त करणमें देश-प्रेम है उसका पहनावा 
भी खादीका होगा। जबतक जगतमे मूर्ख अथवा अज्ञानी लोग हे तबतक धूतोंका 
धन्वा चलता ही रहेगा। इससे हमें धोखा खानेकी अधवा डरनेकी जरूरत नहीं है। 


हम देखते हे कि जिस तरह खादीका दुरुपयोग किया जाता है उसी तरह असह- 
योगका भी दुरुपयोग किया जाता है। कुछ लोग ऐसा भाचरण कर रहे है मानो अमह- 
योगके प्रस्तावपर हाथ ऊँचा करनेसे उन्हें सरकारे साथ सहयोग करनेवालोकों गाली 
देनेका परवाना मिल गया है। वस्तुत. देखा जाये तो खादीका और असहयोगका 
दुश्पयोग इस शुद्ध आन्दोलनको दूपित करता है और स््वराज्य प्राप्तिके समयकों दूर 
ले जाता है। इस मल्निताके कालमे हम जब एक स्थानमे मेल छुडाते ह॑ तो वह दूसरे 
स्थानपर जमता दिखाई देता है। ऐसी मृम्किछोके वावजूद जिन्‍्होने सत्यके दर्शन किये 
है उनके लिए एकमात्र रास्ता यही है। 


१, पत्र पृष्ठ उद्धृत नहीं किया गया है। उसमें खादीको खुत भषिद्ा मदत्त दिये छोेके दिरद् 
पद चेतावनी दी गई थी कि कई ऐसा न हो कि पाखंदी लोग खादी पहनर्र छादी न पहननेवा८ | नदार 
छोगोजो ठगने लगें । 


३५२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
अन्त्यचोंके तम्बन्धमें 

इस विषयमें मुझे अनेक पत्र प्राप्त हुए हे जिनमे मुझे सलाह दी गईं है। ये सब 
प्रकाशित नहीं किये जा सकते। इनमे दलीलकी अपेक्षा डाँट-डपट कही अधिक है। 
कुछ पत्रोंमे मेरे विचारोंसे मिलते-जुछते विचार दिये गये हे। उनमे प्रकाशित करने छायक 
कुछ है ही नहीं। जो लोग मेरे विचारोसे विरुद्ध तक देते हे उन्हीकों समझाना रह जाता 
है। एक युवकने लिखा है कि अन्त्यजोके प्रदनको उठाकर मेने असहयोग-जैसे रामबाण 
अस्त्रकों निस्तेज कर दिया है। इस भाईका कहना है कि अन्त्यज स्पुष्य हो तो भी इस 
विषयपर विचार करना समयोचित नहीं है। उप्तका ऐक परिणाम तो यह हुआ है 
कि एक स्कूछ वापस सरकारकों भिक्ल गया। वह कहता है कि अन्तमे सब 'सनातनी' 
सरकारका पक्ष छेंकर मुझसे अथवा असहयोगके प्रति अपना बेर निकाछेगे। मुझे ऐसा 
भय नहीं है। मूँहसे बैर निकाछनेके किए अपनी नाक काट डालनेवाक़ें छोग कही भी 
बहुत नही होते। हिन्दुस्तानमे ऐसे छोग बहुत ज्यादा वहीं हे; ऐसा में मानता हूँ। जो 
इस समय इस आन्दोलनका विरोध कर रहे हे उनमे कुछ लोग तो सचमुच ही मानते 
हे कि यदि हम अन्त्यजोंका स्पर्श करेगे तो हिल्दू-धर्मंका छोप हो जायेगा। [छ्ेकित] 
ये लोग धीरे-धीरे समझ जायेगे कि अस्पृद्यताकों सम्मान देनेके कारण ही हिल्दू-धर्मकी 
अधोगति हुई है। तथापि हम कल्पना करे कि अस्पृद्यता सम्बन्धी आन्दोलनसे असहयोग- 
को घक्का पहुँचता है। इसका अर्थ यह हुआ कि असहयोग ही असहयोगके मार्ग॑मे 
विध्न बनकर आता है। अनेक छोग कहते थे कि कार्यक्रके वकीछो और स्कूलों 
सम्बन्धित भागके कारण असहयोग आन्दोलन समाप्त हो जायेगा। हकीकत यह है 
अस्पृयतासे चिपके रहनेसे असहयोग आन्दोलन कभी पुरा नहीं हो सकता। और 
फिर यदि सनातती हिल्दू अस्पृश्यताकों बनाये रखनेके लिए सरकारसे सहयोग करेगे तो 
भी असहयोगी उनसे न डरे। सनातनी भी सरकारकों त्याज्य मानते हे और उसकी 
निन्‍दा करते है। इस समय तो सरकार स्वय अस्पृद्य है। यह सम्भव नही हैं कि उसका 
स्पर्श करते हुए ' सनातनी ” अस्पृश्यताकों बनाये रख सकें। असहयोग यदि आत्मशुद्धि 
है तो हमे परिणामका विचार किये बिना असहयोगका विकास करता है। फिर 
यदि एक भी असहयोगी रह जायेगा तो उसकी मार्फत हमे विजय प्राप्त होगी। 
इसके अलावा विचा रने योग्य बात तो यह है कि यदि हम अस्पृष्ष्योको भूल जायें तो यह 
पाप हमें पीडा देगा, इतना ही तही, बल्कि सरकार उसका दुरुपयोग भी करेगी। 


पारसियोंकी मदद 

डाभोलसे भाई सेठनाने एक लम्बा पत्र लिखा है और कहा है: पारतियोपर यह 
आरोप छगाया जाता है कि वें असहयोग आत्दोछनमे शामिल नहीं है, यह सच नहीं 
है। उनका कहना है कि पारसियोकों जैसे-जैसे हिन्दुओं और मुसलमानोकी दृढताका 
विश्वास होता जायेगा वैसे-वैसे वे असहयोगमें शामिर होते जायेंगे। मेरी भी ऐसी 
ही मान्यता है। सब पारसी असहयोगसे अछग रहते है यह बात तो कोई नहीं कह 
सकता। लेकिन हाँ, उनकी संख्या बहुत कम होनेकी बजहसे वें प्रकाशमे नहीं आते। 
यह सच है कि कोमके रुपमें पारतियोने इस आन्दोछनमे भाग छिया--ऐसा वही 


भाषण: काजी विद्यापीठके शिलान्यासकें अव्रनरपर ३५१ 


कृहा जा सफता। यदि अवहयोंगी शान्ति, विनय और सत्यफ्रा पालन करते 7ए 
स्वार्थ त्याग करते रहेगे तो पारगी और अन्य छोग जो उमर आत्दोहनने बा/र है 
इसमे सम्मिलत हुए बिना नही रहेगे। 

[गुजरातीसे ] 

नबजीवन, १०-२-१९२१ 


१७१. भाषण : काशी विद्यापीठके शिलान्यासके अवसरपर' 


१० फरवरी, १९२१ 

बावू भगवानदास, बहनों और भाइयों, 
मेरे मनमे इस समय एक वातका दु ख है। उसे मे किसी तरह आप छोगोसे छिपा 
नहीं सकता। यहाँ आनेके पहले में अपने भाई साहव पं० मदनमोहन माछवीयके पास गया 
और उनसे पूछा कि आप विद्यापीठके आरम्भोत्सवमे आ रहे हे या नहीं। उन्होंने 
कहा, नही, मेरा वहाँ न जाना ही अच्छा होगा। वे हमारे कितने घनिष्ठ है में बनला नहीं 
सकता। आज वे हमारे साथ नहीं हे। उनकों भाज यहाँ न देखना हमारे छिए कितने 
दु खकी बात है, यह में कह नहीं सकता। पर हमारी लहूडाई ऐसी है कि हमे ये 
सव दु ख वरदाइत करने होगे। पिताको पुत्रके, पतिको पत्नीके, पत्नीको पतिके वियोगका 
दुख सहता पड़ेगा। बाबू भगवातदासने सुमधुर शब्दोमे बतछाया है कि यह छद्ाई 
घ॒र्मे-पुद्ध है। मुझे इस वातमे जरा भी सशय नहीं रह गया है, नहीं तो में उस 
सस्थाकों कभी न छूता जिसके प्राण माछूवीयजी हू। मेरी आत्मा यही कहती हूँ कि या 
तो वह सस्या मेरी हो जाये या नष्ट हो जाये। यदि में ऐसा नहीं करूँ तो बह पाप 
होगा। कल मेरे पास कानपुरके कई विद्यार्थी आये। वे वहाँसे पढाई छोइ-छाडकर आये 
है। मेने उनसे पूछा, आप छोग पढना छोडकर क्यों आये। उन्होने उत्तर दिया, हम 
लोग चाहते है कि इससे वढकर कोई अच्छा राष्ट्रीय काम करे। मेने उनसे कहा, यह 
सबब अच्छा नही। यदि आप इस खथाछूसे पढाई छोडकर आये होते कि आप सरकारी 
सहायतासे चलनेवाले विद्यालयोमें पहना पाप समझते है तो अधिक छाभ होता। मेरी 
वातको वे कुछ समझ गये पर उनकी मूखाकृतिसे स्पष्ट प़लकता था कि उनके हदयमें 
अभी कुछ संशय रह गया है, क्योकि उन्होने प्रइन किया कि परीक्षाके केवछ दो ही 
मास रह गये है अत, यदि हम छोग उपाधि छेकर असहयोग करे तो अच्छा है। मेने कहा 
कि यह ठीक नहीं; जब हमें निर्चय हो गया कि इन विद्याल्योमें शिक्षा छेना पाय 
है तो इसे त्यागना ही उचित होगा। यही तकें-मवालात है। हमारे विस्तरेंके नीचे पचानों 
वर्षसे साँप छिपा है। हमे उसका पता नहीं। आज हमें एकाएक इसका पता लगना 
है। हम उस विस्तरेपर अब नही रह सकते। चाहे हमारे पिता उसझो छोउनेके लिए 


45, 


१. रत राष्ट्रीय विश्वविद्यालयद्ी स्थापना बनाससमें बाबू मगवानद्रान तथा बाबू शिक्राप्र: बुछ्ने 
क्ीयी। 
१९-२३ 


३५४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हमे मता करे, चाहे नाराज हों, हम उस विस्तरेपर रह नहीं सकते। में पिताकी वह 
भाज्ञा नहीं मान सकता, क्योंकि पिताकों तथ्य माझूम नहीं है। उस बिस्तरेपर मे 
शाल्त नहीं रह सकता। यही खबारू करके विद्यालयोको छोडिए, यह समय परीक्षा- 
का प्रइन उठानेका नहीं है। 
यही बात हमे यहाँके विद्याधियोंसे भी कहनी है। कर मुझे अपने भाई एल्ड्रयूजका 
पत्र मिकता। उन्होने लिखा है कि जिस तरह यह काम चछ रहा है उस तरहते तो 
सफलताकी आशा उन्हें गुजरातमे भी नही है, जो मेरा घर है। पर दो स्थानोके लिए 
वे निश्िचन्त हे--पटना और काणी। पटनामे इसका भार बाबू राजेन्ध प्रसादपर 
और काशीका भार बाबू भगवानदासपर है! सबको पूरा एतबार है कि थे काम 
बिगाड़ेंगे नहीं। बाबू भगवानदासने शिक्षाके छिए बहुत काम किया है। अन्य प्रान्तोके 
काम करनेवालोमे राजनैतिक प्रवृत्ति अधिक है, इसीलिए वे शिक्षामें भी भाग छे रहे 
हैे। काशी और पटताके लिए में भी निरिचन्त हूँ। पर श्री एन्ड्यूजके उत्तरमे में यह 
कहना चाहता हूँ कि और स्थानोमें भी यह काम राजनीतिकी दृष्टिसे नहीं किया जा 
रहा है; धामिक दृष्टिसे किया जा रहा है। हम छोगोंको असहयोगकों सफर करनेमे 
अपना चित्त रखता चाहिए। हम लोग विद्या भी ऐसी ही चाहते हे कि एक वर्षमे 
स्वराज्य प्राप्त हो सके। यह भी विचार करनेकी बात है कि स्वराज्य कैसे मिल सकता 
है। सरकारी सहायतासे चलनेवाक्लें विद्यालयोका त्याग सम्भव है। छोग कहते हे कि 
सरकारकी कृपासे भिछतवाले अवाजका त्याग हम क्‍यों नहीं कर देतें। में इससे सहमत 
हैँ। पर यह सहज नहीं है। विद्या तो अन्य स्थानोंमे भी मिल सकती है। बाबू भगवान- 
दासने अभी सीता-हरणकी कहानी सुनाई। भूमिका स्वामित्व हमारे हाथमे नहीं है। 
वह अपरिहायें है। अपरिहायंकों परिहाय॑ न करना क्षम्प है। पर शिक्षा अपरिहाय नहीं। 
यदि उसको छोड देनेपर बदल्लेमें कुछ भी न' मिक्छे तो भी हमे सरकारी विद्यालय छोड 
देवा चाहिए। आज हमको रावण राज्यके नेता क्या सुनाते है। वे कहते हे, हम आपको 
साथ रखकर चलना चाहते है। बर्मासे क्रेडोंक साहब कहते है कि हम शस्त्र नही चछाते। 
हमको उन्हें कह देवा चाहिए कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, मजबूरीसे 
आपका साथ दे रहे-है। अछी भाइयोंका कहता है कि यदि हमे यहाँ कुरान” पढनके 
लिए भी हृदयकी शुद्धता नही मिक्त सकती तो हमे हिंजरत करना चाहिए, अर्थात्‌ उन्होंने 
राज्यका त्याग करनेके लिए कहा है। तुलसीदासने भी मलित राज्यका त्याग करके 
लिए कहा है। पर हम अभी उसका सर्वथा त्याग नहीं कर रहे हं, सत्ताको भी अभी 
मौका देंगे। हम अपने चित्तकों समझायेगे कि क्या इस राज्यकों मिटाने या द्र्त्त 
करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि है तो ३० करोड छोगोंके हिंजरत करनेकी 
क्या आवश्यकता है। थोडा यज्ञ ही काफी है। इसीलिए इस विद्यापीठकी स्थापना 
हो रही है। हमे विद्या-जैसे प्रष्यदानकों मछिन हाथोते तहीं छेना चाहिए। जितने 
विद्यालय सरकारके असरमें है, उतसे हमे विद्या नही लेनी चाहिए। जिस विद्याल्य- 
प्र उसकी ध्वजा फहराती है, वहाँ विद्यादान लेना पापकर्म है। आप सबको निमन्त्रण है 
कि यदि आप उसे पाप समझते है तो यहाँ चले आइए। केवल इस खथालसे न बाइए 


भाषण : काशी विद्यापीठके शिलान्यासके अवसरपर ३५५ 


है ४ 


कि वहाँ शिक्षा वूरी है और यहाँ अच्छी मिलेगी। इससे आपको पण्चात्ताय होगा। 
वहाँकी शिक्षाकी बुराई हम भी मानते हे। एक तो वहाँ अग्रेजीमें शिक्षा दी जाती है। 
अग्नेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दुस्तानी है, जिसे २१ करोड़ 
आदमी वोछते हूं। अग्रेजीको हम मातृभाषाका स्थान नहीं देता चाहते, पर उसे 
त्यागना भी वहीं चाहते। वह बडी ओजस्वी भाषा है। उसका व्यवह्वार बहुत बटा-चंटा 
है। उप्ते सीखिए। हमारी मातृभाषा स्वानच्युत हो गई है और उसका स्थान दूसरी 
भाषाने ग्रहण कर लिया हे; और अब हमें उसे पुन अपने स्थानपर प्रतिष्ठित करना है। 

ऐसी ही भौर बहुत-सी भूटियाँ हैँ, पर उन्हें दूर करने और नई कार्यत्रणाली स्थिर 
करनेके लिए हम ठहर नही सकते। हम उत्त झडेके नीचे नही रह सकते, जिसकों स्याम 
करनेके लिए हमारे लडके मजबूर किये गये थे।' विद्याथियों, आप अपना विचार स्थिर 
कर ले। यदि वह त्याज्य है तो वहाँ की गीता ', “कुरान” सव छोडिए। यहाँ आपको वे 
विभाहू भवन नही मिलेगे, यहाँ त मकान है, न वडा मदान। झोपडीमें रहकर काम करना 
अच्छा है। महलमे झंडेकी सलामी बुरी है। जो विद्यार्थी आगे आना चाहते हूँ, उन्हे 
स्पष्ट कहता चाहिए। विधालथोंकी दुरुस्ती करना मेरा काम नहीं है, उम्तके लिए मुझे 
वक्‍त नहीं। यदि हमारे विद्यालय खुलेगे तो विद्या अपने-आप पवित्र हो जायेगी। में 
यहाँ आ गया हूँ, इसका कारण यह है कि वाबू भगवानदास और वाबू शिवप्रसादके 
दिलोंगे असहयोगकी प्रतिष्ठा हो गई है। असहयोगकों बढानेके लिए ही इस विद्यापीठकी 
स्थापना की गई है। अप्तहयोग ही हमारे लिए एकमात्र गास्‍्त्र है। तत्ववान, मजहबी 
ज्ञान आई भास्त्र नही है। यहाँ वणिक्‌ बुद्धिका काम नही है। उसे हम हटाना चाहते 
है, उच्च करना चाहते हे। अगर हम आज सेवा करते हे तो स्वार्थले , अपने स्त्री और 
बच्चोंको सुख पहुँचानेकी छालसासे करते हे। हमको राष्ट्रकी सेवा करनी चाहिए। 
राष्ट्रके छिए हम सव काम करेगे। हमें व्यापा रको जुभा नही बनाना हे। हम हिन्दुस्तान- 
को पुष्पभूमि वबनायेगे, यहाँसे हर साछ ६० करोड़ रुपये कपडोंके लिए विदेश चले जाते 
है। इसके रोकनेका यहाँ तरीका वताया जायेगा। सीता [भूमि] की स्वापना तो 
लंकासे लाकर करनी है, पर यदि वस्त्र-हरणकों नहीं रोक सकतें तो हमने क्या किया ? 
भूमिको अपना करता तामुमकिन है, पर वस्यथ नही छिनने देना चाहिए। हम सबको 
प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि विदेशी वस्त्र धारण करना महापाप है। हिन्दुओं भौर मुसलत- 
मानोको यह बात सुनानेमें वडा सुभीता है क्योकि संयम और त्याग दोनोका धर्म है। 
विदेशी कपड़ा पहनता पाप है। पहला धर्म चरखा चलाना है। विद्यालयकों चढाने- 
वाले इसे याद रखेगे। हम लोग विद्याथियोंके जरिये ६० करोड रुपया वच्रा सकते हैं। 
इसको वचाइए। विद्यार्थी यही करे। इसीसे हमारी आधिक थुद्धि होगी। 

दूसरा कर्तव्य अपनी मातृभापाकों विकसित करना है। इसे न लिस-यट सकना समे- 
की वात हे। जो-कुछ अग्नेजीमे तालीम मिली हे, उसे मानुभाषामें हृजम कीजिए। हिन्दुमो 
और मुस्तठमानोको, सेवा कैसे हो सकती है, सो सीखना है। हमें उर्दू और देवनागरी 
दोनो लिपियाँ सौखनी चाहिए। हमें ऐसो हिन्दी चलाना है, जिसमें सस्क्ृत और उर्दू मिली 


१, सन्‌ १९१५ में मार्भछ लॉ के दौरान, पंजावर्मे । 


३५६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


हो, जिससे हिन्दू-मुस॒छमान एक दूसरेके हृदयमे प्रवेश कर सके। अग्नेज कहते हे कि यह 
मेल दिखावा-्मात्र है। हिल्ुओ और मुसलछूमानोंका मेल कभी नहीं हो सकता। यह 
केवल अपने-अपने मतरूबके लिए है। जहाँ मतरूब सिद्ध हुआ कि फिर वही हाछ्त हो 
जायेगी। पर यह व्यर्थ है। यदि हिन्दू और मुसलमान परस्पर रक्षाके लिए कटिबद्ध है, तो 
यह नही हो सकता। गुरु विद्या्थीकी खीच सकता है। बाबू भगवानदास ऐसे गुर है। 
सारा भारत आपकी विद्गताको जानता है। जिस' समय गुजरातमें राष्ट्रीय विद्यालय खुल 
रहा था उस समय मेने आपसे प्रार्थवा भी की थी कि आप काशी छोड़कर थोड़े 
दिनके किए गुजरात आ जाये! वे आपके आचार्य हे। मे उनसे दीनतापूर्वक प्रा्ंवा ही 
कर सकता हूँ। कृपछानी' तो हमारे छोटे भाई हे। उनको तो मे हुक्म देनेका भी अधिकार 
रखता हूँ। अन्य महाशयकरों, जिवका नाम बाबू भगवानदासने लिया है, में स्वय वहीं 
जानता। इस कारण यहाँ में प्राथंना करता हे कि काशी अब ऐसी होनी चाहिए कि सारे 
भारतकी इसपर दृष्टि हो। हमे मालवीयजीका मन जीतना चाहिए। मालवीयजीने मुझसे 
कहा है कि अगर उनके चित्तमे विश्वास हो जाये कि ऐसा करना ठीक है तो वे हिन्दू 
विश्वविद्यालय छोड देंगे। उनका कहना है कि उसे छोड़नेसे हिल्दुस्तानकी हानि है। इस 
विद्यालयको आप लोग सुशोभित कीजिए। इससे यह यज्ञ कार्य जल्दी ही यशस्वरी होकर 
चलने लगरेगा। हमारे माननीय भाई मालवीयजी भी तब हमारी बात समझ जायेगे। अगर 
यहाँ हिन्दू-मुस॒ढृमभाव सिल्लकर काम करेगे तो आपको माफेत हमे स्व॒राज्य मिल जायगा। 
इसी अभिलापषासे मैने शिवप्रसाद और जवाहरछारुसे कहा था कि इस कार्यका आरम्भ 
मेरे हाथसे कराइए। मेरी क्या अपेक्षा है, मेने आपको बता दी। भ्रभुसे मेरी प्रार्थवा है 
कि दिन-प्रतिदिन इस विद्यापोठकी वृद्धि हो और यह विद्यालय इस राक्षसी सल्तनतकों 
मिटाने या इसे दुरुस्त करनेमे हिस्सा के। 


माज, १(-२-१९२१ 


१७२. भाषण : फंजाबादसें 


गांधीजीने सभामें एक ऊँचे संचपर रखो हुईं कुर्तोपर बेठकर भाषण दिया। 
उन्होने बैठे-बैठे भाषण देनेके छिए क्षमान्याचता कौ। उन्होंने भी केदारताथकों, जो 
गिरफ्तार कर लिये गये थें, प्रशंसा की और कहां कि सरकारन उनको गिरफ्तार करके 
उनकी तथा छोगोंकी परीक्षा ढेनी चाही है। सरकार छोगोंको डराता चाहती है। 
यदि भ्री केदारनाथ आन्दोलदसे अलह॒दा होनेके लिए तैयार हो जायेंगे तो वह उन्हें 
छोड़ देगी। 


१. आचार्य णे० वी० छपछानी । 
२, बनवरी १९२१ में उत्तरमेशके कुछ भागोमें हुए क्षिसानेकि उपरवेकि कारण । 


पत्र: मणिवेन पढेलकों 82५ 5 


उसके वाद उन्होंने किसानोके उपद्रवोकी चर्चा की और किसानों द्वारा किये गये 
हित्तात्मक क्रार्यपर खेद प्रकट किया . . .। गावीजीने हिंसाफी अत्यन्त तोब्र और स्पष्ट 
शब्दोमें निया की और कहा कि उनके खयालसे ऐसा करना ईदबर और मानवके 
प्रति पाप है। उन्होंने जमोंदारों और फिसानोमें झगड़ा करवानेके समस्त प्रयत्नोकी 
भत्संना को और किसानोकों सलाह दी कि वे ऐसे लड़नेके बजाय स्वयं कष्ट सहे; 
क्योंकि हमें तो अपनी समस्त शक्ति सर्वाधिक शक्तिशाली जमींदार अर्थात्‌ अंग्रेज सर- 
फारसे लड़नेके लिए संचित कर रखनी है। उन्होने लोगोसे अनुरोध किया कि थे 
अपने हृदयोंकों शुद्ध करें, सनोंसे भय निकाल दें और मजबूत बनकर निर्भयतापूर्वक 
आगे बढ़ें। 

उन्होंने अपने दक्षिण आफ्रिकार्मे किये गये सत्याग्रह भौर उसकी सफलताका 
स्मरण कराया और [अपने स्वागतके समय | स्टेशनपर तलवारें लेकर निकाले गये 
जूलूतकी' निन्‍्दा की। उन्होंने कहा कि हिंसा तो कायरताका लक्षण है। तीत करोड़ 
लोग स्वयं एक शक्ति हूं और हिंसा किये बिना असहुयोगके द्वारा स्व॒राज्य ले सकते 
है। तहवार तो कप्तणोरका हथियार है। उन्होने छोगोसे संगठित होने, चरफ्ा चलाने 
और घत-पंग्रह करनेकी अपील की। उन्होंने छात्रों द्वारा स्कूल और कालेज छोड़नेका 
उल्लेल करते हुए कहा कि सोलह सालसे अधिक आयुक्त लड़के अपने माता-पिंताकी 
इच्छाके विरुद्ध भी इन संस्थाओंका त्याग कर सकते है। उन्होने कहा कि स्व॒राज्य 
शान्ति ऱकर, चरखा चलाकर, अस्तहयोग करके भौर धन संग्रह करके सात महीनमें 
लिया जा सकता है। उन्होंने अन्तमें लोगोंसे धन देनेकी अपील की। 


[अग्नेजीसे ] 
लीडर, १३-२-१९२१ 
१७३. पत्र: सणिबेन पटेलकों 
क्ल्लिी 
१३ फरवरी, १९२१ 
चि० मणि, 


तुम्हारा पत्र मुझे मिला। बहुत प्रसन्नता हुईं। तुम भाई-बहन आब घटा रोज 
कातो तो इससे स्वराज्य नही मिलेगा। उत्साह हो तो जरूर चार घट कातो । अम्याससे 
हक] 
अच्छा कातना आ जायगा। 


१. मुप्तत्मान खबसेवकोने सेेशनके दरवाजेपर नगी तल्वारें लिए हुए पक्तिदद होरर ग्रार्षरीश 
स्वागत जिपा था । यहां उसी घन्‍्नाड़ा उल्लेस किपा गया है । 

२ सरदार वल्लभभाई परेलकी पुत्री । 

३. ढाद्माभाई पटेल । 


३५८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


अभी श्री दास" वहाँ नही आ सकते । मुझे पत्र कछिखा करो | आजकल क्या पढती 
हो, लिखना। 


बापुके आशीर्वाद 
पुन्तरच : 
अभी तो मुझे बहुत घुमना पड़ता है। आज दिल्लीमे हूँ। अभी पजाब जाना 


है, बादमे लखनऊ, वहाँसे बेजवाडा। इसलिए पता नहीं महमदाबाद कब आता होगा। 
बापूसे कहना कि काग्रेसकी तैयारी करे।' 


चि० मणिवेत 
द्वारा, वल्लभभाई पटेकू, बार एट लॉ 
भद्र, अहमदाबाद 


[गुजरातीसे ] 
बापुना पत्रों मणिबरहेन पढेलने 


१७४. स्वराज्य देरसे मिलेगा 


मुझे ऐसा शीर्षक देते हुए भी शरम भाती है। छेकिन बम्बई और पृनामे जो 
घटनाएँ हुईं है और अपनी यात्राके दौरान जो थोडा बहुत मेरे देखनेमे आया है उन 
सबके आधारपर मुझे यह कहना पडा हैं। जित छोगोने विहारमें हाटें छठी, और 
जिन्होंने शात्त्री' और पराजपेकों बोछने नहीं दिया उन्होंने ख़राज्यकी घडी की सुई 
धीमी कर दी है; उन्होंने सत्यके नामपर असत्यका आचरण किया है; उन्होने 
शान्तिकी शपथ छेकरके अश्ाति फैलाई है, उन्होंने उसीको पुष्ठ किया है जो धास्री 
कहते थे। यदि शास्त्री और उन-जैसे दूसरे छोगोंकों यह विश्वास हो जाये कि 
हिन्दुस्तान सचमुच अहिसात्मक युद्ध छड सकता है तो वे आज ही असहयोगी वन 
जाये और यदि सारा हिन्दुस्तात आज ही असहयोग आन्दोछवमें शञामिछ् हो जाये तो 
आज ही स्वराज्य मिल जाये। 

थदि वकील वकालत न छोडे, विद्यार्थी सरकारी स्कूलोंका परित्याग न करे और 
जिन्हें खिताब मिले है वे अपने खिताबोंकों न छोडे तो भी जल्दी ही स्व॒रौज्य मिल 
सकेगा, ऐसा मुझे छगता है। छेकित यदि अशात्ति फैड़े तो स्व॒राज्य नहीं मिक्ठ सकता; 
एक वर्षमे तो कदापि नहीं मिलन सकता। 


१, चित्तरणन दांत । 

२, भहमदावादमें होनेवाले काग्रेसके ३६ वें, अधिविशनती । 
३ वी० एस० ओऔनिवात शाली । 

४. रैंगलर रघुनाय पुरषोत्तम परांजपे | 


स्व॒राज्य देरसे मिलेगा ६०५ 


श्री भास्बियर और उतन-जैसे अन्य लोग शुद्ध भावने मानते 7 कि जसदथोगी 
प्रवृत्तितिं देशका नुकसान ही होगा। इसमें उनका क्या दोप है? उनके भ्रमझ्ों हम 
बलातू अथवा अविनयपूर्वक दूर नहीं कर सकते। 

जो लोग श्ञाति-मंग करते है वे देशके भत्रु हे, क्योफि थे ससकारसे सबसे 
ज्यादा सहयोग करते है। अगान्तिकों मिठानेका उपचार सरकार जानती है। यदि हम 
उम्तकी अपेक्षा अधिक शस्त्रवलका परिचय दे तो वह अवश्य हार जायेगी। छ्ेकित लो 
बल उभके पास ही तही है यदि हम उस्त वलसे उसे हराये तो हमें अपना साव्य प्राप्त 
करनेमे कमसे-क्म समय लगेगा और उससे कुछ भी सीखना न पढ़ें। उतनी बात नो 
एक वालककी समझमें भी आ सकती है। 

असहयोगकी विजय तभी हो सकती हे जब हम बहुत ज्यादा छोगोड़ो असह- 
योगका चमत्कार बता सके। और वह चमत्कार गान्तिसे ही बताया जा सकता हैं। 
जैसे अन्धकार उजाढेसे ही दूर किया जा सकता है वैसे ही सरकारके भमन्‍्व्रवलकों हम 
शान्तिमय असहयोगसे ही दवा सकेगे। 

मेने अभीतक तो सिद्धान्तके धारेमे ही छिखा है। अव ऐसे समय असहयोगियोकों 
क्या करना चाहिए? यदि हम किसी सभामे अभिष्टताको नहीं रोक सकते तो हमें 
ऐसी सभामे जावा ही नही चाहिए। शास्त्रियरकी तमामे जब ' गेम की आवाज छगाई 
गई तभी जिन्हें यह अशिष्ठता पसन्द नहीं आई थी यदि वे लोग सभासे उठकर चले 
गये होते तो अच्छा होता, शास्त्रियरकी सभामे ऐसी आवाज छगानंवाले पाँच-सात 
लोग रह जाते तो रह जाते, लेकिन असहयोगी तो इस दोपसे वच जातें। हम किसीकी 
सभामें जानेके लिए. वाध्य नही है, छेकिन अगर हम उसमें जातें हे तो हम वहां स्वय 
शिष्टताका पालन करने और दूसरोसे कर्वानके लिए अवश्य बाध्य हैं। 

पूछा जा सकता है, अगर सरकारके जासूस अधिष्टता करे तो इसमें हमारा क्या 
दोप ? हमारा दोष यह है कि हम उस अशिष्टताकों नहीं दवा सकते। सिपाही अपने 
सामने खाइयों और चट्टानोकों देकर स्तव्य नहीं रह जायेगा, वल्कि खाइयोकों भरकर 
और चट्टानोको काटकर आगे वढेगा। सरकार हमपर भासन करती है, क्योकि वह 
हमारी सब युक्तियोकों नष्ट करनेकी शक्ति रखती हे। जब हम उसकी सारी चालोफो 
काट देंगे तभी हम सरकारुपर गासन कर सकेगे। यदि सरकारके जासूस सभाओकों भग 
करने आते हो तो हमे उनके लिए मैदान खुला छोड देना चाहिए। हमें उस मभामे 
शान्तिपूर्वंक उठ जाना चाहिए। शान्तिमय असहयोगका शस्त्र इतना शुद्ध है कि उसमें यदि 
तनिक भी मलिनता भाती हैं तो वह दिख जाती हे। उसकी धार उतनी तीद्य है कि 
वह कठिनसे-कठिन वस्तुको काट सकती है। इसलिए उत्तके समान तुख्त प्रभाव दिसा- 
गेवाला कोई दूसरा शत्त नहीं है। फिर भी उसका उपयोग करना उतना आसान है कि 
एक बच्चेकों भी समज्ञाया जा सकता है। जहाँ कुछ करना हो वर्हा अनुभव और 
प्रशिक्षणकी जरूरत होती है। असहयोगका अर्थ है ' व करना । बाछकने भनक्षर छिसाने- 
में वर्षों लग जाते हूं। छेकिन यदि उससे यह कहे कि तू अक्षर ने सिस तो या उसके 
लिए विल्फुल आस्तान है। सच्चा और आज्ञाकारी बाऊक तो न करनलेरो बातगों साने- 


ई६० सम्पूर्ण गांवी वाहमय 














भाप समझ सकता हैं। उत्ती तरह उच्चा और श्रद्धालु वन्नह्योगी नी निदिचत क्ार्योंक्ो 
ते करनेकी वात विना किसी प्रशिक्षमक्ते उमझ् सकता है। इसी तरह सोच-सनप्कर 
किये गये त्वाननें से ही जान और वलू उत्तर होता है। हिला दुलानकों मल संग्लन 
सीखना हो तो भी वानि औौर बतहवोगक़ी चिला लेनी होगी। 

बतएवं इस लेवको पढ़नेगले तावियोकों दिन्‍्वलिलित विग्नोपर ध्यन देना होगा : 

वहि चहकारियोछी वभामें मिप्व्ताभंय होनेकी तनिक भी गंदा हो तो के उसमें 
न जायें बौर अन्य बसहयोगियोंक्रो व जाने दें। उन्हें छोगोंको इस दरूका मिन्ग 
देवेकी पुरी क्ोनिय करनी होगी। 

बद वरक्ीलोंकों बयवा वालकोंकों कुछ समझाना वाकी दही रू गया है; नदरूद 
यह है कि दो छोग अद्यछतों और निकल काबे है उनको प्रथितित क्रूत्े, 
उनके चरिद्रते और उनकी निर्मवताते दुसरे लोग अपने-आप मिकछ आर्येंगे। 

अग्नहयोपियोंकों अब कारीपरोंके वर्ममें प्रवेश करना है। इस तरह हम प्रत्येक 


जल, 


बंगेकी सेबों करके आम वह भकगे 
[पुबरातीते 
नवजीवद, १३-२-१९२१ 


१७५. भाषण: दिललोमें तित्विया कालेजक्ते उद्घाटनपर" 
१३ फरवरी, १६२१ 








हकीमजी लौर मित्रो, 

इस उत्सवर्मे आतेगें नुझे वड़ा मंकोच्र हुआ, व्योंकि दुझे मादून हैं कि गदि इस 
सनय सरकार और हमारे वीतर्नें ऐसा दुःखद्मयवी विरोद न उज्ञ हो यण होता तो 
इस महान्‌ विद्यालय बौर चिकित्साजयकों खोलनेके लिए श्ीनानु दाइमराम चाह 
नि्ंत्रित किये यये होते, विशेषकर जब उत्तकी नीव उनके पूठ॑वर्ती वाइसराव छाई 
हाडिगें डाली थी। बरदि बाइसराय-हैसे नहापुरुपके स्थाननें में निवृक्त लिण गया है 
तो नेरा चंकोत्र करना उचित ही है। एक बौर भी छारप है बौर वह उस नी 
अविक व्यक्तिगत हैं। औषधि औौर बतसतालके उन्दन्दर्ने नेरे विित्र विचार हूं दौर 
ऐसी जपहकि उन्पकंस्ते नें बहुत हुर रहता हूँ। तशपि बचने णोग्य हकीनदीके लिए नई" 
ननने इतना आदर है कि मेने अपना संकोंत्र दुर कर दिग। में स्ला् कहना वाहता 

१. मुह भागग अग्रेदीनें १५-२-१९२१ ने वॉसंे ऋॉलिकलनें सी छय थ। स्ते उबदे नि 
व्या प्या है। पछ्ध॑ प्रवच्ति हिंच्यों और अम्किकिती सा्ताजी इश्ति पदतत हुठ थास्कि पद 


भी झिये गये हैं । 
* छिक्त्रि आलेज; झा रा्ीप उंचाली साएना चक््चड खा का 
३. लोड चेन्दनोद । 
४. १८५८-१९४४६ नाजन वह़्दराए, १९१०-१६ । 


भाषण . दिल्‍्लीमें तित्िया काठेजके उद्घाटनपर ६ 


चत 


हैं कि में इस उत्सवर्में राजनीतिक कारणोसे सम्मिलित हो रहा हूं। में दिमदीरो 
हित्दँ-मुसछमानोकी एकताकी प्रतिमा समनत्ता हैं। इस एकताके बिना दम कोर्ट उन्रनि 
नही कर मकते। में उस विद्यालयक्रों उम एकताकी मूर्ति समता हूं और नहीं एस 
कारण मुझे इस उत्सवर्में सम्मिलित होनेमे वडा हर्ष हो रहा है। 

जो विवरण मन्त्रीने अभी सुताया है उप्तकों आपने सुना है, और उससे आप 
छोगोको मालूम हो गया होगा कि इसके छिए कितना परिश्रम किया गया है और 
इसमें कितनी उन्नति हुई है। इससे स्पप्ट प्रतीत होता है कि बदि एक आदमी 
तत्परतासे अपनी शक्ति किसी काममें छुगाये तो क्या नहीं कर सकता। में उम्बस्से 
प्रार्थना करता हूँ कि हकीमजीको दीर्घायु प्राप्त हो जिससे कि थे इस कामकों पूरा 
कर सके। मुझे आशा हे कि देशके बनी लोग विना माँगे ही उसमे धनकी सहायता 
देंगे जिससे कि उनका भार कम हो। आपको माछूम हैँ कि इस विद्यालयके सोलनेफे 
अतिरिक्त मुझे लाई और छेड़ी हाडिगके घित्रोका भी अवाबरण करना हे। उस कामको 
करनेमें मुझे विशेष प्रसन्नता होती है, क्योकि यह दिखलानेका मुझे अवसर मिला है 
कि असहयोगकी छडाईमे हम अग्नेज जातिसे कोई द्वेपका भाव नहीं रखते और हमारा 
राष्ट्रीय आदर्श यही है कि चाहे अग्रेज हो, चाहे हिन्दुस्तानी, जिस किसीने हमारे साथ 
भलाई की हों उसको हम' स्मरण रखे। 

औधपधिके सम्बन्धमे जो मेरी राय है उसको स्पष्ट करनके छिए आप कुछ 
देखे लिए कष्ट दूँगा, जिससे कि इस विपयमे किसीकों कोई भ्रम न हो। मेने एक 
पुरतकर्मं, जिसपर कि हालमें बहुत ठीका-टिपपणी की गई हे, छिखा था कि में भौप- 
धिकी प्रचछित प्रणाढ्ीकों पैशाविक यूक्ति समझता हूँ। में अस्पतालोकी बहतीमें सम्य- 
ताकी उन्नति नहीं देखता। इसको में अवनत्तिका स्वरूप ही समझता हूँ, जैसे कि पिजरा- 
पोलोकी संझ्या वढनेसे यही मालूम पडता है कि छोगोमें मवेशीकी भ्रछाईकी ओरमे 
उदासीनता ही है। इस कारण मुझे आजा है कि यह विद्यालय छोगोकी रोगोमे बचा- 
तेका विशेष प्रयत्न करेगा और रोगीकों नीरोग करनेकी कम फिकर करेगा। स्वास्थ्य 
रक्षाकी का नीरोग करनेकी कलासे अधिक गौरवपूर्ण है, यद्यपि उसकी साधना अधिक 
कठिन भी है। चिकित्साकी प्रचलित प्रणालीकों में पैशाचिक इस कारण मममता हैं 
कि इससे प्रेरित होकर लोग गरीरका महत्व जरूरतने ज्यादा मानने छगतें हे और 
अन्त त्वित आत्माकी अवहेलना करते हैं। इस विद्याल्यके विधा्ियों और प्रध्यापफोसे 
मेरी प्रार्यता है कि वे आत्माके स्वास्थ्यके नियमोका अनुसस्धान करे जिससे कि उन्हें 
मालूम हो जायेगा कि गरीरकी चिंकित्साके सम्बन्धमें भी उससे बहत चमत्कारी 
परिणाम हासिल होगे। इस समयकी चिकित्सामें धर्मका भाव बहुत कम होता है। 
जो आदमी अपनी नमाज और गायत्री रोज ठीक भावसे पढता हैं उसको तो बीमार 
पड़ना ही नहीं चाहिए। यदि आत्मा शुद्ध रूेगी तो घरीद भी थुद्र रहेगा। 
मेरा यह दृढ़ विग्वास हे कि धामिक भाचरणसे आत्मा और गरीर दोनो शृय८ रह 


१. भनुगानत, गाभीनीक़ा तालधे बपदी आरोय-विषयक्र पाल (देस्ति” पण १३ गौर १९) 


पा हिन्द स्वराष्यने है 


३६२ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


सकते है। मेरी आजा और प्रार्थता है कि इस विद्यालयके हारा हकौम छोग आत्मा 
और शरीरका फिर मेल करेगे 

आंवुनिक चिकित्सा-शास्त्रते शरीरके स्थायी अश, अर्थात्‌ आत्माक्ी अवहेझ्ना 
कर बीमारियोंका अनूसघान किया है, जिसका यह नत्तीजा हुआ कि उसने यह नहीं 
पहचाना कि इस सम्बन्धमे हम छोग कहाँतक काम कर सकते हे और कहाँसे आगे 
नहीं बढ़ सकदे। शरीरकों स्वस्थ करनेकी चेष्टामे उसने मानवेतर जीवोंकी अवहेल़ता 
की है। मनुष्य यदि सब जीवोंका स्वामी है तो वह उतका रक्षक भी है। जन्तुमोकी 
रक्षा करनके बदके वह उनका घातक हो गया है और विकित्सालस्वते विशेषकर 
यह घात किया है। मेरी रायमे जीवित पशुमोका अंग-भग करना सब पापोगे महापाप है। 
यह ईश्वर और उसकी सुन्दर सृष्टिके प्रति पाप करनेके समान है। अगर जीवोकी हिंसा 
और उत्पीड़नसे ही हम जीवित रह सकते है तो हमारा जीवा हराम है। हमे ईछरको 
दयारू कहकर उपके आश्योर्नादके लिए प्रार्थना करना शोभा नहीं ऐता, जब हम अन्य 
जीवोके साथ साधारण दया भी नहीं दिखातें। मेरी ईइ्वरसे प्रार्थना है कि भारते 
श्रेष्ठतम हकीम द्वारा स्थापित यह विद्यालय सदा स्मरण रखेगा कि हम छोगोंके काये- 
क्षेत्रकी ईदवरन एक सीमा निर्धारित कर दी है। 

इतना कहकर में आधुनिक यूरोपीय वैशानिकोंमे जो अनुसधानका भाव है उसकी 
प्रशंधा करता चाहता हूँ। मेरा झगड़ा उस भावसे नहीं है पर उस मार्गसे है जिसका 
कि उल्होने अवरम्धन किया है। उन छोगोने सिर्फ इस वातका खथारू किया है कि 
किन-कित तरीकोंसे हम मनृष्यके श्रीरकों सुख पहुँचा सकते हे। पर जिस तलखा, 
परिक्षम और आत्मत्यागके साथ सत्यके अनुसंधानमे इस वैज्ञानिकोने सब-बुछ किया 
है उप्तका में हृदयसे आदर करता हूँ। और गहरे अनुभवके बाद मुझे बड़े खेदसे यह 
कहना पड़ता है कि हमारे वैद्यो औौर हकीमोमे ऐसा भाव नहीं रहा है। वे उकीर- 
के फकौर बने रहे है और हमारी पुरानी औौषधियोकी हालत इस सा शोचवीय 
हो गई है। आधुनिक अनुसवानके परिणामोंको न जातकर उन्होंने अपना वेशा 
ही ख़राब कर डाछा है। में भाशा करता हूँ कि यह विद्यालय इस महादोषकों दूर 
करेगा और आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्साशास्त्रकों फिरसे अपने पुरातन गौखपर 
प्रतिष्तित करेगा। मुझे हर्ष है कि विद्यायका एक पाइदात्य चिकित्सा-विभाण भी है। 
मुझे आशा है कि तीनों चिकित्सा प्रणालियोके सम्मिलनसे एक ऐसी प्रणाली तिकदेशी 
जिसमें कि तीनोके दोष न रहे। मुझे यह भी आशा है कि यह विद्यालय प्राच और 
पाइचात्प, दोनों प्रकारकी सोमहकीमीसे दूर रहेगा और केवल वास्तविक गुणोंकों ही 
मान्यता देगा और अपने विद्याधियोंमें यह भावना भरेगा कि यह पत्था धन कगार 
लिए नहीं है, पर दु.ख-दर्द निवारण करनेके लिए है। ईश्वस्से यह आर्यदा करते हुए 
कि इसके जत्मदाता और व्यवस्थापकोंके परिश्रमक्षे किए वह उन्हें आशीर्वाद दे, मे 
यह धोषणा करता हू: यह तिव्यी विद्यालय खुछ गया। 


बाज, (५-२-१९२१ 


१७६. पत्र: सो० एफ० एन्ड्रयूजको 
दिल्ठी 
सोमवार [१४ फेररी, १९११]! 
प्रिय' चार्ली, 
आज मेरा मौनवार है। स्वाभाविक स्पसे मतमे उन लोगोका खाल था रहा 
हैं जो मेरे निकट सबसे प्रिय और घनिष्ठ हँ। शात्प्री और पराजपेके सम्बन्धमे 
आपका पत्र मुझे अच्छा लगा। वह झर्मंनाक घटना थी। फिर भी हमें अपना काम 
तो चालू ही रखना चाहिए और साथ ही हर तरहसे हुल्लडबाजीकों रोकनेके लिए 
प्रथत्त करना चाहिए। जितना अधिक सोचता हूँ उतना ही अधिक स्पप्ट रुपमे मजे 
इस आन्दोलनके पीछे ईदवरका हाथ नजर आता है। उत्तेजनात्मक परिस्थितियोंके 
रहते हुए भी लोगोंने जो आत्मसयम दिखाया वह आइचर्यंजनक हैं। उस आत्मसयमके 
पीछे सगीनोका भय भी है, ऐसा में मानता हूँ। 
में न तो विज्ञानकी उपेक्षा करना चाहता हूँ और न सामान्य थिक्षाकी। 
किन्तु में यह अवदय चाहता हूँ कि इस परीक्षा-कालमें अन्य सभी गतिविधियाँ बन्द 
कर देनी चाहिए। यह अवधि जनताके लिए ही रखी गई है। जनता एक भवधि 
निश्चित करके ही काम करना पसन्द करती हे। में जानता हूँ कि यदि इस अवधिमें 
भारतमें अहिसाकी प्रतिष्ठापना की जा सकी तो तुम देखोगे कि हमें सितम्बरसे पहछे 
ही स्व॒राज्य मिल जायेगा। तुमको याद होगा कि गिरमिठ-प्रथाकों समाप्त करनेके 
लिए भी एक अवधि निर्धारित की गई थी। इसमें ऐसी कोई कोशिश नही है कि 
शिक्षाकों हठाकर उसके स्थानपर असंहयोगकों ही रख दिया जाये। 
जितनी देर तिव्जिया काछेजरमें रहे भच्छा छगता रहा। में चाहता हूँ कि 
उद्घाटनके अवसरपर दिया गया मेरा भाषण तुम पढों और उसके वारेमें अपनी 
राय मुझे लिखो। ड्यूककों लिखे गये अपने पत्रकी' भी मे तुमसे समीक्षा चाहता हूं। 
मुझे ३६, मुजगरोड, छाहौरके पतेपर पत्र लछिखना। में करीव एक पयवारे 
तक पजावमें रहूगा। 
सस्ते, 
तुम्दारा, 
मोहन 
अग्रेजी पत्र (जी० एन० ९५४) की फ़ोटो-नकलसे। 
१, पत्रमें उल्टिपित विभिन्‍न घरनाओ्रोसि पता चलता है कि पत्र री तारीयगे र्थि गया था । 
२. सितम्बर १९२० में कल्कत्तामें हुए काग्रेसके विशेष अधिवेशनंके एड वर्ष दाद । 
३. देखिए “पत: ठयूड़ भोफ कनोंट्शो ”, ९ फरवरी, १९२१ के पूर्ठ 


गाधीजीने १४ फरवरी, १९२१ को दिल्लीने प्रत्थन जिया और १५ फरवरीने ८ मार, १९२१ 
तक पंजावमें रहे । 


१७७. भाषण: भिवानीके' हरियाना ग्रामीण सम्मेलनमें 


१५ फखरी, १९२१ 
इसके बाद महात्मा गांधीने भाषण देते हुए कहा कि आपने असहयोग और सादक 
पदार्थकि बारेमें जो प्रत्ताव पात किये है उतका आपको पुरा-पूरा पालन करना है। 
उन्होंने कहा, “मेने देखा है कि लोग सिर्फ प्रस्ताव पास करके हो सन्तुष्ट हो जाते 
है और अपनी प्रतिम्ाके पालनकी चिन्ता नहीं करते, यह एक बड़े दुर्माग्यक्षों बात 
है। जो लोग प्रस्ताव पास करते है उसे उसके पालतकी भी आशा की जाती है। 
पिछले सिंतस्वर मेवे घोषणा की थी कि आजसे एक वर्षके अन्दर ही स्वराज्य प्राप्त 
किया जा सकता है। पर इस घोषणाके साथ कुछ दूसरी छर्ते भी थों। पहली अर्ि- 
बाय॑ बार्त तो यह है कि उकसाये जानेपर भी लोग हिसासे दूर रहें, उकसानेकी कोशिश 
चाहे सरकार करे, चाहे उनके अपने ही छोग। मेरा तो महिसा धर्म है; लेकित यह 
बात सभीकों समझमें मा गई है कि हिसाके रास्तेते आगे-पीछे कमी स्वराज्य प्रा 
करना सम्भव नहीं है। 
दूसरी शर्त है परस्पर सहयोग। इसलिए अपने ही भाइयोके साथ महूतोंका-सा 
व्यवहार करना बेजा है। में अपने-आपको कट्टर हिन्दू मानता हूँ। हिंदू पर्ससे मेने तो 
यही सीखा है कि सभी मनुष्य मेरे भाई है और उत्हें भी मेरे समान आगे बढ़नेके 
अवसर और सुविधाएँ प्राप्त रहती चाहिए। जवतक हम अपने रा्लो देशवासियरोको 
अछूत सानते हे तवतक हमें भी [ ब्रिदिश ] साज्नान्यमें अछूत वतकर दिन काटने पढ़ेंगे। 
असहयोग शुद्धिता आन्दोलन है; इसलिए हमें भी अपनों सभी बुरी आदतें छोड़ देवी 
चाहिए। दौतरी धर्त है हर हालतमें विदेशी वत्त्रका पूर्ण वहिष्कार। इसका केवल 
एक हो तरीका है। वह यह कि हर घरके लोग कताईको कर्तव्य मारते और बच्चे 
बूढ़ें, स्त्री, पुरुष, सभी स्वेच्छया कमसे-कम एक सालतक अपने लाली समय कताई 
करें 


चौगी शर्ते है, आधिक सहायता। हरएक नितना हो सके उतना धन दे। 
दिना धनके स्वदेशी प्रचार नहीं हो सकता और न राष्ट्रीय ल्कूहों और कालेजोंकों 
चलाया जा सकता है।' 

मेने इन कुछेक शर्तोका उल्हेल किया है क्योंकि ये संवपर समान रुपसे छातू 
होती है। कुछ शर्तें विशेष वर्गकि लोगोंसे सम्बन्धित है। कांग्रेसने सिपाहियों या पुद्ि 
सके अधिकारियोंसे अपनी नौकरों छोड़नेके लिए तो नहीं कहा है; पर उसने बह आशा 

१. पजावके हरियाना प्रदेश्का एक कला; सम्मेब्तक्ी मथक्षता जण ठावपरापने की यी। 

२, समोडतमें गादीबीकों १८,००० रुपे तथा महिछमेसि बने माभूपण आए हुए। शक बरिरित 
लोगोने कोई ४२,००० खपये देनेक्ना वादा किया । 


टिप्पणियाँ ३६७ 


हि 


अवश्य को है कि वे जवताके प्रति वफादार बने रहेगे। कांग्रेसफ़ों यह भी आशा है 
कि सैनिक जातियोते नये लोग पुलिस या सेनामें भरती नहीं होगे और दूसरे लोग 
भी अब भरती नहीं होंगे। 
निन ज्र्तोका मेने उल्हेश किया हे यदि कुछ सन्तोवजनक ढगसे इनका पाछन 

हो सके तो निश्चय ही पितम्परसे पुर्व स्वराज्य मिल सकता है। यह तो फोई भी 
नहीं कह सकता कि मेने जो शतें बताई है उनका पालन कोई कठिन चीज है। 

[अग्नेजीसे 

द्विब्यून १९-२-१९२१ 


१७८. टिप्पणियाँ 


कौवती बत्तु असहुमोण आन्दोलनकों नष्ट कर देगी? 


निरचय ही असहयोगियों द्वारा की गई हिसा। किन्तु यह वह वात नहीं है 
जिसका में उत्तर देना चाहता था। मुझसे वास्तव प्रइन यह पूछा गया हैँ कि 'असह- 
योगको तष्ट करनेके लछिए सरकार क्या कर सकती हैं? ' और [मेरा उत्तर है ] 
मुसलभानोकी माँगके अनुसार खिलाफतके प्रइनका समाधान, भारतवासियोकी मांगके 
अनुप्तार पजावके संवाकलका निपटारा तथा राष्ट्रके अविकारप्राप्त प्रतिनिधियों द्वारा 
बनाई जानेवालो योजताके अनुसार स्वराज्यका दिया जाना। 


स्वराज्य क्‍या है? 


यह दूसरा प्रइन है। इसका उत्तर ऊपरके अनुच्छेदमे बगत दिया जा चुका है। 
कोई भो एक आदमी स्व॒राज्यकी योजना नहीं वना सकता, क्योकि जिस स्वराज्यकी 
माँग की जा रही है वह एक आदमीका नहीं होगा, न ही कोई पेनगी बोजना बनाई 
जा सकती है। जो चोज आज राष्ट्रको सन्तोप देती है, सम्भव हैं वह कल मन्तोप न भी 
दे। हमारा विकास एक जीवन्त विकास है, उसे वैसा होना भी चाहिए। इसलिए 
राष्ट्रकी इच्छा तो दिन-दिन बदलती रह सकती है। तथापि स्व॒राज्यकी बोजनाकी 
एक मोदी रूपरेखा तो निएचय ही पहलेसे निर्धारित की जा सकती है। शिक्षा, विधि, 
पुलिस' तथा सेनापर राष्ट्रके अरतिनिधियोका पूरा नियन्त्रण होना चाहिए। उसी तर्क 
वित्तीय व्यवध्यापर भी हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए; और बदि हमें स्वशानित 
रहना है, तो एक भो सैनिक हमारो अनुमतिके बिना देशके बाहर नहीं जा सबेगा। 

यूरोपीयोके हिंतोका क्या होगा? 

स्वआाप्तित भाखमें वे उतने दी सुरक्षित होगे जितने जाज है। किल्तु उन्हें श्षेरठ- 
तर जातिके कोई विशेषाधिकार नहीं होगे, उनके लिए कोर्ट श्यिवन नहीं होगी, 'उर 
किसी प्रकारका शोपण नहीं करने दिया जायेगा। मग्नेण सभी अर्थोर्गें हमाडे करियर 
समान रहेंगे, गासकोंके समान नही। 


है] 
खर 


३६६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
व्रिदेनके साथ हमारे सम्बन्धका क्या होगा? 
जहाँतक मुन्ने मालूम है, कोई भी इस सम्बन्वकों अकारण समाप्त नहीं कर 
देना चाहता। यदि इंग्लेडकी नीति खिलाफतके प्रइनपर मुसक्तमानोकी भावनाके विरुद्ध 
पड़ती है, अथवा पंजावके वारेमें भारतीय भावनाके विरुद्ध पड़ती है, तो फिर पूर्ण 
स्वतत्त्रता होनी ही चाहिए। जो भी हो, यह सम्बन्ध साझ्ेदारीका होता चाहिए-- 
रजामन्दीसे मर्यादित और पास्थरिक स्नेह तथा सम्मानपर आधारित। 


क्या भारत इसके लिए तैयार है? 


सो तो समय दिखलायेगा। यो मुझे. विश्वास है कि वह तैयार है। कांग्रेस जिस 
स्वराज्यकी माँग कर रही है, वह इंग्लेड द्वारा दिया जानेवाछा स्वराज्य नहीं है। 
स्वराज्य तो वह है जो राष्ट्र माँगता हैं और वछात्‌ के सकता है; स्वराज्य उस्ती बर्घमें 
चाहिए जिसमे दक्षिण आफ़िकाने उसे प्राप्त किया। 


घोती और चादर 
समयके चिह्ने अचूक हे। कहा जाता है कि [सुधारोंके अनुसार ] पुनर्गृठ्िति परि- 

पदूमें एक सदस्य घोती बौर चादर धारण किये उपस्थित हुए, और उन्होंने बंगढा 
भाषामें जपथ-ग्रहण करनेका आग्रह किया। सदस्य महाणय अपने साहसके लिए ववाईके 
पात्र हे। हमारे छिए सभी अवसरॉपर अपनी राष्ट्रीय पोगाकर्में उपस्थित होना विलकुल 
स्वाभाविक वात है। और यह आशा की जा सकती है कि सदस्यगण वथासम्भव 
राष्ट्रके साथ सहयोग करेगे, यद्यपि परिषदोंमें जानेका आग्रह करके उन्होने यप्टूकी 
इच्छाकी अवहेलना की है। यदि वे परिषदकी बैठकोंमें खहरकी पोगाकर्में उपस्थित 
होनेका तथा अपनी प्राल्तीय भाषामें बोलनेका साहस करेंगे तो निद्चय ही दे राष्ट्रकी 
सेवा करेगे। राष्ट्रके अनेक लोगोंका अंग्रेजी बोलता थोड़ेसे अंग्रेजोंका हमारी प्रान्तीय 
भाषाएँ वोछनेकी अपेक्षा अधिक कठिन काम है। 

[मंत्री] 

यंग इंडिया, १६-२-१९२१ 


१७९. मेरा उत्तरदायित्व 


' सर्वेन्ट आफ इडिया ' ने यह दिखानेके छिए कि सभी असहयोगी प्रेमसे नहीं, 
बरन देपसे प्रेरित है, मेरा ध्यान पुनाके एक असहयोगीके ववतव्यकी ओर आफपिन 
किया है। मेने इसमे कभी सन्देह नहीं किया है। उछटे, मेने रवीकार किया है कि 
अनेक असहयोगी हेपसे, अधिकाञ न्यायकी भावनासे बीर कुछ थोदटते ही कैवछ प्रेमफी 
भावनासे प्रेरित है। पूनाकी वस्तुस्थितिके उल्लेखके वाद एक फटकार भी सुनाई गई 
है। लेखकने अपनी बात इस प्रकार समाप्त की है. 

प्रेम और शान्तिके झण्डेके नीचे हेष और हिंसाकी शक्तियोकों भरती करना, 

यह विदवास करना कि एक सीधा-सा सिद्धान्त प्रत्येक हृदयकों परे सोनेमें बदल 

सकता है, फूसके ढेर॒पर बेठकर शान्तिकी चिलम फुंकते जाना और प्रकट भोले- 
पनके साथ परिणामोके सारे उत्तरवायित्वसे इनंकार करना--ऐसा व्यवहार, 
साहे वहु किसी नवीका ही क्यो न हो, आश्चर्यजनक है। 


मुझे कहते हुए खेद होता है कि यह फटकार तीन निराघार मान्यताओपर 
आधारित है। मेने प्रेम और शान्तिके न्ण्डेंके नीचे देप और हिंसाकी गर्क्तियोकों भरती 
नही किया है, वरन्‌ मेने न्यायके झण्डेके नीचे उन सवकों भरती किया है जो न्याय 
पाना चाहते है, और ऐसा करनेमें--एक व्यावहारिक सुवारककी नाई--उन्हें भी 
भरती करनेमे सकोच नहीं किया है, जिनके विपयमे में जानता हूँ कि वे द्वेपसे प्रेरित 
है। पर वे भी न्याय पानेके अधिकारी हे। हाँ, मुझे देखना चाहिए कि वे अपनी हिसाकों 
कही व्यवहारमे न उतारने छंगे। में दावा करता हूँ कि हेंपियोकी एक बहुत ही वडी 
संख्या अपती ओरसे असहयोगकी शर्तोका ईमानदारीसे निर्वाह कर रही है, क्योंकि वे 
समझते है कि यदि उन्हें त्याय प्रोप्त करना हे--केवल कोध ही व्यक्त नहीं करना 
है--तो देशके लिए अहिंसा ही एकमात्र और सर्वोत्तम नीति हे। अत मेरे लिए यह 
विश्वास करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि ” एक सीधा-सा सिद्धान्त प्रत्येक हृदयकों 
खरे सोनेमें वदछ सकता है।” हाँ, यह विश्वास मे अवश्य करता हूँ कि सम्भव है 
व्यावहारिक अनुभव नोतिकों विश्वासमें बदल दे। कारण, में विब्वान करा हूँ छि 
लोग स्वभावसे ही स्नेही भौर भान्तिप्रिय हे। जब वे हेप और हत्या करते है, तब 
वे अपने उच्चतर स्वभावके विरुद्ध ही ऐसा करते है । में 'फूसके ढेरपर बैठकर यान्तिकी 
चिलम नहीं फूंक रहा हूँ, न प्रकट भोडेपनके साथ परिणामोके लिए मारे उत्तर 
दाथित््वमे इनकार” कर रहा हूँ। इसके विपरीत, खदानोंके दुमल विशेषज्ञदी नाएं, 
में विस्फोटक गैसोसे भरी एक कोयलेड़ी खदानमे विस्फोटके विरद् सुरक्षित ते हए, 
सुरक्षा-दीप (सेफ्टीलैम्प) लिए उत्तद्धायिल्रदी समुचित भावनाके साथ घृर रहा हें -- 
पूरी तरदू यह जानते हुए कि सुरक्षा-दीपकी ऊपरी सुरक्षाके बावजूद विन्योदट़ गैंस 


किसी अलात प्रक्रियाके द्वारा किसो क्षण भी विस्फोट कर सातो हैं। यदि उसने विन्द्रोद 


३६८ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


किया तो में उत्तरदायित्वसे मुँह नहीं मोडगा। में क्षमा मा्गूंगा, अपने प्रतिशोधी और 
क्रद्व देशवाधियोसे नही, बरत्‌ भगवानसे--जो मेरा उद्देश्य जानता है, और जो यह 
भी जानता है कि उसने मुझे एक ऐसे कमजोर आदमीके रूपमे पैदा किया है जो 
गलती कर सकता है, और फिर भी जिसने मुझे निर्णय करने और कार्य करनेकी शक्ति 
दी है। में दावा करता हूँ कि में सिपाही हैं, और जो वड़ीसे-वडी जोखिमे तहीं हे 
सकता, वह सिपाही ही क्या ? दि सर्वेट आफ इंडिया ' द्वारा मेरे लिए प्रयुक्त “ नवी” 
शब्द मुझपर किया गया एक निर्दय आषात है। उस पत्रके छेखककों जानना चाहिए कि 
में 'नवी” होनेका दावा नहीं करता। हाँ, यह दावा में अवश्य करता हूँ कि मे देशका 
एक ऐसा निष्ठावात सेवक हें, जिसके हृदयकी यह प्रवछ इच्छा है कि अपने देशकी 
उस असह्य बोझसे मुक्त होनेमें सहायता करे, जिसने उसे बुरी तरह झुका दिया है, 
और जिसे यह देश कभी-कभी अनृभव भी नहीं कर पाता। 

[भग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १६-२-१९२१ 


१८०. हाथ कताईपर कुछ और विचार 


“सर्वेट ऑफ इंडिया ' ने कताईकी जो हँसी उडाई है, उसका कारण तथ्योका 
अज्ञान ही है, में यह वात आगे स्पष्ट करने जा रहा हूँ। नि सन्देह कताईसे ज़ियोंके 
सतीतलकी रक्षा होती है। जिन स्त्रियोकों खुढे-आम सड़कोंपर काम करना पढता है 
और जिनके शील-मंगका हर समय खतरा वना रहता है वे स्त्रियाँ कताईकों अपनाकर 
अपनी रक्षा कर सकती हेँ। मुझे अन्य किसी ऐसे बन्बेकी जानकारी नही है जिसे छासो 
स्त्रियाँ अपना सकती हों। में मजाक उड़ानेवाकें इस छेखककों यह भी बंता दूं कि अनेक 
स्त्रियाँ कताईकों अपनाकर अपने घरोंकी सुरक्षित और पवित्र सीमाओोमें ही जीविका 
कमानेमे समर्थ हो सकी है। उनका कहना है कि कताई-जैसी वरकत किसी और 
घन्पेमे नही है। में तो यह भी मानता हूँ कि चरखेमे संगीत वाद्योकेसे गुण हे। वन्न 
और वल्तके अभावसे दुखी किसी स्त्रीको साजपर नाचने-गानेका उत्साह नहीं हो 
सकता। किन्तु मेनें देसा है कि चरखेकों चढते देखकर स्त्रियोंके चेहरोपर मुस्कान 
थिरकने छगती है। वे जानती हं कि इस अपरिष्कृत यन्त्रकें सहारे वे अपने पहुंचन- 
खानेका प्रवन्ध कर सकती हे। 

जी हाँ, इससे भारतकी घोर कंगरालीकी समस्या सुछक्ष सकती है और बह 
अकाछसे भी हमारी रक्षा कर सकता है। मजाक उडानेवाछा छेखक सिंचाई और लोक 
सहायता सम्बन्धी कार्योकी उन पोलोंसे अनभिन्न है जिन्हें में अच्छी तरह जानता है | 
ये काम निरी घोखा-बड़ी है। यदि मुझे सलाह देनेवाल्े ये महानुभाव घर-धरम चस्तका 
प्रचार कर सके तो में विद्वास दिल्ाना चाहता हे कि केवछ चरखा ही अकाल 
पूराययूरा सरक्षण प्रदान कर देगा! आस्ट्रियाका उदाहरण देना बेकार है। में वपते 


हाथ कताईपर कुछ और विचार ३६९ 


देशवासियोंकी गरीवी और छाचारीको जानता हूं; और उसलिए में तो सिर्फ उसी 
उपायकी वात सोच सकता हूं जो भाखके लिए कामवेनु हो। चरुया भारतके लिए 
कामपेनु ही है। ईस्ट इंडिया कम्पनीके आनेसे पहले भारतके हर घरमें चरसा चछता 
था। भारतमें रईकी खेती होती है इसलिए इस देममें वाहरसे गज-भर भी चूत छाना 
अपराध है। लेखक द्वारा दिये गये आँकडे भी अप्रासगरिक 

सच तो यह है कि १९१७-१८ में भारतमें ६२.७ करोड पीड मूतके उत्तादनके 
वावजूद विंदेशोंसे कई करोड गज सूतका आयात हुआ। मिलों तथा जुछाहोने इसका 
उपयोग किया। ऐसा लगता है कि छेखककों शायद यह भी नहीं माछूम कि जुलाहे 
मिलोंसे ज्यादा सूत वुनते हे। और चूँकि अधिकांग सूत विदेशी है इसलिए हमारे जुलाहे 
विदेशी कतवयोंका पोषण कर रहे हे। अगर हम किसी दूसरे कार्यमें भी अपने समयका 
सदुपयोग कर रहे होते तो मे इस वातकों बुरा न मानता। किन्तु कताईका काम प्राव. 
जबरदस्ती ही बन्द कर दिया गया है और उसका स्थान दासता भौर वेकारीने ले 
लिया है। आजकल हमारी मिलें हमारी जरूरतका कपडा भी तैयार नहीं कर पाती। 
यदि कर भी पाये तो जवतक उन्हें विवश न किया जाये वे दामोंमें कमी नही करेगी। 
मिलवाले तो विना झिझ्के घन कमानेपर तुे हुए हे। वे राष्ट्रकी जरूरतोकों देसकर 
दाम' तय नही करेगे। हाथ कताईका उद्देश्य ही यह है कि इससे गरीब ग्रामवासियोंको 
मजदूरीके रुपमें छात्रों रपये पहुँच सकें। हर कृपि-प्रवान देशमें एक अनुपुरक घन्वेकी 
आवश्यकता होती है जिससे किसान अपने खाली समयका सदुपयोग कर सके। भारतके 
लिए हमेशासे कताई अनुपूरक वत्वा रहा है। भारतके अद्भुत वस्त्रोमे जो अद्वितीय 
कलात्मकता भरपूर झलकती थी और जिससे संसार भरके लोगोंछों ईर्ष्या होती थी, 
इस' प्राचीन धन्वेके नष्ट होनेसे लुप्त हो गई है और उसकी जगह आई है केवल दासता। 
क्या इस धन्धेके पुनरुद्धारका यह प्रथत्त कोरी कल्पना ही है? 

और अब थोडा हिसाव-किताव भी देखिएं। यदि एक लड़का प्रतिदिन चार घण्टे 
काम करे तो $ पौड सूत कात सकता हे। इस तरह ६४,००० विद्यार्थी प्रतिदिन १६,००० 
पौड यूत कात लेंगे। और यदि एक जुलाहा दो पौड हाथकत्े मृतकों बुने तो उस मृतस्ते 
८,००० जुलाहोकों जीविंका मिल सकती है। पर शुद्धिके इस वर्षमें विद्याथियों और दूसरे 
लोगोंकों कताईको लोकप्रिय बनाने के लिए प्रायक्चित्त-स्वरूप कताई करनी है। इससे हाथ- 
कते सूतका उत्तादन चालू वर्षके छिए निश्चित उत्पादतसे भी वढ़ जायंगा। राप्ट्र यदि 
अत्यधिक आलसी हो गया है तो बात अछूग है, नहीं तो यदि सभी इस काममें योग दे 
तो यह हृदसे ज्यादा आसान है। इतना-सता मामूली त्याग करके और कुछ नही तो साठ 
करोड रुपपेकी वरषिक वचत होगी। मेने कई मिछ मालिकों, अर्व-यास्तियों, व्यापारियो- 
से इस विषयमे वात की है और उनमें से कोई भी उपर्युक्त स्थितिको मलत साबित नही 
कर सका। मुझे कूगता है कि स्वाद ऑफ इंडिया गे एक गम्भीर विपयपर उनित 
गम्भीरता और तव्योकों ठोक-ठीक जानकारी होनेपर ही विचार करना चाहिए। 


[अग्रेजीसे ] 
यंग इठिया, १६-२-१९२१ 
१९-२४ 


१८१, हड़तालें 


हड़तालें कर्ता भाजकल एक बाम चीज हो गई है।' ये हडताल वर्तमान 
अप्तत्तोषकी निशानी हैं। तरह-तरहके अत्पष्ट विचार हवामें फ़ैछ रहे है। सवके दिलोमें 
एक अस्पष्ट-सी आशा वेंधी हुई है और यदि वह आशा कोई ठोत रूप घारण नहीं 
कर पाई तो छोगोकों बड़ी दिशाज्ञा होगी। अन्य देशोकी तरह भारतमे भी मजदूर 
जगत उन छोगोकी दयापर तिर्भर है, जो उनके सछाहकार और पथ-अदर्शक वन 
जाते है। ये लोग सदा सिद्धाल्तका ही अनुसरण नहीं करतें और करते भी हूं तो 
सदा वुद्धिमानीसे नहीं करते। मजदूरोंकों अपनी हालतपर असन्तोष है। उनका 
असन्तोष मानना भी हर तरह वजा है। उन्हें सिखाया जा रहा है, और ठीक ही 
सिल्लाया जा रहा है, कि वें अपनेकों मालिकोंके धनवान वननेका मुख्य साधन 
समझें। इसलिए उन्हें अपना काम छोड़ देभेकों प्रेरित करनेमे ज्यादा कोशिम करनेकी 
जछरत नही होठी। राजवीतिक स्थितिका भी भारतके मजदुरोपर अत्तर पड़ने ढगा 
है। और ऐसे मजदूर-तेताओोका अभाव नहीं है, जो समझते हे कि राजनीतिक 
हैतुओंके लिए हड़ताले कराई जा सकती हे। 

मेरी रायमें राजनीतिक हेतुसे मजदूरों की ह्तालोंका उपयोग करना अत्यन्त 
ग्रश्भीर भूल होगी। में इससे इनकार नहीं करता कि इस प्रकारकी हस्ताछोतप्ते 
राजनीतिक उद्देश्य पूरे किये जा सकते हे। परन्तु यह अहिसक असहयोगकी योजता- 
में नहीं आता। यह समअनेके छिए दिमागपर बहुत जोर डालतेको जरूरत नहीं 
है कि जवतक मजदूर देशकी राजनीतिक स्थितिको समझने ने छगें और सबकी 
भलाईके छिए काम करनेको तैयार व हों, तवतक मजदूरोंका राजनीतिक उपयोग 
करना वहुत ही खतरनाक वात होगी। अभी इसकी उनसे अपेक्षा नहीं की जाती। 
और उह वकातक नहीं की जा सकती, जवतक वें अपनी खुदकी हाछत अच्छे 
ढगसे जीवन-यापत् करने योग्य न बना छे। इसलिए तबसे वडी जो राजबीतिक 
सहायता मजदूर कर सकते हे वह यही है कि वे अपनी स्थिति सुधार छे, अविक 
जातकार हो जागे, अपने अधिकारोंका आग्रह रखे और जिम्त मालके तेयार करनमें 
उपका महत्वपूर्ण हाथ होता है उत्तके उचित उपयोगकी भी मालिकोसे माँग करे। 
इसलिए मजदूरोंका ठीक विकास अपना दर्जा वढ़ाकर आशिक माछिकीका दर्जा 
प्राप्त करनेमें है। अत अभी तो हडताले मजदूरोंकी हालतके सीधे सुधार ढ््ए ही 
होनी चाहिए और जब उतमें देशभक्तिकी वृत्ति पैदा हो जाये, तव अपने तेयार किये 
हुए मालछको कोमतोके सियत्रणक्के लिए भी हड़ताक हो सकती है। 

सफछ हडतालकी शर्तें सरीवी-सादी हूँ और वे जब पूरी हो जाती हे तो हडताल 
कभी अप्तफल नही होती: 


१. सन्‌ १९१० में भाख-मरमें २०० हब़ताड़ें हुई थीं, मौर १९२१ में कमतेका ४०० छा हुई। 


सामाजिक वहिषप्कार १७१ 


- हेइतालका कारण न्यायपूर्ण होना चाहिए। 

हृइतालियोंकों प्रायः एकमत दोना चाहिए। 
- हडताल न करनेवालोके विरुद्ध हिसासे काम नहीं लेना चाहिए। 
, हंडतालियोमे यह गकिति होनी चाहिए कि संधोके कोपका आश्रथ्न लिये बिना 
वे हुइनालके दिनोमे अपना पाछत-पोयण कर स॒कें। इसके लिए उन्हें किमी उपयोगी 
और उदत्ादक अध्थायी धन्येमें लय जाना चाहिए। 

५ जब हडतालियोंकी जगह छेनेके लिए दूसरे मजदूर काफी हो, तब हटनाल 
वेकार ठहरती है। उत्त मुरतमें यदि अन्यायपूर्ण व्यवहार हो, अपर्याप्त मजदूरी दी 
जाये या ऐसा ही और कोई कारण हो तो त्यागपत्र ही उपाय है। 

६, उपर्युक्त सारी जतें पूरी न होरेपर भी सफल हडतालें हुई है, परल्तु उससे तो 
इतना ही घिद्ध होता है कि मालिक कमजोर थे और उनका अन्त करण अपराधी था। 
हम अक्सर बुरे उदाहरगोका अनुकरण करके भयकर भूलें करते हे। सवसे सुरक्षित 
बात यह है कि हम ऐसे उदाहरणोकी नकछ ने करे जिनके बारेमें हम प्री तरह 
कुछ नहीं जानते और उठ अनुमासनका पराछ़न करे जिसे हम सफलछताके लिए 
अत्यावश्यक' जानते और मानते है। 

यदि हमें एक वर्षमें स्वराज्य' प्राप्त करना है तो देशके प्रत्येक शुभ-विन्तकका 
यह कत्तंव्य है कि वह ऐसी कोई स्थिति न उत्नन्न करे जिससे हमारे महान राष्ट्रीय 
लक्ष्यकी प्राप्तिमें एक दिनका भी विलम्ब हो सकता हो। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १६-२-१९२१६ 


७६ 2७ >९0 «>> 


१८२. सामाजिक बहिष्कार 


अम्नहयोग, आत्मशुद्धिका आन्दोलन है और इस कारण वह हमारी सब कमजो- 
रियॉको सतहपर ला रहा है, यहाँवक कि हमारे सद्‌गुणोंके अतिरेककों भी। सामाजिक 
वहिष्कारकी प्रथा युगो पुरानी है। इसकी उत्त्ति जाति प्रथाके माथ हुई थी। इस 
भयकर दण्डका प्रथोंग वड़ें कारगर हंगसे किया जाता था। यह इस विचारपर आधा- 
रित है कि समाज वहिष्कृत व्यक्तिको कोई भी आतिथ्य या सेवाएँ प्रदान करनके लिए 
वाज्य नही है। तरेक गाँव जब अपरे-आपमें एक आत्मनिर्भर ईकाई था, और अवमाकी 
घटवाएँ कम ही होती थी तव इससे काम चल जाता था। किन्तु जब अमह्योगवे 
भऔचित्यके विपयमें मतभेद हो, जैसा कि आज है, जब कि उसके नये प्रयोगको परीक्षा हो 
रही है, तव अल्पमतकों बहुमतकी इच्छाके सामने झुकानेके लिए मामाजिक बहिप्कारका 
फौरी प्रयोग कक्षम्य हिमाका ही एक प्रकार हो जाता हूं। यदि वहिप्कास्मर आयर 
किया गया तो वह ह॒थारे आन्दोलभकों अवश्य ही नप्ट कर देगा। सामाजिक बहिप्कार- 
का प्रयोग तभी होना चाहिए, और वह कारगर भी तभी होता है, जब बहिएन 
व्यक्तिको वह वहिष्फार दण्ड न लगे, वल्कि वह उसे अनुधासनिक कार्रवाईके रपमें ले। 


३७१ सम्पूर्ण ग्राधी वाहमय 


इसके अतिरिक्त, किसी भी अधिसक अभियानमें सामाणिक बहिष्कारकों शामिल किये 
जा सकतेकी शर्त यह है कि उसमें अमानुषिकताकी गन्ध भी ने आये। बहिष्कारमें 
सौजन्य और सम्यता होनी चाहिए। यदि उससे बहिष्कृत व्यक्तिको असुविधा होती है, 
तो बहिष्कर्ताकों भी कष्ट होना चाहिए। इस प्रकार किसी मनृष्यकों चिकित्सककी 
पहायताये वंचित करा--जैसा कि कहा जाता है, झँसीमे किया गया --अमान्‌- 
पिकताका एक ऐसा कृत्य है, जो नैतिक विधानके अनुसार ह॒त्याका अयलल करनेके वरावर 
है। में किसी मनृष्यकी हत्या करतेमे और मरणासन्न व्यक्तिको चिकित्सासे वचित कर 
देतेमें कोई अन्तर नही देखता। में समझता हूं, युद्धके नियमोंमें भी अपेक्षा की जाती है कि 
यदि शत्रु-पक्षके भी किसी व्यवितिकों डाक्टरी सहायताकी जरूख' हो तो उसे सहायता दी 
जानी चाहिए। किसी मनृष्यकों गाँवके एकमात्र कुएँके उपयोगसे वचित करना उसे 
इस बातकी सूचना देना हैं कि वह गाँव छोड दे। निइचय ही, असंहयोगियोको अपनेत्ते 
भिन्न मत रखनेवालोंके विरद्ध ऐसा हद दर्जेका दबाव डालनेका कोई अधिकार प्राप्त नही 
है। बयर्ग और असहिष्णुता अवश्य ही इस महान्‌ भामिक आन्दोलनको नष्ट कर देगी। 
हम जबर्देस्ती लोगोंकों शुद्ध नहीं बता सकते, और हिसाके वढ्पर हम उनसे अपना 
मत स्वीकार करा पके यह तो और भी अतृम्भव है। यह छोकतत्रकी उस भावनाके 
बिछकुछ खिलाफ है, जिसको हम अपनेसे विकसित करना चाहते हे। 

यह ठीक हैं कि हमारे मर्गमे भारी कठिताइयाँ है। यदि कोई प्रतिवादी पच-अदा- 
छत॒के सामने अपना मामला तो रखे, क्ैकित उसके निर्णयकों मातनेसे इतकार कर दे, 
तो उत्त समय सामाजिक वहिष्कारका प्रयोग करतेका प्रकोभत अदम्य हो जाता है। 
फिर भी यह थासानीसे समझा जा सकता है कि सामाजिक बहिष्कारके अयोग हारा 
पच-भिर्णयसे झगड़ोके निपटारेंके उत्त ब्रानवार आन्दोल्तका ही रुक जाना छगभग निश्चित 
है, जो असहयोगका एक बहुत उपयोगी अस्त्र होनेंके साथ ही एक ऐसा आन्दोलन भी 
हैं, जिसमें देशका बहुत बड़ा हित भिहित है। पच-निर्णयका तरीका स्वीकार करनेमें लोगो- 
को समय छग्रेगा। उसका सादगीपूर्ण और कमर खर्चीछा रूप ही कई छोगोंकों उसकी 
ओर्से विरकत कर देगा; उसी प्रकार, जैसे चटपटे मसाछेदार भोजनकी अस्यस्त 
रफ़नाको सादे भोजनसे अरचि होती है। सभी निर्णय सर्वदा निष्पक्ष और सन्देहते परे 
भी नहीं होंगे। हमें ऐसा विश्वास करता चाहिए कि इस आत्दोलतकी अपनी 
खूबियाँ और पच-अदाछतोंके सही निर्णय इसके महत्वको सिद्ध करेगे। 

लोगो द्वारा कानूनी अदालतोंका पूरा ऐच्छिक बहिष्कार करा सकता बल्न्त 
वाउतीय है। यह एक ही बात स्वराज्य छा सकती है। किन्तु हम यह अपेक्षा करे 
नहीं चछे हे कि हम असहयोगके किसी एक ही क्षेत्रमे पूर्णता प्राप्त करेंगे। जनमत 
इतना तो विकसित हो ही चुका है कि वह अदालतोंकों हमारी स्वतन्त्रताके चिह्न 
नही, वरल्‌ दासताके चिह्न मानने छगा है। उसने यह बात छगभग असम्भव करे दी है 
कि वकीछ-बैरिस्टर अपना धस्घा भी करे, और जनताके तेता भी कहढाये। 

असहयोगने अदाछतोंकी प्रतिष्ठक्ों बडी हृइतक ध्वस्त कर दिया है और उसी 
हृदतक सरकारकी अतिष्ठाकों भी। विघटनकी प्रक्रिया पीरेशीरेकिस्तु निश्चित रुपसे 


भाषण : रोहतकके ग्रामीण सम्मेलनमें ३३३ 


जारी है। यदि विंघटनका काम जल्दी पूरा करनेके लिए हिंसक तरीके अपनाये गये तो 
इस प्रक्रियाकी गतिमे वाधा पडेगी। हमारी यह सरकार हिसाकी जवितयोक़ों रोफ़लेफे 
लिए पूरी तरह सज्नित है। इसके विपरीत, अहिसाकी वलवती-शक्तियोकों रोफ़नेके लिए 
उसके पास' कुछ नहीं है। भछा मुट्ठीभर अग्रेय स्वेच्छिक आात्म-त्यागक्े लिए तत्यर 
तीस करोढ मनृष्योकी स्वेच्छाप्रेरित मताभिव्यक्तिका कैसे सामना कर सकते हे ? 

अत. में आशा करता हूँ कि असहयोगी कार्यकर्त्ता सामाजिक बहिष्कार फदोसे 
सावधान रहेगे। किन्तु निश्वय ही सामाजिक वहिप्कार व करनेका मतरूव सामाजिक 
मेल-जोल रखना नहीं हे। जो मनुष्य महत्वपूर्ण मामलोमे शक्तिमाली और सुन्पप्द 
जनमतकी उपेक्षा करता है, वह सामाजिक सुविधाओं तथा अधिकारोका पात्र नहीं 
है। हमे उसके शादी-विवाह, भोज भादि जैसे स्तामाजिक उत्सवोमे भाग नहीं लेना 
चाहिए और व उससे उपहार लेना चाहिए। हाँ, सामाजिक सेवासे उसे वचित नही 
करना चाहिए। सामाजिक सेवा एक कत्तंव्य है। भोजमें शामिल होना तथा ऐगी अन्य 
बाते विशेष अधिकारकी बाते है, जिनका छाभ देना या न देना हमारी इच्छापर निर्भर 
है। मेने वहिष्कारकी जो मर्यादा वाँधी है उस रूपमे भी इसका प्रयोग विरछ और 
सुनिशिचत अवसरोंपर ही करनेमे बुद्धिमानी है; भक्ते ही इसमें मेलन-जो़ रफ़नेकी 
गलतीकी गुजाइश हो। प्रत्येक मामछेमे वहिष्कारके अस्त्रका उपयोग करनेवाल्ा व्यक्ति 
उसका उपयोग अपनी जोखिमपर ही करेगा! अभीतक तो उसका उपयोग किसी भो 
झुपमें कत्तेव्य नहीं है और यदि उससे आन्दोलनकों आधात पहुँचनेका खतरा हो, तो 
उसके उपयोगका किसीको भी अविकार नही है। 

[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १६-२-१९२१ 


१८३५ भाषण: रोहतकके प्रामीण सम्मेलनमें' 
१६ फरवरी, १९२१ 

हमारा उद्देश्य स्वराज्य और खिलाफतके अदनपर राहत शआरप्त करना है। यदि 
सरकार फिर मार्शल छा जारी कर दे तो भव छोग पेटके वर रंगना स्वीकाद नहीं 
करेगे। अब हममे इतनी शर्वित आ गई है कि हम पेठके व रेगने तथा यूनियन णैकरे 
सामने शुकनेसे इनकार कर देंगे। अपनी इच्छासे ३५ वर्षतक मेंने सरकारक्ा धानन 
स्वीकार किया है पर अब बछ-अयोग करके भी मुन्नसे ऐसा नहीं कराया जा सकता। 
हमें सका करके इइवरके सिपाही बनना है। हम उस मरकारफ़ों लुधार पालना 
चाहते हैँ और यदि यह नहीं होता तो उसे हम सत्म कर देंगे। मेत्ा आपने यही 
अनुरोध है कि किसी औरकी सेवा करनेके वदझे जाप ई्वरके सेवक बनें। मेरी सलाड़ 


१, पजावरे दरिषाता परदेशमें; गाधीजीने वैश्य हाई खूल्कों नींव एसपी और रद फूल जैसे गरे। 
इस खूल्फों उन्ही दिनो राष्ट्रीय ध्गते चछापरा जाने छगा था । 


हल सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


है, जबतक आप लोग सरकारी नौकरी कर रहे हे तवतक ईमानदारीसे अपना काम करें। 
सम्भवतया यहाँ एक थाता भी होगा और इस' समय यहाँ कुछ पुलिसके कर्मचारी भी 
उपस्थित होंगे। मेरा उनसे भी यही अनुरोध है कि छोगोसे, जो उनके अपने ही भाई- 
बन्धु है, विनञ्रता और स्नेहका व्यवहार करे और उत्हें किसी प्रकार ततायें बही। 
हमारे पास' इतना धन नहीं है कि हम छोगोसे अपनी-अपनी नौकरी छोड़तेके लिए 
कहेँ और फिर उन्हें भोजन दे सकें। पर मे उतसे अपने कामपर वने रहकर भी ईह्वर- 
के सेवक वतनेके लिए कहूँगा। अपने इस दुहरे उद्देश्यकी पूर्तिके लिए हमने असहयोग 
शुरू किया है। आपको श्ान्तिपूर्वक उसे अपनाना चाहिए। इस सरकारका झासन पैज्ञा- 
चिक हो गया है। पर खुदाने भी शैतानकों मौतके घाट नहीं उतारा था और हमें भी 
जैतानकों मौतके घाट नहीं उतारना है। यदि [सरकारी ] कर्मचारियोंके पास अपनी 
गूजर-बसर करनेके किए पर्याप्त घन है तो उन्हें एकदम नौकरी छोड देती चाहिए, 
अस्यया तहीं। यदि कोई [सरकारी] कर्मचारी नौकरी छोड़ देता चाहता है तो वह 
फौरन छोड दे। वयोंकि स्वृतस्त हुए विना हम ईश्वरकी अर्चता आदि भी नहीं कर 
सकते। जो नौकरी कर ही रहे है वे चाहे तो वने रहें पर भविष्य्में और छोग 
भरती न हों। आप मद्यपात, सिगरेट या चोरी आदि सव छोड दे और पर-स्त्रीकी 
भी इच्छा न रखे। जो इन दुष्म॑सनोंसे प्रसत हे उत्हें कभी धर्मात्मा नही माना जा 
सकता। असहयोगमें भयकों कोई स्थान नहीं है। देशमें वनी हुई, चीजों और चरखे- 
की काममें छायें। हिल्दू-मुत्लिम एक हों। आप अपने झगडोका निर्णय पंचायत 
कराये। यदि आप मेरी सलाह मानेंगे तो हमें सितम्बर्तक स्वराज्य मिल सकता 
है। इसके लिए आप धन भी दें क्योंकि हमे उसकी आवश्यकता है। 
[भग्रेजीसे | 
पुलिस एब्ट्ट्रैक्ट ऑफ इन्‍्टैलिजेंस, पंजाब, सं०१ 


१८४, भाषण: गुजराँवालामे' 
१९ फरवरी, १९२६ 


भाव देवेसे पूर्व महात्मा गांधोने उपस्थित जनसमूहसे अनुरोध किया कि आप 
सोग छुपया ज्ञान्त रहें ताकि मेरी आवाज सब तक पहुँच सके, आप लोग बातें न 
करें, न॑ ही सिगरेट आदि पीगें। महात्माजीने कहा, जब में भिवाती और रोहतक 
तब मधपान, धूम्रपात और अन्य मादक पददार्थेकि उपयोगके विरुद्ध प्रस्ताव पास किये 
गये थे। आप लोगोंको भी ऐसा ही व्रत छेता चाहिए और जितेखिय बनना चाहिए। 
सभी स्त्रियोंका माँ या बहतके समाव आदर करता चाहिए और सन, बचने और 


प्ंवे थे ! 
१, लहरें राष्प्रोह सभाविषेकक लागू कर दिये जनेके कारण गांधीजी गाषण नही दें 
इसकिए गुणपँवालमें उनका भाषण सुननेके लिए हजारों व्यक्ति ढाह्मैए भादि स्यार्नेत्ति ये थे ! 


भाषण : गुजरौवाछामें ३७५ 


कर्मसे शुद्ध रहना चाहिये। आप सभी स्वराज्य प्राप्त करना और पिलाफतके प्रसनके 
सुलक्ाना चाहते हैँ तया पंजाबके अन्यायका प्रतिकार भी चाहते हे। असहयोग उन 
सबके लिए रामवाण है। स्वराज्य प्राप्तिके दो साधन है--तलवारका बल़ या 
शान्तिवृर्ण दंग। कांग्रेस, मुस्लिम लोग और सिल्ल छोगने अहिसात्मक असहयोगमे 
स्व॒राज्य श्राप्त करनेका निश्चय किया है। यदि आप एक वर्षम स्वराज्य चाहते हू 
दो आपको कालीकटके श्री याकूब हसतका अनुसरण करना चाहिए। श्री याऊूच 
हसवने लोगोंको हिसाके लिए उत्तेजित फरनेके वजाय स्वेच्छासे जेल जाना त्वीकार 
किया। सरकारते उनसे जमानत साँगी पर उन्होंने जमानत देनेसे इनकार कर दिया 
और छः महीनोंके लिए जेल चले गये। आप सबको जेल जानेके लिए तैयार रहना 
चाहिएं। में किसी अपराधके द्डस्वरूप न तो स्वयं जेल जानेको तैयार हूँ और ने 
किसी औरकों ऐसा करनेके लिए कहुँगा। पर स्वराज्यकों खातिर में जेल जानेके 
लिए भी तैयार हूँ, और चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा हो करें। 

स्पराज्य प्राप्तिकी एक और दत्त है जिसका सम्बन्ध विद्याथियोसे है। यदि पिद्यार्थी 
स्व॒राज्य चाहते है तो उन्हें स्कूल और कालेज छोड़ने ही पड़ेंगे, किन्तु ये असहयोगी 
विद्यार्यीं उत दूसरे विद्याथियोंकों तंग न॑ करें जो अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहते। 
पर पढ़ाई न छोड़नेवाले विद्याथियोंकों भी भसह॒योगी विद्याथियोंकी हंसी नहीं उड़ानी 
चाहिए। जो व्यविति ऋृद्ध हो जाता है या कठोर भाषाका प्रयोग करता है वहु अपनी 
ही शकितिकों क्षीण करता है। जो पढ़ाई जारी रखना चाहते हूँ उन्हें तंग न किया 
जाये। असहयोगी दूसरोंके समक्ष भात्र अपना प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें। में भाशा 
करता हूँ कि अंगर मार्शल लॉ फिरसे लागू कर दिया गया तो आप पेटफे दल रेंगना 
स्वीकार नहीं करेंगे। आप सब लोगोने यूनियन जैक, जो घहुतसे निर्दोष देशभाइयोको 
जेल तथा अण्डमान भेजनेवाली सरकारका प्रतीक है, के समक्ष झुकफर अपने आपको 
मपमानित होने दिया है। यह भारतके लिए संदेव लज्जाका प्रसंग रहेगा। में आशा 
करता हूँ, अगर फिर कोई डायर उठ खड़ा हुआ तो लोग उसकी गोलियोकी वोछारसे 
डर कर भागेंगे नहीं। बह गोलियोंसे पीठ नहीं, छाती विधवानेका साहस दिखायेंग। 
आप संद सिपाही बनना चाहते हे। सिपाही रणक्षेत्रसे भागते नहीं है, अपने कर्तंव्यका 
पालन फरते हुए मुत्युका आलिगन करते है। यदि फिरसे जलियाँदारा बाग-जेता 
कोई काण्ड हो जाये तो आप गोलियोंकी वोछारके सामने मृत्युतक सोना ताने पे 
रहेगे। 

पहली शर्त तो यह है कि आपको शान्तिपुर्ण ढंगसे काम करना है। लेकिन इसके 
साथ हो आाप निर्भेय रहें। भुझ्ते कई पंत्र मिले है जिनमें अरब युवकोके साहुमका 
वर्णन है। संरकारने लारूच देनेवाले फई सुझाव अरबोके सामने रफे। उन्होंने रेतके 


दर 


१. जिन्होने २० मई, १९२० जो मद्रात विधान सभाकी सदस्पतान छा्गपत दिए 
२ थादुब हसन भौर उनके तीन साथिषोंशे १७ परी, २९२१ यों छत दी म 


था । 


८ 


३७६ सम्पूर्ण गांधी बाहइमय 
कारण अरबों गे आबोहवाकों ठ5ण्डा करने और वहाँ रेलें आदि बनानेके वादे किये, 
बरें कि भरव लोग उन्हें अपने देशमें शासन करने दें। पर अरबों विदेशी राज्यके 
बजाय अपनी तपती हुई रेतकों ही ज्यादा पंसत्द किया। 

भह॒त्माजीने कहा कि ड्यूक' यहाँ आये पर उन्होंने हमारे लिए बया किया! 
उन्होंने ८ तो अपराधी अफसरोंकों ही सजा वी और न डायरकी पेंशन ही बन्द क्षी है। 
में नहीं चाहता कि डायरपर मुकदमा चलाया जाये। पर में यह तो अवप्म ही चाहता 
हूँ कि भारतीय राजकोपमें से उसे एक पाई भी ने दी जाये। डायर-लंसे आदमियरंको 
हमारे कोषमें से पेन्शन दी जा रही है। विध्ञाधियोंकों चाहिए कि वे ऐसी सरकार 
हारा चलाये जा रहे स्कूलों और कालेजोंको छोड़ दें। अदालतोंका भी बहिष्कार करना 
चाहिए। विद्याधियोंके साथ-साथ वकीछोंकों मो अपने क्त्तेव्यक्ा भान होता चाहिए। 
यदि पंजाबी स्वतन्त्र होता चाहते हे तो उन्हें सुलोंका त्याग करना सीजना होगा। 
धदि आप ऐसा करनेके लिए तैयार नहीं है तो स्वतन्तता प्राप्त करना अतस्भव है। 

स्वतत्ततादों प्राप्तिके लिए दूसरी शर्त है। विदेशी वस्तुओंका उपयोग ते फरना। 
विधेषतया विदेशी वस्त्रका। यदि आप स्वराज्यके लिए मरमेकों तैयार हे तो कया आप 
विदेशी वस्जके दिना काम नहीं चला सकते? कुछ लोगोंगे मुझे बताया है कि यदि 
पंजाबी विद्याधियोंते घरखा अपनानेकों कहा जायेगा तो वे भाग छड़े होंगे। मे आपको 
थही बताना चाहता हैँ कि यदि आप देशकी आधिक स्थिति सुघारतो चाहते हे औौर 
प्रति धर्ष साठ करोड़ रुपमेकी बचत करना चाहते है तो आपको फोरन विदेशी बस्तोंका 
उपयोग बन्द करके चरखेको अपनाना चाहिए। मुझे वम्बईसें एक पत्र मिछा, जिसमे 
लिखा है कि बस्वईके असहयोगी विद्याधियों हारा चरला अपनाये जानेके परिणाम- 
स्वरूप उनके परिचारोके सदस्य भी उतका अनुसरण कर रहे है। गुछ छोग हे जो कता- 
ईको स्त्रिमॉका काम मानते है। मेरी दाममें ऐसे विचारकी अभिव्यक्ति ही फापरताकी 
द्योतक है। यदि पंजावके विद्यार्थी अेज्ञास्तका सच्चा ज्ञान चाहते है तो उन्हें चरखेफो 
अपनाना चाहिए क्योंकि उसौसे हमारा आथिक उद्ार हो सकता है। 

महात्मा गाधीने जाये कहा कि पंजाबी युवक अपने सातता-पिताकों अंग्रेजीमें पत्र 
लिक्षते है, यह देखकर मुझे अत्यधिक क्लेश होता है। किसी विदेशों भाषाकों अपनाकर 
हम कभी स्वतस्त्र नहीं हो सकते। सुझे यह भी बताया गया है कि पंजादी युवक 
फिलूज कर्च होते ना रहे है। दादासाई भोरोजोका अनुमान है कि हमारों वाविक 
आय प्रति व्यक्ति सिर्फ २६ रुपये है। ऐसी स्थितिमें हम किस प्रकार विलातमय 
जीवन व्यतित कर सकते हे? भारतमें लगभग तौत करोड़ व्यक्ति ऐसे है किसे 
रोज एक बार भी भरपेट खाता गतीद नहीं होता। तब आप ऐशोआरासरी जिल्दगी 
बसर करनेकी बात भी कसे सोच सकते हे? आपको सादगीका जीवन ध्यत्ोत करना 
चाहिए और अपने भाइयोंकी सहायता करती चाहिए। यदि एक छात्र स देकर 


१, ब्यूक ऑफ बलॉंट । 


राष्ट्रीय तिलक स्मारक स़राज्य कोप ३७७ 


आप स्वराज्य चाहते हों तो वह नहीं हो सकता। त्वराज्य फोई साथारण सौदा नहीं 
है। स्वराज्यके अमूल्य रत्तकी प्राप्तिके लिए हमें जबद॑स्त बलिदान फरना पढ़ेगा। 
आजतक मेने जब कभी अपील की है महिछाओने खुले दिलसे दान दिया है। मु 
खेद है कि गृजरावा्लकों महिाओंने कंजूसी दिखाई है। आपने तो छाज़ा छाजपत- 
रायकों 'शेरे पंजाब” मात्रा है। कोई भी शेर धास-पातके तिनकोसे सन्तुष्ट नहीं हो 
सकता । 

आप सबको भाई-भाईकी तरह स्लेहपु्वंक रहता है। गौओं, गुर्वारो, मच्दिरो, 
सस्जिदोंकी रक्षाके लिए हिंसाका सहारा नहीं छेता। यदि आप इनकी रक्षा फरना 
चाहते है वो अपने प्राण त्याग कर ऐसा करें। यदि आप स्वराज्य चाहते हूं हो 


भापके सामने सीधा रास्ता है। हमें न तो किसीसे छल-कृपट फरना है भौर न हो 
फिसीते घोला खाना है। 


अन्तमें गांधीनीने कहा: में ईइवरसे प्रार्थता करता हूँ कि वह आपको बल दे 

और निर्भय बनाये। आप स्वयं भरनेको तैयार रहेंगे पर दृसरोकों मारेगे महीं। आप 
सरकारसे कुछ सरोकार नहीं रखेंगे। श्री शास्त्री और बाबू सुरेद्रनाथ बनजी-जंसे 
आदरणीय नेताओंके भाषणके दौरान फस्मी हां शर्म! ने कहेंगे और ने शोरगुल 
फरेंगे। ये सब हमारे पुज्य हे। उनके विरद्ध कुछ फहुना था शोरगुल फरना हिंसा 
फरना है। हमें पहिचमी सम्यताके रास्ते न जाकर अपनी प्राचीन परम्पराका ही भनु- 
सरण करना है और उसके पुरातत गौरवकों बताये रखना है। 

[अंग्रेजीसे | 

द्विब्यून, २२-२-१९११ 


१८५. राष्ट्रीय तिलक स्मारक स्वराज्य कोष 


लोकभात्य तिलक महाराजकी स्मृति बनाये रखना जनताका कत्तंव्य हैँ। इस 
रृतिकों स्वराज्यकी प्रवृत्तिके साथ जोडनेका विचार पुण्य विचार है। उनकी रमृति- 
रक्षाके लिए प्राप्त चन्देका उपयोग स्वराज्य हासिल करनेमें हो, यह उचित ही है। 
इस तरह पैसा देनेमे छोगोके दो स्वार्थ हें। छोकमान्यकी स्मृतिकों बनावे रनमें 
हमारा स्वार्थ है और खराज्य प्राप्त करनेमे तो हमारा स्वार्य स्प्ट ही है। 

कांग्रेसकी कार्यकारी समितिने भिह्चय किया है कि प्रत्येक प्रान्तकी समिनिकों बह 
चत्दा इकद्ठा करना होगा। उसका तोत-चौयाई भाग उसी प्रान्तकी अन्नहयोगकी 
प्रवृत्तिमें खर्च होगा और एक-चौयाई कांग्रेसी अखिल भारतीय समितिकों जायेगा 

यह चन्द्रा कोई वर्षोतक चलतेवाला नहीं है। मान-दी-मासमें पूण हो जाना 
चाहिए। 

उसमे वाल्‍ूक, वृद्ध, स्त्री, पुएष संवको यवाशक्ति दान देना चाहिए। हिल्टू, 


० ०३ 
िलिशाजजएओ. #5 


मुसकमान, पारसी, ईसाई, यहूदी, जोन्जों छोग अपने आपको हिल्दुत्तानी समर्ते ; 
उन्हें इसमें पुरायुरा योग देना चाहिए। 


३७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पैसा एक तो काग्रेसकी अखिल भारतीय समितिके कोषाध्यक्षको, दुसरे, काम्रेसके 
कोषाध्यक्ष सेठ जमनाणाक्ू बजाजकों अथवा मिर्याँ छोटानीकों! भेजा जा सकता है। 
जो इनमे से किसीके पास' भी नहीं भेजना चाहतें और सिफ्  नवजीवन' के कार्याहुय- 
में ही भेजना चाहते है, वे ' नवजीवन के कार्याल्यको भेजे। उनके धनकी प्राप्तिकी 
सुवता नवजीवन” में दी जायेगी और वह पैसा गुजरात प्रान्तीय कांग्रेसके कोषा- 
ध्यक्षके पास' भेज दिया जायेगा। 
मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक गाँव तुर्त ही इस' कार्यको हाथमें ऐ्े छेगा! 
[गुजरातीसे ] 
मवजीव्त, २०-२-१९२१ 


१८६ क्रोध जानेपर क्या करता चाहिए? 


मेरे अनुभवोके भण्डारमे दिनोदिन वृद्धि होती जाती है। नित्य नये अनुभव। 
गोरखपुरकी यात्रा पूरी करनेके बाद हमें काशी जाना था। यात्रा ज्यादातर रातको 
होती है। हर महीने लगभग पत्रह राते ट्रेनमे वीतती है, ऐसा कहनेगे कोई अतिश्योवित्त 
तही है। उस रातको' तो हद ही हो गई। गाडी हरेक स्टेशनपर काफ़ी देरतक सकती 
थी और हर स्टेशनपर एकत्र लोगोंकी भीड़का श्ोर-गुर होता था। मेरे साथी लोगोगे 
विनती करते और उस परिस्थितिमे जितता सम्भव था उतनो शान्ति खनेका अयत्त 
करते थे। में बहुत थका हुआ और श्रान्त महसू। कर रहा था। मेरी पत्ती और भाई 
महादेवन' एक स्टेशनपर छोगोको शान्त रखतेका भारी प्रयत्न किया। छेकिन बे कहाँ 
माननेवाल्े थे। उन्हें तो मेरे दर्शन अवश्य चाहिए थे। वे खिड़कीसे झाँविते थे, अनेक 
तरहकी बाते कहते थे और ताने भी मारते थे। आख़िर, मेरा घीरुण छूट गया। 
मुझे छगा कि मुझे अपनी पत्नी और महादेवकी कुछ रक्षा करती ही चाहिए। में छत 
और मैने खिडकीसे अपना सिर बाहर निकाछा। में कोषसे जछ रहा था और इसी 
कारण मैने कुछ ओढ भी तही था। सर्दी काफी थी छेकित ओषपमें मुझे वह कंसे 
महसूस होती ? मैने ऊँची आवाजमे छोग्रोंसे प्रार्थना की। उनकी जय” की आवाज 
और भी जोर पकड़ने छगी। मुझे बहुत खीझ आई। मेने कहा, " आपको एके हा 
और एक युवकपर तरस स्ाता चाहिए? आप इस तरह गयो परेशान करे है 
रातमे दर्शन कैसे? ” लेकिन लोग तो यह सब छुनवा ही नहीं चाहते थ। 

में क्या कहूँ? खिड़कीसे कूद जाऊँ? छोगोंको मारे! स्टेशनपर ही रू जाते 
कूद कौसे सकता था ? रोनेसे कया छाभ ? छोगोकों मारता तो हो ही नही सकता * सटेवन- 


१. मियां मुझमद हाजी बान मुझमद छोयनी; वावादे खा रासतादी नेता । 
२, ८ फरवरी, १९२१ की गत ।! मे गंपीरीरे 
३. मद्दादेव दरिभाई देसाई (१८१२-१९४३  गांधीणके निजो पचितव; पत्र १५७ 

साथ हुए । अपने जीवनकालमें गाषीजीके विचारंक्ि अपुख्त भाष्फशार; वरोतक गाषीरे 

सम्पादन किया । वे गाषीबीके अन्त निकरवर्तों अनुगराषिषोमें से मे । 


कोध आनेपर क्या कर्ता चाहिए? च्छ१ 


पर रह जाऊं तो काशी तही पहुँच सकता। लेकिन मेरा औद किसी तरह कम मठ़ी एगा 
था। लोग भी जान्त नहीं हो रहे थे। ' जय ' की पुकारे बने छुगी। मेने देसा ?ि प्रेस 
और धृणा दोनों ही में व्यक्ति अपने विवेककों खो बैठता है। मेने अपना सिर पीड 
लिया लेकिन उसका कुछ असर ते हुआ। मेने एक बार फिर वैसा ही किया, उसार 
एक व्यक्ति बोह उठा, “आप कोष करेगे तो हमारी क्या गति होगी? ” बे मर्म 
तो आई छेकित मेरा क्रो गान्त वे हुआ। छोग बान्त होते तभी कब उतरता। 
तीसरी वार फिर मंने अपने स्िरकों पीठा। छोग घवरागे। उन्होने माफ़ी मांगी, चुप हो 
गये और मुझे सो जानेके लिए कहा। एक सज्जनने' यह सब देखा, वे मेरे हु सका 
भेल्दाज' छगा सके। इस' तरह मुझे गान्ति मिलो। वादके स्टरेशनोपर इन्ही मज्जनने 
हमारी रक्षा की। जब-जब स्टेशन आता, तब वे छोगोकों समझते, उसके 'दर्भन' 
करनकी छा्तसाकों दवाते और थान्ति स्थापित करते। 

इस तरह अपना ही सिर पीट लेतेका अपने जीवनमे यह चौथा उदाहरण पु 
याद आता है। हर वारमे अपना सिर पीटकर हो धान्त हो सका हैं। प्रेमसे भी 
व्यक्ति खोजने छंगता है, इसका अनुभव तो मुझे अभी ही होने लगा है। 

मेरे यह सब छिखनेका क्या कारण है, उसपर तो में अब आता हूँ। मनृष्पके 
सामने ओषित होनेके कारण उपस्थित होते ही रहते है। प्रत्येक अवमरपर ओोबफ़ो 
रोकना उसका धर्म है और जैसे-जैसे वह अपने को रोकता है वैस्े-बेंसे वह बहादुर 
बनता जाता है, उसका घीरज वढता है, उसकी हिम्मत और धात्म-दिश्वाम बटना 
है, उत्तकी बुद्धि निमृछ होती है। छेकित जब वह क्रोधको ते रोक सके तब वह आपने 
ऊपर ही प्रहार करे--यह क्रीवके निवारण करनेका सर्वोत्तम उपाय है। मेने जिन 
चार प्रसगोंका जिक्र किया है उनमें से तीन प्रसगोपर मुप्ने अपने स्नेहीं जनोके उछटे 
कार्यीका हु ख॒ था, और में उस हु खको पी नहीं सका। शेप एक प्रसंग तो मेरे अपने ही 
एक अकार्यपर पश्चात्तापका था। मुझ्नसे ऐसा परपाचरण बन पड़ा था कि में एकाएक 
तिछूमिला उठा और अपने प्रति ऋषसे जरू उठा। उठकर मेने अपने ऊपर सस्त प्रहार 
किया और उसके बाद हो में गान्त हो पका। चारों प्रसगोका अतर मुन्तपर और मेरे 
आसपासके वातावरणपर अच्छा ही हुआ, ऐसा मेने महसुत्त किया। कोघावेगमे जब 
मनुष्य दूसरे मनृष्यपर प्रहार करता है तव वह गिरता है और दूसरे मनृप्यके प्रति 
अपराबी ठहरता है। बसे पीडित होकर जब वह स्वयं दुख सहन करना है तेब 
वह पवित्र वतता है और दुसरोपर भ्री उसका प्रभाव पवित्र ही पश्ता है। 

हिन्दृश्ताव इस समय इस राज्यके अत्याचारासे बहुत कद है। यदि हिन्दुस्तान 
स्वय अपनेपर प्रहार करेगा, स्वयं दु ख सहन करेगा, तो वह जीतेगा और सितम्बर मासमे 
पहले स्व॒राज्य प्राप्त करेगा। किसीको यह उल्टा तर्क प्रलुत नहीं करना लाहिए कि 
“मेने जो उदाहरण दिये हूं उनमें तो सब मेरे प्रमीजन थे, इमीसे थे उसे धत्मप्रगास्फे 
भर्मकों समझ सके, यहाँ तो भग्रेज है, उनपर हमारे मात्मप्रहारका क्या असर होगा ? 

१. रमगोपार, मऊझ़ी लिाफपत समित्ति सेत्रेकी । मददेव देसानने गाषीलेरी छकज उप 
विवरणमें खरा उत्तेख द्रिपरा है । 


पै८० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


ऐसे प्रइनतते नास्तिकता प्रकट होती है। आत्मप्रहार भी एक तरहकी तपद्चर्या है। उसका 
फल शुभ ही होता है। दुश्मनपर उसका असर हुए बिना नहीं रहता। लेकिन हमारा 
उद्देश्य' अंग्रेजोंपर प्रभाव डालनेका नहीं है, हमारा आशय तो स्वय अपनेकों पवित्र, 
दृढ, साहसी और निर्भय बनानेका है। हम निर्भय बनेंगे तब हमपर कौन शासन 
करेगा ” निर्भय जगली जातियोपर भी कोई शासन नही कर सकता तो फिर मिर्भय 
हो जानेपर समय हिन्दुस्तातपर कौन शासन कर सकेगा ? 

आत्मप्रहार करनेके सबक कारण होने चाहिए। ऋरेधका कारण शुद्ध होता 
चाहिए। वैसा न हों तो उस' स्थितिमे किया हुआ आत्मप्रहार आत्म-हत्या है भौर 
इसलिए निन्य है। वह सत्याग्रह वही हो सकता, वह तो दुराग्रह ही होगा। 

ऐसे दुराग्रहके उदाहरण भी मेरे पास आते रहते है। किसीके घर बैठकर पैसेके 
लिए लंघन करनेवाला व्यक्त तपस्था नही करता, वह तो बस भूलों ही मरता है। 
यदि उसकी मूखसे उसपर झूठा तरस खाकर अन्य व्यक्ति पैसा भी दे दे तो वह कोई 
धर्म-कार्य नही होगा। आत्तमप्रहारके उदाहरणका अनुकरण अगर विवेकपूर्वंक न किया 
जाये तो जो दुख सहन किया है उसके व्यर्थ हो जानेका भय है, 


[गूजरातीसे ] 
संवजीवन, २०-२-१९२१ 
१८७, पन्नः जो० एल० कॉबेंटको 
रावहूपिंडी 
२० फरवरी, १९२६ 
प्रिय श्री कॉबेंट, 


आपका पत्र मुझे छाहौरमें बृहस्पतिवारको' मिछा। इसके लिए धन्यवाद। यद्यपि 
लगता है कि हम दूर होते जा रहे है, फिर भी मुझे विश्वास है कि यह हमारे पास 
आनेकी ही प्रक्रिया है। हमे वास्तवमें आजका झूठा और अस्वाभाविक सम्बन्ध ही एक 
दूसरेसे दुर रखे हुए है। हक 

में स्वतन्त्र और स्वेच्छिक प्रवासके' विरुद्ध नहीं हूँ; किन्तु इस बारेमे में उदासीन 
हैं; यहांतक कि इसको बढ़ावा देनेके भी विरुद्ध हूँ। मेरा फीजीके अधिकारियोपर' 
बिलकुछ ही विश्वास नहीं है। इस बारेमे में इतना काफी सुन चुका हूँ कि भारतीय 
प्रवासियोके कथनकी सचाईपर मुझे पूरा विद्वास हो गया है। ऐसी परिस्थितियोमें 
एक भी प्रवासीका फीजी जाना में खेदजनक समझूंगा। भारतीयोका प्रवास तभी उचित 
कार्य माना जा सकेगा जब भारत पूरी तौरपर खुदमुस्तियार बन जाये और उपनि- 


१, १७ फरवरी । 
२, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ६-८ । 
३. जिन्होंने भारतीय प्रवातियोंकों वहाँ मेजनेका भत्ताव किया था | 


पत्र: गगाराम थर्माको ३८१ 


वेश्ञोंके साथ समानताके धाधारपर व्यवहार करने ऊुगे। किल्तु फिर भी क्षाज जब कि 
भासतमें विक्षोम व्याप्त है और साम्राज्यमे उसका दर्जा अनिर्धारित ही ९ आप जाँच- 
पडतालके छिए फीजो जाते है तो आप जानन्यूप्कर भारतके साथ फोर्ड अन्याय नहीं 
करेगे, यह में जानता हूं। 
अद्तोंके प्रति हिन्दुओंके व्यवहारके प्रइनपर मे आपसे पूर्णत एकमतत हैं। 5 
बुराईका कोई भी ओऔचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। में आगा करता हे फि 
साज्ाज्यमें भारतके साथ अदूतो-जैसा जो व्यवहार किया जाता है उसके मिटनगे 
साथ ही, हिन्दू बर्म द्वारा वरतो जानेवाली अस्पृश्यता भी मिट जायंगी। में सममसता 
हूँ कि हमने तथाकथित अछूतोके साथ जो व्यवहार किया है, उसीका उचित दण्प 
हमे मिलता हैं कि सा्राज्यमे हमारी स्थिति अछृतो-मैसी है। 
हृदवने आपका, 
भग्रेजी प्रति (एस० एन० ७४६५) की फोटो नकलसे। 


१८८ पन्न : गंगारास शर्माको 


लाहौर 
२१ फरवरी, [१९२१]! 
प्रिय गंगारामजी, 
आपके खिलाफ निम्नलिखित आरोप लगाये जाते हे: 


१, आपने और श्री गौरीक्षकरने गवन किया है। 

२. आपके ज्यादातर स्कूल फर्जी हे। 

३. आपने एक फर्जी समिति वना रखी है। 

४. आपने हुपये-पैसेका कोई लेखा-जोख़ा प्रकाशित नहीं किया है। 

५. कहा जाता है कि जिन्हे आपके स्कूछोसे लाभ पहुंचता है, आप उन लोगोसे 
चन्दा वसूछ नहीं करते। 

६. आपपर गवनका आरोप लगाया गया था, और आप बरी हो गये थ। लोगोका 
विश्वास है कि आरोप सर्वथा निराधार नही था। 

७ आप एक औरत रखे हुए हूं, और उससे आपके बच्चे भी हैं। 


उक्त आरोपोपर विदवास करनेका पर्याप्त कारण साहूम पडता है। यदि आप 
जाँच करवाना चाहते हो तो जिन कुछ मित्रोंके नाम आपने सुप्नायें है उन्हें में जाँच 
करनेके लिए कह दूं। 
हृदयतसे आपका, 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७४४१) की फोटो-मकत्ते। 


१, एस व २१ फरवरीकों गापीजी छाह्दौरमें ये । 


१८९. तार: मियाँ छोटानीकों 


२२ फरवरी, १९२१ 


यदि कमसे कम माँगोपर दृढ़ रहे और हकीमजीके अधिकृत 
सचिव, सलाहकार तथा दुभाषियेंके रूपमें बच्सारी आपके साथ 
जाये तो आप जा सकते है। डा० अस्सारी बृहस्पतिवारको 
वहाँ पहुँच. रहे है। मेरे लिए पजाब. छोडना असम्भवाँ 
है। पूर्ण विवास्विभ्रोके लिए आगामी शनिवारतक प्रस्थान 
स्थगित रखे। 

[अग्नेजीसे 

बॉम्बे सीक्रट एब्सट्रेक्ट्स, १९२१, पृष्ठ २०८। 


१९०. पन्न; सी० एफ० एन्ड्द्रूजको 


लाहौर 
२२ फखरी, [१९२१| 
प्रिय चार्ली, 
तुम्हारे दो पत्र मिल्ले। तुम्हे खवस्य हो जाना चाहिए। 
सिखोसे सम्बन्धित दु खद घटनापर ही मेरा सारा ध्यान छूग रहा है। कृपया 
मुझे बताओ कि गुरुदेवकी घोषणाके बारेमे जो अंश “यंग इडिया' मे प्रकाशित हुआ 
है, क्या वह सही है। 
में अन्य सो गतिविवियोकों स्थगित कर देना चाहता हूँ--कहनेका अर्थ यह 
है कि जबतक जनता अपनी झर्क्तिको नहीं पहचानती, कोई और कदम उठाता निष्फल 
ही होगा। यह ठीक उसी तरह है जैसा कि 'बाइबिल'मे कहा गया है कि पहले तू 
अपने अन्दर ईस्वरके साज्राज्यका अनुभव कर”। अर्थात्‌ इसके बिना कुछ नही होगा। 
यह तो में भी चाहूँगा कि हमारे युवक हिन्दुस्तानी सीखनेकी अपेक्षा देहातोमे जाये। पर 
तुम्हे नही मालूम कि [ऐसा करनेमे] वे कितने असहाय' है। उनमे से बहुत कम 
देहाती जीवन बिता सकते हे। और इसीलिए में कहता हूँ कि १० मासके सक्रमण- 
कालमे उन्हें चरखा कातने दो, उन्हे अपनी मातृभाषाके माध्यमसे अपने ज्ञातकों आत्म- 


१. गांधीजी १५ फरवरी से ८ मार्च तक पंजावमें रे भर १० माचेंदों कई पहुँचे । 

२, इस वर्ष २२ फरवरीकों गाधीणी छाहौरमें थे । 

३. पह दु खद घटना २० फरवरी, १९११ को छाह्षैरके पाप ननकाना साहलके यरदवरेमे कटी थी; 
देखिए “ भाषण : ननकाता साहबमें , ३-३-१९२१ तथा “प्निल्व जागृति ”, १३-२-९६११ | 


पत्र; ए० एफ० फ्रीमेटछको ३८३ 


सातू करने और हिन्दुस्तानी सीखने दो। जो यूवक यह वायदा नहीं करने हि यदि 
वे दक्स महीनोतक ऐसा नहीं कर पायेंगे या नहीं करेगे तो साहके क्षन्‍्तमे काना 
सामात्य अध्ययन चालू कर देगे, उनके लिए यही अच्छा रहेगा कि वे कालेज न छोड़े। 
वे तभी सरकारी कालेजको छोडे, जब वे समझें कि उन काछेजोमें पटना पाप ६, 
अन्यथा न छोड़े। | 
सस्नेह, 
तुम्राग, 
मोहन 
अग्रेजी पत्र (जी० एन० ९५९) को फोटो-तकलसे। 


१९१. पतन्नः ए० एफ० फ्रीमेटलको' 


[२३ फरवरी, १९२१ के पूर्व ] 

प्रिय भहोदय, 

आपका १२ तारीखका पत्र अभी-अभी मिला है। उत्तर तफमीलसे नही दे पा 
रहा हूँ, इसके लिए कृपया क्षमा करेगे। 

जो पत्र' आपने कभी देखा नही, तथा जिसका अनुवाद भी आपने अज्त ही 
पढा है, उप्की आलोचना करके आपने अपने प्रति भी न्याय नहीं किया। यदि पत्र 
पढा होता, तो आपने देखा होता कि अपनी सेवाओका उल्लेख, मेने जो कप्ट सहे 
उतका प्रदर्शन करनेके लिए नही किया, यह दिखानेके लिए तो और भी नहीं कि दे 
नि स्वार्थ थी। मेने उनका उल्लेत् मात्र यह दिखानेके छिए किया था कि प्रतिकूछ 
परिस्थितियोके बीच भी बह्विटेत और भारतके सम्बन्धोमे मेरी कैसी एकाग्र निष्ठा 
रही। मेरी सेवाएँ ति स्वार्थ नहीं थी, क्योकि मेरा विद्वास था कि में उन सेवाओके 
द्वारा अपने देशको स्वतन्त्रताकी ओर छे जानेमे सहायक वर्नूँगा। अग्रेजोके भय तथा 
आत्मत्यागका उल्हेख निरथंक है। अग्नेजोके भौर्य तथा आत्मत्यागमे कोई सन्देश नहीं 
किया जा सकता। किल्तु क्षमा करे, अग्रेजोकी राष्ट्रीय नि.स्वार्यताका दादा में पृर्णत 
अस्वीकार करता हूँ। में उस समय भी ऐसा नहीं मानता था, बीर आज मसार भी 
ऐसा नहीं मानता कि पिछला युद्ध न्यायके लिए हुआ था, या कि वह नि ःसस्‍्चावंथा। 
आप लोग जर्मनोको कुचल देना चाहतें थे, और फिलहाल आप कामयाव हो गये ह। 
में नही समझता कि जमेन लोग उतने बडे शैतान हे, जितना हि उन्हें :ग्डेटके 
अखबवारोने चित्रित किया है, न में यही समझता हूँ कि यदि वे जीत जाते तो दुनियाका 
खात्मा हो गया होता। 


२. इनके पत्की महलपूर्ण बातें उत्तरते रक्षित हो जाती है । पूरे पर एि० टैप” यंग इंटिया, 
२३०२-१९९१ । 
२. देप्तिण पण्ट १८, एृ४ ३९७-४०० । 


३८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 

आपका खथाढ़ है कि में औरोंकी अपेक्षा एक उच्चत्तर स्थितिमें हैँ। में आपको 
विश्वास दिछाता हूँ कि मुझे इसका कोई भान तहीं है। हाँ, में एक व्वाह्मुीकी 
चोटीपर अवश्य हूँ, जिसे में अदहनक्षीछ दृढ़ चट्टानमें बदरनेका प्रथल कर रहा हैं। 
यह भी हो सकता है कि मेरे कामयाब होवेसे पहले ही वह किसी क्षण फूंढ पढ़े। 
लेकिन ऐसी सम्भावनाएँ, दुर्भाग्यवश्, सुधारकोंके भागमें रहती ही हे। | 

मेरे आदर्शवादसे आप चिन्तित है। यदि आपने मेरे छेखोंकों पहनेका कृष्ट किया 
होता, तो आपको माछूम होता कि वह अत्यन्त व्यावहारिक है। 

आपने यह अवुमाव सही छगाया है कि मूछत. में सहयोगी हूँ। जब रुगभर 
तीस वर्षोसे में यही रहा हैँ तब और कुछ में हो भी कंसे सकता था? में निश्चय 
ही इस प्रतीक्षामे हैँ कि अवसर मिक्छे और में सहयोग कहें, किन्तु विज्ञात कीजिए, 
वह सहयोग तबतक नहीं दिया जायेगा, जबतक अंग्रेज लोग मुसक्मानोंकी भावनाके 
अनुसार लिलाफतकी श्तोंकों तय करनेकी भावश्यकता अनुभव नहीं करते, जबंतक 
वे पजावकों सोच-समझ्नकर पहुँचाई गई यातनाके लिए पश्चात्ताप नहीं करते, और 
जबतक वे अमन-आपको हमारे संरक्षक और शासक समझना नहीं छोब्तें। भाखीय 
अग्रेजोंकों अपने मित्र, साथी, कार्यकर्ता तथा बराबरीके साझेदारोंकी नाई सुप्री-खुगी 
भारतमें रखेगे; किन्तु यदि वे अपने निजी छाभके छिए हमारे देशका शोषण करजा 
चाहते हैं, तो फिर यदि उतसे बने, वें ऐसा करे; किन्तु ऐसा ऊत्हें हमारे सहयोगके 
बिता ही करता होगा। 

मुझपर सत्यस्षे विचलित होगेका अपराध गाना आपने उचित समझा है। यह 
भी दोष आपके विल्मगजनक अज्ञावका है। आपको महू झूंचना ठीक मिली कि मेने 
कच्चागढ़ौकी पटताते सम्बन्धित वक्तव्यपर विश्वास किया था। यह ऐसे व्यक्तियोंने 
शपथपूर्दक दिया था जिनपर अविश्वास करतेका मेरे पास कोई कारण वहीं था। 
किन्तु ज्यों ही मुझे उसका प्रतिवाद प्राप्त हुआ, मेने उसे वपने हस्ताक्षर सहित 
प्रकाशित किया था। में आपका ध्यान 'यंग्र इंडिया के अकोकी ओर आकृषित 
करता हूँ। अन्तमें, मेरा अनुरोध है कि आप असहयोग आन्दोहनका अध्यार करते 
तथा उ्ते समझनेका प्रथत्त करें। आप देखेंगे कि उसकी भावता अंग्रेज विरोधी नहीं 
है। वह एक धामिक आन्दोलन है और आत्मशुद्धिका आन्दोढन है। वह एक ऐसा 
आस्दोदन है, जिसका उह्देय है अत्याय, असत्य; आतंकवादका विरोध करा; तथा 
भारतवर्षमें स्वराज्यकी स्थापना करेगा। आए मानेगे कि पारस्परिक अविश्वास तथा 
भयक्े स्थानपर विश्वास तथा निर्भवताकी स्थापना करना ज्यादा अच्छी बात है। 

यह आत्दोलन उस दुखद स्थितिकों समाप्त करतेका अयास है। से इस परयत् 
आपका सहयोग चाहता हूँ। 

आपका विशतस्‍्त, 
मो० क० गांधी 


[अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २३-२-१९२१ 


१९२. टिप्पणियाँ 
वकौल ओर विद्यार्यी किस प्रकार सहायता फरें? 


जहाँ कही भी में गया हूँ मुझसे यह पूछा गया है कि जो विद्यार्थी और वकील 
क्ाग्रेसके उनसे सम्बन्धित प्रस्तावका पाछन नहीं कर सकते वें इस आन्दोलनमें किसी 
दूपरी प्रकारकी सहायता कर सकते हे या नहीं। यह एक विचित्र-सा सबारू है। 
क्योंकि इसमें यह ग्रहीत हैं कि जो विद्यार्थी या वकील असहयोग नहीं कर सकते ये 
[कदाचित्‌ ] और कोई मदद नहीं कर सकते। नि सत्देह ऐसे सेकडो विद्यार्थी और 
बीतियो ऐसे वकील होगे जो केवल दुर्देदतावश ही अपनी पढाई या वकाहृत नहीं 
छोड सकते। पर यदि कोई वकील वकाछृत नहीं छोड सकता तो भी वह आर्थिक 
सहायता तो कर ही सकता है। वह अपना खाछी समय सावेजनिक सेवाकार्यमें 
छुगा सकता है। वह अपने पधन्वेमें ईमानदारी और खरे व्यवहारका प्रचलन कर 
सकता है। अर्थात्‌ वह अपने मुवब्किकोको सिर्फ़ रुपया ऐठनेका साधन न मानें और 
न वह दलालोके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध रखें। मुकदमोका फ़ैसछा पंचोसे 
कराने में भी वह सहायता दे सकता है। और कुछ नही तो वह स्वय प्रतिदित एकाघ 
घ॒ण्टा कताई करके अपने पारिवारिक जीवनमें सादगी छानेका प्रयत्त कर सकता है। 
घह अपने परिवारके संदस्थोकों नियमयुवंक प्रतिदिन कुछ समय कताई करनेके लिए 
भी प्रोत्साहित कर सकता है। वह चाहे तो अपने और अपने परिवारके लिए जादीका 
उपयोग कर सकता है। ये कुछ ऐसी बातें हे जिनका पाछन कोई भी वकीरू कर 
सकता है। अगर कोई व्यक्ति असहयोग कार्यक्रमके किसी विशेष भागका पान नहीं 
कर सकता या नहीं करना चाहता तो उसे दूसरी बातोका पाकन करनसे कतराना 
नही चाहिए। वकाछत करनेवाढ़ें वकीलकों सिर्फ यह एक वात नहीं करनी चाहिए -- 
आगे वढकर जनताका नेतृत्व। उसे चुपचाप काम करके ही सन्‍्तोप करना है। वकाछुत 
करनेवाले इन वकीलोंके छिए जो कुछ मेने कहा है वही वात उन विद्यारथियोपर भी 
छागू है जो पढाई नहीं छोड़ सकते या छोडना नहीं चाहते। हमारे अधिकाग खं- 
सेवक विद्यार्थी हें। ख़यसेवकके रूपमे कार्य करना एक विशिष्ट अधिकार है। जो विद्यार्थी 
सरकारी स्कूल नहीं छोड़ पाया उसे राष्ट्र यह अधिकार नहीं दें सकता और उसे भी 
राष्ट्रे आकाक्षाहीन सेवक बने रहतेमे सनन्‍्तोष करना होगा। बद्यपि हम छूलों और 
कालेजोका पूर्ण वहिप्फार नही कर सकते तो भी हमें उनकी प्रतिप्ठाकों तो कम करना 
ही है। उनकी अब पहलेफी तरह प्रतिष्ठा नहीं रही है और रही-मही प्रतिप्ठा भी 
दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। जबतक इन नस्वाओंका दाष्ट्रीयररण नहीं हो 
जाता और वे राष्ट्रही आवश्यकतानुमार अपनकों ढाल नहीं पाती तव॒तक उनी 
प्रतिष्ठाकी पुन स्थापनाके लिए हम कुछ नहीं करेगे। 


१९-२५ 


२८६ सम्पूणं गांधी वादसय 


हल्लंड़बानी 


ति.सन्देह श्री [वी० एस० श्रीनिवास | शास्त्री और श्री [आर० पी० ] पराजपेके 
लिए आयोजित बम्बई और पूनाकी सभाओमें जनताने जो छज्जाजनक व्यवहार किया 
उससे असहयोग [ आत्दोलन ] की वहुत बड़ी हानि हुई है। इस घटनाका मेने यह सपष्टी- 
करण भी सुता हैं कि यह गृण्डागिरी असहयोगी विद्याथियोंने नही, उन छोगोने की 
जो आन्दोठनकों बदनाम करना चाहते हे और जो असहयोगी विद्याथियोके प्रति छोगोकि 
मनमें पूव॑ग्रह पैदा करना चाहते हे। यह स्पष्टीकरण कुछ हृदतक सही भी हो सकता 
है, क्योकि निःसन्देह ऐसे व्यक्ति मौजूद हैँ जो इस आन्दोलनका गछा घोटनके लिए 
हिस्ापर उतर सकते है। लेकिन असहयोगकी यथाश्ञीध्र सफलताके लिए हमे ऐसी 
सम्भावनाओका सामना करनेके लिए भी तैयार रहना है। पराजित सिपाही अपनी 
सफाईमे कठिताइयोंका बयान करके नहीं छूट सकता। जब जनरल बुढूर! छेड़ी स्मिथका 
घेरा तोढ़नेमें असमर्थ रहे तो उन्हे अधिकारच्युत'ं कर दिया गया। जब छा्ड रॉबवर्ट्सा 
दक्षिण आफ़िकी युद्धका कुछ निर्णय नहीं करा पाये तो कमान लाई किचनरकों सौंप 
दी गई। यह सरकार तभीतक चलन सकती है जवतक वह असहयोगकी पकडमें नहीं 
आती। यदि असहयोगी विद्यार्थी अपयश नहीं कमाना चाहते थे तो उन्होने बम्बई या 
पूनाकी सभाओंमें भाग क्यों छिया? सभाकी सूचनाओंमें यह वात स्पष्ट कर दी गई 
थी कि वही व्यक्ति सभामें भाग के जो दूसरे पक्षकी वात सुननेके छिए भी इच्छुक 
हों। इस प्रकार वम्बई या पूनामें हुई घटनाओंकी कोई सफाई नहीं दी जा सकती। 
इसके अछावा यह वात भी अकसर भुला दी जाती है कि श्री शास्त्री और पराजपेकी 
गिनती देशके योग्यतम नेताओं और अन्य देशभक्तोमे की जा सकती है। उन्हें भी 
देशसे उतना ही प्रेम है जितना अस्नहयोगियोंको। वें हमारे बारेमें सोचते हे कि हम 
गलतीपर है। हम भी उनके वारेमें यही सोच सकते हे। किन्तु यदि हम अपने विरो- 
घियोकी बात सुनतेसे इनकार करे तो यह हमारी भारी भूछ होगी। 

इसके साथ हमारा अग्नेजोके पूर्वोद्दाहरुण देकर हुल्छडवाजीका औचित्य सिद्ध 
करना भी आवश्यक नही है। पहले हम इसे धामिक बात्दोछन मानना वन्द करें और 
तव अग्रेजी समाओके शोरगुर और अवछडड़बाजीकी नकल करे। हमारा वर इसीमें है 
कि हम विता सोचे-विचारे विदेशी या किसी अन्य दृष्टात्तका अनुकरण न करे। सफल 
होनेके लिए यह आवद्यक है कि यह आन्दोलन तत्त्वत. अहिसात्मक हो और हर कदम- 
पर, हर समय अपनी विशिष्टता वनाये रखे। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २३-२-१९२१ 


१. सर रेडवर्ज हेनरी बुछर ( १८३९-१९०८ ); वोगर युद्धके समर त्रिविश सेनाएति ! 

२, बुढुरके स्थानपर रॉव्ड्रेंस सेनागति नियुक्त हुए । 

३, फ्रेढरिक रे रॉक्टरस; भारतमें वरिय्शि सेनाथक्ष (१८८५-९३) १८६९-१९०० जम दक्षिण 
आफ्रिकामें । 


१९३. स्वराज्यको शर्तें 


यदि नुछ सरहू-सी शर्तें पूरी की जा सके तो स्थवराज्य आगामी अम्नूबरसे परे 
सरलतासे प्राप्त किया जा सकता है। पिछले सितम्बर माहमें मेने एक साले स्वराज्य 
प्राप्त होतेकी बात कहनेक्ी हिम्मत की थी, क्योकि में जानता था कि घते बहन ही 
सरक्त है। मुझे यह भी छगा था कि देश वातावरण अनुकूछ है। पिछले पौँच 
महीनोके अनुभवने मेरे इस मतको पुष्ट किया है। मुस्ते विष्वास हो गया है कि देश 
स््राज्यकी स्थापताके लिए इनना तैयार कभी नहीं रहा, जितना आज है। 

ढेकित गर्तोंों यवराक्षम्भव सही-सही जानना हमारे लिए आवश्यक है। एक 
सबसे बडी और अपरिहार्य गर्त है अहिसाकों बरकरार रखना। अभी हालमें हमने जो 
उपद्रव, हुल्लडबाजी, लूटपाट वगैरह देखे, वे विचलित करनंवाली चीजें हे। ये खतरेके 
सूचक है। हमे उनकी बढ़नीकों रोक सकना चाहिए। आतकवादके रहते हुए एक सालके 
अन्दर छोकतन्त्रकी भावना नहीं छाई जा सकती -- चाहे वह आतकवाद सरकारका हो, 
यथा जनताका। कुछ दृष्टियोसे जनताका आतंकवाद लोकतन्व्रात्मक भावनाके विकाममें 
सरकारके आत्तकवादकी अपेक्षा अधिक बाधक होता है। कारण, सरकारका भातकवाद 
छोकतन्त्रकी भावगाकों मजबृत्त बनाता हे, जब कि जनताका आतकवाद उसे नप्द 
कर देता हे। डायरवादन स्वातन्त्बकी उत्तठकों जैसा जगाया है वेसा अन्य किसी 
चीजने तहीं। किन्तु आन्‍्तरिक डायखाद चूँकि वहुमतका आत्कवाद होगा, इसलिए 
वह ऐसे अल्पतन्त्रकी स्थापना करेगा जो स्वृतन्त्र विचारूविमर्ण तथा स्वतन्त्र आच- 
रणकी भावनाका गछा ही घोट देगा। अत द्रुत सफलताके छिए सरकारके प्रति भी 
और पारस्परिक व्यवहारमे भी, अहिंसा नितान्त आवश्यक है। हमें कोई कितना भी 
छेडे, हमारा आचरण अहिसापूर्ण ही हो, हमें ऐसा उपाय करना चाहिए। 

दूसरी गर्त हे, नये सविधानके' अनुमार काग्रेसक सगठन करनेकी हमारी बोग्यता। 
इस' सविवानका उद्देश्य प्रत्येक गाँवमें उचित निर्वाचक-मण्डलकी सहायताके साथ काग्रे- 
सकी इकाइयाँ स्थापित करना है। इसके लिए पंसा और काग्रेसकी विभिन्न नीतियोकों 
कार्यान्वित करनेकी योग्यता, दोनो चाहिए। सचमुच आवश्यकता कोई बई त्यागी नहीं, 
वरन्‌ संगठन करने तथा मिलजुछ कर साधारण काम करनेकी योग्यताको है। अभी 
तो हम अपने देगके साढ़े सात छाख गांवोरे प्रत्येक घरमे काग्रेसका सन्देंग परचानेमें 
भी सफ़छ नहीं हुए हें। यह काम करनेके लिए हमें २५० जिलोड़े लिए इसने हो 
ईमानदार कार्यकर्ता चाहिए, जिनका अपने-अपने जिलेमे प्रभाव हो और जो फाम्रेमफे 
कार्यक्रममे विश्वान रखते हो। किसी भी गाँव, अथवा मण्टलक्रा अपने संगठनकी 
स्थापना करनेके लिए, भुग्पालयसे आदेण प्राप्त करनके लिए ठहला आवश्यक 


नहीं है। 


१, देसिए पृष्ठ १९४-३०२ । 


३८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 

कुछ बातें हे जो सभीपर छागू होती हँ। सबसे अधिक समर्थ वस्तु है सवदेशी। 
हर घरमे चरल्ला अवश्य होता चाहिए, और हर गाँवकों एक महौनेसे कम समयमे 
अपने आपको संगठित कर छेता चाहिए तथा कपडेके, मामछेमें आत्मनिर्भर हो जाता 
चाहिए। जरा सोचिए कि इस मौन करान्तिका क्या अर्थ है, और तव आपको मेरी 
तरह यह विश्वास करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी कि स्वदेशी ही स्वराज्य है, 
स्वधर्म है। 

प्रत्येक पुरप और स्त्री तिछक स्वराज्य कोषमें कुछ धव दे सकता है-- चाहे 
एक पैसा ही क्‍यों न दे। और हमें आन्‍न्दोलनके लिए धनकी व्यवस्थाकी कोई चिन्ता 
नही करनी चाहिए। सभी स्त्रो-पुरुष एक वर्षके छिए सभी विज्ञासकी वस्तुओो, गरीर- 
सज्जाके अछकारों और सभी मादक-द्रव्योका परित्याग कर सकते है। तव हमारे पास 
पैसा तो होगा ही; इसका यह मतरूव भी होगा कि हम इसके साथ ही अनेक विदेशी 
वस्तुओका वहिष्कार भी कर रहे हे। हमारी सभ्यता, हमारी सस्कृति, हमारा स्व॒राज्य 
इस बातपर निर्भर नहीं कि हम अपनी आवश्यकताएँ कितनी वढाते है --- सुख-भोगके 
प्रति कितने आसकत होते है; वे तो इस बातपर निर्भर हे कि हम अपनी आवश्यकताएँ 
कितनी कम करते है, हममे कितना आत्म-वर्जन है। 

हिल्दू-मुत्छिम एकताके विन, तथा अल्ृध्यताके सर्पकों मारे बिना हम कुछ नहीं 
कर सकते। अस्पृश्यता वह विष है, जो हिन्दू समाजके मर्मको खोखला कर र्वा है। 
वर्णाअ्रम ऊच-नीचका धर्म नहीं है। भगवानूका कोई भी भक्त किसी दूसरे आदमीकों 
अपनेसे तीचा नहीं समझ सकता। उसे तो प्रत्येक मनुष्यकों अपना सग्रा भाई मानता 
चाहिए। यही प्रत्येक धमंका आधारभूत सिद्धान्त है। 

यदि यह धार्मिक युद्ध है तो पाठकोंकों यह विश्वास दिलानेके छिए तर्क देनेकी 
आवश्यकता नहीं है कि आत्म-वर्जन उप्तकी सर्वोच्च कसौटी होनी चाहिए। धार्मिकताके 
विना खिलाफतकों बचाया तहीं जा सकता, और न पंजावके छोगोंके प्रति हुए अन्याव- 
का निराकरण ही हो सकता है। धा्मिकताका अर्थ है हृदय-परिवर्तत -- राजनीतिकी 
भाषामें कहेँ तो दृष्टिकोणका बदलना। और ऐसा परिवर्तत एक क्षणमें जा सकता है। 
मेरा विद्वास है कि भारत उस परिवतेनके लिए तैयार है। 

तो हम इन बातोपर अपना ध्यान केन्द्रित करे: 

(१) अहिसाकी भावना विकसित करता। 

(२) प्रत्येक गाँवमें कांग्रेस संगठनकी स्थापना करना। 

(३) प्रत्येक घरमें चरखेका प्रवेश कराना, और अपनी भआवश्यकताका साश 

कपड़ा गाँवके बुनकरोंसे तैयार करवाना। 

(४) जितना पैसा सम्भव हो, इकट्ठा करता। 

(५) हिन्दू-मूस्छिम एकताकों बढ़ावा; और 

(६) हिन्दू-बर्मकों अस्पृश्यताके शापस्ते मुक्त कराना तथा मादक द्रव्योंका लाए 

करके अपनेको अन्य प्रकारसे बुद्ध बनाना। 


क्या ईसाने असहयोग किया था? ३८९ 


क्या हमारे पास उस बहुत ही साधारण कार्यतमकों पूरा करनेके लि पमानयार, 
लगनशील, उद्योगी और देशभक्त कार्यकर्ता हें? यदि है, तो आगामी थातृवरते 
पहले ही भारतमे स्वराज्य रथौपित हो जायेगा। 
[भग्रेजीसे ] 
घंग इडिया, २३-२-१ ९२ 4 


१९४. क्या ईसाने असहयोग किया था? ' 


पाठक शायद मेरी इस बातसे सहमत होगे कि रेबरेड गिलित्सीन' अपने 

कमजोर पक्षकों और भी कमजोरकर छिया है। मुझे विव्वास है कि असहयोगी भी 
केवल उन्ही शर्तोपर सहयोग करनेकों तैयार होगा जिनकी चर्चा वे “वाइबिल की 
कहानीवाले “ पथ्रश्रष्ट पुत्र "के सम्बन्धभे करते हैं। अगर 'वाइविल 'की कद्दानीके उस 
लडकेके समान सरकार भी ठीक रास्तेपर वापस लछौट आये तो सभी असहबोगी 
बहुत हष मनायेगे। यदि मनोनीत नये वाइसरायका' दरादा राचमुच नेक होगा 
तो असहयोगियोसे वे जितनी भी सहायताकी आयगा रखते होगे, उन्हें मिलेगी। 
अस्पृदयताके सम्बन्धमें रेवरेड गिलिस्पीकी वात काफी हृदतक ठीक है। अस्पृन्यतासे 
चिपका रहनेवाला कोई भी व्यक्ति इस सरकारकी निन्‍दा करनेका कोई हक नहीं 
रखता। न्यायपूर्ण समताके व्यवहारकी माँग करनवाल्े प्रत्येक व्यक्तिकों स्वथ सर्वधा 
निर्दोप होना चाहिए, यह सिद्धान्त सर्वत्र छायू होता हे। रेबरेद्र गिलित्पी देखें कि 
अस्पश्यताकों बनाये रखनके हामी भारतीय निश्चय ही सरकारसे सहयोग करनवाले 
ग्रेगोंकी पक्तिमं ही हे। असहयोगका तो मतलव ही मनृष्यमें आन्तरिक सुवार 
करना है। 

[अग्रेजीसी] ..' 

यंग इंडिया, २२-२-१९२१ 


१, शत एल्में गापीजोने रेवरेंड गिलिसीऊे उस प्री थोद्ा की £ जे उन्देनि २९ एनयरी, १५२१ 
राजग्रेस्से भेजा था । उत्त पत्र पर उद्धुत नहीं कितरा जा रटा है। 

३, रेवरेंट मिलिसीने अपने पमें कद्ा या: “ययपि एमें ऐसे पुबरपर, लो पत्र शोर दि 
णोरनते अपनेडों अपमानित करता है, बनुग्रत नहीं उला चाहिए ताप स्नेलूते उरण। ठव; प्रयनपूरँ 
भा्मिक भक्तिक साथ प्रतीक्षा करे एफ उस्त दुण्मी पुप्के कथ मश्पोग जरन! चादिए--शौर घने ऐ 
सच्चा तदपोंग हसे है-- भौर जब वह लौटे दम छुएी दिमे ब्या लागा बरदा सिए ।/! 

३. शैंई रोटिंग, जिन्नि ब्येल १९२२ में शाल्म भार हमला था। 


१९५. भाषण : श्रीकी सिख परिषद्में' 


में खीकार करता हैं कि अपन पवित्र स्वछोंका कब्जा हमारे हाथमें होना चाहिए। 
यह कब्जा हम अपने हाथमें एक ही दिलमें के नकते हूँ। लेकिन कैसे? उदि एक्त भी 
व्यक्ति गुस्द्वारेमे न जाये और अपवित्र महन्तोंके अतवित्र हाश्मेमें एक भी पता 
न दिया जाये तो आप आज ही उनसे बरनी मतचाही ठात मतवा रक्त हैं। बनी 
अगर आप बहू माततें है कि ववकाना साकका कब्जा आउके हावनें हे तो आए भूछ 
करते हे। वह कठजा तो आपको सरकारों फौजन दिया है। ने आउ्के णत्त जैना 
कहता देखता चाहता हूँ वह यह नहीं है। मेरे कहनका बनिशग गह नहीं है कि बाप 
मिले हुए कब्जको छोड दे। लेकित जिम्न तरह वह कह्जा आपको मिला है उनसे 
थोड़ी नामोगीकी गत तो जरूर है 


+ 


मुझ्ने मरोदोेंके लिए बह होता हैं। छेकिन नें जानता हूँ कि यह रोबेका 

सप्रय नहीं बल्कि मरतेका समग्र हैं। इस समण्तों छातीपर चोट जाकर हम व नर 
सके यही मेरी इच्छा हैं। ननकाना चाहवके भहीदोन ऐसी ही वहादुरी दिल्लाई जान 
पहती है। छेकिन में जता दोप भी देखे बिता वहीं रू स्कता। हमें बमकी देदर 
गुर्धारेसर कठ्या छेतेका अधिकार नहीं है। यदि महन्तने छाग्ल्युरईं आाकर लठनन- 
स्िहकी हत्या की होती तो वैसा करनके बाद वह घड़ीमरके लिए भी कपना च्व्जा 
न रत सकता। छेकित ननकाना साहबने तो हमने उस्ते बबनर द्विण। बुर्धाका 
कब्जा हम खामोगीज्े ही ले सकते हूँ भा 
बौर चुप रहनमें दोप है? 

[गुजरातीते 

नवजोीवत, १७-४-१९२१ 





१. महादेव देसाकि पात्रा-विवरणते दद्धंत 2सकं का 
, ननझाना साहवनें हुईं दुघं्वाल उनय, थो २० फाइरोदा हुई भी। देखिद “पिंड दा: 


१३३-३-१९३१ । 


१९६. भाषण: लखनऊकी खिलाफत सभामें 

२६ फरवरी, १९२१ 

कल खिलाफत सभामें गांधीजीन उर्दूमें बोलते हुए कहा कि अवतुवरतक, शोष 

७ महीनोंमें वे खिलाफत प्रन्‍नका निबंटारा कर छेगे तया स्वराज्य प्राप्त फर लेगे। 

वे तलवार तो नहीं खाँंच सकते, किन्तु स्वराज्य प्राप्त फर लेनेपर तलवार सौंचनेफी 

वक्ति उत्पन्न कर सकते है। पहले वाइसराय उनपर हँसा करते थे, किन्तु अब थे 

उनके साथ सहयोग करना चाहते है।' गांवीजीन छोगोकों ब्रिटिश मालका वहिप्फार 

करने तथा विदेशी कपड़ेको त्यागनकी सलाह दी और बताया कि इसके जरिये वे 
दूसरे ही दिन स्व॒राज्य प्राप्त कर सकते है।' 

[भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा ] वकीको और विद्याधियोके सम्बन्धमें 
हमे जो-कुछ करना जरूरी था उतना हम कर चुके। उस दियामें अब कोई विशेष 
प्रथल करनेकी जरूरत नहीं रही। हम अपनी आवाज जहांतक पहुँचा सके है, उससे 
में सन्तुष्ट हूँ। जिन्हें हम अपनी वात माननेके लिए राजी नहीं कर सके है, वे अपनी 
इच्छासे सहयोग करना चाहे तो करे। वकालत करनेवाले वकीलो और गरफारी 
विद्याल्योमे जानेवाल़े विद्यायियोकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही। उनमें से अधिकाण स्वय 
स्वीकार करते हे कि वे गलत काम कर रहे हे। हमारे लिए यही काफी है। 
वकीलो तथा सरकारी स्कूलोमे पढाई जारी रखनेवाले छात्रोने जिस हदतक अपनी 
प्रतिष्ठा खो दी है, उम्ती हृदतक सरकारकी प्रतिष्ठा भी कम हो गयी हे।' 

[अग्नेजी और गुजरातीसे ] 
अमृतवाजार पत्रिका, २-३-१९२१ 
नवजीवन, १७-४-१९२१ 


२, पद उल्ठेख अनुमानतः वास्प्तरापके उत्त नापगफ्ा दे जो उस्दोनि सिलास्‍त्र प्रक्रर दिपा का, 
देखिए परिशिष्ट २ । 

२. यर अनुच्छेद अमृतघाजार पत्निकाते लिया गया है । 

३« पर अनुच्छेद वयजीवनरी गुजराती रिपोदसे श्प्रा गया है । 


१९७, उलदा तक 


मेरे पास गुमताम पत्र आते ही रहते हैं। सभीमे अभीतक अपना नाम प्रगट 
करके लिखनेकी हिम्मत नहीं आई है। अख़बारमे अपने नामको जाहिर त करता एक 
बात है। छेकित सम्पादककों भी अपना नाम ने भेजना और पत्र प्रकाशित करा 
हेतेकी उम्मीद करना दूसरी बात है। मेरे पास अभी ऐसे दो छेख पड़े है। एक 
रेखमें गुजरात काढ़ेजके एक विद्यार्थीनी असहयोगियोंपर कुछ आक्षेप किये हूं। उसे 
वो में नहीं छापता। दूसरा लेख किसी बहनका है, उसमे भी भाक्षेप छगाये गये 
है। केकिन छेख स्त्रीका है, इसलिए और आक्षेप जानने योग्य होनेके कारण में उसे 
यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ। ! 
यह गुमनाम बहन लिखती हे ' 
अंग्रेनी शासनके जुल्मी अधिकारियोंके पंजाबपर ढाएं गये जुल्मोंते मेरे 
हृद्यक्ों ठेत पहुँची है और में चार महोनोंत्रे नौकरी छोड़नेका विचार करतो 
हैँ। लेकिन समय ज्यों-ज्यों बीत रहा है में देख रही हुँ कि नौकरों छोड़नके 
संम्बन्ध्में मेरी अतुरता दिन-प्रतिदिन मन्द पढ़ती जा रही है। उत्तका कारण 
यह है कि जुल्मी अधिकारियोंके कृत्योंसे दिल़को जितनी ठेस पहुँची है, उतनी 
ही आपके नोमसे काम-क्ाज करनेवाले अप्रामाणिक नेतामोके हृत्योंसे भी पहुँची 
है। « « कुछ ऐसा उपाय किया जाता चाहिए जिससे आपके तोमपर ऐसे दम्भी 
लोग लाभ न॑ उठा पायें और केवल संत्यक्री हो विजय हो) . « जया यह अनु 
चित नहीं है कि नहॉँ-जहाँ वगरपालिकाके त्कूल हों वहाँ-वहाँ राष्ट्रीय स्कूलोंको 
स्थापना और बालकोंज्ो संस्यामें वृद्धि करनेके प्रयत्म किये जायें! तब्यादके 
समान ही अन्य नगरपालिकाओंके स्शूलोंकों भी राष्ट्रीय स्कूहोंमें परिवर्तित क्यों 
न किया जाये? 
इस बहनने उछटे तकंका प्रयोग किया है! यदि उन्हे सरकारी गौकरी छोड़नेकी 
'छग़न” छगी हुईं हो तो वह असहयोगियोंकी अप्रामाणिकताकों देखकर ठण्डी होनेके 
बजाय और भी बढनी चाहिए। प्रामाणिक व्यक्तिका उत्साह मन्द हो जाये और वह 
सरकारी तौकरीसे विपका रहे तो इससे असहयोगीकी अग्रामाणिकता कम नहीं हीगी। 
जो लोग सरकारी नौकरी छोड़े अथवा दूसरी तरहसे असहयोग फ ऐसा असहे 
योगियोपर मेहरवानीके झुपमें नहीं बल्कि अस॒हयोगकों धर्म समझकर कर्तव्यके ही झ्पमें 
करे। अगर सब असहयोगी पापी हों तो भी क्या ? अथवा ऐसा हो तब तो इत्के-डुके 
पृष्यवान्‌ महा-यसहयोगीको और भी प्रचंड असहयोग करना चाहिएं। यदि 
बहनको छूगी 'छगन” सच्ची है तब तो उसका परिणाम मही होता चाहिए। 
सभी असहयोगी शुद्ध होते तब तो स्वराज्य कमीका मिल गया होता। बहुत 
समयसे हमपर जो मै चढ़ा हुआ है, उसके एकाएक दुर होनेकी आशा ख़त 


रावकृपिण्टीकी बहने ३९३ 


ग़लत है। असहयोग करके इस मैछी सरकारसे हम दूर हटें, तो उसना मैंठ नो रखेया ? 
शराब पीनेवाछा, शराब न पीनेवाह़े व्यक्तिके दूसरे दोषो़ों देसहर स्वयं घराथओं 
व्यसनसे चिपका रहे, यह तो कोई ठीक बात नहीं है। सही तो यह है दि दूसरे 
चाहे जो भी करे फिर भी वह भराव छोड़कर पापमुक्त हो और दूगरोह़ों उनके 
दूसरे पापोंसे छूडानेका प्रयत्न करे। 
इसके अछावा, इस बहनने नगरपालिकाके स्फूलोंके सम्बन्ध जो कुछ सिा हे 

यदि अप्रामाणिकतासे उसका यही मतलव हैं तो यह उसकी नामसजी ही कही जायेगी। 
जहाँ नगरपालिका अपने स्कूछोकों राष्ट्रीय नही बनाती वहाँ, अगर सम्भव हो तो, नये 
स्कूलोंकी स्थापना करके, नगरपालिकाके स्कूलोंसे वच्चोंकों तिकाऊनेंडा प्रयत्त होना 
ही चाहिए। यह तो असहयोगीका स्पष्ट धर्म है। 

[गुजरातीसे ] 

नंवजीवन, २७-२-१९२१ 


१९८, रावलूपिण्डीकी बहनें 


में बंगालमें और दूसरी जगहोंमे स्वराज्यवादियोके छिए बहनोके आरनार्वाद शप्त 
कर रहा हूँ। मेने तवयुवतियोंकों अपने सारे आभूषण देते हुए देखा है। कछतक 
जो फूछ-से वस्त्र पहनती थी उन्हे आज मे खादीकी साड़ी पहनते हुए देख रहा हूँ। 
और चूँकि स्थिति आम तौरपर ऐसी हो गई हे इसलिए मुझे यह सोचना पट रहा 
है कि में किन अनुभवॉंकी चर्चा कझें और किनको छोट दूं। 

रावलूपिण्डी मुख्यतः सियाहियोका गहर माना जाता है। वहाँ धनिक लोग रहते 
है। छेकिन रावरूपिण्डीमें मेने वहनोमे जो उत्साह देखा वह मेरे लिए कल्सनातीत 
था। स्व्रिमोंकी सभा सवेरे ग्यारह' बजे थी। यह सभा खुली जगटमें एक वर्गीचेमें 
आयोजित की गई थी। उस समय उतमे पुरुषोंके आनेकी मनाही थी। बहनें एक मंच 
आसपास बैठ गईं थी। मेरे साथ छालाजी' थे। बहनोने अपने ही रने हुए दो गीत 
गाये। गीत गानेमे वहुतेरी वहतोने भाग लिया। एक गीत अमृतसरसे और दुसरा 
स्वदेगीसे सम्बन्धित था। हम चरखा चढायेंगी, हम वेफ़ार नहीं बठेंगी, हम चरगा 
चलाते हुए प्रभूका नाम छेगी। हम महीन वन छोटार स्तादी पहनेंगी। हम बर्टर्, 
लुहार और मोचीको प्रोत्साहन देंगी और देशको सुस्त बनायेंगी--ऐसा उस गीतका 
भावार्थ था। मुझ्य गानेवाली बहने वीसेक वर्षकी उम्रवादी बुछ छडकियाँ थी। उन्होने 
इंवेत वस्त्र ही पहन रखे थे। वें धतादूय घरोकी थी, लेकिन उनके हाथोमें अँगूठधीफे 
सिवाय मेने और कोई आभूषण नहीं देसा। पजाबमें कुमारी अथवा सवा चूटी 


१. २० फरवरी, १९२१ को । 
२. लाला लाणफ्तराप । 


३९४ हम्पू्ण गांधी वाइमय 


अवद्य पहने, ऐसा खास रिवाज नहीं है। बहले भेंट देनेके लिए भृत्त अथवा खादी 
भी लाईं थी। 

उनके उस प्रेममय कोलाहछमे हमारे भाषण तो कम ही सुने गये, सुननेकी 
जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमारी याचता उनके हृदयमे अकित थी। रावण-राज्यका 
नाग करके राम-राज्यकी स्थापना करती है। उसकों स्थापित करनेका मार्ग सीताका 
मार्ग है। सीताजीने रावणकी भेजी हुईं मिठाइयों, आभूषणों आदिका त्याग किया था, 
वैसे ही हिन्दुस्तानकी पुत्रियोंकों भी करना है। जबतक गरीबोकी भूल नहीं मिट्ती 
तबतक उनका हुंदय दुआ नहीं बेगा। यह भूख चरखेंसे ही मिट सकती है। पवित्र 
स्त्ियोका आशीर्वाद ही फछीभूत होता है। इसलिए स्त्रियोकों अधिक पवित्र, सादा 
और अच्छा बनना होंगा। ऐसी सामान्य बाते तो उनके हुदयमें अकित हो चुकी हैं। 
तो फिर उन्हें और क्या सुबता था? उन्होंने तो रुपये और गहने निकालने शुरू 
कर दिये। उस दवेत-वस्त्र-धारिणी वहनकों अपनी भेंगूठीके प्रति अरुचि उत्तन्न हुईं। 
उससे उसे मिकालनेकी कोशिश की पर वह किसी तरह निककृती ही न थी। अन्तमें 
मँगूठी निकालकर मेरी झोछीमे डाछनेपर ही उसे शान्ति मिल्ली। बहने हमे घेर कर 
हमारे चारों ओर इकद्ठी हो गयी। कोई अपने आँचलमे पैसे और गहने इकट्ट करके 
हे आईं। कोई बहत इकट्टे किये हुये पैसेको दृरसे ऐसी यूकितिसे फ़ेकती थी कि दूसरी 
बहन उसे अपने आँचछमे ले छेती थी। इस तरह एक घण्देतक यह कोछाहल बढ़ता 
रहा और रुपयो तथा वोठोकी वर्षा होती रही। 

ये बहनें जानती थी कि मुझे पैसा किसलिए चाहिए ? स्वराज्य क्या है, खिला- 
फत क्या है, पजावपर क्या-क्या अत्याचार हुए है--इन सबसे वे अच्छी तरह परि- 
चित थी। वे इसी कारण पैसा दे रही थी। इसलिए मुझे यह विद्वास क्यो न हो कि 
ख़राज्य एक वर्षमें मिल सकता है? सच तो यह है और में मातता हूँ कि खवराज्य 
किसी एक व्यकितिके प्रथत्तोसे मिलनेवाला तही है। यदि हिन्दुस्तानके पुष्यका उदय हो 
चुका होगा, वह बिलकुल पुष्यके ही रास्तेपर चक्र रहा होगा तो 202 
ही रहेगा। उप्तकी शर्ते स्पष्ट है, फिर भी मेने उत्हें और भी साफ शब्दोम समझा 
दिया है। वे है. 

(१) ज्ान्ति, (२) ख़देशी (चरखा और खादीका प्रचार), ह परथर 
सहयोग, (४) आवश्यक धतका दान, और (५) देगके प्रत्येक हिंए काग्रेसके 
संविधानके अनुसार कामकी व्यवस्था। 

[ गुजरादीसे | 
नवजीवन, २७-२-१९२१ 


१९९, टिप्पणियाँ 


दसनका नंगा नाच 


विहारमें किये गये दमनके विपयमे मेने अछृगसे एक छेख छिसा है। उसे दिसनेरे 
बाद मेने अख्वारोमे विहारके वारेमें और भी बहुत-मी सबरे देसी। अगर विहारमें 
जलियाँवाला बागकी पुनरावृत्ति नही हो रही है तो उसका फारण यह नहीं होगा कि 
अधिकारियोने छोगोको उत्तजित करनेमे कुछ कसर उठा रखी है, उसका श्षेग्र तो 
दरअश्नल्ल विहारियोके अनुकरणीय आत्मसयमकों है। कारण, अधिकारी किसी भोली, 
अनजाने भीकके बारेमें यह कह दें, और बसा माने भी कि बह अमुक आदेमकों तोट 
कर ही जमा हुई है, तो उन्हे उम भीडपर जिसे अपने ऊपर आनेवादी एस आपत्ति 
गुम्ान ही नहीं हो सकता, गोली चल्ानेसे कौन रोक सकता हे! [विहारकी आज जो 
हालत है उप्तें | ऐसी कोई भयकर चीज वडी आमानीसे हो सकती है, और फिर 
सरकारी इतिहासकार हारा छिखे इतिहासमे उसका उल्हेंख मात्र “एक निर्णयर्यी 
भूछ ” कहकर कर दिया जायेगा। 

दमन सपुक्तर प्रान्तमे भो जोर पकडता जा रहा है। सार्वजनिक वक्‍ताओपट 
निपन्त्रण रखा जा रहा है। 

कालीकटके मजिस्ट्रेटने श्री याकूब हसन और उनके साथियोकों काराबास देकर 
खूब नाम कमाया ही है।' 

जो-कुछ हो रहा है, उसकी आजका तो थी ही। स्व॒राज्य सस्तेमें नही मिल सकता 
है और न मिलता ही चाहिए। ऐसा क्यो न हो कि बूढे, जवान सभी जेल जाये ? जब 
हम सव साथ-प्ताथ एक-सा ही कष्ट सहेगे तो वह कप्ट हमें एकनाके एक ऐसे लूतमें बाँध 
देगा, जो कभी नहीं टूटंगा। ज्यो-ज्यों असहयोंग अपना असर दिसाना शुरू करेगा, 
अधिकारी अपने आपेसे बाहर होते जायेगे। 

कारण, यह स्पष्ट हे कि उतमें अब भी पहचात्ताप करनेकी कोई सच्ची इच्छा 
उत्न्न नही हुईं हे। ड्यूक महोदयन वडी मीठी और रुचनेवालो बाते कही है, और 
बताते हूँ, जब वें ये सौहार्दकी बातें कह रहे थे, उम समय झप्द देखा जा सकता था 
कि वे विह्वल हो उठ है। कौमिलने भी १९१९ के मनहुस अप्रैल मासकी घटनाओोपर 
दु ख प्रकट करते हुए एक प्रस्तावों पास किया है, लेकिन जिस समय ये धूंछी भाव- 
नाएं ज्यवत की जा रही थी, लगभग उसी समय, मानो हमारा मजाक उठानके दिए, 


१३. देसिंए “ भापत्र: गुनरोवालामें ”, २१९-२-१९२१ । 
२ दथम ऑफ उनोंट । 
3, योनि ओके होेटमे १७-२-२९२१ जो पट प्रल्लाव श्री ज्मनदाम शरशादामन पे रिपः ५ । 


प्रस्तावक दादा प्रलायमें से अस्तपी अधिद्ारियोड़ों दाग्टत ऊनेसे सम्>पत्र पाणा 3 बाग रे हि 
वह पात्त कर दिया गया था । 


३९६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
विभिन्न प्रान्तोंके मजिस्ट्रेट दमनका कुचक्र रच रहे थे। शाब्दिक पद्चात्तापके अर्थ क्या 
होते है, इसका यह एक जीता-जागता उदाहरण है। 

भारतकों आज उदारता और अनुग्रहकी बातोंकी भूख नही है, और सच पृष्ठिए 
तो अनुप्रहपृ्ण कार्योकी भी नहीं। उसे भूख है व्यायकी, और सिर्फ न्‍्यायकी। उसे भार- 
तीय खजानेसे' सर माइकेल ओंडायर और जनरल डायरको पेंशन देना बन्द करनेकी 
माँग करनेका हक है। जित अधिकारियोंने दुव्यंवहार किया है, वे जबतक ऊँचे-ऊँचे 
पदोंपर बने हुए है तबतक वह सन्तुष्ट नहीं हो सकता। 

छ्ेकिन जबतक यह बुनियादी त्याय प्राप्त नहीं होता तबतक भारत अपनी 
असहयोगकी लड़ाई जारी रखेगा और तबतक सरकार भी अपनी दसनकी नीतिपर 
कायम ही रहेगी। 


हम क्या करें 


हमे मानना चाहिए कि दमन एक ऐसी कसौटी है, जिसपर हमारी धातु परसी 

जानेवाली है। अगर हम अपने मुँहसे 'उफ्‌” तक लिकाले बिता आत्म-सयमपर दृढ़ 
रहकर इस कसौटोपर खरे उतरते हे तो उससे,हमारा हित होगा, हम अपने लक्ष्यके 
निकटतर पहुँचेंगे। अगर हममे सच्ची लगन है तो हम अपता सयम खोये बिना इस 
अखि-परीक्षासे सही-सछामत गुजर जायेगे। आखिरकार हम भी तो तरकारके साथ सह- 
योग करनेसे इनकार करके उसकी घीरजकी परीक्षा ही ले रहे है, ठेकित इसकी आत्म 
रक्षाकी सहज प्रवृत्ति इसे एक सीमातक शान्त रखती है। लेकिन जब वह त्तीमा पार 
हो जाती है, तो वह अपना सन्तुलन खो बैठती है। आम तौरपर हमपर भी इसकी 
यही प्रतिक्रिया होती है, हम भी कुद्ध हो उठते हे, और हमारी इस कमजोरीसे सरकार- 
को बल मिकता है। अहिसा हमें यह सिखाती है कि हम अपने ऊपर सरकारके क्रोधका 
कोई असर नहीं होने दें। और अगर हम इस सीखकों अपने आचरणमे उतारेगे तो 
सरकारकों हार लाती ही होगी! जब हम दमनके प्रति कोई प्रतिक्रिया तहीं दिखायेंगे 
तो उसकी घार कुठित हो जायेगी--ठीक उसी प्रकार जैसे अगर कोई हवामें मुवका 
मारे तो कोई अवरोध तने पाकर हाथ श्षटका ख्ना जाता है। 

[अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २-३-१९२१ 


२००. बिहारमें दमन 


जिस प्रान्तमे अप्तहयोगके सिलसिलेमें सबसे अधिक ठोस काम किया जा रहा ॥, 
वह है विहार। वहांके नेता अहिधाकी सच्ची मावनाकों समसते ह। जिन लोगोंके गौमा- 
का उल्हधन करतेका --मब्दोमें भी उस्तका उल्छधन करनका--सतरा है, उनके 
उत्साहपर वे अकुश रखनेकी कोमिंण कर रहे हैँ और इसमें सफल भी हो रहे है। 
विहारमे हिंसाके विस्फोटका कोई खतरा नहीं है। भात्म-शुद्धिके क्षेत्रमें उस प्राननने 
शानदार काम किया हे। मद्य-निपेव आन्दोलन बहुत तेजीसे आगे बटा है और आब- 
कारीकी आयमे बहुत कमी आ जानेकी सम्भावना हैं। थिक्षा-सम्बन्धी आन्दोलन भी काफी 
प्रगति कर रहा है। वहुत-ते वकीछोने वकालत छोड दी हे। छोग आपसी जगठोक़ा 
निपटारा पच-फैसलेसे कर रहे है। हर दिश्ामें राष्ट्रीय जायूतिके लक्षण दिसाई दे रहे है। 
इसपर किसी भी लोकतान्त्रिक सरकारकों गव॑ होता, ठेकिन विहार सर॒का रकी नहीं ६ 
रहा है। फिर भी विहारसे लोगोने वडी-वडी आणाएँ वॉव रखी थी! और बाँपते भी 
क्यों नही, जब उसके गवर्नर भारतीय है ? वें भारतके सुयोग्यतम सपृतामें ते एक हूं, 
और एक समय कांग्रेसके अव्यक्ष भी रह चुके हूं। छेकिन लॉर्ड सिन्हाकी भी अपनी 
सीमाएँ हे। वे एक ऐसे यस्त्रका हिस्सा वन गये है, जो छोगोको कुचछ रहा हैं, और 
उनकी योग्यताका उपयोग महज उस यन्त्के सचालनके लिए ही किया जा सकता 
है। अगर वे इस्त दृष्टिपते उपयोगी सावित नहीं होते हे तो इस तन्त्रमें उनके लिए 
कोई स्थान नहीं है। 

विहारमे दमन बहुत जोरपर है, क्योकि एक भारतीय गवर्तरकी आई लेकर 
अधिकारीगण बडे धृष्ट हो गये हं। छॉई सिन्हा इन अपराधी अधिकारियोके छिए 
ढाल बन गये हे। 

अब पाठकंगण निम्नलिखित तथ्योपर गौर करे और स्वय ही वस्तु-सल्थितिके 
बारेमे निर्णय करे। मौलाना मजहरुर हुक और बाबू राजेन्द्रप्रमाद, दोनो विहारमें काफी 
जानेमाने व्यक्ति है। इन्हें आरा जानेसे रोक दिया गया।' एक मित्रने अपने पत्रमें 
मुज्ने सुचित किया हे: 

मुजफ्फरपुर, तारन और चम्पारन जिलोमें घारा १४४ और घारा १०७ 

के अधीन जगातार नोटिस जारी किये जा रहें हे। जो लोग मुचलूका देनसे 

इनकार करते हे, उन्हे जेलमें डाल दिया जाता है। ऐसे त्तीत ध्यक्ति जेल भेजे 

जा चुके है। दुसरोके विरुद्ध कारंवाई होनेबालो है। यह सुशीकी वात है कि 

इनमें से कुछ तो वृद्ध लोग है। छोगोको जेल भेजनसे स्त्रियोमें तनिक भी धवरा- 


२. लो: सिन्हा । 
३, उन्हें पप्त भाशपक्रा भदेश १६-२-१५२१ को दिया गया था । 


३९८ 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 

हुई नहीं आई है। अंगर वे इससे प्रस्नन्न न हुई हों तो इतना अवश्य है कि 
इससे चिन्तित भी नहीं हुई हे। 
मौलाना शफी और बाबू रामविनोदकों निम्नलिखित तोटिस मिला हैः 

मुझे विदवत्त सुत्रते ज्ञात हुआ है और ऐसा विद्वास भो है कि आप 
हाजीपुरमें एक सार्वजनिक सभामें बोलनेवाले हे। उस समामें आप श्ोताओको 
असहुयोगके नि्मित्त जेल़्तक भोगनेके लिए प्रोत्साहित करेंगे, और अतहयोगते 
सम्बन्धित अन्य विषयोंपर भी बोलेंगे। आपकी इस तरह उकसानेवाली बातोते 
आपके भोताओके बौच उत्तेजवा फलनेकी सम्भावना है और परिणामतः साते- 
जनिक शान्ति भंग हो सकती है। अंतः इन तथ्योंकों ध्यानमें रखते हुए में दण्ड 
प्रक्रिया संहिताकी घारा १४४ के अधीन प्राप्त अधिकारोंकी रू से आपको आवेश् 
देता हूँ कि आप मेरे अधिकारमें आनेवाले हलकेके भीतर असहयोगके किसी भो 
पहुलपर कोई भाषण ने दें। 
जिन सब-डिवीजनल अधिकारी महोदयके इसपर हस्ताक्षर है, वे ऐसा दावा कखते 


है मानों उन्हें पहलेसे ही इसका पता है कि ये लोग क्या बोलेगे। उनके विचारसे यही 
असहयोग है। सारे भारतमे वक्‍तागण लोगोसे जेलके छिए तेंगार रहनेको कहते रहे हे। 
छेकिन, उससे तो कही सार्वजनिक शान्ति भंग नही हुई है। सभी छोकप्रिय सस्थाओने 
असहयोगकी सीख दी है, और आज भी रोज हजारो मचोसे इसकी सीख दी जा रही है। 
इन आदेशोमे जो वातें कही गई हे, उनसे तो स्वदेशी, मद्य-निपेव, अस्पृश्यता और 
हिलू-मुस्लिम एकतापर भी कुछ बोलनेमे व्यवहारत, रोक छग जाती है। कारण, ये 
सब असहयोगके ही तो “पहलू” है। 


दूसरा आदेश इस प्रकार है' 

चूँकि मुझे सूचित किया गया है कि बाँगरा, थाना, गोपालगंज, जिला 
सारनके ब्रह्मचारी रामरक्षाने कह एक सभामें भाषण दिया, जिसमें उत्होने सरकार 
और अंग्रेजोंकों धोलेबाज, बादा-जिलाफी करनेवाले और अत्याचारी कहकर उनकी 
भत्संता की और कहा कि ब्रिटिश सरकारकी नीति एक जातिको दूसरी जातिके 
खिलाफ खड़ा करके दोनोंपर शासन करनेकी है; उन्होंने कहा कि अपने जुल्मोंके 
कारण अंवद्य ही इस सरकारका नाश होगा और अगर भारतीय छोग गांधीके 
कहे अनुसार चलें तो वे दस दिनके अन्दर ब्रिटिश सरकारको यहाँसे निकाह 
सकते हे। और चूंकि यह भी बताया गया है कि इस भाषणसे बड़ी उत्तेजना 
फंली, और दुबारा ऐसा भाषण वेनेसे शान्ति मंग होनेका खतरा है। और चूँकि 
ऐसा लगता है कि उक्त बरह्मचारी रामरक्षा आज फिर बेला ही भाए देना 
चाहते हे; इसलिए मे दण्ड प्रक्रिया संहिताकी धारा १४४ के अधीन आदेदा वेता 
हूँ कि वे आजसे एक महीने तक सीतामढ़ी सब-डिविजनके किसों भो हित 
किसी भी खुले स्थानमें पाँच या पाँचते अधिक लोगोंके मजर्मेमें कोई भाषण ते दे। 


48४ 


पक 
(कक 


विहारमें समन 


०, 


यहाँ भी हम देखते हू कि जिस बात़के लिए ब्रह्मचा रीफा मंद्र बर्ठ तिया गया /, 
वहीं बात हजारों छोगोन कही है। कद्मचारीने सरकारपर थो थारोत छगासे 7, ये 
आरोग उसपर कांग्रेसओे विशेष प्रसतावक्री' प्रस्तावनामे पहले ही खगाये जा थी -॥ 
मेने खूब इप सरकारकों बोलेबाज, वादा-स्िलाफी करतंवाली और बअत्यानारी |" 
बताकर इसकी भत्मेवा की है। लेकिन यह सोजनेका काम शायद सीनामर्टीक मजिस्ट्रेट 
के लिए छोड दिया गया था कि उन गब्दोमें सरकारी भर्त्तना करना जग ह। 

अब सवाल यह उठता है कि उस हालतमें हाई सिन्हा उसतीफा देने अछाबा 
और क्या कर सकते है। थे मजिस्ट्रेदोके आदेशोमे भी किसी तरहद्गी दस्लस्द्ाजी नहीं 
कर सकते। अगर करेगे तो मजिस्ट्रट असहयोग करने हंगेगे, काम बन्द कर देंगे, और एस 
तरह वे उनकी स्थिति असह्य बना देंगे, झासनका चलना मृब्किल कर दढेंगे। एसलिए 
इस आशासे कि शायद कभी न कभी किसी तरह गवरनंरके रुपमे वे देशकी सेवा कर 
सकेंगे, वे अबने मतकों समझा छेते हे कि किसी अग्रेज गवर्न रके छिए उस जगहकों साली 
करनेसे तो इसपर वने रहना ही वेहत्तर है। अभी उनका शासन शुरु ही हुआ है। 
जनता किमो दिन देखेगी कि उनके शासत-कालमे नौकर॒णाहीन अपनी भक्तिकी बुनियाद 
इतनी मजबूत कर लछी है, जितनो वह किसी अग्नेज गवर्न रके समयमें नहीं कर सकती 
थी। और इसके दो कारण हैँ एक ओर तो नौकरणाही उमस्रपर होनेवाले हर निय- 
न्त्रणके प्रति उससे अधिक असन्तोप दिखायेगी जितना कि वह किसी अग्रेज गवर्नरके 
शासनमें दिखाती, और दूसरी ओर जनता अन्यायोकों बुछ अधिक प्रसन्नताने स्वीकार 
कर लेगी, क्योंकि वह स्वभावत उनके शासनकों सफल बनाना चाहेगी। और ८ 
तरह गवर्नरके पदके लिए जिस सबसे योग्य और दृढ़ भारतीयकों चुना जा गकता था, 
वह भी गवनरके झपमे अमफल सिद्द होगा -- इसलिए नही कि उममें उद्यम था योग्यता 
की कमी हे, वल्कि उप्तलिए कि जिस प्रणाठोके अनुसार परमश्रेष्ठसे गासन चलानेवी 
अपेक्षा की जाती हे, वह प्रणाली ही मूछत दुपित हे। उसलिए, जिस व्यवितिके लिए मेरे 
मनमे इतना अधिक सम्मान है, उसके शासनकी आलोचना करते हुए मुझे कोई सुथी नहीं 
हो रही हे। लेकिन वात यह हे कि गोखले-जैसे किसी महान्‌ पुम्षफ्रों भी यह तन्न 
इसकी मौजूदा भावताके अनुसार चलानेकों कहा जाता तो वह भी विफल हो जाता। 

[अग्रेजीसे ] 
पंग इंडिया, २-३-१९२१ 


३, फलातता्म आयोदित मिनम्दर १९२० की विशेष छात्रेम गया खीदत अपाणेगा। ध्गा ५ । 
२, लॉ िसाने २१ नगर, १९२१ को इलीडा दे विपा । 


२०१६ पत्र: सो० एफ० एन्ड्रयूजको 


छाहौर जाते हुए 
ग १ 
मेरे प्यारे चार्ली, कर 
में सोधवारकों सारे दिन तुम्दारे बारेमे सोचता रहा, छेकिन पत्र न लिस सका। 
में चाहता था कि तुम्हें पत्र छिखूँ। में तुमको बताना चाहता था कि तिब्बिया कालेजके 
अपने भावणमे मेने एक वाक्‍्थमे जो-कुछ कहा उसकी सचाईको मेने कितनी गहराईसे 
अनुभव किया है। में महसूत्र करता हूँ कि अछूतोके प्रति अपराध किया जा रहा है, 
में यह भी महसूस करता हूँ कि छाखो मूक प्राणियोका शोषण हो रहा है, किन्तु निम्न- 
तर पशु जगतके प्रति में अपने कत्तंव्यकों और भी अधिक स्पष्ट रूपसे महसु्र करता 
हूँ। जब बुद्ध उस मेमनेको अपनी पीठ्पर छादकर छे गये थे और उन्होंने ब्राह्मणोकी 
भत्सेता की थी, तब उन्होंने प्रेमकी पराकाष्ठा कर दी थी। हिल्दू-धर्ममे गायकी पूजा 
उसी प्रेमका प्रतीक है। 
और इस प्रेमकी क्‍या माँग है? निश्चित रूपसे वह उन पशु-चिकित्सालयोकी 
माँग तहीं करता जो ननुष्यके दुव्यंवहारके शिकार मवेशियोंके लिए बनाये गये हे 
“-यच्पिं हमें वे चिकित्सालय नष्ट नहीं करने हें--बल्कि उसकी माँग तो यह 
है कि पशुओके प्रति दयाका भाव बढाया जाये। हमारा प्रेम इसमें है कि हम अपने 
साथी इन मूक प्राणियोकों गरदतपर सवार न रहें; जो पद्म जितना ही असहाय हो, 
उसके प्रति उतनी ही अधिक दया दिखाई जानी चाहिए। 
इस प्रकार सोचनेपर, में चरखेमें तथा अपने इस वकक्‍्तव्यमे नया अर्थ देखता 
हैँ कि घरखेके विनाशके कारण भारत गुलाम बना और उसकी अवनति हुईं। चरेके 
बिना गरीबोंके बीच काम करनेसे न तो कोई हित संधेगा और न धर्म ही। हमें 
गरीबोंकी सह्ययता करनी चाहिए जिससे वे अपने लिए भोजन-वस्त्र जुटानेगे स्वयं 
समय हो। जबतक हम चरख़ेको पुत चालू नहीं करते, तबतक हम कभी भी सफल नहीं 
हो सकते। कोई भी अन्य उद्योग भारतमें विद्याक पैमानेपर फैली गरीबीकी समस्या 
हल नहीं कर सकता। 
मैने अपने विचार तुम्हारे सामने यो ही बेतरतीब रख दिये है, किन्तु पुम्हे 
सम्भवत उनका भ्र्थ समझनेमें कोई कठिनाई ते होगी। तुम्हारे कुछ अपनोगे जिन 
कठिताइयोका जिक्र है उतका हल देनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे छगता है कि 
तुम चरखेके सन्‍्देशको तथा असहयोगकी भावना किस प्रकार काम करती है इसे 
भल्‍ी-भाँति तहीं समझ पाये हो। भारतीय महिंछाओने सम्भवत. सहज वृत्तिसे किसी- 
त-किसी प्रकार इसे समझ लिया है। 


१. इस पत्रमें तिखिया काठेजें दिंगे गये भाषण ( यँग हंडिया, २२-२-१९३१ ) के उस्हेकसे छा 
है कि यद इसी वषे लिखा गया था । 


भाषण बनकाना सातवर्मे ४०६ 


में गुस्देवफ़ी फदड्ारफ़ों ममता हैं, किलु में अनेकों बपराथ्री जनम सी 
करता। मेरा अपता तो यही सथाल हूँ कि मेने उस समय क्षपनों अत्शतारें झ्लायारपर 
सरका रके बारेमें कोई निश्चित यय न बनाकर ठीके हो दिया था। अगृतयरगी पागेस- 
के समयतक अपने समूचे हृदयसे आन्दोनमे भाग छेनेपर मेरे अख्तर ४८ विश्वास थार 
एक शक्ति पंदा हो गई हे, जो अन्य किसी भी तरह पैदा नहीं . सकती भी। 
और इसके पीछे छाम्र उठानेकी कोई भावना भी नहीं थी। मेने जो उचित समता, 
उप्तीवर छाभ्-हातिका कोई विचार किये बिना आचरण किया। 
छाहौरमें भायद मुप्ने एक सप्ताह रहना पटे।' वहाँ पह्चनेपर उसका पता चछेगा। 
भहादेव सावश्मतीमें है। वहाँ वह वकीछकों यंग उजिया के उप-सम्गादकमे 
काममें जमा रहे है। छालचन्द ने 'यग इंटिया” छोड दिया है।' में कोई अधिक समथ 
व्यक्ति चाहता थां। छाजचन्द एक अच्छा और ईमानदार कार्यकर्ता है, पर वह अपनो 
कमियोकों वही समझता। उक्त कार्य करनेके बाद महादेव वापस आ जायेगा! 
आशा है कि तुम्हारा ज़ास्थ्य अब ज्यादा अच्छा होगा। 
कृपया बडोदादाकों मेरा प्रणाम कहना। मुझे यह सोचकर बड़ी धान्ति मिलती 
है कि इस संधर्पमें वे पूर्ण रूपसे मेरे साथ है। 
स्नेह, 
तुम्ह्रा गा, 
मोहन 


अग्रेजी पत्र (जी० एत० ९६०) की फोदो-तकलसे। 


२०२. भाषण : ननकाना साहवमें' 


३ मार्च, १९२ 
में इस तीर्वयाब्रापर आपके प्रति सहानुभूति दिखाने ही आाया हूँ। मु्ते घुखाके 
एक सिख मित्रने तार द्वारा इस दुर्घटवाका' समाचार दिया था। मेंने वह ता 
ढछाला छाजपतराय भौर दूसरे मित्रोकों दियाया। समाचार उतना स्तम्भित कर देने- 
वाला था कि हमें उप्तकी पुष्टि करा छेना आवश्यक छगा। हम फौरन छाहीर वापस 


१. गांधीनी मार्चमें छाहों? पहुंचे और भार्चमें ही वहधसे चे गये । 
५ देखिए “पत्र: राल्यन्दकों ”, २९-०२०१९२१ | 
3, ननह्ाना साहबक युदुयारेगे दिये गये हिंद्वी भाषणक्ा मूल पढ़ उपस्् मे है । था खुद 
यंग इंडियामें अक्राशित सक्षिप्त अंत्रेजी विवरणले हिप्रा गया ८ 
, २० परवरीका तार जो गाधीमीओें दवर्रपटीमें मि्य था । 


# ०, 


५, २० फावरी, १६१३ गो कोई टेढ़ तो ब्काली त्िय शाएजे ४० मीती दूर रिया रेगर है, 
पताइके मुरुयारेमे प्रवेश करते ॥ भार उठे गये । शुरुशण मत सोग्यगसो कगोंगे था स्थिर अप 


अपिकारोक दुरभधेगढ़ा आगेप लगाए गष्या था । 
१००२ 


४०१ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आये और वहाँ पता चछा कि वह भयंकर समाचार सच है। मेंते अपना मुलतान 
जानेका कार्यक्रम रद कर दिया और अधिक समाचार इकदूठे करनेके लिए रका रहा। 
दुसरे दिन में छायहपुरक्षे छिए रवाना हुआ और वहाँसे श्रीमें आयोजित सिख दीवानमें' 
गया। मुझे पता चछा कि दाह-सस्कार' उत्ती दिन होनेको है। जिस समय यह स्रम्मा- 
चार मिझा उस वक्‍त वहाँ पहुँचना सम्भव नहीं था। और फिर मुौ्ने अमृतसर और 
छल्नतऊमे बहुत जरूरी काम था। इसलिए में यह तीय॑यात्रा पहले नहीं कर सका। 
इस बीच इस बलिदानके बारेमें मेने बहुत-कुछ सुना है। 

शायद गह कहनेकी जरूरत नहीं है कि मुझे आपके ही समान दुल्ल हुआ है। 
मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि हूसरोंके कष्टोसे में स्वय दुखी होता हैँ। यदि में यह ने 
मानता कि दुश्लोका अन्त करनेके लिए आत्महत्या कोई निदान नहीं है, तो अपनी 
जिन्दगीका अन्त कंबका कर चुका होता। इस तरह जब मेले ननकाना साहबकी दुर्ेट- 
नाके बारेमें सुना तो मेरे मनमें घटनाग्रस्त व्यक्तियोके पास एकदम पहुँचनेकी इच्छा 
हुईं। भव भी जो रह गये हे, उनके प्रति में सहानुभूतिका प्रदर्शन करनेके सिवा 
और क्या कर सकता हूँ? 

पर में इतना बता दूं कि अभीतक में यह निर्णय नहीं कर पाया हूँ कि आदिर- 
कार हुआ क्या ? इस बातपर तो विश्वास ही नहीं होता कि अकाछी दछके हाथो 
एक भी आदसी नहीं मरा। क्‍या यह सच है कि इन बहादुर आदमियोंने, जो इपाणो 
और फरपोंसे सुप्तज्जित थे, आत्मरक्षाके छिए एक भी वार नहीं किया। यदि ऐसा ही 
हुआ हो तब तो पह ऐसी घटना है जो सारी दुनियाकी चेतनाकों शक्षकोर सकती है। 

मेरे सामने तीन सम्भावनाएँ हूँ। 

एक तो यह कि अकाली दछ गुरुद्वारेपर कब्जा करने आया था। इसी काममें 
उसे अपनी जाते हाथ धोना पडा) कोई भी व्यक्ति यह नहीं मानेगा कि कब्जा 
करनेके लिए आकर दलने कोई अपराध किया है। आप यह मानते हे कि महत्तपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। आप छोग अपने धर्मका कट्टरतासे पान करनेवाले 
है। इसलिए गुरुद्वारेकों अपने हाथमें छेत्रेकी इच्छा स्वाभाविक है। छेकित बल प्रयोगसे 
कब्जा करनेके प्रयत्नका समर्थन तो में किसी प्रकार भी नहीं कर सकता। मेरे 
मतावुसार किसी दुष्टके प्रति भी हिसाका प्रयोग या प्रदर्शध वजित है। में जानता 
हूँ कि भापके और मेरे मतें अन्तर है। में आजा करता हूँ कि यदि कोई मुझे था 
मेरे किसी सम्बन्धीकों हानि पहुँचायेंगा तो में उसे क्षमा कर सकूंगा! में ईदवर्से 
सदैद यही प्रार्थंवा करता हूँ कि यदि कभी ऐसा अवसर आये तो वह मुझे ऐसे 
अपराधीको क्षमा करनेका बल दे। अगर यह प्रमाणित कर भी दिया जाये कि श्रहीद 
बल-योगसे कब्जा करने आये थे तो भी इतिहास उन्हें दोषी नहीं व्हरायंगा। 

दुसरी सम्भावत्ता यह है कि यह दल सिर्फ पूजा करनेके छिए आया और उसे 
अपनी रक्षाका अवसर दिये बिना मौतके घाट उतार दिया गया। 


१, पह २० फरवरी, १९२१ को हुमा था । 
२, भनकाना स्ाइबमें मारे गये व्यक्तियोंका । 


भाषण * ननकाना साहब्में ४०३ 


तीसरी सम्भावना यह है कि महन्त उतका अस्त करनेके लिए पूर्गतवा लैस है, 
इतना मालूम होनेपर भी यह दल पुजा करने आया और यद्यपि वह अपनी रक्षा गदर 
सकता था फिर भी उसने अपने आपको वि होने दिया। 

कुछ भी हो यह घटना उत्तिहासमें सदाके लिए अकित हो गई है। 

में आजा करता हूँ कि आप वहादुरीका टीका सिर्फ सि्ोके माये नहीं ढगायेंगे 
बरन्‌ इसे राष्ट्रकी बहादुरीका एक नमूना मार्नेगे। ये महीद सिर्फ अपने पथकी रक्षावे 
लिए नहीं बरन्‌ सभी धर्मोकों दृषित होनेसे वचानेके लिए वि हुए है। 

हम और आप भारतकी सन्तान हैँ, हमें उसीके छिए जीना और मरा है। 
मेने अपना जीवन खिलाफ़तके काममें समर्पित कर दिया है क्योकि उसके माने है 
मेरे अपने पथ और देशकी रक्षा। में अपने आपको सनातनी हिन्दू मानता हें और 
में अपने पडोसतियोके साथ भी शातिपूर्वक रहना चाहता हूं। यह काम में उनकी 
सेवा करके ही कर सकता हूं। दूसरोकी हत्या करके अपने देश या धमकी रक्ता 
करनेकी भुझ कोई इच्छा नहीं है। यदि ईहवर मुझे उन दोनोमें से किसीके छिए भी 
प्राण उत्सर्ग करनेके योग्य पायेगा तो भे जानता हूँ कि वह मुझे दोषी नहीं भानेगा। 

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये मानें कि ये छोग भारत माताकी रक्षाके 
लिए शहीद हुए है और इस बातपर विश्वास करे कि खालसा केवल स्वतन्न भारतमें 
ही स्वतन्त्र रह सकता है। यह नहीं हो सकता कि आप भारतकों गुलामीके वन्धनमें 
बाँधे और फिर भी अपने लिए स्व॒ृतन्तताकी कामता करे; यद्यपि विजयकी इस घड़ीमें इतने 
बड़े प्रतोभनसे अपनेको बचाना कठित ही है। यह सरकार क्षापकी सहायताके बरूपर 
भारतको गुलामीकी जजीरोमें वाँबनेमें सवंया समय है। पर ऐसा कहकर वर्तमान 
गवनर या किसी अन्य अधिकारीपर में कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। यदि मुझे 
विश्वास होता कि इसमे उनका हाथ है तो में निसकोच ऐसा कह देता। पर इस 
समय तो में सिर्फ सरकारके स्वभावकी ही वात कर रहा हैं। हमपर अपना अधिकार 
बनाये रखनेके लिए स्रकारने हिन्दुओं और मुसलमानोमें फूट डलनेमे तनिक सकोच 
नही किया। और वे आपके तथा बाकी देखके वीच भी फूट डालनेमें पूर्णतया 
समर्थ है। में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप य्याणकिति इस अ्रलोभनसे बचे और 
सारे देशके साथ मिलकर इस सरकारके पैशाचिक शासनका अन्त करे। 

अभी एक मित्रने कहा है कि सिख कप्ड-सहनकी इस परीक्षा उत्तीर्ण १ हैं। 
में उनसे सहमत नहीं हूँ भर आपको यह बता देना चाहता हूँ कि आपको परीक्षा तो 
अब शुरू हुई है। इस नवोपाजित शक्तिका आप क्या उपयोग करेंगे? एसी मित्रने 
मेरा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया है कि फरसा और कृपाण आपकी वेश-भूपादा 
अग है। उन्हें देसा ही रूने दें। हो तकता है कि कभी उनके 'उपयोगका अक्सर 
आये, पर में आपको विद्वान दिलाता हूँ कि भन्नी बह समय नहीं आया है। सभी 
राष्ट्रीय मत्याओने वर्तमान स्वितिमें अहिसाकी आवश्यकताकों स्वीकार किया है। इस 
लिए आप सावबान रहें कि आपकी हुपाणे स्पानसे वाहर ने निक और फिर सापसमें 


ध 


सधर्प ने छिडे। यदि हम इन गहीदोंके देशवासी होने योग्य है तो हम उनसे 


०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


विनम्नता और कष्ट-परहनका पाठ सीखे: और आप अपनी अद्वितीयः वीरता देशकी 
सेवा और उसके उद्धारमें छगा दे। 

[अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, १६-३-१९२१ 


२०३० सन्देश: तनकाना साहबकी दुःखद घटनापर सिखोंकों 


४ मार्च, १९२१ , 

प्रिय मित्रो, 

कल में वतकाना साहबकी तीर्थ॑यात्रा करके आ गया हूँ। अब में अपने सिख 
मित्रोसे दो शब्द कहना चाहूँगा। आप लोगोके एक सबसे बड़े मन्दिरमें कत्हेआमके 
जो प्रमाण मेने देखे तथा मुझे उसकी जो कहानियाँ सुनाई गई, उन्हे में कभी भूछ 
नहीं सकता। 

इस बातमे कोई सन्देह नहीं मालूम पडता कि उस मनहूस दिन, रविवार, २० 
फरवरीको अकाली दलके लगभग १५० व्यक्तियोकों छल्पुर्वक कत्छ कर दिया गया, 
तथा उतकी छाशोकों काटकर फेक दिया गया, और स्पष्ट ही इन मारे जानेवाले 
अकालियोके हाथो हत्यारोमे से किस्तीकों कोई चोट नहीं पहुँची। यह असदिग्ध है कि एक 
अकालीको तो मन्दिरके अहातेमे एक पेड़से बाँव कर शायद उसे जिन्दा ही जला दिया 
गया। इस बातमे तो और भी कम सन्देहकी गुँगाइश है कि बहुत-सी लाशोको पैरा- 
फिनमें भिगोकर शायद इस तथ्यकों छिपानेके खयारूसे जला दिया गया कि सभी 
मरनेवाले एक ही पक्षके लोग थे। लगता है मन्दिरमें जानेवाले अकालियोमे से एक 
भी उस निर्मम ह॒त्याकाण्डकी कहानी कहनेके छिए बचकर बाहर नहीं जा सका। 

मन्दिर एक किले-जैसा बना दिया गया है। गर्भगृहके चारो ओरके कमरोकी 
बीचकी दीवारोमे भी छेद बने हुए है, जिनसे गोलियाँ दागी या सकती है। कमरोके 
बीचकी दीवारोमे भी छेद हे, जो कमरोंकों एक दूसरेसे जोड्ते हे। मुख्य ह्ारके 
कपाटोमे इस्पातकी भारी चादरे छगी हुईं हे जो स्ष्टत. हालमे बनी हुई है। ' ग्रन्थ 
साहब! तकपर ग्ोलियोके निश्ञान हे। इस गर्भगृहकी दीवारो तथा स्तम्भोका भी यही 
हाल है। लगता है, अकालीदलके छोगोको छल्वपु्वक अन्दर आने दिया गया, और तब 
फाटक बन्द कर दिये गये। वहाँ मेने जो-कुछ देखा, जो-कुछ सुना, वह ढायखादकी 
ही पुनरावृत्ति था, छेकिन उध्का रूप जलियाँवालाके डायखादसे भी अधिक वर्बस्ता- 
पूर्ण और पैशाचिक था, और कही अधिक योजनापूवंक किया गया था। कहते है 
कि एक बार ननकानामे एक नागने मिरीह और भोछेभाके श्री गुर महाराजपर 
छाया करनेके छिए सरहू भावसे अपना फ़न प्रा दिया था। इसी तनकाताम उस 
मनहूस रविवारकों आदमी शैतान बन गया। 


२ शुरु नानक । 


उन्देश ' ननकाना साद्धक़ी दु सद घटनापर सिसोको ०५ 


रित आज उस भयकर काण्डपर आंगू बहा रहा है। मे यह हशर खज्या 
आती हे कि आज भी ऐसे छोग है जो, भारतके ब्ेेटोने उस पवित्र मच्दिस्स देगा 
अपराध किया, वसा अपराब कर सकते है यह अभी नहीं मादूम 6 जशात्योता 
दझू मन्दिरमें क्यों गया था, अथबा उन्होंने सतियोका प्रतिरोध किया सा नटी। उन 
सबक पास अपनी-अपनी कृपाण थी और अधिकावके पास फरले थे। उस दस 
वहाँ क्‍्या-कुछ हुआ होगा इसकी तीन सम्भावनाएँ है। 

(१) अकालियोका दकू बजप्रयोग करने मन्दिरपर कब्जा करनेक्रे लिए वहां 
गग्मा छेकिन विपक्षी दलकी अधिक बर्कितिमे पराभूत हुआ और बहादुरीके साथ छ/ण्ना 
हुआ मारा गया। 

(२) ये छोग वऱाँ मात्रयुजा करनेके छिए गये और गुरद्वारेसर कदजा झस्नेशा 
उनका कोई इरादा नहीं था। वे अपना बचाव करनेमे असमर्थ रहे और छठपूर्वक 
मार दिये गये। 

(३) ये छोग, जैसा कि दूसरी सम्भावनामें कहा गया हैं, पूजा करलेके लिए 
ही गये, और उतपर निर्दयतापुर्वक आक्रमण कर दिया गया, किन्तु यद्यपि थे अपना 
बचाव कर सकते थे, उन्होने जवाब वस्त्र नहीं उठाया भर रवेच्छामे मृत्युका वरण 
किया, क्योंकि उन्होंने श्रत लिया था कि गुरुद्वारा आन्दोलनमें' वे हिसाका प्रयोग नहीं 
करेंगे। जिन लोगोने मुझे इस सम्बन्धर्मे जानकारी दी और जो फैवल सुनी-सुनाएई बान 
ही कह सकते है, उनका कहना है कि इन छोगोने, जैसा कि तीसरी सम्भावनामे बनाया 
गया है, उसी तरह गुरुद्वारेमें जाकर भृत्युका वरण किया। यदि बात ऐसी हो, तो 
इन शहीदोंने ऊँचीसे-अंची कोटिका साहस और आत्मत्याग दिसाया है। भौर £ 
साहस तया आत्मत्यागपर समस्त सिख समाज, सारे भारत और सारी दुनियाको गये 
हो सकता है। यह परम सन्तोपकी वात हैं कि जिन सिखोसे मेने उन सम्भावनाओकी 
चर्चा की है, वें सव इस अन्तिम सम्भावनामे ही विश्वास करते हें। 

अगर हम दूसरी सम्भावनाकों माने तब भी आत्मरक्षा करनेवालोकी बहादुरी उतनी 
ही शानदार समझी जायेगी जितनी कि तीसरी सम्भावनामें अनुमानित बहादुरी। 

अगर पहली सम्भावना ही सच हो तो उन्होने बहादुरी तो बहुत दिलाई, लेफिन 
उतका कार्य, अर्थात्‌ जोर-जवरदस्तीसे गुरुद्वारेपर कब्जा करनेका उनका प्रयत्य तैनिय 
दृष्टिसे अवद्य ही विवादका विपय है। साधारण दृष्टिकोणसे देखें तो क््राली लोग 
अनपिकार प्रवेश करनकी कोशिश कर रहे थे, जिन्हे मार भगानके लिए गुरदारार 
काविज लोगोकों पुरा वर प्रयोग करतका कानूनी अधिकार था। 


ई | 
करनेके लिए वे अधीर हो रहे है। उनका आग्रह है हि सब ग्रद्रोमें पृजाएी एक 
ही विधि हो। यह आन्दोलन कुछ वर्षोंगे चछ रहा है। जबसे अमह्योब णन्‍्रोण्द 
शुरू हुआ है, सहयोगवादी और अमहयोग्वादी, दोनो प्रकाल्लें सिय, पहाँवढ़ गुस्हारा 


१, पद मालोलन बाली त्ियनि गुरुदारोंगों महन्तेकि हि ऐनेट हि हु जि; ५ | हर 
मल्तोजों सफ़ारमा सख्षण प्राप्त था । 


४०६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आन्दोलनका सम्बन्ध है, मिलकर काम कर रहे हे। और अगर बन्तमें यही पाया 
जाये कि अकाली दर तनकाना साहबमे बलका प्रयोग करके एक ऐसे महन्तको पदच्युत 
करने गया था जिसने अपनी थातीका दुरुपयोग किया था, तब भी इतिहास इस बलिदान- 
को अत्यन्त प्रशंसनीय ढगकी शहादत ही कहेगा। यदि हम उच्चतम मापदण्डसे तथा 
अहिधात्मक असहयोगके मापदण्डसे विचार करे तो पहली सम्भावनाके सच निकलनेपर 
यही माना जायेगा कि कब्जा लेनेके लिए गुरुद्वारेमे प्रवेश करनेका कार्य हिसासे दूषित 
था और इसलिए निन्‍दाके योग्य है। किन्तु सिफे इसी कारणसे कि अकालियोकी कार॑- 
बाई दृषित थी, उनके ह॒त्यारोकी अमानुषिक बर्बरताकों न तो उचित माना जा 
सकता है, और व क्षमा किया जा सकता है। कानूनी अदालतें उनके लिए खुली थी। 
कोई भी आदमी, जो हिस़ाका प्रयोग करता है, गदालतोकी मदद लेनेके विदद्ध असह- 
योगका तक पेश तहीं कर सकता। 

किन्तु इस शहादतका ठीक मूल्य आँकनेका समय अभी नहीं आया है। अधिक 
उपयुक्त यह है कि अब तत्कारू क्‍या करना है, इसपर विचार किया जाये। में इस 
शोकपूर्ण घटवापर भारतीय राष्ट्रीयताके दृष्टिकोणसे ही विचार कर सकता हूँ। इस 
शौयंपूर्ण कृत्यका श्रेय केवक्त सि्खोंकों ही नहीं, समूचे राष्ट्रकों मिना चाहिए। अत' 
अपने सिख भाइयोंकों मेरी यही सछाह हो सकती हैं कि वे अपना आचरण राष्ट्रकी 
आवद्यकताओंके अनुरूप बनाये। हत्यारोंके विरुद्ध त्याय माँगनेका शुद्धतम भार्ग यही 
है कि त्याय न माँगा जाये। हत्यारे--चाहे सिख हों, पठान हों अथवा हिन्दू हो-- 
हमारे देशवासी हे। उनको दण्ड देनेसे अब मृत व्यक्ति फिरसे जीवित नही हो सकते। 
जिनके हृदय इस वेदनासे दरध हे, उनसे में कहुँगा कि वे हृत्यारोंकों क्षमा कर दें। 
इसलिए नहीं कि वे कमजोर है, कमजोर तो वे हे ही नही; उनमे इन हृत्यारोकों दण्डित 
करानेकी पूरी क्षमता है। अतः वे उन्हे क्षमा कर दें; इसलिए कि उनकी शक्षित अपरि- 
मित है। शक्तिवान्‌ ही क्षमा कर सकता है। प्रतिशोष छेनेंसे इनकार करके, जाप 
अपने प्यारोंकी शहादतकी शानमें चार चाँद छगा देंगे। 

इसके अतिरिक्त खूनियोंकों सजा दिलानेके लिए भी असहयोगियोको ब्रिटि 
कानूनी अदालतोंका आश्रय नही छेना चाहिए। यदि हम एक वर्षके भीतर खतस् 
होना चाहते हैं, तो हममें साहस होना चाहिए। जबतक हम अपनी इच्छाके अनुप्तार 
एक ऐसी सरकार स्थापित नही कर छेते जो न्याय कर सकती है तबतक हम हत्ा- 
रोके आचरणको भी बरदाइत करे और उन्हें अदण्दित रहने दे। 

सिख छोग सावधान हो जाये। सरकार उन्हें यह समझा कर कि वही अपराधीको 
दण्ड दे सकती है, उन्हे अवद्य ही अपने साथ कर छेनेका प्रयत्त करेगी। नागरिक 
शासनके वैध न्यायालय ऐसे जाल होते है जिनमे भोछे-भाछे छोग अनजाने ही फव 
जाते हैं। 
किन्तु हम जिस शासन-प्रणालीके अधीन हें, 8 20 हम अभी 
तक ने पहचान पाये हों, और इत्तीलिए यदि इस कठिन समयम वेंतें बनापेकी 
न बचें, तो भी हमे सरकारी जाँच-समितिके साथ अपनी भी जाँच-समिति बनावेकी 
अत्िवारपूर्ग गछत्ती तो कद्ापि तहीं करनी चाहिए। या तो हम अपनी अपर्गता ७७ 


सन्देश : तनकाना साहवकी दु खद घटनापर सिखोको ४०७ 


कमजोरीकों साफ-स्राफ स्वीकार कर छे और न्यायालयोका लाभ उठाये या हत्यारोको 
हमारे खिलाफ खुलकर खेलनेकी छूट दे दिये जानेकी सम्भावनाका हिम्मतके साथ 
सामवा करे। अपनी कमजोरीकों छिपाना खतरनाक है, छेकिन साहसका ढोग रचना 
उससे भी ज्यादा खतरनाक है। 

ह त्रमी जानते थे कि महन्त वहुत समयसे, छगमंग खुले तौरपर, भिडन्तकी 
तैयारी कर रहा था। उसके पास हथियार थे। उसने गोली-बारूदका सग्रह किया था। 
उसने अपने आसपास गुड़े जुटा रुखे थे। सरकारी अधिकारी इन तैयारियोंके बारेमे 
अवदय ही जातते रहे होगे। अत आप सहज ही सन्देह करते हे कि उच्च सरकारी 
अधिकारी इस भयकर दुष्कृत्यकी कार्यान्वतिकी योजनाको बडी ही शान्ति और धीरजके 
साथ देखते रहे, भले ही उन्होने इसे प्रोत्ताहन न दिया हो। आप सही तथ्य खोज 
निकालनको उत्लुक हैं। क्षण-भर विचार करके देखिए, फिर आप स्वयं ही स्वीकार 
करेंगे कि अगर यह सिद्ध भी हो जाये कि कुछ सरकारी अधिकारी इस पड़यन्त्रमे 
शामिल थे, तो भी यह वात आपको अथवा भारतको, आज जहाँ हम हे, क्या वहाँसे 
एक ठग भी आगे ले जायेगी? यह सरकार जिस प्रणालीके अन्तर्गत चलाई जा रही 
है भौर उसमें आमूल परिवर्तन नहीं किया जाता तो आप, और लगभग समस्त भारत 
उस पूरी सरागरको नेस्तनावृद कर देना चाहते हैँ। देशके सामने जो मुख्य प्रश्तत अथवा 
एफमात्र प्रशन है, उसकी ओरसे राषप्ट्रके किसी भी हिस्सेका ध्यान दूसरी भोर बेंटाना 
अनुचित होगा। 

यह तो रही उस दु सद घटनाकी बात। 

सारे गुरुद्वारा-आन्दोलनमें सुधार करनेकी आवश्यकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
हो सकता कि एक़ बड़े जत्येका, गुरुद्वारेपर कबजा करनेके खयालसे, गुरद्वारेकी ओर 
जाना गक्तिका प्रदर्शन है, भले ही उसके मनमें हिस्ताका कोई विचार या उद्देश्य न 
हो। और किसी भी सुब्यवस्यित समाजमें किसी भी व्यक्तिको यह छूट नहीं है कि 
बह भक्तिका प्रदर्शन करके अयवा किसी अन्य अनुचित दवावके वछूपर किसी ऐसे 
दुष्ट व्यकितिकों भी, जिसने स्ष्टत. मन्दिरोन्‍्जैसी सामाजिक सम्पत्तिपर कब्जा कर 
रत्ता हो, बेदसल कर दे। अगर वह ऐसा कर सकता है तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई 
करके ही कर सकता है। यदि उस तरहसे व्यक्तिगत तौरपर शक्तिका प्रदर्शन या 
अन्य अनूचित काम करलेकी छूट दे दी जाये तो समस्त सुशासनका अन्त हो जायेगा, 
और बेचारे अगक्त लोग सुरक्षाके अधिकारसे वचित रह जायेंगे। अत. आप लोगोकी 
ओसते ऐसा प्रयत्त किया जाना उस खालसा धर्मके ही विपरीत होगा जिसका आधार 
अगक्तोकी रक्षा करा है। अपने मन्दिरोमें सच्चे सुधारके छिए, तथा उनमें से सारी 
बुराइयोको दृर करके लिए मुझसे अधिक उत्सुक कोई दूसरा नहीं हो सकता। किन्तु 
हमें ऐसी कार्रवाइयोंमें साथ नहीं देना चाहिए, जो उनसे भी बदतर साबित हो जिन 
वातोमें हम सुधार करना चाहते हे। आप छोगोके सामने दो ही मार्ग हे: या तो 
आप सभी गुरुद्वारो, अथवा जिन मन्दिरोंके गुरुद्वारा होनेका दावा किया जाता है उन 
मन्दिरोपर कव्जेके सवालके निपटारेंके लिए पच-निर्णय समितियोकी स्थापनाकों बात 


४०८ सस्पूर्ण याधों वाहमय॑ 


मान के, या फिर इस प्रदनकों स्वराज्य प्राप्त हो जावतक स्थगित रखा जाये। यदि 
आए चाहते हे कि नवकानाकी शहादत सफ्रछ हो, तो यह निद्ययत जहरी है कि 
आप आदर्श आत्मसयमसे काम ले तथा अकाली दछ द्वारा गृरुदारोपर कब्जा हेनेके 
आन्दोह़नकों स्थगित कर दें। 


आपका विज्लस्त मित्र 
मो० क० गरांधो 
[ंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १६-३-१९२१ 


२०४ पत्र : वर्माको 


मुख्तान, 
५ मार्च, [१९११ | 
प्रिय श्री वर्मा, 
आपका पत्र मेरी यात्रामे मेरे पीछे-पीछे चक्कर काटता हुआ यहाँ मिला। 
यूवकोमे जो उच्छ खल़ताक्ी प्रवृत्ति था रही है, उसे रोकनेके लिए मे जितना 
कुछ कर तकता हूँ, कर रहा हूँ। आज्ञा है कि उनके उत्साहका यह अद्योभनीय अतिरेक 
ठंडा पड जायेगा और स्थिति सामान्य तथा सही रूप घारण कर छेगी। क्या हम सभी 
आज सक्रमण-कालमें ही नहीं है? जायद हम उनके कार्योके गृणदोषोकों समझते 
या उनका सही-सही मूल्याकन करनेमें असमर्थ है। फिर भी काश्रीमे जैसे अश्ोमनीय 
दृष्य' देखने आये वैसे दृश्य फिर मे उपस्थित हो, इसके लिए में थोडा-बहुत जो" 
कुछ कर सकता हूँ, मुझे अवश्य करता चाहिए। में इस भामहेगें पढित जवाहरठाह 
नेहरुसे ध्यान देनेके लिए कह रहा है। 
हृदयसे आपका, 
भो० क० गाघी 


भग्रेजी' पत्र (एस० एन० ७९७८) की फ्रोटो-नकरपे। 


१. तन १९२१ में कहे वार गांवीजोने अपने ढेखों भौर प्नोमे छ्रेकि उप्दवोंदा केख किया है। 
दे ५ मां, १९३१ को मुल्तातमें थे । 

३. कहाँ गॉंपीजीने वद्धाचित कुछ तम्रश पहेश़ी एक घन्‍्माक़ा उल्लेख किया है कि बसें 
छात्नोंने पण्डित मदनमोदन माल्वीयके प्रति भशिष्ट श्वहार किया थी । 


२०५. भाषण : मुलतानमें 


५ मार्च, १९२१ 


महात्माजीने अपना भाषण शुरू करनेसे पहले इस बातके लिए खेद प्रकट किया 
कि दो वार मुल्तान आनेका वादा करके भी वे नहीं भा सके। उन्होंने कहा, पहली 
बार यह सुनकर कि सरकार मुझे सौर मौलाना शौकत अलीको नजरबन्द करना 
चाहती है, हमें अहमदाबाद लौट जाना पड़ा। दूसरी घार नतकाना साहवकी आकस्मिक 
ओर दुःखद घढनाके कारण भेने लायलपुरसे मुलतान आनेका अपना कार्यक्रम रद कर 
विया। इस बार भी प्लेगके कारण मुझे यहाँ आनेके लिए बहुत मना किया गया फिर 
भी आप लोगोंके स्नेहवश मे चला आया हूँ। प्लेगसे पीड़ित व्यक्तियोंकी सेवा-संसितिने 
जो सहायता की है वह प्रशंप्नीय है। फिर भी यह बीमारी इस तगरमें बहुत ज्यादा 
गन्दगीके कारण फंली है। इसके लिए से पहाँकी जनता और तंगरपालिकाकों बहुत 
हृदतक उत्तरदायी मानता हूँ। शरीर, मत और आत्माकों शुद्ध रखना संबसे जरूरी 
है। इसके बिता स्व॒राज्य प्राप्त करना अस॑स्भव है। इस सहासारीकों चर्चाके बाद 
महात्मा गांधीने राष्ट्रकी पराधीनताकी भहामारीकी चर्चा कौ। 

उन्होंने कहा, मुल्तानी बहुत आग्रहपुर्ंक आमच्त्रित कर रहे थे। मेने सोचा कि 
बह स्व॒राज्यकी विज्ञामें की गई अपनी प्रगति मुझे दिखानेकों उत्सुक हे। मुझे खेद है 
कि आप लोगोने जितना कुछ किया है उसपर में आपको बधाई नहीं वे सकता। 
भुझे लूग रहा था कि भाई मौलाना शौकत अली मुल्ताव त आकर घाटोमें रहेंगे। 
मुलतानियोंने राष्ट्रीय आन्दोलनके लिए जो-कुछ किया है उसे वे देख नही पायेंगे। पर 
अब सुल्तान आनेके वाद मुझे इस बातका कोई अफसोस नहीं है। मे देख रहा हूँ कि 
आप क्ोगोंन बहुत भारी सभाका आयोजन किया है। इससे भी बड़ी सभाका आयोजन 
किया जा सकता है। पंर मुझे इस बातका दुःख है कि आपने राष्ट्रकी ' सहामारो को 
दूर करनेके लिए प्रायः कुछ भो नहीं किया है। किसी भी वकीलने अपनी वकाछत 
घत्द नही की और न किसी स्कूलने सरकारसे अपना सम्बन्ध तोड़ा है; किसी राष्ट्रीय 
शालाकी स्थापना भी नहीं हुईं। आप लोगोंने कोई प्रशांसनीय कार्य करके नहीं 
दिखाया। यह तो हमारी राष्ट्रीय दुर्बताका सूचक है और इससे मुझे अत्यधिक दुःख 
हुआ है। वाइसरायका अतहयोग आन्दोछूवकों असफल कहना कुछ हृदतक सही है। 
हालॉकि उन्हें यह भी समाहूम होना चाहिए कि हमने सफलता भी बहुत पाई है। 
भले हो एक भी स्कूल सरकारसे अपना सम्बन्ध न तोड़े, एक भी वकील वकालत 
न॑ छोड़े और कोई भी घनी व्यक्ति किसी भी तरहका कोई त्याग न॑ करे तो भी 
स्वराज्य प्राप्त करता सम्भव है। 


कप सम्पूणें गांधी वाइमय 


भाई भूल्चन्दजीको' में बधाई देता हूँ। फिर भी मुझे इस वातका खेद है कि 
उत्होंने सरकार हारा दिया गया पदक अभीतक छोहाया नहीं है। यदि उन्हें यह 
भय है कि पदक लोठा देनेपर सरकार उनके लोकोपकारी कार्यमें वाधा डालेगी और 
फलस्वरूप लोग मरेंगे तो हमें इसका दुःख भी नहीं मानता चाहिए। इसी प्रकार 
यद्यपि में यहू नहों मानता कि स्वराज्य प्राप्ति सिर मुलचल्दके पदक लोटानेपर था 
किसी वकौलके वकालत छोड़तेपर निर्भर है; फिर भी यहाँ मंचपर देठे हुए वकीछोसे मे 
पही अनुरोध करता हूँ कि वे वकाजत छोड़ दें। देशके दुसरे भागोंगें कई पकीछोंदे 
उदारतायुर्वक मेरे इस अनुरोधकों मान लिया है। श्री दास, पंडित मोतोलाज और 
लाला लाजपतरायके श्रेष्ठ बलिदानोंकों कौन नहीं जातता। देवके इसरे भागोंमें विद्या 
पियोंने भी तरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों और का्ेजोकों छोड़ दिया है भौर 
अब सा्वजतिक कार्योमें पदवीबारियोंकों कोई पुछता ही नहीं है। लेकिन इतना ही 
काफी नहीं है। त्वराज्य-प्राप्तिकि लिए गुछ और शर्तें भी है। 

तब उन्होंने वे शर्तें बताई और उनका स्पष्टीकरण भी किया। उन्होंने कहा, झर्तें 
हैः सभी वर्गोके भारतीयोंमें एकता और उसके हारा अहिसाका पालत। यदि सती 
अपने-अपने धर्मंका सच्चा पाहत करें तो उत्से विभिन्न घ्मके अनुयायियोंतें प्रेम बढ़ेगा। 
मेरी और अछी भाइयोंकी बात के छीजिए। विभिन्न धर्मोके अनुधायी होनेपर भी हमें 
परस्पर भाई-भाई-सा स्नेह है। हिन्दू शास्त्रोंकी सर्वोत्तम शिक्षा यही है कि संबपर 
प्रेममाव रखें। तोसरी बर्त त्ववेश्ीका पालन है। चरसा ही हमारे लिए ढाल, वचूक मोर 
हवाई जहाज भी है। जो छोग पहुंले इस बातकी हँसी उड़ाते थे उन्हें उसकी सचाईका 
भान हो रहा है। उदाहरणके लिए उन्‍होंने भरी ओंडायरका नाम लिया। जबसे चरखेका 
प्रयोग कम होने लगा, दुसरे राष्ट्रोके दीच भारतकी प्रतिष्ठा कम होने छगी हैं। 
ब्रिटिश राज्यके आरम्भिक कालमें भी जबतक घरोंमें चरजा चलता वा कितीको 
पेहके बर् रेंगना नहीं पढ़ा, न जमीनपर लोक रगड़ती पड़ी, ने ही यूनियन लेकको 
सलामी देनी पढ़ी। जँसे-जैसे चरजेका उपयोग कम होता गया, वसे-ते लकागायरका 
महत्व बढ़ता गया और छोग गुरामीकी जंजीरोंमें जकड़तें चले गये। मे उपत्वित 
जवताते प्रार्थना करता हूँ कि आप चरखेकों अपनायें और अपने-अपने घरोंमे चुत कातें 
तथा ऐशो-आरामकी सभी चौजोंका त्याग करें। चौथी शर्ते है सत ओर बृढ़िशों परी 
तरह शुद्ध रसना। यदि आप इस्लाम, हिन्दू धर्म तथा सिंत प्मकी रक्ता करना चाहते 
हैं तो आपको सत्य और धर्मंका पालन करना होगा ओर भद्यपाव, फिनृलल्ची और 
शूढ आदि भ्रष्ट करनेवाली आदतोंका त्याग करना है। महात्मालीने कहा, सवा 
प्राप्तिकी अन्तिम शर्त है राष्ट्रीय कोषोंके लिए जुले दिखते अर्थ-हात। बम, 
हूँ कि यहाँ बहुतसे धनी छोग और सिंल जमोंदार उपत्यित है। शिकार 


१, सेवाससमिति प्छेग करके ्रव्धक । समाक्े अन्त उद्दनि भप़ना कैकरेहिंद पढ़ णैध कै 
वचन दिया था | 


भाषण ' जालन्धरमें ४११ 


रियोंफों भी में उनको पगड़ीके कारण पहुचान पा रहा हूँ। लाला लाजपतरायका अनु- 
मान है फि स्वराज्यफे लिए पचास हजारसे लेकर एक लाखतक चन्दा प्राप्त होगा 
और छाला दुनीचन्दका' अनुमान था कि लगभग डेढ छात्र रुपया भाप्त होगा। मुझे 
नहीं छगता कि एक सालमें दस लाख रपये इकढठा करना कोई बडी बात है। आप 
लोग जितना हो सके उतना चन्दा दोजिए ताकि में लाला लाजपंतरायकों ज्यादा 
माश्माप्र्ण समादार भेज सकूं। आप चल्देफे कार्यके लिए पुरी व्यवस्था करें और ठौक- 
ठीक हिताब रफें। 

[मपग्रेजीने 

द्विब्यून, ८-१-१९२१ 


२०६ तार : हंसराजको'" 

७ मार्च, [ १९२१ | 
गानरत प्रमशायृदंओ स्वीहार करेगा पर बे खबरें, ताकि हसियाना, 
रोधियाणुर जाहद लुमियाना आपस लनेगें बाबा ने पड़ें। 

[भग्नेजीस ] 
द्वि्यून, ८-३-१९११ 


२०७. भाषण : जालन्धरसें” 


८ मार्च, १९२१ 


महात्माजोने मानपत्रका उत्तर देते हुए नगरपालिकाकों धन्यवाद दिया फि उसने 
एफ राष्ट्रीय सेवक॥रशो मानपत्र देनेफा साहस दिसाया। उन्होंने मौलाना ज्ोकत अली- 
की अनुपत्यितिपर खेद प्रकट किया ओर जिस महिलाने मानपत्र छापनेके लिए खहर 
दिया था उसे धन्यवाद दिया। उन्होने मानपत्र मिलनेपर प्रसन्नता प्रकट को और फहा: 
शान्तिषूर्ण ढंगसे स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए हमें सदर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त दूसरा फोई सा्ग नहीं है। घनी और निधन सबको खद्दर इस्तेमाल करना 
घाहिए। आज गाँवों रहनेवाल़े फरोड़ों भारतीयोकों इतना कपडा नहीं सिल्ता कि 
दे अपने शरीरतक ढक सके। आपको पंगढ़ियाँ मोर वारीक मतमलके कपड़े मिल 


३, लाएरे एक लोफप्रिय म्युनिप्तिपत कमिस्नर । 

२. पद तार जानन्परफ़े सावेजनिक कारवकर्ण रापणादा हसराजफे तारे उत्तरमें था । 

3. ताएमें उल्टिप्ित मानपत्र जाउन्पए नंगरपाल्का दवाएं ८ मा, १९११ को दिया गया था 
४, पद भाषण स्थानीय नगरपालिका द्वारा द्यि गये मानप्के उत्तमें दिया गया था । 


डर सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जते है, इससे आपको धोलमें नहीं रहना चाहिए। उन्होने जारन्घरके छोगों हारा 
खहरकी येलीमें ६२९ रुपये भेंट किये जाने और सरदार फेसरसिंह हारा १०० रुपये 
दिये जानपर हर्ष व्यक्त किया। महात्माजीने इस बातपर प्रसन्नता प्रकट फी कि सान- 
पत्र उददूमें था। उन्होंने भारतीयों द्वारा अपने लिजी जीवनमें भो अंग्रेजीका व्यवहार 
किये जानेपर खेद प्रकट किया और कहा कि मे अंग्रेजीका जन्रु नहीं हूं, फिर भी हम 
जबतक राष्ट्रभाषाकों नहीं अपनायेंगे तबतक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। उन्होंने 
और धनकी अपील करते हुए कहां कि जो रुपया भेंट किया गया है वह पर्याप्त 
नहीं। इससे छाढ्ा लाजपतरायकों सनन्‍्तोष नहीं होगा। उन्होंने प्राथंना कौ कि अधिक 
रुपया भेजा जाये जिससे सकूछों ओर कालेजोंका राष्ट्रीयकरण किया जा सके। उन्होंने 
[स्त्रियोके ] लेबर पहननेका विरोध किया और पकौलोसे अवृरोध किया कि वे वका- 
छत बन्द कर दें और एक वर्षतक देशकी सेवा करें। उन्होंने समस्त स्त्री-पुरुषोते सहूर 
इस्तेमाल करनेका अनुरोध किया। 

[अग्रेजीस़े ) 

द्विब्यून, ९-३-१९२६ 


२०८, भाषण: होशियारपुरें 
८ मार्च, १९२१ 


महात्माजीने अपने भाषणमें कहा: मुझे खेद है कि मौलाना शौवत मी, जो 
मेरे भाई है और मेरे क्वा्यमें भाग के रहे हे, नही आ सके। में पक्का समात्तनी हू 
मौर ज्ञौकत अलो पढके मुसलमान, लेकित फिर भी हम भाई-भाईकी तरह हे। इससे 
प्रकट होता है कि हिन्दुओं और मुसलमानोकी एकता सम्भव है। होशियारुरमे हापते 
कपड़ा बंतानेंफे कारज़ाने हे, इसके लिए मे होजियारपुरके लोगोंकों बधाई देता हूँ। 
लेकिन मुझे खेद है कि फिर भी लोग विदेशी कपड़े पहने है। पुरुष और स्तियाँ अपने 
लिए सूत्र का्तें और कपड़ा बुनें, इसमें कोई लज्जाकी बात नहीं। किसोकों सार 
डालनेमें कोई बहादुरी नहीं है। ननकावा साहब काण्डमें जिनका हाथ था उनकी निंन्‍्दा 
की गई है, जब कि जो लोग शहोद हुए है। जिन्‍्होंने सत्य ओर राष्टरको खातिर 
अपने प्राण न्योछावर करनेका साहस विल्ाया है, उनके प्रति सम्मान प्रकट किया गया 
है। सम्मान उनके प्रति नहीं दिखाया गया है; जिन्होंने वर किया था। संद घमकि 
लोगोने यह तय किया है कि लिसाफत और पंजाब अन्यायोंका निराकरण करवाने 
लिए ८ महीनेमें स्व॒राज्य ले लेना चाहिए। सवराज्य केवल अहिसात्मक अंसहयोगही 
से लिया जा सकता है। ओंडायर और डायरकी पेल्यनोंकों बच करनान हमारा 
कत्तेंव्य है। यह कार्य केवल स्वराज्य लेकर ही किया भा सकता है। हमे स्वराज्य 


भाषण : हरियानामे ४१३ 


हेनेके लिए संगठित होना चाहिए और अपने धर्मका पालत करना चाहिए। हमें सर- 
कारसे असंहयोग करना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओंको अपनाना चाहिए। बकौलोंकों 
अपनी वकाल्‍त छोड़ देनी चाहिए और हमें स्कूलोका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। 
भहात्माजीने छोगोसे धन देनेका अनुरोध किया। 

[अग्नेजीसे 

द्िब्यून, १०-३-१९२१ 


२०९. भाषण : हरियानामें' 


८ भार्च, १९२१ 
महात्माजीने इन संस्थाओंका' उद्घाटन करते हुए कहा: से इस सफलतापर 
हरियानाके छोगोकों बधाई ठेता हूँ लेकिन मेरी प्रार्थना है कि वे स्वराज्यके लिए और 
ज्यादा काम करें। सिल्ाफत भौर पंजावके अन्यायोंके मिराकरणका फेवछ यही उपाय 
है। उन्होने कहा: में अब वेरिस्टर नहीं रहा, वुनकर और किसान बन गया हूँ। सृत 
कातने और कपड़ा बुननेमें कोई शर्मकों वात नही है। उन्होंने वचन भर कर्ममें अहि- 
साक्का पालत करनेपर खास जोर दिया और वर्तमान शासन-प्रणालीकी निन्‍वा की। 
उन्होंने कहा: स्वराज्य प्राप्त करनेका प्रयत्न करना प्रत्येक भारतोयका कत्तेब्य है। 
यह स्वराज्य अहसात्मक असहयोगसे ८ महीनेमें प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम 
हिंसा करेंगे तो असफल होंगे। सिल्ल चाहते हे कि वनकानों साहब जिन लोगोंने 
हत्याएँ की हूँ, उनको फॉसों दी जाये। वे सरकारकी सहायता लेना चाहते हे। में 
चाहता हूँ कि यदि सरकार ह॒त्यारोंकों छोड़ना चाहे तो वे संरकारकों छोड़ देने दें, 
किन्तु उससे सहयोग न॑ करे। पंचायतोकों मेरा सन्देश यह है कि वे उन छोगोंका 
सामाजिक वहिष्कार से करें जो उनसे सहमत नहीं हं । उन्होंने घामिक सहिष्णुताके 
भाषारपर हिन्दुओं और मुसलमानोमें एकता करवानेपर जोर दिया। उन्होने महिलाओंसे 
विधोष रूपसे अनुरोध किया कि वे खद्दर पहुनें, सुत कातें और बुनें एवं राष्ट्रीय 
आन्दोलतकी सफलताके लिए प्रार्थना करे। उन्होंने उनसे कहा कि जब देशमें करोड़ो 
लोग नंगे और भूे हे, उस समय उन्हें जेवर पहन॑नेका कोई अधिकार नहीं है। 
[अग्रेजीसे ] 
ट्रिब्यून, १०-३-१९२१ 


१, सभा प० रामसजदत चौपरीके बजाय, जो तरकाटी भतिबन्धके कारण नहीं भा सके थे, सैयद 
इवीवकी अध्यक्षतामें हुईं थी । 
२, 7ई पचाषतों और राष्ट्रीय स्कूलोंका, जितके उद्घारकी प्रार्थना गांधीनीते की गई थी । 


२१०. भाषणः अम्बालामें 


८ भार, १९२६ 
ओ गांधीने अपने दौरेंके अन्तिम मुकास अस्वालामें भाषण देते हुए कहा: में 
सबसे आधिरमें अस्बाला आया हूँ। मुझे आशा है कि मे जल्दी ही फिर लौदूंगा और 
दूसरे-दूसरे स्थानोंपर भी जा सकूँगा। मुझे खेद है कि वौरेके आखिरी विनोंगें भोकाना 
शौकत अली मेरे साथ नहीं रह पाये। लोगोंकों हमें एक साथ देखनकी आदत हो गई 
है। पर जब प्रत्येक कार्यकर्ताकों अपना पूरा ध्यान ओर समय दूसरों जगह काममें 
लगाना आवश्यक हो उस समय वो कार्यकर्ता भी, जंबंतक निहायत जरुरी ही नहीं हो एक 
साथ नहीं रह पाते। हम इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करनों चाहते हे ओर इसीके साथ 
खिलाफत और पंजाबके अंन्यायोंका प्रतिकार भी चाहते है। से मानता हूँ कि अगर कुछ 
बुनियादी शर्तोंका पूरा-यूरा पालन हो सके तो यह सम्भव है। भेने कई स्थानोंपर इसकी 
विस्तारसे चर्चा कौ है। आप जानते ही हे कि हमारे लिए दृढ़तापुर्वक अहिसाका पूर्ण 
पालन करना आवश्यक है। इसके लिए हमें अपने हाथोंपर ही नहीं जवान और विमाग- 
पर भी लगाम लगानीं होगी। तभी हम संकठकों घड़ोें अपने आपको अनुधासित 
रख पायेंगे। यदि हम यह मानते हे कि हमारा यह आन्दोलन धार्मिक है तो हम 
अपनेको शुद्ध करनेपर कत्तंव्यवद हे। इसलिए हमें चाहिए हम शराब आदि मादक 
पदार्थोका उपयोग न करें, जितेल्विय बनें तथा सन, वचन और कर्मसे सत्यका पालन करके 
अपने हृवयोंकों शुद्ध करें। यह भारतीय राष्ट्र हि, मुस्तिम, सिख, पारसी, ईसाई, 
यहुदी आदि सब जातियोंके लोगोंसे मिलकर बना है; उन सबके हृदय सच्ची एकताकी 
डोरसे गुम्फित होने चाहिए। 
श्री गांधीने कहा, इस समय में स्वराज्यके लिए अनिवाय शर्तोंकों और विस्तार” 
पूर्वक चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन अपने समस्त अनुभवोंका निचोड़ में आपके 
सामने रखना चाहूँगा। में अहमदाबाद जा रहा हैं और वहाँ मुझसे पंजाबके बारेमें 
पूछा जायेगा। यद्वपि पंजाबके झोग नियम-निष्ठ हें तो भी असहयोगकषे मासलेसें पंजाब 
भारतके दुसरे प्रान्तोंस पिछड़ गया है। पंजाबर्म गुद नानक और गुर ग्रोविर््यातिह्‌ जे 
सुधारक हुए है। पंजाब दयानन्वकी क्मभूमि है। १९१९में पंजाबने जो कष्ट सहे है 
चह भारतके दूसरे किसी भागके छोगोंकों सहन नहीं करने पढ़े। पंजाबमें ही भारतको 
पेटके बल रेंगनेके लिए विवश किया गया। वहाँके पंजाबी बीरोंकों नाकसे लकोरें 
सींचती पह़ों। पंजाबर्में हौ निर्दोष व्यक्तियोंकों आजीवन देक्ष निकाला दिया गया और 
फाँसीके तस्तेपर लटकाया गया। पंजाबमें हो सूूलोके बच्चोंको मौछों पैदल जाने और 


३. गांधीजी ११ माचे, १९११ को महमदाबाद पहुँचे | 


भाषण: अम्वालामे ड्१्५ 


यूनियन जैककों सलामी देनेपर विवश किया गया। थदि आतंकके थे बादल फिरसे छा 
गये तो में आशा करता हूँ कि अब एक भी पंजाबी ऐसा न॑ होगा जो रेंगने या 
जमीनपर नाक्ष रगड़नेके लिए तैयार होगा; एक भी बच्चा ऐसा न होगा जो अपनी 
इच्छाके विदद्ध यूनियन जंककों सलामी देगा। मुझ्ते आशा है कि जिन बातोंका मेने 
उल्लेश किया है उनमें से एकको भी विवश होकर करनेके बजाय आप गोलौसे उड़ा 
दिया जाना पसन्द फरेंगे। 

भारत तया इस्लामके सम्मानकी रक्षाके लिए हमने जो असहयोग भत्दोलन 
शुरू क्रिया है उसके लिए पंजावने क्‍या किया है? मुझे प्रश्नकर्त्ताणयकों खेदके साथ 
यहू बताना होगा कि पंजाबके वकीलोने राष्ट्रकी पुकारपर कुछ विशेष ध्यान नहों 
दिया। सरकार द्वारा चलाये गये कालेजोको छोड़नेवाले विद्याथियोकी संख्या भी ज्यादा 
नहीं है, गौर बहुत कम छोगोने अपनों उपाधियोका त्याग किया है। मुझे आशा 
है कि जत्दी हो पंजाब इन कमियोकों दूर फर देगा। लेकिन जहाँतक आर्थिक सहायता- 
फा सवाल है, में यह प्रमाणित फर सकता हूँ कि पाँच नदियोके इस प्रदेशने स्वराज्य 
फोषकी व्यवस्था खासों कुशलताफे साथ फो है। हर त्यानपर मेने छोगोकों तुरन्त पैसा 
देनेके लिए तत्पर पाया। परन्तु आयिक सहायता चाहे वह कम हो या ज्यादा इस 
आन्दोलनके साथ आपके सम्बन्धरी एक निशानों है। स्वराज्य कोषके सामलेमें पंजाब 
तसंबसे आगे है यहुं सोचकर आए सन्तोष फर लें था अपने काममें ठिलाई करे ऐसा 
में नहीं चाहुता। आपको इसके दारेमें छाला लोजपंतरायकी सारी चिता दुर कर 
देनो चाहिए। स्वदेशीके मामलेमें भी पंजाब सबसे आगे बढ़ गया है। चरखा जितना 
पंजाबमें छोफप्रिय है उतना और कहीं नहीं। सम्पन्नसे-संम्पन्न कुलोकी स्तियोकों नियम- 
पूर्वक प्रतिदिन चरसा कातते देखकर मेरा मन उत्साहसे भर आता है। में पंजाबकी 
ल्त्ियोंको उनके परिश्रम और देशभक््तिफे लिए वधाई देता हूँ। पंजादी स्नियोंको श्रद्धा 
भक्षिति और सादगी देखकर मेरे मनमें बहुत आशा जागती है। अपने हिस्सेका धन 
देनमें भी स्त्रियाँ पुरथोसे पीछे नहीं हे। लेकिन जवतक पंजावर्मे अपनी जरूरत-भरका 
सूत और कपड़ा नहीं बनने हूगता और संब पंजाबी खट्टर नहीं पहनने लगते तबतक 
मुझे सन्तोष नहीं होगा। इस बातमें पजाब चाहे तो समस्त भारतका मार्गद्शंक बन 
सकता है। 

अभी तो पंजाबके छोगोके मन अपने गुरुओो भौर स्वामी दयाननन्‍्दकों स्मृति 
ताजी है। उनके मनमें श्रद्धा-नक्ति भी है। आर्य-संमाजियों और सिखोंके पास बढ़िया 
संगठन है। और उनके पास घन-दौलत भी है। घर्मकों शुद्धताका भाग्रह रखनेवाले, 
अनुशासनबद्ध छोगोके ये समाज छोटे तो हे, किन्तु हे सुगठित। यदि ये अपने इस 
निष्ठापुर्ण उत्साहको देदाके काममें लगा सके तो इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करनेके 
इस आन्दोलनमें उनका योग कुछ कम नहीं माना जायेगा। आप आसानीसे अपनी सभी 
विक्षा-संस्थाओका राष्ट्रीयररण कर सकते हे। और वकोल भी दिता किसी कठिनाईके 


४१६ सम्पूणं गांधी वाइमय 


अपनी वकालत छोड़ सकते है। घर्मकी शुद्धताके इस आप्रहका सार-तत्त्व तो प्रगति 
ही है। इन संस्थाओंके बारेमें किसोकों यह कहनेका भौका न वें कि इन्होंने समयकी 
गतिको नहीं पहचाना। आपमें लक्ष्मणसिहां और दिल्लीपसहकी' बोरता तो होनी हो 
चाहिए; लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यकता आपको उस दीरता को है जो दिखनेमें 
सामान्‍य होते हुए भी अथक और अनवरत बलिदानकी वीरता है और जिसकी कि हम 
असहयोगके कार्यक्रमसे अपेक्षा करते हे। जिस समय ये दोनों समाज आगे बढ़कर रास्ता 
दिखायें उस समय पंजाबकों शेष हिन्दू-मुत्लिम जनताकों भी पीछे नहीं रहना है। 
भारतका पुर्ण उद्धार अन्ततः हिन्दुओं मौर मुसलभानोंके जागरण और प्रयत्नॉपर निर्भर 
है। अन्तमें में आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने रतेहसे मुझे अभिभूत कर दिया 
है। पर आपका जदूस विकाहतेका चाव, आपकी प्रदर्शन-प्रियता और मेरे पैर छूनेकी 
इच्छा आदिकों देखकर मुझे बहुत संकोच होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप 
अपने महान और अद्भुत स्नेहका प्रदर्शन न करें और उसे ऐसा कार्यरूप दें जिसको 
राष्टरकों आवश्यकता है। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १६-३-१९२१ 


२११५ टिप्पणियाँ 


तारपर प्रतिबन्ध 
अहमदाबादमें मेरे सहायककों ड्यूकके वम्बई-आगमनके सम्बन्धमें सन्देश दिया 
जाना आवद्यक था। मेने तार भेजा: “और शहरोके समान बम्बईको भी ड्यूकका 
ब्रहिष्कार करना चाहिए। ” सन्देश गत १८ तारीखकों भेजा गया था। मुझे छाहौरके 
तारवरसे गत २४ तारीखकों भेजा गया यह तार मिला: 
आनन्दानत्द, तंवजीवन, अंहमदाबादकों १८ कों भेजा गया आपका तार 
अहमदाबादमें रोक लिया गया है। पर्मोक्ि बह विसागके बवेक्षोंके अनुसार 
आपत्तिजनक है। पैसा लौटानेका प्रार्यवापत्र भेजनेपर आपका पसा वापत कर 
दिया जायेगा। 
मुख्य रुपसे जिस प्रणालोके हितार्थ तार व्यवस्था चलाई जा रही है, यदि उसी 
प्रणालीकों नष्ट करनेके लिए कोई व्यक्ति तारव्यवस्थाका उपयोग करे, तो उस वारको 
रोक छेमेके विरुद्ध कोई भी गम्भीर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। किन्तु यह परति- 
बन्ध तो उस प्रणाढीको और भी बुरा सिद्ध कर देता है। यदि कोई एक व्यक्ति भी 


१ और २. अली सिद्ञोके नेता को ननकाना साहिबमें २० फवरी १९११ को मारे गये | 
देखिए “सिद्ध जागृति “, १३-३-१९२१ । 


टिप्पणियाँ ४१७ 


इस प्रतिवन्धकों बुरा समझे तो उससे किसी चिन्तककों “ जनताकी स्वतन्त्रतापर निष्ठुर 
तापूर्ण प्रतिवन्ध ” जैसे विषयपर चिन्तन करनेकी प्रेरणा मिल सकती है। छेकिन मौजूदा 
मामढ़ेमे तो यह वेसा ही है, जैसे उमड़ते हुए जछ-प्रवाहकों एक तिनकेसे रोकनेका 
प्रयत्त। दोनों हालतोंमें खरे प्रचारका निषेष, चाहे वह प्रचार सरका रके दृष्टिकोणसे 
आपत्तिजनक ही क्यों ने हो, एक वाहियात काम है। जो भी' हो, प्रस्तुत प्रतिबन्ध 
एक ऐसी सरकारका हरुृक्षण है, जो अपने नाशकी ओर आप ही छलड़खड़ाती हुईं बढ़ी 
चली जा रही है। 


इससे शिक्षा 


यद्यपि में इस प्रतिवन्धकों स्थानीय अधिकारियोके उत्साहातिरेकका प्रदर्शनमात्र 
मानता हूँ, तथापि इससे हमे एक शिक्षा मिलती है। सरकार किसी भी दिन असह- 
योगियोके छिए तार, डाक, रेल तथा अखवारोका उपयोग निषिद्ध कर सकती है। तो 
क्या इससे हमारी लड़ाई एक क्षणके छिए भी रुक जायेगी? में आशा करता हूँ कि 
ऐसा नहीं होगा। इस लड़ाईका आयोजन ही इस प्रकार किया गया है कि यह सर 
कारकी सहिष्णुतापर निर्भर न रहे। यह आन्दोछ़न तो अपनी सफछताके छिए अपनी 
सर्वव्यापकतापर निर्भर है। निरपन्देह इक्करे-दुक्के व्यक्तियों द्वारा असहयोग किया जाना 
भी कल्पनीय हैं और सम्भव है। छेकित तव उसे कुछ भिन्न रूप छेता होगा। किन्तु 
जब असहयोगकी भावना समस्त भारतमे व्याप्त है, तब हमे तार, डाक, रेल अथवा 
अखवारोंपर निर्मर रहनेकी जरूरत नहीं। इन साधनोकी सहायताके बिना भी हम 
अपना कार्य पूर्ण सफछताके साथ कर सकते है। हम एक व्यक्तिसे दूसरे व्यक्तितक, 
और दूसरेसे तीसरेतक, और इसी तरह जन-जनतक अपने सन्देश विद्युत्‌ गतिसे 
पहुँचा सकते है। रेलगाड़ी नेताओको एक स्थानसे दुसरे स्थानपर जल्दी पहुँचा देती 
है, किन्तु वह हजारो कृतूहछप्रिय छोगोकों भी सत्वर यहाँसे वहाँ छे जाती है, जिनका 
कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं होता, उछठे वे राष्ट्रीय शक्तिका अपव्यय करते है। जिन 
लोगोने सरकारके साथ सहयोग करना तय किया है, उतके अछावा और सभीके लिए 
रेहगाडीके उपयोगका निषेव कर दिया जा सकता है; इस सम्भावनासे मुझे कोई 
जिन्ता नहीं होती। इस प्रकार सरकारके साथ सहयोग करनेवाछोकी गणना बाप ही 
आप हो जायेगी। जबतक हमारे पास कागज और कहम है, अथवा पट्टी और खड़िया 
ही है, तबतक हमें--यदि हमारे पास काफी स्वयंसेवक है तो-- लिखकर अपने 
विचार लोगोंतक पहुँचानेकी आगा नहीं छोड़नी चाहिए। मुझसे बहुधा कहा गया है 
कि मुद्रण-स्वातल्थकी हमें बड़ी आवश्यकता है। में मानता हूँ कि मुद्रण-स्वातत्त्य एक 
बहुत बडी सुविधा है, किन्तु १९१९ के अप्रैल माहके सत्याग्रह सप्ताहमे मेने सिद्ध कर 
दिया था कि हस्तलिखित समाचारपत्र तिकालना भी सम्भव है।' थदि प्रतिलिपिकार 
सयसेवक काफी संड्यामे मिछ जाये, तो अस॒ख्य प्रतियाँ निकछ सकती है। असहयोगी 


१, गांधीजी द्वारा सम्पादित हस्तलिखित साप्ताहिक घत्याम्रहीका पदछा भंक ७ ग्रेड, १९१९ को 
प्रकाशित हुमा था । 


१९-२७ 


४१८ सम्पृर्ण गाधी वाइूमय 
इस मामलेमें केवल अपनी छेखनियोपर ही निर्भर करें, मुझे इसमें बहुत-से छाभ 


दिखाई देते हैं। 
बिहार तरफार 

पिछल्ले सप्ताह जब मेने बिहार सरकारके सम्बन्ध्में छिखा था, तब मुझे जितनी 
आज जानकारी है उसकी आधी भी नहीं थी। अपनी अनवरत यात्राओमें भुषे 
समाचारतत्र कचित्‌ ही मिछते हे। जब-कभी कुछ मिर भी जाते हे तो मुझे उल्हें 
पढ़नेका समय नहीं मिछता। वह तो जब में छखनक पहुँचा' तब मेने बिहार सरकार- 
का बहू परिपत्र देखा जिध्षमें अधिकारियोंकों निरंकुश आचरण करनेके लिए उकसाया 
गंगा है। फिर आाइचरयं नहीं कि बिहारमें सहयोग लगभग एक सविहित अपराध 
हो गया है। और यदि बिह्ारके एक मजिस्ट्रेटन एक तिरप्राध सत्यासीपर, उसके 
प्रण्ंयंकोंकी भीड़के बीच ही, हाथ उठानेकी निलंज्जता की तो इसमें भी कोई 
आदधर्यफी बात नहीं है। में नहीं समझता कि ऐसा अहिसक वातावरण एक साछ 
पहले सम्भव था। इसमें भी कोई आइचय नहीं है कि मृजफ्फरपुरके मिर्याँ मुहम्मद 
शफी-जैसे सम्मावतीय सेताकों उक्त सन्यासीसे मिकनेसे रोक दिया गया, और इस 
घातपर फोई ध्याद नहीं दिया गया कि थे काग्रेसके मन्त्री हे। में बाश्ा कर रा 
हैँ कि परकारी कर्मचारी असहयोगकी सभाभोमें सामूहिक रुपसे उपस्थित होकर 
सरकारके इस परिपत्रका उत्तर देंगे, और उसे चुनौती देंगे कि वह उन्हें बर्खास्त 
कर दे। राजकर्मचारियोंकों ऐसी सभाओमें वोलनेकी मनाही हो, यह बात तो समक्षमें 
भात्ती हैं, किन्तु उन्हें अतहयोग सम्बन्धी सभाओमें शामिल होनेंसे रोकना, राष्ट्रीय 
संस्थाओकि लिए घन्दा देनेंसे रोकता, अथवा चरखा चलाना घुरू करनेंसे रोकता-- 
यह सब तो व्यक्तिगत स्वातत्थ्यपर अक्षम्य प्रतिबन्ध छगाना है। मुझे विश्वास है कि 
फर्मंचारीगण इस प्रतिबत्धका उल्लंघन करेंगे, और परकारके इस कार्यमें भागीदार 
बततेएें इनकार कर देंगे। 

सरकारी प्रचार 

हॉट बेम्सफो्डने अपने भाषणमें' सरकारके जिस जवाबी प्रचारका उल्लेख 
किया था उसका नमूना विहार सरकार पेश कर रही है। इस सरकार सवंधा 
निर्दोष, चरित्रवान असहयोगियोंका मुंह बन्द कर दिया है, तथा अपने अधिकारियों 
और अन्य पुष्ठ-पोषकोंकों असहयोगके विरुद्ध विविरोध प्रचार करनेके छिए आमल्लित 
किया है। मालूम हुआ है, अत्युत्साही चौकीदार मेरे नामपर इन सभाओोंकी घोषणा 
करते हे; लोग जमा होते हे, लेकिन जब वे वहाँ अपरिधित चेहरे देखते हैं तो 
उनमें से अधिकाश छोग घढ्े जाते है। जो छोग सहयोगवादियोकी भोजपूर्ण वक्तृता 
सुननेफों रह जाते हे, उनसे कहा जाता है कि यदि अदालछतोंका त्याग कर कक 
जायेगा ओर क्षरावकी दुकातें बत्द कर दी जायेंगी तो सरकारी जाय कम हो जायेगी। 
इस प्रकार में सहयोगी वक्ता शराब और मुकदमेबाजीकों प्रोत्साहन देंते हैं। मेने एक 


१. २६ परी, १९२१ को । 
३ देखिए परिक्षिष्ट ३ । 


टिप्पणियाँ ४१९ 


विदृवस्त॒ कार्यकर्ता द्वारा दिये गये एक विशद और सजीव विवरणका सार-मात्र दिया 
है। ऐसा हो रहा होगा, यह वात सम्भव है। जरा-सा विचार करनेसे ही समझें 
आ जायेगा कि सरकारी वक्‍ताओने वही सब कहा होगा जो मूझे ख़बर देनेवाछोने 
बताया है। असहयोगी वक्ता प्राय. अपनी वातका प्रारम्भ खिलाफत और पजावके 
अन्यायोका वर्णन करके तथा जिस प्रणालीके अधीन हम शासित हो रहे हे उस प्रणाली- 
की जैतानी प्रवृत्तिपर प्रकाश डाल करके करता हैं। और वह अपना भाषण समाप्त 
करता है छोगोग्ने यह कहते हुए कि वे शान्त रहेँ, मादक ह्नव्यो, कानूनी अदालतों, 
सरकारी पाठ्शालाओ ओर विदेक्षी वस्तुओका त्याग कर दें, तथा चरखा चलाना शुरू 
करे। अगर कोई असहयोगी बता नासमझ है तो वह भी सहयोगवादियोके प्रति अपशब्द 
कहता है और अज्ञानवश उनके सामाजिक वहिष्कारकी सहाह देता है। सरकारी 
वक्‍ता खिछाफत और पजावके अन्यायोक्ते बावजूद सरकारको प्रायः देवकल्प ही घोषित 
करेगा, और लोगोसे कहेगा कि वें अदाकतोका त्याग न करे, क्योकि वे न्याय देती हे 
और शराव पीना न छोड़ें, क्योकि गाहे-वन्गाहे पीना कोई जुर्म नहीं है, भौर उससे सर 
कारकों आमदनी होती है और उसे इस योग्य ववाती हैं कि वह पाठशालाएँ चलाये। 
चरखके बारेमें वह यही कहेगा कि यह तो वावां आदमके जमानेकी एक सनक हैं, 
जिसे आज अपने घरोमें फिर चालू करना असम्भव है, और विदेशी वस्तुओंके बिता 
तो हमारा काम तवतक चल ही नहीं सकता, जबंतक कि भारत इतना शिक्षित 
न हो जाये और उसका इतना अधिक आऔद्योगीकरण न हो जाये कि वह विदेशी वाजा- 
रोसे प्रतिहन्द्रिता कर सके। इस प्रकार सरकारी प्रचारमें मद्यपान, मुकदमेवाजी तथा 
विदेशी वस्तुओके व्यवहा रको कमसे-कम अप्रत्यक्ष रूपसे तो प्रोत्साहन दिया ही जायेगा। 

अगर जनताकी इच्छाओका ध्यान रखनेवाली कोई ईमानदार सरकार होती तो 
वह जनतासे गठवन्धन करनेका यह स्वर्ण अवसर न चूकती। इसका छाम उठाकर 
वह मधथपानके अभिशापकों दुर करती, राष्ट्रीय शिक्षाकी दिश्ञामें होनेवाल़े प्रयोगोको 
प्रोत्याहित करती ताकि लोग आत्मनिर्भरता सीखें, पच-निर्णय धवारा क्षगडोके निपटारे 
की दच्छाकों बढावा देती, और हाथकी कताईके पुत्र प्रचलतका स्वागत करती--- 
फिर चाहे उसका उद्देष्य इतना ही होता कि मश्बीनी उत्पादनके बावजूद हमारी जो 
आवदपकता वाकी रह जाती है उसकी पूर्ति हो और निठल्ढेपनकी जगह लोगोंको 
श्रम करनेकी प्रेरणा मिले। जनताके कल्याणके लिए उत्सुक सरकार इस संघषके. 
आन्तरिक अर्थकों पहचानती, उसके धामिक स्वरूपको समझती तथा चूंकि वह उसके 
सदुद्देग तथा उसकी नैतिक शझक्तिसे परिचित होती इसलिए अपने प्रति उसके 
विरोपकी चिन्ता ते करती, और जनतामें शक्ति, चारित्य गौर शुद्धताकी लाऊसाकी 
इस महान्‌ पुनर्जागृतिका स्वागत करती। किन्तु इस सरकारके छिए तो उसका बर्ष 
होगा हृदय-परिवतंव, जिसकी अभी तो आशा नहीं की जा सकती। 


नागपुरकों घटना 


ऐसे सहृंदय-परिवर्ततकी आशा करनेका समय अभी नहीं आया है। इतना ही 
नही, नागपुरके मुकदमोंसे यहू भी स्पष्ट है कि मष्यप्रान्तकी सरकारका हरादा मद्यन 


]] ४२० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 

निषेष्में छगे कार्यकर्ताओंके साथ सस्तीसे पेश आनेका है। डाक्टर चोलकर और श्री 
पराजपे जाने-माने कार्यकर्ता हें। उन दोनोंपर छगभग मद्य-निषेध सम्बन्धी प्रचारके 
लिए ही मुकदमा चछ रहा है। मजिस्ट्रेटके नोटिससे, जो मेने अखवारोमें पढ़ा है, साफ 
झलकता है कि सरकार शराबकी आमदनीमे कमी हो जातेकों उदासीन भावसे नहीं 
देख सकती। सरकार शर्वितका प्रदर्शन करके भी बरावके छाइसेस दुराग्रहपुवंक वेचती 
रही, जब कि जनताकी भावनाकों देखते हुए उसका स्पष्ट करत्तंव्य था कि इनकी 
बिक्री बिलकुल न करती, वल्कि उस भावनासे छाभ उठाकर शराबका व्यापार बन्द 
ही कर देती। 


और मद्रास? 


असहयोग-विरोधी अभियानमे मद्रास भी पीछे नही रहा है। प्रसगवश यहाँ यह 
बता दूं कि और जगह जो थोड़ी-बहुत हुल्छड़वाजी हुई, मद्रातमे वह भी तहीं हुईं। 
श्री याकूब हसन और उनके साथियोने जमानत देनेसे इनकार करके तथा कारावास 
भोगनेका निर्णय करके बहुत बड़ी सेवा की है। एक तार अभी आया हैं, जो कहता है 
कि मछावारके चार और नेताओने जमानत देनेकी अपेक्षा कारावास भोगना बेहतर 
समझा है। स्पष्ट है कि दमनकी जो छहर देशमें दौड़ रही है, वह आकस्मिक नही 
है, वरन्‌ इसके पीछे एक निदिचत योजना है। भेरा मन तो कुछ ऐसा ही माननेकों 
होता है कि यह आम अफवाह सच है कि केल्लीय सरकारने स्थानीय सरकारोकों 
अग्नहयोगको कुचछ देनेंके किए चुस्तीसें कदम उठानेकों कहा है। 

ह असहयोगियोंका कत्तेव्य 

इस दंमनके विरुद्ध हमारा कर्तव्य स्पष्ट है। हमने इस्छ्ामके लिए, पंजावके छिए 
और स्वराज्यके लिए कष्ट भोगनेका बीड़ा उठाया है। अत हमे इन मुकदमो तथा 
उनके फलस्वरूप होनेवाली जेछकी सजाओोका स्वागत करना चाहिए। प्रत्येक अच्छे 
आन्दोलनकों पाँच अवस्थाओसे गुजरना पड़ता है--- उपेक्षा, उपहास, दुर्वेचन भौर 
निन्‍्दा, दमन तथा सम्मान) उपेक्षाकी अवस्था हम कुछ महीनोतक झेल चुके। फिर 
वाइसराय महोदयने आन्दोल्तका उपहास भी किया। इन दिनो इस आन्दोलूनकों गलत 
झुपमे पेश करनेके साथ-साथ इसकी निन्‍दा और भत्सेता करना वो रोजकी वात बन 
गई हैं। प्रान्तीय भवर्नरोने तथा असहयोग-विरोधी समाचारपत्रोने अपने सामथ्येन्भर 
आन्दोलनकी भत्संना की है। अब आया है दमन, जो अभीतक वहुत-कुछ नरम 
रूपमे ही है। जो आन्दोलन नरम अथवा कठोर, सब प्रकारके दमनके बाद भी जीवित 
रहता है, उसके प्रति सदा आदर ही उत्तन्न होता है, जो सफछताका ही दूसरा नाम 
है। हमें इस दमनको--यदि हम सच्चे हे तो---आनेवाली विजयका निदिचत चिह्न 
समझता चाहिए। यदि हम सच्चे हे तो न तो हम देंगे और न कूद होकर प्रत्याघात 
और हिसाका आश्रय छेगे। हिंसा आत्मघात है। हमें यह समझ रखना चाहिए कि 
शक्तिका सहज ही अन्त नही होता है, और सरकारके लिए यह स्वाभाविक ह्दी है 
कि वह, चाहे दमनके हारा ही बयों न हो, अपना अस्तित कायम रखनके लिए एक 


टिप्पणियाँ ४२१ 


अन्तिम प्रयास करे। इस खतरेंके समय पूर्ण आत्मसंयम ही जल्दी-बल्दी सफछता पानेका 
तरीका है; और दमनात्मक कार्रवाइयोंको विफल करनेका सबसे सरछ उपाय है 
पदवियों, सरकारी पाठ्याछाओं, न्यायालयों तथा विदेशी कपडेका अधिक व्यापक 
वहिष्कार और हाथकी कताईं तथा हाथकी बुनाईकों पुन" उसका पुराना गौखपूर्ण 
स्थान दिलानेके लिए अधिक समझदारीसे काम करना। 


पत्रकारोंका अंज्ञान 


तीस वर्षोके व्यस्त जीवनमें मेरा यही दुर्भाग्य रहा है कि जिन सरकारोंसे भेरा 
सावका पडा उन्होने अक्सर मेरे बारेमे गलत बाते कही और मुझे गछुत समझा है। 
और जिन छोगोंकी मेने सेवा की, कभी-कभी उनके हाथोंमे भी मुझे यही व्यवहार 
मिला है। पत्रकार होनेके नाते भी तथा एक छोकसेवी व्यक्ति होनेके नाते भी, समा- 
चासत्रोंसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। छेकिन मुझे उनके अज्ञानका भी शिकार 
बनना पड़ा है। फिर भी समाचारपत्रों द्वारा प्रदर्शित अज्ञानका ऐसा अनुभव मुझे कभी 
नहीं हुआ, जैसा इस समय हो रहा है। इग्लेड और अमेरिकासे मेरे मित्र समय- 
समयपर समाचास्पत्रोंकी जो कतरले मेरे पास भेजते रहते हे, उनसे तो अज्ञानके साथ- 
साथ अविवेक भी प्रकट होता है। घोर अज्ञान और किसी चीजको छापरवाहीसे पढनेका 
जो उदाहरण सबसे हालमे मेरे सामने आया है, वह है 'छीडर' का। उसमें कताई 
पर एक लेख है, जिसमें उस छेखका ही गरूत अर्थ छगाया है, जिसे उसने उद्धृत 
किया है। मेरे साथ सफर कर रहे एक युवकने मुझे वह छेख दिखाया। मुझे छेखक 
द्वारा प्रदर्शित अज्ञान एवं अस्ावधानीपर बडा दुख हुआा। मैने उक्त युवकसे कहा कि 
यदि “लीडर की अतियाँ उसकी समझमें आ गई हे तो वह स्वयं ही उनका जवाब 
लिखें। उसका जवाब इतना जोरदार है कि स्वयं जवाब देनेका प्रयत्न करनेंकें बजाय 
में वही जवाब अन्यत्र दे रहा हूँ।' 

जनगणना करनेवाले 

मुझसे पूछा गया है कि छोगोंको जनगणना करनेके सरकारके आमन्त्रणको मान्य 
करके सरकारके साथ सहयोग करना चाहिए अथवा नहीं। यह बात स्वय मेरे ही 
मनमे स्पष्ट नहीं थी, अत. अबतक में कोई सावंजनिक उत्तर देनेसे बचता रहा हूं। 
मुझमें सवितय अवश्ञाकी जो भावता है, उसने मुझे एक ओर तथा वर्तमान कार्यक्रमके 
प्रति मेरी निष्ठाने बिलकुल दूसरी ओर खीचा है। अन्तमे मेरी निष्ठाने विजय पाई 
है। मुझे स्पष्ठ छगता हैं कि जनगणवाके मामलेगें हमे सरकारके साथ अवश्य सहयोग 
करना चाहिए। मूझे विश्वास हो गया है कि इससे हमारे उद्देश्यको बछ मिलेगा। यह 
हममें अनिच्छापू्वंक ही सही, किन्तु ऐसे संविहित नियमोके पालनका अभ्यास डाछेगा, 
जो हमारी अन्तरात्मा और प्रतिष्ठाकों चोट पहुँचानेवाले नहीं हे, और इससे हमारे 
संघर्षका उच्च एवं अहिसक स्वरूप भी सामते आयेगा। हमें सविनय अवज्ञा करनेके 
लोभका संवरण करना चाहिए, चाहे वह लोभ इतना प्रवढरू ही क्यों न हों, जितना 


२, नहीं दिंधा गया। 


ड२२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कि आज जनगंणवाके मामलेमें है। हममें से हजारों लोगोंको आज बैजोड अवसर मिला 
है कि वर्तमान शासत-अषाछीके प्रति अपनी अरुचि प्रदर्शित करें। किन्तु इस समय 
संयमका अम्यास हमें भविष्यकी सविनय अवज्ञाकें छिए तैयार करेगा। अतः हम जन- 
गणनाका यह कारये पूरा करनेमें सरकारकी सदद करें. इसलिए नहीं कि हम अवज्ञाके 
परिणामसे डरते है, वल्कि इसलिए कि स्वभाव तथा प्रशिक्षण दोनोकी दृष्टिसे हम 
कानूतकों पाकन करनेवाले हे, और हमें अभी भी नैतिकता-निरपेक्ष नियमोकी अवज्ञा 
करनेकी जरूरत नहीं। यह अवज्ञा हमें न विरोध प्रदर्शानके रुूपमें करनी है, और 
ने उत्त सरकारकौ सत्ताकों नष्ट करनेके लिए, जिसपर से हमारा विश्वास उठ गया 
है। अहिंसात्मक असहयोगमें उस अन्तिम उपायका सहारा लेनेकी भी हमें छूट है, 
किन्तु हम समझते हें कि उसकी कार्याल्वितिके छिए अनुकूल वातावरण अभी तैयार 
नहीं हो पाया है। जबतक नरम उपाय हमारे सामने हे, हमे सख्त उपायोका सहारा 
नहीं छेना चाहिए। अत. में आशा करता हूँ कि वे सब लोग, जिन्हें मौजूदा का्ूनके 
अनुसार जतगणनाके कार्यमे मदद करनेके किए आमन्त्रित किया जाये, अधिकारियोकी 
आवश्यक सहायता करेगे। 


मुँह कद फरनेवाली कुछ भौर आज्ञाएँ 
उपर्युक्त टिप्पणियाँ छिंख लेनेके वाद मेने पंडित रामभज दत्त चौधरी! तथा 


सैफूददीन किचलूपर तामील की गईं आज्ञाओंका पाठ देखा है। ये आज्ञाएँ १९१५ के 

भारत रक्षा नियमोंके नियम ३ (य) के अधीन जारी की गई हे, भौर इस प्रकार है 
चूंकि स्पानीय सरकारको रायमें यह विध्वास करनेका पुक्तिसंगत आधार है 
कि जिस व्यक्तिका तास विया गया है, उसते ऐसा आचरण किया है थो 
सार्वजनिक सुरक्षाके प्रतिकूल पड़ता है; इसलिए परमभरेष्ठ गवर्नर महोदय इस 
आज्ञापन्र द्वारा यह आवेश देते है कि उक्त व्यक्ति अगला आवेश् पाने तक् किप्ती 
भी सार्वजनिक सभामें शामिल ने होगा और ने उसमें फोई भाषत्र देगा। 


में इस आज्ञाके पानेपर दोनों व्यक्तियोंकों बधाई देता हूँ। में आश्षा करता हूँ 
कि सरकार देखेगी कि आन्दोछ़न फिर भी पहलेकी ही तरह मजेमें चल रहा है। में 
पंडितजी और डाक्टर साहबसे कह चुका हूँ कि अब उन्हें जो भी विचार प्रकाशित 
करने थोग्य छगें उत सबको लिखकर अखबारों तथा उन सभावोगें भेजें, जिनमें वे 
हाजिर होना चाहते हों; और उनकी वाणीपर रोक लगानेसे उन्हे अविवायंत जितना 
अवकाश भिक्त गया है, उसका कुछ भाग कताईमें छुगायें। अन्य वक्‍्ताओंकों भी मेरी 
यही सलाह है कि सरकारकी सुविधाका खयारु रखते हुए वें जितना हो सके, कम 
बोलें तथा अपना ध्यात चुपचाप संग्ठ्न-कार्यक्री ओर छगायें। में जानता हूं कि ये 
सब पज्जन इन मनमानी आज्ञाओंकी उपेक्षा करके हेंसी-खुशो जेछ जाना चाहेगे। किन 
ऐसा समय अभी नहीं आया है। 


१. पद स्यानीव नेता भौर कवि, जिदोनि भपनी पलली सरखरेवी चौवततीके धाव पलागके पेश 
भामकमें प्रमुख हिस्सा छ्या । 


वाइसरायके दो भाषण ड२३ 


किन्तु इन आज्ञाओंका दूसरा पहलू भी है। अब, जब कि हमें अदाझतोंसे संरक्षण 
माँगनेकी कोई इच्छा नहीं हैं, इन आज्ञाओंकी वैधानिकतापर विचार करना व्यथ॑ हैं। 
जो सरकार भनमाने ढंगसे शासन करना चाहती है, उसके लिए सब-बुछ वैध है या 
वह सब-कुछ बैध बना सकती हैं। किन्तु सहयोगवादी, तो भारतमें जो-कुछ हो रहा हैं, 
उसपर क्षण-मर विचार कर सकते हे। कार्यकारिणी समितियोंके भारतीय सदस्य तथा 
उत्तरदायी मन्त्री भी इन आदेशोंके छिए उतने ही जिम्मेदार हे, जितने कि विभिन्न 
प्रान्तोंके गव्नेर। मान छीजिए कि असहयोगी लोग दुष्ट है। तो क्या सहयोगवादी उनके 
वियद्ध सत्ताके मनमाने प्रयोगसे सन्तुष्ट हे? गोरखपुरके श्री रघुपति सहाय होना चाहते 
तो डिप्ही कलक्टर हो सकते थे। वे एक सुसरक्ृत शिक्षाशास्त्री हैं। किन्तु उतका 
यह दुर्भाग्य है कि उनमें संगठनकी योग्यता है, और गोरखपुरके तागरिकोपर उतका 
प्रभाव हैं। मुझे अभी अख़बारोसे मालूम हुआ कि उनकी भी वाणीकी स्वतत्वतापर 
रोक छगा दी गई है। देश्वमें कोई हिसाका प्रचार नहीं करता --श्री रघुपति सहायसे 
तो ऐसी आशा ही नहीं की जा सकती। किन्तु इस “अपनी” सरकारके अधीन एक 
भजिस्ट्रेटको ऐसी सत्ता प्राप्त थी कि उसने उनके सावेजनिक सभाओंमें बोलनेपर रोक 
लगा दी है। 


[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ९-३-१९२१ 


२१२. वाइसरायके दो भाषण 


परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयने दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हे; एक खिछाफृतपर' 
और दूसरी असहयोग' तथा उसके परिणामस्वरूप सरकारने अपनी जो नीति निर्धारित 
की है उसपर। खिलाफतपर परमश्रेष्ठने सरकारके मनोभावका बिलकुल सही आभास 
दे दिया है। वे समझते हे कि भारतके मूसलमानोंके दावेकी सिफारिश करके उन्होंने 
उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह निभा दिया। इसके विपरीत, भारतीयोका 
कहना है कि भुसलमानोंके लिए इतने महत्वपूर्ण मामलेमें वाइसराय महोदयकों भर 
देखनेपर कि सम्राट्की सरकारने भारतीय दाबेकों नामजूर कर दिया है, त्यागपत्र दे 
देना वाहिए था। राष्ट्रसंघकी समितिकी बैठकर्में ज्रिटेन बेवस था, यह दलीऊ कोई भी 
स्वीकार नहीं करता। छोगरोंको यह भी याद होगा कि जब सेवरकी सन्पिकी शर्ते 
प्रकाशित हुई थी, तब वाइसराय महोदयते उसमें प्रधान मन्त्री महोदयकी भूमिकाकी 
बड़ी रमम्बी-चीडी वकाकृत की थी। लेकिन फिर ऐसा क्यो है कि वे उसके बाद अब 


३. रजधपति सहाय फिराक ; गादमें शठाह्बाद विश्वविभाष्यमें मराचापे; व्यूके कवि । 
२. देखिए परिशिष्ठ ३ | 

३० देखिए परिशिष्ट ३ । 

$. १४ मई, १९२० को । 


डरेट सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मुसलमाचोक़े दावेकी वकाछृत कर रहे हे। यदि असहयोग तर किया जाता, तो क्या 
वे ऐसा करते ? और जब भी उन्हें क्या कहना है? यदि मुसलमानोंके दावेको नामंजर 
कर दिया जाता है ०७8 चालू रहता है तो उनका खयाल है कि उसके परि- 
णामस्वरूप अराजकंता फढेगी। अतः, दे धमकी देंते हे कि व्यवस्थाको पुन. स्थापित 
करनेके लिए सरकार आगे आयेगी। व्यवस्था “ पुनः स्थापित ” करनेका क्या मतरूव 
है, सो हम जानते हे। वाइसराय महोदय भूछ जाते हे. कि यदि भारतमें बराजकता 
फैली तो वह इसलिए फछेगी कि साम्राज्य-तरकार और भारत-सरकार दोनोने भारतकी 
तीस करोड़ जनताके प्रति अपने कत्तंव्यकी घोर अवहेलना की है। 

कोई वाइसराय भारतके मामछेकी सिफारिश-भर करके सन्तुष्ट रह सकता है। 
लेकित क्या भारत इतनेसे सन्तुष्ट रह सकता है? जो भूखसे मर रहा हो वह क्या 
मात्र सहानुमूतिसे सन्तुष्ट रह सकता है, विशेषतः जब वह जानता है कि सहानुभूति 
देनेवाला सहानुभूतिसे कुछ अधिक भी दे सकता है? जब भारत सरकार हमसे एक 
अनैतिक वरिष्ठ सत्ताकी वात माननेके हमारे कत्तेव्यकी दलील पेश करती है, तव उसे 
उस सत्ताके खिलाफ हमारी आछोचनाका भी भागीदार होना पड़ेगा। जो आदेश 
विश्वास और न्यायभावनाकों तोड़कर जारी किये जायें, उतका पालन करना किसी भी 
सेवकका कर्च॑व्य नहीं होता। सेवरकी सन्वि ग्रम्भीरतापूर्वक दिये गये वचनोंकों तथा 
त्याय औौर ईमानदारीके सर्वस्रामान्य सिद्धान्तोंको भंग करती है। जो भूखे मनुष्पके ताथ 
सच्ची सहानुभूति रखता है, उससे यही बपेक्षा की जायेगी कि वह भूखेक्े कष्ठोमे 
हिस्सा बेंढाये, उससे यह आजा तो नहीं की जाती कि यदि भूखके मारे उस भूछे 
व्यक्तिके पायल हो जानेके लक्षण दिखाई दें, तो वह उसे गोली मार दे। अत. यदि 
भारतमें अराजकता फैली तो इसमें उसका उत्तरदायित्व होगा भारत सरकार और 
उद लोगोंपर जो उसके अन्यायोंके वावजूद उसके पञ्षका समर्थन करते है। यह दायित्व 
उनपर नही होगा, जो उसके जैसे अन्याय करनेसे इनकार करते है, और लोगोकों इन 
भारी अव्यायोंकों भुछा देनेकी प्रेरणा देनेका असम्भव कार्ये करनेसे इनकार करके, उनके 
क्षोभकों एक उचित दिल्ला देनेका प्रयत्त करते हैं। 

इस सरकारकों शैतानकी सरकार कहा गया है, इसपर वाइसराय महोदयकों 
आदइचर्य होता है। इस विश्येषणको उन्होने अपने लिए इस्तेमाल किया गया माना है, जो 
ठीक नहीं है। कारण, किसीने व्यक्तियोंपर शैतान होनेका आरोप नहीं छगाया है। 
वाइसराय महोंदयने कहा है कि इस तरह तो उनके भारतीय सहयोगियोको भी इस 
कोटिमें शामिल कर लिया गया है। यह कहकर उन्होने अपने तई तो वढी चतुराई की, 
किन्तु यह कुछ इतनी भोंडी किस्मकी चतुराई है कि इससे कोई भी वोलेमें नहीं गायदा। 
मगर वाइसराय महोदय और उनके सहयोगी-- चाहे वें भारतीय हों, चाहे वंग्रेज -- 
जिस शासन-प्रणाठीकों चला रहे हे, उसमें शैतानियतके सारे लक्षण वर्तमान हु; 
वह धोजेवाजी, पासण्ड और वेईमानीसे भरी हुई है, उसके अमछदार मौका आनेपर 
भोर अत्याचार करते हूँ; और फिर वे एक ओर तो इन बत्याचारोंका बौचित्य सिद्ध 
करते है और दूसरी ओर दवी जवादसे अपने दोष भी स्वीकार करते है। परमश्रेष्ठको 


वाइसरायके दो भाषण ४२९५ 


मे आश्वस्त करता हूँ कि अततहयोगमे किसीके प्रति पक्षपात नहीं है। असहयोगियोके 
दलमें किसी भगेजके लिए भी एक सम्मानपूर्ण स्थान वरावर सुरक्षित है और कोई भी 
भारतीय सहयोगवादी, एक बुरी सरकारके अपराधोका साझ्षीदार होनेके नाते जैसी 
आडोचनाके योग्य है, वैसी आलोचनासे बरी नहीं किया जायेगा। 

पदमश्रेप्ट जब असहयोगका मुकाबछा, सहयोगके प्रचारसे करनेका सिद्धान्त घोषित 
करने £, नो उनकी रिविति सबसे अधिक मुरक्षित प्रतीत होती है। उन्हें इस वातसे 
जितना बने सन्‍्तोष प्राल करनेका हुफ़ है कि अगहयोगके भाद्वानके प्रति खितावयापता 
लोगो और प्ियाथियोमें से बहुत बमने उत्साह दिखाया और नह कौसिलोंके सदस्य 
बनने दिए फाफी भारतीय मिल गये है। किन्तु अमहयोगी यद्यपि स्वीकार करते है 
कि रस भाद्यानके प्रति ओर अधिक छोगोको उत्साह दिसाना चाहिए था फिर भी 
उर्दे एस बात सन्‍्तोष हे कि सरकारी खिताब, सरकारी स्कूल तथा कानूनी अदालते 
दोगोरी सजस्से बिर गे 7। ये सम्वाएें अब वैसी ही अन्धश्रद्धाकी पात्र नही रही, 
जैगी फमो थी। भमहयोगियोक़ों गन्‍्तोप दे कि वकाछूत करनेवाले वकीछ तथा सिताव- 
गाणवा छोब जब नेता नही हो सकते। थे जानते हूँ कि जिन्होंने खिताव, वकालत 
नथगा सराग़री हू नर्ी छोटे है, ये भी मनसे असहयोगी है तथा अपनी कमजोरी 
सपीगार करने 7। 

परमतेछ+के जिन सलादकारोन उन्हें यह विश्वात्त दिलाया है कि असहयोगियोने 
जन साधारंगगी जोर घ्यान रैना अभोन्‍्जनी शुरू किया है, उन्होने दरअसल उन्हे गुम- 
साठ ही किया है। सच तो यह है कि थे ही हमारे एकमात्र अन्तिम आधार हे। 
फिलु /म अभी उन्हे झोतनें नही था रहे हैं। हम उन्हें बैयपूर्क तवतक राजनंतिक 
शिक्षा थे रद्ेगे जबसक थे निरापदशासे कार्य करनेक्े छायक नहीं वन जाते। हमारे 
लड़ पढ़ विययर्में कोई भ्ग नहीं रोगों चाहिए। जिस क्षण हमें यह विश्वास करनेका 
उसित कादग दियाई देगा कि एुर्फीं, जक्ती आह क्षोभ-गनक कानूनी कार्रवाइयोंके 
बानमूद भारत सियाही भौद किसान अल्िसापर कायम रहेगे, उसी क्षण हम इन 
मिगाहियोंने आने हथियार छोट देने और क्रिसानोसे ऊुगान देना बन्द कर देनेके लिए 
कहेंगे। हमारी कामना यहीं है कि उस स्थितितक पहुँचनेकी आवश्यकता ने पढे 
ऐसा गम्भीर फदम ने उठाना पट, उसे छिए हम बुछ भी उठा नहीं रखेंगे। किन्तु 
यदि समय्र भाया भौर भावश्यकता उत्तत हो गई तो हम पीछे भी नही हटेंगे। 

[अंग्रेजीमे 
यंग इंडिया, ९-३-१९२१ 


4 


२१३. सन्देश : किसानोंको 


[९ मार्च, १९२१] 


यदि हम नीचे छिखे हुए नियमोंका अच्छी तरह पालन नहीं करेगे तो हमको 
स्व॒राज्य नहीं मिक सकता, न हमारे दुसरे दुख दुर हो सकते है। 

१ हमें किसोकों मारना नहीं चाहिए और ते छकड़ी चलाना चाहिए। हमे 
किसोको ते गालो देता चाहिए और न दुसरी किसी तरह जबरदस्ती करता चाहिए। 

२ दूकानोकों नहीं छूटना चाहिए। 

३ जो हमारा कहा न माने उसको मूहत्वतसे अपताना। उसको मारपीट नहीं 
क्रता। उप्तका पानी, हज्जाम, धोबी भी वन्द न करना। 

४ सरकारका और जमीदारोका पोत या लछगान बन्द नहीं करना। 

५ जमीदार यदि कुछ दु.ख्व दें तो संयुक्त प्रान्तीय किसान सभाके समापति 
पंडित मोतीछाछजी तेहूूको खबर देना, और जो-कुछ वे कहें, बसा करना। 

६ याद रखना कि जमीदारोकों भी हम मित्र बताना चाहते है। 

७ हँस इस समय कानून-मंगकी लडत नहीं चाहते है। इसलिए सब कानूनी 
आज्ञाओंकों मानना। 

८. रेलगाड़ी इत्यादिकों न रोकना। न जबरदस्ती बिना टिकट उसमे बंठता। 

९ यदि हमारे किसी तेताकों सरकार पकड़ छे तो उन्हें न घेरता, न कुछ 
दंगा या तुफान करना। सरकारके किसीको पकडनेसे हम नही हारेगे। हम हारेगे तब, 
जब पागक्त बनकर कुछ नुकसान करेगे या मारपीट करेगे। 

१०. दारू, बीड़ी, तम्बाकू और सब दुव्यंसनोकों छोड़ता। 

११ परस्श्रीकों मौअ॒हन समान समझता, उसकी रक्षा करा। 

१२ हिल्दू-मुसछमानके बीच प्रेम रखता। 

३, हिन्दू जातियोंमें किसोकों नौच-ऊँच, अछूत -- ऐसा नहीं समझ्नतता। सबसे 
समदृष्टि और अतभाव रखता। हम सब भारतवासी भाई-बहन है, ऐसा भाव 
रखनता। 

१४, जुआ नहीं खेलना। 

१५. चोरी नहीं करना! 
१६ झूठ हरमिज नहीं बोलना। सत्य ही हमेशा कहता और सच्चा व्यवहार 
क्रना। 


१. भदबक़ी वाजके दौरान गांवी्णनि यह सन्देश स्ुक्त आ्रन्त (सर उत्तर )के किसानों 
दिया था । मूल हिन्दौका एक खतत्त भंग्रेजो ललुवाद ९-३-१९२१ के पंग इंडियामें भीछ्या था। 
इस सत्देशके आज़में उपलब्ध पाठकों रगभग अविक छुपमें दिया था रहा है। 


पत्र॒छि० गु७ प्र० उ० के सदस्योंको ४२७ 


१७. हरएक परम चरपा दाखिल करना बोर दूसरे कामोसे जितना समय बच्चे 
बहू सब क्तावुहय भूत काननेम दें। ऊइके-लडकियोकों भी छूत कातनेमें छगाना। 
मममेक्म चार घदा रोज यूत कातनेमें दिया जाये। 

. १८: परदेणी काग्गा त्याग कर अपने काते हुए बूतमें से जलाहेके मारफत 
का बुनवाक्र पहनना। हु 

१६ आने संगगेंद्धा फकडा जदालतोसे नहीं करना परन्तु पचकी मारफत तथ 

वारना। 

याद झसना दि सबसे बड़ी बात यह है कि हम गुस्सेकों रोफे और मारपीट ते 
करे। फोई हमें मारे नो उस मारोगी परवाह ने करना। 


मोहनदास करमचन्द गांधी 


नाग, ६८-२-६१२१ 


२१४. पत्र: शि० गु० प्र० स० के सदस्पोंको' 


अम्वाला 
९ मार्च, १९२१ 


साठपानी, 

आयता वाद और बह प्रस्थाव भी सिलछा जिसमें ननकाना काण्णकी जौच सरकार 
दिन तरदसे झद शी है उ्रमकी निन्‍दा की गई है। उस जाँचमें अविश्वास प्रकट 
फिया गया है, और एक गैर-सस्कारी जाँच-ममिति नियुक्त को गई है। प्रस्ताव मेने 
पद लिया है। प्रस्‍्ताय द्वारा मु्ते समिनिका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रकार 
मेरा जो सम्भान किया गया दे में उसकी कदर करता हूँ, किन्तु मुझे भय है कि सें 
तानगा समिति और सिख समाजकी कोई उपयोगी सेवा नहीं कर सकता जबतक 
समितिफी नियुगितका उद्ें्म सरकारी जाँचके सम्भावित दुष्प्रभावोको काट करना मात्र 
है। “मिग लीग और अन्य राष्ट्रीय सस्थाओने असहयोगका जो प्रस्ताव पास किया 
है, उसमें वस्तुत. सरकार द्वादा की जानेवाली जाँचमें भाग लेने या सहायता देनका 
निषेध किया गया है। उसलिए में तो सोचता था कि आप असहयोगके आवारपर ही 
उस जाँयसे अबग रहेंगे, चाहे फिर जाँचका उद्देश्य अस्थायी या आशिक तौरपर कुछ 
सात बानोंमें घोद्ी राहत देना ही क्यों न हो। आपने जाँचमें जो अविद्वास प्रकट 
फ़िया है, वह मेरी दृष्टिमें उस सरकारसे सहयोग करनेकी निरथंकताका एक और 
उदाहरण है जिमको, यदि वह अपने तौर-तरीके नहीं सुधारती तो हम नष्ट करनेकी 
फिकमें है। इसछिए मेरा जापसे अनुरोध है कि आप अपने प्रस्तावपर फिरसे विचार 


१. विरेगणि शुदद्वारा प्रन्‍न्षक् प्रपिति | 


४२८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


करें और यथा तो बसहुयोगकी दृष्टिसे निर्णय करे अथवा आपने मेरे ऊपर जो विम्मे- 
दारी डाली है उप्तसे मुझे मुक्त कर दे। 


आपका, 
भो० क० गांधी 

[ अंग्रेजीसे | 

ड्विब्यून, १३-३--१९२ ६ 


२१५. सिख जागृति 


सिखोंगे जबरदस्त जागृति आ गई है! सिख कौम इतनी पराक्रमी है कि उसकी 
जागृति या तो हिन्दुस्तावकों आठ महीने पूरे होनेसे पहले आजादी दिला देगी था फिर 
हिन्दुस्तानकी आजादीकों रोक देगी। सिखोंमे मानसिक और शारीरिक दोनो तरहका 
वल्ल है। वे तदवारके घनी हे, और कहा जा सकता है कि उनका मनोबछ भी कम 
नही है। 

उनकी संझ्या तीस छाख मानी जाती है। आजतक में सिख सम्परदायकों हिू- 
धर्मका ही एक सम्प्रदाय मानता था। लेकिन सिखोंके नेता सिख-बमेंको एक पृथक 
धर्म ही मानते है। गृद्भानक उसके जन्मदाता थे। गुरु गोविन्दर्सिह उसके रक्षक भे। 
कुछ मिलाकर सिख दस गुरु मानते हे। गृरवावक स्वयं तो हिन्दू ही थे छेकित सिख 
नेता मातते हे कि उन्होने नये धर्मका प्रवर्तन किया। उनके बाहरी लक्षण पौँच “क मे 
निहित हूँ। वे पाँच वस्तुएँ केश, कंपी, कड़ा, कच्छ और कृपाण है। दाढी और चोटी- 
को वे वही मुँडाते इसलिए कंधीकी जरूरत है। कलाईमे लछोहेका कड़ा पहतते है; वह 
संयमकी निशानी है, कच्छक्ी वात आसानीसे समझमें आनेवाली है। छपाण कथरका 
ही एक प्रकार है। वे उसे धर्मकी रक्षा करनेकी शक्तिकी निशानी और शत्रुको 
आतकित करनेवाली वस्तु मानते है। कुछ वर्ष पहलेतक इनपर विशेष जोर नही 
दिया जाता था, छेकिस आजकल नौजवान सिख इन पाँचों वस्तुओपर बहुत जोर देने 
छग्रे है और जो अपने आपको सिख मानते हुए भी इन पाँच चिल्लोंकों नहीं रखते 
सुधारक उन्हें सिख मानते ही नहीं। सुधारक तो स्थियोसे भी कषाण बारण कसा 
रहे हे। धारकों 

में एक बुजूंग सिखसे मिला तो उन्‍होंने मुझे बताया कि सिख वर्षाअरम धर्मको 
नही मानते; उनमें ऊँच-वीच नही है, अस्पृश्यता नहीं है, वें मूर्तिपृणाको पाप मानते 
है, राम-कृष्ण आदिको मान देते है छेकित हिन्दूधमंर्में उनका जो स्थान है वे उन्हें वह 
स्थान नही देते। वे गो-रक्षांकों भी नहीं मानते हालाँकि गोमांस नहीं खातें। वे पुन- 
जन्म और मोक्षमे विश्वास करते है। ' वेंदों' को अथवा अन्य हिन्दू बास्तरोंको वे कक 
मान नहीं देते। उनका घधर्म-प्रत्थ गुरुओंकी वाणी है! उससे भिन्न किसी बास्त्रको 
घर्मशास्त्रके झुपमें नहीं मानते। उनमें तस्वाकू और शराबकों तिषिद्ध माता गया है 


सिख्ध जागृति ४२९ 


सिखोंके मन्दिरकों गुरुद्वारा कहते हे। सुधारकोका खयाह्ू है कि गुर्द्वारोमे 
भाचारका स्तर गिर गया है और उनमे रहतेवाले महन्त बहुधा वुराचारी और पाश्नण्डी 
होते हें। कुछेक गुरुद्वारे ऐतिहासिक हे। ऐसे सब गरुद्वारोपर कब्जा करना, उसके 
सुपारक दइष्ट समझते हे। यह आन्दोछन उसमें सुधार दाखिछ करने तथा उन्हें एक 
समितिकी सत्ताके अधीन करनेके छिए चकाया जा रहा है। वह पिछले कुछ वर्षोसि 
चल रहा है। उसमें कुछ बड़े-बड़े सिख्र नेता, जैसे कि सरदार सुन्दरसिह मजीठिया, 
भी शामिल्त हे। असहयोग आन्दोछूतके बादसे यह आन्दोलन कुछ अधिक उग्र हो गया 
है। सिखोके मण्डल जिन्हें अकाली जत्था या अकाछी दल कहा जाता है, इन गुरुद्वारो- 
का कब्जा छेते जाते हे। ऐसे दल स्थान-स्थानपर फैल गये हे। अमृतसर उनका ग्ढ 
है। ये अकाली सिख पूर्वोक्त पाँच वस्तुओकों घारण करते हे, इतना ही नहीं, वे काली 
पगड़ी वाँघते हे, कन्धेपर काछे रंगकी पट्टी रखते हे और एक मोटी छाठी भी रखते हे 
जिसके सिरपर एक छोटा-सा परशु छुगा हुआ होता है। किसी-किसी छाठीमे परजु 
नही होता। ऐसी टुकडियोंके पचास अथवा सौ व्यक्ति जाकर गुरुद्वारोका कब्जा 
लेते है। उनका कहना यह है कि इन टुकड़ियोंका इरादा जबरदस्तीसे कब्जा लेनेका 
नही होता, थे छोग स्वयं मार खाते हे परन्तु मारते नहीं। फिर भी पचास अथवा 
अधिक व्यक्तियोंकी टोलीका किसी स्थानपर इस रूपमे जाना एक प्रकारसे शस्त्रबक्लन- 
का प्रदर्शन ही है और उससे गुरुद्वारेके रक्षकोका डरना भी स्वाभाविक ही है। 

इस कार्यमं जबरदस्तीका प्रदर्शन हो या न हो, छेकित इससे उनके एकाधिक 
बड़े गुर्दारे अकाली जत्थेके कब्जेमे जा गये है और इस प्रयलमें उन्हे छृगभग १६० 
व्यवित खोने पड़े हे। 

सबसे अधिक व्यक्तियोंकी जाने इन गुरुद्वारोमे सर्वश्रेष्ठ गुरुद्वारेका कब्जा छेनेमें 
गई। इस गुरुद्वारेका नाम ततकाना साहब है। वह छाहौरसे चालीस मीछ दूर है। 
रेलवे स्टेशनका नाम भी वही है। यह गुरुद्वारा गुर तानककी यादमें बनवाया गया 
है। ननकानामे एक नहीं बल्कि पाँच गुरुद्वारे हे। उसमें एक स्थान ऐसा है जहाँ 
कहा जाता है कि एक सर्पने निर्दोष भावसे गुरु नानकके सिरपर अपने फनकी 
छाया की थी। इस गुरुद्वारेपर महत्त तारणदासका कब्जा था। कहते हे कि वह विषयी 
व्यक्ति था। उदासी होनेके बावजूद उसने एक स्त्री रख छोड़ी थी। अनुमान किया 
जाता हैं कि उसकी वाषिक आय पाँच छाख होगी। इस गुरुद्धारेपर अकाछी दछकी 
नजर पहलेसे ही थी। उतका विचार ३-४ मार्चकों कोई कदम उठानका था। क्ेकित 
स्वर्गीय सरदार लछमत्सिह और स्वर्गीय सरदार दलीपसिह प्रतीक्षा न कर सके। ये 
दोनो सर्धार छखपत्ति थे। इनमें से पहल्ले सरदारने ननकाना साहब जानेका निश्चय 
किया। उनके साथ छगभग दो सौ व्यक्ति होंगे। सरदार दलीपसिहने सरदार लछमन 
सिहकों रोका। लेकिन उन्होने कहा कि में यह प्रतिज्ञा करके चला हूँ कि ' मुझे प्रन्थ- 
साहबके आगे माथा ठेकना है, वैसा करते हुए अगर भाग्यमे मरना छिख्ता होगा तो 
महूँगा। ' पिछली रात ही सर्वर दलीपरसिह अन्य सिख भाइयोके साथ मुझसे बातचीत 
कर रहे थे। मौत उनको खीचकर ननकाना साहव के गई। भरता वे अपने मित्रको 


४३० सम्पूर्ण गांधी पाइमय 


बकेले कैसे जाने देते? वे भी साथ हो छिये। २० फरवरीको, रविवारक्षे दिन, 
सेरे-सवेरे यह सिख दल भा पहुँचा। 

नारणदासको गुरुद्वारेपर हमरा होनेका भय तो पिछले कई दिनोसे था ही। 
उसने तैयारी कर रखी थी। हथियार और गोछा-बारूद आदि एकत्र कर रखा था। 
आसपास कोठरियाँ बता एक किले-जैसी दीवार खडी कर रखी थी बौर कोठरियोमे 
बन्दुक दागनेके छिए छेद बना रखे थे। मुख्य दरवाजेपर छोहेके मोटे पतरे जब 
दिये गये थे। ऐसी व्यवस्था की गई थी कि एक बार अन्दर जानेपर कोई व्यक्ति 
जीवित बाहर नहीं जा सकता था और दखाजा बन्द होनेपर वाहरसे कोई एकाएक 
भीतर भी नहीं था सकता था। मन्दिर इन कोठरियोके छूगभग मध्यमें स्थित है। 
अन्दर संगमरमरका फरशं है। 

रविवारकों छछमनसिह गौर उतकी टुकडीने गुरुद्वारेमें प्रवेश किया। कहा जाता 
है कि उन्होने केवछ “दर्शन” करनेके उद्देश्यप्ते ही प्रवेश किया था। उनका इरादा 
उस दिन कब्जा छेनेका न था। । 

नारणदास तो भयभीत था। अपराधीका मन कायर होता ही है। वह पागल 
ही हो गया था। वह अकाली दरूकों अपना शत्रु मानता था। छछमनसिहने प्रत्थ- 
साहबके भागे जिस समय अपना सिर झुकाया उसी समय नारणदासके भादके 
हत्यारोने गोली बरसाना घुरू किया। कहते हे कि हत्यारे कोठरियोकी छतोपर थे। 
ग्रन्थसाहबपर और संगमरम रकी उत्नीक्षे स्तम्भोपर मेने गोछियोंके निशान देखे है। 

लक्षमतसिह गिर पष्ठे। वे बुरी तरह घायल हो गये थे, शरीर लहूलृहात था 
पर दे थे अभी जीवित। कोई कहते हे कि उन्हें इसी अवस्थामें घसीट कर छे बाबा 
गया भौर पासके एक पेढ़से बॉधकर जला दिया गया। मेने पेड़का जला हुआ तना 
और रक्‍्तकी लकीरे भी देखी हे। 

टुकडीके अन्य खोगोंने कोठरियोर्में शरण ली। कोई कही बोर कोई कहाँ, इस 
तरह सब अपनी जान बचानेकी कोशिश करने छगे। छेकिन महन्त तो पायत हो गया 
था। और उसके पास हत्यारोका दक्त था ही। उसने सबको जातसें मार डालनका 
निरचय फ्षिया। इन कोठरियोमें ये सुधारक वीर जहाँ-जहाँ छिपे हुए थे, उन्हें वहाँ- 
वहाँ दँढवाकर उसे उम्हें बुरी तरह पीटा, अधमरा कर दिया और अन्तमें उनके हाथ- 
कान आदि काट लिये गये। क्षणभरक्षे छिए इस पवित्र भूमिपर मनुष्य राक्षत बन 
गया। उसने छायरकों भी मात कर दिया। इतना ही काफी नहीं था। कौत जाने अपदी 
निर्दयताबे लज्जित होकर अथवा इस शर्मको ढेंकनेके छिए कि उसके पक्षका एक भी 
व्यक्ति नहीं मारा गया, हस विकराछ महन्तने छात्बोको इकट्ठाकर उनपर मिट्टीका 
तेल छिड़ककर उन्हे भस्म कर दिया। गुरुद्वारेमें जो लोग गये थे उनमें से एक भ्नी 
व्यक्ति जीवित बाहर व जा सका। अकाली दलकी ओोरसे अभीतक एक भी व्यक्ति 
ऐसा नहीं मिला जो इसकी साक्षी दे सके। दलीपसिह वाहर ही रह गये थे। कहा 
जाता है कि उन्होंने महल्तकों समझाया-बुकावा। छेकित वह क्या कोई बात सुनन- 
समझनेवाछ्ा था? उसने दल्लीपसिहकी भी दृत्मा कर ढाली बोर उन्हें बाहर ही 
जला डाडा। 


सिद्ध जागृति ४३१ 


इस तरह धर्मेके लिए, धमंके मामपर डढेढ सौसे भी अधिक सिखोने अपने प्राण 
उत्सग कर गुदद्वारेपर अपना स्वामित्व सिद्ध कर दिया। 

मेने एक सरदारसे पूछा, “आप एस वलिदानकी हिन्दुस्‍्तानके लिए क्या कीमत 
भआँकते है ? ” उत्तदे कहा, “इस वलिदानसे कोई अकेले सिखोकी ही ताकत नहीं बढी 
है, वरन्‌ समस्त हिन्दुत्तानकी वढी है। और स्वराज्य मिलनेसे पहले हमें ऐसे अनेक 
बलिदान देने पढ़ें तो इसमें आाइचयंकी कोई वात नहीं होगी। इस वलिदानमे सारी 
दुनियाक्तों बता दिया है कि हिन्दुस्तानमें कैसे वीर व्यक्ति पढ़े है। ” एस सरदारकी 
बाठ सही है। 

जिम दिन इन शहीदोका अग्नि-सस्कार हुआ, उस दिन मौछाना अवुछ कछाम 
आजाद और में मिखोक्ती एक सभामें शामिल हुए थे।' वहाँ उन्होंने एक अत्यस्त 
महत्वपूर्ण दापय कहा, “ एक मिस्र गुरुद्वारेकों ढेंड सौ सिस्ोने अपने रुधिरसे शुद्ध किया 
है। र्न्दुस्तान झूपी गृरद्वारेकों छुद्ध करमफे लिए अगर हम सबको शहीद होना पढे 
तो एममें कया आाएचयं है? ” 

आदएये हम इन भावयोंवों वलिदानकों जरा गहराईसे देखें। यदि उनका उद्देश्य 
बल-प्रदर्णनके द्वारा गुष्द्वारेपर कब्जा करनेका था तो उसमें उनका हेतु शुद्ध छेकिन 
साधन अद्द्ध माना आयेगा। छेकिन चूंकि वे त्वय ही मृत्युकों प्राप्त हुए इसलिए 
समार हम्ेणा उनकी वहादुरीका बखान तो करेगा ही। 

यदि वे मिर्फ दर्शन” करनेके इरादेसे ही गये हो ढेकिन अपना वचाव करते 
हुए मुन्युकों प्राप्म हुए हो तो भी जगत्‌ उनकी वहादुरीकी स्तुति करेगा और उनके 
सापनाझे बारेगें पका नहीं करेगा। छेकिन यदि वे सिर्फ “दर्शन के हेतुसे ही गये 
हों बौर अपने पास हृथियार होनेके वावजूद उन्होने उनफो उठाए बिना चुपचाप मृत्युफा 
आहलिगन किया हो तो दुनियाके सामने द्ान्तिमय क्षात्रवकतका उन्होने एक ऐसा उदाहरण 
पेश किया है जिसकी आवृनिक कालमें कोई मिसाल नही है। अगर ऐसा ही हुआ 
हो तो एस युगर्मे यह बात मिफ्फ हिन्दुस्तानमें ही हो सकती है। सन्तोषजनक वात तो 
यह है कि जिन-जिन सिखोंके साथ मेने इस सम्बन्धमें वात की है उनमें लगभग बिता 
किसी अपवादके प्रत्येक सिखकी यही मान्यता है कि ये ढेंढ सो वहादुर व्यक्ति 'दर्षात 
करनेके लिए ही गये थे और शल््त्र उठानंकी स्थितिमें होनेके वावजुद, चूंकि वे शान्तिसे 
ही फाम छेनेकी प्रतिज्ञा परके पहां गये थे, उन्होने शास्त्र नहीं उठाये और मृत्युको 
प्राप्त हुए। 

अगर यह बात सच हैं तो यह अ्िसामम असहयोगका एक परिपूर्ण उदाहरण 
हैं भर मेरी दृढ मान्यता है कि उसका हमारे स्वराज्यके आन्दोढनपर धहुत भहत्वपूर्ण 
असर होगा। 

सरकारकों छाहौरमें जब यह खबर मिली तब उसने तुरन्त ही खास ट्रेनसे सेना 
भेजी भौर महन्त तथा उप्तके जो साथी गुदद्वारेमें मिछे उत सबको कंद कर लिया। 
दूपरे अथवा तीसरे दिन गुरुद्धारेका कब्जा उसने अकाली दरकी समितिकों दे दिया। 


१३. भी में, २० फजरी, १९२१ को । 


डरे२ सम्पूर्ण गाधी वादमय 


तथापि सिख भाइयोंकों सरकारपर विश्वास नही है। वे मानते हे कि महन्तकी तैया- 
रियोंसे सरकारी अधिकारी अवभिनज्ञ नहीं हो सकते थे। क्ेकिन इस स्थानपर में सर 
कारके दोपपर विचार नहीं करना चाहता। 
हमें सिफे एक ही वातपर विचार करना है कि इससे हमे क्या सीख मिलती 
है। हम मरकर अपनी ताकतकों इतना बढ़ा सकते हैँ जिसकी कोई सीमा नही वाँवी 
जा सकती। यदि सिखोंने महत्त और उसके साथियोंकों मार दिया होता अथवा उन्हें 
घायल कर दिया होता, या दोनों पक्षोके व्यक्ति समान सस्यामे मारे यये होते तो 
अकाली दलमें आज णो शक्ति आा गई हैं वह कभी न आती। यद्यपि भरे तो सिख 
है तथापि डर रहे है महन्त और अन्य छोग, जिनका गुद्धारोंपर कब्जा है और जो 
अपने स्वार्थके लिए इस कव्जेकों बनाये रखना चाहते हे। भय यह है और ऐसा 
अनेक समझदार सिख समझते है कि अपनी विजयके इस अवसरपर यदि सिख भाई 
आवेशर्मं अपना विवेक खो वैठेगे तो वे अपनी अजित कमाईकों खो वैठेंगे और कौम 
निस्तेज हो जायेगी। 
इसके अतिरिक्त और भी ग्रम्मीर प्रदन उठते है, मे अमी इस समय उनकी 
चर्चा नहीं करना चाहता, क्योकि फिलहाल गुजराती पाठकोंको उसकी आवश्यकता 
नहीं। प्रसण आनेपर में पाठकोंसे उत्तका जिक्र करूँगा 
[गुजरातीसे | 
नंवजीवन, १३-२-१९२१ 


२१६ पत्र: जी० ए० नटेसनकों" 


वम्बई 
१४ मार्च, [१९१शी 


प्रिय श्री नटेसन, 

कूछ आपका तार भिछा। श्री गाधी महसूस करते है कि उन्हे बआापके यहाँ ही 
पूरी मानसिक शान्ति मिलेगी. छेकित वें आपको किसी अठपटी स्थितिमें नहीं डाडना 
चाहते वे आपकी स्थिति भलीभाँति समझते है और इसलिए उनकी इच्छा है कि 
इस वार बे उन्हीं लोगोंके साथ ठहरे जो फिलहाल उनके साथ है। उनको पुरा विश्वास 


१. सष्ट दी प्र गांधीणीकी ओरसे महादेवभाई देतानि जिछा था । 

३, पत्रके पाठ्ले जान पढता है कि यह १९२ में छिखा गया थ॥ देखिए “फा4 णी० ए० 
नटेसनकों ”, ४-४-१९२१ | 

३« अप्रैल्के आाउममें अपनी प्रस्तावित मद्रात-यात्रामें । 

४, भ्री बेसन भसरपोग्े पक्षमें नहीं थे । 


टिपणियाँ ४३३ 
है कि आप इसका बुरा नहीं मारनेंगे। अब भापको उनके ठहरनेकी जगहके बारेमें बिल- 
कुछ चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है। 

हृदयसे आपका, 


म० ह० देसाई 
अंग्रेजी पतर (जी० एन० २२४३)की फोटो-नकछसे। 


२१७, तार; विजयराघवाचार्यको 
[१४ मार्च, १९२१ के बाद ]' 
अभी पत्र मिला। ३० तारीसकों मेरसे बेजवाड़ा' पहुँचनेकी आश्गा। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एय० एन० ७५०३)की फोटो-नकल से। 


२१८ टिप्पणियाँ 


मानवता घनाम देशभक्ति 

एफ भाएने मेरा ध्याव सिसोंके नाम झिसे मेरे पत्रमें' की गई अपील की ओर 
आऊपित किया है। उनके विचारसे, उनकी मानवीय भावनाकों छूतके बजाय उनकी 
देशनक्ििंकी भावनाकों जगानेके लिए की गईं यह अपीछ अनुचित है। जिस अशपर 
उन्होंने आपत्ति की है, वह इस तरह है. 

हत्पारोके वियद्ध न्याय मॉँगनेका शुद्धतम मार्ग यही है कि न्याय न माँगा जाये। 

हत्यारे-- घाहे तिप्र हो, पठान हों. अयवा हिन्दू हो-- हमारे देववासी हें। 

उनको दण्ड देनेंसे अब मृत व्यक्ति फिरसे जीवित नहीं हो सकते। जिनके हृदय 

इस वेदनासे दग्ध है, उनसे में फहूँगा कि वे ह॒त्यारोंकों क्षमा कर वें -- इसलिए 

नहीं कि वे फाजोर हैं। फमजोर तो वे हू ही नहीं, उनमें इन हत्यारोंको 

दण्डित फरानेफी पूरी क्षमता है। अतः वे उन्हें क्षमा फर दें इसलिए कि 

उनकी शपित अपरिमित है! शक्तिवान ही क्षमा फर सकता है। 

मेने इस अशकों वास्त्रार पटा है। मुझे छगता है कि में आज भी उसका 


७ 


कोई शब्द नहीं बदलना चाहूँगा। उस पत्रमें मेने सिखोसें जो अपीज की है वह उनके 


१. पद तार भरी मिजयराध्वाचायके १४ मोचे, १९२१ के पत्के उत्तरमें था । 

२, यहां ३१ माचे, १९९१ को भखिर भारतीप क्रॉंग्रेस कमेटीकी बैन्‍्क ऐनेवाली थी । 

३. देखिए “ सन्देश : नतक्राना लाएबफ़ी दुःखद घटनापर लिखोंकों”, ४-३-१९११ । 
१९-२८ 


243 सम्पूण गाधी वाइमय 


भारतीय होनेके ताते ही की हैं। और मेरे छिए यह काफी था कि में क्पती अपीह 
उसी मुहेतक सीमित रखूँ, जो सम्बन्धित जन-सभुदायक्ी समझें सरहतापुवेक आ 
सकता हैं, और उनकी पहुंचके भीतर है। मुख्य तवों तो सबके लिए सदैव एक ही 
रहेगा। यदि मेने वह अपीछ उनकी देशभक्तिकी भावनाके बजाय उतकी व्यापकतर 
मानवेताकी भावनासे की होती तो सिखोंकों छिखे मेरे उत्त प्रका जोर कुछ कम 
हों जाता। जो सिख किसी गैर-सिखकों अपराध ऋरनेपर दण्ड किन्तु सिद्धकों अपराधी 
होतेपर क्षमा कर देना चाहेंगा, उससे यही कहा जाना चाहिए कि इस घटवा#ँसी 
घटनाओमें उप्तके छिए सिख और भारतीयका अर्थ एक ही होना चाहिए। अगर किसी 
अंग्रेलके लिए एक भारतीयसें अपीक की जाये तो वह उसकी देशभक्तिकी भावनाके 
प्रति नही बल्कि उसकी मानवीय भावताके प्रति की जागेगी। 

किन्तु में मात सकता हूँ कि आज छोगोंकी जेंती भावना है, उसे देखते हुए 
कोई अंग्रेज मेरे पत्रका मंशा गछत भी समझ सकता है। मेरे लिए तो मानवीयता 
और देशभक्ति एक ही चीज हैं। में देशभक्त हूँ, क्योकि मुझमें मानवीयता है और 
दया है। मेरी देशभक्ति भारतके लिए ही नहीं है। में भारतका भत्ता करनके लिए 
इंलेंड अयवा जमतीकों नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मेरी जीवन-योजनामे ताम्राज्य- 
वादके लिए कोई स्थान नहीं है। जो नियम किसी कुछुपतिपर छागू होता है, पही 
देशभक्तपर भी लागू होता है, और यदि किसी देशभक्तमें मानवीयता कम है तो पम- 
धना चाहिए कि उसकी देशभक्तिमें भी उस हृदतक कमी है। निजी और राजतेतिक 
विवानमें कोई विरोव नही है। उदाहरणके लिए, कोई असहयोगी समात परित्थितियोगे 
अपने पिता अथवा भाईके प्रति ठीक उध्ती ्कारका बर्ताव करेगा, जैसा वह भा 
सरकारके प्रति कर रहा है। 


जनरल डायरके बारेमें क्या कहना है! 


बही मित्र पूछते हे कि यदि मेरा यह कहना सर है तो फिर जलियाँवाढा 
बाग और उस गलीकों क्यों वार्वार याद किया जाता है, जिसमे भारतीयोंको रेगनेके 
लिए मजबूर किया गया था।' उत्तर सीधा है। क्षमा कला मूठ जाना गही हैं। 
यदि आप किसी शत्रुकी शतुताकों भूलकर उसे मित्र मातकर प्यार करे तो उसमें कोई 
लूबी नहीं है! खूदी तो इसमे है कि आप' भल्ी-भाँति यह जानते हुए भी कि वह 
आपका मित्र नहीं है, उसे प्यार करे। इस्लामकें बीर पुरुष हज अक्वीने अपने एक 
प्रतिदन्दीपर तबतक प्रतिप्रहार तहीं किया जबतक उन्हें उस प्रतिद्वद्वी हारा किये गये 
अपने अपमानकी रपृति बनी रही, हालाँकि वे अपने उस प्रतिद्रदीके मुकाबले बहुत 
ज्यादा बलवान और युद्ध-कुशछ भे। भारत यह नहीं चाहता कि सर माइकेल भी टायर 
तथा जनरछ डायर सरीसे अपराधियोंकी दष्ड दिया जाये; वह चाहता है कि उन 
अधिकारियोंकों बर्खास्त कर दिया जाये, जिल्होत॑ अपने-आपको अपने वामिलके 
अयोग्य सिद्ध कर दिया है। और जबतक वे भारतके राज-कोषसे कोई ऐेखात पते 


१. देखिए खण्ड १७, पृ १६८-१०९ । 


टिप्पणियाँ ४१५ 


है, वे पूर्णतः बर्खास्त किये गये नहीं माने जा सकते। जो पुत्र अपराध करके पश्चा- 
त्ताप न करे उस पुत्रकों भोजन देनेके लिए उसका पिता बाध्य नहीं है, यही नही, 
यदि बह उसका पोषण करता जाता है तो उसके अपराधमें भी भागीदार होता है। 

कांग्रेस द्वारा नियुक्त जाँच समितिके सदस्योको' छूट थी कि वे चाहे तो महा- 
भिवोग छगाने और साधारण मुकदमे चलाने अथवा वर्सास्‍्तगीतक की सलाह दे सकते 
है। उन्होंने उद्देश्य सिद्धिके खयालसे नही, वल्कि मानवीयताके कारण दूसरा मार्ग अप- 
नानेफी ही सलाह दी। कदाचित्‌ पाठक नहीं जानते कि इस उलझन-भरे मामज़ेपर 
सदस्योंने गम्भीरतापूरवंक कई घटे विचार किया था। रिपोर्टका अन्तिम मसविदा काछशी- 
में, गंगाके किनारे तैयार किया गया।' सिफारिणपर सदस्थोर्में खूब गरमागरम बहस 
हुई, और फिर उन्होंने एकमत होकर यह निर्णय लिया कि मुकदमा न चलानेसे 
भारतको छाभ ही होगा। अभी हाछमें पटनामे एक महत्वपूर्ण भाषण देते हुए श्री 
दासने समितिके सदत्योंके आपसी समझौतेका उल्लेख किया था। सदस्योने निश्चय 
किया कि जब हम जो कमसे-कम माँग हो सकती है, उसीकी सिफारिश कर रहे 
है, नो हमें गम्भीरनाएूवंक यह संकल्प भी करना चाहिए कि अपनी जानकी बाजी लूगा 
कर भी हम उस माँगफ़ों पूरा करायें। धत्त उक्त समिततिके सदस्य यदि आज असह- 
योगी है, तो यह तो उनका सावारण कृत्तंव्यमात्र है। किन्तु उन्होने दण्ड देनेके अधि- 
फारका प्रयोग न करनेका मार्ग चुना। यह सच है कि समूचे भारतवर्षन अभीतक 
मोच-विचारकर मानवता, अर्थात्‌ क्षमाका सिद्वान्त स्व्रीकार नहीं किया है। हत्यारोको 
फाँवीपर छदडने आदिकी बातें वहथा सुनाई देती है। किन्तु शक्षिटिश गवनरों और 
जनरलोंके खिलाफ झुछ करने योग्य धक्ति अभीतक भारतमें नहीं है। वह अभी उनसे 
उसा है। शत, सर माउके औओठायर तथा जनरल डायरकों क्षमा करनेकी बात 
अयंहीन है। किल्तु भारत प्रतिदिन बक्ति-छाभ कर रहा है और क्षमा करनेके योग्य 
बन रहा है। जब फोई भारतीय पजावके अपराधियोकों दण्ड देनेकी बात करता है, 
तो वह पुण्षायंहीन कोथके आवेशमें ही ऐसा करता है। किन्तु मेरा विश्वास है कि 
यदि भारत आज स्वतन्‍्त होता, अर्थात्‌ अपराधियोकों दण्ड देनेके छायक शक्तिसे सम्पन्न 
होता, तो वह दण्ड न देवा। वह तो केवछ जलियाँवाछा-जैसी घटनाओकी सम्भावता- 
भोसे मुवत होना चाहता है। सम्पूर्ण भअमहयोग आन्दोलनकी कल्पना न्‍्यायकी भावनासे' 
ही की गई है, उसके पीछे प्रतिशोधकी कोई भावना नहीं रही है। 


इस प्रणालीके विरुद्ध 
उसके अतिरिक्त, सधर्प व्यक्तियोंके विरुद्ध नही; वरन्‌ इस प्रणालीके विरुद्ध 


है। निदचय ही सभी गवर्नर बुरे नहीं है। हकीम अजमछूखाँने, जो महानूतम भार- 
तोयों तथा उच्चतम मुसलमानोंमें से हे, तिव्विया काछ़ेजके उद्घाटनके अवसरपर छॉडड 


१, गांधीजी, चित्तरंजत दाप, भब्दात तैयबजो, मु० रा० जपकर जिनकी च्युक्िति कांग्रेसकी पंजाब 
उप-समितिने मग्रैठ १९१९ में हुए पणाबके उाद्रवोंकी जांचके छिए की थी । 
२, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ६१-६२ । 


४३६ सम्पूर्ण गांधी वाइ्मय 


हाडिय और छेडी हाडियके चित्रोंका अवावरणपरकरके यह स्पष्ट कर दिया है। बसह- 
योगियाँने वरावर इस सम्बन्धमें अंग्रेजोंका मत माँगा है और सभी राष्ट्रोके व्यक्तियोको 
आत्मशुद्धिके इस आतन्दोलतर्मे सम्मिलित होनेकों आमन्त्रित किया है।' भारतका धो 
अंग्रेजोंकी उच्चताके थोथे दावेके खिलाफ हैं। इस श्योषक प्रणा्लीका सचाठत चाहे 
हाई बैम्सफोर्ड करें, चाहे छार्ड सिन्हा, भारत शोषणकों वरदाक्ष्त करनेके लिए तैयार 
नही है। असहयोगकी भाषा एकाघ वार कंटु भरे ही हों, उसके साधनोंका कोई 
मुकाबछा नहीं है। 


पण्डित मालवीयंगी 


सावनोंकी वातसे मुझे बनारपमें हुई हालकी घटनाओंका स्मरण हो आता है। 
पण्डित मंदनमोहन माहवीयके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, वह जनताकी मन.स्थितिको 
सूचित करता है। भारतमें यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कंदापि अपमान नहीं 
किया जाता चाहिए, तो वे पण्डितजी ही है। पजाबके प्रति की गई उत्की सेवाएँ 
आज भी हमारी स्मृतिमें ताजी है।' एकमात्र उन्हीके परि्रमसे वनारसके महान 
विश्वविद्यालयका निर्माण हुआ। वे देशभक्तिमें किसीसे कम नहीं हैे। वे आवश्यकता 
अधिक सज्जन है। यह भारतका दुर्शाग्य है, उतका दोष नहीं, कि वे कुछ उमयके हिए 
अपनी थयारी चीज छोड़नेकी जोखिम उठानेपर खुदकी छाचार पाते हे। उनका इस 
प्रकार अपमान किया जाता भारी हुःखकी वात है। यदि पंस्कृतके विद्याधियों अथवा 
तयाकबित संत्याध्ियोंने विद्याधियोंका मार्ग रोक लिया था, तो निश्चय ही पर्डितजीको 
अधिकार था, वल्कि उतका कत्तैव्य था कि वे बीच्में पढ़कर सहयोगी विद्याधियोंको 
रास्ता दिखवाते। मेरे विधारसे पुलिसते सरगना छोगोंको या जिन्हे उसने अगुबा 
समझा, उनपर मुकदमा चछाकर विछकुछ ठीक किया। गिसतार किये गये छोगोकि 
साथ दुर्व्यवहार किया गया होगा -- यह में मानताहूँ। किन्तु पुल्ससे सौम्य व्यवहारकी 
भागा हमें राज्य प्राप्त करनेके वाद भी नहीं करनी चाहिए। बतः में उन छोगोंगे 
प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं दिखा सकता, जिन्‍्होंते इतने स्पष्ट इमसे उस रद्देश्यके 
नाममें वट्ठा छगामा है, अज्ञानवञ्ञ जिसके हामी होनेका दावा वे करे है! 

सच्चे और धूठे 

किन्तु आन्दोलनमें होदेवाली ज्यादतियोंकी आलोचना करता एक बात है; और 
सं आन्दोजवकी ही तिन्‍्दा करना बिलकुल दूसरी वात है। सच्चे असहयोगियों और 
झूठे मसहयोगियोंमें भेद करना जरूरी है। वासमश्न विद्याधियों और बज्ञानी सत्याप्ियों- 
का व्यवहार नि.सस्देह छज्जाजनक तथा तिन्दनीय था। किन्तु जतताका विज्ञाल सं. 
दाय असहयोगकी सीमाओंको जावता है, और उनका अतिक्रमण नहीं करता। में साहस" 
पूरक यह दावा करता हूँ कि भारत आज जितना शान्त है, उतना पहुछे कभी 


१, झसके रादके भंशमें थो वाक्य भावे है, वे मूछ ज्लोपमें ही बही-कहीं पटेपरे हैं। रहें मनुगावत 


पूरा करके बबुवाद किया गया है । 
३, जल्यिंवाल बागदी उत्तकै वाद १९१९ में माह्वीगर्णनि पंजागका दौरा किया थी । 


टिप्पणियाँ ४३७ 


रहा; लेकिन यह शान्ति कमजोरों और भअज्ञानियोंकी जडता नहीं है, वरन्‌ यह उन 
छोगोंकी प्रवुद्ध शान्ति है जिन्हे अपनी दिन-अतिदिन बढती हुईं शक्तिका भाव हो रहा 
है। भारत उस रोगको जानता है, जिससे बह पीडित है, और आन्तरिक शुद्धीकरणकी 
प्रक्रिासे उस रोगसे मुक्त होनेकी तैयारी कर रहा है। 


सदा सावधान रहिए 


छेकित साथ ही हम क्या कहते और करते हे, इस विषयर्में हमें सावधात रहना 
चाहिए! भारतके कुछ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति इसीलिए अलग खडे है कि उन्हें वह विश्वास 
नही है कि उत्तेजनाओंके वावजूद जनता अहिसक वनी रहेगी। असहयोगियोकी छोटी- 
से-छोटी गलती, यहाँतक कि उनका अशिष्ट व्यवहार भी, हमारे उद्देश्यकी प्राप्तिमें बाधा 
पहुँचाता है। हम एक ही समय एक ओर समझदार तथा संयमी और दूसरी ओर 
क्रद् नही हो सकते। एक वारमें या तो हम हिंसक हो सकते हे या अहिसक --- दोनो 
नहीं। हमने अपने छिए एक रास्ता चून लिया है, और अव उसमें जो भी कठिनाइयाँ 
झेलनी पड़ें, उन्हें सहन करना चाहिए। अहिंसापर दृढ़ रहनेका निश्चय कर छेनेके 
बाद, हमें हिसाकी ओर किसी प्रकारका शृकाव नहीं दिखाना चाहिए। अतः हमें 
सावधान रहना है कि किसी भी रूपमें हम हिंसाका समर्थन नहीं करेगे। यदि हम अपने 
आन्दोलनको अहिंसाके सुदृंढ आधारपर स्थित नहीं करते, तो वह ताशके मकानकी 
तरह किसी दिन एक फूंकर्मे ही भरभरा पड़ेगा। हम एक ही साथ खुदा और 
शैतान, दोनोकी भ्वित नहीं कर सकते। 


जारूत्धरका एक गदती पत्र 


जालं॑घरके डिप्टी कमिश्तरने पंचायतोंके वारेमें जो निर्देश जारी किये वे देखते- 
में बड़े निर्दोष छगते है। उन्होने जिस ढंगसे नियम निर्धारित किये हे, उसपर कोई 
आपत्ति नहीं की जा सकती; किल्तु फिर भी वे जिस बातपर चोट करना चाहते थे 
उसपर चोट नही कर सके है। इसमें सन्देह नहीं कि चिजी पंचायतोंके निर्णय कानूनकी 
दृष्टिमे वंधनकारी नहीं होते। किन्तु पचायतोकी शरण केवल वे लोग ही छेगे जो 
स्वयं अपनी इच्छासे उनके निर्णयोंका पान करनकों तैयार हों, और इसलिए इसने 
लोगोंकों इस वातकी जरूरत ही नहीं होगी कि कोई पंचायतके आदेशोंपर अमछझ 
करवाये। नि.सन्देह, जघन्य अपराधोंके मामकेमें अपराधीसे समझौता कर ज़ेता गत 
है। किन्तु जिस व्यक्तिका माछ चोरी गया है उसे दुनियाकी कोई भी अदाकूत शिका- 
यत दर्ज करानेके लिए वाध्य नहीं कर सकती। एक वकीलकी हैसियतसे भी मेने अपने 
मृवविकिलोको ऐसे चोरोंपर तक मुकदमा दायर त करनेकी सलाह दी है, जिन्हें वे 
जानते थे। इस तरहके कुछ छोगोंकों मेने पुलिससे छुडाया भी है। फ़ेकिन ऐसा करके 
मूवक्किलोंकी तो वात ही क्या, मेने या पुलिसने भी ऐसे मामछोंमें अपराध करनेवालेके 
साथ कोई समझौता नही किया। फिर जो बास्वार चोरी करता है, उसे पचायत समाज- 
बहिष्कृत क्‍यों नही कर सकती? अपराधियोंकों दण्ड देनेके छिए न्यायारुय स्थापित 
रहनेके वाद भी समाज अपने-आपको सामाजिक शर्कितके साधनोसे वंचित नहीं कर 


४३८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 

छेता। सरकार जब चोरों और अन्य अपराधियोको दण्ड देना चाहती है, तो इसका 
मतलूव यही है कि इन बुराइयोको दूर करनके लिए वह बपने हंगसे काम के रही है। 
अतः में जालंधरकी पंचायतोसे आग्रहपुर्वक कहेँगा कि दें छोगोको कम खर्चमें, जत्दीसे- 
जल्दी सही-सही न्याय देनेका अपना अत्यन्त उपयोगी काम इसी तरह जारी रहें। हाँ, 
इस' वातकी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि पचायते कही दण्डात्मक उपायोका 
आश्रय तो नही ढे रही हे। हमारे हाथमे केवछ एक ही दण्ड है, और वह है जतमतका 
बलढू॒। जो लोग स्वेच्छासे पचायतका आश्रय छेते हे, वे पंचायतकी आज्ञाओका उल्लंघन 
करेंगे, इस वातका खतरा ज्यादा नहीं रहता। कुछ अवज्ञाका खतरा उठानेके लिए तो 
हमें तैयार ही रहना चाहिए। किसीकों अनिवार्य रूपसे पंचायतकी शरणमें लाने, 
अथवा किसीसे पचायतकी आज्ञाओंकों कार्यान्वित करानेके लिए हमे उतावलीमें जोर- 
जवरूत्ती अथवा धमकीका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। 


उद्ावले गो-रक्षक 


अपनी यात्राके दौरान मुझे ऐसे बहुत-से हिन्दुओसे मिलनेका मौका मिकता है, जो 
गो-रक्षाके छिए जल्दी मचा रहे है। में उनका ध्यान एक घरेलू कहावतकी ओर 
आाक्षष्ट करनेकी धृष्ठता करूँगा -- 'उतावला सो बावछा। ' अनेक नगरपालिकाओोमें, 
उदाहरणके लिए लाहौरमें, छोग वछड़ो और दुधारू गायोकी हत्यापर रोक छ्गानेंके 
छिए एक उपनियम वनानेका प्रयत्त कर रहे है। उद्देदय प्रभसनीय है, और उसके विरद्ध 
कोई आपत्ति भी नहीं की जा सकती। सिर्फ़ वहुमतके निर्णयसे ही यह स्थिति नही 
छाई जा सकती। इसमें पहल तो पूरी तरह मुसवछभानोकों ही करनी होगी। हिल्द 
जोर-जव रुस्तीसे यह काम जल्दी नहीं करा सकते। और जवतक हम स्वराज्य प्राप्त 
तही कर छेते, मुसछमानोसे कानूनी कदमकी अपेक्षा नही की जा सकती। या तो हम 
असहयोगी हे, या नहीं हे। यदि हम असहयोगी हूँ तो गायकी रक्षाकें लिए भी हम 
परकारकी सहायता नहीं माँग सकते। अत. में आबा करता हूँ कि छाहौरके तथा भव्य 
स्थानोंके हिन्दू असहयोगी भी गोरक्ञाके लिए कानूतका संरक्षण प्राप्त करनेके हर आन्दो- 
उनसे अपने-आपको पूर्णतया अछग रखेंगे। हमें एक तथ्यकों ध्यानमे रखना चाहिए कि 
इस विषयमें मुसलमान सव जगह वहुत ठीक काम कर रहे है। वे हिन्दुबंकी भावनाओों- 
का सम्मान करनेका अधिकतम प्रयत्त कर रहे हे। मियाँ छोटानी और मिर्याँ हाजी 
अहमद खत्रीने पिछली वकरीदके मौकेपर जितना किया, उससे ज्यादा कोई भी नही कर 
सकता था। उतावद़े हिन्दू जल्दी करके अपने ही उद्देश्यको नुकसान पहुँचायेंगे। या तो 
हमें भुसछमभानोके सौजन्यपर भरोसा करना है था हृथियारोकी ताकत और कानूनपर। 
जब हमने पहली वस्तुकों चुन लिया है, तव हम दुसरी वस्तुओँका आश्रय नही के सकते। 
हमें याद रखना चाहिए कि हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच वह़ती हुई मित्रताको 
नष्ट करनेवाली गक्तियाँ अभीतक सक्रिय है। दुष्ट छोग उस डोरकों तोड़ डालनेकी पूरी 
कोशिश कर रहे है, जिससे दोनों वंधे हुए है। उन्होने छाहौरकी घटनासे फायदा उठता 
शुरू भी कर दिया है। हमें दुश्मन” के हाथों नहीं खे् जाता चाहिए। 


पुरानी कहानी ४३९ 
मॉरिशतकी डाक 
मॉस्सिससे श्रो वुद्धान नामक एक बैरिस्टिरने, जो अभी वकालत कर रहे हें, मुझे 
एक तार नेजा है। वह उम्त प्रकार है. 
मॉरिशतसके भारतीयोका अनुरोध है नये प्रवाती छानके प्रयलमें हस्तक्षेप करें। 
मॉरियसके गवर्नर स्तीलोन जा रहे है जिसके संम्ब्धमें वाइसरायके पास विरोध॑- 
पत्र भेज दिया गया है। 
में केबल जनताका ध्यान उस ध्ृ८ष्झताकी बोर आकपित करना चाहूंगा तथा 
उसमे आम्रह करेगा कि बह खवराज्य-प्राणतिके लिए दुगुना प्रयत्त करे। यहाँ प्रवासियोका 
अर्थ कैपल गिरमित्यें अपीन या प्रदशोगनन आदि देकर छे जाये गये प्रवासियोसे ही हो 
गाता है। गिरमिद्धिया प्रवानी छे जानेकी बात तो छूगमग अवैध होगी, और में इस 
गम्भायना की कल्सना भी नरी कर सकता कि बाइसराब फिर गिरमिटिया प्रवासी हें 
बानेही बानसे सश़्मत ह्ोगे। भौर दूसरी बातमें घरास्तकी सम्भावना है, क्योकि उसी 
हादनमें प्रयानियोग्ों व्ववतनाका सब्जवाग दिसाकर छे जाया जायेगा। किन्तु में 
क्षाया हला है दि गद़्ाम औौद संयुक्त प्रालके श्रमिक वर्गके वीच काम करनेवाले 
कोग मद॒रोरों उन प्रदाभनोति विरुद आगाह कर देंगे, जो उन्हें दिये जा सकते हे, 
यानी बडि सरणद मूर्सताउवंर तथाफवित पुन प्रवासके लिए फिरसे भरती शुरू करे 
तो ये उसी विस उसों भ्रागाह कर देंगे। 
[अप्रेदीस ] 
यंग इंडिया, ६-३२-१९२६ 


२१९. पुरानी कहानी 


फिसी भी महान्‌ भास्योदमके दौरान सनसनीसेज खबरें फीछाना एक आम बात 
हो जानी ॥ै। गटते ?ै, लाहोरमें एक असवारी पोस्टरमें बडे मोटेन्मोटे अक्षरोमें यह खबर 
छापी गई £ फि मेने 'नंवजीवन' [के अमुक अक ] में कहा है कि इस वर्ष ख्वराज्य 
प्राप्त मरी 2ोगा, क्योकि उस थर्ष श्री झास्तियर तथा पराजपेका अपमान किया गया 
%| मैने नवजीबन ' का बह अक देसा, और उसमें मूें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे 
ऐसा निष्फर्य निकाला जा सकता हों। “ स्वराज्य देरसे मिलेगा ”, इस शीपकके अन्तगेत 
मैने बम्बईमें श्री माहितियरदी सभायोमें श्रोताओोके आचरणकी कृडी आलोचना की है, 
और गरहा हैं कि ऐसा भाचरण अवश्य ही हमारी प्रगतिवों मार्गमें घाधक सिद्ध होगा। 
उसी डेसमें मेने यह भी समज़ाया है कि यदि हुल्लडवाजीके ऐसे प्रदर्शन न हो तो हमें 
छराज्य प्रा फरनेगें एक वर्ष भी नहीं ढगे। मेरे विश्वासके वारेंमे किसीकों चिन्ता 
नहीं होती चाहिए। में चाहता हूँ कि लोग मेरे विश्वासोके बारेमें सोचना बन्द कर दें, 


२, २३०२-१९९९ का ! 


४४० सम्पूर्ण ग्रांधी वाहमय 
और स्वयं किसी बातमें विध्वास करना सीखें। यदि में भारतके सभी छोगोंमें बैसा 
ही गहरा विश्वास उत्नन्न कर सकूँ, जैसा मेरा है, तो भारत आज ही स्वराज्य प्राप्त 
कर सकता है। क्योंकि दुनियाकी कोई भी ताकत एक होकर काम करनेवाढे तीस 
करोड़ छोगोके इस राष्ट्रकी इच्छाके आड़े नहीं आ सकती। 

किन्तु सर विक्तियम विन्सेटने अभी उसी दिल बहुत कृपापूर्वक विधान-सभाको 
बताया था कि भारत ज्ञासित उपनिवेशोंका दर्जा भी प्राप्त नहीं कर सकता क्ष्योकि 
उस स्थितिमें वहू बहुत आसावीसे किसी भी आक्रमणकारी शक्तिका शिकार हो जायेगा, 
और यदि वैसा व भी हुआ, तो आन्तरिक झगड़ोंके कारण ही उसके टुकड़-टुकढे हो 
जायेंगे। यदि यह प्त्म है, तो भारतमें ब्रिटिश शासतके लिए यह उबसे बड़े कलककी 
बात है। किन्तु मेरे इससे पहले कहा है कि हमे न तो विदेशी आक्रमणोसे, और ते 
आन्तरिक भराजकतासे ही डरनेकी कोई आवश्यकता है! ब्रिटिश शासनने निदचय ही 
हमें पुरुषायंहीव बना दिया है। चूँकि हमें अपने शासकोने बिलकुल मि.शस्त्र कर दिया, 
इसलिए हमारी छड़नेकी शक्ति कम हो गईं है। “फूट डालो और राज करी” की 
नीति निरचय ही कुछ समयतक हिन्दुओं और मुसतमावोकों अछूय रख्नेमें सफल रही। 
किन्तु हमारे समान दुर्भाग्यने हमें इस विपत्तिकी घड़ीमें भाई-भाई बता दिया है। यदि 
हम विदेशी कपड़ा पहनना छोड़ दें और विदेक्षोत्रि सिर्फ ऐसे ही माछका व्यापार करे 
जिसकी हम जरूरत समझे तो हमे विदेशी भाकमणसे डरवेकी आवश्यकता नहीं है। 
दक्षिण आफिकाके पास बहुत मामूली स्थायी सेता है और जछ्सेना तो है ही नहीं। 
यह स्त है कि वहाँक्षा प्रत्येक बोभर मर्द छड़ाका है। किन्तु छडाका होतेके गृणने 
ही दक्षिण आफ्रिकाके गोरोंकों एक राष्ट्र नही बनाया है। एकत्वकी चेतना तथा अपने 
देशके छिए भरूमिटनेकी ध्लामर्थ्यने उन्हें राष्ट्र बनाया है। एकत्वकी चेतताके गुणकी 
हममें मित्य वृद्धि हो रही है; इसके साथ ही मर-मिटनेकी शक्ति भी अवद््य आयेगी। 
इसके लिए अंग्रेजी स्कूलों अथवा कौसिल-भवनोंमें प्रशिक्षण प्राप्त करनेकी आवश्यकता 
नही है। और चूँकि मूझे लगता है कि भारत अपनी एकताकों अप्रत्याशित रुपसे तेजीके 
साथ अनुभव करता जा रहा है, इसलिए में विश्वास करता हूँ कि हममें एकता और 
शक्तिकी चेतनाका इतना विकास कर छेतेकी पूरी सम्भावना है कि हमारी तत्काब 
स्वराज्यकी माँगकों कोई अस्वीकार त कर सके! अराजकताके होवेसे हमें वही 
डरना चाहिए। यद्यपि बम्बईकी सडकपर कभी-कभी कोई पठान अपने पायदपनका 
परिचय दे बैठता है और यद्यपि नतकाता साहबमें कोई महन्त कप्री-की राक्षत्ती 
कृत्य भी कर बैठता है, तथापि मूलतः हम भछ्े और सीधे-सादे तथा प्लान्तित्रिय 
लोग है। और जब सिस, गुरखे, राजपूत और पठान, सभी अपने आपको एक ही 
राष्ट्र मानने लगेंगे तब अगर हम चाहेंगे तो हममें इतनी सामरिक शक्ति भी बा 
जायेगी कि ढुठेरोके बड़ेसे-बड़े दछका भी, जो हमारा कोई दोष त होनेपर भी हमे 
छूंटवा चाहेगा, हम मुकाबक्ता कर सकेंगे। हमारे शासक तो हमें बराबर यही थिक्षा 
देते रहे हैं, हममें यही भावना भरते रहे है कि हम असहाय है। और इसी शिक्षान 
भैरी आत्माकों उस प्रणाल्षोके विरुद्ध उठ खड़ा होतेको मजबूर कर दिया है, जिसे 


अखिल भारतीय तिलक स्वराज्य कोष ४४१ 


वे इतने वर्षोति और इतनी हृदयहीनताके साथ चछाते आ रहे है। जो चीज हमारी 
प्रगतिके मार्गेमें बाधक हो रही है वह हमारा यही विश्वास है कि हम असहाय हे। 
यह आइचयकी वात हैं कि हम आज भी बन्धनमें हे। स्वाभाविक यह होगा कि 
हम आजसे ही अपने-आपको स्वृतन्त्र अनुभव करे। 

[अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १६-३-१९२१ 


२२०. अखिल भारतीय तिलक सत्वराज्य कोष 


तिलक स्मारकका संगठन एक बड़े व्यवस्थित ढगसे करनेकी दृष्टिसे पजाब 
प्रथम स्थान पानेका अधिकारी है। नई समितियाँ अबतक सुचारुरूपसे काम करनेकी 
स्थितिमें हो गई होंगी और हमें समूचे देशमे कोष सग्रह करनेवाले लोग नियुक्त 
कर देने चाहिए। पंजावममों काग्रेस समितिन्रे एक रुपयेकी रसीदें निकाली हे, और इस 
तरह यह भाशञ्ञा की है कि जो दे सकते है, वें एक रुपयेसे कम नहीं देंगे। पहले 
एक स्मारक-सप्ताह मनानेकी घोषणा की गई, जिसे वादमे बढ़ाकर एक पखवाढेका 
आयोजन कर दिया गया, और विश्वस्त स्वयंसेवक कोष-सम्रहके लिए घूमने लगे। 
उत्होंने उस प्रास्तमें एक छाखसे अधिक रुपये जमा कर लिये हे। समितिने अपने 
योगदानके रूपमें २५,००० रुपये अखिल भारतीय काग्रेस समितिको भेज भी दिये हे। 

मेरी रायमें, शेष प्रान्त भी पंजावके इस समुचित उदाहरणका अनुसरण करे 
तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जितनी रकम हमें जमा करनी है सो पहलेसे 
निरिचत कर लेता जरूरी है। पूरे भारतकी ओरसे एक करोड रुपया देना छोकमान्य 
जैसे महान्‌ देशभकतको स्मृतिके प्रति अत्यन्त साधारण सम्मान श्रदक्शित करना है। 
जव हम उस उद्देश्यकी वात सोचते है, जिसके साथ इस हुतात्माकी स्मृति जुडी है तो यह 
रकम बहुत मामूली जात पडती है। स्वराज्यकी प्राप्तिकि छिए एक करोड रुपये देना 
बहुत नहीं है। और यहाँ इस वातकी ओर भी ध्यान दिछाया जा सकता है, कि यह 
पैसा विदेशोंमें अथवा अन्य प्रकारके प्रचार कार्यमें नही वरन्‌ कताई, बुताई तथा अत्य 
बैक्षणिक कार्यों खर्च किया जायेगा। यह पैसा हमारे बच्चोके शिक्षणपर खर्च 
किया जायेगा। घन-सग्रहका कार्य इक्कीस प्रान्तोममें करता है, और सारा काम आगामी 
३० जूनतक समाप्त कर दिया जाना चाहिए। श्रत्येक प्रान्तसे औौसतन छगभग ५ 
छास्र रुपये जमा करनेकी आशा की जायेग्री। किन्तु बम्बई, गुजरात, वंगारू, पजाब 
तथा ऐसे ही अन्य प्रान्तोसे अपेक्षाकी जा सकती है कि वें, उड़ीसा अथवा आन्धऋ-जैसे 
प्रान्तोसे अधिक सम्नह करेगे। 

कार्यकारिणी समितिने यह व्यवस्था करके कि प्रत्येक प्रान्त अपनी सग्रह की 
हुईं राशिका ७५ प्रतिशत प्रान्तीय खर्चे छिए अपने पास ही रख के, काम गौर 
भी सरक्त वना दिया है। अत. ऐसी आश्याकी जाती हैं कि इस महान्‌ स्मारककी 


४२ सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 


व्यवस्था करनेगें एक क्षणका भी विलम्ब नहीं किया जायेगा। यह एक ऐसे व्यक्ति- 
की स्पृतिका समुचित और भव्य सम्मान होगा, जिसने स्वराज्य-प्राप्तिके छिए अपना 
जीवन भरपित कर दिया, और जिसे मृत्यके समय भी केवक स्वराज्यका ही ध्यान था। 
कार्यकारिणी समिति निस्सनदेह साधिकृत निर्देश जारी करेगी। किन्तु जब हमारे सामने 
हमारा स्पष्ट कत्तेव्य है तब हमें निर्देशोंकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हम तरछताते 
पंजाबियोंके उद्ाहरणका अनुकरण कर सकते हैं, और आगामी अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीकों दिखा सकते हे कि अपने कात्तव्यका पालन करनेके लिए हमने क्या किया है। 

[अग्रेबीसे ] 

यंग इंडिया, १६-३-१९२१ 


२२१. अकालसे संरक्षण 


जब मेने यह छिखा था कि चरखा एक मामूली घरेलू यत्त्र होकर भी अकालके 
विरुद्ध बीमा ही है तब उसके समग्र प्रभावका मुझे भी पृरा अनुमात नहीं था। तवंके 
सहारे जिस बातका मुझे उस समय कुछ अस्पष्ट-सा अनुमातर हुआ था वह अब 
अनुभवकी पेनी आँखोसे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है। बीजापुर, अहमदनगर तथा 
गुजरातके कुछ भागोंगें अकाल सरपर खडा है।' हमें चाहिए हम ध्यावपुर्दक विचार 
करें कि चरखा किस प्रकार अकालसे रक्षा करतेका साधन बन सकता है। 

थोड़ा हिसाब करके देखें। एक चरखेका दाम लगभग 8 रुपये होगा। यदि तीन 
व्यकितियोके परिवारकों हम दो चरखे दे दें और यदि सब मिल्रकर आठ-आठ घंटे 
रखा चलाये तो वे प्रतिदिन कमसे-कम छ. आने कमा सकते है। मेरा दावा हैकिछ 
आते कमा छ़ैतेपर परिवार इस संकटनकारमे भी अपता निर्वाह कर सकेगा। मुझे छगता 
है कि वे सब वारह-वारह घंटे चरला चछा सकते है, क्योकि उन्हे अपने ही परोमे 
अपनी सुविधानुसार काम करना है। वें प्रतिदित नो आते कमाकर अपनी रोजावा 
आयमें ५० प्रतिशत वृद्धि कर सकते हे। इस प्रकार ११,००० की छागतसे हम चार 
महीनेतक एक हजार परिवारों यानी तौत हजार व्यक्तियोंका भरण-पोषण कर सकते 
हैं। इसके बदलेमें हमे उनसे १,००० परिवार ४ ६ आने १२० दिन...(५,०० ० रुपये 
मजदूरीके रूपमे वसूछ होते हे। जरूरी वात है कि सबसे पहले तो अकाल-सहायदा 
कार्यक्षे लिए धुनी हुई रई और चरखोंके अलावा हमें ४५,००० स्पयोंका भी प्रब्द 
करना होगा। अकाल पीडित लोगो द्वारा काते गये सारेकेसारे पृंतका उपयोग राष्ट्र 
कर सकेगा। सीखनेवाल्े शुरूशुरूमें थोड़ा बुकसान भी करेगे। मे थोडा हरा प्रयोग 
जानबूझकर कर रहा हूँ क्योकि उस रईका कुछ-त-कुछ उपयोग तो हो ही सकता है। 


१, १९२१ के प्राउम्ममें सज़्ारने बीजापुर जिछेमें धकाल्की थोपगा कर दी और कब अहोके 
पाँच जिलोंकों अभावग्रत् क्षेत्र मान छिया या । 


अकालसे सरक्षण ४४३ 


यदि हम इन परिवारोकों यह चरखा भेंव्मे दे दें तो उनके कभी भूखो मरने- 
की नौवत न आये और न उन्हें पूँणीकी आवश्यकता रहे। भविष्यमें इन परिवारोका 
नि इस बात्तका ध्यान रखना होगा कि उन्हें रुई मिलती रहे और जितना भी 
सून वे कातें वह तत्काल खरीद लिया जाये। यह प्रयोग कई स्यानोपर किया जा 
सकता है मौर मेरा तो यह दावा है कि यदि हम प्रत्येक घरमे चरखेका प्रचकन 
कर सके नो पूरे राष्ट्रक॥ा अकाछके विरुद्ध प्राय, बीमा ही हो जाता है। मेने 
यहाँ यह मान लिया है कि अभाव पैसेका हैं और अकाल पीडित छोगोंके पास 
यदि पैसा हो तो वे अन्न परीद सकते हैं। तीन वर्ष पहले खेडामें भी यही हुआ 
था और पिछले वर्ण उड्ीसामें' भ्री। दीजापुर और गुजरातका भी यही हार हुआ 
है। इसलिए में जनतासे यह प्रयोग करनेके लिए कहूँगा। दानशील व्यक्तियोंसे मेरी 
प्राथना है कि वे सरहझरी संगठनौकों धन देकर अपनी उदारताका अपव्यय ने करे 
योकि में मंस्याएँ तो जननाकों उत्तरोत्तर पगु ही बनाती चलती हूं! में उन्हें सलाह 
दूंगा कि ये सगे विश्वसनीय कार्यकर्ताओकी समितियाँ बनायें और अपने आप यह 
प्रयोग करते देसें। नि गन्‍्देंढ वे देखेंगे कि उसमें घाटे या असफलछताकी कोई गुजाइश 
है भौर उसमें एस बासकी प्रीयूरी सम्भावना तो है ही कि वे परिवार 
आत्मनिर्भर बन सफ्रेंगें; साथ 2ी उन्हें यह भी नहीं छग्रेगा कि वें छोगोकी खेरातपर 
जो गे ए। 
किमीझों एक क्षणना लिए भी यह अ्रम नहीं होना चाहिए कि चरखा चन्द दिनो- 
मनबद ठाबक लिए सिजेना है । हजारों चरुसोका निर्माण हुआ है भौर वे चलाये जा 
हे 7। दच्धिकों प्रतिमास दजारो एपय बांट जा रहे है। हम कुछ और समय ईमान- 
दारी भौर ममसगरीसे जमकर काम करे तो चरता अपना पक्का स्थान बना छेगा। 
मो सस्पाजौफा संगठन होनेतक में ' यंग उठिया ' के उन पाठकोसे जो यह मानते है 
कि ससया अभकालसे सरक्षणफा साधन है, 'यग उठिया ' के प्रवन्धककों अपना चन्दा 
भेजनेका अनुरोध करता हें। चन्देकी रकमोकी प्राप्ति-मूचना दी जायेगी भौर उस रक्रम- 
का उपयोग अहालबय्रस्त क्षैतर्में सिर्फ चस्सेके प्रचार और उसकी देखरेखकी उचित 
ब्यवन्था फरेगे लिए किया जायेगा। जब कोई समिति बना छी जायेगी तो यह राशि 
समितिकों मौंप दी जायेगी। झुछ भी हो चन्देका उपयोग उसी उद्देश्यके लिए किया 
जायेगा जिसका मेने उत्डेस किया है। 
[भप्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १६-३-१९२१ 


४ 


-य+ | 


१, देखिए खण्ड १७, पृ४ठ ४३१-३२; ४३९-४०। 


२२२. स्वर्गीय डा० रासबिहारी घोष" 


पिछले सोमवारकों वंगालके सुप्रसिद्ध विधिवेत्ा डा० रासविहारी घोषका देहान्त 
हो गया। उनकी आयु ७६ वर्षकी थी। उतका ज्ञान अग्राथ था और दानवीरता भी 
उतनी ही श्रेष्ठ थी। उनके भीतर असाधारण देद्भक्तिकी भावना थी। वे अपने 
अनवरत उद्यमसे युवकोंकों भी मात कर देते थे। उनके अंग्रेजीके ज्ञानकी भी अत्यधिक 
प्रशंसा की गई है। फिर भी यह तो कहना ही पडेगा कि वें एक बीते हुए यूगके 
प्रतिनिधि थे। भारतके अत्यन्त जाने-माने विद्वान्‌ विदेशी शासन और बराष्ट्रीय 
शिक्षण प्राप्त करनेके कारण किस प्रकार देशके लिए किसी कामके नहीं रहते, डा० 
रासविहारी घोष इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। उन्होंने अपनी युवावस्था यूरोपीय 
लेखकोंकों भी मात करनेवाली मंग्रेजी गैलीको हस्तगत करनेमें विता दी जब कि 
उन्हें तन-मनसे अपनी मातृभाषा सीखनेका प्रयत्त करना था। उन्होंने अपना अगाघ 
पाण्डित्य पदिचमी जीवन-दर्शनपर आधारित कादूनी मुद्दों तथा पाष्चात्य विचारोकी 
व्याख्या तथा विदृकेषणमे ख़पा दिया। काग्रेसका सदस्य बनतेके वाद उन्होंने केवल 
राष्ट्रीय परिषद्के उद्देश्य निश्चित किये। सुरतमें उन्होंने जो सिद्धान्त निर्धारित किया 
था, नागपुरकी राष्ट्रीय कांग्रेसकों उसे इस वर्ष वदछना पडा। उन्होने कलकत्ता विश्व- 
विद्यालयकों दस छाख रुपये दिये; अलवत्ता इस शर्तेपर कि इस रकमके व्याजसे 
केवल भारतीय प्रोफेतर ही रखा जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयोको 
भारी रकमें दान की। इस प्रकार उन्होने अपनी योग्यता एक विदेशी भाषाके सस्ब्धमें) 
अपनी प्रतिभा सरकारी अदालतोंकी सहायतामों और अपना धन ऐसी सरकारकी 
विक्षण-पद्धतिके पोषणमें जिसमें उन्हें कतई विश्वास नहीं था तथा अपने व्यक्तितकी 
सारी शकित राष्ट्रीय उद्देश्यको सीमित करनेमें छगा दी। कुछ भी हो गदि ऐसा व्यक्ति 
स्वराज्यके युगमे जन्म छेता तो उसका जीवन स्वणिम बन जाता और समस्त संसार 
उसकी सेवाओंका मूल्याँकत कर पाता। उन्होंने विधान परिषद जो दो प्रस्ताव पास 
कराये उनसे स्पष्ट है कि भारतके लोगोंके हृदयर्में अपने देशके प्रति जो असीम सम्मान 
और स्नेह है उसे वह अच्छी तरह समझते थे। यदि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा भाप्त की 
होती तो वे भी इसी भावना और स्नेहसे प्रेरित हो देशकी उच्चतम सेवाएं कर 
पाते। जनता उनको उतना नहीं समझ पाई है जितना कि सरकार; वयोकि पारचाल 
संस्कृतिमे पछनेक्े कारण वें अपने ही छोगोंके छिए अजनबी हो गये थे। पर उनका 
अनथक परिश्रम आाज भी प्रत्येक व्यक्तिके छिए अनुकरणीय है। 

[अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, १६-२-१९२१ 


१. ढा० रास विद्दारी घोष ( १८४०-१९२१ );मणप्ष, मासीप राष्टरप कांग्रे,, १६०७ 4 १६९१४ 


२२३. पत्र: सगनलाल गांधीको 


वर्षा जाते समय 
बुधवार [१६ मार्च, १९२१]! 
चि० मगनछाल, 
एक बात तो यह कि दाभोछेकरने ५०० रु० चरखे और स्वदेशी आत्दोलनके 
लिए और वनुमतिवेनने ५०० रुपये आश्रमके लिए दिये है। इन दोनों रकमोंके चेक 
रेवागफरनाईको दे दिये गये हैं। 
डाक्टर मेटताने भाश्रमकों 3ेढ छास रुपये दिये है। यह रकम दो वर्षो्में जरूरतके 
मुनाबिक से लेती है। रकम इमारत साते दी गईं है। इसमें से बीस हजार रुपये रेवा- 
शरर भाई॑मे अभी ले सकते हो। जितना इमारती काम प्रारम्भ किया जा चुका है 
फ़िलद्माल उसे मी पुरा हर छेना है। शेग स्थगित रसखो। सेठ रुस्तमजीसे' मिला हुआ रुपया 
तया हमारे पास पड़ी 7ई अन्य सभी रकमोंकों में उनसे अछय ही रखना जरूरी मानता 
हूँ। ये 72 छास शा पन्‍्तदात्मासे की गई व्वर प्रार्यनाके उत्तरमें प्राप्त हुए हे, ऐसा 
समतना । त्च्छे चत्मेंडी कमौदीपर सटा उतरना कोई मामूली बात नही है। डेढ 
झुपयेकी फ्रीमतवाला सूलका चरसा देख छेना, मूझे वह बहुत ही पसन्द आया। 
उससे सूत्र नो ब”त काफ़ी मात्रामें काता जा सकता है। उसका निर्माता कोई साधु 
पुरप है। यह विषार्थी हैं और असहयोगमें शामिल हो गया है। मेने उसे तुम्हारे 
पास जानेड्ोों दिया है। उसे प्रोत्माहित करना। उस नमूनेका एक चरखा मेने साथ रख 
दिया है। भाई गहरदालग यह सवार है कि हमारे नमूनेके चरले बनानेमें छकडी 
बह़त ज्यादा लगती है। उसे व्यक्तिनें विज्वास दिलाया है कि उसके चरखेमें ककडी 
कम छंगेंगी और वह चह्मार भी ज्यादा देगा। तुम्हारा खर्चेपर गहराईसे सोचना जरूरी 
है। 7में पाँच करो घरोगें चरया प्रविष्ट कराना है। इस उद्देश्यकी पूततिके लिए खूब 
गसता भर मजबूत चरया ईजाद होना जरूरी है। इस विपयमें खूब सोचो और णो- 
जो नमूने उजाद होते है उनके गुण दोपोका अध्ययन करों। जो काम भाई शंकरछाल 
फर रहे है उसे मत लेना बहुत जरूरी है। डेढ रुपयेवाले चरखेको खूब चलाकर 
उसकी रिपोर्ट भी तुम्हें तैयार करनी चाहिए। 
आश्रमके विद्याधियोपर विश्येप ध्यात देने तथा उनसे अधिक और वढिया किस्म- 
का यूत कतवाना आवश्यक है। रई धुननेकी क्रिया भी हमें अच्छी तरह सीख छेनी 
आाहिए। धुनता कितने समयमें सीखा जा सकता है, लिखना। हमारे बीच कताई- 
घुनाएके प्रत्येक अगका विशेष ज्ञान रखवेवाले व्यवित होने बाहिए। बाहरी प्रवृत्तियोंको 
अपने-आप चने देकर भीतरकी प्रवृत्तियॉँकों बढ़ाना भौर दुसरोंके किये गये कामोपर 


१, गांधीनी बम्मशते वर्धाके लिए स्सी तारीखओों खाना हुए थे । 
२, पारसी रुस्तमणी, मिर्देनि ४०,००० रुपपोंकी मदद की थी। देखिए पृष्ठ १६०, पा० 4० २। 


४४६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


नगर रखना जरूरी हो गया है। कताईके सम्बन्धमें लक्ष्मीदासकी शिक्षा पद्धति तथा 
तुम्हारी शिक्षापद्धतिमें जो अन्तर हो उसे समझकर जो पद्धति शास्त्रीय उतरे उसे 
अपनाया जाना चाहिए। 

अपने पत्रमे आश्रमकी अन्य उल्लेखनीय बातोंके बारेमें भी छिखना। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गृजराती पत्र (स्री० डब्ल्यू० ५७९१) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


२२४. भाषण : बम्बईकी सार्वजनिक सभामें 
१६ मार्च, १९२१ 

श्री गांधी गुजरातीमें बोले। उन्होंने कहा, से आप लोगोंको देशकी वर्तमान 
स्थितिके बारेमें कुछ बताना चाहता हूँ। मेने सारे देशका वौरा किया है और इस 
दौरेमें मुझे काफी अनुभव श्राप्त हुए हे; किन्तु इतना समय नहीं है कि देश्के विभिन्न 
भागोंमें जो-कुछ मेने देखा या जाना है, वह संब विस्तारते आपको बता सकूँ। में 
आपको केवल इतना ही बता सकता हूँ कि यदि आप अंसहयोगके प्रसारके लिए अपना 
कार्य उसी प्रकार शात्तिपुर्ण हंगते करते रहे, जिस प्रकार देशके सभी भागोंगें पिछले 
पाँच महीनोंसे करते रहे है, तो एक सालके अन्दर आपको स्वराज्य मिलना निश्चित 
है। और ढर्कीक्षी अन्यायपूर्ण सन्धि भी सुधार ली जायेगी तथा पंजाबके साथ किये 
गये अन्यायोंका भी परिशोध्तत होगा। 

पिछले पाँच महीनोंकी आपकी बड़ी उपलब्धि यह है कि अब रेयत समझ्त गई है 
कि सरकारके दिये ज़िताबोंका कोई महत्व नहों है; नौकरणशाही हारा दी जानेवाली 
शिक्षा कोई शिक्षा नहीं है और विदेशी वस्तुओोंका कोई मूल्य नहीं है। रेयंत यह भी 
समझ गई है कि नौकरशाहीकी दी हुई कानूनी अदालतोंका उसके लिए कोई व्याव- 

उपयोग । 
जी आ बज जी कहा कि न॑ केवल रेयतने, वरन्‌ अन्य वर्गोंने भी इस 
सत्यकों पहचान लिया है। जो विद्यार्थी यहाँ मोजूद हे, वे ईमानदारीसे ऐसा नहीं कह 
सकते कि वे सरकारी स्कूलॉमें पढ़ना सम्मानजनक समझते हे, और यही हाल नौकर 
शाहीकी अदालतोंमें वकालत करनेवाले वकीलोंका भी है। बंगाल, पंजाब तगा संयुक्त 
प्रान्तके अपने दौरोंमें से सेकड़ों वकीलों और विद्याथियोंते मिला। वे छोग शर्म महतुसत 
करते जान पड़े -- निदचय ही अपने आपपर। थे उत संस्थामोंसे अपना नाता अबतक 
नहीं तोड़ पाये जिस्हें वे मात्र पाजण्ड सानते है। मेने यह भी देखा कि धौरे-धीरे वे 
(विद्यार्थो और कील) भी वतंसान ब्रिटिश शिक्षाप्रणाही तथा ब्रिटिश 
ओरसे उदासीन होते जा रहे है। ऐसे आश्ाजनंक संकेत मिले हे कि आगासो सात 


भाषण वम्बईकी सावजनिक सभामें ४४७ 


महीनोमें इन वर्मो्म उक्त दिश्वामें विरवतिकी भावना पुरी तरह दृढ़ हो जायेगी। यह 
एक स्वीकृत तथ्य रहा है कि भारत किसी भी अन्य बर्गेके लोगोंसे बकीलोंकी अपेक्षा 
अधिक सेवाकी उम्मीद नहीं कर संकता। जहाँतक विद्याथियोंका सम्बन्ध है; उतके 
हृवय कोमल होते है और मत्तिष्क अपरिपक्व। इसीलिए वे अपने उन स्कूलों व 
फालेजोंफों छोड़नेमें सिल्क रहे हे जिन्हें वे अन्तःकरणसे नापसन्द करते हे। परत्तु 
में आपकी बता बूं कि यदि आप यह जानते हुए भी कि अमुक चीज बुरी है, उसे 
नहों छोड़ते तो इससे स्वराज्य प्राप्तिमें बाधा पंडेगी। 

आमजनता और अन्य वर्ग, सभी समझ गये हे कि भसहयोग आत्माकी शुद्धिका 
भी एक उपाय है। मेने देशके उत्तरो भागमे जो-कुछ देसा, उससे मुझे बहुत ही खुशी 
हुईं। मेने देता कि अधिकतर छोगोके शरोरपर एक भी विदेश्ञी वस्त्र नहीं था। णो 
विद्यार्यों स्कूठ-काठेजोले बाहर आ गये है वे अनेक प्रकारसे राष्ट्रीय कार्य कर रहे हे। 
और मेरी ममसमें नहीं आता कि असहयोग करनेवाऊ़्ले विद्यार्यी अराजकतावादी पैसे 
बन सकते है, जंसी फि छुछ हल्फोंमें चर्चा है। मेरी समझमें अराजकतावादियों-जंसे कायर 
मनके छोग राष्ट्रकी पुफारपर इतने साहसके साथ कभी अपने स्कूलो और कालेजोंसे 
बसहुयोग नहीं फर सकते। 

आगे बोलते हुए श्री गाघोने फहा कि मुसे यह सुनकर दुःख हुआ कि भी झास्त्री 
और श्री पराजपेका सार्वजनिक समाओमें अपमान किया गया। मेरी समझमें नहीं 
आता फि अपने उन देशभाद्ययोका, जिनके विचार आपसे नहों मिलते, अपमान करके 
आपको यया मिल सकता है। मेरा मन बड़ा प़िन्न हुआ, जब मेने सुना कि वनाससमें 
उछ्ध संन्‍्यासी, प॑द्ित मदनमोहन मारूवीयफों भी अपने देशवासियोसे उनकी देश्-सेवा- 
मोडे अनुर॒प व्यवहार नहीं सिछ्ा। आपको यह बात याद रखनो चाहिए कि आपको 
पहु तब-कुछ सहुना होगा; आपको किसीसे भी घृणा फरनेका हक नहीं है। जिस 
तरह फोई व्यक्ति विचार न॑ मिलनेपर भी अपनी पत्नी, पुत्र या वहुनंकी उपस्थितिकों 
सहन फरता है, उसी तरह आपको अपने वेशभाइयोफे सभी! वृष्टिकोणोकों सहन करना 
होगा। यदि आप नम्नतापुर्वक छोगोकी विवेक-बुद्धिति अपीक करके किसीको असहयोगके 
रास्तेपर नहीं छा सकते तो आप बलप्रयोगसे वैसा फभी नहीं फर सकते। जबतक आप 
देशके सभो मतोकों सहन नहीं कर पाते तबतक आप कोई भी उत्तरदायित्वपूर्ण फाये 
फरनेके योग्य नहीं हूं । आपका ब्रास्त्र असहयोग है, जो किसीसे घृणा न करनेका उपदेश 
देता है। यदि मुझसे पृष्ठ जाये तो में सबसे यही कहूँगा कि में चेम्सफोड, डायर या 
भो'डायरतक से घृणा नहीं फरता। में तो फेवल उनको भयानक भूले बता रहा हूँ। 

देशके सभी भागोर्में सरकारने अपना शिकंजा और भी कस दिया है, सस्त कर 
दिया है। शुरमें सरकार आपके प्रति उदासीन थी, फिर वह सजाक उड़ाने लगी और 
बुरा-मल्ता कहने लगी; इसके बाद वह दमनपर उतर आईं। में तो सिर्फ यही कह 
सकता हूँ कि यह सब हमारे भहेके लिए है भर यदि आप (असहयोगी) उसी प्रकार 


४४८ सम्पूर्ण गांघी वाहमय 
शान्तिपुर्ण ढंगसे भागे बढ़ते रहे जिस प्रकार पिछले पाँच महौनोंमें बढ़े है, तो आगामी 
सात महीनोंके अन्दर आपको स्वराज्य सित्न जायेगा। जरूरत फेवर इस बातकी है 
कि आप सुसंगठित और शान्तिपुर्ण ढंगते बढ़ते रहें। आपको विद्यारथियोंकों बाहर निकल 
आनेके लिए प्रेरित करनेकी दृष्टिसे स्कूलों और कालेनोंके दरवाजोंपर नहीं जाना 
चाहिए। बल्कि आपको चाहिए कि संभीक्षों असहयोगके सत्यक्ी प्रतीति करायें। 

स्वदेशी और बहिष्कारके बारेमें में आपसे यहू फहना चाहूँगा कि भी आप देवासे 
विदेशी मालंका पूर्ण बहिष्कार नहीं कर संकते। आपको उन्हीं विदेशी चौजोंका बहि- 
प्कार फरना है जो आप देशरमें पैदा कर सकते हे। उन चौजोंमें कपड़ा मुख्य है। यदि 
आप कपड़ा बुन सकते हे तो आप भआंसानीसे विदेशी कंपड़ेका बहिष्कार कर सकते 
है। इस सम्बन्धर्में आपको यह बता देवा भी मेरा फ़र्ने है कि फिलहाल भारतीय 
मिलोंका बहिष्कार करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो वेश 
और भी गरीब हो जायेगा। परन्तु आपको यह ध्यान जरूर रखता है कि मिलें अपना 
काम ठोकसे करती रहें। मिलोंको केवल “ पूंजीपतियों ” के लिए काम नहीं करना चाहिए, 
बल्कि जनताके हितके लिए भी काम करना चाहिए। आपको अब अपनों खादीका 
मूल्य बढ़ानेकी कोशिन्ष करनी चाहिए। आप लंकाक्ायरकों यह महसुत करा दें कि उसके 
बिना भी हसारा काम चल सकता है। परन्तु मेरे कहनेका यह तात्पय नहीं कि तत्काल 
लंकाशायरका बहिष्कार फर दिया जाये, क्योंकि में जावता हूँ कि ऐसा करनेसे जापान 
फो भोका मिल जायेगा। 

भाषण समाप्त करते हुए भ्री गांधीने कहा, ६ अप्रेल' आपके लिए एक कड़ी 
कसौटौका, गहरे आत्म-निरीक्षणका दिन होगा। उस दिन आपकी परीक्षा होगी कि 
भाप सच्चे दिलसे स्वराज्य चाहते है या नहीं। से उस दिन भहान्‌ महात्मा तिलककी 
स्मृतिमें एक करोड़ रुपये चाहता हूँ। निदचय ही में यह रुपये अपने बच्चोंके लिए या 
लोकमान्य तिलकके बच्चोंके लिए नहीं चाहता, वरन्‌ आपके लिए और आपके बच्चोंके 
लिए चाहता हूँ। में जानता हूँ कि आपमें से बहुतेरे लोग कहेंगे कि मुद्रा बाजार « « « 
और मस्वीके कारण आपका व्यापार ठीफसे नहों चल रहा है। में जानता हूँ कि ठुछ 
अन्य छोग कहेंगे कि वे तंगदस्त है और उन्‍हें बेटियोंके विवाह करने है। परतु मे 
फटुँगा कि लोग आसानीसे वहु रकम तो दे ही सकते है जो वे धृन्रपानपर ७र्चे 
करते हे। ढेर सारे गहने दिये बिना केवल खादी पहनाकर ही बेटियोंका विवाह 
सम्पन्न किया जा सकता है। भारतके स्त्री-पुदघोंकों अपने पापोंका कुछ प्रायविचत्त तो 
अंवदय करना चाहिए। 

[अग्नेजीस | 

बॉस्‍्जे कॉनिकल, १७-३-१९२१ 

२, सत्याम्द सप्ताहका पहछा दिन | 

२ यहाँ कुछ शब्द छूट गये हैं । 


२२५. भाषण: बम्बईके नेशनल कालेजमें 


१६ मार्च, १९२१ 
* « «उन्होने फहा कि समस्त शिक्षाका सार दया है--सबके प्रति दया; मित्रोके 
प्रति, शत्रुओके प्रति, मनृष्यों और पशुमोके प्रति। शिक्षाका सुरुय उद्देश्य चरित्रका 
निर्माण फरना है जो ब्रह्मचंका कठोरतासे पालन करनेसे ही हो सकता है। भरी गरांधीने 
इसके बाद छात्रोंको बताया कि उनके लिए हिन्दों सोज़ना और सुृत कातना आवश्यक 
है। उन्होंने कहा कि नवयुवकोकों शिक्षा जिस तरीकेसे राष्ट्रीय स्कूलोंमें हो रही है 
उत्त तरीकेसे देशभरमें होती तो स्वराज्य प्राप्त फरनेमें कोई कठिनाई न॑ पड़ती। 
[अग्नेजीसे 
बाँस्त्रे फ्रॉनिकल, १७-३-१९३१ 


२२६. भेंट: “डेली हैरॉल्डके” प्रतिनिधिसे 
१६ मार्च, १९२१ 

[भेंटकर्ता : | आप विदेशोमें प्रचार फरनेके विरुद्ध क्यो है? 

गावीजी . हमारा आन्दोलन सफठताके लिए मुख्य रुपसे प्रचारपर नहीं, वल्कि 
थआान्तरिक सुपार और शक्तिपर निर्भर है। पहली वात तो यह है कि भारतसे वाहर 
चाहे एक भी व्यक्ति यह न जाने कि हम क्या कर रहे है, किन्तु यदि हम वास्तवें 
शक्ति अजित कर ले तो यह सरकार अवश्यमेव छिन्न-भिन्न हो जायेगी। दूसरी बात 
यह कि सरकार इतनी अच्छी तरह सगठित है कि जब उसके विरुद्ध किये जानेवाले 
किसी प्रचारका अमर पहने उगता है तब वह उसे जारी नहीं रहने देती। तीसरी बात 
यह है कि द्रमारा प्रचार हमारे सीमित साथनोपर निर्भर होगा, सरकारके पास विरोधी 
प्रचारक लिए असीम साथन है, फिर उसका प्रचार इतना सिद्धान्तहीन होता है कि 
उम्र सममयपर मिरल करना असम्भव है। इसलिए में इस निष्कर्षपर पहुंचा हैं कि 
हमें अपने आन्दोलनके प्रचास्पसारके लिए उसकी आन्तरिक सचाईपर ही निर्भर 
रहना चाहिए। 

आजयल भारतमें जो दमन चल रहा है उसके बारेमें भापका क्या विचार है? 

दमनसे माछूम यह पडता है कि आत्दोछनका दवाव महसूस किया जा रहा है; 
उसलिए में इसका स्वागत करता हूँ। हम वम्बईमें रहनेवाढ़े लोगोकी किस्मत हो | 
इस प्रालमें दमनका स््ररूप उतना प्रचण्ड नहीं है जितना कि देशके अन्य भागोंमें। 
थदि जनता गान्त और अविचलित रहे तथा दमनका जवाव उसके 227५8 करके 
नहीं, वरन्‌ जौर अधिक त्याग और वलिदान करके दे तो दमन स्वयंमेव समाप्त हो 


१९-२९ 


४५० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जायेगा। जिनकी ईमानदारी, चरित्र और प्रत्िष्ठामें किसी प्रकारके सन्देहकी गुनाइश 
नही है, अगर ऐसे लोगोकी स्वतत्वतापर प्रतिवत्थ छगा देनेके वाद भी जनता नहीं 
दवती तो में नहीं समझता कि सरकार विचार और व्यवहार दोनो ही दृष्ट्योत्ते सवा 
दोष-मुक्त किसी आन्दोलनकों समाप्त करनेके लिए और भी अधिक प्रतिवन्ध ठगानेकी 
मूखेता करेंगी। कंयोकि इस आन्दोलनके अहिसात्मक स्वरुपने इस अत्यन्त अनत्तर्धावी 
सरकारको मात दे दी है, और परिणामस्वरूप अब वह हिसाके बदले जन-मत और 
जन-चरित्रकों दबाने और कुचलनतेका निर्ूज्ज प्रयास कर रही है। इसलिए मे आगा 
करता हूँ कि समस्त भारतके कार्यकर्ता, यह समझते हुए कि देशकी घवित दिनोदिन 
बढ़ रही है, इस दमनकी कोई परवाह नही करेंगे और कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत योजनाके 
अनुसार राष्ट्रीय श्क्तिका संगठन करते रहेंगे। 

क्या आप नई विधान परिषदोंकी कार्यविधिके बारेमें ठीक जानकारीपर आधारित 
कोई राय दे सकते हे ? 

जहाँतक में इन परिषदोंकी कार्यविधिकों समझ सका हूँ, तिराबावादियोकी 
आशंकाएँ सही सिद्ध हो रही है। इसके कारण नौकरबाहीकी बनिष्ट करनेकी बसी 
ताकतमें जरा भी कमी नहीं हुई है। वह ईमानदार छोगोकी आँतोमें धूछ श्लोकनेके 
लिए अपनी कूटनीतिक क्षमताका अत्यन्त प्रभावकारी ढंगसे उपयोग कर रही है, वौर 
सारी ताकतोंसे निपटनेके लिए सिद्धान्तहीन व्यवहारका तहारा छे रही है। परिणाम यह 
है कि अब हमारे हाथोमें पहलेकी अपेक्षा अविक कीमती और सुन्दर दिखनेवाले खिलौने 
रख दिये गये है, ताकि हम रोएँ-चिल्छाएँ नहीं। मुझे ढु.लके साथ कहना पढ़ता है कि 
यह वात लॉड सिन्हाके' प्रान्तकी अपेक्षा किसी अन्य प्रान्त्में मधिक सच नहीं उत्तरी है। 
विह्र एक ऐसा प्रान्त है जहाँ हिसाका सबसे कम ख़तरा है, जहाँ तेताओोंने आन्दोलन- 
की सम्पूर्ण भावनाकों आत्मसात्‌ कर छिया है, जहाँ नेताबोंकी सम्पूर्ण शक्ति मदय-निरषेष, 
शिक्षा और उद्योग-वन्वोंपर केच्चित है। यदि सरकार केवल उदासीन रहती दो विहारी 
पूरी तरहसे मध-विरोधी हो जाते और सारी दुनियाके सामने कानूनकी सहायता लिये 
विना मद्य-निषेव-सम्वन्धी सुवारका एक दृष्टान्त रख देंते। वे गिक्षा-आन्दोलनमें ऋत्ति- 
कारी परिवर्तंत कर देते और करदाताबोंका बोझ बढ़ाये विना गरीवस्ते-्गरीव आदमीके 
लिए भी जिक्षा सुझभ करा देते, तथा पुनः चरखेका प्रचहत कखवाकर विहारमें उत्त 
तरह दूब-दहीकी नदियाँ वहा देंते जैसी, मेरा विब्वास है, सचमुच एक समयमें बहती थी। 
इसलिए दुनिया यह जान छे कि विहारमे, और विहारमें ही क्यो, समस्त भासतम॑ 
दमनका अर्थ है इत तीनों महत्वपूर्ण सुवार बआन्दोछनोंका दमन। इस कतौटीपर कंस 
तये विधान-भण्डलोंकों कमसे-कम फिलहाल बसफछ ही घोषित करा चाहिए। 

भविष्यके विबयमें आपका कया खयाल है? 

जहाँतक अनुमात छुगा सकता हूँ, आन्दोलन अपने वर्तमान मार्गपर चलता रहेगा! 
हम दिनोंदिन हाथकी कताई और बुनाईपर ज्यादा घ्यान दे रहे है तथा इस तरह 
भारतको आधिक दृष्टिसे आत्मनिर्भर ववा रहे हे और गसवल्ोरीकी बादतको दूर 


१, उस समर लोंढे छिद्दा गिद्दार भर उदीसाके गवनर थे 


भेंट : डेली हैरॉल्डके ' प्रतिनिषिसे ४५१ 


करके भीतरी शुद्धिपर भी जोर दे रहे हे। आलोचकगण चाहे जो कहेँ, लेकित तथ्य 
यही है कि सरकार द्वारा चलाई जानेवाली अदालतों और शिक्षण-सस्थाओका धीरे-धीरे 
परन्तु दृढ़ताके साथ बहिष्कार हो रहा है। हिन्दू-मुस्तिम एकता उत्तरोत्तर राष्ट्रीय 
जीवनका स्थायी भंग वनती जा रही है, और जहाँतक स्वराज्य-प्राप्तिका सम्बन्ध है, 
भहिसा वह स्थिति पार कर चुकी है जब इसे मात्र एक प्रयोग था कार्यसाधक नीति 
समझा जाता था। अब यह तेजीसे धमंका रूप ग्रहण करती जा रही है। में जन्मजात 
आगावादी हूँ और मेरा विश्वास हैं कि जिस गतिसे हम बढ़ रहे हे, यदि उसी गतिसे 
वढते रहे तो अक्तूबरसे पहले ही वह स्थिति आ जायेगी जब सरकार देखेगी कि उसका 
सर्वंसम्मतत जनमतके वलकी उपेक्षा करना असम्भव हैं और हम देखेंगे कि भारतमे 
स्वराज्य स्थापित हो गया है! 

सेवरकी सन्धिको' शर्तोंमें प्रस्तावित संशोधनके बारेमें आप क्या सोचते हे ? 

मेने तो नई शर्तोपर केवल एक सरसरी नजर ही डाली है। जहाँतक में समझ 
सकता हूँ उनका उद्देश्य भारतीय मुसछूमानोकों नही, वल्कि तुर्कोकों शान्त करना है। 
ये दोनो चीजें अछग अछग मानी जानी चाहिए। खिलाफत मूछतः एक धामिक आन्दोलन 
है, उसका सम्बन्ध मुसलमानोंकी भावनासे हैं और टर्ककि तुष्टीकरणसे उसका कोई 
सम्बन्ध नही हैं। यह आन्दोलन सीधे पैगम्बरके निर्देशोसे प्रेरणा ग्रहण करता है। इसलिए 
जवतक भारतीय मुसलमान सन्तुष्ट नही किये जाते तबतक शान्ति नहीं हो सकती और 
मुसलभानोंकों शान्त करनेकी आवश्यक शर्त यह है कि जिन्हें भर्रके दीप कहा जाता 
है उन्हें पुरी तरहसे केवल मुमलमानोंके ही नियन्त्रणमें रहता चाहिए; उसपर खलीफा- 
को धाभिक प्रभुसता होनी चाहिए, चाहे फिलहाक खलीफा कोई भी क्यों न हो। 
इस्ठामकी प्रतिष्ठाका तकाजा है कि स्मर्ना और श्रेस, टर्कीकों वापस सौप दिये जायें 
और मित्रराष्ट्र कुस्तुनतुनियाकों खाली कर दें। परल्तु इस्छामके अस्तित्वके लिए यह 
जरूरी है कि क्विटेन और फ्रासको दी गई अधिसत्ता विलकुछ समाप्त कर दी जाये। 
भारतीय मुस्नतमान इस्लामके पवित्र स्थलोपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई प्रभाव फभी 
सहन नहीं करेगे। इसलिए इसका यह अर्थ हुआ कि फिलिस्तीन भी मुसलमानोके 
नियन्तणमें होना चाहिए। जहाँतक में जानता हूँ, यहूदियों और ईसाइयोंकों फिल्स्तीन 
जाने और अपने घाभिक हृत्य पुरे करनेमें कभी भी कोई बाधा नही पहुँचाई गई। 
किन्तु धर्म या युद्धका कोई भी फतवा मित्रराष्ट्रो द्वारा फिलस्तीनका यहूदियोंकों सौपा 
जाना उचित नहीं सिद्ध कर सकता। यह खास तौरपर भारतीय मुसलमानोके साथ 
और आमतौरपर समूचे भारतके साथ विव्वासघात करना होगा; यदि युद्धके प्रारम्भमें 
ब्रिटेनने ऐसे किसी अधिकार-हरणकी सम्भाववाकी ओर इशारा किया होता तो एक 
भी भारतीय सिपाही युद्धमें न जाता। यह दिनोदिन स्पष्ट होता जा रहा है कि यदि 


३, प्रथम विश्वयुद्धके बाद हुईं सन्पि; इसका मसविदा सबसे पहछे मई १९२० में प्रकाशित किया 
गषा | इसके बाद भारत सज़ारने जब साम्राज्य सरकारको अपनी समस्थाएँ भौर विचार समझायें तो उस 
प्रन्षिकी शर्तोंमिं कुछ सुधार किये गये, णो वकि लिए ज्यादा भनुबूछ थे । सन्धिमें सुधार करनेके छिए 
कन्दनमें फिर पम्मेठन हुना, जितने अपना काम २२ फरवरी, १९२१ को शुरू किया । 


४५३ सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


भारतकों साम्राज्यसे भिन्च, मादी ब्रिविण राष्ट्रम्णलमें एक खतत्व प्राभेदारकी त्त्र् 
रहना है तो खिलाफतकी गर्ते टर्ककि राजनीतिक नेताओंकी अपेला मवल्मानोंद्े 
बामिक नेतामोंकी सछाहसे ही तय करनी होंगी। | 
[अंग्रजीसे | 
बॉम्च्रे कॉनिकल, (७-३-१९२१ 


२२७. भाषण: आर्वोर्मे' 

१७ मां, १९२१ 
आपमें से बनेक लोग जछदेशी कपड़े पहने हुए हैँ, छेकित श्र छोगोकी पयढ़ीका 
कपड़ा तो में विदेशी ही देखता हें। बाज कोई भी विदेशी कपड़ा पहना पाप हैं। 
हमे उसका तुरत त्याग कर देना चाहिए और स्देगी कपईके लिए हममें से हर 
व्यक्तिकों सूत कातना चाहिए। यूत कातनेगें हमारे वर्ग मौर हमारी स्म्बताकी रा 
निहित है, अर्यकी रल्ा तो है ही। दूसरे हमें बरावका त्याग कला च्राहिए। यो 
लोग धराव पीते हों उन्हें उसकी छत छोड़ देवेके लिए समझावा चाना जाहिए। 
मगर दे न समझे अबवा धराव पीना बन्द ने करें तो उतपर जोस्जवरूत्ती नहीं 
करनी हैं। उन्हें प्रेमसे समझावा त्राहिए; पाँव पड़कर उमझाना बाहिए और न मारते 
तो भी, क्ोब किये विना वास्वार समझाना त्राहिए। यह काम ल्वियाँ अच्छी तरह 
कर सकती हे। हमें त्ोरी, व्यमित्रार और झूठका परित्याय करना चाहिए तथा 

बन्त्यजोंके प्रति बपने व्यवहारमें मुवार करा चाहिए। 
अस्ृब्बता अगर हिन्दू-वर्मका अंग है तो में कहेंगा कि उच्त हृदतक उप्तमें भीता- 
नियत है। छेकित मेरी दुढ़ मान्यता है कि हिन्दु-वर्नर्मे ऐसी कोई बात नहीं हैं। बमुक 
जातिके अआक्तियोंकों सर्ग न करनेमें धर्म नही बवर्म है। वस्युच्यताकों धर्म मानकर 
हमने बनेक पाप किये हे; उतका प्रायब्चित्त तो हमें करा ही है। में कित्तीके ताव 
रौटी-बेटीका व्यवहार करनेकी वात नहीं कहता। स्िफ इतना ही कहता हूँ कि शर्त 
करनेमें हम जो दोप मानते हैँ, हमारी वह मान्यता हमारे मनसे निकद जाती चाहिए। 
अपने एक अंगको अल्युद्य मानकर हमने उस्तें सड्जा व्या है बौर उसके हईदसे हमारे 
सारे बरीरमें पीड़ा हो रही है! अंग्रेज बाज हमें वद्ृत मानते हैँ। उपनिवेधोंमें हम 
व्यापार करनेंक्षे लिए बढग जगह दी जाती है। हमारे झनेंके मुहल्छे कौर मुनाफिय 
करनेके छिए रेठ्याड़ीके डिव्यें बछ्य होते हैं। हम असृब्य-“ पद्थिा/--मार् 
जाते हूँ। अत््यजोंक्ते प्रति रूम्बे सममसे हम जो व्यवहार करते था रहे हैं, वह एक 
बड़ा अन्याय है बौर इस अन्यायकों हमें अवध्यमेत्र छोड़ देवा दाहिए। जब हम हमे 
सम्बन्धें अपने व्यवहारकों बदलेंगे तब अत्त्यजोंका जीवन अविक लच्छ हो बाद ॥। 
मेरा अनुभव ऐसा है कि उच्च कौमके माने जानेवाें बनेक व्यक्तियोंकी बला इछके 


१. महादेव देसाक़ि पात्रा विवरणते व्दुत- बारी महातदुरें वर्षकि पनीर फ़ कछा है । 


भाषण: नागपुरमें ४५३ 


अन्त्यजोंके घर अधिक साफ होते है। भगीका धस्धा हछका नही है। समाजके जीवनके 
लिए वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वह अपवित्र नहीं है। मंत्रों स्वयं दक्षिण आफ्रिकामे 
ओर यहाँ भी अनेक बार रोगियोंके पाखानोको साफ किया है, ज्रेकिन किसीने भी 
उम्त कामको अपवित्र अथवा हलका नहीं कहा है। उलठे, मेरे उस कार्यकी प्रशसा की 
है। प्रत्येक माँ अपने वच्चेका मैछा साफ करती है। उसमें सेवा है, महत्ता है। माता- 
को झ़प्ममें भी कोन अत्यूश्य मानेगा ? अस्पृश्यताकी रूढिमें सुधार करनेकी वात 
जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यको वढानंकी वात भी है। उसके 
लिए हिल्दूकों मुसलमान अववा मूसकहृमानकों हिन्दू बननेकी कोई जरूरत नहीं है। 
दोनों अपने अपने वर्मका कट्टसासे पाछन करते हुए एक-दूसरेंके धर्मका सम्मान 
करे और एकता बनाये रसें, इसीमें हमारी शोभा है। 

[बुजरातीसे 

नवजीवन, ३-४-६ ९२१ 


२२८. भाषण : नागपुरमें' 


१८ मार्च, १९२१ 


मुर्ें दुस है कि ऐसी विशाल सभामें मेरे भाई मौछाना शौकत अली हाजिर 
नहीं हैँ। अवनक हम सारे हिन्दुस्तानमें साथ-साथ धूमते थे। छेकिन दिसम्वरमें काग्रेस 
अवधिदेशनके वाद हमने सोचा कि हिन्दू-मुसल्लमानोंके दिल इतने साफ हो गये हे कि 
अब साव-साथ घूमनेकी जरूरत नहीं है। यदि सात महीन में स्वराज्य प्राप्त करना हो. 
खिलाफनके सम्बन्ध्में मुसलमान भाउयोकों जो दुख हुआ है उसे दूर करना हो और 
पंजाबकों न्याय दिलवाना हो तो अछग-अलग जगहोमें घूमकर अपना काम निपटाना 
चाहिए। मुझे उम्मीद है, ऐसी माँग कोई भी व्यक्ति न करेगा कि हर जगह हम 
दोनों साथ-साथ जायें। हिन्दुस्तानमे साढे सात छाख गाँव हे। उन सबमें तो एक-एक 
व्यक्त भी कदापि नहीं पहुँच सकता। 
यहाँ उतनी वडी सभाकों देखकर मुझे खुणी हुई है। यहाँ आप लोग' असहयोग 
आश्रम भौर राष्ट्रीय भारा चछा रहे है, इसलिए में भापषको बधाई देता हूँ। इस 
बहरके नेता भगवानदीनजी' जेल गये हे, दूसरे नेता डा० परांजपेके नाम एक महीने 
तक भाषण न करनेका आदेश जारी किया गया है और तीसरे डाक्टर चोलकरपर 
मुकदमा चल रहा है'--इस सबके लिए भी म॑ आपको वधाई देता हूँ। क़ेकिन 
आपने काग्रेस और छीगके हक्मकों तोडा है-- आपने पत्थर फेंके है --- इसके छिए 
मुझे दुख होता है। भाई अस्वातपर जो मौलाना झौकत अलीके मन्त्रीके रुपमें काम 


१. महादेव देसाईके यात्रा विवरणते उद्धृत | 

२, अतदृथोग आश्रमक्रे अवैतनिक प्रिंसिपल फिन्दोंनि डा० चोल्यरके साव शराबकी दुकानोंपर परना 
देना शुरू किया था । 

३, उनके छादरा दिये गये एक भापणके सिछसिठेमें, देखिए “ टिपणियोँ ”, ३०-३-१९२१ । 


पड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करते हैँ, अभी हाल हीमें एक अंग्रेज गाने हमछा किया; उससे उन्हें चोट भी छूगी। 
इसपर भाई अस्वातने उसे धक्का मारा। सरकारके कानूनके मुताबिक उन्हें वैसा कर- 
नेका पूरा हक था। सरकारी कानून ऐसा है कि अपनी रक्षा करमें पूरे बलका इस्ते- 
माल करना कोई अपराध नहीं है। सरकारका कानून ऐसा है, छेकिन कांग्रेस और 
लोगका कानून दूसरा ही है। इसलिए भाई अस्वातने पर्चात्ताप किया। स्वयं बाहर 
निकलकर उक्त गार्डकों छोगोके रेषसे वचाया। आपके हाथो नागपुरमें बहुत गलत 
काम हुआ है। कोई भी कारण क्‍यों न हो, आप छोगोके हाथ पत्थर मारतके लिए 
नहीं उठने चाहिए! कोई शराब पीनेका हठ करे तब भी जोर-जबर्दस्ती करके हम 
उसे शराब छोड़नेके लिए बाध्य तही कर सकते। हमें स्वराज्य चाहिए। स्व॒राज्यका 
अर्थ है कि कोई व्यवित अपराध करें तो भी उसपर मनमानी जोर-जबरदस्ती नही 
की जा सकती। एक भाईके शवकों दफतानेसे रुकावट डाली गई, यह भी गरूत बात 
हुई। इससे हमारे आन्दोलनकों नुकसान पहुँचा है, हमारे सम्मानकों धक्का लगा है। 
अगर कोई व्यवित शराव पीने अथवा ऐसी ही किसी दूसरी अनिष्ठ हठपर 
अडा रहे तो भी उप्तके साथ कोई जोर-जवरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। यदि हम 
ऐसा करें तो हम कांग्रेस और छीगके प्रति अपराध करते है। गत सितम्बरमें! अगर 
आप अपने लिए भिन्न रास्ता निरिचत करना चाहते तो कर सकते थे। केकिन आपने 
तो अपना संघर्ष शान्तिसे चछानेकी प्रतिज्ञा की है। उससे अब आप पीछे नहीं हट 
सकते। हम शान्तिका दावा करके बश्ञान्तिका व्यवहार नहीं कर सकते। हमारी छडा- 
ईंकी ख़बरें सारी दुनियामे फ़ैंछ गई हे। हम अपनी यह छडाई शान्तिसे लड रहे हे, 
इस बातकी तारीफ हो रही है। यदि हम शान्तिका नाम ढेकर अशान्तिका व्यवहार 
करेगे तो अपनी कमाई खो बैठेगे। हमारे हाथों जो गलत काम हुआ है उप्तका हमें 
पदचात्ताप करना चाहिए। सारी दुनिया देख रही है कि पिछड़े पचास वर्षोमे हिन्दु- 
स्तानके लोगोंगे जो ताकत नहीं आई, वह इन पाँच महीनोमें भा गई है। सरकारने 
छोटानी' प्राहबको टर्कके साथ बातचीत करनेके लिए मित्रराष्ट्रोंक जो सम्मेलन 
हो रहा है उसमे भाग लेनेके लिए बुलाया है, ढा० अंसारी भी सदस्य वामजद हुए 
हैं। यह असहयोगकी स्पष्ट विजय है। में यह तहीं महता कि हमें डरके मारे चुप- 
चाप बैठे रहना चाहिए। डर तो एक ईइवरके सिवा और किसीका रखतेकी कोई जझ- 
रत नहीं। लेकिन ने डरना एक वस्तु है और गुस्सा न करना दुपरी। आपसे अगर 
गुस्सा किये बिना नहीं रहा जा सकता हो तो चुपचाप जान्तिपूवंक अपने घरमें बैठे 
रहिए; हिंजरत कीजिए! हिंजरत भर्थात्‌ त्याग। यह हिन्दू-मुसत्मान दोनों कर सकते 
है। लेकिन यदि आप असहयोगके बहादुर सिपाही बनना चाहते हो तो यह निरचय 
कौजिए कि किसीकों मारनेके लिए हायमे पत्थर अथवा ऐसी ही कोई चीज उठाकर 
आप अपने हाथ अपवित्र नहीं करेगे। ख़राब शब्द बोलकर जीभको अपवित्र नही 
करेंगे। हमें सात महीनेमें स्व॒राज्य चाहिए। उसके छिए अगर अधिक संख्यामें विद्यार्थी 


१, जब कलमपमें कांग्रेसका विशेष अधिवेशन हुआ था । 
२० मियाँ शुझामद हाथी णान आछमद छोटनी । 


२२९. भाषण: अमरावतीमें' 


१९ मार्च, १९२१ 


भाई यादवडकरने' अपना सर्वस्व देशकों अपित कर दिया था। काग्रेस, छीग व 
लोक-संस्थाएँ हमसे जिन गुणोंकी अपेक्षा करती है, वें सब उन्तमें थे। अगर हम सभी 
उनके जैसे होते तो हमें स्वराज्य कभीका मिल चुका होता। एक समय वे भारतमें 
स्वराज्य स्थापित करनेके लिए हिसक उपायोंकी जरूरत माननेवाछोमें से थे। छेकिन 
बादमें उनके विचार बदल गये थे। वे पक्के सत्याग्रही वन गये थे और काग्रेस तथा 
लीगके कार्यत्रममें ही हिन्दुस्तानका भला है, ऐसा उनका दुढ विदवास हो गया था। 

काग्रेसके प्रस्तावसे हम हर हालतमें शान्ति बनाये रखनेके लिए वेंधे हुए हे। 
शान्तिका पालन कर सकनेकी अपनी शक्तिके सम्वन्धमें हमें और अंग्रेजों --- दोनोको 
ही सन्‍्देह है। हमें उन्हें यह बता देना चाहिए कि हम तलवार और बन्दुकके भयसे 
दबकर नही वल्कि धम्मंवृत्तिकी प्रेरणासे शान्तिका पालन करते है। दादासाहव खापडसे' 
मेरा पहलेसे ही मतभेद है। उनका रास्ता एक है और भेरा रास्ता दूसरा। में जानता 
हूँ कि वे जिस रास्तेपर चछना चाहते हे उस रास्तेसे स्वराज्य नहीं मिल्क सकता। 
तथापि में उल्हें भकछा-बुरा नही कहता। उनके पक्षके छोगोंकों कुऐँसे पानी वे भरने 
देनेमें काग्रेसकी आज्ञाका भंग होता है। अपने विरोधीके प्रति, वह अकेला हो तो भी 
हमारा व्यवहार ऐसा होता चाहिए कि वह हमारी ओरसे अपने आपको विल्कुल 
निरापद महसूंस करे। अलवत्ता हमे दादासाहव खापडेसे विधान परिषद्‌ आदि में 
किसी तरहकी सेवाएँ नहीं छेनी चाहिए; हाँ, उतकी सेवा हम अवश्य करे। वे वीमार 
पड़ें तो हम उनकी सेवा करे। छॉड्ड चैम्सफोर्ड वीमार पड़ें तो उनकी भी हम सेवा 
करें, लेकिन उनके दिये खिताबकों निस्सन्देह स्वीकार न करे। 

हमारी छड़ाई तो आत्मशुद्धिकी है। आत्मशुद्धि क्या है? शराब आदिका उपयोग 
करनेवाके लोगोंकों ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। इनकी विक्रीसे सरकारकों सत्रह करोड़ 
रुपया मिलता है। जाहिर है कि अगर सरकारकों अपनी यह आय बन्द होती दिखेगी 
तो वह हमें सुखसे नहीं बैठने देगी। शरावसे होनेवाली कमाईसे अगर हमारे वालकोंको 
शिक्षा मिछ्तती हो तो वह हमे स्वीकायं नहीं होनी चाहिए। स्वराज्यमे शराबकी कमाई 
तो हमारे लिए हराम होनी चाहिए। उसके बिता हम वच्चोको शिक्षा दे सकते हे, 
ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। डा० चोलकर द्वारा दिया गया भाषण मे पढ चुका हूँ। 
मजिस्ट्रेट उनके साथ न्याय करे अथवा अन्याय छेकिन इतना तो में स्पष्ट रूपसे कहता 


१. महादेव देसाईके थात्रा विवरणसे उद्धृत । 

२, अमरावतीके धादवढकर प्त्वर्धन, निनदी मृत्यु जनवरी १९२१ में हुईं थी; देखिए “सर॒णांचलि”, 
१२-१-१९११ । 

३ बरारके प्रसिद्ध वकीछू और बार गंगापर तिलकके प्रबल सममेक । 


सत्याग्रह सप्ताह ४५७ 


हूँ कि इस भाषणमे उन्होंने ऐसा कुछ भी नही कहा है जिसकी कांग्रेसमें खुले झब्दोमें 
चर्चा न की गई हो। उन्होंने 'रिपब्छिक  --गणराज्य शब्दका प्रयोग किया है छेकिन 
/सिपव्छिक तो जन्मसिद्ध अधिकार हैं। भारत तो अनादि काढसे ग्राम-गणराज्यका 
उपभोग करता आया है। विहारकी सरकार पचायतोंको तोड़नेका जी-जानसे प्रयत्व कर 
रही है। सरकारकी अदाल्तोंमें ही न्याय मिलता है, ऐसा मानता भ्रमपुर्ण है। क्या 
हमें जनरक डायर अयवा सर माइकरू ओडायरके विरुद्ध व्याय प्राप्त हुआ ? में साक्षी 
हूँ कि इन मामलोंमें हमे न्यायके बजाय अन्याय मिला है। ढेकिन आप डा० घोल- 
करके लिए दू.खी न हो। उन्हें बधाई दें। जिन्हें शराब पीनेकी लत पडी हुई है उन्हे 
विनयपुर्वंक समझा-बुझाकर शराब छोड़नेके लिए कहें। शराब बेचनेवालोसे शराब न 
बेचनेके लिए विनती करे, शरावका ठेका छेनेके लिए इच्छुक व्यक्तियोसे ठेका न डेनेका 
अनुरोब करें। लेकिन कही भी जोर-जबरदस्ती न करे। आप सरकारके सम्बन्धमें 
४ शैतान ” शब्दका प्रयोग भी न करे। पजाबके बारेमे भी रोष न करें। इन सब 
भामलोंमे उसकी टीका करनेका काम आप अकेले मुझपर छोड दें। आप शराब बन्द 
करवानेका प्रयत्व करे, लेकिन उत्मे किसीकी निन्‍दा न करे, गाली न दे। सल्त शब्दों- 
का जमाना चला गया है। अव तो काम करनेका समय आया है। हम बोढे और 
जेल जायें, इसकी अपेक्षा तो यही अच्छा होगा कि हम काम करते हुए जेक जायें-- 
फिर भछे ही सरकार गराव छुड़वानेके प्रयत्नोंको पाप समझे --तब सरकारकी पोल 
एकदम खुल जायेगी और वह स्वयमेव नष्ट हो जायेगी। 


[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ५--४- १ ९२१ 


२३० सत्याग्रह सप्ताह 


अप्रैल मास समीप आ रहा है। अप्रैठकी छठी' तारीखका वह भ्रेरणाप्रद रवि- 
वार और तेरहँ तारीखके रविवारकों हुईं घोर घटताकों क्‍या कोई भारतीय भूल 
सकता है? ऐसा कहनेमे कोई अतिशयोक्ति न होगी कि भारतका नवजीवन छठी 
अप्रैठसे आरम्भ हुआ। इन दोनों दिनोंकों मताना हमारा धर्म हैं। 

छठी तारीखकों भारत जागा, इस दिन उसने अपना आछस्य छोड औौर नीदसे 
उठकर १३ अप्रैलकी साँझको उसने देखा कि अपनी इस नई शरक्तिका दुष्पयोग करनेके 
फलस्वरूप उसे घोर प्रायदिव्त करना पड रहा है। उसी रातको हिन्दुस्‍्तानन अपने 
पत्िके निस्तेज सिरको अपनी गोदमे रख विलाप करती हुई रतनदेवीकों सुना। 

इस सप्ताहकों किस तरह मनाया जाये” सत्यका अधिक आग्रह करके, अधिक 
दृढ़ बनकर, अधिक नम्नर तथा शुद्ध बनकर और अधिक शक्ति प्राप्त करके ही यह 


१, ६ भग्रैड, १९१९ की रौड्ट अधिनिष्मके वितेषमें समस्त भाखतमें हडताल की गई थी । 
३, १३ अप्रैल, १९१९ को पल्यिवाला बागी ढुखद पसना हुई थी। 


४५८ सम्पूर्ण गांधी वाडुमय 


मताया जाता चाहिए। इस' सप्ताहमे ऐसे उपायोंकी योजना करना भी हमारा विशेष 
कत्तेग्य है जिससे कि ११ तारीखकों जो अत्याचार हुए थे वे फिर न होने पायें। 

यह सप्ताह शुद्ध तपदचर्याका, शुद्ध भक्तिका और शुद्ध फकीरीका होना चाहिए। 
इस सप्ताह हमे अपनी सब भूलोके लिए ईइवरसे और जिनके प्रति हमने वे भूले की 
है उनसे माफी माँगगी चाहिए। हमारा बल हमारी नम्नतामे है। हम अग्नेजोका 
अथवा अपने विरोधियोंका बुरा न चाहें, उन्हें बुरा न कहेँ। इन सात दिलोंमें हम 
यह रटे कि “हम इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करेगे, इसी वर्ष खिलाफतके प्रइनका 
निपठारा करेगे और इसी वर्ष पंजावके बारेमें न्याय प्राप्त करेगे। ” 

इन उद्देश्योंकों प्राप्त करनेके साधतोंपर विचार करके हमे उनकी प्राप्तिके 
लिए महान्‌ प्रयत्त करता वाहिए। 


१. खिताब-आप्त व्यक्ति अपने खिताब छोड दें। 

२. वकील वकालत छोड़ दें। 

३. विद्यार्थी सरकारी स्कूछ छोड़ दें। 

४. थादी और प्रतिवादी सरकारी अदालूतोंका परित्याग करे। 

५. शराबी तथा और प्रकारके व्यसन करनेवाले व्यक्तियोंकों शराब, व्यसन, 
व्यभिचार, घोरी और जुआ खेलना आदि छोड देना चाहिए। 

६, सभी सत्यपर आचरण करनेका प्रण छे। 

७. अपने-अपने परोंमें चरखा दाखिक करके, स्त्री-पुरुध सभी अमुक समय चरज्ा 
कातनेका आग्रह रखे। 

८. सब लोग विदेशी कपडेका त्याग करके सिर्फ हाथके कते सूतसे हाथके बुने हुए 
कपड़े ही पहलें। 

९ हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहुदी--भारतमे जन्मे हुए सभी 
लोगोंको चाहिए कि वे परस्पर एक-दुसरेके प्रति भाई-बहतका व्यवहार करे। 

१०. कोई भी हिन्दू किसीकों अस्ृत्य न माने और सबके प्रति समभाव रखे। 

११. तिलक-स्वराज्य-कोषमें सभी यथाशक्ति दान दें। 


स्वयं उपर्युक्त कार्य करते हुए और दूसरोसे उसे करनेका आग्रह करते समय 
कोई भी व्यक्ति कड़वी भाषाका प्रयोग ने करे। 

ऊपर जो सूची दी गई है उससे स्पष्ट है कि सबसे बंढा काम चरखेका प्रचार 
करना, खादी पहनना और दान इकट्ठा करना है। 

हमे छठी और सातवीं तारीखको हडताल करनी चाहिए। किसीपर जोर-जबखस्ती 
नहीं करनी चाहिए। मिल-मजदूरोंकों भी पहलेसे ही इन दो दिनोके लिए छुट्टीका 
प्रबन्ध कर छेता चाहिए। जिन्हें छुट्टी न मिक्ते उत्हें काम बन्द नहीं करना चाहिए। 

छठी और तेरहवी तारीखको पिछली साँझसे चौवीस घटेका उपवास करता चाहिए। 

जहाँ सरकारी प्रतिबन्ध न हो वहाँ हमे छठी और तेरहवी तारीखकों सभाएँ 
आयोजित करके उचित प्रस्ताव पास करने चाहिए। प्रत्येक सभामे चन्दा उगाह कर 
प्राप्त रकम तिलक स्व॒राज्य कोषमें भेज देनी चाहिए। 


मेरी पंजाबकी अन्तिम यात्रा ४५९ 


दे 5 हे और मुर्य रूपसे उपवासके दो दिनोंमे एक निदिचित समय लोग 
सैफ ग। र प्रार्थनामें बिताएँ और इस तरह यह सिद्ध करे 
बा रह है रह यह कि हमारी रूडाई 
_हिन्दुलानमें एक भी गाँव ऐसा ने होना चाहिए जहाँ सत्याग्रह सप्ताहका सन्देश 

न पहुँचा हो। ४ तारीखको हिन्दुस्तानमें प्रत्येक स्त्री-्यृएपकों बह अनुभव होता ही 
चाहिए कि उन्होने देशसेबामे और धर्मसेवार्में ठीक-ठीक भाग लिया है और वे 
पहलेसे अधिक पवित्र हुए है। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, २०-२-६१९२१ 


२३१. मेरी पंजाबकों अन्तिम यात्रा 
पंजाब गौर गृूजरात 


पजाव मेरे लिए दूमरा गुंजरात वन गया है। वहाँ मुझे समय-समयपर जाते 
रहना पइता है। पजावमें बहुत कम जिले ऐसे रह गये हे, जहाँ मे न हो आया हूँ। 
इस कैखका नाम मं अन्तिम यात्रा रखा है, सो इसका अर्थ यह नहीं है कि मे बहाँ 
अब कभी नहीं जाऊँगा। सम्भव है थोडे समयके लिए मुझे फिर वहाँ जाना पडे। 
इस आर में रावरृपिंडी, गुजरॉवाछा, मुल्तान, लायलपुर, सीरी, लाहौर, अमृतसर, 
जाहस्थर, होगियारपुर, हरियाना, सन्ना, छुवियाना, सरहिन्द, अम्वाला, रोहतक और 
भिवानी गया था। इसलिए में गुजरातकों अधिक जानता हूँ कि पजाबकों, यह 
बताना जरा कठिन है। 

पंजावकी बहनें 

भेरा विचार यात्राका विभिवन्‌ विवरण देनेका नही है, अपितु कुछेक ऐसे पवित्र 
स्मरणोका उल्ठेस करनेकी खातिर यह लेख छिख रहा हूँ जिनसे हमे कुछ छाभ हो। 
पजावकी बहनोने मुझे मुग्य कर दिया है। लगभग प्रत्येक स्थानपर स्तियोकी सभा 
होती थी, वह भी कोई पाँच-सातकी नहीं वल्कि झुण्डकी-झुण्ड स्त्रियोंकी। उनके 
पैये, सादेपन और निर्दोषताका बखान नहीं किया जा सकता। मेने उनके प्रेमका अपूर्व 
अनुभव किया। प्रत्येक स्थानपर उन्होने हृदयसे आशीर्वाद दिया है। स्वराज्यका अर्थ 
रामराज्य, ऐसी ही उनकी मान्यता हें। उन्होंने मेरे ऊपर खादीके पवित्र गोले और 
हार पेंके। घन देनेमें कोई मकोच नही किया। हाछाजीकों धन दिये जानेके सम्बन्धमे 
जो सन्देह था उसे इन वहनोंने निर्मू कर दिया। और वह भी कोई आगा-पीछा 
करते हुए नहीं; वल्कि एक दूसरेसे आगे वढ-बढ कर। वें एक स्वरसे मधुर गीत गाती 
हूँ और वे गीत भी इतिहासकों लिये हुए होते है। हजारो पंजाबी बहने पजावकी 
डायरशाहीकी गाथा गीतोकी मार्फत सुनाती हैं। चरखेकी कलामें तो पजाबकी बहने 


४६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 

देशके अन्य भागोंकी बहनोंको पराजित करती ही हे, और हमेशा करती रहेगी, ऐसी 
मेरी मान्यता है। एक बैरिस्टिरकी छड़कियोंते मेरे साथ चरखेकी होड छगाई। मेरा 
हाथ तो क्योंकर चक्े ? तार तानूँ कि वह टूट जाये, और ये बालाएँ ती तार तावती 
ही चली जाती थी। में छज्जित हो गया। हार तो मेने शुरूमे ही मान छी थी। 
उनके पिताने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि मेरा चरखा ही खराब होगा। छेकिन 
अपने अन्ञानकी मुझे पुरीतुरी जानकारी थी इसलिए यह आश्वासन बेकार था। इन 
बालाओके चरखेसे जो झंकार मिककृती थी वह मुझे तो अच्छे वाच्ययन्तके संगीतसे 
भी मधुर छगती थी। यह चरख्वा-युद्ध रातके ग्यारह वजेतक चछा लेकिन अगर मुझे 
कोई और काम न होता तो में अवश्य चरखेकी गतिकों देखता रहता क्योकि मेरा 
विश्वास दिन-तिदिन वृढ़ होता जाता है कि हिन्दुस्तानका स्व॒राज्य चरखेमें ही 


समाहित है। 
स्वराज्यका झंडा 


एक समझदार मित्रनें' सछाह दी है कि स्वराज्यके झंडेपर चरखका ही चित्र 
होना चाहिए। मुझे यह विचार बहुत ही सुन्दर छगा है। हम विचित्र झ्डेका प्रयोग 
करते है। आन्ध्र प्रान्तके एक सज्जननों अनेक प्रकारके झडोका सुझाव दिया है फ़ेकित 
मुझे तो स्वराज्यके झंडेगें चरसेके चित्र होनेके विचारके समान अन्य कोई विचार 
प्रिय तहीं छूगता। कांग्रेसके आगामी अधिवेशनके कार्यवाहकोंकों में यह विचार भेद 
करता हूँ।' 


व्यापक प्रवृत्ति 


पंजाव एक ऐसा अंबछ है जहाँका कदाचित्‌ ही कोई घर चरखेसे विहीत हो। 
जारुन्धर, होशियारपुर, और हरियाना तो चरखेके केन्द्र हे। वहाँके चरते और दूसरी 
देशी कारीगरी उत्तम होती है। होशियारुरके एक सज्जनने मुझे दो चरखे दिये हैं। 
उन्हें जो व्यक्ति देखना चाहे वह आश्रममें आकर देख सकता है। वहूके चरक्षे एक 
तरहकी शीशमकी लकडीके बने हुए होते हे। उसमें हत्थे भादि खरादपर उतारे हुए 
होते हे और उनपर कारीगरी की गईं होती है। उप्षमें रंग भी भरे जाते हे। कितने 
हो चरबोंपें तो कहाका दाता प्रदर्शत किया जाता है। मूल्यवान चरब्ोपर हाथीदात 
का काम किय्रा हुआ होता है। कुछ चरखोंके चककरमें शीक्षा भी लगा हुआ होता 
है। और किप्तो-किप्तोमे पूँघर बेंे होते हे। होशियारपुरमें मुझे बताया गया कि गत 
भहीनोंमें चरद्लेका मूल्य दुगुता हो गया है। आम तौरपर भच्छे रंगीन चरखेकी 
कीमत पत्रह रपये होती है। चरखेकी माँग इतनी बढ़ गई है कि कारीगर उसे पूरा 
नही कर सकते। 


१, छाज हंतराण; जाव्वरके एक सावेजनिक्र कार्यकर्ता । 
२ भयूल्ीपरअमके राष्ट्रीय काणेणरे भी वेंकब्या । देखिए " राष्टीय झंडा”, १३-४-१९२१ भी । 
३« नो दिल्ााबर १९२१ में भद्मदाबादमें होनेवाल था । 


मेरी पंजाबकी अन्तिम यात्रा ४६१ 
विचित्र मानपत्र 


मुझे अनेक प्रकारके मानपत्र दिये जाते है छेकित जैसा मानपत्र मुझे जारूत्धरमे 
मिछा वेसा आजतक नहीं मिला। सामान्य झूपसे हमारी नगरपालिकाएँ सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओंकों मानपत्र नहीं देती। उसकी पहल बेरही' नगरपालिकाने, जब में और 
शौकत अली वहाँ गये थे तब की थी, फिर गोर्खपुरत' मौर और अब जाढरुच्धरो 
तग्रपालिकाने। जाहून्धर नगरपालिकाने औरोकी अपेक्षा अधिक साहसपूर्ण कदम 
उठाया छेकिन उसका यह साहस समयानूकूछ था। मानपत्र अग्रेजीमे नहीं था, वह मधुर 
हिन्दुस्तानीमे और उ्दू लिपिमें प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा वह रेशम, 
महीन कपड़े अथवा कागजपर ने होकर, खादीपर लिखा गया था। यह खादी मक्का 
शरीफतक जाकर पवित्र हो आई थी। जालन्धरके एक वकील श्री नासिरुद्दीन शाहकी 
माताने अपने कफनके लिए अनेक वर्षोंसे जो खादी सभाल कर रखी थी, स्वयं उन्होने 
उप्त खादीमे से यह टुकड़ा काटकर दिया और मातपत्र उसपर छापा गया। सुनते हे 
आज तो मुसलमान भाई कफनके लिए जानबूझकर खादीका इस्तेमाल करते हे। 

अयोध्यामे, जहाँ रामचन्द्रजीका जन्म हुआ, कहा जाता है उत्ती स्थानपर छोटा-सा 
मन्दिर है। जब म॑ अयोध्या पहुँचा तो वहाँ मुझे छे जाया गया। श्रद्धालु असहयोगि- 
योने मुझे सुझाव दिया कि में पुजारीसे विनती करूँ कि वह सीतारामकी मूत्तियोक्ि 
लिए पवित्र खादीका उपयोग करे। मेने विनती तो की छेकिन उसपर अमछ शायद 
ही हुआ हो। जब में दर्शन करने गया तब मेने मूर्तियोंकी भोडी महमल और जरीके 
वस्त्रोमें पाया। यदि मुझमभे तुछसीदासजी जितनी भाढ़ भक्तिकी सामर्थ्यं होती तो में 
भी उस समय तुलसीदासजीकी तरह हठ पकड़ छेता। कृष्णमन्दिर्मे तुछसीदासजीने 
प्रतिज्ञा की थी कि जवतक घतृषबाण केकर कृष्ण रामरूपमे प्रकट नहीं होते तबतक 
तुछ्सी-मस्तक नही शुकेगा। श्रद्धालु लेखकोका कहता है कि जब गोस्वामीने ऐसी 
प्रतिज्ञा की तब चारो ओर उनकी आँखोके सामते रामचन्द्रजीकी मूर्ति खड़ी हो गई 
और तुछूसीदासजीका मस्तक सहज ही नत हो गया। अनेक बार मेरा ऐसा हठ करू 
तेका मन हो आता है कि हमारे ठाकुरजीको जब पुजारी खादी पहनाकर स्वदेशी बना- 
येगे तभी हम अपना माथा झुकायेगे। लेकिन मुझे पहले इंतना तप करना होगा, तुल्सी- 
दासजीकी अपूर्व भक्तिकों प्राप्त करता होगा। इस बीच जैसे मुसलमान भाई पवित्र 
कार्यकि छिए खादीका उपयोग करने ढगे हे वेसे ही में चाहता हूँ कि हिन्दुओके मत्दि- 
रोंगे और अन्य पवित्र कार्योमे खादीका इस्तेमाल होने लगे। सृष्टिका नियम है कि 
एक महत्वपूर्ण कार्यके सुसम्पन्न होनेसे अन्य सम्बद्ध कार्य स्वयमेव सम्पन्न होते चज़े जाते 
है। हिन्दुस्तानमे सबसे ज्यादा आयात कपड़ेका होता है, यद्यपि एक समय एसी बात न 
थी। फलत:ः जब हम विदेशी कपड़ेका सर्वेधा बहिष्कार कर देंगे तब हमे स्वराज्य 


5. १, १७ अक्तूबर, १९१० | 
३. ८ फरवरी, १९२१ । 
३० ७ माचे, १९११ । 


४६२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मिल कर रहेगा; तब हमारी ताकत इतनी बढ़ जायेगी कि कोई हमारी स्वतन्त्रताके 
आड़े आ ही नहीं सकेगा। 


एक नसूना 

में सैंकडों सभाओंमे जा चुका हूँ। अब कदाचित्‌ ही कही सभामे कुत्रियोका 
इन्तजाम होता है। लखनऊकी खिलाफत परिषद्म' किसीके किए भी कुर्सी नहीं थीं। 
मौलाना मुहम्मद अली अध्यक्ष थे। वे गदह्देपर बैठे थे। दूसरे उमराव-उल्लेमा और 
शिक्षितवर्गकें छोग भी जमीनपर बेठे थे। लेकिन पूर्ण स्वदेशीकी व्यवस्था तो मेने हरि- 
यानेगें! ही देखी। काग्रेसके आगामी अधिवेशनकी में जिस रूपमें कल्पना कर रहा हूं, 
कौन जाने यह उस्तीका एक छोटा नमूना ही हों। परिषदुके मण्डपर्में केवछ खादीका 
ही उपयोग किया गया था। बीचमे एक ऊँचा मच बना हुआ था। उसपर कितने ही 
सदस्य पारुथी लगाकर बैठे हुए थे। पीछे की ओर सैकड़ो स्त्रियाँ थी। दाये हाथकी 
ओर खादीकी प्रदर्शी थी। उसमें सुन्दर फूलकारियाँ, हाथके यूतसे बने रमाल और 
खादीके थान बिछे हुए थे। कातने और बुनतेमे निष्णात व्यक्तियोकों इनाम बाँटे 
गये थे। महीन खादी तीन प्रकारकी थी; में उसे ले भी आया हूँ। काढे हुए रमाल 
और फुलकारी भी लाया हूँ। इन्हे आश्रममे देखा जा सकता है। स्वयसेवकोने 
खादीके पायजामे, कुरते और टोपियाँ पहन रखी थी। नवीन राष्ट्रीय शालाके' सब 
विद्यार्थी खादीकी पोशाक पहने थे। एक भी विदेशी वस्तु मुझे इस परिषद्मे नजर 
तहीं आईं। चारो ओर जो नारे लिखे दिखाई पड़ते थे वे भी वहाँकी मातृभाषा 
उर्दूमें ही थे; और प्रस्ताव भी भावी कार्यक्रमसे ही सम्बन्धित थे। वल्छियो और छकड़ियो- 
को किरायेपर छेनमें जो देवा पडा, वही इस मण्डपपर आनेवाछा खर्च हुआ। खादी 
तो सारीकी-स।री जैसीकी-तैसी रह जानेबाली थी। झंडे भी खादीके थे। 


दुशखीजनोंका एक सित्र 


जालन्धर, होशियारपुर, हरियाना सब साथ-साथ ही आते हे। वे पजाबके पूव्॑े 
हैं। वहाँसें अब में पाठकोंकों पदिचम मुल्तानमें के जाना चाहता हूँ। मुल्तानमें प्लेगका 
प्रकोप हमेशा बना रहता है। मुल्तानमे प्रह्मादका जन्म हुआ मात्रा जाता है; वहाँ 
प्रह्मादका मन्दिर भी है। दीवान मूलराजकां जन्मस्थात सुल्तान था। ऐसा माना 
जाता है कि हरियानामें पाण्डवोंने अज्ञातवासका समय बिताया था। मुल्तान गन्दा शहर 
है, वहां घूछका तो कोई हिंसाव हो नहीं। मुल्तानकी नगरपाहिका भी निकम्मी मानी 
जाती है। प्हेगने एक साधु-पुरुषकों जन्म दिया। उनका नाम है भाई मूलचन्द। पैसे- 
टकेसे वे सुखी थे, आज भी थोडे-बहुत होगे। देखनेमे वे मैले-कुचचेछे जान पढ़ते हे। गुज- 


१. २३६ फरवरी, १९२१ को हुईं । 

२ १० फरवरी, १९२१ को मिव्रानीमें हुमा धरियाना ग्रामीण सम्मेजन ! 

३ दरिवाना, जिला रोहतकरमें । 

४. पंजाबके अन्तिम सिख शातकके मुल्यमन्री। श्स शासकों १८४९ के हितीय सिख शुद्ध भंग्रेणोनि 
परास्त किया था। 


मेरी पजावकी अन्तिम यात्रा ४६३ 


रातमें जैसे पुराने विचारोंके छोग बंडी पहनते हे बसे यह भाई खादीकी बंडी पहनते 
हैं। बोती खादीकी और खादौकी ही टोपी पहनते है। उनके प्रयलोग्े एक फेगका 
असताल खोला गया। भाई मूलचत्द और उनके भाई, दोनोने ही अपने आपको इसके 
लिए अपित कर दिया है। उनके साथ तीन डाक्टर हे, जिनमें दो मुफ्त काम करते 
हूँ। इस असतालमे प्छेगके सभी रोगियोंकों छिया जाता है। उनकी सार-सेभाठ भाई 
मूलचन्द, उनके भाई और दूसरे स्वयंसेवक करते है। रोमियोंको, जहाँतक सम्भव हो 
खुली हवामे सुछाया जाता है। नागरिकोने मुझे बताया कि जब माताएँ फेल 
पीडित अपने वच्चोकों डरके मारे छोड़कर भाग निकछी तब भाई मूछचन्दने ऐसे 
अमहाय रौमियोको अपने हाथमें छिया और उनको सेवा-शुश्रृषा की। उनके प्रतापसे 
सैंकड़ों तरद गये है और सैकड़ों भुखसे मर सके हूँ। उन्हींके प्रतापसे छोगोंको प्लेगका 
भय अब कम छगना है। में इस अस्पतालकों देखनेके लिए गया। छगभग चालीस 
रोगी थे। सबसे में मिा। उनके सन्तोपका में क्या वर्णन कह? मेने तो मुल्तानमें 
रोगियोके दर्शन करनेपर अपनेको सौभाग्यशाली माना। 
एक भंगी भाई 

भाई मूलचन्दने मेरी सबसे मुछाकात कखाई। वे अपने भगी साथीकों भी नहीं 

, और उन्होने कहा ' इस भाईने भी हमारी कठिन समयमे वहुत मदद की है,' वह 
जरा दूर सडा हुआ था। में उस भामसे मिलनेके लिए आगे बढा, वह विचारा आधा 
खिसक गया। मेने उसे खिसकनेसे रोका ओर उसकी पीठकों थपभ्रपाया। भेरे साथ 
अनेक सनातनी भाई थे। मुझे ऐसी कोई वात दिखाई नही दी जिससे मुझे ऊगा हो कि 
उन्हें मेरा यह कार्य बुरा छगा हो, वर्क में यह अवह्य देख सका कि उनमे से 
बहुत मारे छोग मेरे उस सर्मण करनेपर प्रसन्न हो उठे थे। वह अन्यज भाई तो बहुत 
सूश हुआ और मुझसे कहा, “मेने तो कुछ भी नहीं किया '। इतना सच है कि 
पजावर्मे अत्यृग्यनाका जोर बहुत कम है। कोई पजाबी सनातनी भगीके छू जानेसे 
क्षपने आपकों अपवित्र मारे, ऐसी कोई बात मुंझे नजर नही आई। 


प्लेगका उपचार 
इस अस्पतालके व्यवस्थापकोको मेने बताया कि मुझे तीन बारे प्लेग प्रकोपोंका 


अनुभव है; भौर एक जगह तो प्लेगको जडमृलसे उखाइनेमे मेरा हाथ था। अन्य दो 
अवमसरॉपर भी गद्य प्लेगका विलकुछ ताश नहीं किया जा संका तथापि वह अच्छी 
तरहसे वशर्मे आ गया था। इसपर व्यवस्थापकोने उसके उपचारके बारेमे मुझसे 
पूछा। द्वालाँकि हम सभी ये उपचार जानते है, फिर भी में यहाँ उनका उल्लेख 
किये देता हैँ: 

१. प्हेगके रोगीकों जहाँतक हो सके सबसे अरूण रखा जाये; जो उसकी प्रेवा- 
भुश्रूपामें छमे हुए हो वे भी औरोंकों न हुए 


१, राजगेट्मे (१८९६), गेद्ानित्तरगमे (१९०५) और मद्दमदाबादमें (१९१७-१८) । 


३3 सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


२. जहाँ प्लेगके लक्षण प्रकट हो चुके हों वहाँ सफेदी आदि करवाकर कमसे-कम 
दस' दिततक उस घरका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 

३. अगर घरमें सील हो, उजाला न हो और हवा कम आती हो तो इन 
तीनों खामियोंकों दूर किया जाना चाहिए। 

४, घरमे चूहोंके बिल हो तो बिक आदि इस तरह भर दिये जायें जिससे 
उनमें चूहे न रह सकें। 

यदि इतनी बाते ध्यानमे रखी जाये तो निःसन्देह प्लेग नही फैछेगा। मैं जानता 
हूँ कि उपाय बताता आसान है, उतपर अमल करना मूृश्किझ है। इसीसे प्केगने 
हिन्दुस्तानमें घर कर लिया है। गरीवीके होते हुए भी जितने उपायोपर अमछ किया 
जा सके, करना चाहिए। प्लेगको रोकनेके उपाय सहछू हं। और जो जो उपाय मेने 
सुझाये थे उन्हें फिर दृहरानेका मन करता है: 

१. हवा और रोशनीवाले घरोमे ही रहनेकी आदत डालनी चाहिए। 

२. ऐसे घर बनाये जाने चाहिए जिनमे चुहे विछ आदि न बना सके। 

३. पाखानेके छिए कोई बालटी या बरतन रखा जाता चाहिए। इस्तेमालके 
बाद उसपर काफी मिट्टी डाछ देनी चाहिए जिससे सब मैठा ढक जाये और सिफे 
घूल-ही-घूल दिखाई दे। 

४. पेशाब भी किसी बतेनमे ही किया जाना चाहिए। 

५. पाखाना घ्रके किसी अन्य भागकी तरह ही साफ होना चाहिए। 

इन नियमोंके महत्वपर लिखनेकी मुझे फुसतत नहीं है लेकिन मेरा विशेष अभिप्राय 
यह है कि यद्यपि हम व्यक्तिगत रूपमे शौचके नियमोका ठीक-ठीक पाल्‍छन करते है 
तथापि शौचके सामाजिक नियमोसे हम परिचित नहीं है और अगर हे तो उनका 
पालन नही करते और परिणामस्वरूप अनेक व्याधियोंके शिकार बनते हे। 

पंदकका त्याग किया 

इस अस्पतालकी बात बताते समय मुझे यह बताना भी नहीं भूलना चाहिए कि 
भाई मूहूचन्दकों उनकी सेवाओंके लिए जो स्वर्ण-पदक मिला था उसे उन्होने उसी 
दिन लौटानेका नि३चय किया।' उसी दिन दो प्रसिद्ध वकीलों --- छाछा केवलक्ृष्ण और 
छाछा बोधराजने एक वर्षके लिए अपनी वकालत बन्द करनेके निर्णयका ऐलान भी 
किया। इन दोनो वकौलॉकी सार्वजनिक सेवाका मुल्तानके जन्-जीवनपर अच्छा 
प्रभाव पड़ा। उन्होंने समझ छिया था कि वकारुतका घन्धा जारी रखनेके कारण 
मुल्तानकी प्रगतिमें अवरोध उत्तन्न हो गया था। ऐसी कितनी जगहें हे जहाँ आज 
यही बात हो रही है। जहाँ तेतागण असहयोगके स्वरूपकों समझ नहीं पाये है 
या समझनेपर भी उसका पाछन करनेमें असमर्थ रहे हे वहाँ-वहाँ असहकार आन्दोलन 
आगे नहीं बढ़ सका है, क्योकि “श्रेष्ठ-जन जैसा आचरण करते हे, इतर वर्ग भी 
उसीका अनुसरण करता है। ' 

१. देखिए “ भाषण ; मुच्तानमें ”, ५-३-१९११ । 
२ भगवद्गीता, ३-२१ 


शष्ट्रीय तिलक स्वराज्य कोष ४६५ 
सियाल्कोटका उदाहरण 


अपनो यात्राके दौरान में जहाँ-कही गया हूँ मेन यह अनुभव किया है कि यदि 
गुद्न कार्य करनेवाछा एक व्यक्ति भी मिल जाये तो असहयोग सुचारु ढंगसे चलने 
छगे। अकैछे, आगा सफदरने हो सिवारकोटके जन-जीवनकों उन्नत वना दिया है। 
वे एक बहादुर और खातदानी वकील है। उन्होंने सितम्बर्से पहिले अर्थात्‌ जब 
बिडाफतका प्रत्ताव पास हुआ तभीसे डा० किचछके साथ वकारूत छोडी। उनका 
त्याग, उनका सादापन और उनका सत्य उनके कार्यमें दिखाई पडता है। आगा 
सफदर, असहयोग आन्दोलनमें शामिल होंनेसे पहले सियालकोंटके जीवनमे खासा 
भाग जिया करने थे। उसीसे उनके नेतृत्वमे सियारूकोट्में असहयोगका बहुत काम 
हो रहा हे। एक बड़ी उत्छामी याता राप्ट्रीय स्कूलमे परिवतित हो गई है। 
चरपफा काम जोरोरर है। उनकी पत्नी तथा दूसरी बहनोके शरीरपर भी मेने 
स्षितराछफोटमें सादीके कयई ही देसे। मुर्से अनेक स्थानोपर ऐसे अनुभव हुए हें। 
पंजाबके अनुभवोफा वर्णन करते हुए सियालकोटका सुन्दर उदाहरण मुझे याद हो 
आया। मेने बह भी देसा है कि जिन लोगोन शुद्ध भावसे त्याग किया हेउ न सबकी 
प्रतिष्ठा बदी दे और उन्होंने श्लोब्रा तो कुछ भी नहीं हे। पैसेकी हानि हुई हो, सो 
भी नहीं कहा जा सकता। थे जोविका-भर कमा लेते हे भौर उसके उपरान्त कुछ 
केनेझ़ा भविफार जिनसे रह जाता है? रामाज-सेवककों तो निश्चय ही नहीं। उसके 
हाथ पाक-पाऊ़ होने चाहिए। उसके निजी धन्धे कम ही होने चाहिए और उसकी 
जझूरनें फरमेनाम दोनो चाहिए। 

[बुजरातीने | 
नवजीवन, २०-३-१९२१ 


२३२. राष्ट्रीय तिलक स्व॒राज्य कोष 


इस फोपके सम्बन्धर्गं में पजावकी अपनी यात्रा विषयक टिप्पणीमे सकेत कर 
च़ा हें। हमें उतना चन्द्रा इफ़द्ठा करना चाहिए जो लोकमान्यकी स्मृतिके योग्य 
हो। छोगोमें उनके प्रति अनन्य भर्षितभाव है। इसका कुछ अत्दाज वें छोग ही लगा 
सफते है जो छोकमान्यके अवसानके समय वहाँ उपस्थित थे 5 शव-्यात्रामे 
घामिल हुए थें। क्या वह भवितर अभीतक कायम हे? इन थोडे महीनोके दौरान 
गेगोको इस प्रश्न उत्तर देनेका अवसर है। 
88 ०5०५ हमारे इस स्मरणका रूप कैसा होगा? उनकी कोई मूति नहीं 
बनाई जायेगी। उस चन्देकी रकमसे स्वराज्य प्राप्त करना है, और चन्देका मुख्य 
उपयोग बच्चोंकों शिक्षण देनेमे, चरखेकी प्रवृत्तिकों चलानमें और जनताके सेवकोंके 
परिपाछ्ममें किया जायेगा। मतछूव यह कि जो रकम हम देंगे उसका दूृरान्‍हुरा 


१९-३० 


४६६ सम्पूर्ण गांधी वाइमंय 
उपयोग हमारे छिए ही होगा। रक्मके इससे अधिक सुन्दर उपण्गेगक्ती कमते-कम में तो 
कल्यना नहीं कर सकता। 
लोकमान्यके त्मारकके लिए भारत एक करोड़ साया इकदठा करे, यह वात 
कित्तीकों वहत ज्यादा नहीं छूगेयी। त्वराज्य प्राप्त करनंके छिए एक करोड़ रूवा 
इकट्ठा करना हमारे लिए वबायें हाथका खेल होना चाहिए। हमें जितना चाहिए बढि 
तना साया भा इस प्रत्॒॒त्तिक लिए हम इकट्ठा न कर तक ता स्वराज्यकी माँग करन 
अबवा उसको प्राप्ति करलंका हमें कोई अधिकार नहीं रू जात्ता। बढि जनता विदेगी 
कपडेका त्याग करनेके छिए तयार न हों, सूत कातनमे आनाकानी करे, घन न 
तो उसे स्व॒राज्यका क्या हक हो सकता हैं? इसलिए एक करोहइ स्ू्यको तो में कमसे-कम 
न 


रकम ममजता हैं। इनती प्राल्तोमें से मिछनी चाहिए। इनमें से कितने ह 


| जी 


न्न्पटेँ 


न 


नह 
प्रान्त गरीव है, कितने ही वहत छोटे हे, उनसे उनके हिल्मेके पैसे प्राप्त करनेकी 
आभा नहीं की जा जकती। हाँ, वम्बई, गुजरात, पंजाब आदिसे अधिक मिलनकी 


02 


आदा अवव्व की जा सकती है। 

यह रक्रम हमें तीख जूनतक अवश्य उगाह लेनी चाहिए। वहूत ज्यादा छोगोते 
अगर हम यह रकम उगाह तो किसीपर बोन नहीं पड़गा और हम सहज ही एक 
करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकंगे। मेरी तो सलाह है कि हमें तुर्त ही यह चन्दा 
उगाहता आरम्भ कर देना चाहिए और जूनके वन्द्रतक पूरी रकम उयाह लेनी चाहिए। 
मात्र निब्चककी और खरे स्वय॑सेवकोकी जरूरत हैं। इस सम्बन्धमोें सब प्रान्तोंको 
पंजावका बतुकरण करना चाहिए। 

सत्रकों बाद रखना च्राहिए कि हर प्रान्त्में अलग-अलग चन्द्र इकट्ठा करना है 
और हर प्रालमें जो रकम इकदठी की जाय उसका पच्चीस प्रतिशत काग्रेसकी महा- 
समितिकों दिया जाना है। कोई भी ऐसे छोगोंकों चन्द्र न दे जिनकी नियुक्तित ज््यानीय 
कांग्रेस समिति दारा न की गई हो। इस सादें नियमका पालन करनंसे हम अनक 


ढु खास वच्र सकते हूं। 


5 


जवतक बहू चन्द्रा जारी रहे तवतक जहाँतक वन सके किसी और चन्देकी 
माँग नहीं की जानी चाहिए। 
[गुजरातीसे ] 
तदजीवन, २०-३-१९२१ 


२३३. कांग्रेसका संविधान 


काग्रेसके संविधानका पूरा-पूरा अर्थ समझ लेना जरूरी है। उस संविधानकी' 
रचना स्व॒राज्य समयपर प्राप्त करनेके उद्देश्यसे की गई है। उसके अनुसार यदि हम 
प्रत्येक गाँवमें कांग्रेस समिति बना सके और उसके रजिस्टरमे वहाँके २१ वर्षके प्रत्येक 
स्त्री पुरुपषका नाम दर्ज कर सके तो उसका अर्थ यह होगा कि सरकारकी ही भाँति 
प्रत्येक गाँवमे काग्रेसती सत्ता भी चलती है। सरकारकी सत्ताका आधार तो जोर- 
जबरदस्ती है। तव यदि वहाँ लोगोकी स्वेच्छासे एक अन्य सत्ताका शासन चलना आरम्भ 
हो जाये तो लोक-प्रतिकूल सरकारी सत्ता एक पलके लिए भी नहीं टिक सकती। 
इसलिए यदि हम काग्रेसके सविधानको पूर्णतया व्यापक कर सके तो समझ लीजिए 
कि उसी दिन स्व॒राज्यकी स्थापना हो जायेगी। इसमें हमारी योजना-शक्तिकी परीक्षा 
हो जाती है। यदि हममें इतनी शक्ति भी न हो तो हमे स्वराज्य प्राप्त करनेका क्‍या 
अधिकार है ? 

कांग्रेसका संविधान निरागावादियोकों जवाब है। वे ऐसा मानते है कि हममें 
योजना-जक्ति नहीं है और उसे प्राप्त करनेमे हमे वर्षों छग्ेगे। यह बतानेके लिए कि 
उनकी यह निराशा निराघार है, काग्रेसने आश्वावादीके हाथमे एक शस्त्र दिया है। 
इस योजनाको पूरा करनेके किए किसी त्यागकी जरूरत नही है, सिर्फ हममे सामान्य 
प्रामाणिकता और प्रयत्नकी जरूरत है। इसमें वहुत ज्यादा पैसेकी भी जरूरत नहीं और 
जितने पैसोकी जरूरत है उतने तो हम [प्रति सदस्य] चार आनेके चन्देसे ही प्राप्त 
कर सकते है। जिस तरह ३० जूनतक हममे एक करोड़ रुपया इकट्ठा करनेकी शक्ति 
होनी चाहिए उसी तरह हममें काग्रेसके एक करोड सदस्य बनानेकी शक्ति भी होनी 
चाहिए। एक करोड अर्थात्‌ आवादीका तीसर्वाँ भाग। गुजरातकी आबादी अनुमानतः 
९६ लाख है। अंतएवं हमारे रजिस्टरमे ३० जूनसे पहल्ले-पहले कमसे-कम तीन छाख 
सदस्योंके नाम दर्ज हो जाने चाहिए। हमने २८ फरवरीतक २५ हजार नाम दर्ज 
किये थे। अपनी गतिको तेज करके ही हम सफलताकी आज्ञा कर सकते हूँ। सत्याग्रह 
सप्ताहमें खूब मेहनत करके सदत्योकी सख्या और चदेकी रकम बढ़ाकर, इतना 
सामान्य काम तो हमें कर ही लेना चाहिए। 

[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २०-३-१९२१ 


१, देखिए पृष्ठ १९४-९०१ । 


२३४, भाषण: सिवलीमों' 


२० मार्च, १९११ 
भगवानदीतजी यहाँ भाषण करने आये और यही पकड़े गये इसीसे मेरे मममें 
यहाँ रुकनेकी विशेष इच्छा हुईं। निरपराध व्यक्तियोको सरकार पकडती है, यह 
हमारी जीतकी पक्की तिशानी है। इस तरहकी गिरफ्तारीकों तो हमें अपना छाभ 
मानता चाहिए और उप्में आनन्द मनाना चाहिए। 
हे के न 


शराब पीनेसे तो गन्‍्दें नाढ़ेका पाती पीना बेहतर है। नाढ़ेके पानीके वारेमें 
सिफे इतनी ही बात हैं कि वह गन्‍्दा होता है और उसे पीनेसे बीमारी होती है, 
लेकिन शराबसे तो आत्मा मलिन हो जाती है। 


[गुजरातीसे | 
नवनीवन, ५-४-१९२१ 
२३५, पत्र: सी० एफ० एन्ड्यूजको 
जवलपुर,' 
२१ मार्चे, [१९२१] 
प्रिय चार्ली, 


में आज जबलपुरमे हूँ और जल्दी ही रेछसे कलकत्ता रवाना हो जाऊँगा। वहाँसे 
मुझे उड़ीसा जाना है।' इसके साथ मेरा भारतका दौरा छगभग समाप्त हो जायेगा। 
सबसे गरीब प्रान्तका दौरा सबसे बादमे होगा। सरकारकी वर्तमान कार्यवाहीसे मुझे 
भकथनीय वेदना होती है। भारतमे शुद्धीकरणकी एक लहर चल रही है। छोग मधथपान 
और अफीमके व्यापारकों समाप्त कर देना चाहते है। सरकार उतके इस उद्देश्यको 
विफल करनेका भरसक प्रयत्त कर रही है। लोग सादा जीवन विताना चाहते हे। बढ़ी 
चतुराईसे उन्हें इससे रोकनेका प्रयत्न किया जा रहा है। छेकिन मेरा खयाछ है कि 
यह लहर रुक नहीं सकती। यह अवश्य जारी रहेगी। फिर भी मुझे करीब-करीब 
ऐसा कूगता है मानो यह सारा प्रयत्न छॉड रीडिगकें आगमनके सिलसिज़ेमे उनके 


१, भ्टदेव देसाईके यात्रा विवरणसे उद्धृत । 

२. #स वषे २१ माचेकों गांधीजी जबलपुरमें थे । 
3. गांधीणी २४ से २९ मार्च तक उड़ीतामें ये । 
४. भारतके मनोनीत वाहसराप ! 


पत्र: सी० एफ० एर्ड्यूजको ४६९ 


आगमनके पहले ही इस उद्देश्यसे किया जा रहा कि उत्तके लिए ऐसा वातावरण 
बना दिया जाये कि जिसमे थदि वे मजबूत दिल और खरी स्यायपरता लेकर न भाये 
तो उनके लिए कोई वास्तविक सेवा करना असम्भव हो जाये। 

भाज मेरा पवित्र दिन है और मे तुम्हें कुछ पक्तियाँ लिखें बिना नहीं रह 
सकता। मेने किसी अखवारमें पढा था कि तुम्हे फिर इन्पछुएजा हो गया है। मुन्न 
थाय्ा है कि तुम भव कुछ अच्छे हो। मृझ्ते कटकके पतेपर तारसे अपनी तबीयतका 
हाल भेजना। में उडीसामे ६ दिन रहेंगा। 

मुझ तुमसे दु खके साथ कहना पडता है कि शायद छारूचन्दों भ्रोसेका आदमी 
नहीं था! मह॒देवने मुझे बताया भौर मुझे उसकी जाँचकी सचाईमे जरा भी सन्देह 
नहीं कि छालहूचन्दन बहुत-सा रुपया गवन किया है। मैने उससे सफाई माँगी 
है। मुर्मे अभी उत्तका कोई उत्तर नहीं मिला है। वह महादेवके साथ बडी बुरी 
तरह पेण आया। वह अफीमके सम्बन्धर्में भेजा गया तुम्हारा छेख वापस नहीं देना 
चाहता भौर कहता है कि वह यंग इंडिया के सम्पादककों नही, स्वयं उसको भेजा 
गया था। में उस पत्रके द्वारा तुम्हे साववान करता हें कि उसपर विश्वास मत करना। 
उसे तुमसे या किसी भी अविद्धत व्यक्तिसे कोई चीज मिल जाये, तो वह उससे 
रुपया कमा सकता है। 

ऐसी बातोका पता चलनेपर मुततते दुख होता है और कभी-कभी निराशा भी। 
यदि हमारे साधन निदोध ने हो तो हम असहयोगके संधर्षमें अधिक प्रगति नहीं कर 
सकते। में तो समजता था कि छालचन्द बिलकुल ईमानदार और सन्देहसे परे है। 

में ३१ फ्ो या ३० को बेजवाडा पहुँचूँगा और आम्भ्र प्रदेशमें ५ दिन रहूँगा। 

सस्नेह, 

तुम्हारा, 
मोहन 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ९६१) की फोटो-तकलसे। 


२, २१ मार्च, १९११ को सोमवार छोनेसे गांधीजीका भौनवार था। हर 
२. इनको कुछ समय पहले यंग इंडियाके तम्पादकीय विभागते दृशया गया था । देखिए “पत्र: 
छाद्यदको “, २९५-१-१९२१ । 


२३६. तार: केन्द्रीय खिलाफत समिति, बम्बईको 


२२ मार्च, १९२१ 


कराची तार भेज दिया। अस॒हयोगी यदि शिक्षाका राष्ट्रीयकरण करनेकी चेष्टा 
करें तो रोका न जाये। 


[अंग्रेजीसे 
बॉम्बे सीकेट एब्स्ट्रैड्स, १९२१, पृष्ठ ३५०। 


२३७, टिप्पणियाँ 


ईदवरके लिए, राजाके लिए, और देवाके लिए 


अपनी यात्राके दौरान मुझे कुछ लडके मिक्छे, जिन्होने वर्दी पहन रखी थी। 
मेने उनसे पूछा कि उनकी वर्दीका क्या अर्थ है। मेने गौरसे देखा कि उनकी वर्दी 
विदेशी कपडेकी अथवा विदेशी सूतसे बुने कपडेकी थी। उन्होने कहा, यह वालचरोकी 
वर्दी है। उनके उत्तरसें मेरी जिज्ञासा वढी। में यह जाननेकों उत्सुक हुआ कि बाल- 
चरोंके नाते वे क्या करते हं। उन्होने उत्तर दिया कि वे ईद्वरके लिए, राजाके 
लिए, और वेशके लिए जीते है। मेने पूछा, “ तुम्हारा राजा कौन है” ” उत्तर मिला, 
“किंग जॉजे। ” “ जलियाँवालाके बारेमें तुम्हारी क्या राय है? मान लो १३ अप्रैल, 
१९१९ के दिन तुम वहाँ होते, और जनरल डायर तुम्हें अपने भयाकुछ देशवासियोपर 
गोली चलानके लिए कहते, तो तुम क्या करते ? ” 

#स्पष्ट है कि में उस आज्ञाका पालन नहीं करता।” 

किन्तु जनरल डायर राजाकी वर्दी पहने हुए थे? 

“ठोक है, किन्तु वे तो नौकरशाहीके सदस्य है, और मेरा उससे कोई वास्ता 

नहीं है 6 

इसपर मेने उनसे कहा कि तुम नौकरशाहीकों राजासे अलग करके नहीं देख 
सकते, राजा तो एक निर्वेबक्तिक आदर्श सत्ता है। इसका यह अथ होता है कि ब्रिटिश 
साम्राज्य तथा किसी भी भारतीयके लिए यह सम्भव नहीं कि आज साज्राज्यका जो 
रूप हो गया है उसे देखते वह साम्राज्यका भी वफादार रहे और ईश्वरका भी। जो 
साम्राज्य फौजी शासनके हारा फैकाये गये आतकके लिए जिम्मेदार हो, जो साम्राज्य 
अपनी गलतियोके लिए पद्चात्ताप करनेको तैयार नहीं हो, जो साम्राज्य गम्भीरता- 
पूर्वक दिये गये अपने वचनोंकों भग करके गुप्त सन्धियाँ करे, ऐसे साम्राज्यको 
अधर्मी -- ईइवरका कोई खयाल न रखनेवाला -- साम्राज्य ही कहा जा सकता है। 
अतः, उसके प्रति निष्ठा रखना ईश्वरके प्रति अनिष्ठा होगी। 


४७२ सम्पूर्ण गांधी बाइमय 


गत शौयेका यह कार्य इस बहनके हृदयमें भी बछका संचार करेगा कौर वह उसी 
बहादुरीसे अपना बचाव करती हुईं कुछ समयके लिए पद्मु वन गये उस व्यक्तिकी 
कामवासनाका अतिरोध करेंगी। और मेने अपनी समझमें यह कहकर अपनी दक्लीकृको 
अकाट्य बना दिया कि यदि सारे बचावके बावजूद अनहोनी बात घटित ही हो जाये 
और वह आततायी अपनी शारीरिक शक्तिसे उस बेचारीको विवश्ञ कर दे तो यह्‌ 
बात उम्र स्त्रीके लिए छज्जाजनक नही होगी, बल्कि स्वय वह स्त्री और उसका भाई, 
जो उसके सतीत्वकों बचानेके प्रयत्ममें मर गया, दोनोंका मुँह ईबवरके सामने उज्ज्यछ 
रहेगा। में यह दावा नहीं करता कि मेरे तक॑से मेरे श्रोताओंकों तसल्ली और इतमी- 
नाते हो गया, और ने यही मानता हूँ कि पाठकोंकों ही हो जायेगा। भै जानता हें 
कि यह ससार जैसा चकछता आया है, चलता रहेगा। किन्तु आत्मनिरीक्षणकी इस 
घडीमे अहिसाके इस शक्तिशाली आन्दोलनके गूढा्थोकों समझना तथा उनका अभि- 
मूल्यन करना अच्छा होगा। सभी धर्मोने उच्चत्तम आदश्लोपर जोर दिया है, किन्तु 
सभीने मानवीय कमजोरियोंकों देखते हुए उससे करिचित विचलित होनेकी न्यूनाधिक 
छूट दी है। 

अब में उपर्युक्त विभिन्न शवब्दोंकी मेने जो व्यास्या प्रस्तुत की है, वह संक्षेपमें 
बताता हूँ। ठीक-ठीक और तपी-तुल्ली परिभाषा देता मेरी शक्तिके बाहर है। 

तो, सत्पाग्रहका शब्दार्थ है सत्यका आग्रह रखना और इसलिए उसका अर्थ 
होगा सत्यवक्त। सत्य है आत्मा। अतः उसे आत्मबक कहा जाता है। वह हिसाके 
प्रयोगका निषेध करता है, क्योंकि मनुष्य सम्पूर्ण सत्यको जाननेमे असमर्थ है, कौर 
इसलिए दण्ड देनेका अधिकारी नहीं है। यह शब्द दक्षिण आफ़रिकामे गढा गया था।' 
उसका उद्देश्य दक्षिण आफ़िकाके भारतीयोंक्रे अहिसात्मक प्रतिरोध तथा उसके सम- 
कालीन मताधिकारके लिए आन्दोछन करनेवादी स्त्रियों अथवा अन्य छोगोंके निष्किय 
प्रतिरोधके बीच अन्तर स्पष्ट करता था। उसकी कल्पना कमजोरोके अस्तके रुपमें 
नही की गईं थी। 

निष्क्रिय प्रतिरोध (पैसिव रेजिस्टेंस) शब्दोका प्रयोग अंग्रेजीके परम्परागत बर्थमे 
होता है और उससे मताधिकार आन्दोलन तथा “नॉन-कन्फर्मिस्टों के अ्रतिरोध- 
का बोध होता है। निष्क्रिय प्रतिरोधकी कल्पना कमजोरके अस्त्रके रूपमें की गईं है 
और इसे उन्हींका अस्त माना जाता है। यद्यपि वह हिसासे बचता है, क्योकि अब- 
क्तोंके लिए हिसाका रास्ता खुला नहीं है, तथापि यदि किसी निष्किय प्रतिरोधीकी 
रायमें किसी अवसरपर हिंसा आवश्यक हो तो वह उसके प्रयोगका निषेध नहीं 
करता। जो भी हो, वह सशस्त्र प्रतिरोबसे सदा भिन्न मात्रा गया है, और उसका 
प्रयोग किसी समय ईसाई वलिदानियोतक ही सीमित था। 

सवितय अवज्ञा (सिविक्ष डिसओबिडिएंस) अनैत्तिक वैधानिक अधिनियमोंका 
सवितय उतल्छघन है। यह शब्द-पद ' सिविल डिसओविडिएंस' बानी सविनय अवज्ञा, 
जहाँतक में जानता हूँ, थोरोने दास-प्रथा-पोषक राज्यके कानूनोका स्वयं वे जो विरोध 


१. तन १९०८ में, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १२६-२७ । 


डछ४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


था।' वह एक आवश्यक तथा पवित्र कृत्य था। किन्तु उसके बादसे और भी वडी-वडी बातें 
हुई है। राष्ट्र खिलाफतके तथा पजावके अन्यायोका निवारण करने और स्वराज्य 
स्थापित करनेका अपना निरचय दढतापूर्वक घोषित किया, तथा फिर उसे दुहराता 
है। इसके बाद दिसम्बर अधिवेशनमें कांग्रेसने और भी आगे वढकर एक सालके 
भीतर स्वराज्य प्राप्त करनेका अपना इरादा भी घोषित कर दिया है। 

अत अब हम इस दिशामें और अधिक राष्ट्रीय प्रयास करनेका सकल्प करे। स्कलो 
भौर भदालतोके सम्बन्धमे भात्दोलन जारी है। अव, इस सम्बन्धमे उत छोगोको छोडकर 
जिन्होंने शिक्षा-संस्थाओं अथवा न्यायारुयोका त्याग कर दिया है, और किसीकों किसी 
विशेष प्रयत्तकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और यह 
समझतेकी कोशिश करनी चाहिए कि वे अपने समयका कैसा उपयोग कर रहे है। किन्तु 
छ. ऐसी वाते है, जिनके सम्बन्धमें निश्चय ही हमे अत्यन्त विशिष्ट प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता है। 

पहुलो वात यह है कि हमें अपने ऊपर और अधिक नियन्त्रण प्राप्त कजा चाहिए, 
तथा पूर्ण शान्ति और सदुभावनाका वात्तावरण बनाना चाहिए। हमे बिना विचारे बोले 
गये प्रत्येक कठोर वचनके लिए अथवा किसीके प्रति किये गये कठोर व्यवहारके लिए 
क्षमायाचना करनी चाहिए। 

दूसरे, हमे अपने हृदयकों और भी अधिक स्वच्छ करना चाहिए। हमे, हिल्‍्दुनो और 
मुसछमरानोको परस्पर एक-दूसरेकी नीयतोपर सन्देह करना बन्द कर देना चाहिए। 
हमें यह विश्वास होता चाहिए कि हम दोनों एक-दूसरेका बुरा कर ही नहीं सकते । 

तीसरे, हम हिन्दुओको चाहिए कि हम किसीको भी अस्वच्छ, क्षृद्र अथवा अपनेसे 
नीच न कहें अत “परिया ” लोगोको अस्पृष्य समझता अवश्य बन्द कर देना चाहिए। 
किसी भी मनुष्यकों अछूत मानना पाप समझना चाहिए। 

ये तीन वातें आन्तरिक परिवर्तनकी बातें है, और इसके परिणाम हमारे देतिक 
जीवनके व्यवहारमें देखे जायेगे। 5 

चौथी वात है मद्यपानका अभिज्ञाप। यह हषंकी वात है कि छंगता है, भारतन 
स्वेच्छासे अपने-आप इस अभिशापसे मुक्त होनेका निरचय कर छिया है। इस सप्ताह- 
में विनयपुर्वेक प्राथंना करके मद्य-विक्रेताओंको अपने-अपने छाइसेस वापस कर देनेके लिए 
और इन दुकानोके नियमित ग्राहकोको अपनी आदत छोड देनेके लिए प्ररित करनेका 
चरम प्रयत्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक जातिको मालूम हैं कि यह दोष उसके कित 
सदस्योंमे है तथा उनके साथ वह दूसरोकी अपेक्षा अधिक सफलतासे निवट सकती है। 
किन्तु मेने अहमदाबादकी महिलाओको सुझाया है कि वें मच-निषेष-दोलियाँ संगठित करे, 
और शराव बेचनेवाल्ो और पीनेवाछोके पास जाकर उन्हें समझाये। कुछ भी हो, अपने 
लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए गारीरिक शक्तिका उपयोग नहीं करना चाहिए। शान्तिके साथ, 
संकल्पपूर्वक समझा-बुझाकर राजी करनेसे इस अभियानमें अवह्य सफछता मिकक्री। 


१. स्पष्ट ही ताले जश्थिंवाला वाग स्मारक कोफ्से है; ऐेखिए खष्ड १७, पृष्ठ ३३३४ २३५ | 
२. दक्षिण सारतकी एक जाति विशेष जिसे अखुइ्य भाता जाते था | 


प्रारत्तियोसे ड्७५ 


पाँचवी वात हैं, प्रत्येक धरमे चरखेका प्रारम्भ, खादीका अधिक उत्तादन तथा 
उपयोग, और विदेशी कपड़ेका पूर्ण त्याग। 

छठी बात है, तिलक स्व॒राज्य कोपके छिए नियमित ढगसे वरावर चन्दा एकल 
करना। यदि इस दिश्यामें संगठित प्रयत्त किया जाये, तो हम सत्याग्रह सप्ताहमें एक 
करोड़ दपया भी संग्रह कर के सकते हे। मेरी अववरत यात्राओने मुझे आव्यस्त कर 
दिया है कि देश एक करोडसे भी ज्यादा देनेके लिए तंयार है। हां, ईमानदार सग्रहकर्ता 
पर्याप्त संख्यामे नहीं हे। सत्याग्रह सप्ताहमें इस कामकों करलेके छिए देणके प्रत्येक 
जिलेकों अपने आपको संगठित कर सकता चाहिए। 

हड़तालें बहुत आम हो गई है; उतका आयोजन आसानीसे हो सकता हैं बौर 
इसलिए अब उतका वह महत्व नहीं रह गया है जो प्रारम्भमे था। किन्तु उन दो 
दिवोंकी हडतालका अपना एक अलग महत्व है। और में वेशक ६ अप्रेछ और १३ अग्रैल- 
को उपवासके साथ-साथ हडताछ करनेकी सलाह दूँगा। कहनेकी जर्ख तहीं कि जोर- 
जबरदस्ती विलकुल नहीं होनी चाहिए। कोई चाहे मिलमे काम करता हो या कही 
और, यदि उसे छुट्टी न मिले तो काम नहीं बन्द करा चाहिए, और ट्ञामके प्रवन्धको 
पर कोई अनुचित दबाव तहीं डाछ्ा जाता चाहिए। हमे इस बातपर विष्वाम करके 
चलना चाहिए कि जनता उचित और आवश्यक कारणके विना सरकारी पतिवहन 
गाडियोंका उपयोग नही करेगी। उपवासके दितोका उपयोग विश्येप प्रार्थंनाओं तथा पूजा- 
के लिए किया जाना चाहिए। 

में जनतासे अनुरोध कहूँगा कि वह अपनी माँगोके सम्बन्ध कोई भी प्रस्ताव 
पास ने करे। समर्पणका यह सप्ताह आत्म-निरीक्षण तथा गुद्धीकरणका स्ताह होना 
चाहिए। वाहित परिणाम प्राप्त करतेके लिए हमे अपने कामपर भरोसा कला चाहिए! 
ज्यों ही हम अपने-आपको योग्य वना छेगे, दुतियाकी कोई मी हस्ती हमे स्वराज्यप्रातत 
करने तथा इन दो महान्‌ अन्यायोंका निराकरण करानेसे रोक नहीं सकेगी। 

[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २३-२-१९२१ 


२३९. पारसियोंसे 


प्यारे दोस्तो, हक 

में जानता हूँ कि आप वर्तमान अंसहयोग आन्दोहनको बडी दिलनत्पीने रेसने भा 
रहे है । आपको शायद यह भी मादूम होगा कि मभी विचाखान अनहयारी आवृसाने 
इस बातकी प्रतीक्षा कर रहे है कि जिस शुद्धीकरणकी प्रजियासे समन रोड़ दंड 
रहा है, उसमें आप क्या भूमिका निभाने जा रहे है। व्यक्ति मुन्न मो टं। धर 
विश्वास है कि जब अन्तिम निर्णयकी बडी आयेगी तो आप वहीं के कर 
आज ये दो शब्द आपके नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे उाता है, गाय शा 
निर्णयकी वह घडी था गई है। 


४७६ सम्पूर्ण भांधी वाइमय 


आप मेरे देशभाई तो हैँ ही। इसके अछावा भी, में आपसे कई पवित्र बन्धनोंसे दंधा 
हुआ हूँ। दादाभाई मुझे ग्रेरणा देनेवाल्े सबसे पहले देवाभकत थे। जब में अन्य कित्ती 
भी तेताकों नही जानता था, तभी वे मेरे पथ-प्रदर्शक और सहायक थे। अपनी किश्ञो- 
रावस्थामें ही मुझे एक परिचय-पत्रके साथ उनसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था।' 
और सन्‌ १८९६ में जिस व्यक्तिने मेरी रहनुमाई की, मुझे काम करनेका तरीका बताया, 
वह थे बम्बईके बेताजके बादशाह, जो अब नहीं रहे। जब मे १८९२ में राजनीतिक 
एजेंटसे जूझनेकों आमादा हो गया था, तब उन्होंने ही भेरी जवानीके जोशको रोका 
था और मुझे सार्वजनिक जीवनमें अहिसाका प्रथम व्यावहारिक पाठ पढाया था। 
उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर में भारतकी सेवा करना चाहता हूँ तो मुझे व्यक्तिगत 
अत्यायोंपर ताराज नहीं होता चाहिए। जब में दक्षिण आफ़िकामें था, उन दिनो भी 
डर्वनके एक पारतसी व्यापारी, रुस्तमजी घोरखोदू, मेरे अत्यन्त सम्माननीय मृवक्किलो और 
मित्रोंमें से थे। सार्वजनिक कार्यके लिए वे दिल खोलकर घन देते थे, मौर मेरे साथ जेल 
जातेवालोमें से वे और उतका लड़का सर्वश्रथम थे। मूझपर जब वहाँ मार पड़ी थी' तब 
उत्होने ही मुझे शरण दी थी, और अव भी वे स़राज्य भान्दोलनमें काफी दिलचस्पी रख 
रहे हे; उन्होने अभी-अभी तदर्थ ४०,००० रुपयेका दान दिया है।' मेरी नम्न सम्मततिमें, 
भारतकी महिलाओंमे भी अग्रणी एक पारसी महिला ही है।' दे गोके समान सुशीछ हे 
और उनके हृदयमे समस्त मानवताके लिए कशंणा है। उनकी मंत्री प्राप्त करना जीवत- 
की अन्यतम सौभाग्यपूर्ण बातों से है। वेसे तो में ऐसी पुनीत स्मृतियोंका वर्णन करते ही 
जाना चाहूगा, छेकिन इस दृष्टिसे आपको काफी बातें वता दी हे कि आप इस पत्रका 
मंद्ा समझ सके और उसे हृदयगम कर सकें। 

आप छोग बहुत ही सावधानी बरत कर चलतेवाली जातिके सदस्य हे। आपमें 
पूरी एकता और संगठन है, और अगर आप लोग इस बातपर आग्रह रखते हे कि किसी 
आन्दोलनमें शामिल होनेसे पहले आपको उसकी स्थिरता और नेतिकताके पर्याप्त प्रमाण 
मिलने चाहिए तो यह ठीक ही है। छेकिन, अब आपके जरूरतसे ज्यादा सावधानी वखतने- 
में खतरा है, और व्यापारके क्षेत्रमे आपकी सफछृता आपके असख्य देशभाइयोकी आव- 
इयकताओं और आकाक्षाओंकी ओरसे आपकी आाँखें बन्द कर दे सकती है। महान 


१. दादाभाई नौगेबी । 

२. पद्द वात १८८८ की है, जब गांवीजी वकाछत पढ़नेंके लिए इं्टेंड गये थे । 

३ पर फीरोबशाह मेहता (१८४५-१९१०); वेरिस्ट्रीकी परीक्षा पातत करनेवाड़े पहके पाएसी भारी, 
सन्‌ १८६८; नंगे बम्वई कॉर्पोरेशनके सदख १८७२-१९१५; ३० साल्तक वा्वई विधान-परिषत्के तदख; 
डक शाही विधान-परिफके सदस्य; कांग्रेस जमसे ही उससे साबद; १८९० और १९०८ में 
बांग्रेतके भणक्ष । 

४, यह बात राजम्रोट्करी है, जब गांधीणीने भपने भाईकी ओरसे पोणिटिकेट प्ेग्से बातचीत करनेकी 
कीशिश की थी भौर उन्हें फरकार दिया गया था। इस धटनाके विस्तुत विवरणके छिए देखिए आत्मकथा, 
भाग २, अधाव ४ । 

५, बबेंनमें, १३-१-१८९७ को; देखिए खण्ड २। 

६. देखिए ” टिपणियाँ ”, २६-१२-१९२०, पाद-टिपणी २ । 

७ त़ल्प॑ शायद औमती णाईणो पेट्ट्सि है। 


पारसियोंसे ४७७ 


टाटा परिवार रॉकफेछाली जिस भावनासे ग्रस्त होता जान पड रहा है, उससे 
मुझे बड़ा भय छगता है। भारतके औद्योगीकरणसे देशका सचम्‌च कोई छाभ हो तकता 
है, सो कहना कठिन है। इसलिए इस उद्देश्यससे उनका गरीबोकी सम्पत्ति हडप करना मप्ते 
बड़ा खतरताक जान पड़ता है। अछबत्ता मुझे विश्वास है कि यह एक अस्यायी स्थिति 
है। आप लोग इतने बृद्धिमात और होशियार है कि ऐसे आर्थिक उद्यमोके आत्मघाती 
रूपको आप किसी दिन अवध्य ही पहचान छेंगे। आपकी आशु वृद्धि आपको बतायेगी 
कि भारतकों जिस चीजकी जरूरत है वह चन्द हाथोमें पूंजीका सिमट जाना नहीं 
हैं वल्कि उसका ऐसा वितरण है जिसका छाभ १,९०० मीछ जम्वे भीर १,५०० मील 
चौड़े इस महादेशके साढ़े सात छात्र गाँवोंकों मिल सके। इसलिए में जानता हूँ कि 
वह दिन दूर नहीं है जब आप एक समग्र जातिके रूपमे उन सुधारकोके कम्थेसे-क्वा 
लगाकर खड़े हो जायेगे जो भारतकों उसका ख़त चूसकर वेजान वना डाठनवाले 
साम्राज्यवादके अभिशापसे मुक्त करानेके लिए भातुर हो रहे है। 
लेकिन एक बात ऐसी है जिसके सम्बन्धमे अब प्रतीक्षा करते रहना अपराध है। 
समस्त भारतमे मद्य-त्यागकी एक लहर-सी दौड रही है। छोग स्वत. ही मच छोड 
देता चाह रहे हे। समाजमे बड़ी तेजीसे ऐसा जनमत तंयार हो रहा है जिससे 
शराब पीना एक अक्षम्य अपराध माना जाने छगेगा। बहत-से पारसी गराबकी दुकानें 
चलाकर अपनी जीविका कमाते है। अगर आप पूरे मनसे सहयोग करे तो बम्बई उन 
बहुत-से अभिक्षप्त स्थानोंसे मुक्त हो जाये। इस आत्दोलनके इस हृदतक सफल होनके 
आसार नजर आ रहे हैं कि हो सकता है, सरकारको आवकारीस़े एक पेसा भी मिलना 
बन्द हो जाये; किन्तु प्राय. सारे भारतमे स्थानीय सरकारे इसे विफल करनका निद्य प्रयास 
कर रही है। तो इस स्थितिमे आप सरकारकी मदद करेगे या जनता की ? वम्बई 
सरका रने अभीतक इस मामलेमे घवराहुट और उतावल्‍ूपन तही दिखाया है। छेकिन 
में नहीं सोच सकता कि उसमें इतना साहस और वृद्धिमानी होगी कि वह आवकारी- 
की आयसे खुशी-खुशी हाथ धो छे। आपको निर्णय तत्काछ करना हे। में नही जानता, 
इस सम्बन्धमे आपके धर्म-ग्रथ क्या कहते है। हाँ, में यह अनुमान अवश्य छगा गकता 
हूँ कि अच्छाईको बुराईसे अलग करके वुराईपर अच्छाईकी विजयका गीत गानवाले उस 
नवीने क्या कहा होगा। हेकिंन आपका धामिक विश्वास चाहे जो हो, आपको यह तय 
करना है कि आप पूरे मनसे मद्य-निषेधके काममे सहयोग देक र उसे भागे बढायेगे वा एस 
घटनाक्रमकों उदासीन और दाश्शनिक-भावसे देखते रहेगे। में भागा तो यही करंया दि 
भारतकी एक व्यवहारवादी जातिके वाते आप मद्य-निपेधके इस महान्‌ आन्द नदोलनमें 
पूरी तरहसे सक्रिय सहयोग दंगे, वयोकि एसे आसार नजर आा रहे कि बह भयने 
ढंगके दुनियाके सभी आन्वोनोकों मात कर देगा। 
आपका विश्व मिद, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २२-३-१९२१ 


२४०. खिलाफत 


सेवर्सेकी सन्धिमे जिस परिवर्तनकी वात सोची जा रही है, उससे भारतीय मुसदत- 
मान सन्तुष्ट नहीं हो सकते; और इतना कहना काफी कह देता है। ब्विटेनकों प्िफ 
ट्कीकों ही नहीं भारतकों भी सन्तुष्ट करना है। मेरी नम्न सम्मतिमे, भारतके मुसकत- 
मानोकी माँगे स्वीकार कर ली जाये तो ठर्कीकी माँगें स्वीकार की जाती है या 
नहीं, इससे ज्यादा फर्क तहीं पडंगा। इसके दो कारण हूँ। खिल्लाफत एक आदर्श है 
और जब कोई व्यक्ति किसी आदर्शको छेकर चलता है तो उसका रास्ता दुनियाकी 
कोई ताकत नही रोक सक्रेगी। मुसकृमान उस आदक्षका प्रतिनिधित्व करते है और 
समस्त भारतके सर्वेताधारणका समर्थन उन्हें प्राप्त है। 

यह कहना गरूत है कि मुसलमान सिफे टर्कके लिए लड रहे है। अगर टर्की 
गलत रास्तेपर जाये, मान लीजिए, वह यह बेतुकी माँग रखे कि उसे फिर वही स्थिति 
प्रदात की जाये जो महाप्रतापी सुलेमानके! शासन कालमें उसे प्राप्त थी तो भारतके 
मुसलमान आज ही उप्तका साथ छोड़ देंगे। किन्तु उसी तरह, मुसलमान महज इस 
कारणसे कुरान के समादेगोंपर आधारित कोई माँग छोड नही दे सकते कि असहाय 
और कमजोर टर्कीमे उसपर डटे रहतेकी सामथ्यं नही है। 

टर्कीकी लौकिक सत्ताकों कायम रखनेके लिए तो हर सच्चा मुसलमान प्रयल 
करेगा ही, लेकिन इसका खबारू रखना उसका कत्तंव्य है कि “अरब द्वीप” पर, 
जित्तमें मेस्ोपोटामिया, सीरिया और फिल्स्तीन भी शामिल हे, स्पष्ट रूपसे मुसछमानोका 
विमन्त्रण रहे और उनपर धामिक प्रभूसता खलीफाकी रहे, चाहे फिलहाल खलीफा कोई 
भी हो। अन्य शर्तें चाहे जितनी अच्छी हों, मुसतमानोकों किसी तरह सन्तुष्ट नही 
कर सकती। इस्लामके पाक स्थानोपर किसी प्रकारका गैर-मुस्लिम प्रभाव, चाहे वह 
प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष, उन्हें बरदाइत नहीं होगा। 

इसलिए इस प्रश्नका सबसे उलझा हुआ पहलू फिलिस्तीन है। ब्िटेनने फिलिस्तीनको 
फिरसे यहूदियोका घर वनानेका आन्दोलन करनेवाक्े यहुदीवादियों (जिओॉनिस्टो) से 
वादे कर रखे हे। स्वभावत यहुदीवादी इस स्थानसे एक पवित्र भावनासे वे हुए है। 
कहते है, जवतक फिल्स्तीनपर यहूदियोंका प्रभुत्त नहीं हो जाता तवतक वे बेघर 
बार, खानावदोश ही बने रहेंगे। यहाँ मे इस मान्यतामें निहित सिद्धान्तकें गुण-दोषका 
विवेचन तहीं करना चाहता। मुझे तो कुछ इतना ही कहना है कि छल-कपटसे और 
नैतिकताके बन्धनोकों तोडकर फिल्स्तीन यहूदियोके हाथोंमें नहीं दिया जा सकता। 
फिलिस्तीनके स्वालकों ज्रेकर तो यह छडाई नहीं लडी गई थी। ब्रिटिश सरकार एक 
भी मुम्रलमान सिपाहीसे यह कहनेका साहस नहीं कर सकती थी कि बह फिल्स्तीनकों 
अपने मुसछमान भाइयोके नियन्त्रणसे छौनकर यहूदियोकों दे देगी। फिल्स्तीन यहूदियोंका 


१. घुठेमान तृतीय, जितकी तल्वाज़ी धाक़ पू्वमें फारससे ढेकर पश्चिममें भार्िमातक जभी हुईं गी। 


सच्चे और घूठ ४३५६ 


तीथेस्थकू है, इसलिए उनके लिए यह एक ऐसी भावनाकी चीज है जिसका भ्रादर करना 
चाहिए, और अगर भुसलमान आदर्शवादी यहदियोको उतनी ही स्वतम्तताने पूजन 
भादि नहीं करने देते जितनी स्वतस्त्रतासे स्वयं करते हे तो यहद्ियोका शिफायन करना 
उचित होगा। 
इसलिए नेतिकता या युद्धके किसी भी नियमके अनुसार इस बढ़े पर्णिमस्स्प 

फिलिस्तीन यहूदियोको नहीं सौपा जा सकता। था तो बहुदीवादियोकों फिल्स्मीनडे 
सम्बन्धभे अपन आदर्णमे परिवर्तत करना चाहिए, या अगर यहदी धर्ममे यद्धस विरी 
सवालका निर्णय करनकी छूट हो तो उन्हें मुसलमानोके विरुद्र 'धर्मग्रद्ढ” छेटना चाटिए 
जिपमें उन्हें ईप्ताइगोका समर्थन प्राप्त होगा। लेकित आणा यही करनी चाहिए कि 
विश्व जनमतका जो रुख है, उसके कारण (धम्मंयुद्ध एक असम्भव बात बन जागरेगी 
और धाभिक सवालों तथा मतभेदोका समावान अधिकाधिक शान्तिपूर्ण हगसे तथा कठोरतम 
नेतिक मान्यताओके आधारपर होने छगेगा। छेकिन वह शुभ दिन आये या न आये, 
यहूं बात दिनके प्रकाशके समान स्पष्ट है कि अगर खिलाफतके सवालका स्याय्रसम्मत 
विषटारा होता है तो जजीरत-उछ-अख़कों खलीफाकी धार्मिक प्रभुगताके क्षधीन पूरी 
तरहसे मुमलमानोके नियत्रणमे ही देना होगा।' 

[अग्नजीसे | 

यंग इंडिया, २२-३-१९२१ 


२४१, सच्चे और झूठे" 


मुझे लगता है, “दुशकाओके जो बादल घिरते आ रहे है”, उन्हें तो में दृर 
नही कर पाऊँगा, फिर भी प्र-लेखकरने जो मुद्दे उठाये है, उनपर प्रकाण डालने 
की कोशिग कछेंगा। इसमें सन्देह नहीं कि यह एक सार्वजनिक आन्दोढन है, फिर 


१. इसके वाद फिडिस्तीनपर पहुदियोंके दावे सम्बन्धी पुरतक सजदाग्ल जंगविहयूत द बाहुस 
ऑफ जैरूपलेमरी समालेचनाका एक छोटान्सा अंश दिया गया था । 

२. पूनासे किप्तीने गाधीजीऱों एक पत्र छिखा था, उप्के उत्तर्में गाधीजीने यह टिपगी रिख्ी थी। 
पनमे कहा गया था कि: “काग्रेस्न द्वारा पाप्त किये गये असहपोग प्रस्तावरों अब तीन मदीने ऐो गये, 
छेकिन छाम-जगवते उसके प्रति पर्याप्त उत्साह नहीं दिखावा है, . , उन्हें दत्त बातड़ी प्रतीत ना ऐे 
पाई है कि काठेजोंके वहिप्फारसे सरकार ठप कंसे छो जादेगी. . वे उसे सावंजनिह बल्दोस्न मान्‍्ये ै, 
और, उनका झपाल है कि अपपोग सफल तभी हो सफ़ता दे जब अपिक्राश् टोग हने अपने आनएयर्म 
उ्तारें । अभी तक पूनाके काठेजोके सिर्फ २०० विद्यार्थी ःम्मे श्ञामिह हु हैं, . .सो नी कराग्रेमपे 
मदेशका पालन करनेके लिए; अपनी अन्तरात्माम़ो तृष्ट करके लिए थी, . ,व्षा असाण 
एन मुझेमर लोगोफो न्यू्थ टी कष्ट उठाते रहना चाहिए और अपना भविप्र प्ट गर गन 
सोच कर बहुतसे छात्र कापेजोंडे बापत जा रहे है भर प्सपर झट ब्छुल री होगा के 
कोदी ” कर उनको भ्ना कर रहे है । छपथा रत सभी मुध्पर ध्दादा टन कार ६६ 
बादल घिस्ते भा झे है, उन्हें दूर करें |” 


कि 


मे परऋय। 


हर 


4 ट 


ब 


६४ ६5०, 


(९ 


का 
हे 


द्र्ाँ 
कर 
हि 


४८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 

भी हर व्यक्तिसे भपेक्षा यही की जाती है कि वह, दूसरे क्या करते है, इसका 
कोई खाक किये बिना इसमें हाथ बँटायेगा, क्योकि यह सावंजनिक आन्दोलन 
होनेके प्राय ही शुद्धीकरणका भी आन्दोलन है। हम स्कलो और अदाछतोका परित्याग 
इसलिए करते है कि उनको समर्थन और सहारा देना पाप है। इसके पीछे कोई 
ऐसा खथारू नहीं हैं कि व्यक्तिका यह कार्य सरकारको ठप कर देगा। लेकिन जब 
यह काम व्यक्तिके बजाय समुदाय करेगा तो उसका परिणाम सरकारके ठप हों 
जानेके रूपमे प्रकट होगा ही। जिन विद्याथियोने अन्तरात्माकी आवाजपर नहीं, 
बल्कि आज कांग्रेस के आवाहनपर स्कूछ छोड, उन्होंने गलती की भौर उन्हें अब 
अपने-अपने स्कूलोमें छौट जाना चाहिए और अपने साथियोके ताने वर्दाइत करने 
चाहिए। लेकिन जित छोगोंते अपने विश्वासके कारण स्कूल छोडे हे, उन्हें अडिग 
रहना चाहिए--भछे ही दें मुटठीभर ही क्‍यों न हों। एक खरे सिक्क्रेका मूल्य 
अवद्य होता है; उतना ही जितना कि उसपर अकित है। छेकिन दस लाख सखोटे 
सिक्के भी जड-भार ही होते हे। और वे सर्वया वेकार है। जब थोडे-से सच्चे असह- 
योगी अपनी योग्यता सिद्ध कर देंगे तो यह आन्दोछ़न अपने-आप सार्वजनिक आन्दो- 
छन वन जायेगा। इसकी भावना आज भी जनसाधारणमें व्याप्त है। किसी भी दिन 
सावंजनिक तौरपर कार्रवाई की जा सकती है। मेरा खयाल है कि भारत अक्तृवर 
तक उसके लिए तैयार हो जायेगा। जिन्हें विद्वास है, उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी 
चाहिए। में जानता हूँ कि जिन विद्याथियोंने स्कूल-काढेज नहीं छोड़े हे, उत्होंने 
कमजोरीके कारण ही ऐसा किया है। उसका कारण कुछ यह नहीं है कि वे उन 
स्कूलोंको त्याग देना गलत मानते हे, जिनका संचालन एक ऐसी तरकारकी छत्रयामें 
हो रहा है जिसे वे खुशी-खुशी ध्वस्त कर देना चाहेंगे। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २२-३-१९२१ 


२४२. भाषण : कठकसें 
२३ मारे, १९२१ 


भी गराँधीने मौलाना शौकत अलीकी अनुपस्थितिके लिए क्षमायाचना फरनेके 
बाद, लोगोंसे हि्ू-मुस्लिम एकताकी अपील की और फहा कि वे उसे स्वराज्यकी पहली 
शर्त मानते है। उन्होंने उड़िया-भाषी क्षेत्रोंफे विभिन्न राज्योंमें बिखरे होनेका उल्लेख 
किया और एक पृथक्‌ उत्कल प्रास्त बनानेकी आवश्यकतापर जोर विया; तताथ ही वहाँ 
बास्थार आनेवाले अकालोंकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब हमें स्वराज्य मित्र 
जायेगा तो ये समस्याएँ आसानोसे हुछ की जा सकेंगी। यदि हम कांग्रेसके असहयोग 
सस्बस्धी प्रस्तावकों कार्यान्वित करें तो ७ महीनेनें आसानीसे स्वराज्य ले सकते है। 
उन्होंने उड़ोसाके छोगोंते अनुरोध किया कि नें अपने गाँवोंका संगठन करें, ३० जून 


भाषण: कटठकमें मारवादियों और गुजरातियोकी सभामें ४८१ 


तक काँग्रेकके ३ लाख सदस्य बनायें, एक छाप्त चरपे छोगोंको दें और ३ पार रुपये 
इकट्ठा फरें। उड़ीसा इतना फर छे, तो भारतको स्प॒राज्य दिलानेमें उसका अपना हिस्सा 
पूरा हो जायेगा। उन्होंने श्रोताओसे अपीर की फि वे आचार, व्यवहार और स्वभायमें 
संयम और आत्म-अनुशासन रखें। उन्होंने कहा कि जो लोग आत्म-बलिदानफ्रे फिए 
तैयार है वे ईइवरके सिवा किसी सनुष्यसे भय नहीं फर सफते। स्वराज्य एमारा उदय 
है और वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें स्वराज्य प्राप्त फरनके लिए राज- 
नेतिक राक्षसका वध करना है। चूँकि हमारे पास तलवार नहीं है, और यदि होती 
भी तो बहू हमारे लिए फामकों न होतो, इसलिए असहयोगके मामहेमें हमारा मुख्य 
सिद्धान्त अहिताका होना चाहिए। उन्होंने उड़ीताकी अवनत दशाका उल्लेख फरते हुए 
फहा कि यद्यपि उड़ीसामें अंग्रेजी जाननेवाले लोग अपेक्षाकृत पिछड़े हुए है, किन्तु जन- 
साधारण कदापि पिछड़े हुए नहीं है। जनसाधारण आगे बढ़ें हुए हे। में उड़ीसाफ़े 
अकाल-पीड़ित छोगोंसे भी, जो-कुछ पैसा-पाई मिलेगा इकट्ठा फरनेका प्रयत्न फतंगा। 
उड़िया लोगोंकों अपना समय प्रायद्रिचत्त करनेमें ऊगाना चाहिए। अन्तमें, श्री गायीने 
लोकमान्य तिलक स्मारक-क्ोषफे लिए घनकी अपील की और फहा फि उठ़िया छोगोंको, 
जो गंजाम, फंठाई, सिहभूस और भध्यप्रात्तके उड़ियाभाषी क्षेत्रकों माँग फरते हू, 
अपने प्रदेशका संगठन करके और घतर इक! करके यह दिखाना होगा कि ये अन्य 
प्रान्तोंके साथ मिलकर उड़ीसाके लिए स्वराज्य पक्‍्राप्त फरनेमें और अपने प्रान्तफा 
शासत' घढानमें समर्थ हे। 
[अंग्रेजीसे 
अमृतबाजार पत्रिका, ३१-३-१९२१ 


२४३. भाषण; कठकसें मारवाड़ियों ओर गृजरातियोंकी सभामें 


२३ मार्च, १९२१ 
[गांधीनीने ] उसी दिन ज्ञामके आठ बजे सारवाड़ियों और गुजरातियोक्ती समामें 
भांवण दिया और चन्देकी अपील की। उन्होंने आगे कहा, चूँकि आप लोग उड़ीत्ामें 
ही व्यापार करते हे और उड़िया लोगोंसे काफी मुनाफा कमाते हैं इसलिए आपको 
चन्दा इकट्ठा करनेमें हमारी सहायता करनी चाहिए। उन्होंने प्रान्तोके वीच पारस्परिक 
सहानुभूति और सदूभावनाकी आवद्यकतापर जोर दिया और श्रोताओत्ते विदेशों बस्तोका 
बहिष्कार करने तया अपने प्राहकोंके जरिये चरज़ेकों और भी लोकप्रिय दनानेका अनु- 
रोध किया। उन्होंने कहा, में चाहता हूँ कि आप दुसरे शहरोमें रहनेवाले अपने जाति 
भाईयोंका अनुकरण करें और उनको तरह अपने अधिवात्तके प्रान्तके कोपमें छुले द्वार्पो 
घन्दा दें। 
[अग्रेजीसे 
अमृतवाजार पत्रिका, ३१-०३-१९२१ 
१९-३६ 


२४४. भाषण : कठकमें मुसलूमानोंकी सभामें 


२४ मार्च, १९२१ 
महात्माजीने मुसलमानोंकी एक समामें भाषण देते हुए खिलाफत सम्बन्धी 
अन्यायोंका वर्णद किया और बताया कि उनका प्रतिकार किस प्रकार हो सकता है। 
उन्होंने कहा, आप लोगोंकों हिच्ुओंके साथ मिलजुलकर, सद्भावसे रहना चाहिए। 
गो-हत्पाके संवाजपर में मुसलमानोंसे सौदा नहीं करना चाहता। से तो चाहता हूँ कि 
इस्लाम, हिन्दू घर्में ओर भारतके सम्मानपर आँच न आने पाये। सेरा आपसे अनुरोध 
है कि जंबंतक खिलाफतका प्रइन सन्तोषजनक रूपसे हलक नहीं हो जाता, आप॑ 
चेनसे न॑ बेठ। 
खिलाफत-शिष्टमण्डल और छोटानीके' कार्यका उल्लेख करते हुए, उन्होंने मुसल- 
मानोंकों विश्वास दिलाया कि जबतक खिलाफतका प्रदत अन्तिम रूपसे हुल नहीं हो 
जाता, हिन्दू लोग उनके मित्र और भाईके नाते अपना कत्तंव्य निबाहेंगे। उन्होंने कहा 
“जे स्वयं इसके लिए जानतक देनेकों तैयार हूँ।” उन्होंने लोगोंसे सभा-त्थलूपर ही 
घन्दा देनेफा अनुरोध किया। 
[अग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, ३१-३-१९२१ 


२४५. भाषण ; कठककोी सार्वजनिक सभामें 


२४ मात, १९२६ 


शामकों गांधीजीने एक अन्य विज्ञाल सार्वजनिक समामें भाषण दिया। विद्यार्थियों 
और वकीलोंके बेठनेके लिए मंचकी दाहिनी ओर अलग प्रबन्ध किया गया था। पहले 
उन्होंने हिचुस्तानी और उड़िया सीक्षनेकी आवश्यकता समझाई। अंग्रेजी साहित्यके 
अप्ययनके प्रति उन्होंने लोगोंकों निरत्साहित नहीं किया। उन्होंने विद्ञाथियोंसे अपील 
की कि वे शिक्षाकी दृषित प्रणाली और सरकारके उस कुप्रभावसें अलग रहें जो उनका 
नेतिक बल तोड़नेवाला सिद्ध होता है। उन्होंने विद्याधियोंतरे प्रतिदिन आठ घंटे चरता 
चलाने और इस तरह स्वराज्य-प्राप्तिके प्रयासमें अपना योग देनेकों फहा। इसके बाव 
उन्होंने ओताओंसे प्रइनत करनेकों कहा। 


१. मिषों छोगनी । 


भाषण : कटककी ग्रावंजनिक सभाम॑ ष््ट 


प्र०- यदि असहयोग आन्दोलन असफल हो जाता है तो हमें पया फरता होगा? 

उ०--यदि आप अपनी पढाई छोड देते है तो उसके असफल ह्ोनेपर भी उसना 
तो माना ही जायेगा कि आपने पाप और गैतानके सम्पकंसे दूर रहूफ़र अपना उर्ञव्य 
पूरा कर लिया। 

यदि में अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ तो देशी रियासतोमें मेरे पिताकी सम्पत्ति जन्म 
कर लो जायेगी। तो व्या से उन्हें विपत्तिमें डाल दूं भौर उनको आज्ञाका पालन 
न॑ करूं ? 

जब रामचन्द्र १४ वर्षके लिए प्रसन्नतासे वन गये थे, तब उन्होंने अपने वात्तंब्गड़ा 
ही पालन किया था। उत्होने दगरथकी चिन्ताओकी प्रवाह नहीं की। मेरी समशमें 
यह बात नहीं आती कि कोई देशी राजा पुत्रके आाचरणके कारण पिताकी मम्पत्तिकों 
कैसे जब्त कर सकता है। यदि इस प्रकार सम्पत्ति जब्त कर भी छी जाये तो छउ्फेफो 
यह खतरा अपने सिर छेवा ही चाहिए। देशो रियासतंके ऐसे निरकुशतापूर्ण नियम 
कैवल स्वराज्य पानंपर ही खत्म होगे। 


डाबटरी पढ़नेवालोंके लिए आप क्‍या कहते हैं? 

हम भाखतमाताके स्वास्थ्यकी औषधि तैयार कर रहे है। गरीवीसे पीडित तीस 
करोड़ लोगोंको इस औपधिकी जरूरत है। 

अंग्रेजी शिक्षा हमारे राष्ट्रीय जीवनकी तहमें पैठ चुकी है, इसते विभिन्न समृदायोके 
भारतोयोंमें एकता आईं है और वह छुआदूत भी समाप्त कर सकती है। फिर भो 
बया यह एक खालिस बुराई ही है? क्या तिलक, राममोहनराय, और आप अंग्रेजी 
शिक्षाकी ही देन नहीं हे? 

बहुत-से छोग ऐसे विचार व्यकत करते है। अपने देशभाइयो और मग्रेजेकि दुराग्रह- 
पूर्ण अज्ञान और पूर्वग्रहपर विजय हासिल करके हमें स्व॒राज्यका मोर्चा जीतना होगा। यह 
शिक्षा-पणाली एक खालिस वुराई है। में उस प्रणाल्लीको नष्ट करनेके लिए अपनी ताकत 
लगा रहा हूँ। में यह नही कहता कि हमे अभीतक इस प्रणाछीसे कोई भी लाभ नही 
मिला। छेकिन हमें अवतक जो लाभ मिले है वें उस प्रणालीके कारण नहीं, उनके 
बावजूद मिल्ले हे। मान छौजिए कि अंग्रेज यहाँ न होते, तो उन हालतमें भी नाल 
ससारके अन्य भागोके साथ-साथ आगे बढ़ता और यदि यहाँ मुगछ शासन बना छता 
तो भी अनेक व्यक्ति अंग्रेजी भाषा और साहित्यका अध्ययन अवध्य करते। वर्तमान 
शिक्षा-प्रणाली एक ओर तो हमे अग्रेजी साहित्यका विवेकसम्मत उपयोग नहीं करने द्देनो 
और दूसरी ओर हमे गुलाम वनाती है। मेरे मित्रने मेरा, तिलक और राममोहन रायक। 
उदाहरण दिया हैं। मेरी वात छोडिए; में एक अदना-्सा दयनीय_ आदमी हैं। 

तिलक और राममोहन रायको यदि अग्रेजी शिक्षा की दूत न छगी होती ना ये कर 
अधिक महान्‌ व्यक्ति होते (वालियाँ)। मेँ तालियोसे आपकी दिललाब्डी मद्दमति 
चाहता, में आपके विवेक और तर्कका समर्थन चाहता हूँ। में अगेजी शिक्षाने भरता 


4७ 


४ 


ह 


३, स्तर मन्तता ठतत, १३०४-१९२२ के योग इंडियाते ल्या गया है । 


डंटंड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 

करता; में उसकी अन्धपूजा का विरोधी हूँ। जब में सरकारकों नष्ट करना चाहता हूँ, 
तब मेरा मशा अंग्रेजी भाषा नष्द करनेका नहीं होता, वल्कि यह होता है कि अग्रेजीको 
हम एक भारतीय राष्ट्रवादीकी तरह पढ़े। राममोहन और तिछक (मेरी बात छोड़िए) 
चैतन्य, शंकर, कबीर तथा नानकके सामने कुछ भी नहीं हें। इन सन्तोकी तुलनामे 
इनका जनतापर कोई प्रभाव नही था। अकेक़े शकरने जो कुछ कर दिखाया वह अग्रेजी 
जाननेवाछोंकी सारी फौज भी नहीं कर सकती। में ऐसे और भी वहुतसे उदाहरण 
दे सकता हूँ। क्या गुरु गोविन्द थग्रेजी शिक्षाकी देन थे ? है कोई ऐसा अग्रेजी जाननेवाछा 
भारतीय जो गुर नानकका मुकाबछा कर सकता हों, जिन्होंने एक ऐसे सम्प्रदायका 
प्रवर्तत किया जिसके शौयें और त्यागकी मिसाल नही मिलती ? क्या राममोहन रायने 
दलीप सिंह-जैसा एक भी शहीद पैदा किया हैं? में तितक और राममोहनका बड़ा 
सम्मान करता हू। मेरा विश्वास है कि यदि राममोहन और तिलक यह शिक्षा न 
प्राप्त करते और उन्हें स्वाभाविक प्रशिक्षण मिलता तो वे चैतन्यके समान और अधिक 
बड़े काम करते। यदि उन महामानवोंकी परम्पराकों फिरसे जीवित करना है तो, 
ऐसा अंग्रेजी शिक्षासे नहीं किया जा सकता। में ही जानता हूँ कि हिन्दुस्तानी और 
सस्कृत न सीखकर में कितनी निधियोसे वचित रह गया हूँ। मेरा कहना यह है कि 
शिक्षाका मूल्याकन आप उप्तकी सच्ची क्षमता और उस्तकी गरिमाके आधारपर करे । 
अग्रेजी शिक्षाने हमें नपूसक वना दिया है, हमारी प्रज्ञाकुठित कर दी है। जिस तरह यह 
शिक्षा दी जाती है, उसके कारण हम कमजोर और कायर वन गये हे। हम स्वतन्त्रताकी 
घूप तो सेंकना चाहते है परन्तु दास वनानेवाली यह पद्धति हमारे राष्ट्रको नपूसक बनाये 
डाल रही है। अग्नेजोसे पहलेका समय गूलामीका समय नहीं था। मुगल शासममें 
हमें एक तरहका स्वराज्य प्राप्त था। अकबरके समयमें प्रतापका पंदा होना सम्भव था 
और औरगजेबके समयमें शिवाजी फलछ-फूल सकते थे। १५० वर्षके ब्रिटिश शासनने क्या 
एक भी प्रताप और शिवाजीको जन्म दिया है” कुछ सामंती देशी राजा जरूर है पर 
वे सबके-सब राजनीतिक अग्नेज कारिन्देके सामने घुटने टेकते हे और अपनी दासता 
स्वीकार करते हे। जब मे नवयुवकोंको देशी राजाओके खिलाफ शिकायत करते हुए पाता 
हूँ तब मुझे उनसे सहानुभूति होती है। वे दृहरी परेशानी भोग रहे हे। देशी राजाओंके 
अत्याचारोंके लिए में दोष उन्हें नही, बल्कि ब्रिटिश विजेताबोंको देता हूँ। वे लोगोको गुलाम 
बताकर रखनेवाली प्रणाढीके शिकार हे। इसलिए मेरी आप सबसे अपीछ है कि इस 
पिशाची सरकारके पजेसे छूटिएं। यदि आपको द्वास्द्वार भीख माँगनी पडे तो उसकी 
भी परवाह न कीजिए। गुलामीमे रहनेसे भीख माँगते हुए मरना बेहतर है। हमे इस 
योग्य होना चाहिए कि हम शासन संसार सकें। आज देशका शासन कौन सेभाल रहा है ! 
अग्रेज) नहीं। इसे वे भारतीय ही सँमाल रहे है, जिन्होने गुलामी स्वीकार कर रखी 
है। यदि अग्रेज इसी समय इस देशकों छोडकर चढ़े जाये तो मे जरा भी दु खी नहीं 
होऊेंगा। में उनसे कहता हूँ कि वे सेवकों, बराबरीके व्यक्तियों और दोस्तोंकी हैसियतसे 
हमारी मदद करें। में अपनी सहमतिसे उन्हें अपने ऊपर राज्य नहीं करने दूँगा। वे 
चाहूँ तो हवाई सेवा, स्थरू सेना, चौसेनाका उपयोग कर सकते है, किन्तु हमारी सहमतिसे' 


टिपणियाँ ८५ 


दे हमपर राज्य नही कर सकते। भले ही भारत उाहुजऔसे जाजस् सो, देडिन छाप दी 
प्रतिष्ठाको पहचानें। आप अपने कर्ततत्यफा पालन करे। भारलके रतन नागर पर 
मरनेसे बेहतर और क्या हो सकता है? यह एक जैनानी प्रणाएी £। मेंने सं 
प्रणालीकों नष्ट करनेंके छिए अपना जीवन अग्रित कर दिया है! 

[अग्रेजीसे 

अमृतवाजार पत्रिका, ३१-०३-१९२१ 

यंग इंडिया, १३-४-१९२१ 


२४६. टिप्पणियों 
क्षाग्रेस-सं विवान 

मुझे अपनी यात्राके दौरान प्राप्त हुए अवुभवोसे ऐसा लगता है कि यदि हम 
काग्रतके पंविवानके अनुसार प्रत्येक गाँवमें काग्रस-समित्तिकी स्थापना कर सके बोर 
कांग्रेपकी सत्ताकों प्रतिष्ठापित कर सके तो इसीसे हम छगभग स्राज्य प्राप्त फरनको 
स्थितिमें पहुँच जाये। यह काम किसीकों मुग्किल नहीं छगेगा। और यदि हम 7से 
मुश्किल मानें तो फिर हमें इस एक वर्षमें स्वराज्य प्राप्त करनेकी इच्छा छोः देनी 
चाहिंए। गहाँ-जहाँ लोगोंमे जागृति था गई है और उनमें से कुछ ईमानदारीके साथ कामका 
वेतृत्व करने लग गये हे, वहाँ यह हो भी रहा है। कहते हे कि जबलपुरमें एक ही 
जिहेमे ५०,००० लोगोंने अपने नाम दर्ज करवाये हे। वहाँ किसी-किसी गाँवमें तो रूंगभग 
९० प्रतिशत स्त्री-पु््षोंने काग्रेसकी वहियोमे अपने नाम दर्ज करवा डाठ़े हे। जबलपुर 
जिलेमें यह कार्य करनेवाले वकील नही है; दो मालदार जमीदारोकी युवा पुत्र हैं। वें 
अपना घन और, समय, दोनों ही छोगोको अपित कर रहे है। वकीछ वर्गका अधिकार 
भाग तो इस प्रवृत्तिसे अलग ही रहा है। जहाँ लोग झूठी प्रतिप्ठाकों अपन ध्यानम 
रखकर वकील अथवा पुरान कार्यकर्ताओंका दामन पकड़ हुए हू और उन्हें छज्किर 
जिनमें अपने कामकी आगे बढानेकी हिम्मत नहीं हैं वहाँ कार्यकी गति अवरद हो ग- 
है। गूजरातमें २८ फरवरीको काग्रेसके २५,००० सदस्योके नाम दर्ज हुए। यह गन्‍्या 
कोई अधिक नहीं कही जा सकती। जैसे जूतसे पहले-यहए़े हमें सारे भान्तदपने एप 
करोड स्पया इकट्ठा करता चाहिए वैसे ही जून माससे पहले-सहले हमें कामसके एक 
करोड सदस्य भी बना लेने चाहिए। इसका अर्थ यह हा कि हमें अभी सवा बता: 
रुपया इकट्ठा करना है, और एक करोड नदत्योके नाम आदि दर्य करनी वयबत्था 
करनी है। गुजरातको सारी आवादी ९६ छाख हैं। तीस कराउम एमें एवं राराके अनुमान- 
से हमे गुजरातमें जून माससे पहले तीत छाख सेदत्म बना लैंने घाहिए पीर प्रार्नी५८ 
पमितिके तिलक-सवराज्य कोपके अतिरिक्त तीन छास नबस्थान गुल रमम ध५ 
हजार झुपया भी प्राप्त कर त्कदा चाहिए। यदि सदस्य बनावेका यार रर्श ब्यठ नर 


अनन्त, 


रुपसे हो, छाभ तभी होगा। प्रत्येक सदस्थका पूरा नाम, परग दिदगना दौर प्रा 


४८६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हमारे पास होना चाहिए। प्रत्येक सदस्थकों काग्रेसके सविधानकी सामान्य जानकारी दी 
जानी चाहिए और उसे असहयोगके मुख्य सिद्धान्तोसे परिचित कराया जाना चाहिए। 
इस कार्यकी देखभालके लिए एक कार्यकंत्ताकी नियूक्ति खासतौरसे की जानी चाहिए। 
वह देखे कि प्रत्येक स्थानपर काम किस तरह चल रहा है। प्रत्येक जिेकी ओरसे हर 
सप्ताह ब्यौरेवार और अधिकृत रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए। ऐसे कार्यकि लिए 
कितने ही व्यक्तियोंकों स्वराज्यके निमित्त चौवीस घटे कार्य करना होगा। इतना ही नहीं 
इनके हरेक कार्ममे ज्ञान, विवेक और सचाई चाहिए। अभी में हर जगह द्ेष, दम्भ, मोह 
और अधिकार-लोभ आदिके दर्शत्र कर रहा हूँ। जब इसका ध्यान आता है तव मेरी 
श्रद्धा लड़खडाने लगती है; केकिन जब समग्र जनजागृति भौर आत्मशुद्धिका विचार मुझे 
भाता है तब मेरी श्रद्धा लौट आती है। तिसपर भी हमे सुक्ष्मसे-मुक्ष्म तत्वोंपर ध्यान 
रखता सीखना चाहिए। अग्रेजी कहावत है कि जो पैसेका ध्यान रखता है उसे रुपये- 
के हिंतावकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती। बूँद-बूंदसे सरोवर भरता है। 
चरखा और खादी 

जबलूपुरमे मेने इन तरुण जमीदारोंको उपर्युक्त काम करते हुए देखा है। उन्होंने 
यही नहीं, स्वदेशीके कामकों भी बहुत सेभाल रखा है। वे गाँव-गाँव चरखेका 
प्रचार कर रहे हे। उन्होने रईं खरीद ली है और उसकी पूनियाँ तैयार करवा कर 
लोगोमें वाँट दी हे। जहाँ छ. मास पहले एक भी चरखा नहीं चलता था वहाँ आज 
सैकडों चरखे चल रहे हे और खादी तैयार हो रही है। इस परिवारके दोनो भाई 
खादी पहनते है और दोनों भाई अपने वस्त्रोके किए सूंत भी स्वय ही कातते है। 


संद्यपान निर्षेष 


मद्य-निषेधका काम खूब चल रहा है। किसी-कित्ती स्थानपर शरावका ठेका 
लेनेवाला ही कोई व्यक्ति नहीं मिक्ता। यदि हम हिम्मत करके शराव वन्द कर सके 
तो हिन्दुस्तानके गरीब घरोंका सत्रह करोड रुपया इसपर व्यर्थ न जाये। सरकारको 
फिलहाल जो सत्रह करोड़ रुपयेकी आय होती है, वह हमारे घरोंमे से ही जाता है। 


बहनोंसे विवेदन 

यदि गुजरातकी वहने इस कार्यकों अपने हाथमें ले ले तो हम जून महीनसे 
पहुछे ही कमसे-कम गुजरातसे शरावकों जडमूलसे निकाल सकते हे। प्रत्येक जिलेमें 
जहाँ-गहाँ शरावकी दुकाने हे उन्हें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। पहुँचनेपर पहले उनके 
भालिकोसे और अगर वे न मार्ने तो शराव पीनेवालोसे अनुरोध करना चाहिए। 
बहनें कड़े शब्दोंका व्यवहार विलकुछ न करे। “आप हमारे भाईके समान है और 
हमारे भाई शराब कदापि नहीं पी सकते, इसलिए आप भगवानके नामपर शराब 
पीना छोड दें। ”में चाहता हें कि आप सिर्फ इतना ही कहेँ। मुझे विश्वास है कि 
अनेक शराब पीनेवाले तो शरमिन्दा होकर लौट जायेंगे, कदाचित्‌ नहीं भी जायें। 
हो सकता है वे मर्यादा न रखें और बहनोंकों गालियाँ भी दें। किन्तु फिर भी बहनोसे 
मेरा निवेदन है कि वे भारतवर्षके लिए गालियाँ भी सह लें। शहरकी किसी भी 


टिप्पणियां ८८५ 


वहनन यदि पहल की तो अन्य बहने भी उस कार्यों हाव में छे केगी, ऐगी #री 
दृढ मान्यता है। 


लेकिन शिक्षाका क्या होगा? 


लेकिन कुछ लोग कहते हे कि अगर सत्रह करोड रुपयेकी उस आयपर यानी पिर 
जाये तो हमारी शिक्षाके किए रुपया कहाँसे आयेगा। यह मस्कारका वर्ना * क्षौर 
हम भी विना विचारे इसे मान छेते हे। क्या शराबकी कमाईसे ही हमारी पटाई होनी 
है? यदि यह बात सच हो तो में यही कहूंगा कि ऐसी स्थिति सरकारी सशिक्षावा त्याग 
करनेके लिए हमारे पास दो कारण हो जाते है। एक कारण तो सरकारकी सामान्य 
राक्षसी नीति और दूसरा पापकी कमाईसे मिलनेवाली शिक्षा) क्या हम अपने बच्चोरों 
शराब व्‌ अफीमकी आयसे पढाकर पवित्र शिक्षा दे सकेंगे? हमें जैसा धत मिलेगा 
वैसा ही उसका फल भी होगा। गरावकी दृकानवाले हमारे बच्चोंकों शिक्षा ठेगे तो 
क्या हम किसी भी दिन उनकी दुकानोकों वन्द करवा सकेगें? 

सरकार किसलिए शराबसे होनेवाली आयको शिक्षाके खातेमे जमा करती है? 
जमीनके लगानको शिक्षा खातेके लिए जमा क्यों नहीं करती ? जराबकी कमाकी वह 
सैनिक खातेमें जमा करे ताकि उसके वन्द होनेपर सैन्य जक्ति उतनी ही कमर हो जाये। 
स्रराज्य मिझनेपर हम सेतापर करोडो रुपये खर्च करनवाले नहीं हैं। उसपर होनवासे 
खर्चमे से सभ्रह करोड रुपया आसाचनीसे वचाया जा सकता हैं। इसलिये शराब और 
अफीमसे होनेवाली आयके खतम होनेपर हम भयभीत हो ही नहीं सकते। 


विक्षाके साघन 


स्व॒राज्यके अन्तगंत जो विक्षा दी जायेगी उसका साधन न तो मरावसे होनेवाली 
आय होगा, न ही जमीनका छगान। उसका साधन तो सुन्दर चरखा है। यदि प्रत्यक 
स्कलमे चरखों और करघोंकी स्थापना हो जाये तो शिक्षाका बर्च कियीवो सिरपर 
न पडे। और आज तो हम विद्याथियोंकरा सारा समय चरखंकों ही देना चाहते है। 
स्वराज्य मिलनेके वाद भी विद्यार्थी इस कार्यके छिए केमसे-कम एक घटा तो दंगे 
ही। जब स्वराज्यका असर प्रत्येक विभागपर होगा तभी वह सच्चा ल्वराज्य कह 
लायेगा। आजकी शिक्षा, गूलामोंकों शिक्षित करनके लिए, तौकर वनानेके छिए दे 
जाती है। स्वराज्यकी शिक्षा वाककोकों आरम्भसे ही स्वावलूम्बी बननेके छिए दी 
जानी चाहिए, फलत उन्हें कातना और बुनना अवध्यमेव मिस्ताना चाहिए। इसके 
उपरान्त वे कोई और धन्बा सीखना चाहे तो भछे ही सीसे। छेकिन कानता और 
बनना अनिवार्य होना चाहिए। चरखा “दु खियोका विश्ामस््थान भौर गरीबोगी 
जीवन डोर है”, उसमे जो वरकत है वह अन्य किसी बन्चम गहीं है क्यो 
वाद एक पूरक घन्धेके रूपमे चरखेकी ही प्रवृत्ति व्यापक हो सकती है। सब का- 
बढ़ुई नहीं होते, न लुहार होते है छेकिन सबको कातना तो अब्य्य आना चाहि 
और सवकों राष्ट्रके लिए अथवा अपनी आजीविका दुछ बृद्धि कान दिए बाहर 
चाहिए! सबको अन्न-वस्व॒की जरूरत होती हे इनीसे चर्ला एक व्यापा परदुचिर 


४८८ सम्पूर्ण गांधी वादमय 

रुपमें चल सकता है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षाकी आज ही से उपर्युक्त ढंगसे रचना 
की जाती चाहिए; नहीं तो स्वराज्य मिल्ननेपर हममें परस्पर सबसे पहले झगढ़ा 
इसी बातकों छेकर होगा। कुछ छोग कहेंगे कि शिक्षाके अन्तर्गत शिल्प नहीं सिखाया 
जाना चाहिए। इसलिए हमे आजसे ही शिल्पको शिक्षाका एक अंग बना देना 
चाहिए, जिससे जनमत इतना प्रशिक्षित हो जाये कि बादमें वाद-विवाद करनेकी 


गुजाइश ही न रहे। 
फर्मेपुगका आरस्स 

बादयुग अब बीत गया है, यह वात मुझे सर्वत्र दिखलाई पड़ती है। त्रमी हममें 
व्याक््यात सुतनेका मोह है, वोलनेवाछोकों बोलनेका मोह है तथापि छोग समझ गये 
है कि अब काम करनेकी म्रावश्यकता है, वोलकर स्वराज्य नहीं प्राप्त किया जा 
सकता। इस कर्मयृगका छाभ अगर काम करूवाछे लोग नहीं छेगे तो प्राप्त अवसरको 
खो बैठेंगे। सरकारने हमारा मुँह बन्द करना शुरू कर दिया है। क्यों न हम अपना 
मुँह स्वयं ही बन्द कर ले? हमे वोलकर क्या करता है? सरकारकी बदगोई करनेमें 
रस छेनेकी अपेक्षा जो राज्यनीति पापमय हो गई है उसका नाश करनेके साधनोंको 
ढूँढ़ निकालनके लिए चौवीस घंटे प्रत्यक्ष काममें जुट जायें, क्या यह वात सबसे अधिक 
आनन्ददायक नही है? सरकार कंसी है, क्या यह वात अभी सिद्ध करली वाकी है? 

अतएव मेरी प्रत्येक वक्‍्ताकों खास सकाह है कि वह बोलना बन्द करके सिर्फ 
कामसे ही ताल्लुक रखे और अगर उससे बोले विता न रहा जा सके तो वह छोगोंकी 
मन्दगति, सवा और लोभके कारण निन्‍दा करे अथवा जहाँ उनमें शौयें और  स्वार्थेत्याग 
दिखे वहाँ उसकी प्रशंसा करे तथा उन्हें और अधिक काम करनेके लिए प्रेरित करे। 
हम ऐसी स्थितिकों छात्रेकी बेष्टामें हे जब सरकार उसकी निन्‍्दा करनेके अपराघमें 
हमें, सवा नहीं दे सकेगी वल्कि चरखा चढानेको अपराध मानेगी, दारू न पीनेको 
गुनाह मानेगी। वस्तुतः देखा जाये तो फिलहाल जिस प्रवृत्तिके लिए घरपकड़ हो रही 
है वह प्रवृत्ति मद्य-निषेषकी है। हम शराव न पिये और न विदेशी वस्त्र पहनें, यह 
बात सरकारकों कदापि पुस्रा नहीं सकती। सरकारकों हमारे बोलतेका नहीं, हमारे 
बोलनेका जनतापर जो असर हो रहा है, उसका भय है। चरखा चलानेके अपराधके 
लिए, शराब न पीनेके गुनाहमें जब हम गिरफ्तार होने छगेगरे उस दिन हमारी पूरी 
विजय होगी, ऐसा समझता चाहिए। सरकारकों हम शरावका त्याग और चरख्वेको 
स्वीकार करनेकी बातके अछावा गिरफ्तार करनेका दूसरा कोई भी बहाना नहीं 
देनेवाले है। इस काममें हम जितनी तत्परता बरतेंगे उतनी जल्दी हमे स्वराज्य मिल्ेगा। 


सफेद टोपीपर प्रतिबन्ध 
मेने सुना है कि किसी-किसी स्थानपर ऐसा आदेश्ष जारी किया गया है कि 
सरकारी नौकर सफेद टोपी पहनकर दफ्तरोंमें न आयें। ऐसा अपराध तो मुझे 


बहुत अच्छा लगता है। रावण-राज्यमे अगर कोई विष्णुकी तसवीरकों अपने घरमें 
रखता था तो वह अपराधी माता जाता था।' इस आधुनिक रावण-राज्यमें सफेद टोपी 


पत्र: प्ी० एफ एल्ड्यूजको ४८९ 


पहनने, बदालतोंगे ने जाने, विदेशी कपड़ा न पहनने और चर्या चदानेऱों बाएगो 
गृनाह माता जाये तो इसमें आइचर्यकी कोई बात नहीं) जब हम सब उन आराबार 
करन छ्गेंगे तभी स्व॒राज्य होगा या यह राज्य अपनी पद्धत्िको बददेगा। क्योकि अगर 
हम सत्यपर दृढ़ हो जायें तो तीनमें से एक ही वात हो सकती है. (१) सस्पार 
राज्यनीतिमें परिवर्तन कर छोकमतका अनुसरण करे (२) राज्यनीनिकों न बदलकर 
जत-मतकों अपराध मानकर असंस्य व्यक्तियोको जे भेजनेका व्यय प्रवत्त करे बयवा 
(३) उससे छोकनीति सहन न हो सके और वह छोगोंका दमत भी न कर सके नो 
हिन्दुस्तानकों छोड़ दे) 

यह तीतों स्थितियाँ हमारे लिए बभीष्ट है। चौथी बलु भेरी कह्मतासे परे 
है। और वह यह कि मुद्ढी-भर नेताओंके पकड़े जानेपर छोग अपनी पर्मंनीतिका 
सागकर जिस सरकारकी नीतिकी वे आज भर्तना करते है, उमके अवीन हो जायें। 
मुझे उम्मीद है कि वह समय अब छद गया है। 


[गृजरातीसे ] 
तवजीवन, २७-३-१९२१ 
२४७. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 
पुरी 
२८ मार्च, [ १९२१]! 
प्रिय चालीं, 


अभी-अभी तुम्हारा पत्र भिल्ना। भाज्ा है अब तुम्हारी तबीयत पहलेसे अच्छी 
होगी। तुम्हें इतनी जल्दी-जल्दी बीमार नहीं पडना चाहिए। कैलेतवैक' भुजे बताया 
करते थे कि किसी जर्मन सिपाहीके पैरोंमें छाले आदि पड जानेको अपराध माना 
जाता है; तब ईरवरके एक सिपाहीके किए बीमार पडता क्या अपराध नहीं है? 
काश ! तुम भेरी इस बातसे सहमत होते कि मियम ऐसा ही है। मुझे याद है मेरे 
बीमार पड़नेपर सुमते कया कहा था। मेने तो एकदम मान लिया था कि अवब्य ही 
मेने नियमका कोई उल्हंघत किया होगा। 

इससे गृरुदेवकी दात याद आई। मेरी बीमारी मेरे [रंगस्ट] भरती! बान्दो- 
उनकी उचित सजा थी, यह वात से निःकोच मात्र भी हूँ, तो भी ट्रिल्यूत में 
उद्धृत गुरुदेवके पत्र --- जिसे एक मित्रने यंग इंडिया में जवाब देनेके लिए मेरे पान 
भेजा है--से निकलनेवाली अन्य बातोसे में सहमत नहीं हो सकता। मेने उसे एक बार 
सरपरी तौरपर पढा है, औौर मेरे मतमें यही विचार आया कि असहबोगके सटज 
सौन्दर्य और कर्तंव्यकों वें नहीं समझ पाये है! 


१६ लिफाफेपर रूगी डावक़ी मुहरसे । न 
२. हरमान वेछेलवैक, जमेव वास्तुकार । दक्षिण आफिकामें गॉबीडोके छपोगी । 
३६ भय विशनदयुदमें मित्र-राष्ट्रोकी सहापताके लिए, १९१८के शुरूमें । 


४९० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


फीजीके एक निवासीसे मुझे हारू ही में वहाँ गये हुए छोगोके बारेंमें पता चलछा। 
दक्षिण आफ्रिकी आयोगके सुझाव भी मेने पढ लिये हे। जबतक भारतमें आमूल सुधार 
नही होते, तबतक हम कही भी किसी भी अच्छे परिणामकी आशा नही कर सकते। 
सरकारी अधिकारियों द्वारा शराबबन्दीके आन्दोलनका विरोध देखकर मुझे अत्यधिक 
क्छेश होता है। मुझे इस सबके पीछे धोखा और छल-कपटके सिवा कुछ नजर नहीं 
आता। 

सिखोंसे सम्बन्धित पत्र और उसपर तुम्हारी आपत्तिका मेने जो जवाब दिया 
है, उसे क्‍या तुमने देखा है? मूझे लगता है कि उस पत्रमें कही कोई त्रूटि नहीं है। 
परुतु तुम्हारी आगाहीके कारण में क्षमा करनेकी बात और भी जोर देकर कह सका। 

क्या ही अच्छा होता कि तुम कल उस समय मेरे पास होते जब में पुरी जिलेके 
अकाछ-पीड़ित लछोगोंसे मिला था। कैसा हृदय-विदारक दृद्य था। पर मुझे इसमें सन्देह 
नहीं कि उनके इस महान्‌ कष्टकों सिर्फ चरखा ही दूर कर सकता है। 


तुम्हारा, 


श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज 
शान्तिनिकेतन, 
बोलपुर, ई० इं० रेलवे 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६०८)की फोटो-नकलसे। 


२४८. भाषण: बरहामपुरमें' 
२९ मार्च, १९२१ 


गांघीनीने कहा: में अंग्रेजीमं लिखा मानपत्र स्वीकार करना नहीं चाहता पयोंकि 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनयिक सम्बन्धोंका माध्यम होनेके अलावा अंग्रेजीका 
हमारे राष्ट्रीय जौवनमें कोई स्थान नहीं है। उन्होंने सूरत, नंडियाद और अहमदाबाव- 
की नगरपालिकाओंकों आदर्श नंगरपालिकाएँ बताया ओर कहां कि सुसंचालित तंगर- 
पालिकाओंको ही स्वराज्यके बीज बोने हे, उनका पोषण करना है। सरकारी सहायता 
और नियंन्त्रणको अत्वीकार करना ही काफी नहीं है। चरत़ा और हिन्दुत्तानी अपनाये 
बिता शिक्षाकों पूरी तरह राष्ट्रीय रूप नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा हमें गोल- 
जेकी श्रेष्ठ पंरस्पराओंका अनुकरण करना चाहिए। गोखलेका सर्वोत्तम कार्य यह था 
कि उन्होंने देशकी राजनीति ं घामिकता दाखिल करनेका प्रयत्न किया। हम भी जब 
राष्ट्रीय जीवनके सभी पहुलुओँमें उत्ती घामिक भावनाकों छानेका प्रयत्त कर रहे है। 


१. पह साधण बरदामपुर नगरपालिका दवाण दिये गये असिनत्दन-त्रके उत्तरमें दिया गया था। 


भाषण: वरहामपुरकी सार्वजनिक सभामें ४९१ 


उन्होंने गोललेके कठोर परिश्रमका उल्हेख करते हुए फहा: गोयले स्वभावगे मित- 
व्ययी थे और वे राष्टूके हर क्षणका सदुपयोग करना चाहते थे। ईदवरसे मेरी प्रार्थना 
है कि बरहामपुर नगरपालिका प्रगति करे। मुझे आशा है कवि वह राप्ट्रके उत्पानमें 
पूरा योग देगी। 

[अग्नेजीसे | 

हिन्दू १-४-३१ ९२ १ 


२४९. भाषण: बरहामपुरकी सार्वजनिक सभासें 
२९ मार्च १९२१ 
गांधीनीने इस बातपर पुनः खेद प्रकट किया कि सद्रासी लोग हिन्दुस्तानी नहीं 
समझ पाते, जिसका प्रायमिक ज्ञान प्राप्त करना उनके विचारसे, कठिन नहीं होना 
चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ऐसा वक्‍त आ गया है जब हिन्दीकों सुविक्षित वर्गों 
तक ही सीमित न रहकर आम छोगोंमें भी फैलता चाहिए। उन्होने आन्ध्र और उडि- 
था लोगोंके बीच वरहामपुर जिलेकी समस्याका उल्लेख किया और कहा कि यह समस्या 
राजनयिकोंको शोभा देनेवाली उदारता और भारतीय हंगसे हल की जानो चाहिए।' 
उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समस्यामें आस छोगोको कोई दिलचस्पी नहीं है। 
यद्यपि में भाषाके आधारपर प्रान्तोंके विभाजन और उनके विकासके पक्षमें हूँ, तथापि 
इससे यदि राष्ट्रकी प्रगतिमें रुकावट पड़े तो निश्चिचत रूपसे में इसका बिरोघी हूँ। 
स्वतस्त्रताका युद्ध पृथ्जीपर सबसे बलवान छोगोंके साथ कानूनी समानताका दर्जा पाने- 
का युद्ध है। स्वराज्य प्राप्त करनेमें जो कठिताइयाँ है, उन्हें में अच्छी तरह जानता 
हूँ, परन्तु मेरा खयाल है कि हम जिस परीक्षाते गुजर रहे है, उसके चन्द बचे हुए 
महीनोंमें हममें आत्मविश्वासका असाव इर हो जायेगा। मुझमें भारतके लिए आय 
देनेकी सामर्थ्य होती चाहिए, मुझे उसके अपमानका साक्षी बनकर नहीं जीना चाहिए। 
उन्होंने छोगोंकों समझाया कि अगर हम अपने लिए नहीं, वल्कि देशके विचारसे तत्काल 
अपना-अपना घरनबार दुरुस्त कर लें और जिलेके बेंटवारे-जंसी समस्याएँ सुलज्ा ल, 
तो में कहुँगा कि हम स्वराज्य तुरन्त ही भाप्त कर हेगें। उन्होंने फिछाफतपर भाग 
संकटका उल्लेख किया और लोगोंसों स्मरण दिलाया कि इन तमाम वर्षोर्मे हिन्दू-धर्म 
भी संकटमें रहा है। उन्होंने इस बातपर जोर दिया कि पंजाबके साथ किये गये अन्या- 
योंका परिमाजन होना चाहिएं। चूँकि राष्ट्रीय जागृतिन नवीन साहसरों जन्म दिया 
है; इसलिए यदि कहीं अब फौजी कानून फिरसे छागू किया जाये तो कोई भारतीय 
पेदके बल नहीं रेंगेया। उन्होंने आग्रहके साथ कहा कि असहयोग स्वराज्य पानका 
एक उपाय है। मुझे इससे कोई मतलव नहीं कि स्व॒राज्यक्ी योजना फैसी बनती है। 
१. उन दिनों भाषके माधापपर वरदामपुर बितेके पुनविभाजनकी गत चच रही थी। शी एिए 
दोफहरमें गांधीजी दोनों माषा-मापी छोगेकि शिक्षमण्ब्ेसे मिऐ मे 


४९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मुझे उड़ोप्ताके अपने हालके वौरेसे मालूम हुमा कि मास जनता केवल अपने भोजनको 
चित्ता फरती है, लेक्षित उसे स्वराज्यके लाभोंके बारेमें भी सोचना चाहिए। यदि 
अंग्रेज इन्हें मुपतत चावल दें तो ये लोग हमें कोई मान्यता ही न दें। उन्होंने बकीलोंसे 
स्पष्द कहा कि जबतक सरकार प्रायदिचत्त नहों करती और जवंतक स्व॒राज्य नहीं मिल 
जाता तवतक आप छोगोंकों वकालत नहीं करनी चाहिए। मेरे विचारते जित घठदा- 
मोके कारण पंजावके निर्दोष छोग अंडमान भेजे गये .. .* 

मेरे खेचे स्व॒राज्य एक धागे बेधा हुआ है -- चरखके घागसे ! उन्होंने जोर देकर 
कहा कि यदि हम एक सालके अन्दर ब्रिटिश मालका प्रभावकारी ढंगसे बहिष्कार नहीं 
कर सके तो फिर उसका अवतर निकरू जायेगा। उन्होंने ईल्ड इंडिया कम्पनीके 
बिछाये हुए जालका उल्हेख किया और जोरदार शब्दोंरें अपील की कवि हमें अपने- 
जापको पवित्र बनावा है और इसलिए इस सहानुभूतिहीन शतानी सरकारसे भुक्तति 
पानेके लिए हमें जैदानका रात्ता नहीं अपनाना चाहिए। मे दावा करता हूँ कि में 
एक व्यावहारिक आददादादी हूँ। मुझे खुशी है कि भारत मद्य-पानकों वुराईके विरुद्ध 
शक्तिशाली आन्दोलन चला रहा है और इस मामलेमें वह कांग्रेससे भी आगे वह 
गया है। मेरा ़याल है कि आत्मशुद्धिके लिए हमें किसी विद्वविद्यालयकी शिक्षाको 
जरूरत नहीं है। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एफताका उल्लेख फरते हुए वत्ताया कि चह 
तो अब प्राप्त ही हो गई है; उन्होंने आग्रह किया कि अब दलित बर्गोंको ऊपर 
उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा क्ति स्व॒राज्य पानेफे लिए पैसा जरूरी है। अतः, 
तिलक स्व॒राज्य कोषको बढ़ाना चाहिए बौर चूंकि उससे देशकी जीवन मिलता है, 
इसलिए उसका प्रवाह कभी रकना नहीं चाहिए। 

[अग्नेजीसे 
हिन्द १-४-१९२ १ 


२५०. टिप्पणियाँ 


दमन और उससे शिक्षा 


नाग्रपुरमे मुझे डाक्टर चोलकरके उस भाषणको' बारीकीसे देखनंका अवसर मिला 
जिसके आवारपर उनके विरुद्ध मुकदमा चछाया जा रहा है। खुफिया विभागके आदमीन 
उस भाषणकी जो रिपोर्ट दी है, यदि उसीको छे छे तो वह भी विलकुल बापत्ति- 
जनक तहीं हैं। छॉर्ड चैम्सफोड्डके शब्दोंका उपयोग करे तो वहू एकदम बलकार- 
विहीन तक-प्रवान भाषण है। अलवत्ता, उप्तमे गणतान्विक जासन-पद्धतिपर विचार 
अवश्य किया गया है। यदि यही उनका मुख्य अपराध है तव तो लगभग प्रत्यक 


१. मूल स्पष्ट नहीं है । 
२» देखिए “ सापण $ नागपुरमें ”, १८-३-१९२१ | 


टिप्पणियाँ ४१ 
काग्रेसी अपरावी हे; क्योंकि यदि वह पूर्ण ख़ातत्थके बिना अपना हन्‍्म-सिय थार 
प्राप्त नही कर सकता, तो वह गणराज्यकी वात सोचने और उसे प्राण करनंका प्रयल 
करनेमें तनिक भी दुवि्या अनुभव नहीं करेगा। सच तो यह हैँ कि, मयनियेध थारदी- 
लत मध्यप्रान्त तथा अन्य प्रान्तोके छोगोपर गहरा असर कर गया हे, बोर सस्पार 
यह वर्दाश्त नहीं कर सकती। भगवानदीनजी, जिन्हें स्थानीय जनता बे प्रेमसे मजस्भा 
कहती है, वागपुरकी एक वर्धमान सस्या, अस्हयोग आश्रमके सम्मावनीय अधीक्षक 7। 
वे एक अभ्ावशाली वक्‍ता और कार्यकर्ता हे। आवकारीसे मिलनंवाठ़े राजस्व भागहेमें 
भी सरकार उनको चुप करना चाहती है। मध्यप्रान्तमें और दूसरी जगहोपर यो मुझ- 
दमे चलाये जा रहे हे, उतसे मेने यही निष्कपपं निकाला है। बेजक उन छोगोपर त्माफ्े 
लिए भुकदमे चछाये जाने चाहिए जो जनताकों मद्च-विक्रेताओं तथा शराबकी दकानो- 
पर जानेवाछोके शति हिसाके छिए भडकाते हे अथवा जो खुद वहाँ मारपीट करते #। 
किन्तु इतनी देर बाद छोग्रोपर राजद्रोहकी धाराओक्ि अन्तर्गत मुकदमे क्यों चलाये जा 
रहे है” इसका उत्तर सीधा-सादा है। शरावके सिलसिद्षेमे जिम्मेदार व्यक्षिययों द्वारा 
हिस्राका कोई प्रयोग नहीं हुआ। गैरःजिम्मेदाराना किस्मकी हिंसा एक क्षणमें रोकी 
जा सकती है। छेकिन सरकार यह नहीं चाहती। वह शराब और अफीमसे होनेवाली 
भामदनीके ख़तम हो जानेसे उरती है और वैध अथवा अवैध किसी भी उपायसे उसे 
रोकनंगर तुली हुई है। 


है 


संरकारकों निरपाय फर दो . 


थदि मेरा अन्दाज़ सही है, तो उपाय सरक्त है। हमे सरकारकों मुकदमे चछानक्रे 
लिए इतना बहाना भी नहीं देवा चाहिए, जिसे सरकार वढा-चढा कर दिखा नके। 
यदि वर्तमान झासन-अणालीके प्रति अश्रद्धा रखना राजद्रोह है, तो वह सदगुण है, 
कर्तथ्य है। किन्तु हमे उप्का प्रचार करनेकी आवश्यकता नहीं। खितावबारियोकों भी 
उस प्रणालीसे प्रेम नहीं है। जैसा कि उनमें से अनेकने स्वीकार किया है, वे अपने 
खिताव इसलिए धारण किये हुए हूं कि उनमे अपनी सम्पत्ति खोतेकी जोसिम उठाने- 
को हिम्मत नहीं है। में एकाबिक छोगोकों जानता हूँ, जिन्हे धमकी दी गई थी कि 
यदि वे सरकारके अनुग्रहोका तिरस्कार करेगे तो उनकी जागीर जब्त कर छी जायेगी। 
में ऐसे अनेक अन्य लछोगोंकों जानता हूँ, जो अपने खिताबोका त्याग इसलिए बरी करते 
कि उन्हे डर है कि उतके व्यापारमें उन्हें वेकोसे आधिक सहायता मिलनी बन्द हो 
जायेगी। इस हृदतक है सरकारका डर ! किन्तु ये सव छोग उस प्रणालोके नाथका स्वागत 
करेगे, जिसके अधीन यदि उन्हें कुछ छाख रुपयोका छाभ होता है, तो करोटो राग्पे ब्ना 
समुचित लाभके ही देशसे वाहर चले जाते हे। अत में फिर कहता हैं कि हमें असन्तोप- 
का प्रचार करना ही नहीं है। आम जनता इस प्रणालीकों जितना बुद्ा मानने रगी 
है, अब हम उसे उससे और ज्यादा बुरा रेंगकर नहीं वता सकते। अब हसें वेद 
लोगोको उप्तके नाशका उपाय बतानेकी आवश्यकता हे और वह मार्य हैं जानमभंत्रिश। 
यदि हम सरकारकों गराव न पीने तथा घरमें तस्ता स्पनेकों जादाव गारनार 
मजबूर कर दें तो हम सरकारको बड़ी ही अनुविधाननक सह्थितिमें टाल देंगे। यः 


४९४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


प्रणाली तभीतक चलछ सकती है, जबतक हम उसे मुकदमा चलछानेका कोई मामूली-सा 
बहाना भी देकर इस प्रकार उसे सम्मानतीयता प्रदान करते रहेँ अथवा उसके प्रति 
अपना लगाव रखे या रखनेका दिखावा करते रहे। 
भेंगूठ किसने काटे थे? 
यदि बरखा रखनेको सरकार अपराध मानती है, तो यह इतिहासमे कोई पहला 
अवसर नहीं है। ईस्ट इडिया कम्पतीके शासनकालमे बयूत कातना या वस्त्र बुनना छग- 
मंग अपराध बन गया था। इन कारीगरोसे इतनी निर्देयतापर्वकक और इतना अधिक 
काम कराया जाता था कि वे [कभी कभी] कारावाससे वचनेके लिए अपने अंगूठे 
ख़य काट डालते थे। कई वक्‍ता तथ्योकी गड़बड़ी कर देते है और कहते है कि 
तौकरोने छा पु ० 
कम्पनीके नौकरोन कारीगरोके अंगूठे कादे। मेरी रायमे, यह तो उस आतककी अपेक्षा 
कम निर्दयतापूर्ण होता जिससे बचनेके लिए कारीगरोको अपने हाथो अपने अंगूठे काटने 
पडे थे। 
सफेद टोपी, एक अपराध 


धराबसे परहेज करनेको अपराध बना देता, सफेद टोपी पहननेकों अपराध 
बनानेसे बस एक ही कदम पीछे होगा। फिर भी मेने जबलपुरमे सुना' कि वहाँ 
रेलवेके एक विभागके कर्मचारियोंकों सफ़ेद टोपी पहननेकी मनाही की गई थी। 


ऋन्तिकारी 


और क्या सथृकत प्रान्तकी सरकारने आन्दोलनको ऋन्‍्तिकारी नहीं कहा है!* 
अभीतक क्रान्ति” शब्द हिंसासे सम्बद्ध रहा है, और इंग्लिए प्रतिष्ठित सत्ता द्वारा 
मिन्दित होता आया है। किन्तु असहयोग आन्दोलन -- यदि उसे एक क्रान्ति माना 
जा सकता है, तो-- सशस्त्र विद्रोह नही, वह विकासक्षीछ क्रान्ति है, खतहीन क्रान्ति! 
यह आन्दोलन वैचारिक ऋन्‍्तिका आन्दोलन है। असहयोग शुद्धीकरणकी प्रक्रिया है, 
और इसलिए वह हमारे विचारोमे ऋन्ति लाता है। अतः उसका दमन बलपुरवंक सहयोग 
प्राप्त करके ही किय्रा जा सकेगा। आन्दोलनकों भग करनेके लिए जो बाज्ञाएँ निकाली 
जायेगी, वे आजाएँ होगी चरखेका प्रवर्तेन रोकने अथवा उसमें बाधा पहुँचानके लिए, 
मद्य-निषेवके आन्दोलनकों निषिद्ध करनेके लिए और इस प्रकार छोगोकों हिसाके लिए 
उकसानेंके लिए, क्योकि यह निरिचित है कि यदि अप्रत्यक्ष तरीकोसे विदेशी कपडेके 
उपयोग अथवा शराब खरीदनेके लिए कोयोकों बाध्य करनेका कोई प्रयत्त किया गया 
तो अवश्य ही लोग बहुत असस्तुष्ट हो जायेगे। किन्तु यदि हम रोषकों पी जाये और 


१. गांधीजी २१ मार्च १९२१ को जबलूपुरमें थे और वहीं उन्होंने पद उबर सुनी थी | 

३, स्ुक्त प्रान्के गवरनेर, सर हारको्ट बय्छरने मा, १९११ में एक भाषगमें कह था कि भसहयोग 
भान्दोलन अब एक क्रान्िकारी आन्दोठनके रूपमें सामने भा रहा है वह “छोगेकि अशानका झभ उठ 
कर जनताको उकता रहा है।” 


टिप्पणियाँ ४६५ 


इस उत्तेजनाकों भी सहन कर जायें तो हमारी सफलता निर्चित हो जाये। हमे इनता 
प्रत्युत्तर नही देना चाहिए। हमारी निष्कियता सरकारके पायछपनदों समाप्त मार 
देगी, क्योकि हिंसा तो प्रत्युत्तरके सहारे ही पनपती है; यानी हिसककी उच्छाड़ों नन 
होकर स्वीकार कर लेनेसे या फिर प्रतिहिता करनेसे। प्रत्येक कार्यकर्ताओं मे आगह- 
पुर्वंक यही सलाह दूंगा कि इस बुरी सरकारसे वे इस हृदतक असहयोग करे कि उससे 
हमारा कोई वास्ता ही न रह जाये, हम उसके बारेमें वात ही ने करे। एफ बार 
बुराईकों पहचान छेनेके वाद उसे सहयोग देकर उसके प्रति सम्मान भाव प्रदद 
करना बिलकुल बन्द कर दे। 


मूल प॑रिपत्र 


. भारत सरकारने अपने मूछ परिपत्रमे जो स्थिति अपनाई थी, वह सुसगत थी।' 
उप्तन उसमें स्वतत्त्र भाषण तथा स्वत॒न्त्र विचारका अधिकार स्वीकार कर लिया था। 
उसने प्रत्यक्ष हिसाकों ही वलूपूर्वक दवानेकी धमकी दी थी। किन्तु उसके प्रकाशन 
समय मेने उसके प्रति अपना अविश्वास प्रकट किया था।' उसके रचग्रिताओने आशा 
की थी कि वे उपेक्षा अथवा सहिष्णुता दिखाकर आन्दोछनकों नष्ट कर देगे। किन्तु 
ज्यों ही इस आत्दोलनसे सरकारी संस्थाओंकी प्रतिष्ठाको धक्का पहुँचना थुरू हुआ 
विदेशी कपड़ेका वास्तविक बहिष्कार होने लगा तथा शरावकी आमदनी घटने छग्ी त्यो 
ही सरकार भयभीत हो गई, और खतन्‍त्र भाषण और प्रचारकों रोकने छगी। और 
यह दमन तो महज अम्यासके तौरपर है। यथार्थ दमन तो भागे किया जाना है। हमें 
उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। मौत रूपसे आत्मशुद्धिका हमारा संकल्प अटछ 
और, अविचलछ होना चाहिए। हमे ओडायरकै-जेसे आतककी अग्निमे से भी गुगर 
सकता चाहिए। और अपने देशके प्रति अपनी निष्ठाकों सिद्ध करना चाहिए -- उसी 
प्रकार जैसे सीताने अग्नि-परीक्षा द्वारा अपने स्वामीके प्रति अपनी निष्ठाकों सिद्ध 
कर दिया था। 


बिहार सरकार 


यदि विहार प्रान्तसे असहयोग आन्दोछतमें अन्य प्रान्दोंको पीछे छोद जानेएी 
आशा की जा रही है, तो वहाँकी सरकार भी दमनकी रीतियोफ़ा आविष्कार 
करनेमें प्रथम स्थान पानेका खासा प्रयास कर रही है। भव उसने नगर्पाडियाओंफि 
सदस्यों और कर्मचारियोपर भी प्रतिवत्ध ऊगा दिया है कि उन्हें अमट्योग सभाणोमे 
भाग नही छेना चाहिए। मेने परिपत्र देखा नहीं हे, किन्तु मेने चुना है वि उसरा 
अर्थ यही है। यदि ऐसा है, तो में नगरपालिकाओंके सदस्यों तथा कर्मचारियों 
सलाह देता हूँ, कि वे परिषत्रकी उपेक्षा करके सरकारकों चुनौती दे पति वह नगर 
पालिकाओंकों भग कर दे। मतदाताओमे यदि नाहस हे, तो वे वास्त्रार उन्हीं सदस्यों 
को विर्वाचित करते रहे, और सरकारकों मजबूर करे कि वह था तो नगरमादिशरते 
शासनकों निष्किय कर दे, या फिर इस आपत्तिजनक परिषट्यों वापस के 7। 


१ मोर २, " अहिसाकी एक विजय ”, २१-३१ १-२५९० । 


४९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
वकालत फरनेवाले वकील 


वकीलोके बारेमे मेने जो विचार प्रकट किये है उसकी विवेचना करते हुए 
पत्रिका " ते एक अग्रलेख लिखा है, और अपनी जबरदस्त असहमति व्यक्त की है, 
“पत्रिका ' का विचार है कि वकीछ लोग काग्रेसके मचपर से जनताका नेतृत्व करते रह 
सकते है। में सवितय निवेदत करता हूँ कि असहयोगके प्रस्तावसे किसी भी प्रकार 
विचलित होना भारी भूछ होगी। में जानता हूँ, ' पत्रिका ' समझती है कि काग्रेसनें सभी 
बकीलोकों वकाछृत छोड़नेका आदेक्ष नही दिया है। में इस व्याख्यासे अपनी असहमति 
व्यक्त करनेका साहस करता हूँ। वह प्रस्ताव सभी वकीछोकों अपनी वकाछत बन्द 
करनेके लिए, अधिकसे-अधिक प्रयत्न करनेका आदेश देता है। और मेरी रायमें, जो 
वकील अभीतक वकालत नहीं छोड पाये, वे काग्रेसकी किसी भी संस्थामें पदग्रहण 
करने, अथवा कापग्रेसके मंचपरसे जनताका नेतृत्व करनेकी आशा नहीं कर सकते। क्या 
अपने खिताबोंकों छोड़े बिना भी खिताबधारी व्यक्ति काग्रेतके पदाधिकारी निर्वाचित 
किये जा सकते हे? यदि हम समस्याजोंका साहतके साथ सामता नहीं करेगे तो भय 
है कि हम आन्दोलनको दूषित कर देगे। हमारी कथनी और करनीमे थोडा भी अन्तर 
नहीं रहता चाहिए। मेरा मत है कि किसी प्रान्तीय समितिका वकील अध्यक्ष --- यदि 
वह अपनी वकाकृत बन्द नहीं करता तो--अपने प्रान्तका नेतृत्व करके उसे विजय 
प्राप्त नहीं करा सकता। उसका कोई प्रभाव ही नही पडेगा। अपने दौरोमे मेने यह 
बात वास-वार देखी है कि जिन वकीछोने अबतक जनताका नेतृत्व किया है, उन्होने 
यथा तो अपनी वकाछूत त्याग दी है या अपना सार्वजनिक जीवन। 

वकाछूत करनेवाछे वकीछोंकी व्यापारियोसे तुलना करनेमें ' पत्रिका” भूछ करती 
है। अभीतक बहुत कम व्यापारियोने जनताका नेतृत्व किया है, किन्तु जहाँ वे भागे 
आये है, उन्होंने विदेशी कपड़ेका व्यापार करना निइचय ही छोड विया है। मुझे यह 
कहते हुए हर्ष होता है कि जनता कंथनी और करनीके अन्तरकों कभी सहन नहीं 
करेगी। किन्तु सावंजतिक पदके लिए प्रयत्त न करना, अथवा उसे छोड़ देना एक बात 
है, और एक कमजोर किन्तु विनम्र अनुयायीके समान आन्दोलतकी सहायता करना 
दूसरी बात। हजारों व्यक्ति काग्रेसकी पूरी सलाह माननेमें असमर्थ हे, मौर फिर भी 
मौन अनुयायियोके रूपमें अभियानकी उत्साहके साथ सहायता कर रहें हे। वकारुत 
करनेवाढे वकीलोंकों यही रख अपनाना चाहिए। यह सम्मानजनक, प्रतिष्ठास्पद और 
सुप्ंगत होगा। स्व॒राज्यकी दिश्वामें अपनी प्रगतिमें, हमारा किसी वर्ग अथवा व्यक्तिके 
नेतृत्वको सफछताके छिए परमावश्यक समझना जरूरी नहीं है। 

जब वह वकाछत छोड़नेके विकल्पके झूपसे निन्‍्दा अथवा अपमानका प्रस्ताव करती 
है, तब पत्रिका ' यंग इडिया के तत्सम्बन्धी अनुच्छेदके क्षेत्र से आगे जाती है। यदि 
कोई असहयोगी किसी ऐसे वकील अथवा अन्य व्यक्तिका तिरकार अथवा अपमान 
करता है जो काग्रेसके आह्वानकों स्वीकार करनेमे या तो बिलकुछ असमर्थ हैं अथवा 


१. अम्नतंबाजार पत्रिका, कल्कता। 


टिप्पणियाँ 5 


जो अन्य किसी कारणसे ञ्से स्वीकार नही करना चाहता दो वह भच्चा असहयोगी 
नहीं कहलछायेगा। यदि हम ऐसे व्यक्तियोकों का्ग्रेसके पदाधिकारियोंके रपमे निर्यासित 
नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ यह नही है कि हम उनके प्रति धनदारता बरतें 
अयवा उतका अपमान करे। इसके विपरीत, जो सज्जन काग्रेसके प्रस्तावका अनमरण 
करनेमें ईमानदारीसे असमर्थ है, वे सब प्रकारसे हमारी सहानुभूतिके पात्र । 

फिर, पत्रिका 'का यह सोचना भी ठीक नहीं है कि उसके पहले कि बवालत 
करनेवा़े वकील अपनी वकालत छोडे, अदालतोका पूर्ण बहिप्कार हो जाना चाहिए, 
और चूंकि बिना विद्रोही सरकारके यह असम्भव है, और चूंकि हम विद्वोह करनेकी 
बात नही सोचते, अत. वकाछत करनेवाले वकीलों द्वारा पहलेके समान जनताका नेतृत्व 
कर सकनेमे खतरेकी बात नही है। इस सुझावके पीछे स्पष्ट ही एक श्रान्ति है। यदि 
इसका तर्क-सम्मत निष्कर्ष तिकाला जाये, तो उसका अर्थ होगा कि किसी भी नेताके 
लिए यह आवश्यक वहीं कि वह जो कहता है उसपर स्वयं भी बमल करें। तथ्य 
यह है कि श्री नेहरू और श्री दास़के' त्यागसे तथा जनता द्वारा काग्रेसके अस्तावकों 
कार्यात्वित न करनेवाले पेशेवर वकीलों अथवा अन्य लोगोकों कोई भी सावजनिक 
प्रतिष्ठा न देनेके हमारे निरुचयके परिणामस्वरूप अदाछतोका पूर्ण बहिप्कार भरे न 
हुआ हो, छेकित हमने अदालतोकी प्रतिष्ठाकों, और इसलिए उत्ती हृदतक सरकारी 
प्रतिष्ठाको, सफलतापूर्वक मिट्टीमे मिल्ला दिया है। यदि हम खितावधारियो, वकीलों तथा 
दूस्रोकों बावजूद इसके कि वे हमारे आह्वानपर भागे नही आये हू, पुन प्रतिष्ठा देने 
लगेंगे, तो हम राष्ट्रीय आत्मघात करेगे। अतः पत्रिका ' का यह गछत तक॑ है कि 
काग्रेसने वकीलोंको वकालत छोड़तेका आदेश इसलिए दिया है कि काग्रेस उनकी सेवाएं 
अपने लिए उपलब्ध करता चाहती है। जैसा कि मूल अस्तावकी प्रस्तावनामें स्पष्ट 
कहा गया है, इस आदेशका उद्देश्य सरकारकी प्रतिष्ठाकों खत्म करना हैं, और इसके 
लिए ऐसी सस्याओंके साथ अस॒हयोग करता जरूरी है, जितपर सरकारकी प्रतिष्ठा 
आधारित है। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २०-३-१९२१ 


१, पण्टित मोत्रोणछ नेदरू और चित्तरंनन दासने अपनी वक़ाहत और उत्तते ऐनेवारी बेशुमार 
मामदनीमों शिछांजलि दे दी थी । 
१९...३२ 


१७१, काँग्रेसका संविधान 


पिछली काग्रेसने एक ऐसा सविधान' तैयार किया है, जिसे यदि ठीक ढंगसे 
कार्यान्वित किया जाये तो वही हमें स्व॒राज्यतक ले जानेके लिए काफी है। इस 
संविधानके अनुसार भारतके प्रत्येक भागमे प्रतिनिधि समितियाँ बनाई जायेंगी और वे 
एक केन्द्रीय संगठन, अर्यात्‌ अखिल भारतीय काग्रेस समिति, के साथ सहयोजित ढंगसे, 
स्वेच्छायूवंक' उसकी अवीनतामें कार्य करेगी। वह सभी वालिग स्त्री-पुरषोकों मताधिकार 
देता है, जिसकी केवल दो ही शर्तें हे--उसके प्रतिन्नापत्रपर हस्ताक्षर करना तथा 
ताममात्रका चार आना शुल्क देना। संविधानका अभीष्ट सभी दलो और समुदायोको 
उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त कराना है। अत. यदि वह ईमानदारीके साथ कार्यान्वित 
किथा जाये, और जनताका विव्वास और सम्मान अजित कर सके, तो वह बिना 
किम्ती कठिनाईके वर्तमान सरकारकों निकाकू बाहर कर सकता है। जनताके सहयोगके 
अतिरिक्‍त सरकारकी अपनी कोई शक्ति नहीं है--चाहे यह सहयोग ऐच्छिक हो या 
जोर-नवरदस्तीसे लिया जाता हो। जिस शक्तिका सरकार प्रयोग करती है, वह लगभग 
हमारे ही छोगोंके जरिये करती है। प्रत्येक गाँव पीछे एक यूरोपीय मानें तो भी एक 
लाख यूरोपीय हमारी सहायताके विना, हमारे कुछ ७ लाख गाँवोमे से एक सप्तर्माशको 
ही कब्जेमें रख सकते हे। और एक यूरोपीयके छिए, चाहे वह स्वय भी उपस्थित 
हो, एक भारतीय ग्रामपर यावी अनुमानत- '४०० पुरुषों और स्त्रियोपर अपनी इच्छाको 
लादना कठिन ही होगा। 

इसलिए हमें इतना ही करना है कि हम अपनी इच्छाकों सरकारकी इच्छाके विरो- 
धर्में खड़ा करे; दूसरे श्ब्दोंमे कहें तो अपना सहयोग उससे खीच छे। यदि हम अपने 
ध्येयमें एक हो तो सरकारको हमारी इच्छाका पालत करना ही होगा, या फिर उसे हट 
जाना होगा। अपनी शक्तियोंकों दृढ करनेके लिए सरकार उपद्रवकारी तत्वोसे काम 
लेती है। हिंसा होनेपर वह दमन शुरू कर देती है; यदि हमें परस्पर पूंट हो तो 
बह प्रलोभन देकर हमें मौर भी लड़ाती है और यदि हममें एका हो तो फिर वह 
चिकनी चूपड़ी वाते करके समझौता करना चाहती है। जो सर्वाधिक मुखर होते हे उन्हें 
वह ललचाती-फुसकाती है, किन्तु हमें यदि कुछ करनेकी जरूरत है तो इतना ही कि 
हम अहिंसक बन रहे, एक रहे तथा उसके लाछच देने और फ़ुसलानेकी उपेक्षा करे। 

निस्सन्देह सुसंस्कृत और बुद्धिमान छोगोको' इतना कर लछेनेके लिए किसी बड़ी 
शिक्षाकी आवश्यकता नहीं है। उनके सामने एक ऐसा सर्व॑स्वीका्य उद्देश्य और मच, 
जो उनकी समझमें आजाये, प्रस्तुत करना कठिन नही है। किन्तु यह सब कहनेंसे 
नहीं, काम करनेसे, सगठन करनेसे होगा। मेरा सुझाव है कि हम ३० जूनसे पहले 
कांग्रेस सस्थामें, कमसे-कम एक करोड़ सदस्योकी सही-सही भरती करनेपर अपना 


१. नागपुर अधिवशनमें पास किया गया का््रेसफ़ा संविधान, दिसम्बर १९२० । देखिए पृष्ठ १९४-२०३ 


काग्रेसका मविधान ४९९ 
ध्याव केन्द्रित करे। विना चवन्नी दिये तथा सिद्धान्त स्वीकार किये किसीडी समम्सता 


का सब्ब्यन 

पवकी न मानी जाये। प्रत्येक पश्वारके प्रत्येक वयस्क व्यक्तिकों [कांग्रेगया ] सास्य 
बनाना हमारा छक्ष्य होता चाहिए। हमें यह गर्व कर सकते योग्य टोतरा चाहिए कि 
हमारी सदस्थ-सूचोमें जितने पुरुष है, उतनी ही महिछाएँ है। हमें यवागीत गभी 
मूसलभानो, अन्य सभी जातियो, कारीगरो और 'अद्तो' को सदस्थताके रजिस्दरमें 
नाम लिखानेपर राजी करना चाहिए। तव वह सूची ससारूभ रमें मतदाताओी सर्वाधिक 
लोकतन्त्रात्मक सुच्री होगी। यदि मेरे सुझाव स्वीकृत हो, तो हमें ३० जूनताः निम्न" 
लिखित काम पूरे करनेपर अपना ध्यात केन्रित करना चाहिए 

(१) विल्क-स्व॒राज्य कोषके छिए १ करोड रुपया एकत्र करना। 

(२) काग्रेसके १ करोड़ सदस्य बनाना। 

(३) वीस छाख घरोंमें चरक्षा चालू कराना। 
एक करोड़ सदस्थोको भरती करनेकी दृष्टिसे, मेरे हिंसावमें-- यदि ५ व्यक्तियोका 
परिवार माना जाये, तो कमसे-कम २० लाख घरोमें हमारे मतका प्रचार हो जायेगा। 
कार्यकर्त्तागण कांग्रेसी परिवारोके प्रति परिवारमें एक-एक चरखा रखनेपर तो अवश्य 
ही राजी कर सकते है। इक्कीस प्रान्तोंमे' पच्चीस छाख चरखे चलबाना कुछ अधिक 
नही है। 

हमें जहूरतसे ज्यादा राष्ट्रीय समस्थाभों और उनके समाघानके फेरमें पडकर 
अपने साथनोंका अपव्यय नहीं करना चाहिए। जो रोगी एक ही समय अनेक उपचारो- 
का प्रयोग करता है, वह मर जाता है। जो वेद्य अपने रोगीपर एक साथ अनेक 
उपचारोंका प्रयोग करता है वह अपनी साख खो वैठता हें भौर नीमहकीम कहछाता 
है। जीवन और उसके सभी कार्योमे एकाग्रता समान रूपसे अनिवार्य है। गक्तियोका 
विखराव हमेशा हौ खराव हुआ करता है। अभीतक हम सब' अपनी-अपनी ढपली वजाते 
रहे है, और इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय गक्तिका बड़ा हस्त होता रहा है। उसी 
सालके भीतर विदेशी कपड़ेका वहिष्कार एक व्यावहारिक सम्भावना है। काग्रेसके 
लिए एक कार्यक्षम संगठनका निर्माण करना प्रामाणिक कार्यकर्त्ताओंके वाएँ हावका 
खेंक है। एक सुनियोजित ढगसे एक करोड़ रुपया एकत्र कर लेना हमारे अद्दर 
आत्मविश्वास उत्पन्न करेगा, और वह हमारी ईमानदारी तथा हमारे सकल्यका भी 
प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। हे 

इस कार्यक्रमका यह अर्थ नही है कि असहयोगके अन्य कार्याकलाप बन्‍्दहो जावे। 
वे जारी रहेंगे, मच्-पान और अस्पृश्यताका निवारण होना ही चाहिए। शैक्षणिक 
बान्दोलन निश्चित गतिसे आगे बढ रहा है। जो नई राष्ट्रीय सस्वाएँ जगह-जगह 
स्थापित हुई है यदि उनकी सुचारु हूपसे व्यवस्था की गई तो वे और भागे बरदेंगी भौर 
उन विद्याथियोकों भी आाकपित करेगी जो अभीतक दुविघामे पड़े हैं । वकील छोग भी, 
जो संस्कारसे ही सदा सतर्क और आगा-पीछा सोचकर चलनेवाले छोग होते है, जब 
वे आन्दोलनको अधिकाधिक प्रगति करते देखेंगे, दो वे भी देशके साथ छा मिले 


१. भाषके आधारपद बनाये गये कॉमिल-आन्त । 


५७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
जनता द्वारा कानूनी अदालतोंके बहिष्कारकी प्रगति काफी अच्छी है। इन वातोमें अब 
समीकों अपना प्रयत्न केन्द्रित करनेकी आवश्यकता नहीं रही। ये विशिष्ट ब्गोके 
लिए है। किन्तु ऊपर कही गई मेरी तीनों बातें तो अत्यन्त महत्वपृण हँं। उन्हें घुरू 
करना नितान्त आवदयक हो गया है। इसके बिना यह आन्दोछन, जत-आन्दोलनके 
रूपमें असफल माना जायेगा। 

[भग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ३०-३--६९२१ 


२५२, भाषण : विजयनगरम्मे' 


३० मार्च, १९२१ 


गांधीजीने भाषण प्रारम्भ करते हुए कहा कि अंग्रेजी पढ़ना बिलकुल जरूरी 
नहीं है। केवल अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आधुनिक विज्ञानकी शाखाओंका ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिए ही अंग्रेजी जरूरी है। उन्होंने जोर देकर फहा कि हिन्दी पढ़ता 
इसलिए जहरी है कि उससे देदामें भाईचारेकीं भावना पनपती है। हिन्दीको वेशको 
राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी, जो कांग्री 
विशवताथकी भाषा है; आम जनताकों भाषा होनी चाहिएं। आप चाहते हे कि हमारा 
राष्ट्र ए५ और संगठित हों; इसलिए आपको प्रान्तीयताके अभिमानकों छोड़ देना 
चाहिए। हिन्दी तीन ही महीनोंमें सीखी जा सकती है। जनताका मेरी भूरि-भूरि 
प्रशंशा करना मुझे पतरद नहीं है। में तो अपने सिद्धान्तोंपर व्यावहारिक जीवनमें अमल 
होते देखना चाहता हूँ। भेरा विश्वास है कि चरखेंसे देशकों मुक्ति मिल्ेगी। मेरी 
रायमें चरखा मशीन-गनों ओर युद्ध-रोतोंका काम्र करेगा। जब ईस्ट इंडिया फ्पनी 
यहाँ आई, उसने कताईपर घातक प्रहार किया और तभीसे भारतंका नेतिक और 
आर्थिक अधःपंतन शुरू हुआ। में आपसे कहुँगा कि आप पश्चिममें बनी भड़कीली एवं 
चमकदार पोशाकें न पहनें। आपको घरमें कते-बुने सादे कपड़ोंसे, वे चाहे कितने ही 
खुरबरे क्‍यों न हों, सन्तुष्ट होना चाहिए, क्योंकि घरके बने कपड़ेके पीछे एक इतिहात 
है, उसकी अपनी आत्मा है, अपना सौंदर्य है। इसके बाद वे उड़ीसाकी दयनीय दक्षाके 
बारेमें बोले। फिर उत्होंने वकीलों और विद्याधियोंते असहयोग करनेका अनुरोध करने- 
के बाद कहा कि यदि आप संब मेरी सलाह नहीं मानेंगे तो आप अपने प्रति ही 
नहीं, अपने देवाके प्रति अपना जो कतेंव्य है उसको भारी उपेक्षा करेंगे। प्रसंगवद 
उन्होंने भारतमें भयानक रूपसे प्रचलित मद-पानकी आदतकी निन्‍्दा की। अन्तमें 


॥ 


३, पीपुच्स पाकमें किये गये अपने सार्वजनिक अभिलन्दनके उत्तरमें यद् भाषण दिया था । 


भाषण * पहले प्रस्तावपर ५०१ 


उन्होंने कहा कि मत और शरीरकी शुद्धि, हिल्दू-मुस्लिम एकता और स्थदेशी चीजोंका 
उपयोग --ये सभी बातें आपको स्वराज्य दिलायेंगी। 

[अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, १-४-१९२१ 


२५३. भाषण : पहले प्रस्तावपर" 


बेजवाडा 
3१ मार्च, १९२१ 
प्रथम प्रत्तावकों स्वीकृतिके लिए पेश करते हुए श्री गांघीने वर्तमान स्थितिपर 
बहुत ही स्पष्ड शबदोंमें विस्तारपुर्वक प्रकाश डाा। उन्होंने कहा कि अवतंक हमारा 
ध्यात खिताबों, परिबदों, शिक्षणसंस्थाओं तथा न्यायारूयोंके त्यागके लिए प्रचार करने- 
पर ही केन्द्रित रहा है, किन्तु अब इन वातोंके लिए प्रचार करनेकी जरूरत नहों है; 
क्योंकि इनमें जो सफलता प्राप्त हो चुकी है, वह हर तरहसे सनन्‍्तोषजनक है। जिन 
विद्यार्थियोंन कालेज छोड़ दिये, या जिन वकीलोंने वकालत छोड़ दी, उनकी संझ्या 
चाहे जितनी भी हो, उससे कांग्रेसके प्रचारका असली उद्देश्य पुरा हो गया है; आर्यात्‌ 
इस देशकी नौकरशाही सरकारकी इन संस्थाओंकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गईं है। जो 
विद्यार्थी या चकौल अब भी स्कूलों या अदालतोंमें जा रहे हे, उनमें से भी अधिकतर 
लोगोंकों उस सिद्धान्तकी पूरी प्रतीति हो गई है जिसके लिए कांग्रेस लड़ी है, यद्यपि 
विभिन्न कारणोंते वे कांग्रेसके प्रस्तावॉपर तत्काल अमल नहीं कर पाये हे। इसलिए 
काँग्रेत भरोसा कर सकती है कि समय आनेपर यह आन्दोलन पुर्णताकों प्राप्त होगा। 
इसलिए नागपुर कांग्रेस-प्स्तावमें घोषित संमयके' भीतर स्वराज्यकी योजनाकों पूरा 
करनेके लिए हमें इसके उन हिस्तोंपर ध्यान देना चाहिए जो इस देशकी आम जन- 
ताके लिए स्व॒राज्य पानेमें प्रत्यक्ष रूपसे सहायक होंगे। 
जनतामें अताधारण जागृति आई है और वह स्वराज्य प्राप्तिकी तात्कालिक 
आवद्यकताके प्रति पूरी तरह जागरूक है, किन्तु नेतागण पिछड़ गये हे। इसलिए 
जनताकी आकॉक्षाओंकों मिद्िवत रूप और आकार देना जरूरी है। उसकी स्वराज्यको 
कामना इस अत्यन्त निरिचत अनुभूतिपर आधारित है कि स्वराज्यके बिना उसकी दद्षा 
नहीं सुधरेगी और उप्तकी दक्षा सुघारतेका सीघा तरीका उसे इस योग्य बनाना है कि 
वह अपने लिए रोटी-कपड़ेका प्रबन्ध कर सके। इसी दुष्टिसे मुझे लगा कि स्व॒राज्य 


१. भख्धिल भारतीय कांग्रेस कमेटोकी इस बेठ्ममें गांधोजीने चार प्रस्ताव पेश किय्रे थे, णो स्वीकार 
कर लिये गये; उनके पाठके लिए देखिए “प्रस्ताव : अ० भा० कांग्रेस कमेगेड़े बेन्कमें ”, ३१-३-१९२१। 

२, दिसम्बर १९२० में कांग्रेसके नागपुर अधिवेशनमें पारित अततदपोग-सम्बन्धी प्रस्तावमें एक बैंको 
अवधिका उत्तेख है । 


५०२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


प्राप्त करनेकी सबसे ज्यादा ताकत चरखा आत्दोलनमें है। अगर ऐसा कुछ किया जा सके 
जिससे आम लोग इसे अपना हें, यदि उन्हें इस काबिल बनाया जा सके कि वे अपने 
घरोंमें चरलेके उपयोगके बलपर अधिकते-अधिक उत्पादन करके अपने लिए रोटी और 
वस्त्रका पुरा प्रबन्ध कर सकें और इस तरह आध्िक स्वतन्त्ता प्राप्त करके इस 
विचारकों व्यावहारिक रूप दे सकें तो उसके परिणामस्वरूप उन्हें तत्काल यह अनुभूति 
होने लगेगी कि अपनी आजीविका ओर प्रगति तथा संमृद्धिके लिए वे अब विदेशियोंपर 
निर्भर नहीं है। इस तरह बाहरसे मेंगाये जानेवाले सबसे महत्वपुर्णं विदेशी मालंका 
पुरा-पुरा बहिष्कार भी संघ जायेगा। यदि ऐसा हो जाये तो माना जा सकता है कि 
स्वराज्य मिल गया। इसीलिए में चाहता हूँ कि चरखा आत्दोलनकों बढ़ावा दिया 
जाये। 
प्रचारकों सफल बनानेके लिए कार्यकर्ताओंकी जरूरत है। कांग्रेस संगठनोंकों पूरी 

तरह इस कामरमें लग जाना चाहिए। जंसा कि प्रस्तावर्में आग्रह किया गया है, यदि 
३० जूतसे पहले एक करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाये, मुझे उम्मीद है कि यहू हो जायेगा, 
और देशके एक करोड़ स्त्री-पुरुष कांग्रेसके संदस्य बना लिये जायें, तो छोग अपनी 
स्व॒राज्यकी योग्यताका इससे बढ़कर कोई दूसरा स्पष्ट प्रमाण नहीं दे सकते कि उनमें 
स्वयं कांग्रेस संगठनके जरिये स्वराज्य प्राप्त करनेकी क्षमता है। 

[बंग्रेजीसे | 

हिन्दू; १-४-१९२१ 


२५४. भाषण: दूसरे प्रस्तावपर" 


बेजवाडा 

३१ मार्च, १९२१ 

श्री गांधीने कहा, से चाहता हूँ कि इस व्यवत्याको प्यानमें रखते हुए कि नोग- 

पुर काँग्रेसने सविनय अवत्ञा-जेती किस्तों वातकी साफ छ्ाब्दोर्में कोई सिफारिश नहीं 
की थी और अतहयोग-सम्बन्धी प्रस्तावके अन्तर्गत वह नहीं आती, इस मामलिमें देशका 
भार्गदर्शेन फरनेंके विंचारसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको संहाहके तौरपर अपनों 
मत-मात्र व्यक्त कर देना चाहिए। अंसहयोगियोंके विरुद्ध सरकारकी कारंवाईके परि- 
णामस्वरूप सविनय अवज्ञाका प्रइन अनेक हलकोंमें उठाया गया है। उन्होंने अनेक 
प्रान्तोर्मे अधिकारियोंकी बहुत-सी कार्रवाइयोंके पुर्ण अनोचित्यकी विस्तारसे चर्चा की 
और बताया कि गन्‍्भीर उत्तेजताके समय भी लोग किस प्रकार आइचर्यजनक ढंगसे 


१. पद भल्चिष्त भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बेठकमें पेश किया गया दूसरा अस्ताव था | 
२५ संविनय अवज्ञा साबन्धित भ्तावके लिए देखें अगला श्ीपक । 


भाषण : दूसरे प्रस्तावपर ५०३ 


अहिसापर दृढ़ रहे है। उन्होंने कहा, फिर भी मुझे लगता है कि कसेटीको सविनय 
अवज्ञाके उस रूपकी सिफारिश नहीं करनी चाहिए जो उसके हिसायतियोंके मनमें है। 
पत्मपि यह सच है कि कांग्रेसके प्रस्तावोंमें जिस सविनय अवज्ञाकी कल्पना की गई है, 
उसका एक रूप कर न देता भी है, फिर भी इसे कुछ खास कानूनों या आदेक्षोंकी 
लेकर, चाहे वे उचित हों या अनुचित, सरकारके घिरुद्ध सविनय अवज्ञाके किसी कार्य- 
क्रमके अंगके रझूपमें शामिल नहीं सावा गया है। त्वितय अवन्नाकी जिस बोजनापर 
वक्षिण आफ्रिकामें मेने अमछ किया था और जिसका मेने अपने मनसें विकास किया 
है वह कुछ ऐसी है। जिसका प्रयोग अभी नहीं किया जा सकता। यदि देश जंसा से 
चाहता हूँ, उस ढंगसे पुरी तरह सुसंगठित हो जाये और संयमसे चलना सीख ले, तो 
सबिनय-अवज्ञाकों कार्यान्वित करनेका समय आया माना जायेगा। अभी तो जो स्थिति 
है उसके बारेमें मेरा खयाल है कि यद्यपि जनताके बीच अहिसाकी भारी प्रगति 
हुई है, फिर भी एक ऐसा तत्व है जिसे में, बेहतर शब्दके अभावमें, भीड़की आदत, 
उसका अपना कानून कहूँगा। और जब में इन शब्दोंका प्रयोग करता हूँ तो मेरा 
अभिप्राय इनके गलत अर्थसे नहों है, बल्कि यह है कि अब भी छोग उतना अधिक 
संयम नहीं सीख पाये हे जितने संयस्की जरूरत उस समय होती है जब उनकी सबसे 
प्रिय आकांक्षाएँ कुचली जाती है था जब अत्यन्त उत्तेजनात्मक परिस्थितियोंमें उनके 
महान नेता उससे छीनकर जेल भेज दिये जाते हे। इसलिए जबतक वे पूरी तरह 
संयम रखता नहीं सीख लेते, तबतक उन्हें सचिनय अबन्नाकी शुरुआात नहीं करनी 
चाहिए। निदचय हो मुझे यह देखकर सुज्ञी होती है कि छोग इस दिश्लाममें काफी 
आगे बढ़े हे। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्येष आदेश था कानूनके विरुद्ध, जिसे 
उसका हृदय कहता हो कि इसका पालत नहीं किया जा सकता, सबितय अवज्ञा 
करनेकी जिम्मेदारी अपने सिर आप ही छेता है तो वह वैसा करनेके लिए स्वतन्त्र 
है। इसका उदाहरण श्री याकूब हसनका' मामला है। परन्तु वह ऐसा केवल अपनी 
ही जिस्मेदारीपर कर सकता है, कांग्रेसके नामपर नहीं। 
[अग्रेजीसे | 
हिन्दू, १-४-१९२ १ 


१, देखिए “भाषण: गुणरावालमें”, १९-२-१९२१ | 


२५५, प्रस्ताव: अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बेठक्में' 


३१ मार्च, १९२१ 
प्रस्ताव १ 


अ० भा० का० क० का मत हैं कि सभी कापग्रेस संगठनों और कार्यकर्त्ताओोकों 
अपना ध्यान मुख्य रूपसे निम्नलिखित बातोंपर केन्द्रित करना चाहिए: 


(क) अखिल भारतीय तिछक स्मारक-स्वराज्य कोपमे एक करोड़ रुपये जमा 
करना और आगामी ३० जूनसे पहले हर काग्रेस प्रान्त द्वारा अपनी 
जनसंश्याके अनुपातमें द्रव्य सग्रह करना। 

(ख) संविवानके अनुसार काग्रेस पत्रिकाओंमें एक करोड सदस्य दर्ज करना और 
आगामी ३० जूनसे पहले प्रत्येक [ कांग्रेस] प्रान्त द्वारा अपनी जनसख्याके 
अनृपातमे सदस्य वना छेना। 

(ग) आगामी ३० जूनसे पहले गाँवों और घरोमें २० लाख ऐसे चरखे दाखिल 
कर देना, जो अच्छी तरह काम करते हो; तथा प्रत्येक प्रान्त द्वारा अपनी 
जनसंश्याके अनुपातमें चरखे चालू कराना। 


प्रस्ताव २ 


(क) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी राय है कि विभिन्न प्रान्तोमें दमनकी 
नीति अपनाते हुए अधिकारियोंने असहयोगियोंके विरुद्ध जो आदेश 
जारी किये है, वे देशकी वर्तमान स्थितिको देखते हुए सर्वेथा अनावध्यक 
है और ऊेँचेसे-कंचे विधिविशारदोंकी सम्मतिर्में उनमें से अधिकाश 
अवध हे। 

(ख) समितिका विश्वास है कि का्रेसने इस देशके स्वराज्य प्राप्ति तथा खिछा- 
फत और पजाव-सम्बन्धी अन्यायोके परिशोवनके प्रयत्नोमे अहिसाके 
जिस सिद्धान्तका विधान किया है, सरकार द्वारा गम्भीर उत्तेजनाएँ पंदा 
करते रहनेपर भी, देशने उसका आश्चयंजनक ढंगसे पालन किया है। 
इस समितिकी राय है कि काग्रेसके असहयोगसे सम्बद्ध अस्तावमे तो 
सवितय अवज्ञाका स्पष्ट रूपसे उल्लेख है ही नहीं, इसके अछावा भी 
देश अभी इतना अनुज्ञासित, सुसंगठित तथा तैयार नहीं है कि वह 
तत्काछ सविनय अवज्ञा शुरू कर सके। 

(घ) इसलिए यह समिति तैयारीके रूपमे उन सब छोग्रोंकों, जिनके लिए 
आदेश जारी किये जाये, सछाह देती है कि वें उनका पाछन करे और 


३, बेजवाड़ामें हुईं शस वैठ्कमें मे चार प्रस्ताव गांधीणीने से ये; अलुमानतः इनका मसविदा भी 
उन्होंने तैयार विशा था । 


(ग 


कसी 


भाषण : बेंजवाडा तगरपालिका पार्पदंके समक्ष ५०५ 


विश्वास करती है कि जिन कार्यकर्त्ताओके कार्य-कछापोपर सरकार किसी 
तरहकी बन्दिश लगा दे, उनका स्थान नये कार्यकर्ता ग्रहण करेगे और 
आम छोग ऐसे आदेशोसे हतोत्साह या भयभीत होनके बजाय काग्रेसके 
प्रस्तावके अनुसार अनुसन्धान, संगठन और निर्माणका अपना कारें 
जारी रखेंगे। 


प्रस्ताव ३ 
पंचायतोंके सगठन-कार्यमें जो तेज प्रगति हुई है उसके छिए अ० भा० का० क० 
समितिकों बधाई देती है और विश्वास करती है कि जनता सरकारी अदाछूतोका 
बहिष्कार करनेके छिए और अधिक कोशिश करेगी। 
प्रस्ताव ४ 


अहितात्मक अप्तहयोग आन्दोलनमें अन्तनिहित आत्मशूद्धिके सिद्धान्तके प्रति 
देशने स्वथस्फूर्त उत्साह दिखाते हुए मद्यपानकी वुराईके विरुद्ध जो अभियान शुरू 
किया, उसके लिए यह काग्रेस कमेटी उसे बधाई देती है और विद्वास करती है कि 
आत्मत्यागो कार्यकर्ताओंके दृढ़ औौर अनवरत प्रयत्नोसे मादक पेयो तथा द्रव्योके सेवनकी 
आदत देदासे' विलकुल उठ जायेगी। 
[भग्नेजीसे 
हिलू; १-४-१९२१ 


२५६. भाषण : बेजवाड़ा नगरपालिका पार्षदोंके समक्ष" 


१ अप्रैठ, १९२१ 


महात्मा गांधीन [मानपत्रका | समुचित उत्तर देते हुए कहा: स्वराज्य-प्रप्तिके 

लिए जरूरी है कि नगरपालिकाएँ कांग्रेसकी नीतिको अपनायें। स्वराज्यकी स्थापनाके 
लिए देशके सामने जो कार्यक्रम है, वगरपालिकाएँ यदि सक्रिय रूपसे उसका ससर्थन करें 
तो बड़ा लाभ होगा। नडियाद, अहमदाबाद और सुरतको देखिए ।' मेरा आपसे अनुरोध 
है कि आप तिलक-त्वराज्य-कोबके लिए चन्दा इकट्ठा करें तथा कांग्रेस समितियोंकों 
संगठित करनेमें सहायता दें। 

[ अंग्रेजीसे 

हिन्दू, ४-४-१९२१ 


१. गखिछ भारतीय कांग्रेस कमेटीके तमात्यक, "म्यूजियम होंठ” में नगरपाल्का परिषदफे अध्यक्ष 
द्वारा भेंट किये गये मानपत्रके उत्तरमें । 


३. गुनरातके इन तीनों नगरोंमें वंगरपालिक्राओने सरकारी निमन्रणका विरोध किया था । 


२५७. भाषण: कांग्रेस-सभा सम्बन्धी प्रस्तावपर" 


बेजवाडा 

१ अप्रैल, १९२१ 

महात्मा गांधीने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा: हो सकता है कि प्रस्तावकों लागू 

करना कठिन और अरुचिकर हो, किन्तु नये संविधानकों रूप देनेवालोंका कत्तेव्य है कि 

वे ऐसी कठिनाइयोंका सामना करें और उनपर विजय पायें। आज देशकी जनता और 

फांग्रेसजनोंका बहुमत असहयोगके पक्षमें है। इसे देखते हुए मुझे तो लगता है कि 

कांग्रेस संगठनोंका कार्य-संचालन और नियन्त्रण ऐसे लोगोंके हाथोंमें न रहने देना ही 

उचित होगा जो नागपुर अधिवेशनके प्रस्तावके अनुसार असहयोगपर व्यक्तिगत रुपसे 
अमल करनेके लिए तैयार भ॑ हों। 


[अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू; ४-४-१९२१ 
२५८ पत्र: मगतलाल गांधीको 
[कोकोनाडा ] 
शनिवार [ २, भग्रेड, १९२१] 
चि० मंगनछाल, 


गांडीव चरखेके सम्बन्धमें तुमने ' नवजीवन 'में जो टिप्पणी लिखी है उसे पढ़कर 
प्रसन्नता हुईं। और क्या शंकरलालका हिसाव भी इसी तरह ठीक तहीं हो सकता ! रे 
मेने उनसे [तुम्हारी टिप्पणीके बारेमे] पूछा था। वें बोले “ मगनछाकूजीने जो उकि्ति 
पेश की है वह अभी मेरे गलेके नीचे नहीं उतरी है। मेने अपने चरखेपर ढेरों घृत 
काता है और दूसरोसे कतवाया है। मे अपने चरखेसे आश्रमके चरखेके वरावर ही 
काम ढ़े रहा हैं। मे तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरे पास जिस नमूनेका 
चरस्ा है उसे आप निकम्मा न ठहरा दे। फिलहाल में और कुछ नहीं चाहता। 


१. प्रस्ताव थह था कि नंगे लविधानके जन्‍्तगंत संगठित की जानेवाली कांग्रेस-समाभोमें कोई भी 
ऐसा व्यक्ति पदाधिकारी नियुक्त न किया जाये जो भतहयोग सावन्वी प्रस्तावकी शर्तों, विशेषकर आयवितिगत 
अपेक्षाओं,क्ीं पूरा ने करता हो । 

३. इस प्रमें गांडीव चरसेपर उर्छिल्षित टोक़ा २७-३-१९२१ के चवजीवनमें अक्राक्षित हुई थी 
ओर जैसा कि उपरोक्त पत्रमें कद्दा जा चुका है गाधीजी २० मै, १९११ को बा्वई तथा १९ आऔर्को 
अहमदाबाद पहुँचे ये । 

३ मगनछालने उसके सावन्थमें अपती राय बदल दी। उन्होंने दिखा कि शंकरठाल्जीके वरसेपर 
परीक्षण किये और उसे दीक पाया । झस-अकारके चरखेगो छाप्ता ढेढ़ू रुपया भाही है । 


भाषण: कोकोनाडर्मे ५०७ 


शंकरलालका चरखा काम पूरा देता है; यह बात उन्होने नम्नतापूवंक कही है। 
मेरी सछाह यह है कि तुम पंजाबके चरखेंके आकारके बारेमें कुछ सोचों। मुझे तो 
उसका आकार विलकुल ठीक छगा है। यहाँ कताईके सम्बन्धमें जो कुछ किया जा 
रहा है उसे देखकर मे चकित हो गया हूँ। यहाँके कते सूतसे बना जो कपडा में 
अपने साथ छा रहा हूँ उसे देखकर तुम दग रह जाओगे। एक बालक मेरे पास एक 
चरखा छाया; उसका वजन दस तोला था। उस चरखेपर उसने बहुत महीन सूत कात 
कर दिखाया परन्तु इस सवका जिक्र कभी फिर कछूंगा। 

में वहाँ १२ तारीखको आ रहा हूँ, १०को वम्बई पहुँचूँग। चि० छगनलालके 
ताम लिखे गये पत्रकों पठढकर देखना और उसपर मनन भी करता। 

मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिन्दुस्तानकी आधिक नीति उस झक्तिपर निर्भर 
करती है जो हम प्रदर्शित कर सकेगे। परन्तु इस अवसरपर अधिक लिखना सम्मव 
नही है। में यह पत्र छिखते समय बहुतसे छोगोंसे घिरा हुआ हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


मूछ गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७९२) से। 
सौजन्य : दाधावेन चौधरी 


२५९. भाषण: कोकोनाडार्मे 


२ अप्रैल, १९२१ 


मेरे हिन्दू और मुस्छिम देशभाइयो और बहनो, 
कोकोनाडा नगरपाछिकाके पापषंदो, 

में भाषण देते समय खड़ा नहीं हुआ हूँ, इसलिए आप कृपया मुझे क्षमा 
करेगे। में इसका कारण पहले ही बता चुका हूँ और अवतक श्ञायद देशके अन्य भागो- 
की तरह यहाँ भी छोग उसे जान गये है। कारण मेरी शारीरिक कमजोरी है। में 
इस बातके लिए भी क्षमा चाहता हूँ कि मे अपने भाई मौलाना शौकत अछीको अपने 
साथ नही छा सका। आप जानते है कि भारतकों यह जतानेके लिए कि हिन्हू-मुस्लिम 
एकता क्‍या वस्तु है मेने और मौछाना शौकत अली दोनोंने एक सावतक भारतके 
प्रत्येक भागका भ्रमण साथ-साथ किया है परन्तु अभी कुछ दिनोसे हम दोनो साथ- 
साथ नही रह सके है। श्री शौकत अछी और में इस वर्ष स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए 
उत्सुक हे। हम दोनों ही ख्लिकाफत और पंजावपर किये गये अत्याचारोके प्रतिकारके 
लिए उत्सुक है। और इसलिए एक वर्पंतक साथ-साथ घूम चुकनके पदचात्‌ हमने अछूग- 
अलग क्षेत्रोंमे अपनी शक्तियोंका उपयोग करना निरिचित किया है और तय यह हुआ 


१, नगराल्का परिषद्‌ द्वारा किये गये स्वागतमें जो मानपत्र दिया गया था उसके उत्तरमें गांधीजीने 
उक्त भाषण दिया था । 


५०८ सम्पूर्ण ग्रांधी वाहुमय 


है कि अब हम देश्के विभिन्न भागोंका दौरा अलग-अछग करेगे। हम दोनोने एक वर्ष- 
तक साथ-साथ रहकर जो पदार्थेपाठ भारतके सामने रखा यदि वह हिन्दू-मुस्लिम एक- 
ताकी वितान्त आवद्यकताके बारेमे आपको आइवस्त करनलेके लिए पर्याप्त नही है और 
यदि हमारे देशभाइयोंको' पिछले व्षंभर इसपर अमछसे जो पारस्परिक सुस्त दृष्टिगत 
हुआ है वह भी एकताका महत्व सिद्ध करनंके लिए पर्याप्त नही है, तो जहाँतक मेरा 
सम्बन्ध है में हिन्दू-मूस्छिम एकताकी आवश्यकताके बारेगें आपको विश्वास दिलानेका 
विचार ही त्यागे देता हूँ। मौछाना शौकत अछी एक कट्टर मुसक्ममान है। में एक कट्ठर 
सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हूँ। हमारे विचार जुदा-जुदा हे और हमारी पृथक्‌- 
पृथक्‌ भाव्यताएँ हे, फिर भी हम दोनो आपसमें इस प्रकार रह सके है जिस प्रकार कि 
दो सगे भाई भी नहीं रह सकते। मुझे मालूम है कि भारतने अवतक यह अनुभव 
कर लिया है कि हमारे राष्ट्रीय जीवनके लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता खाने-पीने और 
सोनेके समात ही आवश्यक चीज है। मुझे आशा है कि आप अबतक यह अनुभव कर 
चुके होंगे कि कुछ शर्तोके पालन करनेपर स्व॒राज्य एक वर्षके अन्दर प्राप्त किया 
जा सकता है। 

भुझे इस नगरपालिका द्वारा दिये गये मानपत्रकों स्वराज्य प्राप्तिके मार्गमे एक 
साधनके रूपमें स्वीकार करनेमें वडी प्रसन्नता हो रही है। इससे यह जाहिर होता है 
कि भारतकी नगरपालिकाएँ अपने किसी भी विनीत सेवकका स्वागत करनेके लिए 
उसी प्रकार तैयार रहती है जिस प्रकार कि वे अवतक गवर्भरों तथा वाइसरायोका 
स्वागत करनेके लिए तैयार रहती थी, डरके कारण तथा अपने ऊपर विश्वास त 
होनेके कारण स्वराज्यकी ओर प्रगति करनेमें वास्तविक बाघा उत्पन्न होती है। में 
ऐसा कदापि नही मानता कि यह मानपत्र मेरी अपनी किसी विशेषताके छिए दिया 
गया प्रमाणपत्र है, मुझे मालूम है कि यह केवल इस बातकों सूचित करता है कि 
में इस समय राष्ट्रका प्रतिनिधि हें। नगरपालिकाओने अब अपने डरको, जो उन्हे घेरे 
रहता था, छोड़ दिया है और इस धारणाकों दूर कर दिया है कि नगरपालिकाएँ 
सरकारकी पिछलम्गू होनेके सिवा और कुछ नहीं है। मे इस महान्‌ नगरपालिकासे 
कहता हूँ कि वह एक कदम और आगे बढ़कर अहमदाबाद, नडियाद तथा 
सूरतका अनुकरण करे। में इस नगरपालिकासे कहता हूँ कि वह अपने यहाँ शिक्षाका 
राष्ट्रीयकरण करे। यदि केवल समस्त भारतकी नगरपालिकाएँ भी अपनी शक्ति पहचान 
ले और अपता कत्तंव्य निभाने छगें तो में यह साहसपूर्वंक कह सकता हें कि नगरपालि- 
काएँ ही हमे स्वराज्य दिलानेमें समर्थ हो जायेंगी। क्योकि आखिर स्वराज्य नगरपालिका 
प्रशासनके विस्तारके अतिरिक्त और है क्या? और यदि भारतका प्रत्येक गाँव और 
शहर अपने मामछोकी देखभाल करनेमें खूद ही समर्थ हो जाये तो निस्सन्देह इसका 
अर्थ यह हुआ कि भारतके सभी गाँव व शहर राष्ट्रीय मामलछोको चढानेमे समर्थ है। 

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने हमें मार्ग दिखाया है और सारे भारतके सामने 
एक बहुत सरल परीक्षा रखी है। यदि काग्रेस हमारी राष्ट्रीय सभा है, यदि कांग्रेस 


१, फ्हाँ कुछ छुग-सा लगता है। 


भाषण : कोकोनाडामें ५०९ 


भारतमें स्व॒राज्य स्थापित करनेके लिए हमारा साधन है, तो स्वाभाविक रुपसे ही 
प्रत्येक हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी स्त्री और पुरुषको, जो भारतमें 
पैदा हुआ है, अपना नाम काग्रेसकी पजिकार्में दर्ज करा छेता चाहिए। इसीलिए अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटीने सुझाव दिया है कि आगामी ३० जूनतक कमसे-कम एक 
करोड स्त्री-पुरष अपने-अपने नाम काग्रेसकी पजिकामें दर्ज करवा छे। एक ऐसे राष्ट्रमे 
जो कुछ महीतोंसे आदचर्यंजनक उत्साह और पारस्परिक ऐक्यका परिचय दे रहा है, 
कमसे-कम स्वरी-पुरुषोके तीसवें भागकों ३० जूनसे पहले ही कार्ग्रेसका सदस्य वन जाना 
चाहिए। निस्सन्देह यह कोई बड़ी बात नही है। 

आप लोकमान्य बाल गंगाघर तिछक महाराजकी स्मृतिके प्रति श्रद्धा रखते हे। 
में जहाँ भी जाता हूँ वही घरो और सावंजनिक सभाओमे उनके चित्र देखता हूँ। इस- 
लिए काग्रेस कहती है कि उस महान्‌ दिवंगत देशभकक्‍तके प्रति अपना आदर एवं अपनी 
श्रद्धा व्यक्त करनेके लिए ३० जूनसे पहले ही एक करोड़ रुपया एकत्र कर छे। 
यह एक करोड रुपया सगमरमरकी प्रतिमाओ तथा स्मृति-भवनोंपर खर्च नही किया 
जायेगा। इस पूँजीका उपयोग स्वराज्य-प्राप्तिके निमित्त किया जायेगा। यदि आान्ध्र 
देशके' स्त्री-युरुष जो गहने पहनते है, उनमें से कुछ ही दान कर दे, तो निरचय ही 
आन्ध्र देश अपने हिस्सेंकी रकम एक ही सप्ताहमे पुरी कर देगा। मेरा आपसे निवेदन 
है कि यदि आप इस वर्ष वास्तवमें स्वराज्य प्राप्त करने तथा खिलाफत एवं पंजाबकी 
शिकायतोकों दूर करनेके लिए कृतसंकल्प हे तो हम अपना सव-कुछ बलिदान करनेके 
लिए तैयार हो जाये। 

तीसरी बात जो काग्रेस सारे भारतसे चाहती है, यह है कि हम ऐसी व्यवस्था 
करे कि जूतके अन्ततक भारतके घरोमे २०,००,००० चरखे चलने छगे। अपनी इन 
सुन्दर बहनों तथा आप छोगोमे से बहुतोके शरीरोपर, में जो विदेशी वस्त्र देख रहा 
हूँ, निश्चय ही वे हमारी गुछामीके बिल्छोके सिवा और कुछ भी नही हूँ। मुझे तो 
हमेशा ऐसा ही छगा है कि भारतके स्त्री-पुरुष विदेशी वस्त्र पहने हुए सुन्दर नहीं 
वल्कि भद्दे नजर आते हे। भद्देपतको तब सुन्दरता माना जाने छग्रता है जब छोग्र गुलामी- 
को आजादी मानते छूथगते हे। जब भारतमें प्रत्येक घर चरखेकी गुनगुनाहटके साथ 
स्व॒तत्त्रताका गीत गाता था तब भारत स्वत॒न्त्र देश था और उसमे दूध-दहीकी नदियाँ 
बहती थी। भारत-भरमे एक को्तेसे दूसरे कोतेतक जहाँ-जहाँ मे बहनोसे मिला हूं, 
वहाँ-वहाँ उन्होने मुझे बताया कि उनकी माताएँ चरखेको सुख-समृद्धिका चिह्न बतछाया 
करती थी। चरखा शुद्धता, सरकता तथा स्वतन्त्रताका प्रतीक है। यह सारे संसारक्े 
लिए ब्वान्तिका प्रतीक है। कछ श्री दासनें ठीक ही कहा था कि चरखेने हमे तथा 
समस्त संसारकों यह सिद्ध कर दिखाया है कि हम पश्चिमकी विनाशकारी प्रतियोगितामे 
नहीं कूदना चाहते। चरखेको घरोंमें फिरसे दाखिल करना इंग्लेड, फ्रास, अमेरिका, 
जापान और अन्य प्रत्येक देशकों यह ज्ञापित करनेके समान है कि भारत उनके शोषण- 


१६ परान्त | 
२ चित्तरंजन दास । 


५६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


के मिमित्त गुछाम नहीं वन सकेगा। यह समुद्रके उस पार ससारके अन्य राष्ट्रोको 
यह सन्देश भेजता है कि भारत अपने भोजन और वस्त्रके वारेमें पूर्ण रुपसे आत्म- 
निर्भर एवं स्वतन्त्र बतनेके लिए कृतसंकल्प है। यह हमारे उन तीस करोड़ देशवासियोंके 
पास संदभावनाका सदेश पहुंचाता है जिन्हे दिनमें एक जून ही तमकके साथ रुखा-सुखा 
भोजन मिल पाता है। यही वह सूत्र है जो सारे भारतको जोड़ता है और उसको 
एक राष्ट्रका रूप देता है। इस सूत्रकों हंटाते -- नष्ट करते --ही स्वराज्यकी सारी 
इमारत ढह जायेगी। याद रखिए जिस दिन भारतने ईस्ट इंडिया कम्पनीके बलके 
सामने था उसके घनके सामने घुटने ठेके, उसी दिन उसने अपनी स्वतल्वता खो दी 
और अपनी राष्ट्रीयताकों भी रगभग गँवा दिया। इसलिए में आशा करता हूँ कि आप 
लोग जो कोकोनाडाके साहसी नागरिक है, तवतक चैन न छेगे जवतक इस वे नगरके 
प्रत्येक घरमें चरखा नहीं चछने लगता। मुझे आशा है कि वालकमवालिकाएँ, स्त्री और 
पुरुष दिनमे कुछ घठे चरखा चलानेको अपनी शानके खिलाफ नहीं समझेगे। जब छोग 
चरख़ा चलाने लगेंगे तव में और आप लोग यही कहेंगे कि हमने एक छोटा-सा प्राय- 
दिचत्त किया है। आशा है जब भी मेरा कोई मित्र या आपमे से कोई व्यक्ति मुझे इस 
नगरमे फिरसे आनेकों कहेगा तव वह मुझे यह विद्वास दिलाना न भूकछेगा कि यहाँ 
कोई भी ऐसी लडकी या लड़का, स्त्री या पुरुष नहीं है जो विदेशी वस्त्र पहनता 
हो और ऐसा तरुण तो है ही नहीं जो खहर न पहनता हो। में विश्वास दिलाता 
हूँ कि यदि सारा भारत जूनके अन्ततक इस विलकुछ मामूली परीक्षामें -- इसे मे 
विलकुल ही मामूली परीक्षा कहता हूँ--खरा उतरता है तो आप देखेंगे कि पहली 
जुलाईतक समस्त भारतमें नये जीवनका सचार हो जायेगा। 

शुद्धीकरण सप्ताह जिसे राष्ट्रीय सप्ताह कहा जाता है, सिरपर है। ६ अप्रैल 
१९१९ को भारतकी नींद टूटी थी। उसी वर्षकी १३ अग्रैठको भारतने एक ऐसा हत्या- 
काण्ड देखा जैसा आधुनिक युग कभी देखा या सुना नही गया। यह एक पुनीत 
सप्ताह है। यदि एक भी भारतीय इसे भूल जाये तो यह अपराध होगा, पाप होगा। 
मुझे आशा है कि ६ और १३ अप्रैलको पूर्ण हड़ताल होगी। हड़ताल पूरी तरह अपनी 
मर्जीसे होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी दृकान ख़ोछना चाहता है तो भ्रत्येक 
प्रकारकी क्षतिसे हमें उसकी रक्षा करनी होगी। शुद्धीकरण तभी शुद्धीकरण है जब 
वह स्वयस्फूर्त हो। स्वतस्त्रता बलल-पयोगसे नहीं वल्कि मघुरता, अनुनय तथा विनयसे 
प्राप्त होती है। में आजमा करता हूँ कि जो छोग समर्थ है वे ये दो दित विश्ञेष रुपसे 
उपवास तथा प्रार्थनामे ही छगायेगे। याद रखिए कि यह स्वत्तरताका युद्ध है। इसमें 
हमे बाहूद नहीं, वल्कि ईश्वरकी सहायताका सहारा छेना होगा। इस सप्ताहको 
अवधिमें आप अन्तर्मु|्त होकर अपने हृदयोको टटोलेगे। आप अपनी सम्पूर्ण शवित 
लगाकर मद्य-पानके अभिज्ञापके विरुद्ध सधर्ष करेगे। 

शुद्धताका एक अनिवाय लक्षण यह है कि प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्रीकों अपनी 
वहन और माँ समझे और प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुषकों अपना भाई और पिता समझे। 
मैं स्वयं एक ऐसे नगरमें पैदा हुआ हें जो कि एक वन्दरगाह है और इसलिए जातता 


भाषण : कौकोनाडामे ५११ 


हूँ कि ऐसे नगरमें वसनेवाछोंके सामने क्या-क्या प्रलोभन रहा करते है। मुझे कछ 
ही एक मित्रने वताया कि रगूनमें हमारे छोगोका जीवन--जर में जानता हूँ कि 
बहुतसे छोगोको रगून जानेकी टेव पड गई है--वहुत अच्छा नही कहा जा सकता। 
यदि हम राक्षस-राज्य नही, वल्कि धर्म-राज्यकी कामना करते है तों आप इस बातमे 
मुझसे सहमत होगे कि वैयक्तिक शुद्धता उतनी ही आवश्यक है जितनी राष्ट्रीय शुद्धता। 
हमारा स्वराज्य विलासितामें नहीं बल्कि आत्म-सयममे है। मुझे आज्ञा है कि आप लोग 
यह सप्ताह अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यक्रमकों शीक्र 
पूरा उतारनेमे व्यतीत करेगे। मुझे आजा है इस सप्ताहमे आप हिन्दू-मुस्छिम एकताकों 
दुढ करनेके छिए और भी अधिक प्रयत्न करेगे। और मुझे इस वातकी भी आश्या है 
कि इस सप्ताहमे आप अपने तथा दुसरोके दिलोमें यह वात पक्की तौरपर अंकित 
कर लेगे कि भारतकी स्वतन्त्रता अहिसापर ही निर्भर है। आप यह वात भी हृदयगम 
कर ले कि हमारे सभाव विचार न रखनेवाले अपने किसी भी देशवासीके विरुद्ध 
कहा गया एक भी रोयभरा शव्द, किसी अग्रेजके विरुद्ध कहा ग्रया प्रत्येक शब्द तथा 
ऐसे व्यकितिके ऊपर उठाई गई छाठी जिसने हमे [निश्चय ही] हानि पहुँचाई है, 
हिंसा हैं और, कांग्रेस द्वारा हमारे लिए निर्धारित अनृुशासनके विरुद्ध है। जबतक हम 
अपने छोटेसे-छोटे देशवासी तथा अदनासे-अदना विदेशियोके दिलोसे, जो हमारे बीच 
रहते हो, हिस्लाका भय दूर नहीं कर सकते तबतक हम जनतन्‍्त्रीय शासन व्यवस्थाके 
पात्र कहछानेका हक नहीं रख सकते। और यदि हम एक भी मनुष्यको अछूत समझते 
है, या भारतमे किसी भी व्यक्तिके बारेमे वह कोढी या परिया' क्‍यों न हो, यह कहते 
हैँ कि उसका स्पर्श अपविन्न करनेवारा है तथा उसकी छायासे वेष्णवों तथा शैवोंकी 
पवित्रता नष्ट हो जाती है, तो हम असुरोंकी तरह अहिसा ब्रतका भंग करनेवाले बनते 
हैँ। 'भगवदुगीता ' का उपदेश सूर्यके प्रकाशके समान बिलकुल स्पष्ट है। वह हमे आवेश 
देती है कि ब्राह्मण तथा चाण्डालके साथ एक ही प्रकारके प्रेम और भाईचारेकी भावना- 
के साथ व्यवहार करो। यदि कोई ब्राह्मण किसी भी व्यकितिको अपनेसे छोटा समझता 
है तो वह अपने ब्राह्मणत्वसे च्यूत हो जाता है। मानवीय उदात्त भावनाने ईदवरके 
लिए जिस मघुरतम नामकी उद्भावता की है वह है--दासानृदास, दासोका भी दास। 
अब समय आ गया है जब कि भारतको अस्पृश्यतासे छुटकारा पा जाना चाहिए। 

अव में दो शब्द विशेष रूपसे यहाँपर आई हुईं प्रिय बहनोसे कहूँँगा। जहाँ-जहाँ 
भी में गया भारतीय महिलाओने मेरे साथ प्रेमका व्यवहार किया। और जहाँ-जहाँ मैं 
गया मैने आप बहनोसे अपने तथा भाई मौलाना शौकत अछीके लिए आशीर्वादकी 
याचता की है। हमे अन्य बहनोने जैसा आशीर्वाद दिया है मैं आपसे भी वही माँग 
रहा हूँ। और क्या आप जानती हैँ कि हम ये आशीर्वाद किसलिए माँगते है? हम 
आजादी और भारतीय धर्मोकी खातिर सघर्ष छेड़े हुए है। हम रावण-राज्यकों राम- 
राज्यमे बदलनेका प्रयत्न कर रहे है। और आप जानती है, उस अश्योक वाटिकाम सीता 
देवीने रावणके भेजे हुए वढ़िया-वढिया आभूषणों और चटपटे तथा स्वादिष्ट भोजन 


१. दक्षिण भारतकी एक अछूत जाति । 


५११२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अस्वीकार कर दिये थे। वे उन्हीं कद-मूल, फलपर जीवन निर्वाह करके ही सन्तुष्ट रही 
जो अश्ञोक वाटिकामे उन्हें उपलब्ध हो जाते थे। आप उन्हीं सीताजीकी उत्तराधिकारिणी 
है। आपसे में उन्हीके पदचिह्लोपर चलतेकें छिए कहता हूँ। हमारे शास्त्रोने मुझे 
विश्वास दिलाया हैं कि एक सती स्त्रीका आशीर्वाद कभी व्यथ नहीं जाता। में चाहता 
हूँ कि आपमें भी वही पवित्रता निवास करे जो सीताजीमे थी। यदि आपमें सीताजीकी 
वह भावना भरी हुई है तो आप अपने पतियों या पिताओंसे यह कहनेमें न झिल्नकें 
कि आपको अपनी प्रसन्नताके लिए गहवोंकी जरूरत नहीं है। आप यह भी कहे कि 
हम यह कभी नहीं चाहती कि लोग न्यायालयोमे वकाहूत करे या ऊँचे पर्दोपर 
नौकरी करे। और उनसे कहे कि हमारी मजबूत वाहे तथा चपल केंगुलियाँ चरख्ा 
चलायेगी, मृत कार्तेंगी। आप उनसे यह भी कहें कि हमारी मेहनतका फल उस 
घनमें योगदान करेगा जो कि हमारे पति, भाई व पिता कम्ाकर घरमे छार्येंगे। आप 
अपने बच्चोंकों रावण-राज्यके स्कूलो्में भेजनेंसे इनकार कर दें। यदि आपने अपने 
शरीरोको विदेशी वस्त्र पहनकर कलुषित नहीं किया है तो पवित्र हुदयसे आप हमें 
आदीर्वाद दे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस वर्षके भीतर धमंराज्य प्राप्त करा 
सकेगे। में चाहता हूँ कि आप जो कुछ गहने या धन मुझे देना चाहे सो सकोचवश्ञ 
नही, हृदयकी सम्पृर्णताके साथ दें। यह धन गरीब घरोकों चरखा मुह्या करने 
तथा गरीब बालकोंकों पढानेमे खर्चे किया जायेगा। में और आप तबतक अपनेकों 
गहनों या सुन्दर वस्त्रोसे त सेबारें जवतक कि एक भी पुरुष या रुत्री ऐसी है जिसके 
लिए अभी वस्त्र और भोजत मुहस्या करना शेष है। पैयेपृर्ंक भाषण सुननेके लिए 
में आपको धन्यवाद देता हूँ। 

अब आप समझ गये होंगे कि पिछली परम्परासे विपरीत आज हमारे सब 
भाषण और प्रस्ताव हमारे प्रति ही सम्बोधित हें। आजके हमारे भाषणों और 
प्रस्तावोंका तकाजा हैं कि हम अब सरकारसे आशा करनेके बजाय स्वय कुछ करे। 
मेरा आपसे तिवेदन है कि आप मेरे सामने कमसे-कम एक बार यह साबित कर 
दिखाएँ कि आप सब छोग स्वराज्य प्राप्त करनेपर तुले हुए हे। भेरी आपफ्रे प्रार्थना है 
कि आप लोग उन स्वयसेवकोकों जो अभी आपके पास आनेवाले हे कुछ-त-कुछ अवश्य 
दें। ये सारी चोजे यदि पूरे मनसे तथा स्वराज्य प्राप्त करनेके दृढ़ निदपचयके साथ दी 
जायें तो खराज्य प्राप्त करनेगे सहायक होंगी। में संकोचवश या मजबूर होकर दी 
गई कोई वस्तु नहीं चाहता। जिस प्रकार मे करोड़ों पाकर सन्तुष्ट होता हूँ वैसे ही 
एक पाईसे भी। इस वर्ष आपसे अनुशासनमे रहनेकी अपेक्षा की जाती है। ईइवर 
आपको अतृशासनर्मं रहनेका साहस और सामथ्य दे। 

[ अग्रेजीस़े 
हित, ६-४-१९२१ 


२६०- पारसियोंके बारेमें कुछ-और 


कोलम्वोसे एक पारसी भाई वरजोरजी रतनशा भूरीने पारसियोपर किये 
जागेवाले आक्षेपोके वारेमें लिखा है। उसमे से मे कुछ अश यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। 
उनकी पारसी गुजरातीको बदककर मेने गृजरातियोकी गृजराती बना दिया है और 
वाक्योको संक्षिप्त भी किया है। 
आप अपनी सचाई और सादेपनके लिए विज्यात हे। आपने जो आशाएँ बाँधी 
हैं उनपर आप दृढ़ रहें। आपका असहयोग हिंसासे बिलकुल अछूग चीज है। 
यवि चस्तुतः ऐसा हो तो म॑ असहयोगका समर्थन करनेकों तैयार हुँ। लेकिन 
क्‍या सब व्यक्षित आप जेंसे ही विचार रखनेवाले हें? अभीसे मारकाट शुरू हो 
गई है। इससे मुझे दुःख पहुँचा है और में अपनेको आपसे सहमत नहीं पाता। 
इस' टीकासे हमें कुछ सबक लेता चाहिए। हम जैसे-जैसे शान्तिका पाठ पढ़ते 
जाते हे वैसे-वैसे हमें सफलता मिछती जाती है और छड़ाईकी कीमत बढ़ती जाती है। 
भाई वरजोरजी दूर होनेके कारण मारकाटका जो विवरण पढते है उसीसे यह मान लेते 
है कि मारकाट शुरू हो गई है। क्ेकिन अभीतक तो यह कहा जा सकता है कि 
भारतमे जैसी शान्ति इस समय है वेसी पहक्के कभी न थी। छेकिन हमे तो सारे 
भारतपर शान्तिका राज्य कायम करना है। शान्तिकी रक्षा हमारा आधारस्तम्भ है। 
अगर वह कमजोर हुआ तो हमारी लड़ाई कमजोर होगी और वह दुढ़ हुआ तो 
हमारी लड़ाई दृढ़ होगी। 
भाई वरजोरजी आगे लिखते हे: 
हमारे वाप-दादा ईरानसे आाये। हमारे पवित्र और प्रिय धर्मकी खातिर वे 
हिल्ुस्तानमें आकर वस गये। इसी हिन्दुस्तानसे हम दुनियामे मशहूर हुए है। 
बदरेमें हमने, हमसे जहॉतक बन पड़ा है धहांतक, अपती बन्दु-कोसों हियू 
और मुसलभानोंकी सेवा की है। पारसियोंने जितना वान दिया उतना किसी 
अन्य कौसने नहों दिया है। पारसों [सारतकी जनराक्षिमें] गेहँके एक दानेके 
समान हे . . . पारसो स्व॒राज्यके विरुद्ध नहीं हे। लेकिन आप तो सात महीनेमें 
स्वराज्य प्राप्त करनेका इरादा रखते हे। यह कदापि सम्भव नहीं होगा। . . . 
यदि देश परस्पर एकता न हुईं तो स्वराज्य प्राप्त करना हो मुद्किल ह्दो 
जायेगा। 
पारत्ी-उदारतासे दुनियामे कोई अनभिज्ञ नही है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
पारतियोन जितना दान दिया है उतना ससारकी किसी भी कौमने नहीं दिया। और 
इसमे भी कोई सन्देह नही कि पारसी संख्यामे बहुत कम होनेके वावजद अगर चाहें 
तो हिन्दुस्तानमे स्वराज्यके लिए भारी मदद कर सकते हे। कई पारसी सज्जन मदद कर 
रहे है, यह वात में पहछे ही लिख गया हूँ, और जैसे-जैसे इस लड़ाईकी पवित्रता 
१९-३२ ३ 


५९४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय॑ 


सिद्ध होती जायेगी वैसे-बैसे निस्सत्देह अधिक पारसी इसमें शामिल हो जायेगे। में 
मानता हूँ कि पारसियों और अन्य सब भाइयोंको छड़ाईमें जल्दसे-जल्द शामिर्ल करनेका 
सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम उनकी आहोचना न करें, उनके सम्बन्ध्में कु 
वचन न बोले। जहाँ मूल जान पड़े वहाँ विनयपुवंक उनकी भूलकों बताना हमारा 
फर्ज है, लेकिन किसीकों गाली देना अथवा अपशब्द कहता पाप है। 

भाई बरजोरजी सात महीनेमे स्वराज्य प्राप्त करना मुिकिल समझते हे और उनके 
जैसे अत्य अनेक भारतीय भी इसे मुश्कित्त मानते हे। इसीलिए हमे यह सात महीनकी 
अवधि रखनी पड़ती है। [अन्यथा | यदि सबमे आत्मविश्वास भा जाये, हिम्मत था 
जाये और सब अपना कत्तंव्य पूरा करनेमे जुट जाये तो हम आज ही स्वराज्य प्राप्त 
कर हें। में इस वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्त करेकी बात कर रहा हूँ क्योंकि भेरी 
मान्यता है कि हजारों भारतीय, जिन्होने असहयोग करनेकी प्रतिज्ञा ली है, अपनी 
प्रतिज्ञाका दृढ़्तापुवंक पाछन करेंगे। हमारा अपना अविश्वास हमारे रास्तेकी सबसे 
बडी बाघा है। 

पारसी भाइयोंने हिन्दुस्तानकी सेवा की है। पारसी बुद्धिमान हे। उन्होने हिन्दु- 
स्तानको अपना देश बता किया है। उनका सर्वेस्व हिन्दुस्तानमें है। उतकी मातुभाषा 
गुजराती हैं। लेकिन उन्होंने उसके साथ न्याय नही किया है, ऐसा कहे बिना नही रहा 
जाता। भाई वरजोरजीके पत्रको, यदि में उनकी ही गुजरातीमे यहाँ उद्धृत करता तो 
बहुत सारे गूजराती उसे कदाचितृ पुरायूरा समझ भी नहीं पाते। ऐसे अनेक पारसी 
समाचार्पत्र हे जो गूजराती भाषाका वध करते है, यह बात पारसी समाचास्पत्र 
पढनेवाल प्रत्येक पाठक जानता है। यदि वे सामान्य गुजराती लिखनेका निरचय करें 
तो ऐसी कोई बात नहीं कि वे न छिख सके। मलवारी' शुद्ध गुजराती लिख सकते थे। 
“बबरार ने गुजरातीको अपने काव्यसे सुशोभित किया है। छेकिन इतनेसे ही सन्‍्तोष 
कैसे माना जा सकता है? क्‍या वे इस वातको स्पृहणीय नहीं भानेगे कि पाससी गुजराती 
भाषापर ममत्व रखें मौर उसे अपनी मातृभाषा समझकर उसकी सेवा करे? 

कोई पारसी छेखक कहेगा कि पारसी सामात्य रूपसे जो गुजराती लिखते हैं उसे ही 
शुद्ध गुजराती क्यो नहीं माता णा सकता? ऐसी शंकाका समाधान करता तो आसान 
है। जो गुजराती, गुजरातके लाखो पढे-लिखे छोग बोलते है और लिखते है वही शुद्ध 
गुजराती है। गुजराती सस्कृतकी पुत्री है, इसलिए उसका आधार संस्कृत ही होना 
चाहिए, इसमे तो कोई शका नहीं उठा सकता | पारसी लेखक और शिक्षक यदि चाहें तो 
गुजरातीकी सेवा कर सकते है। जैसे-जैसे हमसे जनताके प्रति प्रेम बढ़ता जाता है वैसे- 
बैसे हममे अपनी भाषाके प्रति भी प्रेममाव बढना चाहिए। जब भाषाके प्रति हमारा 
प्रेम बढेगा, और हमारा सादा प्रान्तीय कार्य गुजरातीमें चछने छग्रेगा तब हम कैसी 
गृजरातीका प्रयोग करेगे ? हम अपने कानूनोंकी रचना किस गुजरातीमें करेगे ? हम अपनी 
विधान-परिषदोमे किस गुजरातीमें भाषण देंगे? हम अपनी पाठय-पुस्तके किस गुजराती- 
मे लिखेंगे? गुजरातीके प्रति हमारा मनमाना व्यवहार हमारे देक्ष-ेम और भाषा-प्रेमकी 


१. बदराभणी मेरवानजी मल्यारी (१८५४-१९१२); कवि, पनकार भौर समाज-सुधाज । 


भाषण . राजमहेन्द्रीमें ५११५ 


न्यूनताका परिचायक है। देश-प्रेम हो और भापा-प्रेमकी चिन्ता न हो, यह असम्भव 
है। हिन्दू, मुसलमान और पारसी तीनो कौमे गुजराती बोलती है। इन तीनों समाजोके 
लोग व्यापारी होनेके कारण सारे हिन्दुस्तानमे और देश-देश्वान्तरमें घूमते है। वे सब 
गुजराती है, इस बातका परिचय उनकी भाषासे ही मिलता है। गुजरातीकी सेवा करना 
तीनो कौमोका फर्ज है। 

[ गुजरातीसे | 

नंवजीवन, २-४-१९२१ 


२६१. टिप्पणी 


खादीकी सहिसा 


ख़ादीके प्रचारका इतना ज्यादा असर हुआ है कि वबुरून्दशहरमे एक भिद्ती 

युवकके मर जानेपर उसके कफनके लिए उसके सगे-सम्बन्धियोने खादीका कपड़ा खरीदा 
और जातिके पचोने निश्चय किया कि कफनके लिए आगेसे खादीका ही इस्तेमाल किया 
जायेगा। खादीके सम्बन्धमें यदि लछोगोमे ऐसी पवित्र भावता फैछ जाये तो हिन्दुस्तानको 
स्व॒राज्य मिलनेमें कितनी देर लग सकती है? जो समय जाया हो रहा है वह हमारी 
दुबंछता अथवा हमारी अश्रद्धके कारण ही हो रहा है। दुर्बंछता अथवा अश्रद्धाके कारण 
हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, ३-४-१९२१ 


२६२. भाषण : राजमहेन्द्रीमें 


३ अप्रैठ, १९२१ 

में तो जावता ही हूँ और आप छोगोको भी जानना चाहिए कि बातोका जमाना 

वीच चुका है। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी माँग' है कि भारत ३० जूनसे पहले 
राष्ट्रको एक करोड रुपया दे। वह आपसे यह भी कहती है कि आप एक करोड़ स्त्री- 
पुरुषोके नाम काग्रेसकी पजिकामे दर्ज कराएँ मौर भारतीय घरोमे ठीक काम देनेवाले 
२० छाल चरखोका प्रवेश कराये। आज्ञा है आप अपने उत्तरदायित्वको पूरी तरह 
निभायेगे। यदि हम ऐसा कर सके तो समझिये कि हम स्व॒राज्यको बहुत नजदीक खीच 
लाये है। किन्तु जवतक हिन्दू और मुसलमान इसमे हाथ नही बेंटाते तबतक यह काम 
सम्भव नहीं है। हिन्दू-मुस्लिम एकता राष्ट्रके विकासके लिए उतनी ही आवश्यक है 


१. मख्िल भारतीय कांग्रेस कमेटीने वेजवाढ़ामें १ अप्रैल, १९२१ को जो पर 
उनमें इस प्रफार्की मांग थी । ३ शक 


५११६ सम्पूर्ण ग्राधी-वाइमय 


जितनी कि जीवनके लिए साँस। में और मौछाना शौकत अछी भारतके सामने यह रखते 
भाये है कि हिल्दू-मुस्लिम एकतासे हमारा क्या अभिप्राय है। हम दोनो ही अपने-अपने 
धमममें अविचल श्रद्धा रखनेवाले व्यक्ति है, वे अपने इस्लाम घमंमे और में सनातन हिल्दू- 
धमंमे। जिस प्रकार हिन्दू मुस्लिम ऐक्य राष्ट्रकों आजाद करने, स्वराज्य प्राप्त करने, 
खिलाफत और पजाबके प्रति किये गये अन्यायोकों दूर करानेके छिए आवश्यक है, 
उसी प्रकार अहिसा और परस्पर प्रेम बनाये रखनेके लिए भी आवश्यक है। अहिसाका 
अर्थ है क्रोप और आवेशपर नियन्त्रण रखना, तथा मस्तिष्क एवं हृदयको ईर्ष्याकी अधम 
भावनाओसे मुक्त रखना, इसलिए मैदे इस आत्दोलनको आत्मशूद्धि एवं आत्मसंयमका 
आन्दोलन कहा है। 
इसलिए देश्में पियक्कड़ोके विरुद्ध जो निष्कलृष आन्दोलन स्वयस्फूर्त रूपसे चल 

रहा है उसने मुझे अभूतपूर्व आनन्दसे भर दिया है। 

महिलाओंको सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा: 

प्रिय बहनो, मैं आपको सचेत करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप 
अपने कत्तेव्य और धर्मको पहचाने। यदि आपके वीचमें कोई नरतंकी हो तो उससे 
लज्जास्पद जीवन विताना छोड़ देनेको कहे।' वह चरखा अपनाए और चरखा चलाकर 
जो चन्द पैसे उसे मिले वह उन्हीको स्वीकार करे। चरखा उसके घरमें धत और ईदवर 
दोनोको छायेगा। क्‍या आप समझती हैं कि यदि राम और सीताकों यह मालूम हो 
जाता कि पेट-भरनेके लिए उनके राज्यमे एक भी स्त्रीको पुएषोकी विषयवासना तृप्त 
करनी और अपनी इज्जत बेचनी पड़ती है तो क्या वे क्षण-भरकों भी चैनसे बैठते ! 
मैं आप छोगोसे कहता हूँ कि और किसी कामके लिए नहीं तो केवछ इन नर्तकियोकी 
रक्षाके लिए ही आप अपने सभी महीन वस्त्र और गहने त्याग दे। 

यदि आप भारतकी खातिर चरखा नहीं अपनाती तो इन्हीके लिए अपनाएँ। 
भारतकी शुद्धताके निमित्त आप चरखा चलायें। आप उसी साड़ीको पहनें जो आपको 
चरखेंसे उपलब्ध हो सकती है। चरखेके सूतसे तैयार की गई पवित्र भारतीय साड़ी 
भारतके स्त्री-पुरषोमे नैतिक गुणोकी रक्षा करनेवाली वने। मेरा निवेदन है कि आप 
छोग महीन विदेशी साड्ियाँ पहनना पाप समझें। 

अपना भाषण जारी रखते हुए उन्होने कहा: 

इसके साथ ही आप अपने समाजमें पैठे हुए अस्पृद्यताके अभिक्षापकों भी दूर करे। 
भेरी आवाज आन्ध्र देशके चेताओतक पहुँचाएँ। एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अध.पतनकी भोर 
न छे जायें। में विश्वास करता हूँ कि आप निष्ठावान स्त्री-पुरुष है। मेरा विदवास है कि 
आपमे भारतके लिए सभी प्रकारकी कुर्वानी करनेका सामर्थ्य है। और आप सभी सेवा 
करनेकी आकाक्षा रखते है। मै आपमें से प्रत्येकसे कहता हूँ कि आप अपने हृदयको 
टटोलें और इस आन्दोलनके महत्वको पूरी तरह समझे और उसके भर्मको पहचानें; फिर 
भी आत्मदलाघामे न पड़े। इस सघर्षको सफल बनानेके लिए ओजस्वी व्यास्यावोकी 


१. इसके एक दिन पहछे शामकों नतैकियोंका एक दक क्रोफोनाढामें गांवीजीसे मिंझा था । उन्दोंने 
बताया कि नतेकियों कैसा शर्मनाक जीवन विताती दें । 


भाषण : एलीरमे ५१७ 


आवश्यकता नही है। स्वराज्य प्राप्त करने तथा खिलाफत और पंजावपर किये गये 
अत्याचारोंका प्रतिकार करनेके लिए जिन चीजोकी आवश्यकता है, वे है -- नितात्त 
वैयवितिक शुचिता, विनम्जता, सदाशयता तथा सध्यवेक्ताय । ईहवर आपको आवश्यक वृद्धि, 
साहस, विवेक और सेवाकी भावना प्रदान करे। 

(अंग्रेजीसे | 

हिल, ८-४-१९१२ १ 


२६३- भाषण: एलोरसें 


आन्श्र देशके अपने कुछ भाषणोंकी मै  यग इंडिया में प्रकाशित करना चाहता था। 
किन्तु ऐसा सम्भव न हुआ। मैं राजमहैन्‍्द्वीमे दिये गये अपने भाषणको प्रकाशित करतेके 
लिए भी बहुत उत्सुक था। किन्तु मेरे पास उस भाषणके कोई नोठ नहीं थे। में एक 
साथी कार्यकर्ताके प्रयासके फलस्वरूप एलौरमे दियें गये अपने भाषणकों प्रकाशित कर 
पा रहा हूँ। इस विवरणमें कुछ हृदतक राजमहेन्द्रीमे दिये गये मेरे भाषणका मुख्य विषय 
आ जाता है। कुछ मिलाकर विवरण अनुपयुक्त नही है, इसलिए मै इसे “यंग इंडिया ' 

के पाठकोंकी सेवामे प्रस्तुत करता हूँ।' 
३ अप्रछ, १९३१ 


खड़े होकर भाषण न देनेके लिए आप भुझे क्षमा करे। आप जानते ही है कि 
मैं शरीरसे बहुत कमजोर हूँ। 

आप मुझे इस वातके लिए भी क्षमा करे कि आज मौछाना श्ौकत अली मेरे 
साथ नहीं हैं। 

हम दोनोंने सगे भाशयोंकी भाँति छगभग एक साहतक भारतके कोने-कोर्नेका 
दौरा साथ-साथ किया धौर ऐसा करके हिल्दू-मुस्लिम एकताका पदार्थपा5 पढ़ाया। 
भौछाना शौकत अछीका दावा है कि वे बत्यन्त कट्टर भूसछमान है, भौर वे है भी; 
थोर मैं कट्टर तनावनी हिन्दू होनेका दम भरता हूँ। किन्तु हमे साथ रहने और साथ 
सेवा करनेमे कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। 

किन्तु आप और मैं तो इसी वर्ष भारतमे स्वराज्य या धर्मराज्य स्थापित करनेकी 
जल्दीमें हैं, इसलिए आपको अव हम दोनो़े साथ-साथ यात्रा करते रहनेकी आशा नही 
करनी चाहिए। 

लोकमान्य तिलकके चित्रका अनावरण करके मुझे अत्यन्त प्रसन्नता 
उनके जीवनकी साँस थी। वे त्वराज्यके लिए जिये और स्वराज्यका 3 
ही उन्होंने अपनी जीवन-छीछा समाप्त की। इसलिए आपका उस महान देशभवतके 
चित्रंकों एक निधि समझना सर्वेथा उचित है। मुझे इस चित्रका अनावरण करनेके लिए 


१. गांपीजीके हस्ताक्षरोकि साथ पद 


भूत्रिका ११-५- गग हंडि 
सके आरमममें दी कं है। भूमि १-१९२ १ के बंग हंदियामें प्रशाशित भाषणडी 


५१८ सम्पूर्ण गांधी वाद्ूमय 


बुलाया गया है। मै इसे अपना गौरव एवं सौभाग्य समझता हूँ। मैं स्थानीय कछाकार- 
को उसकी इस कृतिके लिए बधाई देता हुँ। किन्तु महान व्यक्तियोंके चित्रोके अनावरण 
तथा देवताओं और महापुरुषोका गृणगान करनेके सौभाग्यके साथ हमारे कुछ कत्तंव्य 
भी आ जुड़ते है। आपने इस पवित्र रस्मको पूरा करनेके लिए जो मुझे बुलाया है 
अत मैने यह मान लिया है कि आपने अपता कत्त॑व्य भी समझ लिया है। मेरी समझमें 
तो तिलक महाराजके चित्रके इस अनावरणसे यह प्रकट होता है कि आप पजाब तथा 
खिलाफतके प्रति किये गये अत्याचारोके प्रतिकार और स्व॒राज्यकी स्थापनाके लिए कृत- 
संकल्प है। हम अपना सव-कुछ तिछावर करके स्वराज्य प्राप्त कर छेनेपर ही उस 
महान्‌ देशभकक्‍तकी कीरतिके अनुरूप उत्तराधिकारी होनेका अधिकार पा सकते है। मुझे 
एलौरकी महिलाओके एक क्लबके उद्घाटनके लिए भी निमन्त्रित किया गया है। मैं 
इसे भी शुभ शकुन समझता हुँ। बहादुर वहनोको खहर पहने घर-घर जाकर राष्ट्रीय 
कोषके लिए धन एकत्र करते हुए देखकर मुझे बडी खुशी होती है। 

उसी प्रकार यह भी शुभ शकुन है कि आपने मुझे राष्ट्रीय महाविद्यालय (नेशनल 
काछेज) के उद्घाटनके लिए भी बुलाया है। आप छोगोने इस महाविद्यालयके लिए 
६७,००० रु० की अच्छी खासी रकम जमा कर छी है। मुझे राष्ट्रीय महाविद्यालयका 
उद्घाटन करते हुए बडी प्रसन्नता हो रही है। ईश्वर इस सस्थाको दीघेजीवी करे 
तथा उसके सभी प्राध्यापको और अन्य कार्यकर्ताओके प्रयत्नोसे प्राप्त हो सकनेवाल्ला 
लाभ उसे मिक्ते। भेरे विचारमें अध्यापकका पेशा संसारके उत्क्ृष्ठतम पेश्योमें से है। 
स्कूलके अध्यापक भावी पीढियोके न्यासी हैं। मुझे आज्ञा है कि इस महान्‌ सस्थाके 
अध्यापकगण यह बात्त याद रखेंगे कि केवक वही शिक्षा सच्ची है जो वालक-बालिकाओकों 
आत्माभिव्यक्तिके छिए समर्थ बनाती है। मै अत्यन्त विनम्रताके साथ स्कूलके अध्यापकोसे 
कहना चाहता हूँ कि वाहक और बालिकाओको इस वर्ष जो कला सिखाई जानी चाहिए 
वह केवछ चरख्ता चलानेकी छलित-कला ही है; कपास धुनने तथा वस्त्र बुननेकी कलाएँ 
भी इसमे शामिल है। 

रुईके इस कमजोर धागेपर ही इस्छाम और भारतकी आवंरहू टिकी हुई है और 
उसीसे पंजावमे किये गये दारुण भत्याचारोका प्रतिकार किया जा सकता है। वर्षोकी 
खोज और प्रयोग (और अव उस प्रयोगके साथ अनुभव भी जुड गया है) के बाद मुझे 
पूर्ण वि्वास हो गया है कि भारतीय जनताकी दारुण निर्धेनता प्रत्येक घरमे चरखेका 
प्रवेश होनेपर ही दूर होगी। जबतक हम आधापेट खाकर जिन्दगी बसर करनेवाले 
अपने लाखो देशवासियोकी दुरवस्थाकों मौन होकर देखते रहेगे तबतक हम अपनेको 
भारतकी सन्तान कहछानेका हक नहीं रखते। जबसे चरखा गया तभीसे हमारी अवनति 
शुरू हुई और तभीसे भारतमे इस दारुण निर्धनताका प्रारम्भ हुआ। भारतको स्वराज्य 
दिलानेकी खातिर हम स्त्री-पुरुषो, बाऊक-बालिकाओका अपने पूरे अवकाशका उपयोग 
चरला चलानेमें करना एक छोटेसे प्रायश्चित्तके सिवाय और कुछ नही है। विदेशी कपडेका 
एक टुकड़ा पहनना भी मैं पाप मानता हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि आपमें से प्रत्येक 
इसे पाप ही समझे। बम्बई और अहमदाबादसे आनेवाले कपडेको भी मैं विदेशी कपड़ा 
ही मानता हूँ। हमारी कातनेवाली मिल्ले हमारे घरोमें और हमारी बुननेवाली मिल्लें 


भाषण: एडौर्में ५६४६ 
हमारे गाँवोमे होतो चाहिए। जिस प्रकार आप ज्ोगोकी तिगाहमें वस्वईमें पकाई 
गई रोटी खाना पाप है उत्ती प्रकार वम्बईकी मिछो ढारा बनाया गया कपड़ा पहुतता 
भी आपके छिए पाप होश चाहिए। वम्बई और अहमदावादकों उन अन्त गरीब 
होगोके लिए कपड़ा बनाने दें जिनके लिए स्वदेशीका व्रत छेवा सम्भव वही हैं। आप 
होगोमे जो अधिक समझदार है उनको चाहिए कि वे अपने लिए सूत न कावता पता 
उसका कपड़ा वृलवाता अपराध ही माने। मुझे यह जानकर अल्यत्त अप्नन्नता हुई है 
कि और प्रान्तोकी अपेक्षा इस प्रान्तमे वहुत बढ़िया सूत्र कातकर उसे अपने बुत 
करोंकी ख्टियोपर बुनवाकर अच्छे किस्मका कपड़ा तैयार कराया णा सकता है। मै 
यह भी भाशा करता हूँ कि राष्ट्रीय महाविद्यालयके शिक्षक तथा स्यासीगण यह याद 
रखेंगे कि तमिल और तेलुगू छोगोने हिन्दुस्तानी व सीकर अपनेकों भारतसे विक्िन्न 
कर छिया है। श्रोताओके इस विशाल जनसमूहके सामते, जो भग्रेजीका एक भी शब्द 
हही समझता, मुझे मजबूरन अग्रेजीमें बोलता पड़ रहा है, और इस बातसे मेरा 
सिर भीचा हो रहा है। में चाहता हैं कि आए छोग भी इस बातको शर्मेताक समझे 
कि आपमे से एक भी व्यक्ति मेरी तरह और दृद्दी-फूटी हिल्दुस्तानीका बपती भाषामें 
अनुवाद गही कर सकता। 

किन्तु मैं अब दूसरे विषयोकी ओर जाता हूँ। मैने राजमहेल्वीमें एक महत्वपूर्ण 
विषयपर अपने विचार पुरी तरह प्रकट किये थे और आश्षा करता हूँ कि कोई परेहुगू 
मित्र उस भाषणकों भाषात्तरित करके प्रकाशित करायेगा तथा वह हमारे सैकड़ों देश 
वासियोके बीच वितरित होगा। कल रातको १० बे कोकोवादमें कुछ गणिकाएँ मुझसे 
मिलने आईं। उनका जीवत कैसा है इस बातका पुरा पता भुझे उसी समय छमा; 
और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं धरतीमे समाया जा रहा हूँ। आपसे मेरा तिवे- 
देव है कि आए उस कलक या पापको अपने बीचसे निकाल बाहुर करे। यहू उचित 
गही कि हमारी वासनापूर्तिके लिए एक भी बहनकों छज्जापुर्ण तथा पत्रित जीवन 
विताना पड़े। शुद्धीकरणके इस आत्दोदनमें हमारा भह पावन कृत्तेव्य है कि हम इन 
बालाओोंकों अपनी बहनें और वेदियाँ समझें। जिनके हृदयोमे इस उद्धत एरकार 
हारा हमारे प्रति की गई हिसासे टीस होती हो वे भारतकी एक भी वाहिकाक़े 
जीवनकी बरबाद करके उत्त हिंसाकों और अधिक ने बढ़ाये। में आप भाइयों और 
बहनोसे कहता हूँ कि बाप मुझे यथासम्भव शीत ही यह खबर दे कि देशके इस भागते 
के का भी गणिका 5-2 बहनें पीछे बैठी है मैं उन्हे यह कार्य सौपता हूँ 

पूम-धूजकर हर गे पता लगाएँ और इस प्रापमे 
करके उन्हे इस गाते शिवृत्त करे। 52438 0५ 

हम इसे शुद्धीकरणका आन्दोलन कहते है; हम इसे धार्मिक आत्दोलन भी कहते 
है। हम इस सरकारकों आयुरी सरकार कहनेका साहस करते है, हम इसकी तुत्तता 
रावण-राज्यस करते है। हम अपने भावी राज्यके बारेगे धामिक दृष्टिसे सोचते है और 
इसीलिए बानेवाले स्वराण्यकों हम उत्ताहके साथ धर्म-राज्यके नामसे पुकार है के 
बन शवा बफने देकाबोक़ो धो न े और इस पार हरे शापक़े पा रब, 
हम किसी भी व्यक्तिको अस्पृध्य त माने । अपने ही एक वर्णको हम कोड़ी उमझते है 


५२० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गौर साम्राज्यमे स्वयं हमारा दर्जा कोढ़ियोंका बन गया है। मै अनुभवके आधारपर 
कह रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिन्दू धर्ममें किसी भी मनुष्यके 
साथ उसे अस्पृष्य मानकर व्यवहार करनेकी अनुमति नहीं है। अपने धम्मंकों जानने और 
तदनुसार आचरण करनेवालेकी दृष्टिमे शूद्र उतना ही पवित्र है जितना एक ब्राह्मण। 
“भगवदुगीता ” मे कहीपर यह नहीं कहा गया कि चाण्डाल किसी प्रकार भी क्राह्मण- 
से कम है। जिस क्षण किसी ब्राह्मणकों दर्प हो जाता है और जब वह अपनेको श्रेष्ठ 
समझने लगता है उसी क्षण वह अपने ब्राह्मगत्वकों खो देता है। भारत उन ब्राह्मणोका 
अत्यधिक ऋणी है जिन्होंने सबकी भलाईके लिए स्वेच्छया अपनेको वलिदान कर दिया। 
वे ब्राह्मण ही थे जिन्होंने ईएवरको दासानुदास और पत्ितपावनके नामसे विभूषित 
किया है। वे ब्राह्मण ही थे जिन्होंने यह सिखाया है कि यदि वेदया और चाण्डाल्तक 
अपने हृदयकों शुद्ध कर ले तो वे मोक्ष प्राप्त कर सकते है। 

किन्तु मानव-जातिकी बदनसीवीसे अन्य मानवोकी तरह ब्राह्मणमे भी वे दुर्वलताये 
आ गई है जो सबमे हुआ करती है। अन्य लोगोकी तरह उसने भी अपने कर्त्तव्यकी 
---अर्थात्‌ मानव-जातिको ज्ञान प्रदान करने तथा उन्हे ठीक तथा प्रशस्त मार्गंकी 
ओर छे जानेंकी --- अवहेलना की। हम अग्रेजोपर प्रगल्म होनेके साथ उद्धत और 
मगरूर होनेका आरोप लगाते है। उत्तपर कीचड़ उछालनेंसे पहुके हमें अपनेको ऐसा 
बना लेता चाहिए कि हमपर कोई अँगुली न उठा सके। हमे पहले अपने ही घरको 
व्यवस्थित करना चाहिए। 

मैं वर्णाश्रम धर्ममे विद्वास करता हूँ। किन्तु आज उसके नामपर जो कुछ हमारे 
सामने हैं वह उसकी विडम्बना-मात्र है। वर्णाश्रमधर्म समानताकी ओर छे जाने- 
बाला प्रशस्त मार्ग है। यह आत्म-सुखका तही, आत्मत्यागका धर्म है। यह दर्पका 
नही, विनम्रताका धर्म है। इसलिए जहाँ हमारी कुछ कमजोरियाँ ऐसी है जो मेरे 
रोगटे खडे कर देती है और मुझे निराश बनाती है वहाँ मैं निराशाके अन्धकारमें 
आशारूपी प्रकाशकी अनेक किरणे भी देखता हूँ। 

आत्मामे हलूचरू मचा देनेवाली जिन अनुभूतियोसे भारत गृजरा है उनमें इस 
आन्दोलनका आध्यात्मिक स्वरूप ही सर्वाधिक अन्त प्रेरक है। आप छोगोसे मेरा निवेदन 
है कि आप जुआ खेलना छोड़ दे, मादक द्रव्योका उपयोग करना, तथा इसी प्रकारके 
अन्य व्यसनोको छोड दे। मुझपर विद्वास रखे कि जब हम ऐसा कर छेगे तब 
पृथ्वीकी कोई भी शक्ति हमारे मार्गकों अवरुद्ध नही कर सकेगी। 

आपका ध्यान हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा अहिसाकी ओर तो में खीचता ही रहता 
हूँ। मुझे आशा है कि ये बाते अब हम सबके निकट एक अठल सिद्धान्तके रूपमें 
मानी जाने लगी है। । 

हिन्दूका किसी मुसलछमानसे लड़ना और मुसलमानका किसी हिल्दूसे लड़ना 
स्वराज्यकी आशापर पानी फेरना है। हिन्दुओ और मुसहूमानोके बीच एकता स्थापित 
करनेका अर्थ है खिछाफत और पजाबपर किये गये अत्याचारोका प्रतिकार कराना। 

हमारे लिए तलवार उठानेका अर्थ है उसके द्वारा अपना ही सर्वनाश कर छेना। 
विरोधियों या अग्रेजोके खिछाफ हमारी जबानसे एक भी क्रोध-भरा शब्द न विकलते 


भाषण : एलौरमें ५२१ 


पाये। अग्रेजो या अपने देशवन्युओकी, जिनका मत हमारे मतसे नहीं मिलता, आलो- 
चना करना आवध्यक नहीं है, क्योकि सबसे अच्छी और सबसे सच्ची-खरी आलोचना 
तो अपने विश्वासके अनुसार जीवन-यापन करना है। 

हमें अपना ध्यान तीन वातोपर केन्द्रीभूत करना चाहिए जिन्हे कार्ग्रेस-समितिने 
हमारे सामने रखा है। आपने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको राजघानीमें! निमन्न्रित 
किया है। आपने उसके सदस्योके प्रति अपना अगाघ प्रेम प्रदर्शित किया है। आपने 
स्वेच्छया ऐसा समारोह भायोजित किया है मानों कोई घामिक त्यौहार मनाया जा 
रहा हो या काग्रेसका कोई अधिवेणगन हो रहा हो। श्री सी० आर० दासके दाब्दोमें 
जन, घन और संघर्ष चलानेके शस्त्रोकी माँग वेजवाडेंसे ही प्रारम्भ की गई थी। औौर 
में आज्ञा करता हूँ आप इस जुएको अपने कंधोपर उठायेंगे और निरन्तर योग देते 
रहेगे ताकि हरएक भाई-बहनका नाम काग्रेसकी पजिकामे चढ़ जाये। 

मुझे आशा है कि तीस जूनके आनेके बहुत पहले ही आप अपना भाग एकत्र 
कर लेगे और उक्त तारीखके बहुत पहले ही इस आन्ध्र देशके प्रत्येक घरमे चरखा 
चलाया जाने छंगेगा। 

मुझे आशा है कि तीन मासकी अवधिमे अपनेकों इस देशकी सन्तान कहनेका 
दम भरनेवाला एक भी व्यक्ति ऐसा न रहेगा जिसके तनपर विदेशी वस्त्र होगा। 
आपके उत्साह और श्रद्धाने मुझे दक्षिण आफ्रिकातक में अपने प्रति आकर्षित कर लिया 
था। प्रेरे सबसे अच्छे वन्दी-साथी तमिल और तेलुगू देशभाई थें। मैदानमे उतरनेवाले 
लोगोमे वे सबसे पहले थे और वे लगातार डठे रहे। कित्तु जिस शक्ति, श्रद्धा, 
विश्वास, सादगी तथा परिश्रमशीलताका परिचय आप दे रहे है उससे मुझे आइचये 
होता है। आपकी स्वाभाविक स्वतन्त्रताने और आपके स्वाभाविक आत्मसयमने मुझे 
विमोहित कर लिया है। आपमे इन सभी उत्कृष्ट गुणोके रहते हुए यदि हम इस वर्षकी 
अवधिमे स्वराज्य नही प्राप्त करते तो यह हमारे दुर्भाग्यके सिवा और कुछ नही होगा। 
निवेदन यही है कि आप अपने प्रत्येक कृत्यके सम्बन्धभे सजग रहें और उसकी जाँच 
स्वय करे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि आपमे मैने जो-कुछ देखा-पाया है उससे 
मुझे विश्वास हो गया है कि राम-राज्य स्थापित करनेकी सामथ्यं आपमे है। आपके 
चेहरे बताते है कि आप निष्कपट और उदार है। और मेरा यह कहना कि आान्ध्र 
देशकी वहनोने भी वही उदात्तभावना प्रदर्शित की है जो मैने महाराष्ट्रमे देखी है, 
उनके प्रति मेरा सर्वोच्च सम्मान प्रदर्शन है। 

आप लोगोने जिस प्रकारसे शुरुआत की है उसी प्रकार आप आगे भी बढ़े। 
जव काग्रेसके मन्त्री अपना छेखा-जोखा उपस्थित करेंगे तब नि'सन्देह उसमे आपका ताम 
सबसे ऊपर होगा। यदि एलौरमे कोई ऐसे वकील है जिन्होने अभीतक अपनी वकालत 
नही छोड़ी है तो मैं उनसे कहता हूँ कि वे अपने भाग्यकों भारतकी जनताके साथ जोड़ 
दें और मातृभूमिकी सेवा करनेका सुअवसर प्राप्त करे। 


१ वेनवाढ़ामें । 


५२२ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


ईश्वर आपको बल दे, आपको कष्ट-सहन करनेका साहस दे और आपको इस 
थोग्य बताये कि आप मातृभूमिके लिए हर प्रकारका बलिदान कर सके। 
अभी स्वयसेवक आपके पास आयेगे। मै आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप 
इस समय तिलक स्वराज्य निधिके लिए जो-कुछ दे सकते है, दे। यदि एलौरके छोग सब 
प्रकारके ऐशोआराम तथा आभूषणोका परित्याग कर दे तो आप देखेंगे कि आप धर्म- 
राज्यको इतने थोड़े समयमें स्थापित कर लेगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 
सभाकी व्यवस्था सावधानीके ताथ की गई, इसके लिए मैं ब्रापको धन्यवाद मौर 
बधाई देता हूँ। इस सुन्दर व्यवस्थाके कारण मुझे अधिक परेशानी नहीं हो पाई बौर 
मै इस भारी कार्यक्रमको पूरा करनेमे समर्थ हो पाया। मैने जो-कुछ कहा उसे पैयेके 
साथ सुननेके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ११-५-१९२१ 


२६४. पत्र: जी० ए० नटेसनकों 


बेजवादा 
४ अप्रैल, [१९२१ 


प्रिय श्री नटेसन, 
मै ८ तारीखको एक दिनके लिए मद्रास रहृगा ; फिर भी शायद आपके यहाँ ठहरता 
सम्भव न हो सके। मै यह भी नहीं चाहता कि सच्चे या तथाकथित सभी असहयोगियो- 
का आपके घर ताँता लगा रहे या वे आपके निवास-स्थानपर उन विषयोपर खुलकर 
बाते करके आपको परेशान करे, जिनके बारेमे आपकी नापसन्दगी उन्हे मालूम है। 
मुमकिन है वहाँ पहुँचनेपर में आपके घर न आ सकूँ, छेकिन मै इतनी आज्ञा तो करता 
ही हूँ कि मद्रासमे भेरे मेजवान मुझे जहाँ ठहरायेगे आप वही मुझे अपने दर्शन देने 
आयेंगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० २२३३) की फोटो-नकछसे। 


१. जैस्ता कि फमे उल्ठेख़ है १९२१ में गांयीजी ४ अपैल्को वेजवाढ़ा तथा ८ औ्कों महा पे। 


२६५. पत्र : मणिबहन पटेलको 


वेजवाडा 
मौनवार [४ अप्रैल, १९२१ | 
चि० मणि, 
इस समय सुबहके पाँच बजे है। मसूलीपट्टम ले जानेवाली मोटरका इन्तजार 
कर रहा हूँ। 


रातको एक बजे मै एलौरसे यहाँ आया। ये तीनो जगहे नकशेमे देख छेना। 

बाते ही तुम्हारा पत्र मिला और मैने पढा। 

डाक्टर कानूगानें' अच्छा काम किया है। डाह्माभाई' पिकेटिग करने जाता है, 
यह अच्छा है। उसे मेरी बधाई पहुँचा देना। 

चार घण्टे कातनेका नियम रखा, यह ठीक है। सृत मजबूत और एकसा 
निकालनेका प्रयत्न करना। यह भी देखना कि रोज कितना निकलता है। 

भेरा तो विद्वास दिन-दिन बढ़ता जा रहा है कि स्वराज्य सुतपर ही निर्भर है। 

मैं काममे व्यस्त रहा और भटकता रहा, इसलिए मैने पैंसिलसे लिखा। परल्तु 
पुम्हे तो स्याही भौर देशी कलमसे ही लिखनेका अभ्यास रखना चाहिए। 

बापूकी सेवा करना और तुम दोनों भाई-बहनोके बारेमे उनकी चित्ताकों कम 
करना। 

गुजराती विन-प्रतिदिन सुधारना। ध्यानपूर्वक “नवजीवन ' पढनेसे गुजराती सुधर 
सकती है। 

मैं मगलवार १२ तारीखको अहमदाबाद पहुंचूँगा | बापूको ख़बर देना और कहना 
कि मुझे आशा है कि इस बीच उन्होंने खूब रुपया जमाकर लिया होगा।' 


मोहनदासके आशीर्वाद 
चि० भणिवेत, 
दारा। वल्छभभाई, वार-एट-छॉ, 
भद्र, अहमदाबाद 
[गुजरातीसे | 
बायुता पत्रों: मणिबहेन पढेलते 


१. गाषीजों इस दिन एलौरसे वेजवाढ़ा पहुँचे भे । ६-४-१९२१ को थे मचूलीपद्म पहुँच गये थे । 


३. स्व० वहवन्तराप नरप्तिहछाल कानूगा; भदमदाबादके प्रतिद्ध छा और कांग्रेसी कारकर्त 
३. पद्भार वह्ठभभाई परेल्के पुत्र । 462 


हैं पम्मवतः तिछफ स्वराज्य क्रोपडे लिए | 


२६६. विचारसय जीवन 


मुझे अपनी यात्राके दौरान मीठे और कडबे, दोनों ही प्रकारके अनुभव होते 
रहते है। मध्यप्रान्तकी यात्रा मुझे लम्बे समयतक याद रहेगी। हम वर्घा १७ तारीखकी 
सुबह पहुंचे ये। उसी दिन मोटरसे आर्वी और आष्टी जाना था। रास्ता छूगभग ६० 
मीलका था। दोपहरके एक बजे निकलकर रातके दस बजे वापिस वर्धा पहुँचना था। 
लेकिन ईदवरके मतमे कुछ और था। रास्तेमे मोटर ख़राब हो गईं। आष्टी तो किसी 
तरह पहुँच गयें। वापसीमे दूसरी मोटर भी खराब हो गई और सो भी ऐसी जगह 
जहाँ कोई मदद नहीं मिल सकती थी। अन्तमें एक गाँवके समीप पहुँचे। वहाँसे बैल- 
गाड़ीमे जाना निदिचत हुआ। रातके एक बजे बैलगाड़ीकी यात्रा शुरू हुईं। मैं थका 
हुआ था। आँख़ोमें नीद भी भरी हुईं थी। मुझे क्या पड़ी थी जो मै यह देखता कि 
बैल कैसे हैं और बैलोकों हाँकनेवाला कैसा है? नींदमे केवल यही समझमे आा रहा 
था कि बैल घोडेकी चालसे चले जा रहे है। वबीच-बीचमे कम रफ्तारसे चलछने लगते 
थे लेकिन ज्यावातर तो दौडते ही जा रहे थे। बैल दौड़े, यह वात किसे अच्छी नहीं 
छगती। मैने सोचा, “ठीक है; हम जल्दी घर पहुँचेगे। इस तरफके बैठ अच्छे 
होगे | 

सुबह हुई और जब मै जागा तो मैने देखा कि बैछ हाँकनेवालेकी हँकनीमे आर 
लगी हुई है, वह उसे बैछोके पुद्ठोमे चुभोता है और इस तरह उन्हे दौड़ाता है। बैल 
बेचारे इस पीड़ाके कारण रास्तेमे पोकते चले जा रहे है। 

इस दृद्यकों देखकर मेरी जो दीन दक्ा हुई उसका अगर पाठक अन्दाज छगा 
सके तो लगा छे। मेरे मतमे उसी समय गाड़ीसे उतर जानेकी इच्छा हुई। मुझे लगा 
कि इससे तो मोटरकी यात्रा हजार गुना अच्छी है। फिर मैने सोचा कि मोटरके कार- 
खानेमे भी मोटर वनानेवाछ्े अग्रेज और अमेरिकी मजदूरोकी क्या हालत होती होगी, 
इसे कौन जानता है? कौन जाने मोटरकी अपेक्षा बैलगाड़ीमे बैठनेमे कम पाप हो 
सकता है! -- इस तरह मैं मन-ही-मन विचार करता जाता था और बैलोके कष्टको 
देखता जाता था। दो-एक मिनट तो मैने उसे सहन किया। बादमे बैलके मालिकसे 
उसकी हँकती माँगी। उसने हँकनी मुझे दे दी। 

वह समझ गया। वह मुझे पहचानता नहीं था। मुझे " बाबाजी ” के तामसे 
पुकारता था। “ महात्मा ” की अपेक्षा “ बाबाजी ” मुझे अधिक प्रिय छगगा । मेरी पोशाकसे 
उसने मुझे “बाबा” माना। “बाबाजी “की पोशाक पहनना आसान है। / बाबाजी 'के 
गुण प्राप्त करना मुश्किल है। तथापि हिल्दुस्तानके भोछे छोग तो पहरावेकी सादगीसे 
हमेशा भुलावेमे आते रहे है; और भाते रहेंगे। की 

मैने गराडीवानको हकडीकी मूठका इस्तेमाह करनेकी सलाह देकर हेंकनी उसे 
वापस दे दी और कहा कि वैलको दौद़ानेकी कोई जरूरत नहीं, अगर हम घठाभर 
देस्से भी पहुँचे तो कोई चिन्ता नहीं। मैने उससे आरको निकाल देनेकी विनती की। 


विचारमय जीवन ५२५ 


उसने वैसा करनेका वचत दिया। वह अपने बचनका पालन करेगा अथवा नहीं, यह 
एक जुदा सवाल है। 

इस घटनाका मेरे मनपर अच्छा असर नहीं हुआ। मैने देखा कि हमारा जीवन 
कितना विचारबून्य और दयाशूत्य है। हमारे प्रत्येक कृत्यमें विचार और दया होनी 
ही चाहिए। और मै स्पष्ट देख सका कि जहाँ दुर्बंखता, असहायता और मूकता अधिक 
है वहाँ तो और भी अधिक दया होती चाहिए। हम अपनी जातिपर -- मनुष्यजाति- 
पर--दया करते है, उसमे आदचयेकी कोई वात नहीं है। वह तो होनी ही चाहिए। 
लेकिन कंगाल और अकालसे पीड़ित मनुष्योकी अपेक्षा भी क्‍या पद्ु अधिक निराधार, 
दुःखी और मूक नहीं है? अकालपीड़ित लोग तो भूखसे व्याकुछ होकर हमारे विरुद्ध 
लड़ भी सकते है छेकिन बैल क्या करे ? वे तो न बोल सकते है और न विद्रोह 
कर सकते है। 

भुझे पाद्य-पुस्तकोमे पढ़ा हुआ पशु-सवाद याद आया । उसमे निहित रहस्य बिल- 
कुछ सच्चा प्रतीत हुआ। हमारा जीवन कितना विचारशून्य है? मैने विचार किया 
होता तो वैछोकी और हॉकनेवालेकी जाँच की होती और हकड़ीमे छगी हुईं आर 
यात्राके आरम्भमे ही अहूग करा दी होती। 

भ्रदि गाड़ीवानने विचार किया होता कि कोई उसकी पीठमे आर भोके तो 
उसे कसा रूगरेगा तो वह अपनी हँकनीमे आर कभी नहीं रखता, बैलकों मार-मार 
कर नही दौड़ता। 

मैं जैसे-जैसे विचार करता जाता हूँ वैसे-वैसे स्व॒राज्यकी शर्तें 'बढ़ती” जाती 
है। हमे आत्मशुद्धि करके स्वराज्य प्राप्त करना हो तो हम अपनी शुद्धिकी सीमा 
कहाँ बाँवेगे ? अपने भंगी भाईको अपने सग्रे भाईके समान मान छेनेंसे क्या हम उस 
सीमाको प्राप्त कर लेगे ? हमारे पद्मु भाई-बहनोका क्या होगा? उनके प्राणोमे और 
हमारे प्राणोमे कितना अन्तर होगा ? हम खाते, सोते और सुल्न-दु.खका अनुभव करते 
हैं सो वे भी करते है। हम बहुत हुआ तो उनके बड़े भाई हो सकते है। इससे ज्यादा 
और क्या हो प्कता है? 

हम दूसरोसे उनका कर्तव्य करनेकी वात कहते है; वे ऐसा नहीं करते तो 
चिढ़ जाते है; कहते है कि “डायरकों फाॉँसीपर चढ़ाबो।” हमारे विरुद् पशुकी 
फरियाद सुनतेवाला हमारे वारेमे क्या सोचता होगा? 

हम हिन्दू गोरक्षाको भ्राणरक्षाके समान मातनेवाले है, गायको वचानेके लिए 
मुसलमानके साथ बैर ठानते है, छेकिन हम ही वैलको आर चुभोकर चलाते है, 
बैलपर वहुत ज्यादा वोक्ष छादते है, उसे वहुत कम खानेकों देते है, फूँकाकी क्रियाके 
हाय खून निकलनेतक गायका दूध निकाछते है। मुसलमानसे गाय न मारतेके लिए 
कहनेका हमे क्या अधिकार है? मुसलमान गायको खुराकके छिए मारनेमे कोई पाप 
नही मानते। क्या हिन्दू यह कह सकते है कि वैको आर चुभोनेमे कोई पाप 
है? हम तो जान-वूम्कर पाप करते हैं। कहते हैं कि अनजानमे किये गये पापको नही 
ईदवर माफ कर देता है। अनजानमे हुए दोपोका ही प्रायरिचत्त होगा है। बल 
कर पाप करनेके वाद प्रायदिचत्त करनेसे क्या कोई शुद्धि भाप्त की जा सकती है? ूः 


५२६ सम्पूर्ण ग्राधी वाडूमय 

इसलिए विचार करे तो हम देखेंगे कि स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए हम कितनी 
भात्मशुद्धि करे, इसकी कोई सीमा नही है। शुद्धि जितनी जल्दी होगी स्वराज्य उतनी 
जल्दी मिलेगा। 

स्वराज्य अर्थात्‌ धर्म-राज्य। यदि ज्ञासनकी वर्तमान पद्धतिके स्थानपर हम ऐसी 
ही कोई दूसरी पद्धति दाखिल करे तो वह स्वराज्यमें नहीं खपेगी, उसके द्वारा 
लोककल्याण नहीं होगा। जिस तरह स्वराज्यकी प्राप्तिकी कुछ शर्तें है वैसे ही उसके 
कुछ लक्षण भी हैं। अपने नडियादके भाषणमें मैने स्वराज्यके छक्षणोका जिक्र किया 
था। किसी अन्य अवसरपर उनके सम्बन्धमे एक लेख लिखूंगा। 

इस बीच हमे इतना तो समझ ही लेता होगा कि हमारा आत्मशुद्धिका दावा 
अगर सही है तो हमें अपने व्यवहारको छगातार सुधारते जाना होगा। चीटीसे छेकर 
हाथीतक सबके हकोकी जाँच करके हमें उनके अधिकार उन्हे देना होगा। ऐसा 
करनेपर ससार बिता माँगे ही हमे हमारे अधिकार दे देगा; इस सम्बन्धमें किसीकों 
कोई भी सन्देह नहीं होना चाहिए। 

इस राज्यको, शासनकी इस नीतिको अगर हम राक्षसी राज्य और राक्षसी 
नीति माने तो हमें स्वयं ऐसी नीतिका परित्याग करना होगा। हमारे ऐसा करनेके साथ 
ही वह नीति स्वयमेव नष्ठ हो जायेगी। इसीसे मैं कह रहा हुँ कि हम सात महीनेमें 
स्वराज्य प्राप्त कर सकते है। क्योंकि जो करना है सो हमे ही करना है और वह 
काम मात्र विचार-परिवर्ततका ही है। हम अपने विचार बदर दे तो उनके अनुरूप 
अपने आचरणमे परिवर्तन करनेमे तनिक भी देर नहीं रंगेगी। 

मैं आज्ञा करता हूँ कि कोई पाठक ऐसा आरोप नहीं छगायेगा कि में दिन- 
प्रतिदिन स्वराज्यकी शर्तें बढ़ाता जाता हूँ। ज्ञानी पाठक समक्ष जायेगे कि मैं स्व॒राज्यकी 
शर्तोकों हल्का और आसान करता जाता हूँ। 

हमे इस राक्षस्री नीतिको या तो ज्यादा बडा राक्षस बनकर रोकना होगा अथवा 
उससे अलहूग रहकर, उसका सर्वथा त्याग करके उसे मिठाना होगा। पाप और अन्याय 
किसी भी समय अपने बलपर नहीं टिक सकते। उन्हें हमेशा सहारा चाहिए। इसीसे 
सब धर्मोकी यह शिक्षा है कि पापके साथ असहयोग करना परमधर्म है लेकिन यदि 
बेसा करके हमें पापतीतिकों दुर करना हो तो हमें चाहिए कि हम प्रत्येक क्षण विचार 
करके अपने जीवनकों पापसे बचाये। इस तरह पापनीति खुद-ब-खुद टूट जायेंगी। 

[गुजरातीसे ] 
नंवजीवन, ५-४-१९२१ 


२६७. अस्पृव्यताके सम्बन्धमें शंका 


अस्पृश्यताके बारेमे अनेक लोगोके मनमे अनेक प्रकारकी श्काएँ उठती है। कोई 
एक तरहसे तो कोई दूसरी तरहसे उसका पक्ष छेनेकी कोशिश करता है। प्रत्येक 
ऐसे रिवाजके वारेमे, जो जड़ पकड़ चुका हो, यही होता है! कोई भी रिवाज आसा- 
नीसे कभी नहीं मिटा, वह तभी मिटा है जब उसका [कड़ा ] विरोध किया गया है। 
हम देखते है कि शराव आदि पीनेकी कुटेवोका भी समर्थन किया जाता है। कितने 
ही ऐसे छोग पड़े है जो शराब पीनेको धर्मतक मानते हैं! फिर अस्पृबमताकी तो 
वात ही क्या? एक महानुभावने निम्नलिखित तीत प्रदनोका उत्तर देनेकों कहा हैः 


१, भगी और चमारका धन्पा ही मैला है और जिसने इस पघत्वेको अपना 
लिया है उसपर उसका इतना सूक्ष्म असर होता है कि भक्ते ही वह तित्य स्‍्तान 
करे तो भी वह साफ नहीं होता; उसके शरीरके कण-कणमे मैछा व्याप्त हो चुका 
होता है। इसलिए उसका स्पर्श सर्वथा वर्जित होना चाहिए। 

२. डाक्टर ज़ादि जो मैला काम करते है, भगीका धन्धा उस अर्थमे मैला नही 
है। डाक्टर मिरन्तर ऐसा काम नहीं करते और करते है तो वैसा काम करनेके बाद 
साफ हो जाते हैँ। 

३ ढेंढ़-भगी जबतक अपने धत्धेका सर्वथा त्याग नहीं कर देते तबतक उनको 
कदापि स्पर्श नहीं किया जा सकता। 

उपर्युक्त दलीले कुछ नये प्रकारकी है। एक पक्ष यह कहता है कि अगर 
/ अस्पृश्य ” नहाने-धोने छगे तो फिर कुछ कहनेकों नहीं रह जाता। किन्तु यहाँ 
कहना यह है कि भगीके शरीरमे ही मैंल घर कर गया है; इससे हम उसे चाहे 
कितना ही क्यों न धोये वह अस्पृर्य ही बना रहेगा। 

दोनों पक्षोकी भूलको कमसे-कम मैं तो स्पष्ट देख पाता हूँ। हमे भंगी आदिको 
ने छूनेकी आदत पड़ी हुईं है। इसके अतिरिक्त उसे धर्मंका स्वरूप प्रदान कर बिया 
गया है। इसलिए अब उन्हें छुनेकी इच्छा ही नहीं होती। इसलिए हमें हर तरहसे 
अपनी आदतका समर्थन करना भाता है। मेरी अल्प बुद्धिके अनुसार तो भगीपर जो मैल 
चढता है वह शारीरिक है और उसे आसानीसे दूर किया जा सकता है। छेकिन जिन- 
पर असत्य, पासण्ड इत्यादिका मैल चढ़ा हुआ होता है वह बहुत सूक्ष्म होता है और 
उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि किसीको अस्पृश््य माना जा सकता 
हो तो अस॒त्य और पासण्डसे भरे हुए छोगोको ही। लेकिन उन्हे बस्पृश्य कहनेकी हम 
छोगोकी हिम्मत नही होती क्योकि कम या अधिक ऐसा मैक हम सभीमे है। हम यदि 
वेसा करने बैठे तो वह ससारके काजी वननेके समान होगा। और हम स्वय अस्पश्य 
वन जायेंगे। इस सच्ची मलिनतासे छुटकारा पानेके लिए हमारे पास धीरज और आन्त- 
रिक स्वच्छताके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। छेकिन भगीकी मलिनता उसके 


£, ५२८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


दरीरमें ऐसी(/ व्याप्त नही होती, इतना ही तहीं बल्कि उसका उपाय भी आसान है। 
उन्हे अगर हम अपना बना ले तो वे अवदय साफ रहने छगे। 

डाक्टरका घन्धा निरन्तर मै साफ करनेका ही है। उन्हें अगर चौबीस घंटे 
चीर-फाड़का काम मिले तो वे उसे करनेसे इनकार वही करेगे! इसके मतिरिकत वे 
भी अपनी आजीविका अजित करनेके लिए ही मैल साफ करनेका अपना धन्धा करते 
है। तथापि उस कार्यकों हम परोपकारपूर्ण गिनते हैं और डाक्टरको सम्मान देते है। 
भेरी दल्लील यह है कि डाक्टरका धन्धा सिर्फ रोगीके लिए उपकारक है, छेकिन 
भगीका धन्धा समस्त ससारके छिए उपकारक होनेके कारण डाब्टरके धन्धेकी अपेक्षा 
अधिक आवश्यक और पवित्र है। डाक्टर अपने धत्वेकों छोड दे तो केवल रोगियोका 
ही नाश होगा लेकिन यदि भगीका धन्धा बन्द हो जाये तो जगत्‌का नाक्ष हो जाये। 
इसलिए इस कथनमे कुछ भी अनुचित नही कि ऐसा आवश्यक कार्य करनेवाले व्यवितको 
अपविन्र मानने और उसका परित्याग करनेमे घोर पाप है। 

भगी-चमारसे उसका धन्धा छुड़वानेकी कोशिश करना तो मैं जगत॒के लिए बहुत 
हानिप्रद कार्ये समझता हूँ। 

हमारे पास एक ही उपाय है। जैसे डाक्टरके धन्धेको हमने पवित्र मान लिया 
है वैसे ही भगी-चमारके धन्धेको भी पवित्र मानें। हम उन्हे स्वच्छ रहनेके लिए प्रेरित 
करे, उन्हे अपनेसे दूर करनेकी वजाय उन्हे अपने समीप लाये और उनकी सेवा करे। 
हम अपने पाखानोको साफ रखनेकी आदत डाढ़े और जरूरत जान पढे तो उसे स्वय 
साफ करनेके लिए तैयार रहे और साफ करना सीखें। जब हम भंगीके धन्वेकी 
पवित्रत्ञाको समझने छगेगे तव हमारे पास़ाने, जो आजू मरक-कुण्डके समान है, हमारी 
रसोई अथवा हमारी बैठकके समान स्वच्छ होगे। मेरी दुढ मान्यता है कि भंगीकों 
और उसके धन्धेको तुच्छ मानकर हमने अनेक रोगोको स्थान दिया है। ब्राह्मणोके 
घरोको मैने भगीके घरोकी अपेक्षा अधिक गन्दा पाया है। भगीके घरके पास पाखाना 
नही होता इसीसे वह स्वच्छ लगता है। हमारे पाखानोकी गन्दगीसे और हमारी तत्स- 
भ्वन्धी बुरी आदतोके कारण प्लेग, हैजा आदि रोग तुरन्त ही फैल जाते है, ऐसी अनेक 
विद्वान्‌ डाबटरोकी मान्यता है। मुझे तो इस बातका विद्योष रूपसे अनुभव हुआ है। 
अपने पाखानोको हम ऐसी हालतमे रख सकते है जिससे उन्हे साफ करनेमें तनिक भी 
घिन नहीं आये और जब उनमे प्रवेश करे तब वे हमे स्वच्छ और दुर्गव-रहित लगे। 
अस्पृश्यताके पापके कारण ही हम साम्राज्यके अस्पृष्य, साम्राज्यके भंगी बन गये है। 
इतना ही नहीं, बल्कि उस पापके कारण हम रोगी भी बन गये है और हमारे शरीर 
निस्तेज और दुर्बल हो गये है। पाखाना आदिसे सम्बन्धित हमारी आदतोके कारण 
हवापर कितना खराब असर होता है और खराब हवाका असर शरीरपर कितना 
खराब होता है इसका हमें खयारू ही नहीं है। फुरसत मिलतेपर मैं इस विषयका 
विस्तृत विवेचन करना चाहता हूँ। 

मुझे मल्निताके प्रति मोह नहीं है और न भगीके प्रति। मुझे अतिशयोव्तिकी 
आदत नही है। मै हिन्दू-शास्त्रोको माननेवाल्ा हूँ, हिल्दूधमंका अभिमानी हूँ। मेरा सल 
मुझे निर्मोह रखता है और शास्त्रके नामपर चलनेवाली सब वस्तुओंको आँखें भूंदकर 


टिप्पणियाँ ५२९ 


स्वीकार कर लेनेसे वचाता है। मैं नम्न भावसे जैसे-जैसे विचार करता हूँ वैसे-वैसे मुझे 
लगता है कि साम्राज्यनें जैसी डायरणाही चलाई हे वैसी ही डायरगाही हिन्दूवमंके 
तामपर हिन्दुओने भगी आदि जातियोपर चलाई है। साम्राज्यकी डायरमाहीकों में 
शैतानियत कहता हूँ। अस्पृष्यताको भी मै उतनी ही भयकर श्नैतानियत मानता हूँ। 
मैं हिन्दू-धर्मको उस दोपसे मुक्त करनेके लिए जी-जानसे प्रयत्त कर रहा हूँ और 
ईदवरसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह मुझे उसके लिए और अधिक कठिन तपश्चर्याके 
योग्य वनाये। 


[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ५-४-१९२१ 
२६८. दिप्पणियाँ 
सफेदर्मे काला 


स्वदेशी आन्दोलनका लाभ उठाकर कितने ही छोग कैसी वेईमानी कर रहे है 
इसका उदाहरण देकर एक मित्र लिखते है. 


में तो वेशमें पहले ईमानदारी और बादमें स्वदेशीके प्रचार॒की इच्छा 
करता हूँ। 

यह विचार निर्मल है लेकित उसमे एकान्तवाद है। जैन-दर्शनसे मैंने अनेक जानते 

योग्य बाते सीसी हैं। उनमे से एक अनेकान्तवाद है। “ एकान्त ” दृष्टिसि देखी हुई 
एक भी वात सही नहीं होती। प्रत्येक वस्तुके दो पक्ष होते है। “ मैं तो पहले ईमान- 
दारी चाहता हूँ” इसमे एकान्तवाद आ जाता है। यह वात हमेशा स्पृहणीय है। छेकित 
जवतक लोगोमे ईमानदारी नहीं आ जाती तबतक स्वदेशीके प्रचारकों रोक दिया जाये 
“ऐसा सोचनेसे तो स्वदेशी और ईमानदारी दोनोको ही खोनेका अवसर भा जायेगा। 
सत्य अथवा ऐसे ही अन्य गुणोका विकास मनुष्यमे अपने-आप नहीं होता, कुछ-त-कुछ 
काम करनेके साथ-साथ ही होता है। हिन्दुस्तान लायक बनेगा तभी वह स्वराज्यका 
उपभोग कर सकेगा, ऐसा कहकर राज्यकर्त्तागण आजतक स्व॒राज्यकों रोके रहे और 
हमने उन्हे ऐसा करते दिया। हिन्दुस्तान तो स्वराज्यके लिए कवका छायक है। हिन्दु- 
स्तानमे पूर्णता होती तो वह गुछाम न होता, छेकिन स्वराज्यकी योग्यता तो स्वराज्यका 
उपभोग करते हुए ही आती है। इसी तरह स्वदेशीका प्रचार करनेसे ही छोगोमे ईमान- 
दारीकी भावना आयेगी । स्वदेशी ईमानदारीके बिना नहीं चल सकती, यह विचार 
शुद्ध है और अनेकान्तवादका विरोधी नही है। ऐसा माननेसे दोनो वस्तुएँ साथ-साथ 
हक सकती हैं। ईमानदारीके विना एक भी वस्तु नहीं चल सकती, ऐसा दृढ़ विश्वास 
रखनेसे उस गुणका और भी विकास किया जा सकता है और साथ ही किसी भी 
बच्छी प्रवृत्तिको चढानेगे क्षोम भी नही होगा। मेरी मान्यता तो ऐसी है कि यदि 
हमने मोहमें फेंसकर स्वदेजीका त्याग न किया होता तो आज हम जिस हालतमें है, 

१९-३४ 


५३० सप्पूर्ण गाधी वाहइमय 


जो असत्य हममें घर कर गया है, वैसा कभी न होता। मेरा यह विश्वास है कि 
स्वदेशीका प्रचार सत्यका, स्वधर्मका और स्वराज्यका प्रचार है। अतएव स्वदेशीमे श्रद्धा 
रखनेवालोको भेरी सलाह है कि वे देशकी वर्तमान शिथिल्‍ततासे निराश न हो तथा 
स्वदेशीका प्रचार लगातार करते ही रहे। हम स्वदेशीका प्रचार करनेंसे, चरखेको 
[अपने घरोमें] दाखिल करनेसे, खादी पहनने-पहनानेसे छोगोके सामने सत्यका पदार्थ- 
पाठ प्रस्तुत करते है। 
बेईमानी 

उक्त मित्रने खादीके व्यापार और चरखेमें चल रही घोखाघडीके सम्बन्धमें उदा- 
हरण पेश किये है। वे लिखते हैँ कि खादी वेचनेवाले या तो मिलसे कते सूतकी 
खादीको हाथके कते सूतकी कह कर बेचते हैं अथवा असली खादीपर भारी मुनाफा 
लेते है। और चरखा वेचनेवाले, चाहे जैसा चरखा हो, मनमाने भावपर बेचते है। 
मुझे भी इन दोनो दोषोका अनुभव हो रहा है। प्रत्येक प्रवृत्तिमे धूर्त छोग होते ही है। 
उन्हे पराजित करनेमे ही नई प्रवृत्तिके प्रवर्तकोकी कार्यदक्षताकी कसौटी होती है और 
उसीपर उसकी सफलता निर्भर करती है। ख़ादीके ज्यादा दाम छिये जाते है, यह बात 
अधिक कालतक नहीं चछू सकती क्योकि जैसे-जैसे खादीका उत्पादन बढ़ता जायेगा 
वैसे-वैसे उसके बेचनेवाले प्रतिस्पर्धा करके उसके दाम कम करेगे । झूठी ख़ादीकी विक्रीको 
खतम करना जरूर मुश्किल है। शुद्ध ख़ादीकी जाँच हो सके मैं इसका प्रयत्न कर 
रहा हैं; जाँच करनेके साधनोकी तलाश कर रहा हूँ। जाँच करनेवाले व्यक्तियोका 
भी आसानीसे मिलना मुश्किल है क्योकि हाथके कते सूृतके वुने जानेके वाद उसकी परख 
करना कोई सरकू काम नहीं है। इस वीच सबको उसी जगहसे खादी खरीदनेका 
निदचय करना चाहिए जिसपर उन्हें भरोसा हो। ऐसा करनेपर भी अगर वे धोखा 
खा जायें तो इसमें धोखा देनेवालेको पाप लगेगा, धोखा खानेवाढेको तहीं। इस घोखा- 
घड़ीके बावजूद, देशको यह लाभ तो होग्रा ही कि लोगोगे ख़ादीके प्रति प्रेमभाव 
बढ़ेगा, 8280 शिझ्क नहीं रहेगी और वह सभ्य पोशाक मानी जायेगी । 


चरसेकी परत 


खराब चरखे बेचे जाते है, यह जरूर डरकी बात है। यदि जिसपर काता न 
जा सके या बहुत कम काता जा सके अथवा जो तुरन्त टूट जाये ऐसा चरला बेचा 
जाये तो छोगोमे चरखेके प्रति अरुचिकी भावनाका प्रसार होनेकी बहुत सम्भावना है। 
लेकिन मुझे उम्मीद है कि थोड़े ही भर्सेमे इसका उपाय हो जायेगा। चरजेके बारेमें 
प्रयोग चछ रहे है। जैसे-जैसे चरखा जाननेवाले छोग बढ़ते जायेगे वैसे-वैसे खराब 
चरखोका बेचा जाना बन्द हो जायेगा। सोनेकी कसौटीके लिए जैसे बम्बईमें “ धर्म- 
काँठा” है वैसे ही चरखेके लिए भी कोई कसौटी निर्धारित करनेका विचार में कर 
रहा हूँ। हर अच्छी वस्तुका प्रचार इसी तरह बढ़ता है। जिस तरह ढाइपराइटर, 
सिलाईकी मशीन आदिके बारेमे हम जान सकते है कि वह अच्छी है या नहीं उत्ती 
तरह चरखेके सम्बन्धे भी हम थोड़े समयमे जान सकेगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। 


टिप्पणियाँ ५३१ 


चरखेके प्रति छोगोके दिलोमे इतना विश्वास बढ़ता जाता है, उसे देखते हुए मुझे 
लगता है कि थोड़े समयमे ही हम हिन्दुस्तानके वाजारोमे अच्छे, मजबूत भौर सस्ते 
चरखे देखने लगेंगे। इस वीच जहाँ-जहाँ चरखेकी प्रवृत्ति चल रही है, वहां-वहाँ कार्ये- 
वाहक अच्छे और बुरे चरखोमे भेद करना सीख ले तो ज्यादा अच्छा होगा। जाँचके 
कुछ सामात्य उपाय तो में यही छिखे देता हूँ: 

१. चरखेका चक्र विना आवाजके और विना रुके चलना चाहिए। 

२. चरखेका प्रत्येक भाग मजबूतीसे विठाया हुआ होना चाहिए। 

३. चक्र चलानेका हत्या ऐसा न. हो कि अपनी जगहसे फिसल जाये। 

४. चरखेका तकुआ विता आवाजके फिरना चाहिए और उसके लिए चमरल 
मूंजका अथवा चमड़ेका बना हुआ होता चाहिए। 

५. अच्छे चरखेपर एक अच्छे सूत कातनेवालेके हाथो एक घढटेमें ढाई तोला 
सूत निककना चाहिए। जो चरखा अन्तिम श्षर्तको पूरा न करे अर्थात्‌ एक घंदेमे ढाई 
तोछा सूत ने निकाछे, उसे पास नहीं किया जाना चाहिए। 

बढ़ई स्वयंसेवक 

हममे सिर्फ विद्याथियोकों ही स्वयसेवक बनानेकी रूढ़ि पड़ गई है। उसके बदले 
समस्त अच्छे युवकोकों स्वयंसेवक सण्डलमें शामित्ष करनेका रिवाज डालनेकी जरूरत 
है, ऐसा मैं पहले ही लिख गया हूँ। यदि हम राष्ट्रीय प्रवृत्तियोकों बढ़े पैमानेपर 
चलाना चाहते हो तो हमे अनेक कारीगरोकों भी इनमे शामिल करना चाहिए। बढ़ई, 
लृहार आदि जब लोकहितके लिए काम करने छुगेगे तब हम सस्ते और अच्छे चरखे 
भी तैयार कर सकेगे। आज तो हमारी ऐसी दक्शा है कि हम कातनेके लिए तैयार 
भी हो जाये तो समयपर अच्छे चरखे बनाकर देनेवाले बढ़ई हमे नहीं मिलृते। बढुई ' 
मिलते है तो तकुआ वनानेवाढे लुहार नहीं मिलते। लुहार और बढ़ई मिलते हैँ 
तो ईमानदार और स्वदेशप्रेमी धुनिये नही मिछते। छेकिन यदि हमारे पास स्वराज्य- 
के लिए काम करनेवाले लहार, बढ़ई और धुतियोके मण्डल हो तो हम जनताकों 
बहुत आगे छे जा सकते है। यह काम कितना आसान है सो एक बढ़ई भाईके पत्नसे 
स्पष्ट हो जाता है। वे लिखते हैं: 

स्वामोनारायण सन्दिरका भिर्माण-कार्य मुफ्त किये जानेके बारेमें आपने 
अपने लेखमें जो लिखा है वह सही है। स्वराज्य-मन्दिरके निर्माण-कार्यमें जिन 
क्ारीगरोकी जरूरत पड़े वह हम लोगोंकी ओरसे पुरी को जानो चाहिए। 
उसके लिए अथवा बड़े स्कूलोंका निर्माण करनेक्षे लिए कितने बद॒इयोंकी जरुरत 
हि इसका एक अन्दाजा छा हेंगे और अपनी विरादरीकी एक सभा 

करके सारा काम्त आपसे वाँट लेंगे। महीने-महीनेको * 

बे कि कला शेर मर बस पर इप ली 


१. देखिए “ चरसेक्ा भान्दोल्न ”, ६-१-१९२१ | 


५३९ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


यह पत्र लिखनेवाले मिस्त्री-जैसे अन्य अनेक कारीगर भाई हिन्दुस्तानमें अवश्य 
. होगे। हम उन्हें स्वदेशके कार्यमें छगाये तो आसानीसे छगा सकते है और स्वराज्य- 
मन्दिरका निर्माण करनेवाल़े कारीगरोके मण्डल जगह-जगहपर स्थापित हो सकते है। 
[ गुजरातीसे | 
नंवजीवन, ५-४-१९२१ 


२६९. भाषण : मसूलीपटूमकी सार्वजनिक सभामे 
५ अप्रैल, १९२१ 


हिन्दू और मुस्ततमान भाइयों और वहनो, 

आपकी नगरपालिकाने मुझे जो मानपत्र दिया तथा उसमे मेरे लिए जो भावनाएँ 
व्यकतत की गईं उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह मेरे लिए बड़ी भ्रसच्नता 
तथा आनन्‍्दकी वात है कि मैं वह काम कर सका जिसे पूरा करनेंकी बात मैने सोची 
थी। मैने अपने कुछ दोस्तोको यह वचन दिया था कि मै आन्ध्र जातीय कछाशाल्ा 
देखनेके छिए मसूलीपट्टरम यथासम्भव शीघ्र आऊँंगा। यद्यपि मैं बेजवाड़ासे दो वार 
गुजरा, फिर भी किसी-न-किसी कारणसे मसूलीपट्टम आनेमे असमर्थ रहा हैँ। यह 
अवसर टलता रहा। विलम्ब ही से सही मुझे यहाँ आनेकी बहुत प्रसन्नता है। विलम्ब 
इसलिए कहता हूँ कि मैने मसूलीपट्टममे राष्ट्रीय शरस्थाकों देखनेका पहलेपहल विचार 
उस समय किया था जब असहयोग आन्दोछनका अस्तित्व ही नहीं था। मैने इस 
महान्‌ शिक्षा-सस्थाकी पवित्र भूमिमे शान्तिपुर्णं और पवित्र ऐसे दो दिन विताये है 
जिनकी स्मृति मुझे सदैव वनी रहेगी। मैं यहाँ यह कहनेके लिए खड़ा हुआ हूँ कि मैने 
इत दो सौभाग्यपूर्ण दिनोमें जो-कुछ देखा है उसके आधारपर यह कहा जा सकता है 
कि सस्थाके बारेमे मैने जितनी आगा की थी वह उससे कही ज्यादा सिद्ध हुई है। 
इस स्थलके कण-कणमे मुझे अनुशासन, सगठन-शक्ति और त्याग दिखाई पड़ रहा है। 
भारतीय होनेके नाते मैं अपनेको गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। मुझे आशा है कि 
आन्श्र प्रदेशके सभी निवासी इस महान्‌ प्रान्तके निवासी होनेके नाते इसपर उतना ही 
गे करते होगे। मेरी समझमे मसूछीपट्टमके आप नागरिकगण अपने बीच एक ऐसी 
सस्थाका होना बहुत बडी चीज समझते होगे, जिसका प्रबन्ध त्यागकी भावनासे भरे हुए 
मनुष्योके हाथोमे है। मैं आसानीसे किसी भी सस्थाकी प्रक्षसा नहीं करता । लेकिन इत 
दो दिनोके अन्दर मेरे दिलमे जो भावनाएँ उत्पन्न हुई है, उन्हे मैं आपके सम्मुख व्यक्त न 
करता तो यह अपने तथा आप छोगोके प्रति मिथ्याचार ठहरता। इसलिए मैं आपसे 
कहता हूँ कि उस सस्थाकों आप अपनी चीज समझकर जहाँ उसे कमजोर पाये वहाँ 
उसे मजबूत करे। जहाँ छगे कि गुंजाइदा है, वहाँ उसे और पूर्णंतर बनाये। इसे अपना 


१, आत्म राष्ट्रीय काढेण । 


भाषण : मसूछीपद्रमकी सावेजनिक सभामें ५३३ 


ध्येय ही माने और अपने ध्येयोको पूर्ण बनानेके लिए इसे पृर्णता प्रदान करे। मुझे यह 
जानकर आइचर्य तथा दुख हुआ कि आपके नगरकी दो बडी शिक्षा-सस्थाओसे एकने 
भी इस विश्ञाल विद्याल्यका समर्थन नहीं किया। मैने आशा की थी कि असहयोग 
आत्दोलनके फलस्वरूप मसूलीपट्रम हाईस्कूल तथा काछेजके विद्यार्थी अपने स्कूछोंसे उसी 
तरह ऊव उठे होगे तथा निराश हो गये होगे जैसे समस्त भारतके विद्यार्थी इस सर- 
कारकी उत्तछायामें पलनेवाढ्ी सस्थाओसे हो गये है। मैने ऐसी आद्या की थी कि 
कमसे-कम इस प्रकारके विद्यार्थी तो इस विद्यालयमे पहुंचेगे ही। अन्य स्थानोमे मुझसे 
विद्याथियोने पूछा है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्योकि राष्ट्रीय संस्याये है ही 
नहीं। मसूलीपट्ममके विद्याथियोके लिए इस प्रकारका कोई भी बहाना नही है, क्योकि 
उनके बीच एक ऐसा विद्यालय ऊूगभग १५ सालसे काम कर रहा है। यदि आप 
बहादुर विद्यार्थी है तो मेरी वात जरूर मानेगे। आप लोगोको इस स्कूलमे दाखिल 
हो जाना चाहिए और इस विद्याल्यके विद्यार्थी होनेकी हैसियतसे यदि आप इसमे कोई 
ऐसी कमी देखे जिसके कारण आपके मस्तिष्क और हृदयकी भूल नहीं मिट सकती 
तो आप अपने शिक्षकोसे उप्त कमीको दर करनेका अनुरोध करे। 
करू पुनीत राष्ट्रीय सप्ताह प्रारम्भ हो रहा है। ६ अप्रैठ, १९१९ के दिन भारत 
जागा था। ६ अप्रैठ, १९१९ ने एक जगे हुए भारतको देखा था। उस्त दिन हिन्दू और 
मुसलमान दोनो ही जातियोने एकताकी वास्तविक इच्छा प्रदर्शित की थी। उसी दिन 
सच्ची स्वदेशीकी भावना भी जगी थी। उसी महात्‌ दिवसके ठीक सात दिन पदचातू 
भर्थात्‌ १३ अप्रैलको वह खूनी रविवार आया जिसमे जलियाँवाछा बागमे रूगभग 
१,५०० निर्दोष व्यक्तियोकी हत्या कर दी गई और फिर हत्यारोने घायछोकी जरा भी 
चिन्ता नहीं की। मेरे आसपास बैठे हुए आप सभी विद्याधियों, वकीलों तथा स्थियोसे 
में यह कहता हूँ कि वे जलियाँवाला बागमे एक असहाय, एकाकी, बहादुर, शरीफ और 
कुछीन उस महिला रतनदेदीकी कल्पना करे जो अपने मृत पतिकी छाशपर रो रही 
है और निढर होकर जनरल डायरके हुक्मोका उल्लघन करती हुई अपने प्राणपतिका 
शीक्ष अपनी गोदमे रखे हुए है। रतनदेवी आप छोगोकी बहन थी भौर भेरी भी। 
सोचिए कि जलियाँवाले वागके उस्त वीरान मैदानमे यदि आप रतनदेवीकी जगह 
होते तो आपको कैसा रूगता। मै नहीं चाहता कि आप छोगोके मनमे अग्रेजोके प्रति 
क्रोध भडके, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूँ कि आप छोग गहराईसे विचार अवश्य 
करे | हमने इस पवित्र स॒प्ताहका प्रारम्भ और समाप्ति ब्रत, प्रार्थना तथा हड़तालसे 
करना तथ किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप छोग मसूलीपदुमके नागरिक कल 
निराहार रहेगे, प्रार्थना करेगे तथा हड़ताकू मतायेंगे। उपवास हमारी बहुत प्राचीन 
पद्धति है। जब हम अपने भीतर कुछ अपवित्रता था कछश पाते है तब उपवास करते 
है। हम अपने पिछले पापोके प्रायक्चित्तस्वरूप भी उपवास करते है तथा परमात्मासे 
भ्ाथेना करते है कि वह हमे शक्ति प्रदान करे और हमारे पापोको क्षमा करे। प्रार्थ- 
ताके वाद हम अपने जीवनका एक नया पृष्ठ आरम्भ करते है। इसलिए मै 
करता हैँ कि आपमे से है है आशा 
बुखेगो पे बे हरएक जो यहाँ उपस्थित है, इन दो जरूरी बातोको नही 
भूः कछ और भागे सप्ताह-भर हड़तालको एक घामिक कृत्य मानूँगा। इसका 


५३४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तातये राजनैतिक प्रदर्शनकी अभिव्यक्ति न समझा जाये, बल्कि यह माना जाये कि 
भारत आत्म-ज्ञानके अनुसन्धानका संकल्प कर चुका है। मैं आप छोगोसे कल और पूरे 
सप्ताह-मर यह कहता रहूँगा कि ईर्ष्या और वैमनस्यका प्रत्येक विचार, सरकारके किसी 
भी सदस्यके विरुद्ध, चाहे बहू भग्रेज हो अथवा भारतीय, अपने दिलोंसे मिकारू दिया 
जाये। 

डर, जो हमारे अन्दर भरा हुआ है, पहला पाप है। हम अग्रेजोसे डरते है, हम 
जापानियोसे डरते हैं तथा परमात्माके सिवाय प्रत्येकसे डरते है। विश्वास कीजिए कि 
केवल ऐसा ही भनुष्य, जो परमात्मा और स्वय अपनेमें विश्वास नही रखता, मनुष्य- 
से डरता है। दूसरा बड़ा पाप जो भारतके खिलाफ, मानवसमाजके खिछाफ तथा पर- 
मात्माके खिलाफ किया गया है वह है चरखेका विनाश। मै चाहता हूँ कि सारे देशकों 
इस बातका विश्वास दिला पाता कि हमारे इसी बड़े पापके कारण जिसे मै राष्ट्रीय 
पाप कहता हूँ, भारत पदच्युत हुआ और एक गुह्ाम राष्ट्र ववा। हम इसका, कमसे- 
कम, प्रायहिचत्त यही कर सकते है कि हम विलायती कपड़ेका एक घागा भी उपयोगमें 
न लायें। इसलिए मैं मसूलीपट्टमक़े प्रत्येक नर-नारीसे कहता हूँ कि वह कलूसे विछायती 
वस्त्र न पहतनेका दृढ़ संकल्प कर छे और कैवल अपने द्वारा तैयार किया गया कपड़ा 
पहने; दूसरोके द्वारा तैयार किया गया कपडा न पहने। हमारा तीसरा पाप हमारी 
स्वार्थपरता है। हम केवल अपने ही बारेमें सतोचते-विचारते हैं, देशके वारेमें नहीं। 
हम अपने परिवारसे आगे बढ़कर बहुत हुआ तो गाँव या नगर तक ही पहुँच पाये 
हैं। हम केवल अपने ही लिए जीता छोड़ दें; भारतके लिए जीना आरम्भ कर दे। 
हिन्दुओं तथा मुसछमानोके बीच फूट हमारा चौथा पाप है। हमने अपनी सीमा हिमालय 
से लेकर रामेश्वरतक और बंगालसे सिन्धतक मान रखी है। हिन्दू-मुस्छिम एकता एक 
निविवाद तथ्य है। इसलिए अभी हमें जिस कार्यक्रपर अपनी शक्तियाँ केद्रीभूत 
करती है वह चरखा ही है। में अब आप लोगोसे उन बातोंपर विचार करनेके लिए 
कहेँगा जिनपर विचार करनेके लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने कहा है-- तिलक 
स्वराज्य कोषके लिए एक करोड रुपये इकट्ठा करना। आन्ध्र प्रदेशके हिस्सेमे सात छाख 
रुपये आते है। मैं आशा करता हूँ कि मसूलीपट्रमके पुरुष तथा स्त्रियाँ इस कोषके लिए 
यथासम्मव अधिकसे-अधिक घधन्र प्रदान करेगे। अभी कुछ देरमे स्वयंसेवक लोग आपके 
पास पहुंचेगे। मसूलीपट्टमकी कई बहने मेरे पास आ चुकी है तथा आभूषण और 
घन भेंट कर चुकी है। मुझे आज्ा है कि मसुलीपट्टमका चन्दा अन्य स्थानोसे कम 
न होगा । 

[ अंग्रेजीसे ] 
हिन्द, ८->४-१९२१ 


२७०. टिप्पणियाँ 
दक्षिण आफिकाम्में भारतीय 


सर बेंजामिन रॉबरटंसनके मिश्वनके बावजूद, दक्षिण आफ्रिकी आयोगने' प्रतिकूल 
तिर्णय दे दिया है। जैसा कि लॉड मॉलने' बहुधा कहा है, इस प्रकारके आयोग कोई 
उपयोगी हेतु सिद्ध नही करते। वे झूठी आशामोंको जन्म देते है, और वे कुछ समयके लिए 
जनताका ध्यान उन विषयोसे ही हटा देते हैँ जिनपर विचार करनेके लिए उनकी 
नियुक्ति की जाती है। वे समय दे देते है कि आवेश ठडा पड़ जाये; किन्तु न्याय वे क्वचित्‌ 
ही करते है। वस्तुतः आयोग शुद्ध न्यायसे मुँह चुरानेंके लिए प्रसिद्ध है। वे समझौता करते 
है; या समझौतेका प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। किन्तु दक्षिण आक्रिकी आयोगने न तो 
समझौतेका कोई प्रस्ताव किया, न समझौता किया। उसने व्यापारके मामछेमे भार- 
तीयोको उनके गोरे प्रतिदृच्द्रयोके हाथों सौप दिया है। जैसा कि श्री सी० एफ० 
एन्ड्रचूज बहुधा कहते है, उसने गोरोकी श्रेष्ठताके सिद्धान्तको पुनः दृढ़ताके साथ घोषित 
किया है। इस सिद्धान्तको वे धर्म मान बैठे है और उसके पीछे मतवाले हो गये है। 
१९०१ मे स्वर्गीय सर फीरोजशाहने मुझे दक्षिण आफ्रिकापर, उनके शब्दोमे, ' अपना समय 
नष्ट करनेके लिए ' फटकार बताई थी। सत्याग्रह-अभियानके समय, जैसा कि उन्होने स्वयं 
कहा था, उनमे कोई उत्साह उत्पन्न नही हुआ था। और जब उनमे उत्साह जाग्रत 
हुआ, तो वह विषयकी न्याय्यताके कारण नहीं (जिसके बारेमे उन्हे कभी सन्देह नहीं था) 
वरन्‌ श्रीमती गाधीके कारावासके' कारण; जिसने नारी जातिके प्रति उनकी सम्मातकी 
भावनाकों जगा दिया, और इसीसे वे सघर्पमे उतर पडें। वे कहा करते थे कि मुझे भारत 
लौट आना चाहिए, और दक्षिण आफ़रिकाके मुट्ठी-भर भारतीयोके लिए काम करनेके 
बजाय समूचे भारत्की स्वतन्त्रताके लिए उद्योग करना चाहिए। 

मैं तब सोचता था, जैसा कि आज भी सोचता हूँ, कि बम्बई अहातेके वे बेताजके 
बादशाह यद्यपि भारतकी स्वतत्वता-प्राप्तिपर अपना ध्यान केन्द्रित करनेके बारेमे ठीक 
कहते थे, तथापि उनका यह सोचना गछत था कि मुझे दक्षिण आफरिकासे छौट आना 
चाहिए था। हम अपने प्रवासी देशवासियोकी उपेक्षा नहीं कर सकते। भारतकी स्वत्त- 
न्वताका युद्ध इस वातकी अपेक्षा करता है कि हम अपने छोटेसे-छोटे देशवासियोके अधि- 
कारोकी रक्षा करे, फिर चाहे वे कही भी रहते हों। किन्तु इस समय तो मैं वक्षिण 
भाफ़िकाके अपने देशभाइयोंसे यही कहूँगा कि थे अपना युद्ध वीरतापूर्वक्त अपने ही 


१. दक्षिण भाक़िकी सरकार द्वारा नियुक्त पशचियाई जाँच आयोग, जिसका कार्यक्रा भाषेते जुलाई 
१९२० तक था; सर वेंजामिन रॉवटेसनने भारत सरकारक्की भोरसे उसके कर्म सहापता की थी । 

२, जॉन मोड, ब्डकजनके वाज्लाउंड मोल (१८३८-२९२३ ); भारत-मल्री १९०५-३० | 

रे: वेक्षिण भाक्रिक़ामें १९१३ में । देखिए छृण्ड १२, पृष्ठ १८४ व २०२ | 

४ सर फ्रौरोजशाद मेहता । 


५१६ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


बलबूतेपर अकेले ही संचालित करे, और अपनी शक्ति-भर यहाँ हमारी भी सहायता 
करे। भारतके भाग्यका निपटारा इधर या उधर (और जहाँतक में समझता हें, हमारे 
पक्षमे) इसी वर्षके अन्दर निरचयपुर्वक हो ही जाना चाहिए। आजकी अपेक्षा, तब 
हम उनकी रक्षा अधिक अच्छी रीतिसे कर सकेगे। 

किन्तु दक्षिण आफ्रिकाकी समस्याका स्वरूप वही है जो हमारे देशकी समस्या- 
का है। हम भी तो गोरोकी श्रेष्ठताके सिद्धान्तसे छोहा के रहे है। मुसलमानोके दावेको 
स्वीकार करनेसे इनकार करना, अरबोकी घेराबन्दी करना, अमीरसे' स्मझौतेकी वार्ता 
करना, सर माइकेल ओडायर तथा जनरक् डायरकी पेन्शने बन्द करनेसे इनकार करना 
और जिन्होने १९१९ में पजावियोके साथ दुर्व्यवहार किया था उन्हे बर्खास्त करनेसे 
साफ इनकार करना ये सब उसी रोगके लक्षण है। या तो उस श्रेष्ठताका खयाढू 
पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए और या फिर हममे से जो लोग इस रोगके 
सक्ामक रूपको पहचानते है, उन्हे चाहिए कि वे उससे लडते हुए काम आये। भारत 
सरकार यदि चाहे तो आयोगके इस निर्णयमे निहित विश्वासधातके विरुद्ध मुस्तैदीसे 
खुली लडाई लड़ सकती है। १९१८ के समझौतेका भाव यह था कि समूचे दक्षिण 
आफ्रिकामे भारतीयोकी स्थितिकी विषमता दूर कर दी जाये, और किसी भी मौजूदा 
अधिकारपर कोई आँच न आने दी जाये। आयोगने, वर्तमान अधिकारोका जो अति- 
क्रमण किया जा चुका है उसपर अपनी मुहर तो लगाई ही है, साथ ही स्वय भी 
इनमें और बडे पैमानेपर कटौती करनेका सुझाव दिया है। ऐसी अधिकृत घोषणासे, 
स्वृतन्त्र राष्ट्रोके सम्बन्ध खुले तौरपर टूट सकते है। आयोगके प्रतिवेदनका परिणाम 
यही हो सकता है कि मेरी असहयोगकी भावना और भी अधिक सक्रिय हो उठे। 


स्व॒राज्यका आर्य 


दक्षिण आफ्रिकासे एक मित्र लिखते है कि वहाँके अनेक यूरोपीय स्वराज्यके 
सघषेमें सहायता करनेको तैयार है, किन्तु वे कुछ विपयोके बारेमें आइवस्त होना 
चाहते है। चूँकि उनके द्वारा उठाये गये प्रदन सार्वजनिक महृत्वके है अत में 
यहाँ उनकी चर्चा कर रहा हूं। 

(१) भी गांधीके स्वराज्यका अर्थ सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न स्वतन्त्रता है, 

अथवा साम्राज्यके अन्तर्गत डोमीनियनकी तरहका पूर्ण उत्तरदायी शासन? 

मैं अवश्य ही उपनिवेश्ोकी तरहके पूर्ण उत्तरदायी शासनसे सन्तुष्ट हो जाता, बश्तें 
कि खिलाफत और पजाबमे हुए अन्यायोका निवारण किया गया होता। यवि साम्राज्य 
इत दो अन्यायोका निवारण नहीं कर सकता तो भारत साम्राज्यके अन्तर्गत नहीं रह 
सकता। थदि भारत ऐसे अधिकारियोको जिन्होंने उसके प्रति अन्याय किया है पेन्शन 
देनेसे इनकार भी नहीं कर सकता, अथवा यदि हम खिलाफतकी शर्तोके सम्बन्धमे 
कोई समझौता नहीं कर सकते तो पूर्ण उत्तरदामी शासनका भारतके लिए कोई अर्थ 
नही होगा; वैसी स्थितिमे इग्लैड भारतके लिए 'शन्रु देश” हो जायेगा। 


१, अफगानिस्तानंके शाह । वात फलस्वरूप २९ नवम्बर, १९२१ को एऐ्लो-अफगान सन्विपर 
इस्ताक्षर हुए थे! 


टिप्पणियाँ ५३७ 


(२) क्या मुसलमान फिलिस्तीतपर दावा करते हे, या वे उसे यहूदियोंको, 
जो कि उसके मूल स्वामी है, वापस कर देंगे? 
मुसलमान दावा करते है कि फिलिस्तीन जजीरत-उल-अरबका अविभाज्य अग है। 
वे पैगम्बरकी आज्ञाके अनुसार उसपर कब्जा बनाये रखनेके लिए वाध्य है। किन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं है कि यहूदी और ईसाई फिलिस्तीनमें बे-रोक टोक आ जा नहीं सकते, 
या वहाँ वसकर अचल सम्पत्तिके स्वामी नहीं हो सकते। हाँ, गैर-मुसलमान जो चीज 
नहीं कर सकते, वह यह है कि वे वहाँ अपना एक सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न क्षीत्राधिकार 
स्थापित नहीं कर सकते। यहूदी उस स्थानपर सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न वह अधिकार नहीं 
प्राप्त कर सकते, जिसपर धार्मिक विजयके अधिकारसे मुसलमानी शक्तियोका सदियोसे 
कब्जा रहा है। पिछले युद्धमे मुसलमान सैनिकोने अपना खून इसलिए नही बहाया 
कि वे फिलिस्तीनकों मुसलमानी नियत्रणसे बाहर किसी दूसरेको समर्पित कर दे। 
में चाहता हूँ कि मेरे यहुदी मित्र भारतके सात करोड मुसलूमानोकी स्थितिपर निष्पक्ष 
भावसे विचार करे। एक स्वतन्त्र राष्ट्रके नाते क्या वे अपनी पवित्र मिल्कियतका एक 
ऐसे ढगसे छीना जाना वर्दाइत कर सकते है जो उनकी दृष्टिमे विश्वासघातपूर्ण है” 


नये चाइसराय 


में समझता हूँ कि छॉर्ड रीडिगके सम्बन्धभे असहयोगियोका कत्तंव्य स्पष्ट है। 
जहाँ एक ओर हमें स्वागतके किन्‍्ही प्रदर्शनोमे भाग नही लेता चाहिए, वहाँ दूसरी ओर 
विरोधी प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए, और न होने देना चाहिए। अग्रेजोसे हमारा 
कोई झगड़ा नहीं है, अग्रेज अधिकारियोसे भी नहीं है। हम तो उस प्रणालीकों नष्ट 
करना चाहते है, और अवश्य करेगे, जिसके अनुसार शासन करना उनकी जिम्मेदारी 
है, क्योकि हम उस समूची प्रणालीकों एक मूर्तिमान बुराई मानते है। हमे व्यक्तिके रूपमे 
भी उन अधिकारियोसे अपनेको अलग रखता चाहिए जिन्होने सर माइकेल ओ'डायर तथा 
जनरल डायरके समान भारतके साथ अन्याय किया है और जो उसके प्रति वफादार 
नही रहे। ला रीडिगके सामने स्वर्ण अवसर है। वे उस जातिके है, जिसे सुन्दर कल्पना- 
शक्ति प्राप्त है। वे जानते है कि ' परिया ” कहते किसे है, अछूत होने, समाजसे वहिष्कृत 
होनेका क्या अर्थ होता है और वह कैसा अनुभव करता है। यदि वे असहयोगियोके 
मामलेपर निष्पक्षतापुर्वक विचार करे और उन्हे उनके दावोकी पैरवीमे सफलता मिले, 
तो उन्हें स्वयं भी असहयोगी वन जाना चाहिए। उन्हें असहयोगियोसे उन्त छोगोकों 
क्षमा करनेके लिए नहीं कहना चाहिए जो स्पष्ट रूपसे अपनी गलती स्वीकार करके 
परचात्ताप अ्रकट नहीं करते। उन्हें मुसलमानोसे यह नहीं कहना चाहिए कि वे अपने 
न्याय-सगत दाबोको त्याग दे और न हिन्दुओसे कहना चाहिए कि वे अपने साथी 
देशभाइयोको मंझधारमे छोड़ दे। अन्तमे, वाइसराय महोदयको लकाशायरके हितके लिए 
अथवा और किसी हेतुसे भारतसे यह नही कहना चाहिए कि वह अपने जत्म-सिद्ध अधि- 
कारकी भ्राप्तिका भ्रयत्त स्थगित कर दे! अत. एक ऐसे वातावरणका सामना करनेके 
लिए जो भारतीयोके सर्वथा खिलाफ है, वाइसराय महोदयको अत्यन्त दृढ़ इच्छाशक्तिसे 
काम लेना होगा। असहयोगियोको भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उनकी 


५३८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय ' 

कठिनाइयाँ बढे । हमें वाइसराय महोदयको इस वातका पूरा-पूरा श्रेय देना चाहिए 
कि उनका मशा हमारा भला करनेका है। किन्तु मैं जतताकों यह चेतावती भी देना 
चाहता हूँ कि उसे इसी आशाके सहारे नहीं वैठे रहता चाहिए कि लॉड रीडिंग कुछ 
करेगे ही। यह लडाई तो ऐसी है जिसमे हमें अपनी सहायता आप करनी होगी, आत्म- 
निर्भरतासे काम ढेना होगा। हमें अपनी स्वतन्त्रताका पोषण करनेके लिए आवश्यक 
वातावरण स्वयं ही तैयार करना पड़ेगा और जो अनेक बाते हमे करनी ही चाहिए 
उनमे से एक है अपने आदर्श व्यवहारसे ईमानदार और सच्चे कित्मके ज्ी-पुरषकी 
सद्भावना प्राप्त करता। 


कुछ कसौदियाँ 


श्री टी० वी० पुरोहितने असहयोगके बारेमें कुछ सुसगत प्रश्न पुछे है। उत्तर 
देनेसे पहले, कदाचित्‌ यही ठीक होगा कि कुछ कसौटियाँ निर्धारित कर दी जाये। बसह- 
योगका मुख्य अभिप्राय है आत्मशुद्धि करता --- एक अन्यायी एवं परचात्तापकी भावनासे 
रहित सरकारसे अस॒हयोग करके आत्मगुद्धि करना। गौण उद्देश्य है समस्त सरकारी 
नियन्त्रण अथवा निगरानीसे स्वतन्त्र रहकर अपने-आपको असहाय होनेकी भावनासे मुक्त 
करना, अर्थात्‌ यथासम्भव सभी मामलों अपना शासत आप चलछाना। और इन दोनों 
उद्देश्योको पूरा करनेंके दौरान किसी भी व्यक्तिको अथवा सम्पत्तिको हानि पहुँचाने या 
उसके प्रति हिसाका प्रयोग करनेंसे स्वयं भी हाथ खीचना तथा और अन्य किसीको भी 
उस दिशामे प्रोत्साहित व करता। 

अव हम श्री पुरोहितके प्रइनोंको इस आधारपर देखें: 

(१) व्या कोई असहयोगी किसी पंजीकृत पुस्तकालय अथवा बाचनालय- 

का सदस्य बना रह सकता है? 

यदि मैं सदस्य होता, तो मैं पहले अपने साथी-सदस्योको प्रेरित करता कि वे 
उस पुस्तकारयका पजीयन समाप्त करवायें; और यवि मै ऐसा न कर पाता, तो मैं 
अपनी सदस्यतासे त्याग-पत्र दे देता और उस (पुस्तकालय) को सरकारसे विच्छित्त 
रखनेका आन्दोलन करता ताकि छोग आत्मनिर्भरता और स्वतन्त्रताका अवुभव कर सके। 

(२) क्या कोई असहयोगी मौजूदा पंजीयित सहकारी ऋण समितियों 

अथवा ऐसे बेकोंका सदस्य घना रहू सकता है, जिनका प्रवस्ध फेवल जनता 

हारा सामान्य जनहितके लिए होता है? 

मुझे ऐसी सस्थाओका कुछ अनुभव है और मुझे यह कहनेमे कोई संकोच 
नही कि सरकारसे उनका पंजीयन कराना उनके स्वतन्त्र विकासमें वाघा पहुँचाता है 
और सरकारपर लोगोंकी निर्भरताकों बढाता है। ऐसी संस्थाओकी स्थापना एक उत्तम 
विचार है और उसका पोषण किया जाना चाहिए; हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि 
बिना सरकारकी सहायता अथवा देखरेखके ऐसी समितियाँ पनप नही तकती। पंजीयनके 
पक्षमे वहुधा जो तक पेश किये जाते है, उन्हे मै जानता हूँ। किन्तु यदि उनका 
विश्लेषण किया जाये, तो पाया जायेगा कि वे सब हमारे अपने आपमें विश्वासकी कमी- 
को प्रदर्शित करते है। अत. मैं इस मामलेमे भी पहले तो अपने साथी-सदस्योको विश्वास 


विकट परीक्षक ५३९ 


दिलानेंकी कोशिश करूँगा कि पजीयनका कोई उपयोग नहीं होता और यदि इसमें 
असफल रहा तो स्वयं उस सस्यथा अथवा वैकसे अलग हो जाऊंगा, और छोगोको 
समझाऊँगा कि उन्हे ऐसी सस्याओ अथवा वैकोका बहिष्कार करना चाहिए। में जानता 
हूँ कि कमसे-क्म एक सस्‍्या है जिसने अपना पंजीयन रद करा लिया है, और सभी 
जानते है कि भारतमे हजारो ऐसे बैक है, जो पजीयित नहीं हैं फिर भी धूमवामसे चल 
रहे है और जिनकी ईमानदारी और व्यापारिक क्षमता आज भी आइचर्यजनक हे। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ६-४-१९२१ 


२७१. विकद परीक्षक 


क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने आपको असहयोगके विश्वविद्यालयका एम० ए० 
मान पाता। किन्तु भेरे परीक्षकोका विचार है कि मैने उक्त विश्वविद्यालयकी पहली 
परीक्षा तो पास कर छी है, तथापि मुझे अभी कई पाठ्यक्रम पूरे करने है। मुझे 
पत्र लिखनेवालोमे सबसे ज्यादा वालकी खाल निकाढने और शझुझलाहट तक पैदा कर 
देनेवाले सवाल मेरे सिल्थी मित्र करते है। यग इडिया! के पाठकोके सामने मैं इन 
परीक्षा-पत्नोंकी एक वानगी प्रस्तुत कर रहा हूँ। निम्नलिखित परीक्षा-पत्र मुझे सिन्धसे 
प्राप्त हुआ है। 
(१) कया आपका यह खयाल नहीं है कि आपके असहयोग आत्वोलनसे 
हिसाका प्रादुर्भाव होगा? 
यदि मेरा ऐसा खयाल होता तो मैं उसे देशके सामने कदापि न रखता। 
(२) अहिसाके सिद्धान्तकों पुरी तरह समझाइए। 
व्यक्ति अथवा सम्पत्तिको जानवूझ्कर आघात न पहुँचाना ही अहिंसा है। 
उदाहरणार्थ, मै जन्र डायरतक को उनके कत्लेआमके लिए न तो दंड दूँगा न दिल्ला- 
ऊँगा, किन्तु उन्हे पेन्श्न देनेसे इनकार करनेकों अथवा उनके कार्यकी उपयुक्त शब्दोमें 
निन्दा करनेको मैं उन्हें स्वेच्छापूवंक आधात पहुँचाना नही मानूंगा। हत्यारेकी रक्षा 
करना, फिर चाहे वह मेरा पुत्र अथवा पिता ही क्यों न हो, मेरा कत्तेंव्य नहीं है। 
मैं अपना यह कत्तंव्य मानता हूँ कि मै उसका समर्थन करना बन्द कर दूँ। मैं साँपको 
भारूँगा नही, किन्तु मुझे उसे आश्रय भी नही देना चाहिए। 
(३) यदि आपके आन्दोलनसे हिसा फैली तो क्या आप निवृत्त होकर 
पहाड़ोंमें जा बसेंगे? 
यदि असहयोगके फलस्वरूप हिसा हुई, अथवा यदि असहयोगियोने हिसाका आश्रय 
लिया, अर्थात्‌ यदि भारतवर्पने हिसाका सिद्धान्त अपना लिया और तबतक मैं जीवित 
रहा तो में भारतमे रहता पसन्द नहीं करूँगा। तब भारतवासी होना मेरे लिए कोई 
गवेकी वात नहीं होगी। मेरी देशभक्ति मेरी धर्म-भावनाके अधीन है। बच्चा जैसे 


५४० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


माँकी छातीसे चिपटा रहता है, वैसे ही मै भारत-मातासे इसलिए चिपटा हुआ हूँ कि 
मुझे छूगता है कि वह मुझे आवश्यक आध्यात्मिक पोषण देती है; यहाँ वह वातावरण 
है जो मेरी उच्चतम आकाक्षाओके अनुकूछ है। जब मेरा यह विष्वास ख्ण्डित हो 
जायेगा, तब में उस अताथके समान हो जाऊंगा जिसकी अभिभावक पानेकी आशा 
संदाके लिए समाप्त हो गई हो। तव हिमालयकी हिमाच्छादित ज्ञान्ति ही भेरी घायकू 
आत्माको थोडा-बहुत विश्राम देगी। वैसे यह कहना अनावश्यक है कि जो हिंसा मुझे 
हिमालयकी ओर जानेको प्रेरित करेगी, वह भाषाकी अथवा साधारण उपद्रवोकी हिंसा 
तहीं होगी, जिसे हिमाछुयकी याद दिलाते हुए मेरे आलोचक मेरे भृंहपर अकसर दे 
मारते है। ऐसी हिसा असहयोगके कारण उत्पन्न हुईं हिंसा नहीं है, न वह सच्चे 
असहयोगियोकी हिंसा है। हिंसाके ये विस्फोट तो हमारे अनुशासनविहीन अतीतकी 
विरासत है। वह तो दिनपर-दिन काबूमे आती जा रही है। ऐसी हिंसा अत्यन्त नगण्य 
है और खुद उसे ही, भारतमे आज जो शान्ति सर्वत्र विराज रही है उसका एक बडा 
प्रमाण भाना जा सकता है। जानवूझ्कर अथवा अनजाने ही परेशान करनेवाली तथा 
बहुधा गैरकानूनी मूचनाओके जरिये अधिकारियों द्वारा उकसाये और भड़काये जानेपर 
भी जितनी शान्ति देशमे विराजमान है, यदि उतनी कायम रही तो वह हमे इस वर्षके 
भीतर स्वराज्य दिला देगी, क्योकि उससे छोगोके ध्येयकी एकता तथा उतका दृढ़ 
सकलप व्यवत होता है। 

(४) यदि ऐसी हिंसा फूट पड़े, तो अन्य असहयोगियोक्रो वया करना 
चाहिए ? वया उन्हें असहयोगका प्रचार बन्द कर देना चाहिए? 
कभी अगर ऐसी तूफानी हिंसा फूट ही पडे, तव सच्चे असहयोगी उस हिंसाको 

रोकनेके प्रयलमे अपने प्राण दे देंगे। प्रदत ३ में यह मात लिया गया है कि बच 
रहनेवालोमे में अकेला ही होऊेंगा। लेकिन फिर भी मान छीजिए कि मैं हिमालय- 
की ओर चला गया। (वह तो मौतसे भागना ही होगा )। उस स्थितिमे शेष असहयो- 
गियोसे निश्चय ही यह आशा की जायेगी कि वे मेरे कायरतापूर्ण पछायनके बावजूद, 
अपने विश्वासके प्रति सच्चे रहेंगे और तबतक अपनी श्रद्धाके जीवन्त प्रमाण बने रहे, 
जबतक हिंसाकी छपटे उन्हे भस्मसात्‌ नहीं कर लेती। उपदेशककी आवाज तब रक्‍्तकी 
प्रबल बाठमे ही डूबेगी। 

(५) यदि आप पहाड़पर चले गये, तो उन बेचारे विद्याथियोंका क्या 
होगा, जिन्होंने सरकारी अथवा सरकारसे सहायता प्राप्त संस्थाओंका बहिष्कार 
किया है? 
प्रशनकर्ता भूल गया है कि जब भारतमे हिंसा सब जगह फैल जायेगी, तब 

विद्यार्थियोकी उपस्थितिके लिए सहायता प्राप्त अथवा गैर-सहायता प्राप्त कोई स्कूल- 
कालेज ही नही होगे। केवल उन्ही विज्याथियोसे सरकारी स्कूल-काढ़ेज छोडनेके लिए 
कहा जाता है जो उनमे रहना पाप समझते हो। उनके सम्बन्धमे ऐसी सस्थाओमे 
वापस लौटनेका प्रइन ही नहीं उठता। और मेरे पहाड़पर चक्के जानेंसे विद्याधियोके 
स्कूल-त्यागका क्या वास्ता है? प्रत्येक विद्यार्थीसी आशा की जाती है कि उसका और 


विकट परीक्षक ५४१ 


उसके देशका सबसे अधिक हित किसमें है, इसका निर्णय वह स्वय करे | स्वशासनके 
आन्दोलनकों एक मनुष्यपर निर्भर नहीं बनाया जा सकता, बनाया भी नहीं जाना 
वाहिए। मैने तो भारतकी केवछ एक नया और बेजोड़ अस्त्र दिया है, वल्कि कहिए, 
एक पुरातन एवं परीक्षित अस्त्रका अधिक विस्तृत पैमानेपर प्रयोग करना सिद्ताया है। 
देश उसे चाहे स्वीकार करे चाहे न करे। प्रयोग तो उसे स्वय ही करना होगा, उसकी 
तरफसे मैं नही कर सकता। मैं तो अपने ही लिए उसका उपयोग कर सकता हूँ। 
यह मैने किया है और मै अपनेको मुक्त अनुभव करता हूँ। दूसरोने भी किया है, 
और वैसा ही अनुभव वे भी करते है! यदि राष्ट्र इस अस्त्रका प्रयोग करेगा, तो वह 
मुक्त हो जायेगा। 
(६) आपके असहयोग आन्दोलनने कितनी प्रगति की है? 
इतनी कि मुझे रूंगता है स्वराज्य हमारी ओर दौड़ता आ रहा है। यदि हम 
यही गति बनाये रखे, तो इसी वर्षके भीतर हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र हो जायेगा। 
(७) क्या आपको खबर है कि अधिकांश असहयोगी कार्यकर्ता गैर 
जिम्मेदार है? क्‍या आपने कभी उनकी निन्‍्दा की है? 
मुझे ख़बर नहीं है। वल्कि इसके विपरीत, मैं यह जानता हूँ कि उनमे से अधि- 
काश कार्यकर्ता जिम्मेदार, गम्भीर, ईमानदार और वीर है। मैं समझता हूँ कि जहाँ- 
कही मैने दायित्वहीनता देखी है, उसकी निन्‍्दा की है। 
(८) किन परिस्थितियोंमे आप अक्तुबरमें स्वराज्य प्राप्त करनेकी आशा 
करते हे ? 
मैने इन स्तम्भोमे उन परिस्थितियोका वहुधा उल्लेख किया है। पत्र-छेखकको 
पिछले अक देखने चाहिए। 
(९) क्या चरखा भारतवर्षकी गरीवीकी समस्याकों हल कर देगा? यदि 
हाँ, तो फिस प्रकार? 
अब मुझे पहलेसे भी अधिक विश्वास हो गया है कि चरखेके बिना भारतकी' 
गरीवीकी समस्या हल नही हो सकती। भारतके छात्बो कृषक किसी भी अनुपुरक धन्चेके 
अभावमे आवबे पेट रहते है। यदि वे कताई भी कर सके और इस प्रकार अपनी 
अपर्याप्त आयको बढा सके, तो वे कगाली और दुभिक्षसे सफलतापूर्वक सघर्ष कर सकते 
है। मिले इस समस्याको हल नहीं कर सकती। केवल हाथकी कताई ही इसे हु कर 
सकती है, दूसरी कोई चीज नहीं। जब भारतवर्ष हाथकी कताई छोडनेके लिए बाध्य 
किया गया तब उसके पास इसके सिवा कोई दूसरा पूरक धन्था नहीं था। सोचिए कि 
उस आदमीका क्या हाछ होगा जिसे अचानक मालूम हो कि वह अपने निर्वाह भरके 
लिए आवश्यक जीविकाके चतुर्थाशसे एकाएक वचित हो गया है। भारतकी जनसस्याके 
८५ प्रतिशतसे भी का, कोगोका एक चौथाईसे अधिक समय खाली रहता है। और 
इसलिए भारतके * देशसे बहुत बड़ी मात्रामे धन बाहर जाते रहनेका ठीक ही 


३. दादाभाई नौरोजी । 


प्डर सम्पूर्ण गांधी वादइमय 


उल्लेख किया है। धन बाहर जानेकी वात छोड़ दें तो भी देगकी इतनी वड़ी जनसस्याको 
जबरन निठल्ला वना देनेसे उसकी गरीवी दिन-दिन बढती गईं है। समस्या यह है कि 
वेष व्यवस्थामें कोई गड़वडी पैदा किये विना राष्ट्रके इन अरवों घटोका उपयोग कैसे 
किया जाये। चरखेकों पुन. चालू करना ही एकमात्र सम्भव उपाय है। मजीनोके विपय्मे 
मेरे अपने निजी विचारोंसे अथवा विदेशी वस्तुओके सामान्य बहिष्कारसे इसका कोई 
सम्बन्ध नही है। लगता है कि भारत इस वर्षके भीतर-भीतर इस उपायको पूरी तरह 
अपना छेगा। समस्थाके साथ खिलवाड़ करना पागरूपन होगा। मै यह लेख पुरीमे' 
लिख रहा हूँ, जहाँसे मुझे हिलोरे मारता हुआ सागर दिखाई पड़ रहा है। स्वयं जग- 
ज्ञाथ जहाँ विराजते हो वहाँ जीवित ककाल-जैसे पुरुषों, स्त्रियों और वच्चोकी भीड़का 
चित्र मेरी आँख़ोके आगे घूमता रहता है। यदि मेरी चढ़े तो मैं सभी स्कूल-कालेजो 
तथा अन्य सब स्थानोमें दूसरे और सब कार्य बन्द करा दूँ और वहाँ कताईका काम 
शुरू करा दूँ। इन्ही ऊडको और लड़कियोमे से कताई-शिक्षक तैयार कहूँ, प्रत्येक बढईको 
चरखे वबनानेके लिए प्रेरित करूँ और शिक्षकोंसे कहूँ कि इन जीवनदायी यन्‍्त्रोको 
घर-घर पहुँचा दो और सभीकों कताई सिखाओं। यदि मेरी चले तो मैं रत्तीभर 
भी कपास देशसे बाहर व जाने दूं और इन घरोमे ही उसका सूत तैयार करा दूँ। 
मैं इस सूतकों प्राप्त करने तथा उसे वुनकरोमे वितरित करनेके छिए सारे भारतमें 
जगह-जगह डिपो खुलवा दूं। यदि पर्याप्त सख्यामें सच्चे और प्रशिक्षित कार्यकर्ता मिले, 
तो में इसी वर्षके भीतर कगालीकों भारतसे निकाल वाहर करनेका काम शुरू कर दूँ। 
इसके लिए निस्सन्देह हमारे दृष्टिकोणमे तथा राष्ट्रकी रुचिमें परिवर्ततकी आवश्यकता 
है। मैं सुधारों' तथा उससे सम्बन्धित सभी चीजोको अफीमके समान मानता हूँ, जो 
हमारे विवेकको सुला देती है। जिस समस्याकी गम्भीरता निरन्तर बढती जा रही है, 
हम उसको धीरजके साथ हल करनेके लिए पीढियोतक ठहरनेके लिए तैयार नही हैं। 
प्रकृति शुद्ध न्याय करती है, वह उसमे कोई दया नहीं दिखाती। यदि हम जल्‍दी नहीं 
जागे, तो हमारा अस्तित्व मिट जायेगा। में सदेहशील सज्जनोको उडीसा आनेके लिए, 
उसके गाँवोमे जानेंके लिए, और स्वय यह पता छूगा लेनेके लिए आमन्त्रित करता हूँ 
कि भारतकी असली स्थिति क्या है! तब मेरे समान उन्हे भी विश्वास हो जायेगा कि 
विदेशी वस्त्रकी एक चीर रखना या पहनना भी भारतके प्रति तथा मानवताके प्रति 
कितना बड़ा अपराध है। मैं भूखा रहकर आत्मघात नहीं कर रहा हूँ तो केवक इस- 
लिए कि मुझे भारतके जाग उठने और इस विनाशकारी कंगालीसे मुक्त होनेके 
सार्गपर बने रहनेकी उसकी सामर्थ्यपर विदवास है। ऐसी सम्भावतामे विश्वास ने 
हो, तो मुझे जीनेकी कोई चाह वाकी नहीं रह जायेगी। मै प्रश्नकर्ताको और दूसरे 
हर समझदार देश्यप्रेमीको, प्रत्येक घरमे चरखेका प्रवेश कराके कताईको देशव्यापी 
बनाने, और इस वर्षके भीतर-भीतर विदेशी कपड़ेके पूर्ण बहिष्कारमें सहायता करके 
कताईकी लाभप्रद बनानेकी गौरवमयी राष्ट्रीय सेवामें भाग छेनेके लिए आमत्रित करता 


१, जगन्नाथपुरी; गांधीजी वहाँ २८ मार्च, १९२१ को गये थे । 
२. १९१९कै भारत सरकार अधिनिष्ममें समराविष्ट मोन्‍्टेय्यु-वेम्सफ़ो सुपार । 


विकेट परीक्षक प्‌४३ 


हैं। मैने सभी प्रश्तोके उत्तर देनेका प्रयत्न किया है। व्यावहारिक दृष्टिसे सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण प्रश्न कताईके बारेमे था। आशा है कि भारतकी गरीबीसे विबटने-सुलझनेके 
एकमात्र उपायके रूपमे घर-घर कताईकी आवश्यकता मैने सिद्ध कर दी है। तथापि 
में जानता हूँ कि इस सिद्धान्तको कार्यान्वित करनेमे कार्यकर्ततके सामने असर्य कठि- 
नाइयाँ है। सदसे बड़ी कठिताई शायद ठीक चरखा प्राप्त करनेकी है। पजाबकों 
छोडकर, जहाँ यह हुनर अभीतक जीवित है, अन्य स्थानों यह बड़ी ही वास्तविक 
कठिनाई है। बढ़ई चरखा बनाना भूछ गये है, और बेचारे कार्यकर्ता किकत॑व्यविमृढ़ 
है। इसलिए निस्सन्‍्देह ही कार्यकर्ताका मुख्य काम यही है कि वह स्वयं चरखा बनाने 
गौर चछानेकी कछा सीख छे। मैं उनके परीक्षणके लिए कुछ साधारण कसौटियाँ रख 
रहा हूँ। कोई भी चरखा, जो इत कसौटियोंपर खरा नहीं उततरता, न तो स्वीकृत 
किया जाना चाहिए और न वितरित। 

(१) चरलेका चकका सरलतासे, बिना रकावटके और बिना आवाज किये 
घूमता चाहिए। 

(२) धुमानेका हत्या घुरीमे दृढ़ताके साथ बैठा हो। 

(३) पहिया जिन डडोपर सधा होता है उनका भजबूतीसे बैठा होना जरूरी 
है। उनकी चूले ठीक होनी चाहिए। 

(४) तकुआ बिना आवाज किये तथा चमरखोमे बिना कम्पन उत्पन्न किये 
पूमना चाहिए। चमरखे जबतक या तो पजाबके समान मूँजके या भजबूत कपड़ेके नही 
बनाये जाते, तवतक चरखेकी कर्कश्ष ध्वनि दूर नही होगी। | 

कप (५) कोई भी चरल्ला सुनिर्भित नही कहा जा सकता, यदि वह किसी अभ्यस्त 
काततेवालेके हाथसे एक घटेमे छः नम्बरका कमसे-कम २३ पोला सम गौर ठीक 
पदक भूत ते निकाझ सके। से एक लड़केको जानता हूँ, जिसका अभ्यास शायद तीन 
महीनेसे अधिकका तहीं था, फिर भी उसने ३५ मिनटमे इस किस्मका ढाई तोछा सूत 
00402 अ जे आर तबतक के ३६ जाता चाहिए जबतक वह कमसे- 

चेल़ाकर पर 
[करी] सन्तोषजनक न पाया गया हो। 
यंग इंडिया ६-४-१९२१ 


२७२. भाषण : चिरलामे 


६ अप्रैल, १९११ 
गांधीजीने कहा कि आज्भ्न प्रदेशके दौरेमें लोगोंने सभी जगह मुझ्तपर जो अपार 
स्नेह बरसाया है उससे में आनन्दविभोर हो उठा हैँ। से आफ्रिकाममें अनेक बार जेल 
' गया और जब-जब मुझे रिहा किया गया, मुझे दुःख हुआ। जिन्हें जेल जानेका सौभाग्य 
प्राप्त होता है। मुझे उन लोगोंसे ईर्ष्या होती है। क्योंकि मुझे ऐसी शासव-व्यवस्थाके 
अन्तर्गत, जिसने मनुष्यकी आत्मा ओर मसर्दानेगीका हनन कर डाला हो और उसे सामान्य 
अधिकारोंसे भी वंचित कर रखा हो, रहनेकी अपेक्षा जेलकी चारदीवारीके भीतर अधिक 
स्वतन्त्रताका अनुभव होता है। मेरी समझमें जो लोग जेल गये हे वे प्रशंसाके अधि- 
कारी हैँ। मे चिरलाकी महिलाओकों, अपनेस से जेल जानके लिए कमसे-कम एक 
महिला' प्रस्तुत कर सकतेके लिए बधाई देता हूँ। में आप लोगोंकों संघरषमें अहिंसाकी 
भावनाकों बनाये रखनेके लिए बधाई देता हैँ। मुकबसेके कागजात पढ़नेसे -- मेले 
उस्तकी एक-एक पंक्त पढ़ी है--में इस नतीजेपर पहुँचा हें कि यह एक अच्छा मुक- 
दमा है। मेरी रायमें सर्वसम्मतिसे लोगोके विरोधमें होनेपर भी सरकारने आप छोगों- 
पर स्पुनि्तिपेलिटी थोपकर बड़ी जबदंस्त भूल की है। किन्तु यह तो आप अपनी कठि- 
नाइयोंका प्रारम्भ ही समझें। सम्मानित पुरुष तथा महिलाएँ होनेके नाते आप छोगोंके 
समक्ष केवल दो ही रास्ते हे: एक तो सचिनय अवज्ञात्मक अंसहयोग करना या मुसल- 
भानोके बाव्वोमें “ हिजरत ” आर्थात्‌ तुलसीदासजीके शब्दोंमें “देशत्याग ” करना। मेरी 
रायमें दोनो हो शस्त्र एक समान शक्तिशाली और कारगर है। आए छोग कांग्रेसके 
समर्यंनपर निर्भर ने रहें बल्कि स्वयं अपने मजबूत बाजुओंके बलपर यानी तपद्चर्याके 
हारा ही संघर्ष फरें। वहाँके विश्वसनीय नेता श्री दुग्गीराला गोपालाक्ृष्णय्याकी खासी 
प्रशंघा करनेके बाद उन्होंने लोगोंसे कहा कि वे अहिसाके अनुपम सौन्दयंकों समझनेकी 
कोशिश्ञ करें। चरसेकों भारतका जीवन-दाता बताते हुए उन्होंने कहा: 
चिरलाके स्त्री-पुरुष क्या करते है इसे मैं श्रद्धांके साथ देखता रहूँगा। भारतके 
इतिहासमे आप एक नवीन युगके द्वारपर खडे हैं। समस्त भारत आपकी ओर निहार 
रहा है। यदि आप अपने वचनको पूरा नहीं करते या एक भी बडी गलती करते है 
तो छज्जाकी वात होगी। आप अहिसाका पालन करे और परमात्माकों साक्षी करके 
समस्त संसारको चुनौती दें। परमात्मा चिरछाके पुरुषो और स्त्रियोका कल्याण करे। 
[भग्रेजीसे | 
हिन्दू, ९-४-१९२१ 
१. सरकार द्वारा जततापर थोपी गई नगरपाल्काकों माययता देनेते कार करनेपर पक महिला तथा 
विरके ११ अन्य देशभक्तोंकों कारावासका दण्ड दिया गया था । 
२ गामनगर भाअमके संस्थापक । 


२७३. भाषण : नेलौरके तिलक विद्यालयमें' 
७ अप्रैल, १९२१ 


तिलक विद्यालयके उद्घाटनके अवसरपर गांघीजीन उस संस्पाके न्यात्तियोंसे आग्रह 

किया कि आप लोग अपना ध्यान तथा बव्ति एक ही महत्वपूर्ण बात आर्थात्‌ स्वराज्य- 
की प्राप्तिपर केल्रीमूत करें; सूत कातना तथा कपड़ा बुनना छांग्रेस प्रस्तावफे अत्यन्त 
महत्वपूर्ण अंग है। में नहीं चाहता कि न्यासीताण इस संत्याके लिए अलगसे चत्दा 
इकट्ठा करें क्योंकि इससे हाल ही में शुरू किये गये परमावश्यक तिलक स्वराज्य कोष- 
पर असर पड़ेगा। इसमें एक करोड़ रुपये एकत्रित होना आवदयक है। चंदा केवल 
एक ही कामके लिए मॉगा जाता चाहिए। न्यासियोंकों चाहिए कि ने किसी भी योज- 
हाकों शुरू करनेसे पहुले प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीक्षे प्रधानसे परामंश कर हें। स्वराज्य 
वाहुबलसे ही प्राप्त नही होता। वह तो अनुश्ञासित विचार और अनुशासित फार्यके 
हारा प्राप्त होता है। में न्यात्तियोंकों देशके साम्रने बड़ी-बढ़ी शिक्षा योजनाएँ रखनेके 
खतरेंके विरुद्ध चेतावनो देता हूँ। वेशके सम्मुख केवल एक ही शिक्षा-योजना है और 
वह है स्वराज्य प्राप्त करता। से इस नवीत संस्थाकी उन्नति और समृद्धि चाहता हूँ। 

[ अग्रेजीसे | 

हिल्दू, १२-४-१९२१ 


२७४. भाषण : नेलोरकी सार्वजनिक सभासें' 


७ अप्रैड, १९२१ 

प्यारे हिन्दू और मुसलमान भाइयो, 
में खड़े होकर वोलनेमें असमर्थ हूँ इसके छिए आप मुझे क्षमा करे। मुझे 
आपसे इस कारण भी क्षमा माँगनी है कि मैं समयपर उपस्थित नही हो पाता हूँ, 
लेकिन इसके लिए में अपनेको दोषी नहीं मानता। बहनोकी सभामें' बितना समय 
देनेकी मैं आजमा कर रहा था, वहाँ उससे कहीं अधिक समय छग गया । मेरे लिए 
यह बिलछकुछ सम्भव था कि मैं शामका भोजन त्यागकर महिछाओोकी सभासे सीधा 


२. तिलक जातीय विद्याल्यके उद्घारतके सम्रप दिया गया भाषण । इस 
वी० वी» एस० गारने की थी। श्री काल कार्येसके अददेश्पर वकाछ्त छोड़ कै हा अंक 
विधाल्यक्े विधार्ियों द्वारा एक्क रात पहले हाथके कत्ते सूततसे बुने हुए दो थान गाषीजीजो सेंट किसे पो। 
३. नेहौर नगरपालिका द्वारा दिये गये अमिनदन पर्के उत्तमें । ह 


३० गांधीजी एस सभामें आानेत्ते पहछे हिपोंकों पक्र समामें 
की ययी। 35003: 


१९-२५ 


५४६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


यहाँ चला आता। लेकिन मैते अपने मनमे यही सोचकर सन्तोष मान लिया कि आप 
लोग यह कदापि पसन्द न करेगे कि में ऐसा निर्णय कझूँ। मै इससे पहले नेलौर न 
भा सका, इसके लिए भी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। 

जैसे ही मेने सुना कि नेछौरके हिल्‍्दुओ और मुसछमानोके बीच अनबन है, पैने 
यहाँ आने तथा आप छोगोके बीच कुछ समय वितानेका विचार कर लिया था। मैं 
यह जानता चाहता था कि ऐसे कौन हिन्दू या मुसलमान है जो यह पसन्द करे कि 
चाहे स्वराज्य विलम्बसे मिल्ले, चाहे खिलाफत और पजावके अन्यायोका निवारण न किया 
जाये, छेकिन हम अपना छड़ना-क्षगड़ना बन्द नहीं कर सकते। आप कहते है कि यह 
नगर बहुत प्राचीन है। मै आशा करता हूँ कि आप भारतके अन्य भागोसे पीछे नहीं 
रहेगे ओर न दूसरोको अपने विषयमे यह कहनेका मौका देंगे कि नेछौरके हिन्दू और 
मुसलमान आपसमे भाई-भाईकी तरह नही रह सकते। मै अनेक कारणोसे अबतक यहाँ 
नहीं आ पाया था, किन्तु मैंने आप छोगोके झगडेका कारण जाननेका प्रयल किया। 
भाप यह कहनेके लिए मुझे क्षमा करे कि वे कारण भी उतने ही निन्‍्ध है जितनी 
इन दो बड़ी जातियोके बीच पैदा हुई फूट निन्‍्ध है। मुझे माठूम हुआ है कि नेलौरके 
मुसछमान, अथवा यो कहा जाये कि नेलौरके अधिकांश मुसलमान, हिन्दुओकों ऐसे 
उत्सव नहीं मनानें देते जिनमें बाजा या सगीत आवश्यक हो। वे मसजिदोके सामनेसे 
बाजेके साथ कोई जुलूस नहीं निकलने देते। मुसछूमानोका कहना है कि कुछ ही बरसो 
पहले यहाँके हिन्दू निवासी गाजे-वाजेके साथ ऐसा कोई जुलूस निकालनेकी माँग पेश 
भी नहीं करते थे। हिन्दू छोग क्या कहते है सो मुझे मालूम नही है। मैं यहाँ अपने 
हिल्दू तथा मुसलमान भाइयोके सम्बन्ध्में कोई निर्णय देनेके लिए नही आया हूँ। छेकिन 
हिन्दू-मुस्लिम एकताका एक विद्येपश्ञ होनेकी हैसियतसे मैं पूर्ण विनयके साथ आपके 
समक्ष आपके मतन तथा आपकी स्वीकृतिके लिए कुछ ऐसे मौलिक सिद्धान्त प्रस्तुत 
फरना चाहता हूँ जो स्थायी हिन्दू-मुस्छिम एकताके लिए अनिवायं हैं। एक सतातन- 
धर्मावलम्बी हिन्दू होनेके नाते, अपने धमंका ध्यान रखते हुए भोर यह आशा करते 
हुए कि यदि हिन्दू धर्म कस्रौटीपर चढा हो तो एक सनातनी हिन्दू होनेकी हैसियतसे 
मैं इसके निमित्त अपने प्राणोका बलिदान करनेके लिए सबसे पहली कतारमे खडा 
हूँगा। सर्वप्रथम मैं अपने हिन्दू भाइयोसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने देशवासी 
मुसकूमानोके साथ शान्ति और मैत्रीके साथ रहना चाहते है तो ऐसा करनेका केवल' एक 
ही मागें है कि किसी भी दक्षामें उनकी धामिक उत्कट्तापर आघात न करे और 
यह अनुभव करते हुए भी कि उत्तकी माँगे अनुचित और अन्यायपूर्ण है, आप शुक 
जाये और उनकी बात मान्र छे। लेकिन उस अनुचित माँगके सामने झुक जानेके साथ 
एक हा भी है, वह यह कि उनकी माँगे आपके धामिक सिद्धान्तोके अति महत्वपूर्ण 
अगोका अतिक्रमण ने करती हो। मैं एक घरेलू उदाहरण देता हूँ। यदि मेरे देशके 
मुसलमान भाई यह माँग करे कि अपने मन्दिर जाना मै बन्द कर दूँ तो मै उनकी 
माँग कंदापि पूरी न करूँगा, फिर उनकी दोस्ती हासिल हो या न हो; और ऐसा करूेमें 
मुझ्ते अपने प्राण भी भछे ही न्यौछावर क्यों न करने पड़ें। गायकी रक्षा करना मैं 


भाषण: नेलोरकी सावंजनिक सभामें ५४७ 


अपने प्राणोके समान ही प्रिय मानता हूँ और यदि भेरे मुसलमान भाई मुझसे गायकी 
रक्षाकी बात छोड़ देनेके लिए कहे तो भी, वजाय इसके कि गो-रक्षा छोड़र उनकी 
दोस्ती मोल छूँ, में मर जाना पसन्द करूँगा। लेकिन जब वह मुझे मसजिदके पाससे 
गुजरते हुए कुछ गजकी दूरीपर वाजा बन्द करनेको कहें तो मैं वहसमे पड़नेके बजाय 
उनकी बात तुरन्त मान छूंगा। छोग मेरे इस कथनका विश्वास करे कि हिन्दू-धर्मका 
यह कोई आवश्यक अग नहीं है। और यह तो मेरे धर्मका आवद्यक अंग है ही नही 
कि मैं मसजिदके पाससे गुजरते हुए बाजा बजाऊँ अथवा गाऊँ। मैं अपने मुसछमान 
भाइयोकी ऐसी किसी भी माँग, यहाँतक कि पूर्वाग्रहके सामने झुकनेमे भी नहीं हिच- 
किचाऊँगा । इसलिए, यदि मैं नेलौरका विवासी होता तो मैं इस प्रकारके मामढेको 
पच-फैसलेके लिए किसी औरके सामने न जाने देता । मुसलमान भाइयोके साथ सभी 
गैरबुनियादी वातोंपर समझौता करके तथा छोटी-मोटी बातोपर ठटे बन्द करके ही 
हमारी उनकी स्थायी मित्रता निभ सकती है। दोस्तीमे सौदेवाजीके लिए गुजाइश कहाँ 
है? हरएक गैरबुनियादी समस्याके सम्बन्धमे मैं अपने मुसछमान भाइयोके सामने 
शुक जाता हूँ। मेरे छिए ऐसा करना स्वाभाविक ही है; क्योकि मेरा धर्म मुझे सारी 
दुनियाके साथ शान्तिसे रहनेका आदेश देता है; फिर मुझे इसके लिए जीवनका त्याग 
ही क्यो व करना पड़े। इसलिए यदि नेछौरके हिन्दू मुझसे यह पूछे कि जब हम मुसल- 
मान भाइयोकी माँगकों अनुचित और अन्यायपूर्ण समझते है, तव हमे क्या करना चाहिए, 
तो मैं कहूँगा कि “बहसमें मत पड़िए; उस अनुचित और अन्यायपूर्ण भाँगकों मान 
लीजिये। क्योकि यदि हम इन मामूली झगड़ोके सम्बन्धमे बहस करने छगे, तो दुनिया 
हमे उन वच्चोकी तरह मानेगी जो अपने देशके शासनकी क्षमता नहीं रखते |” और, 
इसलिए अगर मुझसे यहाँके हिन्दू ऐसा कहें कि मुझे दी गई यह सूचना गलत है कि 
कुछ साहू पहले हिन्दुओने कभी मस्जिदके पाससे गुजरते हुए वाजा बजानेका अधिकार 
व्यक्त नही किया तो स्पष्ट ही उसका भी कोई अर्थ है। धार्मिक जीवनके ऐसे खेल- 
तमाशोके लिए--इन चीजोको मे खेल-तमाशे ही कहता हूँ, सुखदाई खेल-तमाशे ही 
कहता हूँ--मै अपने मुसलमान भाइयोकी मर्जीपर ही निर्भर रहूेंगा। सोचकर 
देलिए, कदाचित्‌ नेदौरमे हिन्दू ४२से ४५ हजारके बीचमे है। भुसलमान क्रेवछ 
७ हजार है। इसलिए हिन्दुओकों मुसत्मानोंका हित बड़े भाई होनेके नाते ट्रस्टियोकी 
भांति सुरक्षित रखना चाहिए। आपकी शराफत या स्वराज्य पानेकी योग्यताका तकाजा 
है कि प्रवक पक्ष होनेके कारण आप लोग स्वय निबंल' पक्षकी रक्षाका सुखद भार 
बो्ें । अपने मुसलमान भाइयोसे मै यह कहूँगा कि आप कभी कोई अनुचित भांग पेद्य 
करनेका विचार न करे। अपने हिल्दु-भाइयोके पूवंग्रहो तथा भावनाबोका अध्ययन 
करना आपका काम होना चाहिए। जिन बातोको आप उनकी कमजोरी समझते है 
उनके सम्बन्धर्मे आपके दिल्ोमें गुजाइश्न रहनी चाहिए। अगर खुदा पाकने हम्के दिन 
यह पाया कि आप लोगोने मसजिदोके सामने नमाजके समय बाणे बजानेपर आपत्ति 
नहीं की और उस खललको वर्दाइत कर गये तो वह आपको गुनहगार नहीं ठहरायेगा 

व ल २ ग़्ा। 
से तनिक भी सन्देह नहीं है कि जब आप उस फ़ैसलेके दिन सर्वेशक्तिमान 
परमेदवरसे यह कहेंगे कि हम मजदूर थे, क्योकि हम हिन्दू भाइयोके पृव॑ग्रहोका आदर 


५४८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


करना चाहते थे, तब वह सर्वशक्तिमान परमेदवर, जिसे आप रहीम भी कहते है, आपकी 
सम्नतापूर्ण और शान्त उक्तिको स्वीकार कर छेगा। दोस्तीका -- भाईचारेका -- इम्तिहान 
इसमे है कि प्रत्येक पक्षके दिलमें दुसरेकी कमजोरीके लिए गुजाइश रहे और मै जानता 
हूँ कि हश्षके दिन उस पक्षकी जीत होगी जो यह दिखा सकेगा कि मामूली वातोकी 
हृदतक वह सदेव क्ुकनेको तैयार रहता था। उस महान पैगम्बरका जीवन आप छोगोके 
लिए महत्वहीन बातोमें झुक जानेकी जिन्दा मिसाल पेश करता है। छेकिन मै नेछौरके 
हिन्दू तथा मुसछृमाव भाइयोसे कहता हूँ कि वे अपने मतभेदोके विषयमे एकमत हों 
या न हों, वे एक-दूसरेके आगे झुकतेकों तैयार हों या न हो, वे आवश्यक अथवा 
अनावश्यक तथ्योके वारेमे समझौते करे था न करे, भगर यह उसकी मर्यादाके विरुद्ध 
है कि हिन्दू अथवा मुसलमान एक-दूसरेका गछा काटे, एक-दूसरेपर पत्थर फेकें तथा 
एक-दूसरेके प्रति हिंसा करे। आप लोगोके बीचमे व्यायाधिकरण या पंचायतें बनानेके 
लिए दोनो जातियोके विद्वसनीय तथा चुने हुए नेता होने चाहिए। ये पंचायते दोनों 
जातियोके समस्त धामिक झगड़ोका निवठारा करे और यदि उन्हें उसके निर्णयसे 
सन्तोष नही होता है तो वे या तो कामग्रेसके पास अथवा खिलछाफत कमेटीके पास 
जाकर झग़ड़ेका निवटारा करा सकते है। अन्तत में मौछाना शौकंत अछीकी वह 
सलाह दुृहराना चाहता हूँ जो थे हिन्दू तथा मुसकृमान दोनोको कई वार दे चुके हैं। 
यदि कोई मुसलमान अपने हिन्दू पढ़ोसियोस्रे चिढ़नें छगे और उनके प्रति मनमें 
ऋधकी भावना भर जाये, यहाँतक कि वह अपने आपको रोक न सके और अपने 
हिन्दू-भाईको ठीक सजा देनेकी वात सोचने छगे तो उसे महात्मा गाधीके पास जाकर 
उनका सिर काट डालना चाहिए। इसी प्रकार में भी यह कहता हूँ कि यवि हिन्दू 
लोग मुसकमान पडौसियोके प्रति सन्तापकी भावना अपने दिलोंमें छाते है और उनके 
साथ क्षयड़ा करना चाहते है तो उन्हें अपने मुसलमान पड़ौसियोंपर हाथ नहीं उठाना 
चाहिए वल्कि उन्हे खुद झ्ौकत अछीके पास जाना चाहिए; यद्यपि वह्‌ बहुत जोरावर 
और मोदे-ताजे शख्स है तथापि वह इस प्रकारकी निश्चिचत प्रतिज्ञा करते है कि कोई 
भी हिन्दू वच्चातक उनके घडसे उनके सरको अलग कर सकता है। हिन्दुओं तथा 
मुसलमानोकों यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि स्वराज्यकी आधारशिला, भारत- 
की स्वतन्व॒ताकी बुनियाद, हिन्दू-मुस्लिम एकता है। यह वात दोनो जातियोकों दृदयगम 
कर लेनी चाहिए कि जहाँतक खिल़ाफतका प्रश्न है भारतकी शबितिसे इस्लामकी सुरक्षा 
तभी सम्भव हो सकती है जब हिन्दु-मुस्छिम एकता सचमुचमें उनके जीवनका एक 
अग बन जाये। हिन्दुओको भी समझ छेना चाहिए कि इस्लामकी सुरक्षाके लिए उनके 
बिना किसी शर्तें दिये गये हवविक और पूर्ण योगदानमे, हिन्दूधमंकी रक्षा निहित है। 
इसलिए मेरे प्यारे नेलौर-निवासी देशवासियों, मै आप दोनोसे प्रार्थना करता हूँ कि 
आप चाहे हिन्दू हो अथवा मुसलमान, अपने छोटे-मोटे झ्गडोको मिटा डाछे, लड़ना बन्द 
करे और इस पवित्र सप्ताहमें' अटल संकल्प करें, ईश्वरके समक्ष विनम्र भावसे प्रार्थना 
करे कि वह आपको भी ऐसी शक्ति और वृद्धि प्रदान करे कि आप एक-दुसरेके साथ 


१, राष्ट्रीप सप्ताह ६ से १३ भग्रेद्तक । 


भाषण : नेकौरकी सार्वजनिक समभामें ५४९ 


शात्तिपूर्वक रह सके। इस वातका दृढ़ सकल्प कोजिए कि आप एकतासे उसन्न अपनी 
सारी अद्वितीय शक्ति भारतको आजादी दिलाने, इस्लामको स्वतन्त्र बनाने तथा पजाबके 
खोये हुए मानकों पुत्र. प्राप्त करनेमें छगायेगे। हिन्दू तथा मुसछमाव दोनोंने, आज 
दिनमे मुझे बताया है कि इन अहितकारी तुच्छ मतभेदोके कारण नेलोरमें जिल हृदतक 
असहयोग जान्दौलन तथा खिलाफतका कार्यक्रम किया जा सकता था, नहीं किया जा 
सका | इसलिए मै आश्ञा करता हूँ कि कछ सूर्योदयके पूर्व ही आप छोग अपने झगड़े 
खत्म कर देंगे और कल भात.कालसे एक विचारशील एवं बुद्धिमान व्यापारीकी भाँति 
आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रका पाछन करेंगे। तिरूक 
स्वराज्य कोषके लिए जिसे आपने आजसे आरम्भ किया है, दान छेता-देना जारी रखेंगे भौर 
तबतक सन्तुष्ट ने होगे जबतक कांग्रेस रजिस्टरमे प्रत्येक वयस्क पुरुष तथा स्त्रीका 
नाम, वह हिन्दू हो अथवा मुसछमान, दर्ज न हो जाये। 

अब समय आ गया है कि आप छोग विदेक्षी वस्त्रका एक चीर पहनना भी 
पाप समझने छंगें। भुसछमानोको समझे लेना चाहिए कि विदेशी वस्त्र धारण करना 
इस्कामकी अधोगतिका द्योतक है तथा हिन्दुओ और मुसलमानों दोनोकों चाहिए कि वे 
विलायती कपड़ा पहिननेको गुलामीका विल्ला समझें। मैं यह भी कहूँगा कि आप छोग 
कपड़ोके लिए अहमदाबाद और बम्बईका मुँह न ताके, वल्कि अपनी स्थानीय आवश्य- 
कताओकी पूर्तिक लिए स्वयं कपड़ा तैयार कर लिया करे। इस प्रकार स्वावरूम्बी 
वनना आप अपने मान और मर्यादाकी बात समझे। एक अनुभवी कातले-बुननेवालेकी 
हैसियतसे मैं जो-कुछ कह रहा हूँ उसे सत्य मानिये। एक महीनेकी अवधिमें अपनी 
जरूरतका सारा कपड़ा तैयार कर लेता, नेलौरके ५२,००० पुरुष तथा स्त्रियोके लिए 
बिलकुल सरल है। कल एक वुनकरने रात-भरमें ही मेरे लिए पूरे साल-भरका कपड़ा 
तैयार कर दिया। गत रात्रिको तैयार किया गया वह पवित्र वस्त्र सेरे पास मौजूद 
है तथा उसपर मुझे अभिमान है।' इसलिए मै आपसे कहता हूँ कि आपसी हिन्दृ-मुस्लिस 
झगडो तथा अन्य प्रकारके झग्डोसे अपना ध्यान हदाकर उसे राष्ट्रके सामने उपस्थित 
मुख्य रक्ष्यपर केन््रीमूत करें। मद्यपान, जुआ, झूठ तथा अन्य बरी आदतोको बिलकुल 
छोड़ दें। मेरे तथा आप छोगोके नामसे की गई इस घोषणाका कि यह असहयोगका 
संघर्ष आत्मशद्धिका संघर्ष है, यथावत्‌ पाहृत करें। सन्ततः मैं आपसे यह स्मरण रखनेके 
लिए कहूँगा कि राष्ट्रीय सप्ताह अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस सप्ताहका दूपरा 
दिन जज शामको ही समाप्त हुआ है। पूरे पाँच कीमती दिन अभी बाकी है। हमें इन 
पाँचो दिनोका उत्तम उपयोग करना चाहिए। मैं आपसे आग्रहपूर्वंक निवेदन करता हूँ 
कि इत पाँच दिवसोमे आप सभी हिन्दू मुसलमान मापसमें मेरू बढानेकी ब्योगो जद 
कोशिश करे। प्रत्येक हिल्दूसे मै यह आग्रह करूँगा कि उसे जब कभी कोई 
भाई मिले तो पहले जरूरी न होनेपर भी खुशी भौर मुस्कराहटके साथ कर गा 
करे। इसी प्रकार मै यहाँ मौजूद अपने प्रत्येक मुस॒क्ृमान भाईसे कहूंगा कि जब वह 
किसी हि्दूको मिले तो वह हुं और मुस्कराहटके साथ नमस्ते, सलाम था वन्देमातरम्‌ 


१. देखिए “ भाषण: नेहरके तिलक विधाल्यमें ", ७-४-१९२१ की पाद-रिपणी । 


१५० सम्पूर्ण गांधी वादूमय 


कहे। आप लोग इन ५ था ६ दितोमे पारस्परिक अविश्वास, सन्देह तथा अस्वच्छतासे 
बचनेका विशेष रूपसे प्रयत्त करे और सप्ताहके अन्तमे शुद्धात्मा होकर स्वराज्यके लिए 
अधिक अच्छे पात्र तथा खिलाफतकी रक्षा तथा पजावके सम्मानकों पुन' स्थापित करनेके 
लिए अधिक योग्य बतकर सामने आ सके। 
ईदवर आपको अपना पवित्र उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा करनेकी क्षमता दे। मेरा 
विदवास हैं कि आप अपना पूरा ध्यान उसे पूरा करनेकी दिश्ञामें लूगायेगे। 
में आपसे शान्ति बताये रखने और अपनी जग्रह न छोडकर इसी प्रशसनीय 
मनोवृत्तिको कायम रखनेका अनुरोध करूँगा ताकि तिलक स्वराज्य कोपके लिए अधिकसे- 
अधिक दान इकद्ठा करनेमे स्वयंसेवकोकी सुविधा हो। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों 
ही ने शान्ति तथा दिष्टताके साथ मेरा भाषण सुना है, उसके लिए मैं आप सबको 
धन्यवाद देता हूँ। 
[अंग्रेजीसे | 
हिल्दू, १९-४-१९२१ 


२७५. भाषण: मद्रासकी सार्वजनिक सभामें 


८ अप्रैल, १९२१ 


सभापति महोदय और मित्रो, 

सदैवकी भाँति आप मुझे खड़े होकर भाषण न दे सकनेके लिए क्षमा करेंगे। 
अभी आपने पूर्णकुम्भका' पूजन होते देखा है। इसके पूजनमे एक शुभकामता और हम 
सबकी यह प्रार्थना भी निहित है कि जो अनुष्ठान भारतवर्षमें प्रारम्भ किया ग्रया है 
वह सफल हो। जिन भित्रोने इस अनुष्ठानमें सहायता प्रदान की है तथा उनको भी 
जिनके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ, मै धन्यवाद देता हैँ। यह एक महत्वपूर्ण वात है 
कि इस आन्दोलनमें वे सभी छोग जो भी इस देशकों अपना मानते है-- हिन्दू, मुसल- 
मान, ब्राह्मण, अ-ब्राह्मण, ईसाई, पारसी, यहूदी-- एक दूसरेके साथ है छेकित में इस 
सम्ाका तथा इस कुम्भ-यूजनके व्यवस्थापकोका ध्यान उस विदेशीपनकी ओर दिलाना 
चाहता हूँ जो इस पूजामें दिखाई दिया है। आपने कुम्मके चारो ओर फूछोकी सजावट 
देखी | यह फूछ कागजके थे। आपने उस वस्त्रकों भी देखा होगा जो कुम्भपर छपेटा 
गया था; वह विदेशी था। मेरा ख़याल है कि भारतके लिए यह समझ लेनेका समय 
आ पहुँचा है कि विदेशी कपड़ा दासताका विल्छा है और विदेशी कपड़ा भारत 
इस्लामके पतनका सूचक है। जितना अधिक मैं भारतके आशिक, राजनैतिक, चारित्रिक 
तथा धामिक उद्धारके वारेमे सोचता हूँ और जितना ही अधिक मैं खिलाफतके सवाल- 
पर सोचता हूँ मेरा यह विश्वास उतना ही दृढ़ होता जाता है कि यदि खिल्ाफत 


१. एप० कत्तूरी रगा आयंगार ! 
२, पवित्र जहते भरा हुमा घढ़ा, णो भतियिके स्वागता अपित किया जाता है । 


भाषण : भमद्रासकी सावजनिक पभामें १५१ 


सम्बन्धी अत्यायकों भारतके द्वारा दूर होना है अर्थात्‌ भारतके हिन्दुओ तथा मुसलमानोके 
द्वारा ठीक होता है और यदि भारतको इसी सालके अन्दर स्व॒राज्य हासिल करना है, 
वो कमसे-कम अपनी मातृभूमिके प्रति हमारा यह कत्तेव्य जरूर है कि हम हर कौमतपर 
विदेणी वस्त्रोका वहिष्कार करे। जैसा कि भौछाना मुहम्मद अलीने अपने कलकत्तेके 
हाल ही में दिये गये भाषणमे कहा है “ १०० वर्ष पूर्व या उससे भी अधिक समय 
हुआ हमने चरखेको विदा कर दिया और गुलामी मोर के छी।” इसलिए मै प्रस्ताव- 
के सबसे मुख्य भागकी ओर आप छोगोका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो 
असहयोगके कार्यक्रमके कई महीनेतक चल चुकतेके पश्चात्‌ अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी द्वारा पार्सा किया गया था। 

३० जूनसे पहले एक करोड़ रुपया जमा करनेमे हमारा यह मज्ञा नहीं है कि हम 
उस झुपयेसे इस्लैड, अमेरिका अथवा दुनियाके अन्य किसी भागमे अपना शिष्टमण्डल 
भेजने या विदेशोमे प्रचार करनेमे खर्च करेंगे, बल्कि हम उस राशिकों-- उससे भी 
बड़ी राशिको -- भारतके प्रत्येक गृहमे चरखेका प्रवेश करानेके लिए खर्च करेगे। हम 
उस राक्षिको इसलिए चाहते है कि समस्त द्रविड़ प्रदेशके' उन कार्यकर्त्ताओोको भरण-पोषण 
भात्रके लिए रुपया दिया जा सके जो चरल्ला प्रचारके कामको हाथमें छेकर कार्येक्षेत्रमे 
उतरेगे। अभी उस दिन मैं मसूलीपट्टममे था तथा मुझे आसपासके कुछ ग्रामोंमे जानेका 
शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। उन गाँवोमें आज भी हमारी वहने सुन्दर बारीक सूत 
कातती हैं--घनके लिए नहीं बल्कि प्रेमके कारण (हें ध्वनि)। इसलिए यदि आप 
इसी सालके अन्दर ही स्वराज्य प्राप्त करनेमे, खिलाफत तथा पंजाबके साथ किये 
गये अन्यायकों दूर करानेमें सहायक होना चाहते है तो मै जराशा करता हूँ कि आप 
इस पवित्र राष्ट्रीय सप्ताहमे ही अपने सब विदेशी वस्त्रोको फेक देनेका दृढ़ संकल्प 
करेगे। में अपने मन्दिरों और मस्जिदोमे विदेशी वस्त्रका एक टुकड़ा भी देखना पाप 
समझता हूँ। जब मै अन्य विषयोपर आता हूँ। 

मुझे यह जानकर खुशी होती है कि हमारा आन्दोलन जितनी ही अधिक 
उन्नति करता जाता है उतना ही अधिक हमारे देशवासियोको विश्वास होता जाता 
है कि हमारी लडाईकी सफलता यदि पूरी तौरपर नही तो मुख्यतया अहिंसापर निर्भर 
है। मेरी रायमे हमारी अहिसा हमारे असहयोग कार्यक्रमका सबसे प्रमुस भाग है। 
लेकित हमारी इस अहिंसाको उसपर पडनेवाले कठिनसे-कठिन दवाव तथा बड़ेसे-बड़े 
सकटको क्षेलना होगा। मैने अभी सुना है कि मलाबारमे किसी स्थानपर एक असहयोगी' 
पिताको अपने पुत्रके प्रति पुलिसके कुछ सिपाहियों द्वारा अकारण ही किया गया 
हिंसा इत्य देखना पडा। मुझे अब भी आशा है कि यह समाचार गलत है, या मेरे 
पास यह समाचार छातेवाल्ले सज्जनोने जो वयान इकद्ठे किये है उन्हीे कोई दोष 
था कोई भूछ रह गई है। लेकिन हमे यह समझ छेना चाहिए कि यह अथवा इसी 
प्रकारकी अन्य कोई चीज इस शासन-व्यवस्थामे अथवा अन्य किसी सरकारमे असम्भव 
नही हो सकती (हँसी) । इसे हम दो वर्ष पूर्व मार्णछ लॉके दिनोमे पजावमे प्रचुर मात्रामें 


१. देसिए “ प्रस्ताव : अ० भा० कांग्रेस कमेटीड़ी बैठफमें ”, ३१-३-१९११ | 
२, दक्षिण भारत | 


प५२ सम्पूर्ण गांधी वाहइमव 


देख चुके हैं। हमारी नीतिकी विजयकी सवसे महत्वपूर्ण घडी वही होगी जब हम किसी 
प्रकारकी हिंसा किये बिना कडीसे-कडी यातना सह सकेंगे। इस सरकारको या तो 
भारतके प्रति किये गये अन्यायों -- घोर अन्यायो -- के लिए खेद प्रकट करना होगा, 
अथवा उसे दमनकी प्रणाढीका सहारा लेकर भारतकों अपने अवीन बनाये रखना होगा। 
जब मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि डायरबगाही और ओटडायरशाही कोई विच्छिन्न घटना 
नहीं है वल्कि भारतकों हर हालतमें अपने अधीन वनाये रखनेपर तुली हुईं सरकारकी 
सुनिदिचत नीति ही है, मैनें केवल तभी इस शासनप्रणालीको शैतानियतसे भरी 
शासनप्रणाढ़ी कहना शुरू किया। छेकित असहयोगियोके सामने केवक एक ही मार्ग 
है। वह यह कि हम अपनी विचारदक्तिको अपने अन्त करणकी भोर प्रेरित करे; 
आत्मशुद्धि करे और कोई हमे कितता ही क्यो न उकसाये हम उत्तेजित न हो। 
इसलिए में उन छड़कोके पिताओसे, जो असहयोग आन्दोछूनके किसी भी काममें लगे 
हुए है तथा प्रचारकार्यमे सक्रिय रूपसे भाग छेनेवाले स्वयं असहयोगियोसे भी, निवेदन 
करता हूँ कि वे यह अच्छी तरह समझ लें कि यदि वे अपना यह काम चालू रखते है 
तो उन्हें इसे यह मानकर करना चाहिए कि उनके प्रति हिसा वरती जा सकती है 
किन्तु फिर भी उन्हे वदलेमे हिसा नही करनी है। यदि भारत परीक्षाके इस बर्षमें-- 
उसके लिए तो यह वर्ष आत्मशुद्धिका वर्ष है--और कुछ न करे फकत आत्मतिय- 
नत्रणसे काम लेता रहे तो विश्वास कीजिए कि हमारी प्रगतिमें अथवा भारतमें इसी 
वर्षके भीतर स्वराज्य स्थापित होनेमें आड़े आनेवाल्ी मुझे कोई चीज दिखाई नही पड़ती। 
यदि आपके हृदयमें ईश्वरके प्रति आस्था है--ईश्वरमें विश्वास न रखनेवाला व्यक्ति 
असहयोगी हो ही नहीं सकता है-- यदि आप त्याग, आत्मगुद्धि और प्रार्यताके इस 
सप्ताहमें इवरके प्रति विश्वास रखते हैं तो आप एकाग्रचित्त होकर ईइवरोपासवाके 
समय परमात्मासे यह याचना करें कि वह हम सबको, पूरे भारतवर्षकों ऐसी शक्ति 
प्रदाव करे, जिसके वलपर हम लोग इस सरकार द्वारा हमारे प्रति बरती गई सब 
प्रकारती हिला सहन कर सकें। 

यह तो और भी अधिक जरूरी है कि हम असहयोगी अपने शब्दोकों तौलकर 
बोले, अपनी गतिविधियोंको सयमित रखें और उनमें किसी भी प्रकारकी हिसाका भाव 
न आने दें। हमारी किसी भी वातमें उसकी गन्ध नहीं होनी चाहिएं। यदि हम 
केवल इतना ही करे कि स्व० प्रेसीडेन्ट क्रपरके शब्दोमें “आत्मशुद्धिके इस दौर को 
बदस्तूर कायम रखें तो हम इसी वर्षमें ससारको चकित कर देगे। क्योकि हमने वे केवल 
मद्रास अहतेमें वल्कि मध्य प्रान्तमे, संयुक्त प्रान्त तथा भारतके अन्य भागोमे दमनके 
अतिरिक्त और देखा ही क्या है? सर विलियम विन्सेटके इनकारके वावजूद भी मै आज 
आपके समक्ष कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रान्तमें मद्यनिषेष आन्दोलन एक जुर्म मात 
लिया गया है तथा जब वे भसहयोगकों हर तरहसे कुचल देनेकी वात करते है, तो 
उनका मतलव चरखोंको ख़त्म कर देना था शराववन्दीकों दवा देनेका होता है। हम 
अपनी बात्मशुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे यह सिद्ध कर रहे है कि यह सरकार भारतको 
आबकारी छगानके वलपर अथवा लूकाशायरकी मिछो द्वारा भारतके शोषणकी 


भ्ापण: मद्रासकी सार्वजनिक सभामें प५३ 


बदौलत ही दासताकी वेडीमें जकड़े रह सकती है। इसलिए में आपमे से प्रत्येक 
कहंगा कि आप समूचे भारतको, माडरेटोको तथा लित्ररछ दलको, यह सिद्ध करके 
सरकारकी गतिविधिको ठप कर दे कि जब वे इस सरकारके साथ सहयोग करते है 
तथा इस सरकार द्वारा चालू की गई दमन नीतिका समर्थन करते है तब वे नहीं 
चाहते है कि असहयोगी छोग नशावन्दी आन्दोलन चढलाएँ, सदभावनाका या सुख- 
समृद्धिका सन्देश सुनाये तथा भारतीय महिलाओके सतीत्व रक्षाका सन्देश, जो चरखा 
चलानेमें समाया हुआ है, प्रसारित करने पाये। दिनपर-दित हमे इस तथ्यका प्रत्यक्ष 
प्रमाण मिलता जा रहा है कि इस सरकारमें अपनी खुदकी अन्दरुनी ताकत अथवा 
प्राणशक्तिका अभाव है (हँसी) | हमारी कमजोरियोपे ही उसमे शक्तिका सचार होता 
है और यह अपनी शक्ति हमारी कमजोरीसे छेती है (साधु, साधु,) यह हमारे 
मतभेदोके कारण ही फलती-फूलती है। 

हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य और हिन्दु-मुस्लिम झगड़े अब इस सरकारको खूराक नही 
पहुँचाते (हँसी) । अब तो मुझे दीख पड़ रहा है, और मेरी समझमें जा रहा है कि 
बह ब्राह्मणो तथा अब्नाह्मणोके वीच चलनेवाले मतभेदोका अनुचित लाभ उठा रही है 
(हँसी) | यदि यह असहयोग आन्दोलन ब्राह्मण आन्दोलन है--मेरा खयाल है कि यह 
ब्राह्मण आन्दोलन ही है-- तो इसका इलाज धत्यत्त सरल है क्योकि ब्राह्मण लोग, यदि 
वे असहयोगी है, अपने लिए कुछ नही चाहते। जिस प्रकार हमने अपने वीचमे से हिन्दू 
मुस्लिम झगड़े दूर कर दिये है उसी प्रकार हमे इन क्षगड़ोकी मिठ देनेका प्रयास अति 
शीघ्र करना चाहिए। जो वात मैने चुनिन्दा वकीलोकी एक सभामें कुछ समय पहले 
मद्रासमे कही थी उसे यहाँ दोहराना चाहता हूँ। मेरे मनमे इस वातके विषयमे किचित्‌ 
भी सन्देह नहीं है कि ब्राह्मणोके द्वारा स्थापित की गई महान्‌ परम्पराओपर ही 
हिन्दुत्वका सव कुछ आधारित है। वे भारतके लिए एक वसीयत छोड गये है जिसके 
लिए प्रत्येक भारतीय -- वह किसी भी वर्णका क्यो न हो-- उनका बहुत आभारी है। 
दुनियाके रगभग सभी धर्मोक्रे इतिहासका अध्ययन कर चुकनेके पदचात्‌ मेरी यह निदिचत 
धारणा हो गई है कि दुनियामे ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसने तिर्घंनता और अपने 
आपको बलिदान कर देना इस प्रकार अपनाया हो जैसा ब्ाह्मणोने। स्वयं एक अव्ाह्मण 
होनेके नाते इस समामे उपस्थित सभी अब्नाह्मणोसे मैं अनुरोधपूर्वक कहता हूँ तथा उन 
सभी अन्नाह्मणोसे भी जिनतक मेरी आवाज पहुँच रही हो, कि यदि वे विश्वास करते 
है कि वे अपनी स्थिति ब्राह्मणत्वको निद्य कहकर सुधार सकते हैं तो यह एक बहुत 
बडी भूल करते है। इस गुजरे हुए जमानेमें भी भारतके इस छोरसे उस छोरतक भ्रमण 
करते हुए मैने देखा है कि आत्मत्याग तथा आत्मोत्सगरमे ब्राह्मण अग्रगण्य रहे है। 
भारतवर्पमे सर्वत्र ब्राह्मण ही चुपचाप लेकिन निरिचत हुपसे प्रत्येक जातिको उसके 
सामान्य तथा विशेष अधिकारोका धोध करा रहे है। छेकिन इतना कह चुकनेके पढ्चात्‌ 
मैं भी यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि अन्य भारतीयोके साथ ब्राह्मणोने भी वहुत 
अधिक कष्ट झेले है। उन्होने भारतके सामने स्वेच्छासे तथा जानवृक्षकर ऐसे सर्वोच्च 
मानदण्ड जिन्हें मनुष्यका मस्तिष्क कल्पनामे छा सकता है प्रस्तुत किये है। यदि भारत- 


५५४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


की जनता उनसे उसी भानदण्डकी माँग करती है तो उन्हे आइचर्य नहीं करता चाहिए। 
ब्राह्मणोने अपनेको हमारे जीवनकी पवित्रताका रक्षक घोषित किया है और उन्हे इस 
रूपमे रहना भी चाहिए। मुझे यह भी मालूम है कि मद्रासके अब्वाह्मणोकों ब्राह्मणोके 
खिलाफ वहुत-सी बाते कहनी हैं और इसका कुछ कारण भी है। लेकिन अन्नाह्मणोकों यह 
समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मणोके साथ अगड़ा करनेसे, उनके साथ द्वेष करनेसे, और उनपर 
कीचड़ उछालनेसे वे अपनी दशा उन्नत न कर सकेगे वल्कि हिन्दुत्वकों ही गिरा 
देगे। अकब्राह्मण छोग बृद्धिमान और चतुर तो होते ही है फिर भी मेरी धारणा है कि 
उनके लिए इस आन्दोलनके सौन्दर्य और रहत्यको समझनेकी कोमिश करना उचित 
होगा। यह आन्दोलन विशेषत॒वा पदकी धृष्ठताका गये चूर करनेके लिए निभित 
किया गया है। णिसके नेत्र है, वह देख सकता है कि भारतमे आज जो कुछ हो रहा 
है वह एक ऐसी क्रिया है जो अवनतिकारिणी नहीं उन्नतिकारिणी है। अब्नाह्मणो- 
को इस बातकों चेतावनीके रूपमे समझ लेना चाहिए कि वे ब्राह्मण धर्मकी चिता- 
पर खड़े होनेका प्रयत्त न करे। और मैं अब्राह्मणोसे अनुरोध करूँगा कि यदि वे इस 
आान्दोलतमे पूरी दिलचस्पीके साथ शामिल नहीं हो सकते तो कमसे-कम वे इतना तो 
करे ही कि सरकारके साथ साजिश करके इस आन्दोलनके मार्यमे रोड़े त अठ्काएँ। 
हिन्दूधमंके विरुद्ध आदि द्रविड़ छोगो और पचमोकी जिकायतोके मुकाविलेमे ब्राह्मणो- 
के विरुद्ध गैर-ब्राह्मणोकी जिकायते कुछ भी नही है। हिल्दृधममे उतकी स्थिति एक 
प्रकारके कोढियो-जैसी बना दी गई है; और फछ यह हुआ है कि हम सभी छोग 
साम्राज्यके कोढी वन गये है (हँसी) । पंचमोको पेटके वक्त रेगनेके लिए विवश करनेके 
क-द्राह्मण भी ब्राह्मणोकी तरह दोपी है। यह मेरा दृढ़ मत है कि हमें दासताका यह 
जुआ अपने कन्योपर अपने उन पापोके कारण छाद रखना पडा है जो कि हमने 
अपने उन भाइयोके विरुद्ध किये है जिन्हे हम दम्भ और अहकारके वशीभूत होकर 
अछूत समझते है। मै एक सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हैं, मै यह भी कहता 
हूँ कि मैने अपनी योग्यतानुसार शास्त्रोको पढा है। मैने हिल्दूधर्के तत्त्वको भी समझ 
लिया है, मै वेदों” तथा ' उपनिपदो ' के सन्देशको समझनेका भी दम भरता हूँ, मैरा यह 
भी दावा है कि मैंने गत तीस वर्षोसि, सोच-विचारकर बीर देख-समझकर स्वेच्छापूर्वक 
एक सनातनी हिन्दूकी भाँति अपना जीवन विताया है। कोई भी हिन्दू भले ही मेरी 
बातका खण्डन करे परल्तु मैं आपसे अपने अनुभवके आधारपर जो वात कह रहा हूं 
उसे आप प्रामाणिक ही माने। वह यह है कि हमारी धर्म पुस्तकोमे ऐसा कोई प्रमाण 
नही है जिससे किसी भी मनुष्यकों अछूत माता जा सके। मुझे इस बातसे पूर्ण सन्‍्तोष 
है कि मै हिन्दू हैँ और मै हिन्दू रहते हुए ही शरीर छोड़ता चाहता हूँ। मैं बात 
करता हूँ, और मैं इसके लिए तैयार भी हूँ, कि अपने घर्मेकी रक्षाकें लिए किसी 
क्षण हिल्दुकी भाँति ही मरँ। यदि एक क्षणके लिए भी मुझे यह विश्वास हो जाये कि 
हिल्दू धर्म मुझसे किसी भी प्राणीको छूतेमे पाप समझनेकी आक्षा करता है तो मुझे 
हिन्दू कहछानेका हक नहीं रहेगा। इसलिए मैं इस प्रवेशके ज्राह्मणो तथा अब्राह्मणोसे 
प्रार्थना करता हूँ कि आप छोग अछूतपनके इस कलकके साथ संघर्ष करें और समाजकों 
इससे मुक्त करे। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अन्तर्जातीय विवाह और अन्तर्जातीय 


भाषण: भद्रासकी सार्वजनिक सभामें ५५५ 


खानपानको अस्पृश्यताके साथ न मिलाये और इस प्रकार, जैसा हिन्दुओ भोर 
मुसलमानोने आपसमे कर लिया है, हिन्दू भी अपने अन्दरके ऊँंच-नीच भावको मिटा दें 
तो 'भगवद्गीता ” के शब्दोमें जब हमारे हृदयोमे ब्राह्मण तथा चाण्डाल दोनों वराबरी- 
का दर्जा पा छेगे तव आप देखेगे कि ब्राह्मण अन्नाह्मणकी कोई भी समस्या समाधानके 
लिए नही रह जाती है। 

असहयोग चिकित्सा शास्त्रकी भाषामें एक प्रकारका अपूत्तिदृषित इलाज (एसेप्टिक 
ट्रीटमेट) है। रोगाणुरोधक दवाइयाँ केवल उस समय आवश्यक होती हैँ जब हमारे 
शरीरोमे दोष जमा हो जाता है और हम उन दोपोको नष्ठ करनेके लिए अन्य कीटाणु 
अपने शरीरमे स्थापित करते है, लेकिन अपूत्तिदृषित चिकित्सा प्रणालीमे आन्तरिक 
स्वच्छता गृहीत मानी जाती है। इसलिए सरकारके साथ हमारे असहयोगका तात्पयं 
केवल इतना ही है कि हम अपनी आतन्तरिक स्वच्छता और ग्रन्दगीकों दुर कर चुके 
है। अधेरेको और भी गहरा करके हमने अँधेरा दूर कर दिया है ऐसा कहनेका ढोग 
हम नहीं रच सकते। हम और भी अधिक हिंसा अपनाकर सरकारकी हिसाका शमन 
अथवा निवारण नहीं करना चाहते। हमारे स्वराज्यमे पृथ्वीपर किसी भी जीवधारीका 
शोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे सानुरोध कहता हूँ कि आप अपना 
ध्यात केवल उन्ही तीन वातोपर केलन्द्रीभूत करे जिन्हे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने 
भापके सामने रखा है। में चाहता हूँ कि आप छोग सरकारको ऐसा कोई भी मौका 
न दे कि वह हमें हमारे भाषणोके कारण जेल भेज सके। लेकिन में अपनी आँखोमें 
एक भी आओसू छाये बिना जेलके दरवाजे खुले रखता और भारतवर्षकी सब स्त्रियोको 
अपने घरोमे चरखे रखनेके अपराधमे जेल भेज देना पसन्द करूँगा। हमें सरकारके प्रति 
अथवा अपने उन दोस्तोके प्रति जो आज हमारी मुखालफत कर रहे है अपैर्य नहीं 
बरतना चाहिए। प्रत्युत हमे अपने ही प्रति अधीर होना चाहिए। हमारे व्याल्यान 
तथा सभी प्रस्ताव अधिकतर हमारे प्रत्ति सम्बोधित होते हैं अथवा होने चाहिए। और 
यदि हम काग्रेस, खिलाफत कमेटी तथा मुस्लिम लीगके द्वारा पेश किये गये इस साधा- 
रण कार्यक्रमकों निभा पाये तो मैं अपने उस विश्वासकों आपके सामने दोहराकर 
कहता हुँ कि इसी सालके अन्दर हम स्वराज्य ले लेगे और खिलाफत तथा पजावके 
साथ हुए अन्यायका भी परिसाजजन करा लंगे। 

लाज अपना भाषण समाप्त करनेके पूवे मैं मद्रासके शिक्षित पुरुषोके लिए दो 
धब्द कहना चाहता हूँ। मैं अपनी लम्बी-लम्बी यात्राओंके अनुभवके वाद अपनी आँखों 
देखी आपके सामने भ्रस्तुत कर रहा हूँ। जनता तथा भारतकी महिलाएँ पूर्णत हमारे 
साथ हैं। में शिक्षित भारतीयोसे निवेदन करूँगा कि वे मेरा यह कथन सच मानें कि 
वे इतनी बुद्धहीन अथवा असस्कृत नहीं जितना कि हम उन्हें वहुधा मान बैठते है। हम 
शिक्षित छोग अपनी तिमिराच्छादित वृद्धिसे जितना कुछ समझ पाते है वह उनके सहज 
स्वभावसे स्फुरित अवछोकनके सामने कम ही बैठता है। मै आपसे सर टामस मुनरो' 


२. अछाव ५, इलोफ १८ । 
२, मद्गासके राज्यपाल, २८२०-२७ । 


५५६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


द्वारा की गई साक्षी स्वीकार करनेके लिए भी अनुरोध करूँगा। मै उस साक्षीकी पुष्टि 
करता हूँ कि भारतकी जनता ससारके देशोकी जनतासे कही ज्यादा शिष्द है। 
आप सबको विदित ही है कि आजकल सभासे जानेंसे पूर्व मैं तिलक स्व॒राज्य 

कोषके लिए चन्दा इकट्ठा किया करता हूँ। अभी स्वयसेवकग्रण आपके वीच आयेंगे। 
मैं आप छोगोसे अधिकसे-अधिक दान देनेके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपने जिस 
विशेष शान्तिके साथ मुझे सुना है उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। भेरी 
परमात्मासे प्राथंना है कि वह हमे अपने कत्तंव्य पाछनके लिए आवश्यक साहस तथा 
बुद्धि प्रदान करे [जोरकी तथा देरतक हर्पव्वनि |॥ 

[भग्रेजीसे ] 

हिन्दू, ९-४-१९२१ 


२७६. मेरी उड़ीसा यात्रा 
गोपवन्घु दास 


जब उडीसामे अकाल पडा था तब यत्पि मैं यह समझ गया था कि उड़ीता- 
में बड़ी दरिता है तथापि मेरी मान्यता यही थी कि चम्पारन-जैसे दरिद्र लोग देशके 
अन्य किसी भागमे नहीं होगे; लेकिन अब मुझे लगता है कि उडीसा उससे भी अधिक 
दरिद्र है। फर्क इतना ही है कि चम्पारनमें छोग नीलके खेतोके मालिकों द्वारा दिये 
गये दु खोसे पीड़ित होकर भिखारी बन गये थे और उडीसामे जो दु.ख है वह प्रकृतिके 
कोपसे हुआ है। था तो अनावृष्टिके कारण फसले आती ही नही है अथवा अतिवुष्टि 
होनेंसे वाह आ जाती है और उससे फसल और घर दोनो ही वरबाद हो जाते है। 
फलत: उड़ीसामे हमेशा अकालकी-सी स्थिति वनी रहती है। 

इस कगाल देशमें फिलहाल तो सच्चे नेता गोपवन्धु दास है जिन्होंने श्री अमृत- 
छाल ठक्करको अकालके समय पूरी-पूरी मदद दी थी। गोपवन्घु वावू वकील बने, थोड़े 
वर्षोतक उन्होने वकालत की लेकिन अन्तमे उसे छोडकर अपना सर्वस्व देश-सेवाके लिए 
अर्पंण कर दिया। उन्होंने पुरीसे वारह मी दूर साख्रीगोपालमे एक स्कूककी स्थापना 
की है। 

कुंजशाला 

इस स्कूछमे उद्योग और कितावी पढाई ढोनो ही की शिक्षा दी जाती है। 
इस स्कूलकों सरकारने मान्यता प्रदान की थी छेकिन असहयोगका प्रस्ताव पास होनेके 
बाद गोपवन्धु बावूने सरकारकी इस मान्यताको अस्वीकार कर दिया। तब कितने 
ही विद्यार्थी चले गये किन्तु कितने ही नये विद्यार्थी स्कूलमे आ भी गये। इस स्कूलके 
छिए गोपवन्बु बावू स्वय भ्िक्षा माँगकर घन इकट्ठा करते है। यह स्कूल हरेनमरें 


१६ खण्ड २०, पृष्ठ ६८-६९ । 


मेरी उड़ीसा यात्रा ५५७ 


कुजोसे सुशोभित लगभग बीस एकड़ भूमिपर स्थिति है। बच्चोको वृक्षोकी छायामें 
खुले मैदानमे शिक्षा दी जाती है। उद्योगमे वढईगिरी मुल्य हैं। अब शिक्षाक्रममें 
कताईं और वुनाईको भी झ्ामिलत किया गया है। गोपवन्यु वावू विहार विधान परिषद्‌- 
के सदस्य थे और इसलिए ग्रवर्नर और अन्य बड़े-बड़े छोगोको निमन्त्रित किया करते 
थे। मैने देखा कि अपनी सम्मतियोमे इन छोगोने स्कूलकी हमेशा तारीफ की है। 


सेवासमाज 


गोपवल्थु बावूनें सेवासमाज नामकी एक सस्थाकी स्थापना भी की है। उसमें 
कुछ वकील और अन्य विद्वान व्यक्ति शामिक्त है। इनमे से अविकाश, जवसे अस॒हयोग 
आन्दोलन शुरू हुआ है तवसे हर महीने सिर्फ दस रुपयेकी रकम छेकर निर्वाह करते 
हैं। वे भिक्षा माँगकर भुट्ठी-मुट्ठी चावल लाते हैं। इस तरह हाल ही में स्वराज्य- 
आश्रमकी भी स्थापना की गई है। इत सदस्यों और स्कूलके वालकोकी खुराक मुख्य 
रूपसे दाल, भात, तेल ओर मिलनेपर घीकी चन्द बूँदे और हरी सब्जियाँ होती है। 
उनका मासिक खर्च सात आठ रुपये आता है। पहले थोड़ा घी छेते थे, केकिन 
असहयोग आन्दोलन शुरू होनेके बादसे उन्होंने घी छेना वन्द कर दिया है। आज 
हिन्दुस्तानमे स्वेच्छासे कष्ट सहन करके अपना काम करनेवाली ऐसी कोई दूसरी सस्था 
शायद ही हो। मैने जब पूछा कि इतनी नि सत्व खुराकका क्या शरीरपर असर नही 
होता तो ग्रोपवन्धु बाबूने उत्तर दिया कि स्व॒राज्यकी खातिर क्या हम इतना कष्ट सहन 
नहीं कर सकते ? उनका यह उत्तर सुनकर मैं चुप रह गया। जब सिरपर विपत्ति 
आ जाती है तव कौन जाने ईश्वर कहाँसे उसे सहन करनेकी शक्ति दे देता है। 

जगन्नायपुरी 

ग़ोपवन्धु बावृूका स्कूल देखनेके वाद हम जग्रन्नाथपुरी पहुँचे | पुरी समुद्रके किनारे 
स्थित है, इसलिए वहाँ हवाके झकोरे आते रहते है; लेकिन इससे कोई यह न माने कि 
आबोहवाके खयालसे पुरी, डुम्मस, पोरवन्दर या वेरावलसे' तनिक भी ऊँचा ठ5हरता है। 
कहावत है कि “ नामी सेठ कमा खाय ” सो वंगालियों और सरकारने उसे आरोग्य- 
स्थल ठहराकर प्रसिद्ध कर दिया है। वहाँसे वगाली प्रतिवर्ष आरोग्य छूट कर जाते 
है। श्रद्धालु यात्री तो यह भी मानते हैँ कि वे जगन्नाथके देन करके और पण्डोको 
दक्षिणा देकर पुण्य लूट छाते है। मे जब जगन्नाथके दर्शन करने गया तब मनमें 
अनेक विचार आये। मन्दिर प्राचीन है, भव्य है। शिखरपर सुदर्शन चक्र छगा हुआ 
है और उसपर ध्वजा फहराती है। मन्दिर बहुत ऊँचा बनाया गया है। मूर्तियाँ 
नारायण और लक्ष्मीकी है। बहुत वढ़े आकारकी होनेके कारण वे भयानक लगती हैं। जहाँ 
मूर्तियाँ विराजती हैं वहाँ घोर भन्वकार है। वहाँ न हवा है और न उजाला ही है । 
एक-दो दिये वहाँ जल्‍ूते रहते है। हु 


१. गुजरातके बन्दरगाह । 


२. वस्तुतः जिन तो मूत्तियोकि लिए यह मच्दिर अतिद्ध है, ये मूत्तियों ऋण, बकराम और 
सुभद्रा की £ । 


५५८ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 
विदेशी परिधान 


मू्तिको जो वस्त्र पहनाये जाते है वे विदेशी हैं। हमारे जीवनमे इतना अज्ञान 
और इतना अविचार क्यो है ” मूर्तियोके वस्त्रोके लिए तो असख्य कुमारिकाएँ प्रेमपूर्वक 
महीन सूत कातती थी और बुनकर उसे प्रेमपूर्वक बुनते थे। अन्य वस्त्र अपवित्र माने जाते 
थे। मैं इस विचारमे डूब गया कि पण्डे अब ऐसे पासण्डी ओर विदेशी वस्तुओके ऐंसे 
प्रेमी के वत गये। अन्य स्थानोकी ही भाँति यहाँ भी पण्डोसे बहुत ज्यादा चास 
होता है। भावुक यात्रियोको वे लूठते हैं। जगन्नाथजी इस सब अत्याचारके साक्षी वन- 
कर चुपचाप कँसे वेठे रहते हैं? इसपर मुझे “जैसे पुजारी वैसे देव” वाली कहावत 
याद हो आईं। निराकार ईदवर क्या कुछ कम अत्याचारोका साक्षी बनता है। वह तो 
कमके विधानकी रचना करके तटस्थ हो गया है; तो फिर जगन्नाथजीका क्या दोष ? 

दृदयविदारक हृवय 

जैसे मुझे अनेक जानने योग्य वस्तुएँ दिखाई जाती है वैसे ही मुझे अकालयग्रस्त 
लोगोके दर्क्षत भी करवाये गये। वे हष्टियोके डॉचे-भर रह गये थे; मास-स्तायुसे हीत 
इन सैकड़ो स्त्री-पुरुष और लड़के-लड़कियोको देखकर मै बहुत दु ख्री हुआ, मेरा हृदय विष 
गया। यदि इस तरह इन अकार-पीड़ित छोगोको अन्न न मित्ले और वे भूलो भरे तो 
स्वराज्य मिले या न मिले, उसका कुछ अर्थ ही नही रहता ? स्वराज्य तो उसे ही कहा 
जायेगा जिसमे एक भी व्यक्ति अपनी इच्छाके विरुद्ध भूखा अथवा नया न रहे। हाँ, 
उसमें उसीकी गलती हो तो वात दूसरी। 


अनाधालय 


इस मन्‍्त्रको रठते हुए मैं पुरी-पुलिस अधीक्षक छाछा अमीचन्द द्वारा स्थापित 

अनाथालय देखते गया। यहाँ अकाल-पीडितोको इकट्ठा किया गया है और उन्हें 
चटाई, पायदान बुनना और सूत कातना-वुनता सिखाया जाता है। कातना-बुनना तो 
झसहयोग आन्दोलनके शुरू होनेके वाद सिखाया जाने छगा है। इससे में देख सका 
हूँ कि कताई अकाल-निवारणका एक साधन है--यह वाक्य कतई गछुत नहीं है। 
इस वारेमे मैने नेताओके साथ बातचीत की जिसके फलस्वरूप पुरी अकाल-कोषमे जो 
रुपये बचे है उतका उपयोग अकाल-पीड़ित छोगोके घरोमे चरस्ना दाखिल करनेमे किये 
जानेका प्रस्ताव पास किया गया। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १०--४-१९२१ 


२७७. भाषण : बस्वईकी सार्वजनिक सभासें' 
१० अप्रैल, १९२१ 
महात्मा गांधीने सभामें देरसे आनेके लिए क्षमायाचना करनेके उपरान्त फहाः 
यह हमारा राष्ट्रीय सप्ताह है। यह ६ तारीबको आरम्भ हुआ था और १३ को समाप्त 
होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस क्मेहीते हमसे अनुरोध किया है कि हम स्वराज्यके 
छिए स्वयं अपने प्रयत्वपर भिर्भर रहें। हमारा उद्देश्य हर हालतमें एक वर्षके अन्दर 
ही स्वराज्य प्राप्त करना है। हमारा कत्तेव्य है कि हम खिलाफत और पंजाबफे अन्या- 
योंका निराकरण करायें। इस उद्देश्यक्ी पूर्तिक लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने 
वेशके सामने तीन-सुत्री कार्यक्रम रखा है। हमें यह कार्यक्रम पुरा करना है। फार्य- 
कऋ्रमकी पहली बात यह है कि हम राष्ट्रीय कांग्रेसके एक करोड़ सदस्य बनायें। हमें 
इसके लिए मुसलमानों और हिन्दुओं, पुरुषों और स्त्रियों सभीका सहयोग चाहिए। में 
चाहता हूँ कि ये सब लोग काँग्रेस आन्दोलनमें शरीक हो जायें और इसी उद्देश्यते हमने 
सदस्यताकी फीस चार आने रखी है। प्रत्येक भारतीयका कर्तव्य है कि वह कांग्रेस 
संगठनमें अधिलम्ब सम्मिलित हो जाये। कांग्रेसके कमसे-कम एक करोड़ नये सदस्य बनने 
चाहिए। हमारा दूसरा कत्तंव्य यह है कि हम तिलक स्व॒राज्य कोषमें एक करोड़ 
उपया इकट्ठा करें। मेरा खयाल है कि इतना धन एकत्रित करना कोई बहुत मुश्किल 
बात नहीं है। कुछ लोगोंके दिलोंम सन्देह साया हुआ है कि हम पूरे भारतसे पह 
बड़ी रकम इकट॒ठी नहीं कर पक्तते। लेकिन मेरे मनमें ऐसा कोई सन्देह नहीं है। यदि 
हम भारतीय खिलाफत और पंजाबके अन्यायोंका निराफरण फरातेके छिए एक करोड़ 
रुपया एकन्रित नहीं कर सकते तो हम स्वराज्यके योग्य कभी नहीं होंगे। यदि हम 
इस रकसको इक्ट्रा न कार पाये तो हम स्वराज्यकी जिम्मेदारी सेभालनेके लिए 
अयोग्य सिद्ध होंगे। मुझे विश्वास है कि यदि बम्बईके छोग सच्चे दिलसे जुटे तो 
यह रकम अम्वईमें इकद्ठी हो सकती है। इतनी रकम तो अक्तेछा पारसी था मारवाड़ी 
सम्ाग ही दे सकता है। बम्बईका धनी व्यापारी समाज एक फरोड़ रुपयेक्षी रकम 
बड़ी आज़ानोसे जुटा सकता है। तब समस्त भारतमें एक करोड़ रुपया इकट्ठा करना 
अस्म्भव बसे है? इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि हम इस रकमको इकट्ठा कर 
सकते है। में वम्वईके निवासियोंसे प्रार्थंथा करता हूँ कि वे तिलक स्व॒राज्य क्षोषफे 
लिए अपनी शक्ति-भर धन दें और फ्षेवछ अपने हिस्सेकी रकम देकर ही चुप ने बैठ 
जायें। हमें यह रकम ३० जूनसे पहले इकट्ठी कर लेनी है। हु 
१ यह भाषण खराज्य सभा और केद्रोप सिलफत समितिके तत्वावधानमें भाषोनित सावेजनिक 
सभामें दिया यया था । 


५६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 

इससे भी ज्यादा महत्वकों बात है चरखा; स्वराज्यका मिलना इंसीपर निर्भर 
करता है। स्वराज्य प्राप्तिका आधार फेवल चरज़्ा है। यह हमारा गोछा-बारूद है, 
जिसकी हमे स्वराज्यकी लड़ाईमे जरूरत है। आपको विदेशी माल व्यवहारमें लाना 
बन्द कर देता है और इस दिक्ञा्ें पहछा कदम स्वदेशी कपड़ेका इस्तेमाल है। आपको 
चाहिए कि आप विदेशों कपड़ा पहनना एक रूज्जाजनक बात समझें। आप यह भी 
सोचें कि देदामें बना कपड़ा पहनना बहुत अच्छी बात है। आपका यह काम आध्यात्मिकता- 
से भरा हुआ होगा ओर इससे भारतका हित होगा। में इस महान्‌ कार्यके लिए पुरुषों 
और स्त्रियों, अप्रीरों और गरीबों, बूढ़ों और युच्कों --सभीकी शवित उपलब्ध फरना 
चाहता हूँ। मुझे स्व॒राज्यकी लड़ाईमें गरीवसे-गरीव आदसीकी जरूरत है। यदि भारतीय 
पहु सोचते हों कि वे कारखाने खड़े करके विदेशी मालका त्यागकर सकेंगे तो मेरा 
स़थाल यह है कि ऐसा करना सम्भव नही है, प्योक्ति हम एक सालमें विदेश्ोंसे 
इतनी सीने कैसे मेगा सकते हे? इसके अलावा, हमें इन मशीनोंकी ख़रीदीके लिए 
विदेशोंमें बहुत बड़ी रकम भेज देनी पड़ेगी। जब देशरमें कारखानोके लिए भशीते बनने 
लगेंगी तव आप चाहे जितने कारखाने खड़े कर ले; फेवल उस अवस्थामें मुझे कोई 
आपत्ति नहीं होगी; लेकिन जवतक ऐसा! नहों हो पाता तवतक मेरे स़यालूसे भये 
कारखाने खड़े करमेसे कोई लाभ नही होगा। कांग्रेस यह चाहती है कि जूनसे पहले ही 
देशामें २० लाख चरखे चलते लगें। भे चाहता हूँ कि चरखा वेशफे प्रत्येक धरमें 
पहुँच जाये। 

महात्मा गांधीने बम्बईके व्यापारियोसे पूछा: क्या आप लोगोंका विदेशोमें दना 
हुआ भाल़ भेंगाना और इस प्रकार देशकों गरीव बनाना तथा भारतीयोंकों दास बनाएं 
रखना उचित है? दया इसको अपेक्षा आपका गरीब रहना ज्यादा अच्छा नहीं है? 
हमें स्वराज्य तभी मिल्‍्ू सकता है जब आप विदेशी माल मेंगाना बन्द करें। वकौल 
लोग अदालतोंमें जाते रहें या छात्र स्कूलों और फालेजोमें जाते रहें इससे कोई बड़ी 
हानि नहीं। लेकिन देशमें विदेशी माल न॑ आने पाये, यह अत्यन्त आवद्यक है। हमें खहर 
पहुनना चाहिए। केवल स्वदेशी कपड़ा पहनना हमारा धर्म है। देशमें वने हुए फपड़ोंको 
जगह विदेशो्मं वना हुआ कपड़ा पहनना देशके प्रतिं अपराध है। से उड़ीसा और 
आस्थ्रसे भा रहा हूँ। मेने वहाँ जो-कुछ देखा, उससे मुझे यह विश्वास हो गया है कि 
बम्बईके लोग बहुत पीछे रह गये हे और उनका इस पापमें सबसे बड़ा भाग है। इस 
मामलेमें गुजराती समाज सबसे बड़ा पापी है। भारतमें विदेशी कपड़ा मेंगानेवाले लोग 
गुजराती व्यापारी ही है। भारतीय लोग बारीक कपड़ा पहननेके आदी हो गये हे। 
यदि बस्वईके छोग इन विलासिताकी चीजोंकों नहीं छोड़ सकते तो मेरी समझमें दुसरी 
जगहोंके छोगोंते उनका छुड़वाना सम्भव नहीं है। स्वराज्यकी खातिर, खिलाफत और 
पंजावके अन्यायोंका निराकरण करानेकी खातिर, हमें विदेशोंमें बना साल त्यागता 
होगा। जबतंक भारतीय यह अनुभव नहीं करते कि खद्रमें उतनी हो युन्दरता है 


भाषण , वम्बईकी सावंजनिक समभामे ५६६ 


जितनी सेनचेस्टरमें बनी बढ़िया महमल (कलिको) या जापानमें बने मालसें है, तवतक 
हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। 

हमारा कर्तव्य बिलकुल स्पष्ट है-- हमें कांग्रेसमें शासित होना चाहिए। हमें 
तिलक स्वराज्य कोषके लिए एक करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहिए और देदामें बीस 
लाख चरखे चलवा देने चाहिए। यदि भारत इतना कर सके तो निश्चय ही एक वर्षमें 
स्व॒राज्य मिल सकता है। यदि हुम इतना कर डालें तो निस्सन्‍्देहु स्वराज्य अपने आप 
चला आयेगा। मद्रात और वंगालमें बड़े प्रतिष्ठित छोग भी खहर पहनते हे। तब 
बम्वईके लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? 

मुझे महिलाओंके सहयोगकी ओर उनके आश्ञोर्वादकी भी आवश्यकता है। किन्तु 
उन्हें पहले इसके योग्य बनना चाहिए। जबतक वे स्वदेशी कपड़े पहनकर और विदेशी 
फपड़े त्यागकर स्वयं पवित्र नहीं हो जातों तबतक वे मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकतीं। 
वे जवतक स्वयं स्वदेशों कपड़े नहीं पहुनने लगतों, तबतक मुझे आशीर्वाद कैसे दे सकतीं 
है? महिलाओसे मेरा अनुरोध है कि वे अपने सम्मुत्त सीताजीका आदर्दा रखें; थे 
सीताकी तरह कष्ट सहन करें भर सीताकी तरह तरल और शुद्ध सादगीका जीवन 
अपनायें। भारतकों केवल तभी स्व॒राज्य मिल सकता है जब वे केवल देशका बना कपड़ा 
पहनें। और देशके कार्यमें रत कार्यकर्ताओंकों अपना आशीर्वाद और सहयोग प्रदान 
फरें। उस अवस्थामें इस देशमें धर्म राज्य स्थापित होगा। हिन्दुओं और मुसलमातोंको 
स्वराज्यके संघर्षके लिए दृध और पानीकी तरह एक क्र देना कांग्रेसका उद्देष्य है। 
बंगाल और उड़ीतामें स्त्रियोंने तिलक स्वराज्य कोषमें दिल खोलकर चन्दा दिया है। 
में अपनी पारसी बहुनोंते अनुरोध करता हूँ कि थे स्वराज्यके लिए मुक्तहस्तसे दान 
दें। मे सब बहनोंति इस कोषमें अपना योगदान देनेकी विनती करता हूँ। 

अन्तमें गांधीजीने कहा: मेरी ईइवरसे प्रा्यंना है कि हिन्दू, मुसलमान, पारसी 
और यहूदी सब सिलकर एक हो जायें और अपनी शक्दिभर देशका हित साधन 
फरते हुए अपने कर्त्तव्यका पालन करें। 

[अग्रेजीसे ] 
बम्वे क्ॉनिकल, ११-४-१९२१ 


१९-३६ 


२७८: सन्देश : सत्याग्रह सप्ताहके अन्तिम दिनके लिए 


[१३ भप्रैल, १९२१ के पुर) 
आजका दिवस इस पवित्र सप्ताहका अन्तिम दिवस है। श्रद्धालु जत इस दिन 
अवश्य उपवास करे, और प्रार्थना करे। मेरे हृदयकी तो यही कामना है कि पराधीनता- 
की दशामे यह हमारी अन्तिम तेरह अप्रैल हो, छेकिन यह कोई मेरे हाथमे नहीं है। 
ईबवरके हाथमे भी नही है। स्वराज्यका दान तो ईदवर भी नहीं करेगा। स्वराज्यकी 
प्राप्ति तो हमें अपने परिश्रमसे करनी है ओर उसे प्राप्त करनेका एक ही रास्ता 
है। हम समझ ले कि स्वराज्य क्या है और उसके अनुसार आचरण करे, बस, स्वराज्य 
हो गया। हमें इसी वर्षके भीतर विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करना है। इस वहिष्कार- 
के लिए सवको अपने शरीर॒की और अपनी सन्दृककी जाँच कर लेती चाहिए। परदेशी 
कपडेका तुरन्त त्याग कर देना चाहिए। दूसरे क्या करते हैं; उसका खयाल ही नहीं 
करना है। कमसे-कम कंपडोंसे निर्वाह करनेकी आदत डाल लेनी चाहिए गौर खुद 
चरखा चक्ाना चाहिए और दुसरोको भी चल़ानेकी सलाह देनी चाहिए। 
[गुजरातीसे | 
नंवजीवन, १४-४-१९२१ 


२७९. टिप्पणियाँ 


अतहयोग स्थगित कर दो 


श्री सैयद रजा अछीने एक खुछा पत्र लिखकर मुझे सलाह दी है कि मे छॉड 
रीडिगको द्ान्त वातावरणमे परिस्थितिका अध्ययन करनेका मौका देनेके लिए, असहयोग 
स्थगित कर दूँ। पहली वात तो यह है कि मुझे वातावरणमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई 
देता जो परिस्थितिके अध्ययनमे वाधा पहुँचाएं। दूसरे, जो कुछ भी अश्ान्ति है, वह या 
तो अधिकारियो द्वारा पैदा की हुईं है, या फिर स्थितिपर जिस बुरे ढंगसे काबू पानेकी 
कोशिश की गई उसके कारण रक्‍तपात हुआ है। मध्यप्रान्तमे शराबका व्यापार ऐसी 
जनतापर थीपा जा रहा है जिसमे उसके विरुद्ध रोष व्याप्त है। मैने अखबार नहीं पढे 
और इसलिए रायबरेलीके सम्बन्धमे कह सकने योग्य भेरे पास पर्याप्त तथ्य नहीं है। 
जो भी हो, श्री रजा अछीको ऐसा अनुरोध स्थायी अधिकारियोसे करना चाहिए, जो 
लोगोको उभाड रहे है और देशमे आतंक फैला रहे है। तीसरे, यह बात चाहने पर भी 
किसी एक आदमीके बसकी नहीं है कि वह एक ऐसे आन्दोलनकों त्थग्रित कर दे, 


१, यह सन्देश १३ भप्रैलक्नो समाचारप्तरोमें प्रकाशित किये णानेंके उद्देहपसे दिया गया था । 
२, इलाह्यवादके एक प्रति्तत और प्रमुख वक्कील । 


टिप्पणियाँ ५६३३ 


जो राष्ट्र हरा अपनी प्रतिनिधि सस्थाओोके माध्यमसे अपनाया ग्रया है। चौथे, आखिर 
श्री, रजा अछीका असहयोगके स्थगनसे अभिप्राय क्या है? क्या खितावधारी लोग कुछ 
समयके लिए अपने खिताव पुनः धारण कर छे? या वकील फिरसे वकारृत करता 
शुरू कर दे? क्या कडके सरकारी स्कूछोमे छौट जाये, काततेवाले अपने चरखे एक 
कोनेमे रख .दे, वढई नये चरखे बनाना बन्द कर दे! और क्या पियककड़ छोग ठेके- 
वालोसे फिर जान-पहचान वढाना शुरू करे ? क्या श्री रजा अछी चाहते हैँ कि राष्ट्रीय 
स्कूल कुछ समयके लिए अपने दरवाजे वन्द कर दें? बात चाहे कितनी ही वेतुकी 
लगें, इतना स्पष्ट है कि श्री रजा अली असृहयोगकी मर्यादाओंको नहीं समझे है; 
ते नहीं समझते कि असहयोग एक सद्गुणके समान है जिसका आचरण इच्छा होते 
ही जब घाहे वन्‍्द नहीं किया जा सकता। यदि अंग्रेज जो अपने भरण-पोषणके लिए 
भारतपर आश्रित है सचमुच भारतका भल्ता चाहते है, हमारा नमक अदा करना चाहते 
है, तो उन्हे शरावके धन्धेके खत्म हो जाने, तथा विदेशी कपड़ेके धन्धे और इसके 
फलस्वरूप रुकाशायरके कपड़ेके धन्धेके भी पूर्ण विनाशकों सहन कर केता चाहिए। 
खिलाफत पूरी तरह सुरक्षित हो जाये और पजावके घाव भर जाये, इसके बाद भी 
शरावकी आमदती पुनर्जीवित नही की जा सकेगी, न विदेशी कपड़ोका इस्तेमाल फिरसे 
जुरू किया जायेंगा। आश्चर्यकी बात तो यह है कि देशमे ऐसे बुद्धिमान और शिक्षित 
सार्वजनिक कार्यकर्ता है जो इतना भी नहीं समझ पाते कि यह सरकार जबतक 
अपने मूलभूत पापोकों धो नहीं डालती तवतक उसे बरावर एक अन्यायके बाद दूसरा 
अत्याय करना ही होगा। इसमे सन्देह नहीं कि वह चाहे तो उक्त दो बअन्यायोका 
निवारण किये बिना भी, दो वडे-वडे गतिशील बान्दोलनोमे जनताके साथ सहयोग कर 
सकती है अर्थात्‌ क्षरावकी बुरी छृतके खिलाफ युद्धमें तथा चरखेकी उस प्राचीन प्रतिष्ठा 
और परवित्रताकी पुन: स्थापतामे। इससे उन दोनों अन्यायोसे' उत्पन्न कट्ता हल्की 
पड जायेगी। किन्तु जनताके साथ सरकारके ऐसे सहयोगसे जनताकी उन दोनों अन्यायोका 
निश्चित रूपसे निवारण करा! छेनेकी शक्ति बढ़ जायेगी, और इसीलिए सरकार शान्तिके 
साथ मद्यतिषेव अभियानकी तथा चरखेके भाध्यमसे स्वदेशी वस्त्र निर्माणकी वृद्धिके 
फलस्वरूप विदेशी कपड़ेके वहिष्कारकी प्रगति नही होने देगी। 
कार्यकर्ता, घन और साधन 

श्री दासने इन्हीं शब्दोमे एक करोड़ सदस्य, एक करोड़ रुपये और बीस छाल 
चरडेवाले अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके प्रस्तावका सार रख दिया था। कार्यक्रम न 
वो विस्तृत है, व पेचीदा । इसके लिए लगभग किसी त्यागकी आवश्यकता नहीं। हाँ, इसके 
लिए संगठन, इच्छा भौर उद्यम गीलताकी जरूर आवश्यकता है। हमारे पास २१ काग्रेपती 
भ्रान्त है, और सौभाग्यसे हर प्रान्तमे ऐसे कार्यकर्ता है, जो कांग्रेसके कार्यक्रमके छिए 
अपने-अपने प्रान्तको संगठित कर सकते है। मै आग्रह कछँगा कि वे सदस्य भरती 
करनें, चन्दा एकत्र करते तथा घर-घरमे चरखेका प्रवेश करानेके काममे जुट जाये। 
कार्यकर्ता भूछे नहीं कि अब नष्ट करनेके लिए समय नही रहा। अपने-अपने प्रान्तमें 


२. पजाव और खिछाफतके अदाव । 


५६४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


हमे प्रत्येक स्त्री और पुरुषतक पहुँच सकना चाहिए, और उन्हे काग्रेसकी सदस्यताकी 
बहीमे अपना ताम लिखानेका अवसर देता चाहिए । समझदार बालको तथा वालिकाओ- 
को भी तिलक-स्मारक स्वराज्य कोपमे चन्दा देनेका अवसर दिया जाना चाहिए, और 
प्रत्येक परिवारमें चरखेका प्राणप्रद सन्देश पहुँचाया जाना चाहिए। निर्धनसे-निर्धन 
प्रान्त्को भी अपने हिस्सेके कार्यक्रमको पूरा करनेकी अपनी सामय्यमें सन्‍्देह नहीं करना 
चाहिए। मैं समझता हूँ, उडीसा सबसे निर्धन प्रान्त है। मैने वहाँके कार्यकर्ताओसे पूछा 
कि क्‍या वे अपने हिस्सेका भार समालेगे। उन्होने हामी भरी। और जब जगतके 
नाथ, जगन्नाथका आसन ही उडीसामे है, तो उनके लिए हिचकिचानेकी आवद्यकता 
भी क्‍या थी? वे अपने हिस्सेका धन, अगर और कुछ न बन पढ़े तो, पुरी आनेवाछे 
तीर्थयात्रियोते, साथ ही सम्पन्न महन्तो और पडोसे भी एकत्र कर सकते है। यदि उनको 
ठीक ढगसे समझाया जाये, तो मुझे छगता है कि वे खुझीसे चन्दा देगे। किन्तु एक ही 
बड़े स्थानपर हमारी थैली भर जाये, इसकी अपेक्षा हमे अपनी आश्या गरीबोकी पाई- 
पाईपर अधिक केन्द्रित करती चाहिए। साखीगोपालमें' हजारो अत्यन्त निर्धन लोगोको 
जब मैने पाइयो और पैसे देकर अपनी जेबे खाली करते देखा, तब मुझमें जितने 
विद्वास और जितनी आशाका सचार हुआ, उतना पहले कभी और किसी दृहयसे नही 
हुआ था। बिहारके लोग तो मुट्ठी-मुटठी भर अनाज वरगरह भी ले रहे है। यदि ऐसे 
दानको स्वीकार करने तथा उतका उपयोग करनेके लिए ठीक-ठीक सम्रह केल्‍्न हो, तो 
एक करोड रुपया बिना किसी अडचनके जमा हो जाता चाहिए। 

मेरा सुझाव है कि कार्यकर्त्तागण कारीग्रोके सभी वर्गोके मुखियोसे मिले। हम 
चाहते है कि इस बआान्दोलनकों बढई, लुहार, धोवी, राज, भगी-चमार, घमडा कमाने- 
वाले --गरज यह कि सभी वर्गके छोग समझे और इसमे भाग छे। स्वराज्यकी आवश्य- 
क॒ता ठीक-ठीक समझतनेके लिए उन्हे किसी स्कूलमे पूर्व-प्रशिक्षणकी आवश्यकता नहीं 
है। स्वराज्य और चरखेका अभिन्न सम्वन्ध वे सरलतासे समझ जाते है। हमारे वर्तें- 
मान जातीय संगठन वास्तवमे पेशोपर आधारित सगठन है; इनके होते हुए हमें उन 
अधिकांश पुरुषों और स्त्रियोतक पहुँचनेमे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जो इन 
महत्वपूर्ण सगठनोके सदस्य है। 

यह भी याद रखना चाहिए कि एक ही कामके छिए --सपर्षके साधन, आर्थात्‌ 
चरखे तैयार करने और वितरित करनेके लिए--हमे जन और घन, दोनोकी 
आवद्यकता है। हमे इस वर्षके भीतर विदेशी कपड़ेका पूर्वरूपसे बहिष्कार कर देना 
चाहिए, वन सके तो आगामी जुछाईके अन्तसे पहले ही। एक करोड़ रुपया और 
बीस लाख चरखे, यह काग्रेसका न्यूनतम लक्ष्य है। इसमें वे चरखे नहीं आते जो 
गत ३१ दिसम्बरसे पहले भी काममे लाये जा रहे थे। हमे मोटे किस्मके वस्त्रमे प्रति 
वर्ष प्रति व्यक्ति ६ पौड़ कपड़ा चाहिए। अत. हमे राष्ट्रके लिए प्रति वर्ष १ अरब ८० 
करोड़ पौंड कपडा चाहिए। यदि सालमे कामके कुल ३०० दिन माने, और यदि एक 
तकुएसे दिनभरमे आधा पौढ अर्थात्‌ सालभरमे १५० पौड़ सूतत मिकछे, तो इतसें परि- 


१. उद़ौसाका शक गाँव, जहाँ गाधीनी मार्च १९२१ के आखिरी सप्ताहमें गये थे । 


टिप्पणियाँ ५६१५ 


माणमें सूतका उत्पादन करनेके छिए हमे १ करोड २० छाख तकुए | चरखे | चाहिए। 
जूनके अन्ततक काग्रेस तो केवल ३० छाख्की, अर्थात्‌ समूची आवश्यकताके मात्र छठे 
भागकी ही अपेक्षा कर रही है। ऐसी आाशा करना बहुत गलत नही होगा कि यदि हम 
तीन भहीनेमे २० लाख चरखे चालू करनेमे सफल हो सके तो उससे भान्दोलनकों 
ऐसी गति मिलेगी, जिससे बिना अधिक प्रयत्वके ही आगामी तीत महीनोमे चरखोकी 
सख्या दुगनी हो जायेगी। हमारे देशमे प्रति-परिवार ६ सदस्योवाले करीव ५ करोड 
परिवार है। अत. समस्या परिवारोकी इस बडी संख्यामे से केवल २० लाख परिवारों 
तक पहुँचनेकी ही है। 

यदि वर्तमान कार्यकर्त्ताओंका चरखेमे वैसा ही विश्वास है जैसा मेरा है, तो 
उन्हे कातना और चरखेकी वतावट समझ लेता चाहिए जिससे थे अच्छे चरखें और 
खराब चरखेमे भेद कर सके। उन्हें किसी भी हालतमे ऐसे चरखेका प्रवत्तंत नहीं करना 
चाहिए, जो गत दिनाक ६ के अकमे निर्देशित कसौटियोपर खरा नहीं उतरता। यह तो 
बताना आवश्यक भी नहीं है कि कार्यकर्त्तागण यदि स्वयं धर्म मानकर विदेशी कपडा 
पहनना बन्द नहीं कर देते तो छोगोपर उनका प्रभाव नहीं पडेगा--पडा भी तो 
बहुत ही कम। यदि स्वय हमने इसका तुरन्त श्रीगणेश करके उदाहरण प्रस्तुत न किया 
तो वर्ष पूरा होते-होते तक विदेशी कपड़ेका पूर्ण बहिष्कार सम्भव नहीं होगा। एक 
ही वडा काम ठीक हगसे और ईमानदारीसे सम्पन्न किया जायें, तो उसके फलस्वरूप 
हमे अवश्य ही विश्वास, आशा और साहस प्राप्त होता है। 

करोड़ रुपयेका उपयोग 

मुझे बताया गया है कि एक अखबारने यह प्रइन किया है,. कांग्रेस एक करोड़ 
रुपयोका क्या करेगी? उत्तर स्पष्ट है रुपया काग्रेसके प्रस्तावमें निर्देशित कार्यके 
लिए काममे छाया जायेगा। भर्थातु, अहिसात्मक असहयोगके द्वारा स्वराज्य प्राप्त 
करनेके लिए। जिनमे आधिक व्ययकी आवश्यकता पडेंगी वे काम है: कताईका काम, 
राष्ट्रकी सेवाके सगठनका काम, कह्दी-कही उन वकीछोके भरण-पोषणका काम, जिन्होने 
वकालत बन्द कर दी है किन्तु जो राष्ट्रीय स्रेवामें नहीं खपाये जा सकते, और 
राष्ट्रीय गिक्षण सस्थाओको चलानेका काम । किन्तु इनमे से अन्तिम तीनो कार्य भी 
कताईसे ही जुडे हुए है, क्योकि यदि हमे इस वर्षके अन्तसे पहछे-पहल़े ही विदेशी 
कपडेका पूर्ण वहिप्कार सम्पन्न करता है तो समस्त कार्यकर्त्ताओ, स्कूछो तथा कालेजोको 
मुख्यतः हाथकी कताई और बुनाईमे ही जुटे रहना चाहिए। मेरी समझमे अखिल 
भारतीय तिलक-स्मारक-स्वराज्य कोपके ख्चेकी मदे यही है। कोषका पचहत्तर प्रतिशत 
भाग उसे एकत्र करनेवाले प्रान्तके नियन्त्रणमे रहेगा। और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी 
द्वारा दिये गये निर्देशोके अन्तर्गत, श्रान्तोको स्वराज्य-प्राप्तके लिए उसका उपयोग 
करनेके सम्बन्धमे निर्णयकी निर्वाब स्वाधीनता रहेगी। 


वित्मयजनक भ्रान्तियाँ 


गुजरातीमे एक आम कहावत है 'नामी साह कमा खाय, नामी चोर मारा जाय।! 
में चाहे सुधारक माना जाजे, चाहे अपराधी, किन्तु मैं अपने आपको अत्यन्त विचित्र 


५९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


और बहुधा असमजसपूर्ण स्थितिमे पाता हूँ। छोग कहते है कि मुझमे अलोकिक शाक्तेत्या 
है, जब कि जो भी थोडी-बहुत शक्ति मुझमे है, वह मुझे सत्यके प्रति अपनी दृढ़ निष्ठासे, 
मेरे अदमनीय उद्यमसे, विपक्षीके प्रति मेरे न्याय-सगत व्यवहार्से, सदैव अपनी भूल 
स्वीकार करनेकी तत्परतासे, तथा निरन्तर विवेकसे काम लेते रहनेके गुणसे प्राप्त हुई 
है। किन्तु भोली जनता मेरी वातपर विश्वास ही नहीं करती कि मुझमें कोई असाधा- 
रण शवित नही है। इसी प्रकार ऐसे लोग जिन्हे राजनीतिमे पूर्णत प्रामाणिक व्यवहार 
देखनेका अभ्यास नहीं है, वे बराबर मुझमें सब प्रकारकी दृष्दताओका भारोप करते 
जाते है। “माँनिंग पोस्ट 'का विश्वास है कि फीजीकी हडताल एक साधुके प्रयलोसे हुई, 
जिसे मैने वहाँ भेजा था। यहाँ मैं जानता भी नहीं कि यह तथाकथित साधु कौन 
है। निश्चय ही मैने हड़तालकी सलाह देनेके किए किसीको फीजी नहीं भेजा। तथापि, 
फीजीमे यदि हडताल घोषित हो गई है, तो हड्तालियोके साथ मेरी सहानुभूति है। 
मुझे जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध है, उससे सिद्ध होता है कि फीजी एक विश्ञाल 
शोषण-केन्द्र है, जहाँ गन्नेकी खेती करनेवाले अपने बिपुल छाभके लिए वेचारे भारतीय 
मजदूरोका शोषण करते रहते हैँ। 


८टाइम्स बॉफ इंडिया 


ऊपर निर्देशित भ्रान्त धारणाओ जैसी ही भ्रान्त धारणा ' ठाइम्स आफ इंडिया की 
भी है, जिसके हालके दो केखोकी ओर एक मित्रनें मेरा ध्यान आकपषित किया है। 
नियमपूर्वंक अखबार न पढ़ सकनेके कारण, मुझे मालूम नहीं कि और दुधरे अखबार 
मेरा और कितना अधिक ग़लत-सछत चित्रण करते रहते है। 'दाइम्स आफ इडिया, ' 
जिसे भेरी वात ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती चाहिए, कदाचित्‌ अनजानेमे मुझे 
गलत समझता है। उसके एक छेख़में कहा गया है कि मैने असहयोग आन्दोलनको 
स्थगित कर दिया है, भर्थात्‌ मैने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकों सलाह दी है, 
कि वह अपना ध्यान कार्यकर्ता बताने, धन संग्रह करने और चरखेके प्रचारपर केन्द्रित 
करे। मुझे खेद है कि में इसका यह अर्थ स्वीकार नहीं कर सकता, क्योकि मैने आत्दो- 
छन स्थगित करनेकी सलाह नहीं दी है, और उसका कारण मै श्री रजा अछीको दिये 
गये अपने उत्तरमे दिखा चुका हूँ। दूसरे लेखसे कहा गया है कि अब मै“ पहले- 
वाला ग्राषी नहीं रहा,” और इसलिए पाठकोकों मुझसे आन्दोलनके पहले दौरसे 
असहयोगियोकी जो हार हुई है, उसे स्वीकार करनेकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 

हारकी तो बात ही क्या, मै तो छोगोमे जो जागृति हुई है, उससे चकित हूँ। मेरी 
रायमें ऐसी संस्थाओके विरुद्ध, जिनके आधारपर शासन अपनी साख जमाता है, झविति- 
शाल्दी जतमत तैयार कर देना ही बडी वात है। टाइम्स ऑफ इंडिया ” समझता है कि 
असहयोग खाईमें गिरनेका सीधा रास्ता है। किन्तु मै विनज्रतापूर्वक यह कहूँगा कि वह 
स्वरगतक पहुँचनेका एक दुर्गेम मार्ग है। यदि आन्दोलनका उद्देश्य अराजकता उत्तन्न 
करना होता, तो वह किसी भी क्षण उत्पन्न की जा सकती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया 
और वन्य आलोचक, जो मै समझता हूँ, सघपके ममंको समझना चाहते है, इस तथ्यको 
ठीक-ठीक हृदयगम करे तो अच्छा हो कि केवछ में ही नहीं बल्कि सभी नेता अराज- 


टिप्पणियाँ ५६७ 


कताको रोकनेका शक्ति-भर प्रयास कर रहे है। अन्य सबसे मुझ्ते पृथक मानना व्यर्थ हे । 
जो आलोचक, अली भाइयोपर सन्देह करते ही जाते हैँ, वे अपने-आपके साथ और हमारे 
धघ्येयके साथ भारी अन्याय करते है। अली भाइयोकी स्थिति बिहुकुछ स्पष्ट है और 
तमझमें आने योग्य है। उतके लिए विशेष परिस्थितियोमे हिसा जायज है। जैसा कि 
मौलाना मुहम्मद अछी वहुवा कहा करते है, युद्ध बुरा होता है, किन्तु | ससारमे | युद्धसे 
भी बदतर चीजे है। ब्रिटिश सरकारका अली-वन्थुओसे ज्यादा शानदार विरोधी कोई 
विरला ही होगा। उनके मनमे सरकारको जवर्दस्ती नुकसान पहुँचानेकी इच्छा नही है। 
वे भान्तियूर्ण समझौतेके लिए ईमानदारीके साथ परिस्रमपूर्वक प्रथल कर रहे है। किन्तु 
यदि सरकारकी हठधर्मीके कारण या जनताकी ओोरसे सहयोगके अभावमें, उनका प्रयत्त 
व्यर्थ गया, तो अपने धर्मके प्रेमी होनेंके नाते, सम्भव होनेपर युद्धकी स्थिति उत्पन्न 
करनेमे भी वे आगापीछा नही करेगे। छोग मुझे इतना सीघा-सादा न माने कि मुझे कोई 
भी साथी आसातीसे भ्रमित कर सकता है। मैं समझता हूँ कि मेरे साथी मुझे घोखा 
दे ही नहीं सकते। मेरा विश्वास है कि वे सब धर्म-मीद, साहसी तथा संम्मानतीय 
व्यक्ति हैं, और उनके साहचर्यकों मैं अपने लिए विश्येष सौभाग्यकी वात मानता हूँ। 
जहाँतक मेरे अपने रुखका प्रदन है, यद्यपि मेरा विष्वास मुझे हिसात्मक थुद्धको निमन्‍्त्रण 
देने अथवा प्रोत्साहित करनेकी अनुमति नहीं देगा, तथापि अस्त्र-भस्त्रोके वलपर जब- 
दंस्ती लादी हुई इस स्त्रैण शान्तिकी अपेक्षा धो युद्धकी स्थितिकी कल्पना भी मैं अविच- 
लित भावसे कर सकता हूँ। और यही कारण है कि मै अहिसात्मक असहयोगके 
इस आन्दोछतमे यह जोखिम उठाकर भी भाग छे रहा हूँ कि इसका बन्तिम परिणाम 
भराजकता भी हो सकता है। असहयोगके आलोचक यदि चाहे तो प्रत्येक व्यक्तिमे अराज- 
कता अथवा र्तपातको रोकनेकी उत्कट अभिलापा देख सकते है। जो हो, असहयोगियो- 
को ठीक-ठीक समझा जाये या न समझा जाये, उनका काम धैये खो देनेसे चल ही नहीं 
सकता। उन्हे वरावर अपने निर्धारित और सकरे पथपर चलते रहना चाहिए। 
एक व्यक्ति, एक सतत 

एक यह प्रश्न उठ स्रद्य हुआ है कि क्या काग्रेसका सविधान एक व्यक्तिको 
एकाधिक मत देनेकी अनुमति देता है। मेरी रायमे नया सविधान ' एक व्यक्ति, एक 
भत के सिद्धान्तपर आधारित है। हमने साम्पत्तिक जहता हटा दी है। और मुझे लगता 
हैं कि एक व्यक्ति एकसे अधिक वहीमे अपना नाम पजीमित नहीं करा सकता। 

प्रध्य प्रान्तमें दसन 


लाला भगवानदीनजीके मुकदमेकी सुनवाई हो गई है। उनके अपनी सफाई देनेंसे 
इनकार करनेपर, उन्हें कठित परिश्रमके साथ अठारह महीनेके कारावासकी प्रजा दी 
गई है। मैने उनके विरुद्ध पेश अभियोगपत्र नही देखा है। किन्तु मै इतना जानता हर 
कि वे नागपुरके स्वराज्य आश्रमके अधीक्षक थे, और उत्तम काम कर रहे थे। अब 
परकारत अपना ध्यान अमरावतीके श्री वामनराव जोशीकी ओर लगाया है। श्री जोशी 


१. देखिए “ भाषण: नागपुरमें ”, २८-२-१९११ । 


५६८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


एक नि सवा और उत्साही कार्यकर्ता है। उनका अपने जिलेमें बहुत प्रभाव है। ऐसा 
लगता है कि सरकारका इरादा सभी बडे-बड़े व्यक्तियोको वन्द कर देनेका है। किन्तु 
में समझता हूँ, सरकारकों पता चलेगा कि जितने व्यक्तियोकों वह बन्द कर सकती है, 
उससे कही अधिक सस्यामे वड़े-वड़े व्यक्ति मौजूद है। 

[ बग्रेजीसे ) 

यंग इंडिया, १३-४-१९२१ 


२८०. राष्ट्रीय झंडा 


सब राष्ट्रोके लिए झ्डा आवद्यक है। करोडोने उसके लिए प्राण दिये है। निस्स- 
न्देह यह एक ऐसी मूति-पूजा है जिसे नष्ट करना पाप होगा। सो इसलिए कि झा 
एक आदरणंका प्रतिनिधित्व करता है। यूनियन जैक ' का फहराया जाना भग्रेजोके हृदयमें 
ऐसे भाव जगाता है, जिनकी गहराईको भाष सकता कठिन होगा। अमेरिकावासियोके 
लिए तारो और धारियोवाले अपने झडेका अपार महत्व है। चॉद-तारावाला झंडा 
इस्छामके सर्वोत्तम भौर्यकी उद्भावना करता है। 

हम भारतीयोके लिए-- हिन्दुओ, मुसलमानों, ईसाइयो, यहुदियों, पारसियों, तथा 
उन सभीके लिए जो भारतको अपना घर मानते हैं -- यह आवश्यक है कि हम सबका 
एक झंडा हो और उसके लिए हम जिये और भरे। 

भमसूलीपट्टमके राष्ट्रीय महाविद्याल्यके श्री पी० वेकय्याने कुछ वर्षो पहले जनताके 
सामने एक विचारोत्तेजक पुस्तिका रखी थी। उसमें अन्य राष्ट्रोके झडोका वर्णन किया 
गया है तथा भारतके राष्ट्रीय झडेके लिए नमूने प्रस्तुत किये गये है। यद्यपि मैने श्री 
पी० वेकय्याके उस उत्साहकी सदा प्रशंसा ही की है, जिसके साथ वे पिछले चार 
सालोसे काग्रेसके हर अभिवेशनमे निरन्तर राष्ट्रीय झडेके प्रन्‍नतको उठाते रहे है तथापि 
मेरे हृदयमे उनके विचारोंके ग्रति कोई उत्साह जाग्रत नहीं हो सका; और उन्होंने 
जो नमूने पेश किये उनमे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई पडा जो राष्ट्रकी भावनाओकों 
जगा सके। इसका श्रेय एक पंजावी तज्जनकों ही मिलना था। उन्होने ऐसा सुझाव 
दिया जिसकी ओर सभीका ध्यान एकदम खिंच गया। वे थे जालूथरके लछाछा हसराज, 
जिन्होने चरखेकी सम्भावनाओपर विचार करते हुए सुझाया था कि चरखेको हमारे 
स्वराज्यके क्ड़ेमें स्थान मिलना चाहिए। मैं सुझावकी मौलिकताकी प्रशसा किये विना 
नहीं रह सका। वेजवाडामें मैने श्री वेंकप्यासे एक ऐसा नमूना देनेको कहा, जिसमे 
लाल (हिन्दुओंका) तथा हरे (मुसलमानोंका) रगकी पृष्ठभूमिपर चरखा हो। उनके 
उत्साही स्वभावके कारण तीन घटेमें मेरे पास एक झडा आ गया। अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीके समक्ष उसे प्रस्तुत करनेके लिए तबतक थोड़ा विलम्ब हो गया था। 
भच्छा ही हुआ। अधिक गहराईसे विचार करनेके वाद मुझे महसूस हुआ कि पृष्ठभूमिमे 
अन्य घर्मोका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम एकता शब्द केवछ इस 
दोनोकी ही एकताका नही, वल्कि भारतमे वसनेवाक्के सभी धर्मके छोगोकी एकताका प्रतीक 


राष्ट्रीय झंडा ५६९ 


है। यदि हिन्दू और मुसलमान परस्पर सहिप्णुताके साथ रह सकते है, तो वे दोनो 
अन्य सब धममोंके प्रति सहिष्णु बने रहनतेके लिए वाध्य है। दोनोकी एकता भारतमे मोजूद 
अन्य धर्मों अथवा संसारके लिए खतरा पैदा नही करती | अत. मेरा सुझाव है कि पृष्ठभूमि 
सफेद, हरी और छाछ होनी चाहिए। सफेद रग और सव धर्मोका प्रतिनिवित्व करनेंके 
लिए है। संख्यामें जो सबसे कम है, वे प्रथम स्थानमें है, उसके वाद इस्छामका रंग 
भाता है, और सबके नीचे हिन्दुओका छाल रग है। मतलव यह है कि जो सबसे 
अधिक दशाक्ति-सम्पन्न है, वे सवसे कम शक्तिवालोके लिए ढालका काम करे, साथ ही 
सफेद रग शूद्धि और शान्तिका भी द्योतक है। हमारा राष्ट्रीय झडा इसका चोत्तक 
नही हुआ तो व्यर्थ है। और हममे न्यूततमकी अधिकतमके साथ बराबरी है यह दर्शानेके 
लिए तीनों रगोको वराबर-बराबर भागोमे रखा गया है। 

किन्तु राष्ट्रके खपमे भारत केवछ चरखेके लिए ही जी या मर सकता है। प्रत्येक 
नारी इस बातकी गवाही देगी कि चरखेके छोपके साथ ही भारतका सुक्ष और उसकी 
समृद्धि लुप्त हो गई है। चरखेके आह्वातपर भारतकी नारियो और आम जनतामे जितनी 
जागृति आई है उतनी पहले कमी नहीं आई थ्री। जनसाधारण उसे अपना जीवनदाता 
मानते है। स्त्रियाँ उसे अपने नारीत्वका सरक्षक मानती है। जिस भी विघवासे में 
मिल्त हूँ उसीने चरखेकों अपने एक प्रिय और विस्मृत मित्रके रूपमे पहचाना है। केवछ 
उसकी पुन. स्थापना ही छाख्रो छ्षुधाग्रस्त लोगोका पेट भर सकती है। ओौद्योगिक 
विकासकी कोई भी योजनाएँ १,९०० मीछ छमस्बे और १,५०० मील चौड़े इस विश्ञाल- 
भूखण्डके किसानोकी बढ़ती हुई गरीबीकी समस्याको हल नहीं कर सकती। भारत कोई 
छोटा द्वीप नही है, वह एक विज्ञाल महाद्वीप है, जिसे इग्छैडके समान एक औद्योगिक देगमे 
परिंणत नही किया जा सकता। और हमें ससारके झोषणकी प्रत्येक योजनासे तो दृढ़ताके 
साथ मुँह मोड़ छेता चाहिए। देशकी सम्पदा बढानेके लिए हमारी एकमात्र जराश्ा अपनी 
झोपड़्ियोंमे कपासको कपड़ेमे परिणत करके, राष्ट्रके खाली समयका उपयोग करनेपर 
केन्द्रित होनी चाहिए। अत. चरद्वा भारतीय जीवनके लिए उतना ही आवश्यक है, 
जितने कि हवा और पानी। 

साथ ही भमुसलमानोका उसपर उतना ही विश्वास है जितना हिन्दुओका। सच तो 
यह है कि हिन्दुओकी अपेक्षा मुसलमान उसे अधिक तत्परताके साथ अपना रहे है, 
क्योकि मुस्लिम महिलाएँ पर्दानश्ीन हैं, और अब वे अपने पतियोकी बहुत ही कम आयमे 
कुछ इजाफा कर सकती है। अत. चरखा राष्ट्रीय जीवनका सबसे महत्वपूर्ण, साथ ही 
सबसे अधिक स्वाभाविक ओर सभी छोगोंके लिए समान रुपसे उपयोगी उपादान है। 
उसके माध्यमसे हम सारे संसारकों बतलाते हैं कि जहाँतक भोजन और कृपड़ेका सवाल 
है, हम शेष ससारपर तनिक भी जाश्रित न रहनेके लिए कृत-सकल्प है। जिनका 
विश्वास भेरे विश्वाससे मिलता-जुलुता है, वे ज्ीत्र ही अपने घरोगे चरसेकी पैठ 
करायेंगे, और मेरे द्वारा सुझाये हुए नमूनेका झंडा रलेंगे। 

निष्कर्ष रा झंडा खद्दरका ही होता चाहिए, क्योकि मोटे कपड़ेके हारा ही 
हम भारतको कपड़ेके मामढेमे विदेशी वाजारोसे मुक्त कर सकेगे। सभी धार्मिक संग- 
व्नोको मेरी सलाह है कि यदि वे मेरे त्कसे सहमत हो, तो अपने-अपने धार्मिक झडोमे 


५७० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


--- उदाहरणार्थ खिलाफतके श्डोमें-- बाईं ओर, ऊपरके कोनेमें, एक छोटा-सा राष्ट्रीय 
झडा बुन ले। विहित आकारके झडेमे पूरे भाकारके चरखेका चित्र होना चाहिए। 

[ भग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, १३-४-१९२१ 


२८१. उड़ीसा और आस्ध्र 


उडीसाकी यह्‌ मेरी पहली यात्रा थी, और १९१६में (एक बार) बेजवाड़ा 
और नेलौरकों छोड़कर, आन्ध्र भी मैं पहली वार ही गया था। इन प्रान्तोके कुछ 
अविस्मरणीय दृद्य और सस्मरणमे लेखबद्ध करना चाहूँँगा। कार्यक्रम बडा व्यस्त था, 
और मै वड़े-वडे मुकामोका उल्लेख भी सरसरी तौरपर ही कर सकता हूँ। 

मैं जानता था कि मुझे उडीसामे जीवित ककाल देखने पडेगे; किन्तु हालतके 
इतनी बुरी होनेकी कल्पना मैने नहीं की थी। मैने भयावह तसवीरे देखी थी, किन्तु 
यथार्थ दो उससे कही अधिक भयावह था। ६ मार्चके उस स्मरणीय दिन पुरीकी पवित्र 
नगरीकी एक सडकके किनारे कतार वाँधकर खडे हुए उन पुरुषों, स्त्रियों और वच्चोके 
लिए स्वराज्यका क्‍या भर्थ हो सकता है, जिनमें हाड और चमड़ीके सिवाय और कुछ 
नही था। एक दो नही, अनेक। और जो आ नहीं सके वे अलग | ये भुखमरोमे अपे- 
क्षाइत समर्थ थे-- अर्थात्‌ ऐसे थे जो काफी दुरीसे चहकर आ सकते थे। वे जिसने 
उन्हे चावल भेजा था, और जिससे उन्हे और अधिक चावलकी आश्ञा थी उसे देखने 
आये। कुछने रोकर करुण स्व॒रमे कहा “हम भूखे है।' कुछ बोले, ' दाम कब घटेगे ? ” 
मैं समझ गया कि बहुतोके लिए स्वराज्यका अर्थ है सस्ता भोजन और सस्ता कपडा 
--कपडेसे भी ज्यादा भोजन। उनके कमरसे नीचेके अग ढकनेके छिए एक चिथडा 
काफी था, किन्तु भोजन तो चाहिए ही। 

मै इस स्थलकी ओर एक बडे बगलेसे गया था, जहाँ मैं प्राचुयंके वीच ठहराया 
गया था। मैं उस विशाल मन्दिरके पाससे कई वार निकछा जिसमे जगतके नाथ 
विराजते है। रास्तेमे मुझे खूब खाये-पियें महत और पडे तथा तैकडो दीर्थयात्री मिले, 
जो कई सौ रुपये खर्च कर सकते थे। 

विषमता बहुत वडी थी, और मेरा दुख तो और भी गहरा तथा तीखा था। 

मुझे छोग एक अनाथाछूयमें छे गये। एक दयाछु पुलिस अधीक्षकने उसकी स्था- 
पना की थी। मैने वहाँ हृष्ट-पुष्ट दिखनेवाले लडके और छडकियाँ देखी -- $छ चरखा 
कात रहे थे, कुछ चटाइयाँ वुन रहे ये। सभी मासहीन व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर 
सकते? तब उन्हें भिक्षापर, घरोमें बचे हुए भोजनपर अथवा मुट्ठीभर चावलूपर 
निर्भर नही रहना पडेगा। यदि वे कताई-मर कर सके, तो अपनी जीविका अजित 
कर सकेगे। किन्तु उन्हे चरल्ले कौन देगा ” सीधा उत्तर आया, ” काग्रेस, और कौन ! 
काग्रेस उन्हे कताईके माध्यमसे स्वराज्य प्राप्त करना सिखा सकती है। ऐसा वन्य 
कोई धन्धा नहीं है, जिसे छाख्ों छोग अपना सके, चटाई बनाना भी नहीं। क्योकि 


उडीसा ओर आनन्‍्चध्र ५७१ 


छाखों चठाइर्यां विकेगी नहीं। खाद्य-सामग्रीके वाद सूत ही वह चीज हे जिसकी वाजारमे 
सदा माँग रहती है। मै काग्रेसके नेताओंसे मिला। मैने उन्हें यह कहानी सुनाई, 
उनमें से कुछ उन दृ्योके साक्षी थे, जितका मैने वर्णन किया हे। वे इस वातसे सह- 
मत हुए कि कांग्रेसका पैसा मुख्यत चरखेके प्रचारक ही काम आना चाहिए और 
पैसा महन्तो तथा तीर्थयात्रियोसे आस़्ानीसे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार 
कगालीसे ग्रस्त उडीसामे भी काग्रेस कमेटी आत्म-निर्भर हो सकती है, और 'भूखोके 
पेट भरकर स्वराज्य और भी पास छा सकती है। 

कार्यकर्त्ता भी उनके पास है। पडित गोपवन्धु दास, जो विधात परिपद्के भूतपूछे 
सदस्य है, भूतपूर्व वकील है, और भी जाने क्या-तया है, एक नि स्वार्थ नेता है। कहा 
जाता है कि वे और उनके दलके छोग चावल और दाल्‍हूपर गुजर करते है। उन्हे 
आजकल घी भूछे-भठके ही कभी मिलता है। असहयोगके वाद अब कार्यकर्त्ता कमसे- 
कम जीवन-वेतन छेने लगे है, यहाँतक कि दस रुपया प्रतिमास। 

तब यदि मै विश्वास करता हूँ कि ऐसे ईमानदार कार्यकर्ताओकी सहायतासे 
स्वराज्यकी प्राप्ति इसी वर्षके भीतर सम्भव है, तो इसमे आश्चर्य क्‍या है” 

पुरीसे वारह मील इसी ओर साखीगोपालमे खुली हवामे पडित गोपवन्बु दासका 
एक स्कूल है। वह निकुज-शाल्ा है, देखने योग्य है। मैने वहाँ लडकों और शिक्षकोके 
वीच एक दिन वड़े आनन्दके साथ विताया। खुले मैदानमे अध्यापनका यह एक सोच- 
समझकर किया जानेवाला प्रयोग है। यहाँके कुछ लछडके व्यायामशीक और तगड़े दिखें। 

उडीसाकी शिकायत उचित है। जैसा कि  उड़िया मूवमैन्ट ” (उड़िया आन्दोलन) 
नामक पुस्तकके योग्य लेखक कहते है, उडीसाके टुकड़े राजनैतिक उद्देश्यसे किये गये 
है। कुछ हिस्सा वगालका हो गया है, कुछ बिहारका, कुछ मध्य प्रान्तका और कुछ 
आन्ध्रका। उडीसाका अपना कुछ नही रहा। काग्रेसने उडियाभाषी छोगोका एक प्रान्त 
माना है। विहार, बगारू और मध्य प्रान्तसे कोई झ्षणडा तहीं है। किन्तु बहरामपुर- 
पर उडिया छोगोके दावेका आन्ध्रवासी प्रतिवाद करते हैं। मेने उनके मार्गदर्शनके लिए 
कुछ साधारण नियम सुझानेका साहस किया है। एक सर्वोत्तम नियम, जो सव जगह 
समान रूपसे छागू हो सकता है और जो हमे वर्तमान सघर्षसे सीखना चाहिए, यह 
है कि सशक्तोको अशक्तोकी बात मान लेनी चाहिए। सन्देहकी स्थितिमे अशक्तोके 
पक्षमे न्याय दिया जाना चाहिए। उडीसाके सस्‍्मरण मैं उन हजारो निर्धन छोगोके 
स्मरणके साथ समाप्त करूँगा जो साखीग्रोपाछकी आम सभामे आये थे, और जिन्होंने 
अपनी गिरह खोल-खोलकर पाइयों और पैसे दिये थे। ने पैसे मानो विधवाकी अत्यन्त 
सफल आशीवदोसे सम्पन्न कौडी थी। उन हजारों छोगोको एक दूसरेसे चन्दा देनेका 
भाग्रह करते देख में और भी आश्ावादी हो गया हूँ। 

आन्ध्र देश उत्कलसे भिन्न है। वह जीवनी शक्तिसे ओतप्रोत है। वहाँ मझे 
मासहीन हृष्डियोके ढाँचे नहीं दिखाई दिये। वहाँके छोग हुष्ट-पुष्ट, वलवान, भाग्रही, 
उदार और स्नेही है। अपने प्रान्तके और भारतके भविष्यमें उनका विश्वास है। 
पुरुषों और स्त्रियों, दोनोके पास सोनेके प्रचुर आभूषण है। छेकिन आभूषण मुझे 
दिखाना तो भयकर भूछ होती है। मैंने यह वात छुपाई नहीं कि मुझे वे आभूषण 


५७२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


तिलक महाराजके लिए तथा स्वराज्यके छिए चाहिए। उन्होने प्रसन्नतापूर्वक दे दिये, 
पुरुषोते और स्त्रियोने भी। उन्होने ६ दिनमे छूगभग पचास हजार रुपये दिये, तथा 
और अधिकके लिए वचन दिया। अगर चाहते, तो आन्क्रके लोग अपने आभूषणोस्ते 
ही एक करोड रुपया एकत्र कर सकते थे। 

मैने आन्भ्रवासियोसे कहा कि उनकी महिराओका खुला व्यवहार, चालढालका 
आभिजात्य, बाहर निकलनेकी स्व॒तत्रता और साथ ही उनका शीछू-सकोच देखकर मुझे 
महाराष्ट्रकी स्त्रियोका स्मरण हो आता है। यह बहुत बडी प्रशसा है। उन्तके सम्बन्धमे 
अपनी इस रायपर मैं अव भी कायम हूँ। कलकत्तामे शिक्षित और नवविवाहित 
एलौरकी एक लड़की, अन्नपूर्णदेवीने अपने सुहाग-चिह्लोकों छोडकर प्राय. सभी जेवर 
दे दिये। वे सरसे पैरतक खहरकी पोशाकमे थी। आन्ध्रके पुरपो और स्वियोकी उदारता 
सक्रामक थी । 

पजावी बहनोकों सुन्दर कताईके मामलेमे अब आन्त्रकी वहनोका लोहा मानना 
पड़ेगा। मै समझता था कि पजावी वहनोसे अधिक सुन्दर कताई कोई नहीं कर सकता। 
किन्तु आन्प्रकी वहने १०० नम्बरका सूत कातती है। वे अपनी रुई स्वय साफ 
करती और धुन छेती है। मै सुन्दर बुने हुए सूतके कुछ नमूने अपने साथ छाया 
हैँ, जो जापान, फ्रास अथवा लकाशायरके किसी भी वस्त्रकों मातकर सकते है। यह 
कला नष्ट होने जा रही थी, स्वदेशी आन्दोलनने इसे बचा लिया। मसूलीपटूममे कुछ 
महिलाओने सेरे सामने अपनी कलाका प्रदर्शन करनेकी कृपा की। वहनोसे छाई हुई 
एक झोपडीमे कछा-प्रदर्शनका वह दृश्य हृदयकों छू छेनेवाछा था। उन्होने कपासको 
साफ किया, धुना, काता। मुझे तो वहाँ चरखेमें विद्व-सगीत सुनाई दिया। 

किन्तु अब मुझे आत्माकों विभोर कर देनेवाली वातोसे आत्माका हनन करनेषाली 
बातोकी ओर उतरना पडता है। कोकोनाडामे, विगाल आमसभाके बाद रातके ९ बजे 
ज्यो ही मै बगलेपर लौटा, कुछ स्त्रियाँ और लछडकियाँ मुझसे मिलने आईं। मैने अवेश 
किया तब प्रकाश बहुत मन्द था। उनकी चालढाल और उनकी सुरतमे कुछ विचित्रता 
थी। जाने क्यो, वार्ताछापका आरम्भ मै जिन शब्दोसे करता हूँ, यानी / क्या आप सुत 
कातती है” तिलक स्व॒राज्य कोषके लिए आप मुझे क्या देगी” ? वे शब्द मेरे ओठो 
तक नहीं आये। उलठे, मैने अपने मेजवानसे पूछा, ये महिछाएँ कौन है? उन्हे मालूम 
नही था। उन्होने उनसे पूछा, और कुछ हिचकिचाहटके बाद उत्तर मिला, “ हम नतेकियाँ 
है।” मुझे छगा कि में धरतीमे समा जाऊँ। मेरे मेजबानने यह कहकर मेरा भन शान्त 
करना चाहा कि इनके जीवनका प्रारम्भ एक धार्मिक विधिसे होता है। मेरे छेखे इससे 
बात और भी बिगड गईं। इससे तो यह घुणित कार्य एक प्रकारसे सम्माननीय हो गया। 
मैन तरह-तरहके प्रदान किये। उन्होने अत्यन्त विनम्न शब्दोमे कहा कि वे दर्शन करने 
आई है। . “क्या आप कोई और काम करेगी? ” “अवद्य, यदि उससे हमारी 
जीविका चल जाये।” मेरा मन नही माना कि बात वही खत्म कर दी जाये। मैने 
उस समय अपने पुरुष होनेमे छज्जाका अनुभव किया। मैने दूसरे दिन सबेरे अपने आगामी 
मुकाम, राजमहेन्द्वीमे सीधी स्पष्ट बात कही। आन्धत्रमे मेरा यह एक अत्यन्त हु ख़दायी 
अनुभव था। मेरा खयाकू है यह पाप किसी न किसी रूपमे देशके और भागोमे भी 


उड़ीसा और आन्ध्र ५७३ 


समान झुपसे व्याप्त है। में इतना ही कह सकता हूँ कि यदि हम आत्म-शुद्धि द्वारा 
स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें नारीको अपनी वासनाका शिकार नहीं बनाना 
चाहिएं। अगक्तोकी रक्षाका नियम यहाँ विशेष जोरके साथ छागू होता है। भेरे लिए 
तो गोरक्षाके अर्थमे हमारी नारीजातिकी रक्षा भी भामिल है। जबतक हम अपनी 
माताओं, बहनों तथा वेटियोके समान देशकी सभी महिलाओका सम्मान नही करने 
लगते, तवतक हम भारतका नवनिर्माण नहीं कर सकेगे। हमें अपने उन पापोको घो 
डालना चाहिए, जो हमारे भीतरके मनुष्यकी हत्या करते और हमे जानवर बना देते है। 

अब फिर अधिक सुखदायी वातोकी ओर छौठा जाये। मसूलीपटूमके प्रवासमे मेरी 
आँखोमे आनन्दके आँसू आ गये। वह मेरा मौन दिवस था। मैने डाबटर पट्टामि सीता- 
रामैयासे' कहा था कि जब मैं मसूलीपट्टममे प्रवेश करूँ, तो वे ऐसी व्यवस्था करे कि मैं 
कोछाहुल तथा प्रदर्शनसे बचा रहूँ। अत लोगोको पहले ही से चेतावनी दे दी गई थी। 
जब हमारी भोटर वहाँ पहुँची, तव सबेरा हुआ ही था। लोग सुसज्जित सड़कोके किनारे 
खड़े थे, किन्तु आवाज बिलकुल नहीं हो रही थी। सब चुपचाप अपने-अपने स्थानपर 
खड़े थे। और जव मैने राष्ट्रीय महाविद्यालयके द्वारमे प्रवेश किया, तो कोई आवाज 
नही हुईं। केवक बाँसुरीकी सगतके साथ वायलिनपर छेडी गई एक मधुर प्रार्थना-धुनसे 
मेरा अभिवादन किया गया। मैने उनके मधुर स्नेहका मूल्य समझा। साथ ही मेरी 
समझमे आया कि छोगोमे अनुशासनकी बडी सामर्थ्य है, यह भी कि उनकी देश-भव्ति- 
की भावनासे जो विभिन्न अपेक्षाएँ की जाती है, उनको वे कैसी तत्परतासे पुरी करते है। 
मैने आनन्दाश्रुओके साथ प्रभुको उसकी अपार करुणाके लिए घन्यवाद दिया। 

मुझे छोग एक सचमुचकी 'पर्णकुटी” मे ले गये। वहाँ जब मै शिक्षको तथा 
प्रवन्धकोको अपने-अपने नियत कार्योकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली, कला तथा व्यवसायके किए 
वधाई दे रहा था, मुझसे यह कह्टे विना नहीं रहा गया कि उनका कार्य तबतक पूर्णत. 
राष्ट्रीय नही कहा जा सकता, जबतक प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षक अपना प्राय. सभी 
समय और ध्यान कताई और बुनाईमे न रूगाये, और इस प्रकार अपनी सस्थाकों विशेष 
रूपसे कताई और वुनाईकी सस्था न वना दे। जब मै अपने इस विषयके सम्बन्धमे बोल 
रहा था, उसी समय श्री कृष्णराव, जो बरावर मेरी बात सुन रहे थे, किन्तु विचार- 
विमशंमे क्वचित्‌ ही भाग छे रहे थे, नेत्रोमे मानो आध्यात्मिक ज्योति भरकर बोले, 
“ तो आप कताईको एक धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं? ”; “ अवश्य ” मैने कहा, “ आपके 
इस शब्दप्रयोगके लिए धन्यवाद, आगे मैं इसका प्रयोग करूँगा ।” कताई राष्ट्रकी शुद्धि, 
शवित तथा समृद्धिका प्रत्यक्ष एव पवित्र प्रतीक है। यह एक कर्तव्य है और कोई हिन्दू 
हो या मुसलमान, ईसाई, यहुदी या पारसी, सबके लिए करणीय है। आन्ध्र राष्ट्रीय 
महाविद्यालय पुरानी संस्था है, जिसपर आन्श्रवासियोकों गे होता उचित है। यह सस्था 
१९०७ के वगालके जागरणकी देन है और कई तुफान झेल चुकी है। मै आशा करता 
हैँ कि वर्तमान जागरणके दौरमे से यह और भी अधिक गुद्ध एवं शक्तिणाली संस्था 


१ भमुत्ष कांग्रेसी नेता; १९४८ में क्राग्रेसके मथक्ष, ' भारत॑ २ 
प्ल गीप राष्ट्रीय काग्रेसका इतिहास * के 


(७४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


होकर निकलेगी। इसमे निरचय ही वे सब गुण है, जिसके बलपर वह ऐसा केदछ 
बन सकती है जहाँसे वत्तमान भावनाके अनुकूछ अत्यन्त शुद्ध कार्यकलापकी ज्योति 
चारो ओर फैछे। ह 

आन्श्र देशमे एक तेजस्वी सुधारक और दलित वर्गोके सहृदय समर्थक श्री राम- 
चन्वराव है। वे ब्राह्मण है, किन्तु उनकी शुद्ध भात्मा अस्पृश्यताके अभिज्ञापको सहन 
नहीं कर सकेती। वे अपने दलित भाइयोकी ओरसे जी-तोड़ परिश्रम कर रहे है। 
अपने परिया अर्थात्‌ अछूत भाइयोकी दासताको मिटाचेके लिए उनकी अधीरता ठीक 
ही है, और वे उन्हे अन्य हिन्दुओसे असहयोग तक करनेकी सलाह देना चाहते है। य्वपि 
में भी अपने दलित वर्गोके पक्षमे उतना ही उत्साही होनेका दावा करता हूँ, तथापि 
मैने उन्हे आयाह किया कि जवतक स्वयं उन छोगोंके बीच कोई शुद्ध ओर नि स्वार्थ 
व्यक्ति पैदा न हो, वे ऐसा असहयोग शुरू न करे, क्योकि असहयोग आत्मशुद्धिका, 
आत्मसाहाय्यका, आत्म-निर्भरताका आन्दोलन है, वह हमे ठीक प्रकारके सहयोगके 
लिए वाध्य करता है। 

आन्ध्रवासियोनें मेरा मन हर लिया है। विहार तो बहुत समयसे मुझे विशेष 
प्रिय रहा है। असहयोगकी शुरुआतसे बहुत पहले ही विहार॒पर मेरा विश्वास जम 
गया था। आऋन्ध्र प्रदेश यदि इसमे बिहारसे आगे नहीं बढ गया है तो उसने दूसरा 
स्थान तो मजेमे प्राप्त कर लिया है। आन्श्र देशकों अत्यन्त नि स्‍्वाये नेता मिले है। 
उसके कार्यकर्ता परिश्रमणीक्ू और दृढ़ है। उसके पास साधन है, उसमे काव्य है, श्रद्धा 
है, और त्यागकी भावना है। वहाँ कई राष्ट्रीय स्कूल है; उसने हमारे घ्येयके निमित्त 
कई वकीछ हमें दिये हैं, हाथकी कताई और हाथकी बुनाईकी तो वहाँ बहुत ही बडी- 
बड़ी सभावनाएँ है, वहाँ उत्तम कपास होता है। वहाँ दो विज्ञाल नदियाँ हैं, जो पाइवे- 
प्रदेशनों सीचती हैं। उसमे ऐसे भू-क्षेत्र है, जो कभी इतिहासमे प्रसिद्ध थे। वह निरचय 
ही अग्रणी है, या कमसे-कम विहारसे होड़ लेता है। भेरा यह विश्वास कायम है कि 
यदि आतकवाद (जो दमनसे अछूग चीज है ) का प्रारम्भ हुआ, और उसमे तथाकधित 
बडे प्रान्त हार भी गये, तो विहार और आन्त्र आत्माके शौय॑, अर्थात्‌ कष्ट-सहिष्णुतामे 
सिखोको भी मात कर देंगे और लछज्जा रख छेगे। मेरा अनुमात गलत भी हो सकता 
है। हममेसे प्रत्येकको शेष सभीसे आगे निकलनेकी कोशिश करनी चाहिएं। यह एक 
ऐसी दोड़ है, जिसमे स्पर्धा न केवल सद्गुण है, वरन्‌ कत्तेव्य भी है। 

दो सुन्दर गाँवो और उनके नेतापर सविनय अवज्ञाका प्रयोग जबरदस्ती लद 
गया है! उसके बारेमे फिर कभी छिखूँगा। नेलौरकी हिल्दू-मुस्लिम समस्याकी चर्चा 
भी फिर कभी करूँगा। मुझे अब इन सस्मरणोको कृतज्ञताके साथ इस तथ्यका उल्लेख 
करते हुए समाप्त करना चाहिए कि यद्यपि मेरे साथ हरिजन साथी भी थे, तथापि 
श्री हनुमन्तराव भौर उनके साथियों द्वारा सचालित कताई-बुनाईके एक आश्रमके 
पडोसके एक गाँवके ब्राह्मणोने मुझे आमल्त्रित किया कि मैं उनके गाँवमे से होता 


१. शादद नेलौरसे पाँच मील्फी दूरीपर स्थित पल्छिपाठ्का आजम, जिसका गांधीणीने ७ अप्रेसको 
उद्घावन किया था । 


भाषण : अहमदावादकी सार्वजनिक सभामे ५७५ 


हुआ जाऊँ। पचम जातिके लोगोने इससे पहले ब्राह्मणोके इस गाँवमें कभी प्रवेश नहीं 
किया था। 

[भग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १३-४-१९२१ 


२८२. भाषण : अहमदाबादकी सार्वजनिक सभामें 
१३ अप्रैल, १९२१ 


गांधीजीने अपने भाषणमें कहा: 

हम अब केवल खिछाफत और पजावके अन्यायोका निराकरण करानेके लिए नहीं 
लड़ रहे है। हम ऐसा स्व॒राज्य लेना चाहते है जो राम-राज्य जैसा हो। इस राक्षसी 
राज्यका अर्थ तो यह है कि आतक नीति चालू रहे और निर्वोका शोषण होता रहे। 
हम अपने राम-राज्यको आत्मशुद्धिके द्वारा प्राप्त करना चाहते है। सभीने राष्ट्रीय 
सप्ताहमें यह प्रार्थना की होगी कि प्रभु हमसे न्याय और दयाकी भावना उत्पन्न करे 
और हमे बुराईसे असहयोग करनेकी तथा हिंसा एवं ऋ्रोधसे वचे रहनेकी शक्ति दे। 
जहाँतक सरकारी स्कूलो और अदालतोके वहिष्कारका सम्बन्ध है वहांतक हमने अपना 
आन्दोलन जोरसे चलाया है; किन्तु कभी-कभी रुकना आवश्यक हो जाया करता 
है। छात्रों और वकीछोके लिए जो-कुछ तम्भव था, वह सब हमने किया है। आथिक 
दृष्टिसि उनके लिए इससे अधिक करनेकी कोशिशका अर्थ समय नष्द करना है। हम 
अब अपने शरीरकी भी सोचे, हमे उसे स्वदेशी वस्त्रोसे ढेकना चाहिए और इसके 
लिए हमे सूत कातना आरम्भ कर देना चाहिए। इसमे त्यागका कोई प्रश्न ही नहीं 
उठता है, क्योकि इससे भारतका साठ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बचता है। जवतक 
एक भी व्यक्ति मुझे विदेशी कपड़ा पहले दीख पड़ेगा तबतक मेरा मत इस विचारके 
वोझसे दवा रहेगा कि हम स्वराज्यकी आसानसे-आसान शर्तेतक पूरी नही कर रहे 
है। मैं देखता हें कि इस मामलछेमे सवसे वडा दोषी गुजरात है। भारतके दूसरे 
भागोमे छोगोके सब कपड़े विदेशी नहीं होते। उनके शरीरोपर कमसे-कम कुछ चीजे तो 
स्वदेणी होती है, किन्तु गुजरातमे पोशाकके मामछेमे सन्तोषदायक शायद ही कोई बात 
हो। काग्रेसने एक करोड रुपया इकट्ठा करनेका आदेश दिया है। यह रुपया शिष्ट 
मण्डलछोको [ वाहर | भेजने और आन्दोलन चलानेमे खर्च नहीं किया जायेगा। इसका 
उपयोग देशके प्रत्येक धरमें चरखा चलवानेंके निमित्त ही किया जायेगा। 


गांधीजीने अहसदावादकों डा० कानूया-जैसा वीर पुरुष पानेपर बधाई दी कि 
उन्होंने उपद्रवियों हारा पत्थर फेंके जाने भीर आज़म छयने मौर घायल हो जानेपर 
भी घरना देना बन्द नहीं किया। उन्होंने कहा: ऐसी घटनाओंसे संघर्षका गौरव बहुत 
बढ़ जाता है। सेनापति वीरगतिको प्राप्त हो सकते है; हम उनकी मृत्युपर हुए सनायें; 


५७६ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


किन्तु सेनाको अपनी कूच जारी रखनी चाहिए। जबतक ऐसा बीरतापुर्ण साहत न 
दिखाया जायेगा तबतक हमें स्वराज्य नहीं मिल्‍्ल सकता। 
अन्तमें उन्होंने गुजरातसे अपील की कि वह राष्ट्रीय कोषमें केवछ अपना भाग 
ही न दे, अभावप्रस्त उड़ीसाके हिस्सेमें आई हुई रकस भी दे और प्रत्येक मंजिल्पर 
अपने दोषोंकों दुर करते हुए गतिके साथ आगे बढ़े। 
[ भग्रेजीसे ] 
बॉम्बे कॉमिकल, १९-४-१९२१ 


२८३. भाषण: दलित-वर्ग सम्मेलन, अहमदाबादमें' 


१३ अग्रैल, १९२१ 


श्री गांधीमीने आरम्भमें इसपर खेद प्रफट किया कि सस्मेलनमें उपस्थिति बहुत 
कम है।' उन्होंने कहा: इस सम्मेलनरमें इतनी कम उपस्थिति देखकर इस बातमें 
मेरा रहा-सहा विद्वास भी जाता रहा कि ऐसे सम्मेलन सामाजिक सुधारके प्रभावकारी 
साधन हो सकते हे। आप लोग मुझसे जितनी देरतक बोलनेकी आशा कर रहे हे 
उससे यदि कम देर बोल तो इसका कारण यही होगा कि मेरा भाषण जिन लोगोके 
लिए अभिप्रेत है, वे सब लोग यहाँ नहीं हे; यह नहों कि इस कामके प्रति मेरा 
उत्साह तनिक भी ठंडा पड़ा है। में इस वातके लिए भी इतज्ञ हूँ कि इस सम्मेलनकी 
बदौलत मुझे एक हो मंचपर अनेक मित्रोंसे भेंट करनेका आनन्द सिला। मेरे लिए 
आजकल ऐसे मित्रोंसे मिलना भी साधारण वात नहीं रह गई है जिनका सहयोग 
पाकर में सुख और सम्मानका अनुभव किया करता या, किस्तु जिनसे वर्तमान स्थिति- 
पोके कारण में दुर्भाग्ययश अलग हो गया हूँ। फिर भी यह हर्षकी बात है कि अस्पृ 
पयताके प्रइ्नपर सेरी और उनकी स्थिति एक जंती है। 

अपते विषयपर आते हुए उन्होने कहा: 

मुझे नही माछूम कि सुधारके विरोधी सज्जनोके गले यह वात कैसे उताऊू कि 
उन्होने जो स्थिति अपनाई है वह गलत है। मै उन लोगोको कैसे समझाऊं जो वलित 
समाजके छोगोसे किसी प्रकारका स्पर्श अ्रष्टकारी मानते है और समझते है कि बिना 
स्नान किये वे उस अपवित्रतासे मुक्त नहीं हो सकते और इस प्रकार स्तानसे चूकना 
पाप समझते है? मैं तो केवल अपने हादिक विश्वासकों ही उनके सामने प्रकट कर 
सकता हूँ। 


१, अछुतोंका यह चौथा सम्मेलन १३-१४ अप्रैलफ़ों हुआ था । 
२. भाषगकी रिपोर्टमे कहा गधा है: “ सम्मेह्नमें भद्र ख्रीयुरुष वडी सल्मामें आये थे। सम्मेज्नमे 
भाग छेलेवालोंकों गिरफ्तार किये जानेड़्ी अफवाइके कारण भहृतोंकी उपस्थिति आाशासे कम थी। ” 


भाषण : दलित-वर्ग सम्मेलन, अहमदावादमें ५७७ 


मैं अस्पृदयताकों हिन्दू धर्मका सबसे बडा कलक मानता हूँ। मेरे मनमें इस 
विचारका प्रादुर्माव दक्षिण आफ़्रिकी संघर्षके दिनोमे हुए कदु अनुभवोसे हुआ था। 
इसका कारण यह नहीं कि मैं कभी नास्तिक था। और यह सोचना भी उतना ही 
अनुचित है जैसा कि कुछ लोग समझते है--कि मुझें यह विचार ईसाई धामिक 
साहित्यके अध्ययनसे मिला है। मेरी यह धारणा उस समयकी है जब 'वाइबिल ' या 
“बाइविल ' मतानुयायियोसे न तो मेरा कोई प्रेम था और व परिचय ही। 

मेरे मनमे जब यह धारणा उत्पन्न हुई थी तब मैं मुव्किलसे १२ सालका था। ऊका 
नामका एक भगी हमारे घरकी टट्टियाँ साफ किया करता था। मैं अपनी भँसे यह 
प्राय. पूछा करता कि उसे छत्ा क्यों बुरा है, उसे छुनेंसे मुझे क्यों रोका जाता है। 
यदि सयोगसे उसे छू जाता तो मुझे नहानेके छिए कहा जाता था। मैं इसे मान 
तो छेता था, फिर भी मुस्कराते हुए आपत्ति जरूर करता और कहता कि अछृतपन 
घ॒र्मसम्मत नही है, उसका घर्मंसम्मत होना असम्भव है। में एक बहुत ही कत्तंव्यपरायण 
और आज्ञाकारी बालक था। माता-पिताके प्रत्ति आदरभावका खयाल रखते हुए इस 
मामलेमे जहाँतक उनसे झगड सकता था अकसर उनसे झगड पडता था। में अपनी माँसे 
कहा करता कि उनका यह खयाल कि ऊकासे छू जाना पाप है, विलकुल गलत है। 

मैं जब स्कूलमे होता तो प्राय. सयोगसे 'अछुत को छू लेता और चूँकि इस 
वातकों मैं अपने माता-पितासे छिपाता नहीं था अत. मेरी माँ मुझसे कहती कि इस छू 
जानेपर अपवित्र हो जानेके पश्चात्‌ पवित्र होनेका सबसे सीधा तरीका यह है कि यदि 
कोई मुसलमान पाससे जा रहा हो तो उसे छू लिया जाये। छूत अपने आप मिट 
जायेगी। मुझे केवल इसलिए कि अपनी माँके प्रति मेरे मनमें श्रद्धा थी और मैं उनसे 
प्रेम करता था, प्राय ऐसा करता पड़ता था, लेकित मैं यह काम इस विश्वासके साथ 
नही करता था कि स्तान करना धर्मकी दृष्टिसे अनिवार्य है। कुछ समय बाद हम छोग 
पोखत्दर चल्ले गये जहाँ सस्कृतसे मेरा! प्रथम परिचय हुआ। तबतक मै अग्रेजी स्कूलमे 
दाखिल नहीं कराया गया था। मेरे भाईकों और मुझे एक ब्राह्मणके सरक्षणमे रख 
दिया गया था जो हमे रामरक्षा ', और ' विष्णुपूजा ' पढाया करता था। उनके “जले 
विष्णु. थले विष्णु. ' इछोक मुझे कभी नही भूले। हमारे धरके पास ही एक ममतालु 
बूही अम्मा रहा करती थी। में सयोगवश उन दिनों एक बहुत ही डरपोक बालक 
था और जब दीपक वुझा दिये जाते मोर अधेरा हो जाता, तव मेरे मनमे भूतों और 
प्रेतोकी कल्पता आया करती थी। वृढी अस्माने मेरा भय दूर करनेके लिए मुझसे 
कहा कि जब मुझे कोई भय छगे तब मुझे ' रामरक्षा स्तोत्र ' का पाठ करना चाहिए। उससे 
सब भूत-प्रेत भाग जायेगे। में ऐसा ही करता भीर मेरा खयाल है कि उसका नतीजा 
अच्छा ही निकलता । रामरक्षा' के किसी इलोकमे अछूतोका छूना पाप बताया गया हो 
ऐसा मुझे नही छगा। में तव उसका मतलब नहीं समझता था और यदि समझता भी 
था तो वहुत ही कम। लेकिन मुझे इस वातका पूरा विद्वास हो गया था कि जिस 
' रामरक्षा ' से भूतोका सम्पूर्ण भय न्ट हो जाता है, उसमे अछूतोसे स्पर्णके भयका समर्थन 
कंसे हो सकता है। 


५७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हमारे परिवारमे ' रामायण ' का पाठ नित्य होता था। छाघा महाराज नामके एक 
ब्राह्मण उसे पढा करते थे। उन्हें कोढ हो गया था, और उनकी ऐसी श्रद्धा थी कि 
* रामायण ' का नियमित पाठ करनेसे उनका कोढ दूर हो जायेगा और सचमृच उनका 
कोढ दूर हो गया। में अपने मनमें सोचता कि आज जिसे हम अछत कहते है वह 
रामको गगा पार छे गया यह प्रसंग जिस रामायण ' में है उस ' रामायण ' मे किसी 
भी भनुष्यको भ्रष्टात्मा कहकर उसके अस्पृश्य माने जानेकी भावनाका समर्थन कैसे हो 
सकता है? ईइवरको हम पतितपावन या ऐसे ही अन्य नामोसे पुकारते है, इस बातसे तो 
यही सिद्ध होता है कि भारतमे जन्मे किसी भी व्यक्तिको पतित था अछूत कहना पाप 
है--दानवता है। मैं तभीसे यह कहते नहीं थकता कि अस्पृषयता एक महापाप है। 
मैं यह ढोग नही रचता कि यह वात बारह साछकी आयुमे मेरे दिलमे पुरे तौरसे बैठ 
चुकी थी। किन्तु में यह अवश्य कहता हूँ कि मैं तव भी अछ्तपन्कों पाप समझता 
था। यह बात मै वेष्णतों और सनातनी हिन्दुओकी जानकारीके लिए कह रहा हूँ। 

मैनें सदा ही सनातनी हिन्दू होनेका दावा किया है। मुझे हिन्दू धर्मशास्त्रोंका 
बिलकुल ही ज्ञान न हो, सो वात नही है। मैं सस्कृतका कोई बडा पण्डित नही हूँ। 
मैने 'वेदों' और उपनिषदो' के केवल अनुवाद हीं पढे है, इसलिए स्वभावत, इन प्रथोका 
मेरा अध्ययन पाण्डित्यपूर्ण नहीं है। मुझे उनका जो ज्ञान है वह किसी प्रकारसे गस्भीर 
नही कहा जा सकता, छेकिन एक हिल्दूको उनका जितना अध्ययन करना चाहिए वैसा 
मैने कर लिया है और मेरा दावा है कि मैं उनके म्मसे परिचित हो गया हूँ। २१ 
वर्षका होते-होते तो मैं दूसरे धर्मोके ग्रथोका अध्ययन भी कर चुका था। 

एक समय था जब मैं हिन्दू धर्म और ईसाई धर्मके वीच डगमगा रहा था। जब 
मेरा मानसिक सन्तुलून ठीक हुआ तव मैने अनुभव किया कि मेरी मुक्ति तो हिन्दू धर्ममे 
रहकर ही सम्भव है और तबसे हिल्दू धर्ममे मेरी श्रद्या अधिक गहरी और ज्ञानमय 
होती गई है। 

छेकिन उन दिनो मेरा विश्वास था कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्मका अग नहीं है 
और यदि वह उसका अग है तो ऐसा हिन्दू धर्म मेरे कामका नहीं। 

यह सच है कि हिन्दू धर्ममे अस्पृश्यता पाप नहीं समझी जाती। मे शास्त्रोकी 
व्यास्याके सम्बन्धमे किसी वाद-विवादमे नहीं पडना चाहता । “भागवत ' या “ मनुस्मृति 
से प्रमाण प्रस्तुत करके अपनी बातकों सिद्ध करता शायद मेरे लिए कठिन भी हो। 
लेकिन मै हिन्दू धर्मके तत्वको समझ चुकनेका दावा करता हूँ। अस्पृश्यताकी अनुमति 
देकर हिन्दू धर्मने पाप किया है। इससे हमारा पतन हुआ है और हम साम्नाज्यमे 
घूद्र-जैंसे माने जाते है। हमसे यह छूत मुसलमानोको भी छूग गई है ओर दक्षिण 
आपफ़िका, पूर्वी आफरिका और कनाडामे हिन्दुओकी तरह वे भी शूद्र मानें जाने छगे है। 
यह सब दोष अस्पृदयताके पापसे उत्पन्न हुए है। 

अब मै आपका ध्यान अपने मन्तव्यकी ओर ले जाना चाहता हूँ। वह इस तरह है, 
जबतक हिन्दू लोग जानबूझकर अछृतपनको अपने धर्मका अग मानते रहेगे, जबतक 
हिन्दू जनसाधारण अपने समाजके एक भागको छूना पाप समझते रहेंगे तवतक स्वराज्य- 
की प्राप्ति असम्भव है। युधिष्ठिर अपने कुत्तेको साथ छिये विना स्वगे्में नह्दी गये तब 


भाषण : दलित-वर्ग सम्मेलन, अहमदाबादमे ५७९ 


उन्ही युविष्ठिरके वंशज अछृतोकों छोड़कर स्वराज्य पानेकी आजा कैसे कर सकते है ? 
जिन अपराधोके लिए हम इस सरकारकी निन्‍्दा करते है और उसे दानवी सरकार 
कहते है, उन अपराधोमें से ऐसा कौनसा अपराध है जो हमने अपने इन अछूत भाइयोके 
प्रति नही किया है, और जिसके हम दोपी नहीं है” 

हम अपने भाइयोको दलित बनानेके दोषी हैं? हम उनको पेटके वलू रेगाते है, 
हमने उनसे जमीनपर नाके रगडवाई हैं, हम क्रोधसे अपनी आँखे छाल करके उन्हें 
रैलके डिब्बोमे से बाहर ढकेल देते है --भग्रेजी शासतमे हमारे साथ इससे ज्यादा क्‍या 
किया गया है? हम डायर और ओडायरपर जो आरोप छगाते है उनमें प्ले कौनसे 
आरोप है जो दूसरे छोग और हमारे अपने लोग भी, हमपर नहीं छगा सकते ? हमे 
अपनी यह अपविन्रता अपनेंमे से दूर कर देनी चाहिए। जबतक हम कमजोर और अस- 
हाय लोगोकी रक्षा नहीं करते या जबतक एक भी स्वराज्यवादी किसी व्यक्तिकी 
भावनाओको चोट पहुँचा सकता है तबतक स्व॒राज्यकी वात करना व्यर्थ है। स्व- 
राज्यका अर्थ तो यह है कि स्वराज्यमे कोई भी हिन्दू या मुसलमान एक क्षणके लिए 
भी गवेपूर्वक यह नहीं सोच सकता कि वह निर्भय होकर किसी भी हिन्दू या मुसलू- 
मानकों कुचछ सकता है। जबतक यह शर्ते पूरी नही होती तबतक यदि हमे स्वराज्य 
मिक्त भी जायेगा तो वह तुरन्त ही हाथसे निककछ जायेगा। हमने अपने इन कमजोर 
भाइयोके प्रति जो पाप किये है उनसे जबतक हम शुद्ध नहीं हो जाते तवतक हम 
पशुओके समान ही है। 

लेकिन मुझे अब भी अपनेमे विश्वास बना हुआ है। भारतमे की गई अपनी 
यात्राओमे मैने यह देखा है कि दयाभाव, जिसका तुलसीदासने अत्यन्त सारगर्भित वर्णन 
किया है, जो जैन और वैष्णव धमोंका मुख्य अगर है, जो भागवत ' का सार है और 
जो गीता ' के प्रत्येक इछोकमे विद्यमान हैं-- वह दयाभाव, वह प्रेम वह ओऔदार्य इस 
देशके सामान्य जनोके हृदयोमे धीरे-धीरे किन्तु दृढ़तापूर्वक बद्धमूल होता जा रहा है। 

हम आज भी हिल्दुओ और मुसहूमानोके वीच अनेक झगड़ोकी वात सुनते रहते 
हैं। अब भी कुछ हिन्दू और मुसलमान ऐसे हैं जो एक-दूसरेके साथ ज्यादती करनेमे सकोच 
नही करते। लेकिन यदि पूरे परिणामको देखे तो मैं अनुभव करता हूँ कि दयाभाव और 
उदारतामे वृद्धि ही हुई है। हिन्दु और मुसलमान दोनो ही ईदवरसे डरने छग्रे है। 
हम अदालतो और सरकारी स्कूलोके मोहसे मुक्त हो गये है और हमारे मनमे अब 
कोई भ्रम शेष नही है। मैने यह भी अनुभव किया है कि जिन छोगोकों हम निरक्षर 
भौर अज्ञान समझते हैं वे छोग ही शिक्षित कहें जाने योग्य है। वे हमसे अधिक सस्क्ृत 
है और उतके जीवन हमारे जीवनसे अधिक धर्ममय हैं! यदि हम छोगोकी वतंमान 
मनोवृत्तिका थोडासा भी अध्ययन करे तो हमें पता चलेगा कि लोक-कल्पनाके अनुसार 
स्वराज्य रामराज्यका पर्याय है जिसका अर्थ होता है भूतलूपर धर्मराज्यकी स्थापना । 

यदि मेरे अछूत भाइयोको मेरे इस कथनसे कुछ सन्तोष मिल सके तो मैं कहूंगा 
कि आपके मामलेमे जितनी बेचैनी मुझे पहले हुआ करती थी उतनी अब नहीं होती। 
इसका अथ यह नही कि मैं आपसे यह आश्ञा करता हूँ कि आप सबर्ण हिन्दुओके प्रति 
सन्देहशील होना वन्द कर दे। आपके साथ इतने अन्याय किये जानेके बाद यह कैसे 


५८० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


हो सकता है कि आप उनपर अविश्वास न करे? स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे 
कि अछूत पतित नही बल्कि हिन्दुओ द्वारा दलित है। और इस प्रकार उनको दलित 
बनाकर हिन्दू स्वयं दलित बने है। 

मेरा ख़याह्न है कि ६ अप्रैठकों में नेलौरमे' था। में वहाँ अछतोसे मिला था और 
मैने यहाँ जैसे आज प्रार्थवा की है वैसे ही वहाँ भी उस दिन की थी। मैं मोक्ष प्राप्त 
करना अवध्य चाहता हूँ। मै पुनजन्म नहीं चाहता। छेकिन यदि मेरा पुन्ज॑न्म हो तो 
वह अछूतोके घर हो, जिससे मै स्वय मुक्त होने और उनको इस दु ख़जनक स्थितिसे 
मुक्त करनेका प्रयत्न कर सकतेके उद्देश्यसे उनके दु खो, कष्टो और उनके प्रति किये गये 
अपमानोमे हिस्सेदार हो सकूँ। इसलिए मैने यह प्रार्थथा की थी कि यदि मेरा पुनर्जन्म 
हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रके रूपमे न होकर अतिशूद्रके रुपमे हो। 

आजका दिन ६ तारीखके दिनकी अपेक्षा अधिक पवित्र है। आजका दिन हजारो 
निर्दोष छोगोकी हत्याकी' स्मृत्तिसे महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए मैने आज भी यही 
प्राथंना की है कि यदि मैं अपनी इच्छाएँ पूरी हुए बिना मर जाऊं, भेरे द्वारा की गई 
अस्पृश्योकी सेवा अधूरी रह जाये, मेरी कल्पनाका हिन्दुत्व निभित ने हो तो में उसे 
पूरा करनेके लिए भस्पृष्योके घर जन्म लूँ। 

मुझे झाड़ने वृहारनेसे प्रेम है। मेरे आश्रममे १८ वर्षका एक ब्राह्मण छडका है 
जो आश्रमके भगीको सफाई सिखातेके उद्देश्यसे भगीका काम कर रहा है। यह रूडका 
कोई सुधारक नही है। वह जन्मसे सनातनी हे और सनातन धर्ममें ही पला-पुसा है। वह 
“गीता का पाठ नियमसे करता हे और श्रद्धापूर्वक सन्ध्यावनदन करता है। उसका 
संस्कृत इलोकोका उच्चारण मुझसे अधिक शुद्ध है। जब वह अपने मृढुल और मधुर 
स्वरोमे प्रार्थना करता है तव उससे सबके मनमे प्रेमका सचार होता है। छेकित वह 
अनुभव करता है कि जबतक वह पूरा भगी नहीं वन जाता तबतक वह पूर्ण नही 
है। वह यह भी समझता है कि यदि वह आश्रमके भगीसे अपना काम अच्छी तरह 
करनेको कहता है तो उसे यह काम स्वय करके आदर्श उपस्थित करना चाहिए। 

आपको समझना चाहिए कि आप हिल्दू समाजकी गन्दगी दूर कर रहे है। 
इसलिए आपको अपने जीवन पवित्र बनाने है। आपको सफाईकी आदत डालनी चाहिए 
ताकि आपपर कोई भी उँगछी ते उठा सके। यदि आप सावुनका उपयोग नहीं कर 
सकते तो आप अपने शरीरको क्षारयुकत राख या मिट्टीका उपयोग करके स्वच्छ बनाये। 
आपमें से कई छोगोको शराब पीने और जुआ खेलनेकी छत है यह आपको छोड देनी 
चाहिए। आप ब्राह्मणोकी ओर सकेत करेगे और यह कहेंगे कि वे भी तो इन बुरा- 
इयोके शिकार है, लेकिन वे अपवित्र नही माने जाते परन्तु हम माने जाते है। आपको 
हिन्दुओंसे यह न कहना चाहिए कि वे बराय मेहरबानी आपको आजाद करे। यदि 
हिन्दू आपको मुक्त करना चाहते है तो उन्हें अपने हितके लिए आपको मुक्त करना ही 
होगा। इसलिए आप स्वय पवित्र और स्वच्छ रहकर उनको लज्जित करे। मेरा विश्वास 


१. गायीजी ७ अप्रैठ, १९२१ को नेलौरमें थे । 
२. १३ भप्रैठ, १९१९ को णल्यावाला वागमें ! 


भाषण : दलित-वर्ग सम्मेलन, अहमदावादमे ५८१ 


है कि हम अगले ५ महीनोके अन्दर अपना कलुप धो वहायेगे। यदि मेरी यह आशा 
पूरी नही हुई तो मै यह समझूंगा कि यद्यपि मेरा भश्रस्ताव बुनियादी तरीकेपर सम्भव 
था, फिर भी मेरा अनुमान गढत था और मै एक वार फिर कहूँगा कि मैने अनुमान 
करनेमे भूल की थी। 

आप अपनेको हिन्दू कहनेका दावा करते है, आप “ भागवत ' पढते है, इसलिए यदि 
हिन्दू आप छोगोपर अत्याचार करे तो आपको यह समझना चाहिए कि दोष हिन्दू 
धर्ममे नहीं है, वल्कि उसके अनुयायियोमे है। आपको अपनी मुक्तिके लिए अपने 
आपको शुद्ध करता होगा। आपको शरावखोोरी-जैसी वुरी आदते छोड़ देनी होगी। 

यदि आप अपनी अवस्था सुधारना चाहते है, यदि आप स्वराज्य केना चाहते हैं 
तो आपको अपने पैरोपर खडा होना चाहिए। मुझे वम्बईमे बताया गया था कि आपमे 
से कुछ छोग असहयोगके विरोधी है और सोचते हैं कि आपकी' मुक्ति तो ब्रिटिश सर- 
कारके हाथोसे ही सम्भव है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिन्दू धर्मको छोड़कर 
अन्य किसी पक्षका अनुग्रह प्राप्त करके आप अपनी णिकायते कभी दूर नहीं करा 
सकेगे। आपकी मूक्ति तो स्वयं आपके अपने ही हाथोमे है। 

मैं समस्त देशमे अछूतोके सम्परकमे आया हूँ, और मैने देखा है कि उनमे बहुतसी 
सम्भावनाएँ छिपी पड़ी है जितका जान, मुझे ऐसा लगता है, न स्वयं उनको है और 
न अन्य हिन्दुओको | उनकी वृद्धि नितान्त शुद्ध है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप 
सूत कातना और कपडा बुनता सीख छे और यदि आप इन दोनों कामोकों अपना 
धन्वा वना छेगे तो गरीबी आपके दरवाजेपर न फटकेगी। भगमियोके प्रति आपका 
जो रुख है उसके सब्बन्धमे मैने योधरामे' जो कुछ कहा था उसे यहाँ दोहराता हूँ। मेरी 
समझमे नहीं आता कि आप ढेडो और भग्रियोके वीच भेदका समर्थन क्यो करते है। 
उनमे तो कोई भेद नहीं है। साधारण समयमे भी उनका धन्धा ऐसा ही प्रतिष्ठापूर्ण 
है, जैसा वकीलोका या सरकारी नौकरोका। 

भाप अब थालियोका जूठन लेता वन्द कर दे। वह साफ-सुथरी हो तो भी न ले। 
आप केवल अन्न, सो भी अच्छा साफ-सुथरा, ग्रहण करे, सड़ा हुआ नहीं; और वह भी 
केवक तब, जब वह आपको शिष्टतासे दिया जाये। यदि मैने जो-कुछ कहा है सब आप 
कर सके तो ४ या ५ महीनोमे हो नही, वल्कि ४-५ दिनमे ही आप मुक्त हो जायेगे। 

हिन्दू स्वभावत. पापी नहीं हैं--वे अज्ञानमे डूबे हुए है। अछृतपन इस सालमे 
ही मिट जाना चाहिए। भेरी दो सबसे बडी इच्छाएँ जिनके कारण मै जीवित हैँ, ये 
है" अछूतोकी मुक्ति और गायोकी रक्षा। जब भेरी ये दोनो इच्छाएँ पूरी हो जायेगी 
तभी स्व॒राज्य मिल जायेगा और उन्हीकी मूक्तिमे मेरा मोक्ष भी निहित है। ईइवर 
आपको इतनी गवित प्रदान करे, जिसकी सहायतासे आप अपने मोक्षके उपायका 
अनुसरण कर सके। 

[ अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, २७-४-१९२१ तथा ४-५-१९२१ 


२. रेखिंग खण्ड २४, पृष्ठ ७०-७१ । 


परिश्िष्ट 


प्रिदिष्द १ 
असहयोगपर कांग्रेसका प्रस्ताव 


चूंकि काग्रेसके विचारसे भारतकी वर्तमान सरकारने देशका विश्वास खो दिया 
है, और 

चूंकि भारतके छोग अब स्वराज्य स्थापित करनेके लिए कृतसकल्प हैं, और 

चूँकि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके पिछले विशेष अधिवेशससे पूर्व भारतकी जनताने जो 
तरीके अपनाये उन तरीकोसे वह अपने अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको समुचित 
मान्यता नहीं दिला सकी और न ही अपने प्रति किये गये बहुतसे गम्भीर अन्यायो -- 
विशेषकर खिलाफत और पजावके सम्वन्धमे किये गये अन्यायोका निराकरण करा सकी, 

इसलिए यह काग्रेस कलकत्तामे आयोजित विशेष अधिवेशन द्वारा पास किये 
गये अहिसात्मक असहयोगके प्रस्तावकी पुन पुष्टि करते हुए घोषित करती है कि अहिसक 
असहयोगकी योजनाको -- जिसमे एक ओर तो सरकारसे स्वेज्छापर आधारित सारे 
सम्वन्ध तोड लेने है और दूसरी भोर कर देना वन्द कर देना है--पूर्णत या उसके 
किसी एक हिस्सेको या एकाधिक हिस्सोको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अखिल भार- 
तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित समयपर कार्यरूप दिया जायेगा और इस बीच 
देशको उसके लिए तैयार करनेकी दृष्टिसि कारगर कदम उठाते रहना चाहिए, जो 
निम्नलिखित है 


(क) १६ सालसे कम उम्रके स्कूली वच्चोके माता-पिताओं और अभि- 
भावकोसे (स्व््य वच्चोसे नहीं) अपने वच्चोकों ऐसे स्कूलोसे हृठानेका अधिक 
प्रयत्त करनेकी कहना चाहिए, जो सरकारी है या सरकारी जअनुदानसे चलते हैं 
या जिनपर किसी तरहका सरकारी नियन्त्रण है। साथ ही उनसे अपने वच्चो- 
की शिक्षाकी व्यवस्था राष्ट्रीय स्कूलोमे करनेको कहा जाये। ऐसे स्कूलोके अभावमे 
जिन अन्य तरीकोसे इसकी व्यवस्था की जा सके उन तरीकोसे व्यवस्था करनेको 
कहा जाये। 

(ख्) १६ सालसे अधिक उम्रके विद्याथियोको, अगर वे ऐसा महसूस 
करते हो कि जिन सस्याओमे उस शासन प्रणाढीका आधिपत्य है जिसे समाप्त 
कर देनेका राप्ट्रनें गम्भीर सकलप किया है उन सस्याओमे शिक्षा प्राप्त करना 
उनकी अन्तरात्माकी आवाजके खिलाफ है तो, ऐसी सस्थाओको जो सरकारके 
अधिकार या नियन्त्रणमे अथवा सरकारी अनुदानसे चलती हो, परिणामोकी कोई 


१. कांग्रेसके नागपुर अधिवेशनमें ३० दिसम्बर, १९३१० को पास किया गया अस्ताव । 


परिशिष्ट १८३ 


परवाह किये बिना, त्याग देनेको आमन्त्रित किया जाये। और उन्हे असहयोग 
आन्दोलनके सिलसिलेमे कोई विशेष सेवा करने या राष्ट्रीय सस्थाओमे अपनी 
विक्षा जारी रखनेकी सलाह दी जाये। 

(ग) सरकारसे सम्बद्ध या सरकारी अनुदानसे चलनेवाले स्कूलोके न्यासियों, 
प्रबन्धनो और शिक्षकोका तथा नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायोका इन 
स्कूलोको राष्ट्रीय रूप देनेके लिए आह्वान किया जायें। 

(घ) वकीलोसे वकालत बन्द करने और अपना ध्यान राष्ट्र सेवापर 
केन्द्रित करनेके लिए अधिक प्रयत्त करनेके लिए कहा जाये। वकीलो हारा 
अदालृतोका वहिष्कार तथा आपसी झग़ड़ोका पच-फैसलेसे निपटारा भी इस 
राष्ट्रसेवामे शामिल है। 

(ड) भारतकों आधिक दृष्टिसे स्वतत्त्र और आत्म-निर्भर बनानेके लिए 
सौदागरों और व्यापारियोकों आमन्त्रित किया जाये कि बे धीरे-धीरे विदेशी 
व्यापारका बहिष्कार करे, हाथ-कताई और हाथ-बुनाईको प्रोत्साहन दे तथा उस 
दृष्ठिसि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी हारा तामजद विशेषज्ञोकी एक समिति 
द्वारा आर्थिक बहिष्कारकी एक योजना तैयार की जाये। 

(च) और चूँकि असहयोगकी सफलताके लिए आत्म-त्याग आवश्यक है, 
इसलिए आम तौोरपर देशके प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक स्त्रीका 
इस राष्ट्रीय आन्दोलनमे अधिकसे-अधिक आत्म-त्याग करनेके लिए आह्वान 
किया जाये। 

(छ) असहयोगकी प्रगतिमें तेजी छानेके लिए प्रत्येक गाँवमे या कुछ 
गाँवोके समूहमे एक-एक समिति संगठित की जाये और इन समितियोके ऊपर 
प्रत्येक प्रान्तके मुख्य नगरमे प्रान्तीय स्तरके केन्द्रीय संगठन बनाये जाये। 

(ज) भारतीय राष्ट्रीय सेवा नामसे एक सगठन स्थापित किया जाये जिसके 
लिए राष्ट्रीय कार्यकर्ताओका एक दल तैयार किया जाये। 

(झ) उपर्युक्त राष्ट्रीय सेवा सगठन तथा आम तौरपर पूरे असहयोग 
आन्दोलनकी आथिक जरूरत पूरी करनेके लिए अखिल भारतीय तिलक-स्मारक 
स्वराज्य कोष नामसे एक राष्ट्रीय कोष प्रारम्भ करनेके लिए कारगर कदम 
उठाय॑ जाय॑। 


राष्ट्रने असहयोग कार्यक्रमकों पूरा करनेकी दिल्ञामें अबतक जो प्रगति की है, 
और ख़ास तौरसे मतदाताओ द्वारा परिषदोके वहिष्कारके रूपमे जो प्रगति हुई है, 
उसके लिए यह्‌ कांग्रेस राष्ट्रको वधाई देती है ओर दावेके साथ कहती है कि जिन 
परिस्थितियोमे इन परिषदोकी रचना हुईं है उनके कारण वे देशका प्रतिनिधित्व नही 
करती, और साथ ही काग्रेसको विश्वास है कि निर्वाचकोके एक चहुत बड़े बहुमतके 
जान-वूझकर निर्वाचनमे शामिल न होनेके बावजूद जो छोग चुनाव लड़कर सदस्य बने 
हैँ वे परिपदोकी सदस्यता छोड देंगे ओर अगर वे लोकतन्के सिद्धान्तकी सीधी उपेक्षा 
करके अपने-अपने निर्वाचकोक्ी ऐसी स्पष्ट इच्छाक़े वावजूद परिषदोमे अपने स्थान 


५८४ सम्पूर्ण गाधी वाहमय 


नही छोड़ते तो निर्वाच्क छोग ऐसे सदस्योप्ते कोई राजनीतिक सेवा न माँगनेंपर 
आग्रह रखेगे। 

यह काग्रेस पुलिस तथा सैनिको और जनताके बीच बढ़ते सदृभावका अनुभव 
कर रही है, और इसे आशा है कि पुलिस तथा सैनिक छोग अपने धर्म तथा देशके 
मुकाबले अपने अधिकारियोके आदेशोकों तरजीह नहीं देगे तथा छोगोके साथ शिष्टता 
और प्रेमका व्यवहार करके उनके ऊपर अबतक लगाये जा रहे इस कल्नकको धो देंगे 
कि अपने ही छोगोकी भावनाओं तथा अनुभूतियोके लिए उनके मनमे कोई खयाल 
नही है। 

यह काग्रेस सरकारी नौकरी करनेवाले सभी छोगोसे अनुरोध करती है कि 
जबतक राष्ट्र अपने-अपने पद छोड़नेके छिए उनका आह्वाव न करे तवतक वे जनताके 
साथ अपने व्यवहार्मे अधिक दया और ईमानदारी बरतकर राष्ट्रके काममे सहायता 
पहुँचायें और सार्वजनिक सभाओमे कोई सक्रिय भाग तो न छे किन्तु खुले आम और 
निर्भीक होकर उनमे शामिल हो, वे खास तौरसे राष्ट्रीय आन्दोलनको खुले आम 
आधिक सहायता देकर राष्ट्रके काममे मदद पहुँचाये। 

यह कांग्रेस असहयोग प्रस्तावके एक अभिन्न अगके रूपमे अहिसापर विशेष 
जोर देती है और लोगोका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करती है कि आपसी 
व्यवहारमे कर्म और वचन दोनों तरहसे, अहिंसा वरतना उतना ही जरूरी है जितना 
कि सरकारके साथ अपने व्यवहारमे; और इस काग्रेसका विचार है कि हिंसाकी, 
भावना न केवल लोकतन्त्रकी सच्ची भावनाके विकासके विरुद्ध है, वल्कि वस्तुतः 
(जरूरत पड़नेपर ) असहयोगकी किन्ही अन्य अवस्थाओको छागू करनेके मार्गमे भी 
बाघक है। 

अन्तमे, खिलाफत और पंजाबके साथ किये गये अन्यायोका निराकरण कराने और 
“एक वर्षके भीतर स्वराज्य स्थापित करनेके' उद्देश्यसे यह कांग्रेस सभी सावेजनिक 
संस्थाओसे, चाहे वे काग्रेससे सम्बद्ध हों या न हों, अनुरोध करती है कि वे सरकारके 
साथ अहिंसक व्यवहार और असहयोगकों ही बढावा देनेपर अपना ध्यान केन्द्रित करे, 
तथा चूँकि असहयोग आन्दोलन छोगोके वीचमे परस्पर पूर्ण सहयोग रहनेपर ही सफल 
हो सकता है, इसलिए यह कांग्रेस सभी सार्वजनिक सगठनोकों हिल्दू-मुस्लिम एकताको 
बढावा वेनेके लिए आमन्त्रित करती है तथा इस काग्रेसके सभी हिन्दू प्रतितिधि प्रमुख 
हिन्दुओको ब्राह्मणों और अब्नाह्मणोके बीच जहाँ-कही भी विवाद हो वहाँ उसे निपटा 
देनेके लिए और हिन्दू धर्मके मायेपर छगे अस्पृश्यताके कहककों धो डालनेके लिए 
आमन्त्रित करते है और धार्मिक अगुओंसे अनुरोध करते है कि दलित वर्गोके प्रति किये 
जानेवाले व्यवहारके मामलेमें हिन्दू धरंको सुघारनेकी बढती हुईं इच्छाकों कार्यरूप 
देनेंमें वे अपना योगदान करे। 

[ अंग्रेजीसे | 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३५ थें अधिवेशनकी रिपोर्ट । 


परिश्ििष्ट २ 
खिलाफतपर वाइसरायका भाषण 


सज्जनों, 

आजकी इस सन्ध्या-वेलामे आपसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त कर मै बहुत प्रसन्न 
हैं गौर साथ ही इस बातके लिए भी मुझे प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान परिस्थितियोके 
सम्बन्धमे मुस्लिम समाजकी ओरसे एक और प्रार्थनापत्र मेरे सामने प्रस्तुत किया गया 
है। भापको यह याद दिलानेकी जरूरत नही, हालाँकि यह शायद याद दिला देनें छायक 
वात है, कि में और मेरी सरकार आपकी माँगे महामहिमकी सरकारके ध्यानमे वार-बार 
छाती रही है।इस सवालपर यूरोपमे जो शान्ति सम्मेलन होते रहे है, उनके सामने भी 
हम आपकी वाते रखते रहे है। क्या आपको यह स्मरण करा दूं कि शान्ति सम्मेलनकी 
प्रारम्भिक अवस्थाओमे भारत मन्त्रीने तथा जो दो सज्जन उस समय शान्ति सम्मेलनमे 
भारतका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होने आपके पक्षकी बड़ी जबरदस्त वकालत की। 
ये दो सज्जन थे, छॉर्ड सिन्हा और बीकानेरके महाराजा ! चूँकि इन सज्जनोको आपके 
समाजके प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता था इसलिए मैने कुछ अन्य सज्जनोसे भी 
शान्ति सम्मेलनमें जाकर मुसलमानोके पक्षकी वकारूत करनेकों कहा। ये थे -- महा- 
विभव आगाखों, श्री आफताब अहमद और श्री युसुफ अली । इनकी बात सुनी भी गई। 
मैने सिर्फ इतता ही नहीं किया है, बल्कि आपके समाजके किसी भी हिस्सेने मेरे पास 
जो भी प्रार्थनापत्र भेजा है प्रत्येकको मै भारत मन्त्रीके पास भेजता रहा हूँ। और न 
केवल अपनी सरकारके दफ्तरी कागज-पत्रोके सहारे, बल्कि स्वय तार भेजकर भी ऐसे 
प्रत्येक प्रार्थवापत्रमे कही गई वातोका हम समर्थन करते रहे है। इस प्रकार मैं आपको 
भरोसा दिलाता हूँ कि शुरूसे लेकर आखिरतक और जव असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ 
हुआ उससे भी पहलेसे सरकारके रूपमे हम सब और उस सरकारके प्रमुखके रूपमे 
मैं आपकी माँगोका जोरदार समर्थन करता आया हूँ -- और समर्थन सिर्फ महामहिमकी 
सरकारके सामने ही नही, वल्कि श्ञान्ति सम्मेलनके समक्ष भी। आपके पक्षकों न 
केवल पर्याप्त रूपसे, वल्कि इस तरहसे पेश किया जा सके, जिससे आपको सन्तोष 
हो, इस दृष्टिसे हम कुछ भी उठा नही रखे, ऐसा सोचकर हमने अनौपचारिक तौरपर 
कुछ सज्जनोसे फिर कहा है कि वे आपका पक्ष प्रस्तुत करनेके लिए यूरोप जाये। ये 
सज्जन हैं -- महाविभव आगा खाँ, श्री हसन इमाम और श्री छोटानी। श्री छोटानीके 
सचिवकी हैसियतसे डा० अन्सारी भी उनके साथ जायेगे। 


$. पद भाषण २४ फबरी, १९२१ को कल्कत्तामें वगारू विधान-मण्डल्के निर्वाचित मुस्लिम सदस्थेकि 


का कु सामने दिया गया था । सदख्ोंने कॉड़ी शान्तिसन्धिकी शर्तोर्मे परिवर्तन करनेकी 
गर्को थी । 


५८६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मेरा खयाल है, हमने जो कुछ किया है और करनेका प्रयत्त किया है, उसके 
इस वृत्तान्तसे आपको यह प्रतीति हो जानी चाहिए और मुझे धाशा है कि आपको ऐसी 
प्रतीति हो जायेगी कि आपके पक्षका समर्थन करनेके लिए हमने अपने तई कुछ भी 
उठा नही रखा है।इस समय लन्दनमे क्या हो रहा है, यह मुझे मालूम नहीं है। जो 
सम्मेलन आदि हो रहे हैँ उनके सम्बन्धमे भी मुझे न तो सरकारी तौरपर कोई जान- 
कारी मिली है और न निजी तौरपर ही, ढेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 
भारम्भसे अन्ततक हमने आपके पक्षका समर्थन किया है और उसके लिए हम इस 
तरह छडे हैं कि हमने वडी सरकारको जो पत्रादि लिखे है उन्हे आपके सामने रखनेमें 
मुज्े अगर स्वतत्रता होती तो प्रत्येक व्यक्ति उन्हे देखकर सन्तुष्ट हो जाता। 
अन्तमे एक वार फिर मैं आपके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूँ 
और कहना चाहता हूँ कि आपके प्रार्थनापत्रोके पक्षमे में जो कुछ भी कर सकता हूँ, 
अन्ततक वह सब करनेको कृत-सकत्प हूँ। 
[अग्रेजीसे 
स्पीचेज बाई लॉड चेम्सफोर्ड, खण्ड २, पृष्ठ ५८०-८१ 


परिक्षिष्द ३ 


असहयोगपर वाइसरायका भाषण* 
अध्यक्ष महोदय और सज्जनो, 


यह चौथा अवसर है जब मुझे कलकत्ता क्लवके आतिथ्यका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है। इस पाँच सालकी अवधिकी समाप्तिपर किसी भी व्यवितके लिए पीछे मुड़कर इस 
बातपर विचार करना स्वाभाविक ही है कि उसने जो-कुछ किया उसमें क्या गल- 
तियाँ की और करने लायक कौनसे कार्य न करके उसने भूले की। सो इस तरह 
विचार करते हुए मुझे खेदके साथ कहना पडता है कि १९१७ में जब आपने इपा 
करके मुझे अपना अतिथि बननेको निमन्त्रित किया था, उस समय श्री मॉन्टगयुके साथ 
मै जो काम कर रहा था उसमे व्यस्त रहनेके कारण मैं आपका हपापूर्ण निमन्त्रण 
स्वीकार नहीं कर सका। अगर उस समय मैने आपका निमल्त्रण स्वीकार कर लिया 
होता तो आज यह कह सकता कि मैं जिस वर्ष भी कलकत्ता जाया, हर वह आपके 
जआतिथ्यका सौभाग्य प्राप्त किया। मुझे आशा है कि आप मेरे उत्तराधिकारीको भी 
इसी तरह अपने आतिथ्यका सौभाग्य प्रदान करते रहेगे, क्योकि मै नहीं समझता कि 
वाइसरायको प्रमुख प्रतिष्ठित छोगोके सम्पर्कमे तथा ऐसे छोगोको वाइसरायके सम्पर्क 
छानेका इन वापिक भोजोंसे अच्छा तरीका कोई और भी हो सकता है। नेम 


१, यह भाषण छोंहे चैम्सफोडने २३-२-१९२१ को भपने सम्मानमें कहकता बरबें दिये गये 
भोजके भवसरपर दिया था । 


परिशिष्ट ५८७ 


१९१६ में वाइसरायका कार्य-भार सभालनेपर में अनौपचारिक तौरपर थोड़ी देरके 
लिए कलकत्ता आया था, लेकिन जैसा कि मैने उस समय भी कहा था, मेरी यात्राका 
उद्देय इस पुरानी राजघानीमे अपना आगमत-भर सूचित कर देना था। और आज 
जव में आपसे विदाई जेने आया हूँ, तव भी मेरे लिए ज्यादा समय देना सम्भव नहीं 
हुआ है। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप महानुभावोने, जो कलकत्ताके है, मेरे वार- 
वार कलकत्ता भानेसे अवश्य यह अनुभव किया होगा कि आपका यह महान नगर मुझे 
कितना पसन्द है, और आप इस बातका भी अनुभव करते होगे कि जिस तरह मेरे 
पा वाइसराय आपके बीच रहे, उस तरह में न हू सका, इसका मुझे कितना 
ख़्है। 
हे अत जब में पीछे मुडकर गत पाँच वर्षोकी अवधिकी ओर देखता हूँ तो अनुभव 
करता हूँ कि इस बीच काफी वडे परिवर्तन हुए है। एक पुरानी लैटिन कहावत है कि 
जो समुद्र पार करता है-- अपना देश छोडता है, वह अपना आकाश तो बदल छेता 
है, लेकिन दिमाग नहीं वदलता। मैं खुद नहीं मानता कि जब कविने ऐसा छिखा, उत 
दिनो भी यह वात सच रही होगी, क्योकि जिन लोगोको एक वदले परिवेशमे 
जाता पढता है उन लोगोके दिमागपर परिवेश बहुत अधिक प्रभाव डालता है। 
हाँ, यह सिद्धान्त वेशक उन लोगोपर छागू नहीं होता जो ससद-भवनमे विरोधी दल- 
का स्थान छोडकर मन्त्रियोके स्थान ग्रहण करते हैं, क्योकि उस हालूतमें स्वभावत. वे 
पहेली वार आलोचककी भूमिका छोडकर आलोचनाके पात्रोकी भूमिका सेभालते है। 
यह बात सभी स्थानोकी ससदीय सस्थाओकी एक सहज विरेषता है, लेकिन यह 
अनिवार्य है कि इस तरह जो आदमी पहली वार सरकारकी किसी कार्रवाईके कारणोसे 
परिचय प्राप्त करता है, वह सरकारकी कार॑वाईका औचित्य उन दिनोकी अपेक्षा अधिक 
देख सकता है जब वह तथ्योंसे उतनी अच्छी तरह अवगत नहीं था और जब उसमें 
यह सोचनेकी प्रवृत्ति थी कि सरकार जो करती है, वह ठीक हो ही नहीं सकता | 
आपके क्लवके जातिथ्यका सौभाग्य प्राप्त करनेका मेरे लिए यह अन्तिम अवसर 
है। फिर भी, आज हम जिस उथल-पुथलकी स्थितिसे गुजर रहे है, उसके सम्बन्धमें 
अगर कुछ कहूँ तो आप क्षमा करेगे। आजकी रात जो आप यहाँ मौजूद है, मेरा खयाल 
है इस तथ्यकों मैं इस वातका द्योतक मान सकता हूँ कि आप सरकारके साथ सहयोग 
. कर रहे हैं। आजकल केवल हमारे भारत देशमे ही अशान्ति नही छाई है। सच तो यह 
है कि दुनियामे आप जिबर भी नजर उठाकर देखिये सर्वत्र बज्ञाति ही छाई हुईं है। 
लेकिन तब आप स्वसावत ऐसा पूछ सकते है हाँ, यह तो माना कि सत्र अज्षान्ति 
है, लेकिन वर्तमान स्थितिके सम्बन्ध आपकी नीति क्या है? मूझे यह स्थिति जैसी 
दिल रही है, उसका वर्णन मैं अब सक्षेपमें कर दूं। मेरा खयाल है कि जिन लोगोने 
सरकारके साथ सहयोग करनेसे इतकार कर दिया है ऐसा उन्होने मोटे तौरपर इस 
कारण किया है कि वे मानते है कि मैं और मेरी सरकार -- दोनो ज्षैतानी है 
0 पते खुशी है कि मुन्रम भव भी हास्यकी वृत्ति शेप है। भेरे कार्यकाल परे 
लिए बहुत-से विनेषणोका प्रयोग किया गया है, छेकिन "शैतानी” विद्येपणसे तो 
एक नह ही चीज सामने आती है। इस विशेषणसे जुड़ी विशेषताओोको मैं अपने लिए 


५८८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


तो सर्वथा असगत भानता ही हूँ, किन्तु आजकी स्थितिमे, जबकि प्रान्तीय सरकारोकी 
जिम्मेदारी विशेष रूपसे भारतीयोके हाथमे है और केन्रीय सरकारकी भी बहुत-कुछ 
जिम्मेदारी भारतीयोके हाथोमे ही है, सरकारके लिए ऐसा विशेषण चुनना निश्चय ही 
एक बिलकुल गलत चुनाव प्रतीत होना चाहिए। लेकिन, खैर हम आगे वबढ़े। 
सुधारोका शुभारम्भ कर दिया गया है और सरकारकी जिम्मेदारी बहुत भशोतक 
भारतीयोकों सौप दी गईं है। फिर यह कैसी विचित्र बात है कि वे ही लोग, जो 
वर्षोसे सरकारके सूत्र संचालनमें अधिकाधिक हिस्सेकी माँग करते रहे है, आज 
बच्चोकी तरह मचलते हुए उस जिम्मेदारीको स्वीकार करनेसे इनकार कर रहे है। 
अभी कुछ ही दिन पहले पढते समय मेरी नजरोसे एक अमरीकी चौपदा गुजरा। इस 
प्रसगपर मुझे उसकी याद हो आई है। चौपदा इस प्रकार था 

“अम्मा, क्या में तैरने जा सकती हूँ? 

हाँ प्यारी विटिया, क्यो नहीं, 

अपने कपडे हिकरीकी डालपर रख देना, 

लेकिन पानीके पास मत जाना। 

जहाँतक असहयोगियोका सम्बन्ध है, मुझ्ते तो यही लगता है कि इस चौपदेमे 

पूरी स्थितिका सार निहित है। और अव असहयोग आन्दोलनके सम्बन्धमे हमारी नीति 
क्या है, इसपर दो शब्द कहूँगा। सुवार और नई परिपदे हमारी नीतिके मुख्य आधार 
है। अब सरकारकी जिम्मेदारीमे भारतीय भी हाथ बेंठा रहे है, इसलिए मेरा खयाल 
है कि सरकारका इस आन्दोलनको रोकनेके लिए भारतीयोसे सहायताकी अपेक्षा करना 
उचित ही होगा। असहयोगका प्रसार प्रचार-द्वारा ही किया जा रहा है, इसलिए हमारे 
लिए, हम अंग्रेजी और भारतीयोके लिए शोभनीय यही है कि हम उसका प्रतिकार 
भी प्रचारके द्वारा ही करे। जहाँ-कही छोगोकों कोई शिकायत होती है, असहयोग 
आत्दोलन उसका छाभ उठाता है। तो इस हालतमें हमारे लिए उचित यही है कि 
हमसे जहाँतक बन पड़े उन शिकायतोको दूर करनेकी कोशिश करे। जो लक्ष्य सामने 
रखकर अमहयोग आन्दोलन शुरू किया गया था, उनमे से वहुत-से लक्ष्य श्राप्त नहीं 
हो सके है। केन्द्रीय विधान सभामे अभी पिछले ही दित एक प्रइनका जो उत्तर दिया 
गया, उससे प्रकट होता है कि छोगोका खिताव छोड़नेके लिए जो आह्वान किया 
गया था, उसका उनपर कितना कम असर हुआ है। केक्रीय विधान सभा और 
प्रान्तीय परिषदोका अस्तित्व भी इसी बातको सिद्ध करता है कि इस मामलेमें भी 
असहयोगके भ्रणेता जो चाहते थे वह नही हो सका। मुझे दु ख है कि बहुतसे ऐसे छोग भी 
है, जिन्होंने परिपदोसे अछग रहना ही अपने लिए ठीक माना है। अगर परिषदोको 
उनका सहयोग प्राप्त होता, अगर उनकी कार्यवराहीमें उन व्यक्तियोके विचारोका छाभ 
भी प्राप्त होता तो यह परिषदोके हकमे वहुत अच्छा होता, फिर भी यह तो एक 
वास्तविकता है ही कि परिषदें गठित हुईं भोर अच्छे सदस्योसे गठित हुईं तथा काम 
भी अच्छा कर रही है। अफगानिस्तानकी हिजरतके सिलूसिलेमे भी असहयोगको छागू 
करनेकी कोशिश की गईं थी। इस हिजरतके कारण इतने छोग मौतके मुंह गये, छोगोकी 


परिशिष्ट ५८९ 


इतनी तबाही हुई कि मेरा ख़याहू है, अब कभी ऐसी कोशिश की जानेंकी गुजाइश 
नही रह गई है। भावुक लडकोकों स्कूल छोडतेकों प्रेरित करनेमे इस आन्दोलनको 
कुछ समयके लिए सफलता अवश्य मिली, छेकिन यहाँ भी इस भावुकताकी लहरके 
समाप्त होते ही विद्यार्थी बहुत वडी सख्यामे अपनी-अपनी कक्षाओमे वापस पहुँच गये 
है। इसलिए हमने जो नीति अपनाई है, उसकी सफलताके सम्बन्धमें भरोसा रखनेका 
हर कारण हमारे सामने मौजूद है। लेकिन वर्गोके वीच, विशेषकर शिक्षित वर्गोके वीच 
विफल होकर असहयोगी अब अपना ध्यान स्वे-साधारणपर केन्द्रित कर रहे है। छेकिन 
हमें यहाँ भी सर्वसाधारणको सही रास्ता दिखातेके लिए सगठित प्रयास करना है। 

वर्तमान समस्याका एक और भी पहलू है, जो मुस्लमानोसे सम्बन्धित है। 
टर्कीकी शान्ति सन्धिकी शर्तोपर गौर करनेके लिए जो सम्मेलन होते रहे है, उनके 
सामने मुसलमानोके विचारो और भावनाओको छानेके लिए मैने जितनी कोशिश्ञ की है, 
उससे अधिक कोई नहीं कर सकता, और टर्कीकी शान्ति सन्धिकी शर्तोके प्रति मैने 
जितनी नापसन्दगी जाहिर की है, उतनी और कोई नहीं कर सकता -- शायद कोई 
मुसलमान भी नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि जो मुसलमान टर्कीकी शान्ति सब्धि- 
की शर्तोंसे नाराज होकर असहयोग आन्दोलनमें शामिल हो गये है, उनके प्रति विद्येप 
प्रेम-माव और सहानुभूतिसे पेश आनेका हर कारण हमारे सामने मौजूद है। छेकिन 
कोई घड़ी हमारी ऐसी भी आ सकती है जब हमारी नीति विफल हो जाये, और 
हमारे सामने दो ही विकल्प रह जाये या तो व्यवस्था बनाये रखे या भराजकता 
फैकछ जाने दे। ऐसी हाछतमे सरकारके सामने तो एक ही रास्ता होगा कि बह्‌ 
व्यवस्थाके पक्षमे कार्रवाई करे। तव हम सभी जिम्मेदार छोगोको व्यवस्थाके पश्षमे 
खड़े होनेको कहेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमे नई परिषदे एक सक्तिय भूमि- 
का निभायेगी! सरकारकी हैसियतसे हम सारे तथ्य उनके सामने पेश कर देंगे, कुछ 
भी छिपा कर नही रखेगे। और मुझे विश्वास है कि जब हम यह सिद्ध कर देगे कि 
ऐसी स्थिति जा गई है कि चुनाव सिर्फ व्यवस्था और अराजकताके बीच ही करना है 
तो उसकी एक ही प्रतिक्िया होगी, वह यह कि “आप देश्षमे व्यवस्था कायम रखनेके 
लिए जो भी कदम उठाता आवश्यक समझेगे, उसमे हम आपका समर्थन करेगे।” 

कलकत्ताकी मेरी यह अन्तिम यात्रा है, और मुझे छॉड रोनाल्‍डदोें तथा उनके सहयो- 
गियोके प्रति भी अवद्य ही आभार प्रकट करना चाहिए। बगाहू सरकारने मेरी सर- 
कारके कल जिस वफादारीसे सहयोग दिया है, उसके लिए भी मै आभारी हूँ। उसके 
प्शासनमे जैसी बुद्धिकत्ता तथा पेत-वूश्न प्रकट होती है वह भी ध्यान देने योग्य वात 
है और छॉड रोनाल्‍्डबेका भेरे प्रति जैसा मैत्री-भाव रहा है, उन्होने मुझे जैसा सहयोग 
दिया है, उसके लिए मे उन्हें व्यक्तिगत रूपसे धन्यवाद देता हैं। हमारे वीच समय-समय: 
पर मतभेद भी हुए होगे, किन्तु इन मतप्रेदोसे वफादारी-भरे सहयोगकी उस ; 
नीतिके महत्वमे कोई कमी नही हुई, जिस नीतिका अनुभव हॉ्ड रोनात्डशे आम 
उनके सहयोगी मुझे वरावर कराते रहे है। 3283 ल्ड्शे और 

[ अग्रेजीसे ] 
स्पोच्ेज बाई लॉड चेम्प्रोडड, खण्ड २, पृष्ठ ५७४-.८ १ 


सासग्रीके साधन-सृत्र 


गाधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली: गाधी साहित्य और सम्बन्धित कागजात- 
का केद्धीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

सावरमती सग्रहालूय * पुस्तकालय तथा आलेख सग्रह जिनमे गाधीजीके दक्षिण 
भआफ़िकी काछके और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित है। 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०। 

“अमृतवाजार पत्रिका ”. कलकत्तासे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक । 

आज” बनारससे प्रकाशित देनिक। 

'द्विब्यूब” अम्बालासे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

' तबजीवत ' (१९१९-१९३१) गाधीजी द्वारा सम्पादित अहमदाबादसे प्रकाशित 
गुजराती साप्ताहिक, जो कभी-कभी सप्ताहमे दो वार भी निकलता था, यह “नवजीवन 
अने सत्य” (१९१५-१९१९) नामक गुजराती-मासिकके रूपको बदलकर निकाला 
गया था, जिसका पहला अक ७ सितम्बर, १९१९ को निकला। १७ अगस्त, १९१९ ये 
इसका हिन्दी सस्करण भी प्रारम्भ किया गया था। 

“बॉम्वे ऑनिकल ': वम्बईसे प्रकाशित भग्रेजी दैनिक। 

“पग इंडिया” (१९१९-१९३१) . अहमदावादसे प्रकाशित अग्रेजी साप्ताहिक। 
सम्पादक, मो० क० गाधी, प्रकाशक, मोहनलाल मगनलाल भट्ट । 

“हीडर ', इछाहावादसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

“सचेकाइट ' . पटनासे प्रकाशित भग्नेजी दैनिक। 

'हिल्दू” मद्बाससे प्रकाशित भग्नेजी दैनिक। 

'मधपुडो ' आश्रम विद्यालय, सावरमततीकी हस्तलिखित पत्रनिका। 

पजाबके उपद्रवोके सम्बन्धमें काग्रेसकी रिपोर्ट --- एक गुजराती अनुवाद | 

पश्चिम बगाल सीक्रेट पुलिस रेकर्डस । 

पुलिस एब्स्ट्रैवट्स ऑफ इन्टैलिजेस, पजाव। 

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रै्ट्स 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके ३५ वे अधिवेशनकी रिपोर्ट, दिसम्बर १९२० । 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, स्वराज्य आश्रम, वारडोली। 

“बापुता पत्रों मणिवहेन पटेलने” (गुजराती) सम्पादक, मणिवहेन पटेल, 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद। 

“ महात्मा . लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गाधी” (अग्रेजी) मो० दी० गो० 
तेन्दुलकर, झबेरी ऐड तेन्दुलकर, बम्बई, १९५१-४, आठ जिल्दोमे। 

' महादेव भाईनी डायरी ', खण्ड ५ (गुजराती) * नरहरि परीख, नवजीवन प्रकाशन 
मन्दिर, अहमदाबाद। 

'स्पीचेज बाई छॉ्ड चैम्सफोर्ड ', खण्ड २ (अग्रेजी): गवनेमेट मोनोटाइप प्रेस, 
शिमला १९२१॥ 


तारीसवार जीवन-वृत्तान्त 


(१९ नवम्बर, १९२०- १३ अप्रैल, १९२१) 

नवम्बर १९ 'वॉम्बे क्रॉनिकल ' को छिखे अपने पत्रमे गाधीजीने उसकी इस रिपोर्टका 
खण्डन किया कि उन्होने उर्दूकों राष्ट्रीय लिपिके रूपमे अपनानेका समर्थन 
किया है। 

नवम्बर २० - झाँसीकी सार्वजनिक सभामे भाषण। 

नवम्बर २१ एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इडियाके प्रतिनिधिसे भेट। 

तवम्बर २३ आगरामे सार्वजनिक सभा और विद्याथियोकी सभामे भाषण। 

नवम्बर २६ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके विद्याथियोकी सभा तथा सार्वजनिक 
सभामे भाषण। 

नवम्बर २८ इलाहाबादकी सार्वजनिक सभामे भाषण। 

नवम्बर २९ महिलाओकी सभा, इल्महाबादमे भाषण। एक अन्य भाषणमे गराधीजीने 
हिन्दुओसे अछी भाइयोपर सन्देह न करनेको कहा। 

नवस्वर ३०: विद्याथियोकी सभा, इलाहाबादमें भाषण। 

दिसम्बर १. इलाहाबादमे तिलक विद्यालयके उद्घाटनपर भाषण। 

दिसम्बर २. फुलवारी शरीफ और पटनाकी सार्वजनिक सभाओमे भाषण। 

दिसम्बर ३ विद्याथियोकी सभा, पटनामे भाषण। 

दिसम्बर ४: महिलाओकी सभा, पटना तथा आराकी सार्वजनिक सभामे भाषण। 

दिसम्बर ५' गयामे भाषण। 

दिसम्बर ६: छपरामे भाषण। 

दिसम्बर ८. मुजफ्फरपुरमे भाषण। 
बेतियामें गो-रक्षापर भाषण। 
“यंग इडिया' में लिखी अपनी एक टिप्पणीमे गाधीजीने छॉर्ड रोनाल्‍डशे द्वारा 
“हिन्द स्वराज्य” के सम्बन्धमे व्यक्त किये गये विचारोपर चर्चा की और 
सच्चे स्वराज्यको मोक्षका पर्यायवाची बताया। 

दिसम्वर ९: गाधीजीको यह ख़बर मिली कि प्रीवी कौसिछकी न्याय समितिने 
कालिनायथ रायकी वह अपील खारिज कर दी है जो उन्होने पजावकी फौजी 
अदालत द्वारा दी गई सजाके विरुद्ध दायर की थी। 
गाधीजीने मोतीहारीमे भाषण दिया। 

दिसम्बर ११ मुगेरकी सार्वजनिक समामे दिये गये भाषणमे ग्राघीजीने असहयोगका 
विस्तृत विवेचन किया। 

दिसम्बर १२- भागलपुरमे भाषण। 

५४५ ' कलकत्तामे नेशनक् मदरसेके उद्घाटन समारोह तथा सार्वजनिक सभामे 


५९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दिसम्बर १४* विद्याथियो की सभा, कलकत्तामे भाषण। 

दिसम्बर १५ ढाकामें भाषण। 

दिसम्बर १८. नागपुरकी सार्वजनिक सभामे भाषण। 

दिसम्बर २२ डा० तेजबहादुर सप्रकी वाइसरायकी कार्यकारिणी परिपदमे विधि-मन्त्रीके 
पदपर नियुक्ति । 
नागपुरमे गाधीजीने बुनकर परिषद्‌ व अन्त्यज परिपद्की अध्यक्षता की। 

दिसम्बर २६. विजयराघवाचायेकी अध्यक्षतामे काग्रेसका ३५ वाँ अधिवेशन नागपुरमें 
प्रारम्भ हुआा। 

दिसम्बर २८ गावीजीने विषय समितिकी वैठकमे काग्रेसके नये सिद्धान्तसे सम्बन्धित 
प्रस्ताव पेश किया। 
बादमे खुले अधिवेशनमे उपर्युक्त प्रस्तावपर भाषण दिया। 

दिसम्बर २९: छॉड्ड सिन्‍्हाने विहार और उड़ीसाके गवर्नेरका कार्य-भार सभाला। 
नागपुर कांग्रेस अधिवेशनमे विदेशोमे प्रचार करनेके सम्बन्धमे बोलते हुए गाधीजीने 
कहा कि ब्रिटिश कमेटी और उसके पत्र 'इडिया को बन्द कर दिया जाये। 

दिसम्बर ३० . कांग्रेस अधिवेशनमें असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावपर भाषण। 

दिसम्बर ३१. कांग्रेस अधिवेशनमे तिलक स्मारक स्व॒राज्य कोपपर भाषण। 


१९२१ 


जनवरी १. सुरेद्धनाथ वनर्जीको नाइट” की उपाधि दी गई। 
नाग्पुरमे गाधीजीने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी तथा कार्मसमितिकी वैठकोमे 
भाग लिया। 

जनवरी ६: छिदवाडाकी सावंजनिक सभामे ग्राधीजी द्वारा नागपुर काग्रेसके प्रस्तावोका 
स्पष्टीकरण । 

जनवरी ९ छॉडं रीडिंगके वाइसराय और गवनेर जनरल नियुक्त किये जानेकी घोषणा 
की गई। 

जनवरी १० ड्यूक ऑफ कनॉट मद्रास पहुँचे। _ 

जनवरी १२ गाधीजी द्वारा तैयार किया गया प्रान्तीय कांग्रेस समितियोके नियमोका 
मसविदा 'यग इडिया' में प्रकाशित हुआ। 
ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा मद्रासमे नई विधान परिषदका उद्घाटन। 

जनवरी १३: गृूजरात महाविद्यालय, अहमदावबादके विद्याथियोके समक्ष भाषण 

जनवरी १५ कर्मछ तथा श्रीमती वैजवबुड इग्लैड जानेंके लिए मद्गाससे कोलम्बो रवाना 


हुए। 

जनवरी १९ . नडियादमें गाधीजीने विद्याथियो, अध्यापकों और व्यापारियोकी समभाओमे 
भाषण दिये। 
वडतालकी सार्वजनिक सभा और साधुओंकी सभामें भाषण। 'यग इडिया' में 
बगाली नवयुवकोके नाम लिखे खुले पत्रमे गाधीजीने उनसे अहिसामय असहयोग 
करने और कातना प्रारम्भ करनेका अनुरोध किया। 


तारीखवार जीवन-वत्तान्त ५९३ 


जनवरी २०: विद्यार्थियोकी तभा, वम्बईमें भाषण। 

जनवरी २३: कलकत्तामे चित्तरतन दासकी अध्यक्षतामे हुई विद्यायियोकी सभा तथा 
चित्तरजन दासके निवास स्थानपर हुई महिलाओकी सभामे भाषण। 

जनवरी २६. व्यापारियोकी सभा, कलकत्तामे भाषण। 
अपनी पुस्तक " हिन्द स्वराज्य ” पर “यग्र इडिया' में लिखते हुए उन्होने बताया 
कि उसमें वर्णित स्व॒राज्यकी स्थापना करता आज मेरा ध्येय नही है। 

जनवरी २७: कलकत्तामे तिकुक राष्ट्रीय विद्यालयके उद्घाटन समारोहमे भाषण। 

जनवरी २८: ड्यूक ऑफ कनॉट कलकत्ता पहुँचे । 

जनवरी २९: कलकत्तामे स्तातकोत्तर छात्रों और कानूनके विद्यारथियोकी सभामे भाषण । 

जनवरी ३० ' गुजराँवालामे पजाव-छात्रसभाने काग्रेसके असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावके 
समर्थनमे प्रस्ताव पास किया। 
गांधीजी, चित्तरजन दास और मुहम्मद अलीने उपर्युक्त सभाको उनके प्रस्तावके 
लिए वधाईका एक संयुक्त सदेश भेजा। 
गाधीजी कलकत्ताके समीप बेलूरमठमे स्वामी विवेकानन्दकी वर्षगाँठ समारोहमे 
शामिल्‍क्त हुए। 

रा १: कलकत्तामें ड्यूक ऑफ कनॉटने वगालकी नई विधान परिषदृका उद्घाटन 
कया। 
गाधीजीने कलकत्ताके मिर्जापुर चौक और विलिगडन चौककी सभाओगमे मॉण्टेस्यु 
चैम्सफोर्ड सुधारोपर असन्तोष प्रकट करते हुए भाषण दिया। 

फरवरी २ से पूर्व. ड्यूक ऑफ कनॉटकों छिखे अपने पत्रमे गाधीजीने लिखा कि 
आपके स्वागतमे हिस्सा न छेना आपके विरुद्ध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उस प्रणाली- 
के विरुद्ध प्रदर्शन है जिसको बल देनेके लिए आप आये हुए है तथा पत्रमे आगे 
उन्होने उनसे असहयोगके उद्देश्यका अध्ययन कर उसे समझनेका अनुरोध किया। 

फरवरी ४. कलकत्तामे राष्ट्रीय महाविद्यालयके उद्घाटनपर भाषण। 

फरवरी ६ पटनामे बिहार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महाविद्यालयके उदृघा- 
टनपर तथा सार्वजनिक सभामे भाषण । 

फरवरी १०: काशी विद्यापीठके शिल्ात्यासके अवसरपर भाषण। 
फंजाबादमे भाषण। 

फरवरी १३: दिल्लीमे तिव्विया कालेजके उद्घाटनपर भाषण। 

फरवरी १५: छाछा लाजपतरायकी अध्यक्षतामे भिवानीमे हुए हरियाना ग्रामीण सम्भे- 
लनमें भाषण। 

फरवरी १६ गावीजीने रोहतकमे ग्रामीण सम्मेलनमे भाषण दिया, जाट स्क देखा 
तथा वैश्य हाई स्कूलका शिलान्यास किया। है 

फरवरी १७. कालीकटमें याकूब हसन तथा अन्य तीन लोगोकों गिरफ्तार करके ६ 
महीनेकी सजा दे दी गई। 

280 १९* जा गुजरावालाकी सार्वजनिक सभामे भाषण। 

फरवरी २०: लाहौरके पास नतकाना मे करनेके ५ 
भहन्त नारणदासके अगोगना दर इस बाई डाले गये दर 

कक ख भार डाले गये। 


५९४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


फखरी २५" छायलपुरके पास श्रीमें ननकाना साहबकी दुर्घटनापर बोलते हुए गाधीजीन 
सिखोको गुरुद्वारोपर कब्जा करनेमें शान्तिसे काम लेनेकी सलाह दी। 

फरवरी २६. छूखनऊकी खिलाफत समामे भाषण। 

फरवरी २८ ड्यूक ऑफ कनॉट भारतसे रवाना हुए। 

मार्च ३. गाधीजी शौकत अछीके साथ नतकाना साहब गुरुद्वारे गये तथा सिखोसे अपील 
की कि वे अपनी वीरता देशकी सेवामें छगाये। 

मार्च ४ लाहौरके सिखोकों ननकाना साहवकी दु्धटनापर सन्देश भेजा। 

मार्च ५. मुल्तानमे भाषण। 

मार्चे ८. जाहून्वर नगरपालिका द्वारा गाघीजीको मानपत्र भैंठ। 
होशियारपुर, हरियाना और अम्बाढामे भाषण। 

मार्च १६ वम्बईकी सार्वजनिक सभा तथा नेशनल काछेजमें भाषण। 
“डेली हैरॉल्ड ' के प्रतिनिधिसे भेट। 
“यग इडिया ' में लिखते हुए तिलक स्वराज्य कोपके लिए ३० जून, १९२१ तक 
एक करोंड रुपया इकट्ठा करनेका निएुचय किया। 

मार्च १७. आर्वीमे भाषण। 

मार्च १८: नागपुरमें भाषण। 

मार्च १९: अमरावतीमे भाषण। 

मार्च २०  नवजीवन ' मे सत्याग्रह सप्ताहको चर्चा करते हुए गाधीजीने छिखा कि 
यह सप्ताह शुद्ध तपदचर्या, शुद्ध भविंत और शुद्ध फकीरीका होता चाहिए। 

मार्च २३ कटककी दो सभाओमे भाषण। 
“शरग इंडिया में पारसियोके नाम लिखें अपने पत्रमे गाधीजीने उनसे देशमे चल 
रहे शराबबन्दी आन्दोलनकों अपना सहयोग देनेकी अपील कौ। 

मार्च २४ कटकमे मुसतमानोंकी सभा और सार्वजनिक स्भामे भाषण। 

मार्च २९ बरहामपुर नगरपालिका द्वारा दिये गये अभिनन्दनपत्रके उत्तरमें तथा 
सार्वजनिक सभामे भाषण। 

मार्च ३०: विजयनगरमूकी सार्वजलिक सभामे भाषण देते हुए गराधीजीने हिन्दीको 
भारतकी राष्ट्रभाषा वनानेकी अपील की | 
यग इंडिया के अपने लेखमें गाधीजीने छिखा कि यदि कांग्रेसके सविधातको 
ईमानदारीसे कार्यान्वित किया जाये तो वह सरकारको निकाल बाहर केर 
सकता है। 

मार्च ३१. अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बेठक, बेजवाड़ाम चार प्रस्ताव पेश किये। 

अप्रैठ १. लॉड रीडिंग वम्बई पहुँचे। 
वेजवाडा नगरपालिका परिषद द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमं भावषण। 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठकर भाषण। 

अप्रैल २ लॉड चैम्सफोर्ड भारतसे रवाना हुए। 
कोकोनाडामे नगरपालिका परिषद द्वारा दिये गये मानप्रके उत्तरमें भाषण। 

अप्रैल ३ राजमहेनद्री और एलौरमें भाषण । 


तारोखवार जीवन-वृत्तान्त ५१९५ 


अप्रै७ ५: मसूलीपट्टममें नगरपालिका द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमें भाषण। 

अप्रैल ६: राष्ट्रीय सप्ताह प्रारम्भ हुआ। चिरलामे भाषण | 

अप्रैल ७. नैकोरमे गावीजीने तिलक विद्यालयका उद्घाटन किया और सार्वजनिक 
सभामे भाषण दिया। 

अप्रैल ८. मद्रासकी सावंजनिक सभामे भाषण देते हुए ब्राह्मणों और अब्नाह्मणोसे प्रार्थना 
की कि वे एक दूसरेकों समझने और मिल॒जुल कर रहनेका प्रयत्न करे। 

अप्रैल १० . बम्बईमे स्वराज्य सभा, भारतीय होमरूल लीग तथा केन्रीय खिलाफत 
समितिके तत्त्वाववानमे आयोजित सार्वजनिक सभामे भाषण। 

अप्रैल १३ . गाधीजीने 'यग इंडिया” के अपने लेखमे छिखा कि यह आवश्यक है 
कि सव भारतीयोका अपना एक झ्ण्डा हो जिसके लिए हम जिये और मरे। 
अहमदाबादकी सार्वजनिक सभामे उन्होने घोषणाकी कि “हम ऐसा स्वराज्य चाहते 
है जो रामराज्य जैसा हो; इसके बाद उन्होने दलित वर्ग सम्मेलनमे भाषण 
दिया । 


शीर्षक सांकेतिका 


असहयोग, -अर्थात्‌ आत्मगुद्धि, २८९-९२; 
-सम्बन्धी प्रस्तावका मसविदा, १८७- 
८९ 

अस्पृश्यता, -का पाप, २४७४-४९, -के 
सम्बन्ध शका, ५२७-२९ 

कांग्रेस, २०२-४, “का संविधान, ४६७, 
४९८-५०० 

चरखे, -का आन्दोढन, ३३०-३३१, “का 
धर्म, २६३-६४ 

टिप्पणियाँ, ५२-५५, ८२-८४, ११५-१८, 
१४७-४८, १५८-६१, ६१७४-७६, २१४- 
१५, २१६-२१, २३९-४४, २८१- 
८२, २९३, ३१८-२२, ३२४२-४३, 
३५१-५३, ३६९५-६६, २३८५-८६; ३९५- 
९६, ४१६-२३, ४२३३-३९, ४७०-७३, 
४८५-८९, ४९२-९७, ५२१९-३२, ५३५- 
३९, ५६२-६८ 

तार, -आसफ अलछीको, ९९; -केद्धीय 
खिलाफत समिति, वम्बईको, ४७०; 
-चिरावुरी यज्ञेदवर चिन्तामणिकों, २४, 
“जयरामदास दौलतरामको, १९, २२८, 
३२९, >नारणदास गाधीकों, २३, 
-मदनमोहन मालढवीयको, ५; -मियाँ 
छोटानीको, ३८२, -भोतीलाछ नेहरुको, 
४, -मौलाना अब्दुल बारीको, २३५, 
“विजयराधवाचार्यको, ४३३, -शिव- 
प्रसाद गुप्तकों, ४, -शौकत अलीको, 
३४७, -हसराजको, ४११ 

पत्र, “-ए० एफ० फ्रीमेठलको, ३८३-८४; 
“एक मित्रको, ३२४; -कस्तूरी रगा 


बायंगारको, २०९-१०, -के० के० 
भट्टाचार्यको, १४१, -के० वी० रगा- 
स्वामी आयगारकों, १२; -गगाराम 
शर्मोको, ३८१, -गुड़फछोको, ७२; 
-जी० ए० नदेसनको, ४३२-३३; 
५१२, -डा० मुहम्मद इकबालको, 
३३, -ड्यूक ऑफ कनॉटको, ३१५- 
१७, “दीपक चौधरीको, ४१; -देव- 
दास गाधीकों, ३-४, ५१, ५१-५२, 
५२, ३२९-३० , -हिजेद्धनाथ ठाकुरको, 
९६, -परसूमत् ताराचन्दकों, २; 
न्‍वर्मके एक मित्रकों, २९७-९८; 
« बॉम्बे निकल को, १, “अंगन- 
लाल गाघधीकों, १३३-३४; ४४५-४६ 
५०६-७, -मणिवहन पटेलकों, ३५७- 
५८, ५२३; -छाजपतरायको, २३१०- 
११, “छालचन्दको, २१९६-९७; 
-लेवेट्सफो, २८४-८५; . -वर्माको, 
४०८; -शि० गु० प्र० स० के सदस्योको, 
४२७-२८, -सरलादेवी चौवरानीको, 
३९-४०, ७१, ९५, १०९, १४१-४३, 
>सी० एफ० एन्ड्रयूजतो, १४-१५, 
२५२, २६८-६९, २९३-९६, रे९३। 
३८२९-८३, ४००-१, ४८९-९०, -सी० 
एल० कॉर्बेटको, ३८०-८१, “हकीम 
अजमल सखाँको, ३४; -हेरकिशनछाल- 
को, ४१-४९, “-हैदरीकों, ७२-७४ 


पत्रका अश, -देववास गाधीकों लिखे, ४० 
पारसियो, -के बारेमे कुछ और, ५११३-१५, 


>से, ४७५१-७७ 


शीर्पक-साकेतिका ५९७ 


प्रस्ताव; अं० भा० काग्रेस कमेटीकी बैठकमे, 


५० ४-५ 


भाषण, -अध्यापकोकी सभा, नडियादमें, 


२५४; -अमरावतीमे, ४५६-५७; 
-अम्बालामे, ४१४-१६; -अहमदाबाद- 
की सार्वजनिक सभामे, ५७५-७६, 
-आगरामे असहयोगपर, १५-१६, 
-आरामे, ७३-७४, . -आर्वीमि, 
४५२०-५३, -इलाहाबादमें, . ४५० 
४६; -इलाहाबादमे असहयोगपर, 
४२-४४, -इलाहाबादमें तिककः विद्या- 
हूमके उद्घाठनपर, ५९-६०, “एलौर 
मे, ५१७-२२; -कटककी सार्वजनिक 
सभामे, ४८२-८५; -कंटकमे, ४८०- 
८१; -कटकर्में भारवाड़ियो और 
गुजरातियोकी सभामे, ४८१, -कटकमे 
भुसल्ूमानोकी सभामे, ४८२; -कल- 
कत्ताके मिर्जापुर चौकमे, ३१३-१४; 
कलकत्ताके विलिग्डन स्ववेयरमे, हे१४- 
१५, “कलकत्तामे, २६९-७९; -कल- 
कत्तामें असहयोगपर, १०४-९, -कल- 
कत्तामें तिलक राष्ट्रीय विद्यालयके 
उद्घाटनपर, २९२-९३, -कलकत्तामे 
राष्ट्रीय महाविद्यालयके उद्घाटनपर, 
३२९५-२८, -कलकत्तामे व्यापारियोकी 
सभामे, २८५-८९; -कलकत्तामें 
स्नातकोत्तर छात्रो और कानूनके विद्या 
थियोकी स्भामे, २९८-३०१; -कल- 
कत्तामें नेशनल मदरसेके उद्घाटनपर, 
१०३, “-काग्रेसके नये सिद्धान्तपर, 
१६२-६६, -काग्रेसके सिद्धान्त सम्बन्धी 
प्रस्तावपर,  १६८-७२;  -काग्रेस 
चुनावोपर, १६२; “कांग्रेस सभा 
सम्बन्धी प्रस्तावपर, ५०६; -काशी 


विद्यापीठके गिलान्यासके अवसरपर, 
३५३-५६, -कोकोनाडामे, ५०७-१२; 
>ययामे, ७७-७८, “ुजराँवालामें, 
३७४-७७, -चिरलामे, ५४४; -छपरा- 
मे, ७८-८२; -हछिन्दवाडामे, २०७- 
९, -जालन्धरमे, ४११-१२, -झाँसी- 
में, ५; -ढाकामे, १२४-३३; -तिलक 
स्मारक स्वराज्य कोषपर, १९२१-९३; 
-दलित वर्ग सम्मेलन, अहमदाबादमे, 
५७६-८१; -दिल्लीमे तिब्बिया कारेज- 
के उद्धघाटनपर, ३६०-६२; “दूसरे 
प्रस्तावपर, ५०२-३,. -तनकाना 
साहबसे, ४०१-४, -तागपुर कांग्रेसमें 
असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावपर, १८९- 
९१; “-नागपुरकी बुनकर परिषद्में, 
१५९१-५२; -तागपुरकी सार्वजनिक 
समामे, १४३-४४; -नागपुरके अन्त्यज 
सम्मेलनमे, १५२-५८, -वागपुरके 
काग्रेस अधिवेशनमे, १६१३-६२; -ताग- 
पुरमे, ४५३-५५; -नैलोरकी साव- 
जनिक सभामें, ५४५-५०; -सैलोरके 
तिलक विद्याल्यमें, ५४५; -पटनामे, 
६१-६३; ३३७-४१, -पटनामे अहिसा- 
पर, ३३४१-४२, -पहले प्रस्तावपर, 
५०१-२, -फूलवारी शरीफमे, ६०-६१; 
-फजाबादमे, ३५६-५७;  -बना- 
रसकी सार्वजनिक सभासे, ३१-३३, 
३८, -वनारसमे, ३४८-५०; -बम्बई 
की सार्वजनिक सभामे, ४४६-४८, 
५५९-६१, -बम्बईके नेशनल कालेजमे 
४४९ ; -बरहामपुरकी सावंजनिक सभा- 
मे, ४९१९-९२; -वरहामपुरमें, ४९०- 
९१; -बेजवाड़ा नगरपालिका पाष॑दो- 
के समक्ष, ५०५; -वेतियाकी गोशाल्ा- 


५९८ 


में, ९३-९४; -बेतियामे, ९०-९३; 
-बेलूर मठमे, ३१३२-१३; -भागलपुर- 
में, १०२-३, -भिवानीके हरियाना 
ग्रामीण सम्मेलनमे, ३६९४-६५, “मद्रास 
की सार्वजनिक सभामे, ५५०-५६; 
“असूलीपट्मकी सर्वजनिक सभामें, 
५३२-३४,  -महिलाभोकी पभा, 
इलाहाबादमे, ४४-४५; -महिलाओभोकी 
सभा, कलकत्तामे, २८०, -महिलाओकी 
सभा, पटनामे, ६९-७०, “मुगेरमें 
असहयोगपर, ९६-९८; “मुजफ्फरपुर 
में, ८८-९०, -मुलतानमे, ४०९-११, 
-मोतीहारीमे, ९४, -राजमहेन्द्रीमें, 
५१५-१७, -राष्ट्रीय शाला, नडियादके 
विद्याथियोके. समक्ष, २५६३-५४, 
“-रोहतकके ग्रामीण सम्मेलनमे, २३७३- 
७४; लखनऊकी बिलाफत सभामे, 
३९१, -वडतालकी सार्वजनिक सभामे, 
२५६-६२, -विजयनगरम्‌मे, ५००- 
५०१, -विदेशोमे प्रचारपर, १८६, 
“विद्याथियोकी सभा, आगरामें, १६-१८, 
-विद्याथियोकी सभा, इलाहावादमें, 
४६-५०, -विद्याथियोकी सभा, कल- 
कत्तामे, ११०-१५; -विद्याथियोकी 
सभा, पटनामे, ६४-६८, -विद्याथियोकी 
सभा, वनारसमे, २४-३१, ३४-३७; 
-विद्याथियोकी सभामे, २६४-६५, 
-विषय समितिकी वहसकी समाप्तिपर, 
१६७; -व्यापारियोकी सभा, नडियादमे 
२५५; -श्रीकी सिख परिषद्में, ३९०, 
>साधुभोकी सभा, वडतालमें, २६९- 
६३, -सिवनीमे, ४६८; -हरियाना 
मे, ४१३; -होशियारपुरमे, ४१२९-१३ 
भेट, -एसोसिएटेड प्रेत ऑफ इडियाके प्रति- 


सम्पूर्ण गाधो वाइमय 


निधिसे, १३, '-ठाइम्स ऑफ इडिया 
के प्रतिनिधिसि, १७२-७४, - डेली 
हैराल्ड' के प्रतिनिधिसे, ४४९-५२ 
सन्देद, -किसानोको, ४२६-२७, -नन- 
काना साहवकी दुखद घटनापर 
सिखोको, ४०४-८, -पजाव छात्र- 
सभाके अध्यक्षको, ३०१; -शराब- 
बन्दीपर, २६५; -सत्याग्रह सप्ताहके 
अन्तिम दिनके लिए, ५६२ 
स्वराज्य, -का गुर, २४४-४७; -की क्षततें, 
३८७-८९; -की शर्तें और अस्पृश्यता 
८-९, -देरसे मिलेगा, ३५८-६० 
विविध 
अकालसे सरक्षण, ४४२-४३, अखिल भार- 
तीय तिछक स्वराज्य कोष, ४४(१-४२; 
अन्यजोके सम्बन्धभे और विचार, १४५- 
४६; भहिंताकी एक विजय, १०-१३; 
आन्दोल़नके लिए धन कहाँसे लाया जाये 
२२१६-२७, उडीसा और भान्त्र, ५७०-७५; 
उल्टा तक॑, ३९२-९३; एक नगरपाणिकाका 
साहसपूर्ण कार्य, ३४६-४७, एक सलाह, 
५५-५७, और कठिनाइयाँ, १९-२१; कताई, 
एक कत्त॑व्य, ३३१२-२३, कुछ प्रइन, ३०६- 
१२, कौसिलोके चुनाव, २१-२२, वया 
ईसाने असहयोग किया था, ३८९, क्या 
ईसा मसीहने सहयोग किया था, २४९-५१; 
ऋषध आनेपर क्या करना चाहिए, ३७८- 
८०, खिलाफत, ४७८-७९; गृजरात महा- 
विद्यालयके विद्याथियोके समक्ष, ३२२८-२३४, 
“गुरखा' जहाजपर बातचीत, (३४-४०, 
गोपनीयताका दोष, १४८-५०, चम्पारनमें 
डायरशाही, ११८-२१; जाति बनाम वर्ग 
१७९-८१, टिप्पणी, ५१५; नागपुर अधि- 
वेशनमें पास किया गया काग्रेसका सविधान, 


शीर्ष क-साकेतिका 


१९४-२०२, नागपुर काग्रेस, २११-१४, 
नैतिक मूल्य, २०४-७, पजावके उपद्रवोके 
सम्बन्धमें काग्रेस रिपोर्टके गुजराती अनुवाद- 
की प्रस्तावना, १९३, पुरानी कहानी, 
४३९-४१; प्रत्युत्त, १२२-२३, प्राथमिक 
शिक्षाकी दशा, २२-२३; प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटियोके नियमोका मसविदा, २१२२-२४; 
प्रान्तोंका पुनर्गठन : काग्रेसका नया सविघान, 
३२३-२४; वगालके नवयुवकोसे, २३७- 
३९, वहनोसे, ३८-२९, बविहारमे दमन, 
३९७-९९, मेरा उत्तरदायित्व, ३६७-६८, 
मेरी उड़ीसा यात्रा, ९५५६-५८, मेरी पजाव- 
की अन्तिम यात्रा, ४५९९-६५, मेरे लिए 
एक ही डग आगे देखता काफी है, १७७- 
७८; यादवडकर पटवर्धन, २३५-३६; 
रावलपिण्डीकी बहनें, २९३-९४, राष्ट्रीय 
झुण्डा, ५६८-७०; राष्ट्रीय तिलक स्मारक 
स्वराज्य कोष, ३७७-७८; राष्ट्रीय तिलक 


५१९९ 


स्वराज्य कोप, ४६५-६६, छूट और चोरी, 
२६६-६८; वर्ण-व्यवस्था, ८६-८८, वाइस- 
रायके दो भाषण, ४२३-२५, विकट परी- 
क्षक, ५३९-४३; विचारमय जीवन, ५२४- 
२६, विद्वान्‌ नरसिह रावके प्रति, १८१-८५; 
विनम्रताकी जरूरत, २२९५-२६, वैष्णव और 
अन्त्यज, ९९-१०२; वैष्णवोसे, ७५-७७; 
सच्चे ओर झूठे, ४७९-८०; सत्याग्रह सप्ताह 
४५७-५९, ४७३-७५, सनातनी हिन्दू कौन 
है, ३१३२-३६; सबसे बड़ी बात, ३४४-४५; 
सरकारकी स्मृतिर्में, २६९, सामाजिक 
बहिष्कार, ८४-८५, २३७१-७३; सिख 
जागृति, ४२८-३२, स्मरणाजलि, २१५- 
१६; स्वर्गीय डा० रासविहारी घोष, ४४४, 
हडताले, ३२७०-७१, हाथ कताईपर कुछ 
ओर विचार, ३६८-६९, हिन्द त्वराज्य, 
२१८२-८४, हिन्दुओं और मुसलमानोसे, 
६-७; हुल्लड़वाजी, ५७-५८ 


सांकेतिका 


भर 


अंग्रेन, १०९, १२९, ३१७, ३३८, ३६१; 
“और भारत, (४, १३४-३५, २१६- 
१७, ३१६, २३९, ३८४, ४३६, ५३७, 
[जो ]-से असहयोगका समर्थन करनेका 
अनुरोध, १२२-२३ 

अग्रेजी, “भर मातृभाषा, ३५५, -का 
उचित उपयोग, ४१२, ४४९०-९१ | 
“का स्थान, १०५, ३३०, ४१२, ५००, 
-प्राथमिक शिक्षाके लिए आवश्यक नही, 
२२; -भारतकी आम भाषा नहीं वन 
सकती, २७७, “-भाषाका विवेक 
सम्मत उपयोग, अन्धपूजा नहीं, ४८३- 
८४, “राष्ट्रीय विकासमे बाधक, 
२९८, -सस्कृति, १८२-८३ 

अकबर, ४८४ 

अखा भगत, १०१, ३३४ 

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, २०२-४, 
४६७, ४९८-५००; -और अस्पद्यता, 
२९४, -और देशी रियासते, २००- 
३, -और हिंसा, १८८, -का असह- 
योग-सम्वन्धी प्रस्ताव, १८४७-८९, -का 
तया संविधान, १९४-२०२, ३२३० 
२४, ४९८-५००, १०२-३, ५६७, 
-का प्रस्ताव सरकारके लिए नही बरन्‌ 
राष्ट्रके लिए, २९९-३००; -का सन्देश 
गाँवोमें पहुँचानेके छिए कार्यकर्त्तामोकी 
आवश्यकता, ३२३-२४, ३८७-८८, ४६७, 
४८५-८६, -का स्वराज्य- सम्बन्धी 
प्रस्ताव, १६९१-७२; -की सस्थाओ- 
के लिए वकालत “करनेवाले वकील 
पदाधिकारी निर्वाचित नहीं किये जा 


सकते, ४९६-९७, -के लिए सदस्य 
बनाना, १५१९-६०, “नागपुर, २११-१४ 

अखिल भारतीय तिलक स्मारक स्वराज्य कोष, 
१९२-९३, २२२६-२७, ३७७-७८, 
३८८, ४४१०-४२, ४४८, ४५५, ४५८, 
४६५-६६, ४७५, ४८१, ५०९, ५२२, 
५३४, प्‌४५, ५४९०५०, ५५६, ५५९- 
६०, ५६९४-६५, ५७१२ 

अजमलखों, हकीम, ३३-३४, ३६०, ३८२, 
४३५ 

बड़वानी, ३४३ 

अनुशासन, २५७-५८, सार्वजनिक सभाओमे, 
३३९, २३४९, २३५९-६०, ३८६; 
-स्वराज्य प्राप्तिके लिए, ७३, १०५ 

अन्त्यज, “और वैष्णब, ९९-१०२, -[जो] 
का उत्थान, १४५-४६, -का राष्ट्रीय 
शालाओमे प्रवेश, ७-९, १९-२०, 
७६, १४५-४६, देखिए अस्पृदयता भी 

क्षन्नपूर्णदिवी, ५७२ 

अन्सारी, डा० मुख्तार अहमद, ३३, ३८२, 
४५४ 

अच्दुल बारी, २३५, ३१० 

अमीचन्द, लाला, ५५८ 

अमीर, ५३६ 

अमृत बाजार पत्रिका, -द्वारा देश सेवाके 
लिए वकालत छोड़नेकी अनिवायंताकी 
आलोचना, ४९६-९७ 

भरब छोग, -[गो की देशभक्ति, २७१५-७६ 

अर्जुन, २३६ 

अली, हजरत, ४३४ 

अलीगढ राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
धरे; एरे-७४ 


साकेतिका ६०१ 


असहयोग, ११-१३, १५, ३१, ३६, ४१-४३, 
५६-५८, ६१, ७९-८०, ८६, ९७-१८, 
१०४-९, ११७, १२१, १२६, १८७- 
९१, २२४-२६, २७०-७१, २७४, 
२८१९-९२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, 
३२३८-२९, ३५९, ३६७-६९, ३७४- 
७५, ३८३-८६, ३८९, ३९२, ४१२- 
१३, ४१६-१७, ४२२२-२५, ४४६-४७, 
४४९, ४६५-६६, ४७३, ४८०, ४८३, 
४९१, ४९३, ४९५-९७, ४९९-५००, 
५३८, ५५५, ५६२-६३, -अग्रेजोके 
विरुद्ध नही, ७९-८१, ३८४, ४३६; 
-आत्मशुद्धिकी प्रक्रिया, २०, १७५ 
२८९-९२, ३८९, ४९४, ५१६, ५४९, 
५७४, -आन्दोलन चलानेके लिए धन, 
२२१६-२७, -और अस्पृह्यता, ३५१० 
५३, -और गोरक्षा, ३८, -और धर्म, 
२५१, २५६, २५८-५९, २७१, ३२८, 
३५५, ३१७१-७२, -और निष्किय 
प्रतिरोध, २४३-४४, -और पारसी, 
३५२-५२, * रे७५-७७, ५११३-१४, 
-और महिलराएँ, १४७, २९३; -और 
वाइसराय, ४२३-२५, -और हिन्दू- 
मुस्लिम एकता, ५, १४३-४४, -का 
समर्थन करनेका अग्रेजोसे अनुरोध 
१२२-२३, -की आलोचनाका उत्तर, 
२१८, २२०, २४९-५०, २५९, २६५- 
६६, रे८३-८४, ५६३, -के दुरुपयोगकी 
निन्‍दा, ३५२, -के लिए अहिसा अनि- 
बाय, ५५, ५८, २१९, ३२५८-१९, ३६५, 
३८५-८६, ४२३६-३७, ४८१, ५३९- 


४०, ५५१-५२, -पर नागपुर काग्रेसमे 
प्रस्ताव, १८७-८९ 


असहयोगियो, -का कत्तंव्य, २४, २२५- 
२६, ३०९, ३५९, ४२० 

अस्प्रेयता, ८८, १८९५, २०३, २०९, २९३- 
९६, ३८१, ३८८-८९, ४६३, ४७४, 


५२१७-२९, ५४५, ५७६-८१, -और 
हिल्दू बर्म, १४५-४६, २९३-९६, ३५२, 
डप२-५३, ५१५९-२०, ५०४८-५५, 
५७६-७८, -के विपयमे गकाओका 
समाधान, २२४-२६, -को दूर करना 
आवश्यक, ८-९, ९९-१०२, 
१५२-५८, २१३, २४७-४९, ३१७, 
३६४-६५, ५११; -को दूर करना 
स्वराज्य प्राप्ति और असहयोगकी 
सफलृताके लिए आवश्यक, ३३६, 
३५२-५३, ५७७-८१, -दूर करनेके 
लिए रामचन्द्ररावके प्रयल, ५७४ 

अहरमन, ३०९ 

अहिसा, १०४; “असहयोगके लिए 
अनिवायं, ५५, ५८, ४८१, ५५१- 
५२; -का सिद्धान्त वीर और शवित- 
सम्पन्नोके छिए, ११९-२१, “की 
सरकारके शस्त्र वरूपर विजय, १०- 
१२, -सिखोके लिए, ४०३, -स्व- 
राज्यके लिए अनिवायें, ३१३-१४, 
३४१, रें४९, ३६९४-६५, ३६७, ३८७, 
पड 

अहुरमज्द, ३०९ 


२०, 


ञा 


भआगा सफदर, ११६, १३८, ४६५ 

आजाद, अबुलू कलाम, ३१, ६५ पा० टि०, 
१८९ पा० दि०, ३४८, ४३१ 

आत्मवल, -बनाम पगुबरू, ९२ 

आत्मरक्षा, -चोरी और डाकेसे, २६६-६८ 

आत्मशुद्धि, - स्वराज्यकी एक शत, ५२५ 

आत्मसयम, ३२७८-८० 

आन्ध्र, -के अनुभव, ५७०-७५; -राष्ट्रीय 
कलाशाला, ५३२, ५७३ 

आयगार, कस्तूरी रगा, -और असहयोग 
अस्ताव, २०९-१० 

आयगार, के० वी० रगास्वामी, १ 


६०२ 


आनेल्ड, एडविन, ४७ 
आसफमअली, ९९ 
आसर, लक्ष्मीदास, १३३ 


द्व 
इंडियन इन्टरप्रेदर, -और असहयोग, १७४- 
७५ 
इंडियन ओपिनियंद, १८२, २८२ 
इंडिया, १८६, २४०-४१ 
इकवाल, डॉ० मुहम्मद, ३३३ 
इमाम हसन, ४८ 
इमाम हुसैन, ४८ 
इस्लाम, ४८, ६०-६१, १०६, रे३े४, रेट 


ई 
ईइवर, -और शैतान, ६४, १०२, ४३७; 
-और सत्य, २९१ 
ईसा मसीह, १८२-८३, २८९, -और बसह- 
योग, २४९-५१ 
ईस्ट इडिया कम्पनी, १५१, २२९, २४४, 
४९२, ४९४, ५००, ५११० 
उ 


उड़ीसा, ५७०-७५; -के अनुभव, ४६८- 
६९; -में अस॒हयोग, ४८०-८१ 

उपवास, -का उचित आवार, ३२४ 

उर्दू, “और देवनागरी छिपि, १; “हछिपि 
और राष्ट्रीय भाषा, ६४; -सीखनेका 
राष्ट्रीय श्ञाछाओके विद्याथियोसे अनु- 
रोब, ५९-६०, -हिन्दू और मुस्लिम 


बालकोके लिए, २९२-९३ 
ऊका, ५७७ 
ए 
एक्सप्रेस, १ 


एन्द्रयूज, चारल्स फ्रीजर, १४-१५, १९, ६५- 
६६ १३६, १४५, १६३, १७६, २५२, 
२६९८-१९, २९३१-९६, ३५४, ३६३, 


सम्पूर्ण गाधी बाइमय 


३८२-८३, ४००-१, 
९०, ५३५ 
एस्कम्ब, १८२ 


४६८, ४८९- 


ञो 


ओ डायर, सर माइकेल, ४९, ११६, ३०७ 
३४५, ४१ ०५ ४४७, ४५७, ए३६- 
३७, ५७९; -की पेंगन बन्द करनेकी 
माँग, ३७६, ३९६, ४१२, ४३४-३५ 


ञ्ौ 


औरंगजेब, ४८४ 
कक 


कताई, १३३, ३८५, ४५०, ४५२, ४८६, 
५४५, ५७३; -अकालके विरुद्ध 
वीमी, ३६८, ५५८; -और अस्ृष्यता, 
५८१, -और भारतकी समृद्धि, २३९, 
२७६, ३४०, ३९३, ४००, ५११८-१९; 
“और महिलाएं. ४४, २४६, २८०, 
३००, ३०९-१०; -और विद्यार्थी 
२४५-४७, २५३, २६३-६४, २७१- 
७७, २९२-९३, ३००, २३१२-१३, 
३२८, ३४९-५०, २६९, ३७६, ४४९, 
४८७, -और स्वराज्य, २२९-३४, 
२४४-४७, २६३-६४, ३१४-१५; -की 
लीडर द्वारा आलोचना, ४२६ 

कवीर, ४८४, -और हिल्दू-मुस्लिम एकता, 
३१० 

कानेजी, ३४७ 

कानूगा, वलवन्तराय नरसिहलाल, ५२३ 
पा० टि०, ५७५ 

काँखेट, जी० एल०, २९६ ३२८०-८१ 

कारीगर, -राष्ट्रीय प्रवृत्तियोको अच्छी तरह 
चलानेके लिए, ५३९१-२२, ५९४ 

कार्लाइल, १८२ 

कालिदास, रे३े८ 

काले, १३३ 


साकेतिका 


काशी विद्यापीठ, ३५३, २५६ 

किचनर, लॉड, ३८६ 

किचलू, डॉ० सैफुद्दीन, ४६५; -को सार्व- 
जमिक सभाओमे भाग ने लेनेका आदेश, 
४२२-२३ 

कुरान, २८, ४५, ६५, ६९, ८०, ९७, १०७, 
११३, १३२, २५९-६०, ३२५४-५५ 

क्ृपछानी, गिरधारी, २२९ 

कृष्ण, भगवान, ४२८, ४६१ 

कृष्णराव, ५७३ 

केदारनाथ, ३५६ 

केलकर, नरप्िह चिन्तामण, २ 

केवलकृष्ण, लाला, ४६४ 

केसरसिंह, ४१२ 

कैकेयी, २११ 

कैलेनवैक, ४८९ 

क्रंगर, एस० जे० पॉछ, ११२, ५१२ 

क्रेढॉक, ३५४ 


सं 


खत्री, मियाँ हाजी अहमद, ४३८ 

सदर, -भौर स्व॒राज्य, ४१३, ४६९१-६२; 
-का दुरुपयोग, ३४२, २५१; -के क्षण्डे 
मन्दिरोमे, ५५७; -के प्रति बढ़ता हुआ 
प्रेममाव, ५१५, ५३०; “के राष्ट्रीय 
झण्डे, १६९; -द्वारा गरीबोकी सहायता, 
२८६-८७ 

खबरदार, अर्देशर फरामजी, १५९, ५११४ 

खादी टोपी, -पर प्रतिवन्‍्ध, ४८८-८९, ४९४ 

खापडें, गणेश कृष्ण, ८४, १४४, ४५६ 

खिलाफत, ११०, ३० ९, २३०९-१२, ३३७, 


६०३ 


लिए सर्दस्व लुटानेका साधुओोसे अनुरोष, 
२६० 

खिलाफत, समिति ४७० 

खिलाफत सम्मेलन, ३९१ 


गे 


गांधी, कस्तूरवा, ५१, २९५, २२९ ५३५ 

गांधी, छाल, ५०७ 

गाघी, देवदास, ३-४, ४०, ५१-५२; नसे 
आश्रमका काम सीखनेका अनुरोध, 
३२९-३० 

ग्राधी, नारणदास, २३ 

गाधी, मगनलाल, १३३३-३४, ४४५-४६, 
५०६-७ 

गाघी, हरिहाल, २९१ 

गाँवो, ->को आत्मनिर्भेर बनाना, २१९-२० 

गिदुमल, दयाराम, १८५ 

गिरघारीलाल, ११५ 

गरिलिस्पी, जी०, “हारा की गई असहयोग- 
आलोचनाका उत्तर, २५०-५१ 

गुजरात विद्यापीठ, -के विद्यार्थियोसे कताई 
करनेका अनुरोध, २२९-३४; -नमें 
अन्त्यजोका प्रवेश, ८-९, १९-२०, 
१४५१-४६ 

गुजराती छोग, ७७, १००; “और अस्पू- 
श्यता, २९४; -और पारसी, ५१४-१५ 

गुडफलो, ७२ 

गुप्त, दौलतराम, २८१ 

गुप्त, शिवप्रसाद, ४, ३५५ 

ग्रत्ा, एस० एस० ११४ 

गेट, सर एडवर्ड, ६५ 


४०३, ४५१, -और भारतीय मुस्लिम, गोखले, गोपाल कृष्ण, २९, ६६, १५१, १५३, 


११३, ४७८-७९; -और वाइसराय, 
४२३-२५, “और स्वतन्त्र भारत, 


१८१, ३९९, ४९० 
गोपाल क्ृष्णय्या, दुगीराछा, ५४४ 


३०२-३; -और हिन्दू-मुस्लिम एकता, गोरक्षा, ९३-९४, १०७-८, २३४, ३१०- 


३१०-११, -का समयंन करनेके लिए 
व्यापारियोसे अनुरोध, २८८; -के 


११५ ५१२५, ५१४६-४७, ५७३, ५८१; 
“और असहयोग, ३८, २५१९-६०; 


६०४ 


धर्म, ३३२-३३; -और हिन्दू-मुस्छिम 
एकता, २६०, ४३८ 
गोरख, ७१ 
गोविन्दसिह, गुरु, ४१४, ४२८, ४८४ 
गोरीग़कर, ३८१ 
ग्रे, २१५ 
सलेडस्टन, १८४ 


घ्‌ 
घोष, रासविहारी, -को श्रद्धाजलि, हेड 


चर 


चक्रवर्ती, श्यामसुन्दर, १३८ 

चटर्जी, २२० 

चतुर्वेदी, बनारसीदास, १७६ 

चरसा, २६३-६४, ३३२०-३२, रे७४, ४९४, 
५६३, -अकालके विरुद्ध बीमा, ४४३; 
और राष्ट्रीय झण्डा, ४६०, ५६८; 
“और स्व॒राज्य, ४६०, ५००-१, ५१०, 
५५९-६०, ५६९, -कौ परख, ५३०- 
३१, ५४३; -में सुधार, ५०६ 

चंचिल, ३३९ 

चिकित्सा, -की आधुनिक प्रणालीकी आलो- 
चना, २३६१-६२ 

चिन्तामणि, चि० य०, २४ 

चिमनदास, २९५ 

चैतन्य, ४८४ 

चैम्सफोड्ड, लॉडे, ६७, ३६० पा० टि०, ४१८, 
४३६, ४४७, ४५६, ४९२ 

चोलकर, डॉ०, ४२०, ४५३ पा० टि०, 
४५६-५७, ४९२ 

चौधरानी, श्रीमती सरलादेवी, ३, ३९-४०, 
७१, ९५, १०९, १४१-४३ 

चोधरी, दीपक, ३९-४१ 

चौधरी, रामभजदत्त, ३; -को सभाओमे 
भाग ने लेनेका आदेश, ४२२-२३ 


: झम्पृ गाधी वाहइमय 
“और खिलाफत, २८८; -और हिन्दू 


छोटानी, मियाँ मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद, 
३७८, ३८२, ४३८, ४५४, ४८२ 


ज्‌ 


जगन्नाथ, भगवान, ५४२, ५५७ 

जगन्नायप्रसाद, ३३८ 

जनकधारीप्रसाद, बाबू, ११७ 

जनक, राजा, २७ 

जफरअली खाँ, ५२, ११६ 

जमनादास, ३२९ 

जयकर, मु० र०, १२५, २९७ 

जयरामदास दोलतराम, १९, २२८, ३१९ 

जॉर्ज, पचम सम्राद, १२९, १३७ 

जिन्ना, मु० अ०, २९७ 

जेन्द-अवेस्ता, २५९ 

जेल, -का भय नहीं होना चाहिए, ३५० 
३७५, ५४४ 

जोजेफ, जॉज, २९६, ३३० 

जोजेफ, श्रीमती जॉज, ३३० 

जोशी, वामनराव, ५६७ 


झ्त्‌ 

झवेरी, रेवाशकर जगजीवन, ३, (३४, ४४५ 
ट्‌ 

टाइम्त भॉफ जासाम, १४१ 

ठाइस्त ऑफ इंडिया, १९, १७२; -और 


असहयोग, ५६६ 
टाटा, रतनजी जमशेदजी, ६६ 


द्रिब्यून, ४८९ 
ठ 
ठक्कर, अमृतछाकू विटृठलदास, १७६, २५३) 


५५६ 
गकुर, बिजेद्ताथ, (४ पा० दि०, ९9 
२५२; -और असहयोग, ४०६ 


साकेतिका ६०५ 


ठाकुर, रवीचद्रनाथ, २९६, ३८२, ४०१, ४८९ 
ड 


डायर, जनरल, ४९, १८३, २०८, २६०, 
३३३-३६, ३७६, ४३०, ४४७, ४५७, 
४७०, ५२५, ५३३, ५३६-२७, ५३९, 
५७९, -की पेन्शन भारतीय राजकोष 
में से दिया जाना बन्द करनेकी माँग, 
३७६, ३९६, ४३३४-३५ 

डेली हैराल्ड, -के प्रतिनिधिसे भेंट, ४४९-५२ 

ड्यूक ऑफ कनाट, ६७, (३८, ३१५-१७, 
३६३, ३७६, ३९५, ४१६, -की 
यात्राका बहिष्कार, ५३, २१४-१५, 
२९९, ३१५-१६ 


त्त 


तिब्विया कालेज, -का उद्घाटन, ३६०-६२ 
तिलक, बाल गगाभर, १७, ५९, ६४, डे ० प्‌ 
६, १५१७-१८, ५७२, -और अग्रेजी 
शिक्षा, ४८३-८४, -के स्मारकके लिए 
कोष, ४५५, ४६५-६६, ४८१, ५०९-१० 
तिलक स्वराज्य कोष, देखिए अखिल भारतीय 
तिलक स्मारक स्व॒राज्य कोष 
तुलसीदास, २७, ३५, ९७, १८३, २५७, 
२५९, ३२७, २५४, ४६१, ५४४, ५७९ 


थ्‌ 
थोरो, ४७३ 
द्‌ 


दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय, १५३५-३६ 

दक्षिण आफ्रिकी आयोग, -की रिपोर्टकी 
आलोचना, ५३५-३६ 

दत्त, डॉ०, १४ 

दमन, १४७, २९५१-९७, ४२०, ४४९, ४९३- 
९४, -कंसे विफल किया जाये, ४२१, 
-नागपुरमे, ४१९-२०, -पजाबमे, 


११६, -जगालमे, 5 ५, -विद्ारमे, 
४१८-१९, ४४९-५०, ४९५ 

दयानन्द, स्वामी, ५० पा० टि०, ४१५ 

दलितवर्ग, -और स्वराज्य, १५ 

ददारथ, ४८३ 

दाभोलकर, ४४५ 

दास, गोपवन्धु, -की सेवाएँ, ५१५६-५७, ५७१ 

दास, चित्तरजन, १२५, १२७, १३१, १३९, 
१६२३, २३९, २७३-७४, ३००, ३२५, 
३२८, ३४९, ४१०, ४३५ पा० टि०, 
४९७, ५०९ पा० टि०, ५१२१, ५६३, 
-और असहयोग, २६९-७०, २७३-७४ 

दास, पी० आर०, ३४० 

दिल्लीपसिह, ४१६, ४२९-३०, ४८४ 

दुनीचन्द, ४११ 

दृधाभाई, १५७ 

देशपाण्डे, गगाधरराव, ३ 

देसाई, महादेव, २९७, २७८, ४०१, ४६९ 

दोलत्तराम, ३४७ 


ष्‌ 


धर्म, -और अबसहयोग, २५८-५९; -और 
राजनीति, ३०५ 

घारवाड, -में भीडका उपद्रव, ५७-५८ 

धीरू, ३ 

धूम्रपान, -की भरता, २२१, २९१ 


त्त्‌ 


नगरपालिकाओं, -से असहयोगका समर्थन 
करनेका अनुरोध, ५०५, ५०८ 

नठेसन, जी० ए०, १५८, ४३२-३३, ५२२ 

तनकाना साहब गुरुद्वारा, -की दुर्घटना, ३९०, 
४०१-५, ४१२-१३, ४२७, ४२९-३२ 

नम्नता, -असहयोगकी सफलताके लिए 
आवश्यक, २२६ 

नरसिहराव, -के आरोपका खण्डन, १८१-८५ 


६०६ 


नवजीवद, १४५, १५८-५९, २७९, ३०१, 
३०८, २३७८, ४३९, ५०६, ५२३ 
तानक॑, भुरु, रे १ ०॥ ४१४, ४४२८-२९, डंडे 

तायडू, १५८ 

तारणदास, ४२९ 

तारायण, ३०, ५५७ 

निर्ममता, १७, ४७, ५३४, -के गुणकी 
स्वराज्यमे सबसे बड़ी आवश्यकता, 
२५७, ३२७६-७७, ३८० 

निवेदिता, भगिनी, ३३५ 

निष्किय प्रतिरोध, २४३-४४, ४७२ 

नेहरू, जवाहरछाल, ३०, ४६, ३५६, ४०८ 

नेहझ, मोतीलाल, ४, ३२३, ५०, ११५, १३९, 
३०२, ३४९, ४१०, ४९७, “के 
पजावमे होमरूल लीगकी बैठकसे 
सम्बन्धित निर्णयका समर्थन, ५४ 

नेहरू, श्यामहाल, ५९ 

नौरोजी, दादाभाई, २८, १२५, ३७६, 
४७६, ५४६ पा० टि० 

स्यूमेन, काडिनल, १७७ 


पं 


पंचायत, >अपना काम कैसे करे, ४३७ 

पंजाव, “और असहयोग, ४१५, - में हुए 
अत्याचार, १०८; -में हुए अत्याचार 
ओर एन्ड्रयूज, १३५-३६ 

पंजाव विद्यार्थी सम्मेलन, -द्वारा स्कूलो और 
काछेजोका बहिष्कार करनेंका निश्चय, 
३०१ 

पटवर्धन, यादवडकर, -की सेवाएँ, २१५, 
२३१५-३९, २६९, ४५६ 

पदेल, डाह्याभाई, ५२३ 

पटेल, मणिवहन, ३५७-५८, ५१२१ 

पटेल, विदृवलभाई जें०, २ 

परपतराम, ३२९ 

परसुमल ताराचन्द, २ 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


परांजपे, रै० रघुनाय पुरुषोत्तम, ३३९, ३४९, 
३५८, ३६९३, ३८६ ४२०, ४३९, 
४४७, ४५३ 

पशुओ, -की वि, १८३, -के प्रति करता, 
१२५ 

पारसी, -और असहयोग, ३५२-५४, ५१३- 
४, “ओर गुजराती, ५९१४-१५; 
_सियो] से असहयोग आन्दोलनमें भाग 
लेनेका अनुरोध, ४७५-७७; -से मद्य- 
निषेध. आन्दोछनमें सहयोग देनेका 
अनुरोध, ४७७ 

पाल, विपिनचन्द्र, १३०, २१८ 

पावर्टी ऐंड अन-प्रिविश रूल इन इंडिया, २८ 

पादचात्य सस्कृति, -को भूल जानेकी सलाह, 
१८२-८३; “भारतके लिए नहीं, 
२७१, २८३-८४ २९१-९२ 

पियसंन, विलियम विस्टेनली, २५२ 

पीर साहब, ६१ 

पुरोहित, टी० बी०, ५३८ 

पुलिस, -का कर्तव्य, ९०-९३, ३१३, ३७४ 

पेनिंगटन, “और असहयोग, २१८ 

पोपले, १२११-२३ 

प्रताप, राणा, ३११, ४८४ 

प्रतिज्ञा, -तोडना एक बड़ा अपराध, ४६-४८ 

प्रभुदास, ३२२९-३० 

प्रवास, -के सम्बन्धभे जनताकों चेतावनी, 
४३९; -भारतसे, ३८० 

प्रह्माद, ९० २५१; २१५८ ४६२ 

प्लेग, “का उपचार, ४६२-६४ 


फ 


फ़जलभाई, १५१ 

फजलुल हक, २ १८ 

फॉय, एडवर्ड, २१६, २८१ 

फिराक, रघुपति सहाय, ४२३ 

फिल्स्तीन, “और यहूदी, ४७८-७९, ५३७ 
फिलिप्स,  १२२-२३ 


साकेतिका 


फीजी, के भारतीय, १७६, ५१६६ 

फ्रीमेटल, ए० एफ० -और असहयोग, ३८३- 
८ 

फ्रेंच रेवोल्यू्नन, १२ 


बं 


बजाज, जमनालाल, (४४, १९२, ३७८ 

बदलर, हारकोर्ट, ६७, १३९ 

बडोदादा, देखिए ठाकुर, हिजेल्ननाथ 

बदरुद्दीन, ६२ 

बनर्जी, सुरेद्धनाथ, १०६, ११४ १२५, 
३०३, २७७ 

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, -का बहिष्कार 
करनेके लिए विद्याथियोसे अनुरोध, 
२४-३१, ३५-२७, ८० 

वर्मा, -के लिए स्व॒राज्य, २९७-९८ 

बलि, -पशुओकी, १८३, २९५ 

बसु, सर जगदीशचर्द, १७२ 

बहिष्कार, -अदालतोका, ७७, ८८-९०, 
१०८, १३९, २०८, ३७२, ३७६ 
३९१, ४८०, ५०५, ५७९; -और 
निर्वाचित सदस्य, २९, ८४-८५; 
“ड्यूक ऑफ कनाटकी भारत यात्राका, 
५९, २१९४-१५, २९९, ३१५-१६, 
-नगरपालिकाओका, २४२; -पजी- 
कृत सस्थाओोका, ५३८; -परिषदो 
का, ८१; -परिषदोका, विहारमे, 
६२-६३, -विदेशी वस्तुओका, २४३, 
३६४, ३७६, ४४८; -विदेश्षी वस्त्रका, 
४८९, ढेर, ५५०-५२, ५६०; 
-विदेशी वस्त्रोका, स्वराज्यकी सबसे 
भासान शर्त, ५७५, -सरकारी नौकरी 
का, ३१३, २७४, -सरकारी समारोहो 
का, ६६, १०२-३, ११ १, १२६, १८७- 
८८, २०३-४, ३२१२-१३, ३१५, 
४५७-५९, ५०१; “सामाजिक नहीं 
वरन राजनीतिक, १९, ८४-८५; 


६०७ 


“स्कूलों व कालेजोका, १३, १६-१८, 
२४-३०, २४-३७, ४९-५०, ६६-६८, 
८०, १११-१४, १२३, १२७-३३, 
१३३६-३७, (४४ २३२-३३, २३८- 
३९, २४२-४३, २६४-६५, २६९-७०, 
२८०, २९९-३००, ३३२५-२८, २४९, 
३५१३-५४, २३७५-७६, ३८३, ४८२-८३, 
प्४ड० 

बाइबिल, २८, ८०, १८२, २५१, २५९, ५७७ 

बास्बे ऑॉनिफल, १, २४० 

बाल्मीकि, २५९ 

बिन्देश्वरीप्रसाद, ७८ 

बुद्ध, भगवान, १८३, ४०० 

बुलर, जनरल, ३८६ 

बेलाबेन, ३ 

बेसेट, श्रीमती एनी, १३१, १३८, ९७२ 

वैकर, शकरछाल, ३, २३ 

बोअर -और ब्रिटिश, १०२-३ 

बोधराज, ४६४ 

बोमनजी, सेठ, १६१ 

ब्रजकिशो रप्रसाद, ३३७ 

म्रजलाल भीमजी, २३५ 

ब्ह्मचय, १८३ 

ब्राह्मण, -और अत्नाह्मणोसे मित्रतापूर्वक 
रहनेका अनुरोध, १८९, २०३, २१३, 
५५३३-५४ 

ब्रिटिक्ष काग्रेस कमेटी, -को भग करनेका 
विचार, १८६, २४० 

ब्रिटिश राज्य, र८नरे १, ४२-४३, ४९, ६२, 
७८-८२, २०६, २१६९-१७, २५९-६०, 
३२८०-८१, २८९-९०, ३१६, ३४३ 
पा० टि०, ३५४, ४२४, ४४०, ४७०- 
४७१, ४८४ ४९४; -को सुधारना 
केवल असहयोग द्वारा सम्भव, ३१-३२, 
४२-४३, ७९-८२, २५८-५९, २७७-७८, 
४४९३-९४ 

ब्रिटेन, -और भारत १६३-६४, १७३, ३६६ 


६०८ 
भ 


भंगी, ३६६, “ऊका, ५७७ 

भगवद्गीता, २८, ३५, ४१, ४५, ४९, ६५, 
८०, ८९, ९७, ९९, १०२, १०७, 
१७७, २१६, २२३६, २५७, ३११, 
३५५, ५१६१, ५२०, ५५५, ५७९-८० 

भगवानदास, बाबू, २९, ३५३, ३५५ 

भगवानदीन, महात्मा, ४५३, ४६८, ४९३, 
५६७ 

भट्टाचार्य, के० के०, १४१ 

भट्टाचार्य, नगेद्धनाथ, ११५ 

भरत, २५१ 

भागवत, ५७८-७९, ५८१ 

भीम, २३६ 

भूरी, बरजोरजी रतनशा, ५१३-१४ 

भोजा भगत, ३११ 


सहठन्दर, ७१ 

मजहरुल हक, ६८, ७२, ७८, ८१, ११८, 
३३७, २४०, ३९७ 

मजीठिया, सरदार सुन्दरासह, ४२९ 

मद्य, “और सिगरेट छोडनेका लोगोसे अनु- 
रोध, २२७, २७४, -पान छोडनेकी 
आवश्यकता, २९०-९१ 

मद्य-निषेध, -आन्दोलनमें पारसियोसे सहाय- 
ताका अनुरोध, ४७७, “स्वराज्य 
प्राप्तिके लिए, १०३, २६९५, ३१३, 
३१७, ४५७, ४६८, ४७४, ४८८, 
५०५, ५६२, ५८१ 

भनरो, सर ठॉमस, ५५५ 

मनुस्मृति, १००, ५७८ 

मन्दोदरी, ४८ 

मलबारी, बहरामजी मेरवानजी, ५१४ 
पा० ठि० 


सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


महिलाएँ, -और असहयोग, १४७, ३९३, 
५१५९-६०, -और स्वदेशी, ४४-४५, 
२८७, -और स्वराज्य, १०८, -[ओ | 
की हरज्जापूर्ण भौर पत्ित जीवनसे 
मुक्ति, ५१९, ५७२-७३, -द्वारा अपने 
शीलकी रक्षा, ३६८, ५१६; -में 
जागृति, १५९-६०, -से कताई कर- 
नेका अनुरोध, ६९, २४६, २८०, 
३००, ५६९, “से स्वराज्य कोषके 
लिए आभूषण देनेका अनुरोध, ३८-३९, 
४०, २२७, २८०, ३२४०-४९, ५११; 
-से हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए कार्य 
करनेका अनुरोध, ६९ 

मातृभाषा, ३५५, ३६६ 

प्रॉस्टेग्यू, २४१ 

मॉर्निंग पोस्ट, ५६६ 

मॉल, छॉर्ड, ५३५ 

मालवीय, मदनमोहन, ४-५, २९२, २५-२६, 
२८, ३९, २५-२७, ४०, ५०, ९५; 
८०, १२५, १२७, १३८, १६९, २१०, 
३०३-५, ३५३, २३५६, ४४७, -और 
असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव, १९०, -और 
खिलाफत, ३१२, -की सेवाएँ, ४३६ 

मित्र, १३४ पा० दि० 

मिल, २७, ६५, ९०५ 

मिल्टन, १०५ 

मीरा, ३११ 

मुसलमान, “ओर खिलाफत, (२३, “और 
फिलस्तीन, ५३७, -[वोके साथ ब्रिटिश 
सरकार द्वारा अन्याय, (२४-२८, 
२०६, -द्वारा खादीका उपयोग, ४६१, 
-देखिए हिल्दू-मुस्लिम एकता भी। 

मुहम्मद अली, १०, ३०, हे ४ १०७ 
१२५, २०२, २०७, २१९ २६० 
३०२, ३०६, ३१०, ३१७ ९४ 
३४०-४१, ३४८, रे५४, ४१० ४६२, 


ताकैतिका 


५५१, -और अहिंसा, ५६७; “की 
जिला-जजसे निजी श्रेट, ५४ 

मूलचन्द, ४१०, ४६२, ४६४ 

मूलराज, दीवान, ४६२ 

मेयर, १३४ 

मेहता, डॉ० प्राणजीवन, १३३, ४४५ 

मेहता, नरसिंह, ७६, ९९ १०२, १८२ 
३३२ 

मेहता, सर फीरोजशाह, ४७६, ५३५ 

मैकलेगन, स्तर एडवर्ड, ११६ 

मैकॉले, ६५ 

मैक्समुलर, ४०, २७० 

मोह, -सम्बन्धी नर्रातहरावके आरोपका 
खण्डन, १८१-८५ 

मोहानी, हसरत, १, १८९ 


य 


घंग इंडिया, ५७, १३६, १३८, १५०, २१६; 
२२१, २३५, २९७, ३२९, ३४३, 
३८२, ३८४, ४०१, ४४३, ४६९, 
४८९, ४९६, ५१७, ५२९ 

यहूदी, “और फिल्स्तीन, ४७८-७९, १२७ 

याकूब हसन, ३९५, ४२०, ५०३ 

युधिष्ठिर, २३६ 

पूनियन जैक, ५६८, -को भारतसे हटाना 
आवश्यक, ६६, -को सलामी, ९७ 
४१५, -को सलामी देना अपमानजनक, 
७९, ३७४ 

यूरोपीय, -स्वतन्त्र भारतमें ३६५ 


र्‌ 


रतनदेवी, ४५७, ५३३ 

रवीद्वनाव, देखिए ठाकुर, रवीदनाथ 
रस्किन, १८२ 

रहीम, ५४८ 

राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती, १३८, १५० 


६०९ 


राजतीति, -और धर्म, ३०५ 

राजू, प्रोण, २२०-२१ 

राजेद्धप्रसाद, ६४ पा० टि०, ६५, ७८, 
८१, ३१८, ३३७, २५४ ३१९७ 

रॉबर्ट्स, छॉड, २८६ 

रॉबटंसन, सर बेजामिन, ५३५ 

राम, भगवान, २७, ३०, ४८, ७५, १००, 
२५८, २८०, ४२८, ४६१, ४८३, 
५१६, ५७८ 

रामचन्वराव, ५१छ४ं 

राममूति, १९२ पा० ठि० 

रामरक्षा, ब्रह्मचारी, २३९८-९९ 

रामविनोंद, ३९८ 

रामायण, ८०, ५७८ 

राय, राममोहन, -और अग्रेजी शिक्षा, 
४४८३-८४ 

रावण, २७-२८, ३५, ४२, ४४, ४८, ६४, 
१००, १२७, २५१, २५८-५९, २६१, 
२८०, २३९४, ४८८, ५११ 

राष्ट्रीय झ्षण्डा, -[डि]|का महत्व, उसकी आवश्य- 
कता तथा नमूने, १५६८-७०, -में 
चरखेका चिन्ह, ४६०, ५६८ 

राष्ट्रीय जाला, -एलौरमे, ५११८-१९; -कल- 
कत्तामे, ३१२५-२८, -नागपुरमे, ४५३; 
-पटनामे ३१८, ३३७, -बम्बईमे, 
रक / “[ओ ]मे अन्त्यजोका प्रवेश, 
90 


राष्ट्रीय सप्ताह, -का आयोजन, ४५७-५८, 
४७३-७५, ५११, ५४८-५०; -के 
लिए सन्देश, ५६२ 

रीडिय, हलॉड, २३९-४०, ४६८; 
सलाहू, ५३७ 

रुष, सुशील कुमार, १३६ 

रुस्तमजी, पारसी, ४४५, ४७६ “वी योग, 
१६०-६१ 

रोनाल्‍्डगो, छॉड, ८२-८३, १०५ 

रोहितास, ४७ 


को 


६१० 
ल़ 


लक्ष्मी, १५७, ५५७ 

लक्ष्मीदास, ४४६ 

लछमर्नायह, ३९०, ४१६; -की मृत्यु, ४३० 

लाजपतराय, लाला, ११६, १६१ १९१, 
२्‌ १०-१ १, ३४९, ३७९, ४० १, ४१०० 
११, ४१५, ४५९; -द्वारा पजावमें 
असहयोग आन्दोलनका संगठन, २१० 

लाधा, महाराज, ५७८ 

लॉयड, जॉर्ज, ११०, २३९ 

लायली २४९ 

लॉरेस, २९५ 

लालचन्द, २५२, २१९६-९७, ४०१, ४६९ 

लीडर, “और कताई, ४२१; -द्वारा मुह- 
म्मद अली और भमोतीलाल नेहरुकी 
मालोचना, ५४ 

लेवेटस, २८४ 

लोकतन्त्र, -और वर्ण-व्यवस्था, ८७ 

लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय स्वराज्य कोष, 
२१४ २३७७-७८, ४६९५-६६ 


व 


तकौल, ४०१ 

वर्ण-व्यवस्था, “और भारत, १७९-८१; 
“का समर्थन, ८६-८८ 

वर्णाश्रम, “और अस्पृश्यताका प्रतिबन्ध, 
३३१४-३६, -का अस्पृश्यतासे कोई 
सम्बन्ध नही, ११५४-५५ 

वर्मा, ४०८ 

वसन्तराम, १००-९, ६४६ 

वसुमतिबेन, ५२, ४४५ 

वाइसराय, “द्वारा खिलाफत और असहयोगकी 
आलोचना, ४३२३-२५ 

वाडिया, १५१ 

विजयराघवाचाये, सी०, २०२ पा० टि०, 
डे 


सम्पूर्ण गांधी चाहमय 


विद्यार्थी -और स्कूछो व कालेजोका बहि- 
ध्कार, २४०३ १, ३५७३८, ४३, १११८ 
९१६, _-भियो]ते आत्मसयमका 
अभ्यास करनेका अनुरोध, १८, २४, 
१३०-२१, २३१७-२९, -से कताई 
करनेका अनुरोध, २४५-४७, २५३- 
५, २६३-६४, २७५०-७६, २९२-९३, 
३००, ३१९, २२२०-२३, ३२८, ३४९- 
५०, ३५५, ३६९, २७६, ४४९, -से 
हिन्दी सीखनेका अनुरोध, २७७, ३१९- 
२०, ३८२ 

विद्यासागर, ईश्वरचन्द्र, २८० 

विन्सेट, सर विलियम, २९५, ४४०, ५५२ 

विलिग्डन, छॉड, ४७, ३१६ 

विवेकानन्द, स्वामी, ३१३, ५८० 

विष्णु, ४८८ 

बेंकय्या, पी०, ५६८ 

वैजबुड, ८३, ३२१ 

वैष्णव, ७५-७६; -और अन्त्यज, ९९- 
१०२; -की कसौटी, १०० 

व्यापारी, -और स्वदेशी, २५५, ५६०, 
रियो] से असहयोगका समर्थन 
करनेका अनुरोध, २८५०-८९ 


शं 


इंकरलाल, ४४५, ५०६ 

शकराचाय, १४६, १७९, रे३४, डेंट४ 

शफी, ३०६ 

शफी, मियाँ मुहम्मद, ४१८ 

शफी, मौलाना, ३९८ 

शर्मा, गगाराम, २२-२३, ११०, २८९ 

शर्मा, एन० बी०, ३०५ 

शास्त्र, -और बुद्धिका स्थान, ९९-१०० 
३३३२-३४ 

शास्त्री, बी० एस० श्रीनिवास, २१, २९० 
पा० टि०, ३०३, ३३९, ३४७, २४९, 


साकेतिका ६११ 


३५८ पा० टि०, ३६३, ३७७, ३८६, 
४३९, ४४७, -और गाधीजी, ३१२ 

दाह, नासिरुद्दीन, ४६१ 

शिक्षकी, -का देगके प्रति कत्तंव्य, २२५-२७, 
“की सलाह, २५४ 

शिक्षा, -और हिन्दी, ४९०, -कताई ओर 
बुनाईके ज्ञानके बिना अधूरी, ४८७, 
-का सर्वश्रेष्ठ साधन असहयोग, २७४- 
७५, -की व्याख्या, २७, ३०-३१, 
-के लिए अग्रेजी माध्यमकी आलोचना 
१३६-३७, -के साधन, ४८७-८८, 
प्राथमिक, में अग्रेजी आवश्यक नही, २२ 

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी, -के 
सदस्योसे सरकारके साथ असहयोग 
करनेका अनुरोध, ४२७-२८ 

शिवाजी, ४८४ 

शेक्सपियर, १०५ 

शौकत अली, ३३, ४६, ५०, ६०, ६४-६५, 
६९, ९४ १०७, ११८, १२४-२५, 
१२७, १४७, १६२-६३, १८५, २०७, 
२१९, २२५, २६०, ३०२, ३०६, 
३१०, ३१५, ३२१, ३२४१, ३४७-४८, 
३५४ ४०९, ४१२, ४१४, ४५३, 
४६१, ४८०, ५०७, ५११, ५१६-१७, 
५४८, -और अहिसा, १०-११, ५६७ 

श्रवण, १७ 


स्‌ 


सत्य, ३३३, -के विभिन्न रूप, १५२९-३०, 
-ही ईइवर, २९१ 

सत्याग्रह, ३०७, -का अर्थ, ४७१-७३, -सब 
हु खोके निवारणका उपाय, ९१-९२ 

रात्याग्रह सप्ताह, देखिए राष्ट्रीय सप्ताह 

सत्याग्रहाश्रम, २९२, -मे अन्त्यजोका प्रवेश, 
१५७ 

सनात्नी हिन्दू, ३३२-३६, ४०३, ५५४, ५७९ 

सफाई, -का महत्व, ५८०-८१ 


समाचारपत्र, -और निडरता, १५० 

सरकार, यदुनाथ, १३६ 

सरस्वती पाठयाला, ५ 

सर्चलाइट, ११८ 

सर्वेद, १३८, १७७ 

सर्वेद ऑफ इंडिया, -और असहयोग, ३६७; 
-और हाथ-कताई, ३२६८-६९ 

सविनय अवज्ञा, -का अर्थ, ४७२, -करेवल 
व्यक्तिगत, ५०२-३ 

सहजानन्द, स्वामी, २५९ पा० टि० 

साधु, -और असहयोग, २५६, -[ओ | से 
खिलाफत आन्दोलनमे योग देनेका अनु- 
रोध, २६०, -से चोरो और डाकुओको 
सुधारनेका अनुरोध, २६१, २६७, “से 
देश-सेवा करनेका अनुरोध, २६१-६३ 

सामाजिक बहिष्कार, “और असहयोग, ३७१ 

सिख, -ओर स्वराज्य, ४०३, -जागृति, 
४२८-३२, -सम्मेलन, ३९०, -देखिए 
ननकाना साहव गुरुद्वारा भी। 

सिन्हा, सत्येन्द्रप्रसन्न, २८, ६५, ७९, ३९७, 
३९९, ४३६, ४५० 

सिपाहियो, -का देशके प्रति कर्तव्य, १९१, 
२०८ 

सीता, २८, ४४, २५१, २५८, ३५५, ३९४, 
४६१, ५११-१२, ५१६, ५६१ 

सीताराम, २८१ 

सीतारामैया, डॉ० पट्टामि, ५७३ 

सुधन्वा, २५८ 

सुरेद्र, ३२९ 

सुलेमान, तृतीय, ४७८ 

सेठना, २५२ 

सैयद रजा अली, -और असहयोग, ५६२-६३ 

स्टेड, विलियम टॉमस, १२१ 

स्टोवस, १७४, -और असहयोग, १७७-७८ 

स्मट्स, जनरल, १८२ 

स्वदेधी, ३२, ३८, ६१, ८१, ८९, १८८, 
२०८, ३१३, ३५५, ३८७;- ४७५; ' « 


६१२ 


-और स्वराज्य, २५५, ३२४९-५०, 
३८८-८९, ४५५, -में बेईमानी, 
५२९-३० 


स्वराज्य, ५३६, -और खिलाफत, ३०२-३, 


-और स्वदेणी, २५५, ३८ ८-८९, ४५५ । 
-की प्राप्ति अहिसा द्वारा, ११-१२, 
३१३-१४, ३४१, ३२४९, ३५८-५९, 
४५४-५५, की प्राप्ति कताई द्वारा, 
३२२९-३४, २४४-४७, ३१३, ३१५, 
४६०, ५२३, ५७०, -की बत्ते, १६०, 
२५३, २६७, ३४६, ३५४, ३५८, 
३६४-६५, २३८०, ३े८७-८९, ४५५, 
-की एक वर्षमे प्राप्त करनेकी 
सम्भावना, ११, १३, १६, २९, ८९- 
८२, १०५, १०७-८, १२८, १४६, 
१९१-९३, २०९, २१३, २२६, २३१, 
२४५, २५६, २६२, २९८, ३००, 
३०३, ३१३, २३१, ३४२, ३२४९-५०, 
३७१, ३७४, ३९१, ४१४, ४४६९-४७, 
४५१, ४५७-५८, ४८०, ५०८, ५१४, 
५२६, ५४०, ५५ १-५२, ५५५, ५५९- 
६०, ५७१ 


स्वराज्यका झण्डा, -के नमूने, ४६० 
स्वराज्य सभा, ८१, ३१८ 
स्वास्थ्य, >के नियम, ३६१ 


ह्‌ 
हंसराज, ४११, ५६८ 
हड़ताल, २३७० 
हनुमत्तराव, ५७४ 
हरकिशनलाल, ४१-४२, १२५, २१० 
हरि, ३११ 
हरिदचन्द्र, ४७ 
हसन इमाम, ६६, ७४, ३४१ 
हाँवहाउस, कुमारी एमिली, १२१ 
हार्भ्रीव्ण, १५१ 
दाग जॉ, ढॉड, ३६१, ४३५-३६ 


ब्िपोता.. 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 

हाडिग, लेडी, ४३६ 

हाशमी, जकरिया, ७८ 

हिंसा, -का असहयोगमे स्थान नहीं, २१८- 


१९, ५३९-४०, -की भत्संता, ५५-५७ 
३२७, रे४८, ३५७, ३७७; -भारतके 
उपयुक्त नही, १०४-५, १८८, २८३- 
८४, रे४४-४५, -से दूर रहकर ही 
स्वराज्य प्राप्त, ४५४-५५ 


हिन्द स्वराज्य, १८२; -के उद्धरणोका 


दुरुपयोग, २८२-८४ 


हिन्दी, -राष्ट्रभापा, ६४, १०३-४, १५९, 


२६५, २७७, २७९, ३ १ २१ ३, ३२७, 
३५५, ४९ १, ५० ०, “का ज्ञान वगा- 
लियो और मद्रासियोके लिए आवश्यक, 
३१९-२० 


हिन्दू धर्म, -और अस्पृष्यता, १०१, १४५- 


४६, १५२-५८, २४७-४९, २९३-९५, 
शे५२, ५४-५५, ५७७४-७८, न््का 
आन्तरिक स्वरुप, सत्य और बहिसा, 
३३३, -का सही स्वरूप, ३३२-३६; 
-में सुधार, १८९, २०३, -छोकतत्तकी 
भावताके विरुद्ध नहीं, ८७ 


हिन्दू-मुस्लिम एकता, १, ५-७, १९, ३२, 


३८, ५९, ६२, ९७-९८, १०३, १०७, 
१८९, २०३, २०९, २१३, २६०, 
३५६, ३६१, ३२७४, २८८, ४५३, 
४१५, ४७४, ४८२, ५०८, ५१५-११, 
५२०, ५३४, ५७९, -और असहयोग, 
४३, ७३-७४; ९४, ११४३-४४, ३१०० 
११, "और गोरक्षा, २६०, ४३८; 
और राष्ट्रीय झडा, ५६८-६९, -और 
राष्ट्रीय छिपि, १, -को दृढ़ करनेकी 
आवश्यकता, ४५-४६, ५४५-५०; 
-स्वराज्यके लिए अनिवार्य, ६२-६३, 
७९-८ 4 ९०, ४५४-५५, ४८० 


हैदरी, ७२ 


